००८ 
॥ श्री: ॥ 


चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला 


74 
9 ca Cs 


श्रीकेशवमिश्रप्रणीता 


तर्कभाषा 


'माधुरी'-हिन्दी व्याख्यो पेता 


व्याख्याकार 
डा. गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर 


प्राककथन-लेखक 


पद्मभूषण श्री पं. पट्टाभिरामशास्त्री 


चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 


८८७. Vasishtha ग"भाळीसणसी/ Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


, | अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है। 
तर्कभाषा 

पृष्ठ : 32+648 

ISBN : 978-93-82443-30-8 (PB) 


प्रकाशक 

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) 
के. 37/117 गोपालमन्दिर लेन 

पो. बा. नं. 1129, वाराणसी 221001 

दूरभाष : +91 542-2335263 


email : chaukhambasurbharatiprakashan @ gmail.com 
website : www.chaukhamba.co.in 


6 सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन 
संस्करण 2019 ई. 
मूल्य : ₹ 265.00 


अन्य प्राप्तिस्थान 

चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस 

4697/2, भू-तल (ग्राउण्ड फ्लोर) 

गली नं. 21-ए, अंसारी रोड 

दरियागंज, नई दिल्ली 110002 

दूरभाष : +91 11-23286537; 32996391 
email ; chaukhambapublishinghouse @ gmail.com 
७ 

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 

38 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर 

पो. बा. नं. 2113, दिल्ली 110007 


चौखम्बा विद्याभवन 
चौक (बैंक ऑफ बड़ौदा भवन के पीछे) 
पो. बा. नं. 1069, वाराणसी 221001 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


© सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का किसी भी रूप में पुनर्मुद्रण या किसी 
भी विधि (जैसे-इलेकट्रोनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या कोई अन्य विधि) से प्रयोग 
या किसी ऐसे यंत्र में भंडारण, जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो, प्रकाशक की पूर्वलिखित 


विशाल डी पा डि 


THE 


HARATI GRANTHAMALA 
74 ट 
Nx, 


TARKABHASA 
OF 
SRI KESAVA MISRA 


CHAUKHAMBA SURB 


Edited with 
Madhuri’ Hindi Commentary 


By 
Dr. Gajanan Shastri Musalgaonkar. 


Foreward by 
‘Padmabhushana' 
ShriPt. Patta bhiram Shastri 


CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN 


VARANASI 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri चटया Kosha 


TARKABHASA OF SRI KESAVA MISRA 
Pages : 32+648 


© CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN 
(Oriental Publishers & Distributors) 

K. 37/117, Gopal Mandir Lane 

Post Box No. 1129 

Varanasi 221001 

Tel. +91542-2335263; 2335264 

email : csp_naveen@yahoo.co.in 

website :www.chaukhamba.co.in 


Also can be had from: 

CHAUKHAMBA PUBLISHING HOUSE 
4697/2, Ground Floor, Street No. 21-A. 

Ansari Road. Darya Ganj 

New Delhi 110002 

Tel. +91 11-23286537 

email: chaukhambapublishinghouse@gmail.com 


CHAUKHAMBA SANSKRIT PRATISHTHAN 
38 U.A. Bungalow Road, Jawahar Nagar 

Post Box No. 2113 

Delhi 110007 


CHAUKHAMBA VIDYABHAWAN 
Chowk (Behind Bank of Baroda Building) 
Post Box No. 1069 

Varanasi 221001 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


re Nh SN 0 


समर्पणम्‌ 


श्रीकृष्णो भगवान्‌ प्रदश्यं विशदं स्वं विश्वरूपं पुरा 
दिव्यं ज्ञानमयं ददौ सकरुणः पार्थाय चक्षुयंथा। 
अध्याप्य प्रददुश्च मे गुरुवरा ये ज्ञानदृष्टि तथा 
सर्वांस्तान्‌ हृदि चिन्तयामि विनतो विद्यातपोभूषितान्‌॥ 


अध्येम्प्रदाय सलिलाञ्जलिभिस्तदीये- 
गंङ्गार्चनामिह यथा विदधाति लोकः । 
शास्त्राण्यधीत्य विविधानि तथा गुरुभ्य- 
स्तेभ्यो निजां कृतिमिमामहमपंयामि ॥ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शुभाशंसनस्‌ 


अभ्यहितां विबुधसंसदि तकंभाषां 
भाषापदैः सुललितै विशदं विवृण्वन्‌ । 
मान्यो मनीषिषु गजाननशास्त्रिवर्यो 
जीव्याच्चिरं मुसलगाँवकरोपनामा ॥ 


वसम्तत्र्यम्बक शेवडे 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सम्मतियाँ 


आचार्य करुणापति त्रिपाठी 
अध्यक्ष, उ० प्र संस्कृत अकादमी, लखनऊ 

डॉ० श्री गजानन शास्त्री मुसळ्गांवकर ( एम० ए०, पी-एच० डी० ) द्वारा 
संपादित एवं भाष्यात्मक 'माधुरी-हिन्दीव्याख्या-संवलित 'तकंभाषा' को मैने 
पढ़ा । यह ब्याख्या भाष्यात्मक है तथा संबद्ध सभी जिज्ञासाओं और प्रइनों 
का इसमें समाधान है । श्री शास्त्री मीमांसा, न्याय, वेदान्त, साहित्यादि 
अनेक शास्त्रों के तलस्पर्शी और मर्मज्ञ विद्वानु हैं । अतः इस “माधुरी” व्याख्या 
में उठाये गये गूढ़ और कठिन प्रश्‍नों के समाधान में विविध शास्त्रों और दर्शनों 
का पुणं पाण्डित्य लक्षित होता है। 

मुझे पूर्णं विश्वास है कि यिद्वज्जन एवं जिज्ञासु छात्रों को इस रचना से 
प्रचुर लाभ होगा । 


L] 


डॉ० श्रीराम पाण्डेय 


न्यायव्याक रणसाहित्याचार्य, डी० लिट्‌० 
न्यायवेशेषिक-विभागाध्यक्ष 
सम्पु० सं० विइवविद्यालय, वाराणसी 
विरञ्चिविरचित परिवत्तंनशील प्रपञ्च में प्रत्येक मानवमनीषा त्रिविध- 
दुःख-ध्वंस एवं स्थायी परमानन्दोदय के लिये सतत अनुष्ठानपरायण है । किन्तु 
अभी तक वह उसे प्राप्त नहीं कर सकी है। क्योंकि जिन अनुष्ठानों से उसकी 
प्राप्ति संभव है उनका या तो उसे यथार्थ ज्ञान ही नहीं है या ज्ञान रहने पर 
भी उनका सम्यक्‌ परिपालन ही नहीं कर पायी है । तत्त्वचिन्तकों में भारत. 
संसार के सभ्य देशों में सबसे पुरातन और संबमें अग्नेसर हे । भारत शब्द 
भा-ज्ञान में, रत-संलग्त; तत्त्वज्ञान के उपाजंन में निरन्तर क्रियाशील, इस मर्थ 
में अन्वर्थं हे । 
यह अन्वर्थता राष्ट्र के विद्योपासक सज्जनों की चिरन्तन ज्ञानसाधना से 
प्रमाणित है । जिसकी परिणति संस्कृत वाङ्मय के माध्यम से उच्चकोटि के 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(८4 ) 


- अनेकीं ग्रन्थ आज भी समाज को उपलब्ध हैं । ऐसे ग्रन्थों में ऐसी विद्याओं में 
आन्वीक्षिकी का सवंप्रथम स्थान है । न्यायदशेन-प्रथमसूत्र के वात्स्यायन- 
भाष्य में प्राप्त यह उक्ति सर्वेथा उक्तार्थं को पुष्ट करती है-- 

प्रदीपः सर्वेविद्यानामुपायः सर्वेकर्मेणाम्‌ । 
आश्रयः स्वेधर्माणां सेयमान्वीक्षिकी मता ॥ 
आन्वीक्षिकी सम्पूर्ण विद्याओं का आलोक, सम्पूर्ण कर्मों का साधक तथा 
समस्त धर्मो का आधार है । 
उक्त भारतभूमि में मिथिला के श्रेष्ठतम सैयायिक केशवमिश्र हैं । इनका 
प्रस्तुत ग्रन्थ तकंभाषा एक प्रकरणग्रन्य है । जो आणन्वीक्षिकी-न्यायदशंनरूपी 
महाह्वद में प्रवेश के लिये सुन्दरतम सोपान है । 
न्यायदर्शन तथा वैशेषिक दर्शन के ग्रन्थों में बहुत्र विखरे कतिपय विशेष 
ज्ञातव्य तत्त्वों का संक्षिप्त एवं मनोरम आकलन कर उन्हें अतिसुगम बना कर 
केशवमिश्र ने केवल बालों की ही नहीं अपितु बुद्ध विद्वानों की भी प्रशस्त 
सहायता की है । दुःखसन्तस मानव-मनीषा की राहतभूमि आन्वीक्षिकी की्‌ 
कड़ियों में तर्कभाषा का अभ्यहित स्थान है । 
प्रस्तुत ग्रन्थ के माधुरी हिन्दी व्याख्याकार पं० श्री गजानन शास्त्री दर्शन 
के मर्मेज्ञ विद्वान्‌ हैं । इन्होंने ग्रन्थ की विस्तृत हिन्दी व्याख्या में 'अल्पश्ुत से 
ही न्यायशास्त्र में प्रवेश' की चर्चा की सुरक्षा का गुरुतर भार अपेक्षित परमो- 
पयोगी कतिपय शब्दों द्वारा ही वहन किया है । न्यायशास्त्र के प्रवेशाथियों के - 
लिये किसी भी प्रकार की रुकावट न हो सके, इसके लिये व्याख्याकार का यह 
प्रयास सर्वथा उपयुक्त है । ग्रन्थ में उपलब्ध शब्दों की सुगम व्याख्या तथा 
उनकी सम्बद्धता के लिए माधुरी का माध्यम अत्यन्त उपादेय है । 


ग्रन्थकार मिश्र की प्रतिज्ञा के साफल्याथं सहायिका माधुरी ने अत्यन्त 
मृदुल, मधुर एवं मनोरम सहयोग प्रस्तुत कर न्याय में प्रवेशाथियों को ही नहीं 
अपितु न्यायकान्तार में प्रविष्ट मेधावियों को भी अपकृत किया है । ग्रन्थ को 
सुगम करने के लिये यद्यपि आज अनेकों हिन्दी व्याख्यान-उपळब्ध हैं, किन्तु 
माधुरी की मधुरिमा उनमें अपना एक विशेष महत्त्व ख्यापित कर रही है । ' 
राष्ट्रभाषा के समुन्नयन के साथ छात्रों के न्यायविद्यासमुन्नयन में माधुरी का 
अपना एक पृथक्‌ अस्तित्व है । शास्त्री जी की कृति की सराहना के साथ ही 


उनके दीर्घायुष्य की कामना करता हूँ । वह इसी प्रकार सतत सारस्वत साधना 
में अपनी अप्रतिम मनीषा का उपयोग करते रहें । 


| छि। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(६ ४७) 


श्री रामचन्द्र शास्री होसमने श्री गणेइवइवर झारी द्राविड 
श्री विश्वेइवर शास्री द्राविड श्री श्रीराम लोकरे 


श्री व० शा० सांगवेद विद्यालय, रामघाट, वाराणसी 
॥ श्रीगुरुः शरणम्‌ ॥ 

प्रातःस्मरणीयानां पू० श्रीगुरुचरणानां ( के० पण्डितराज श्रीराजेइवर- 
शास्त्रिद्राविडमहोदयानां ) अन्तेवासिभिः श्रीमद्भिः प० प्र गजाननशास्त्रि- 
मुसलूगाँवक रमहोदयैविरचितां तकंभाषा-भाषाटीकां विलोक्य वयं प्रमुदिताः 
स्मः। तकंभाषाया यावत्यष्टीका उपलभ्यन्ते, तासु कस्यामप्येवंविधो विचार- 
सङ्ग्रहो न दृश्यते । न्यायशास्त्रीयपदार्थंनिरूपणप्रसङ्ग इतरदशनङृन्मतमप्यत्ना- 
भिहितम्‌ । अतोऽयं ग्रन्थो जिज्ञासूनां ङतेऽत्यन्तमुपकारकः सर्वेरेव सड्ग्रह्मश्रं 
वतेते । 

भगवदनुग्रहेण गुरुकृपया च गजाननशास्त्रिण आजीवनं विद्यासेवां कुर्वन्तः 
स्तत्त्वजिज्ञासूञ्जनानुपकुवेन्त्विति श्रीविएवेश्वरचरणारविन्दयोरभ्यर्थेयामहे । 


0 


श्री कुष्णाश्रस स्वामी 
( पूर्वाश्रमे श्रीगणपतिशास्त्री हेब्बारः ) 
श्री व० शा० सांगवेद विद्यालय, रामघाट, वाराणसी 


॥ कृष्णं वन्दे जगदृग॒ रुम्‌ ॥ 
तत्रभवतां श्रीगजांननशास्त्रिमुसलगाँवकरमहोदयानां तरकंभाषाहिन्दी- 


व्याख्यानविषये--- 


“अस्मदन्तेवासिना आयुष्मता मुसलगाँवकरोपाह्वेन डां गजाननशास्त्रिणा 
हिन्दीभाषायां तत्त्वप्रकाशिकाख्यं सुविस्तृतं व्याख्यानं विधाय तत्र चान्यासां 
टीकानामप्यरुपसंहारेण वंशीधरीटीकार्थोर्शप सुबोधया हिन्दीव्याख्यया सह जिज्ञा- 
सुनां कृते उपन्यस्तः ।"*” ``" ``` अनेन मम ःहत्सौकर्यं जातम्‌। आशास्यते 
मत्सदृशानाम्‌ अन्येषामपि सौकर्यं विधास्यति ॥'' 

इति साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी-तत्त्वप्रका शिकाव्याख्यानोपरि श्रीगुरुचरणानां 
सन्तोषावहमेतेषां हिन्दीव्याख्यानकौदालं संस्मृत्य प्रकृतग्नन्यीयो$पि शास्त्रार्थे- 
संग्रह: विदुषां प्रमोदावहः स्याद्‌ इति मनुते, इति श्रीनारायणस्मरणम्‌ । इति । 


[1 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १० ) 


श्री बाबुलाल शुक्ल शारी 
कालिदास अकादेमी, उज्जेन 


श्री पण्डितप्रवर डॉ० गजाननशास्त्री मुसळगाँवकर के द्वारा निर्मित 
अभिनव टीका माधुरी का तकंभाषा पर प्रकाशन होना एक आनन्दमयी घटना 
है । ' इस ग्रन्थ पर एक छात्रोपयोगी विस्तृत हिन्दी टीका की कई दिनों से 
आवश्यकता अनुभव की जा रही थी । श्री डॉ० मुसळगाँवकर के इस कार्य से 
आज की आवश्यकता की पूर्ति के साथ ही छात्रसमुदाय तथा. अध्यापकवगे के 
लिए उनके आशानुरूप अध्येय विषय-वस्तु हो गयी हे । मैं इस ग्रन्थ के 
समधिक प्रचार और प्रसार की अपेक्षा करता हूँ तथा डॉ० मुसलगाँवकर जी 
का इस कार्य के ल्यि अभिनन्दन करता हूँ । 


छ 


श्री महाप्रभुलाल गोस्वामी 
दर्शनसंकायाध्यक्ष 
श्री सम्पु० सं० विश्वविद्यालय, वाराणसी 


आचार्य पण्डित श्री मुसलगाँवकर जी के द्वारा सम्पादित एवं राष्ट्रभाषा 
व्याख्यान संवलित 'तर्कभाषा' का मैंने सम्यग्‌ अवलोकन किया । 

पण्डितप्रवर ने इस ग्रन्थ का अनुवादमात्र नहीं किया है, अपितु तुलना- 
त्मक दृष्टि से प्रसङ्गायत्त विषयों को अन्य दार्शनिक सिद्धान्तों को प्रस्तुत करते 
हुए पल्लवित भी किया है। गागर में सागर की भाँति इस व्याख्यान में संगु- 
हीत विषयों के अध्ययन से सभी दर्शनों के विषयों का सम्यग्‌ ज्ञान सम्भव है । 
यह ग्रन्थ छात्रों एवं दर्शन के सिद्धान्तो के बोधन में जिज्ञासु मनीषियों के लिए 
भी एक रूप में उपयोगी है। 

आचार्ये प्रवर की तर्कककंश विचारचातुरीसम्पन्न प्रतिभा से प्रसूत तर्क 

- भाषा की व्याख्या, उपलब्ध व्याख्यानों को परिम्लान करते हुए स्वयं में एक 

विशिष्ट दार्शनिक ग्रन्थों की उच्चतम कोटि के स्थान में प्रतिष्ठित हो एक 
विशिष्ट दिशा की निर्देशक है । 

यह माधुरी टीका शास्त्रों के मार्मिक तत्त्वों को अवगत कराने में प्रदीप- 
प्रभाभास्वर है । आचार्य की सफल लेखनी और प्रखर प्रतिभा का समणिकाश्वन 
संयोग इसमें सुलभ है । इसका शुद्ध संस्करण इसकी श्रेष्ठता का मूलाधार है। ` 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(११) 


यद्यपि पण्डित जी के वैदुष्य से मनीषिगण सुपरिचित हैं, तथापि यह व्याख्यान 
अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा विशिष्ट भुमि में प्रतिष्ठित है। इस ग्रन्थ और मनीषि- 
प्रवर के सम्बन्ध में कुछ भी कहना दिवाकर को प्रदीपप्रभाप्रदान-स्थानीय 
ही होगा । इसकी लोक प्रियता आचायंप्रवर की नीराजनविधि होगी । 


नि 


श्री कमलेशदत्त त्रिपाठी 
निदेशक 

कालिदास अकादेमी, उज्जन 
आचार्येप्रवर पण्डित गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर काशी की वरिष्ठ 
विद्वन्मण्डली के सुपरिचित रत्न हैं। आचाय मुसलगाँवकर जी पूर्वमीमांसा, 
उत्तरमीमांसा, सांख्य, न्याय और साहित्यशास्त्र आदि विषयों में अव्याहतगति 
से कार्य करते रहे हैं । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक सहयोगी के रूप में 
मैंने उन्हें सतत और धारावाहिक रूप से शास्त्रों के अध्यापन और जटिल 
शास्त्रीय प्ररनों के समाधान में व्यापृत देखा है । किन्तु वे मौखिक परम्परा 
के ही नहीं लिखित परम्परा के भी उतने ही बड़े प्रतिनिधि हैं। शक्तिशाली 
लेखनी के धनी आचार्य मुसलगाँवकर जी ने मीमांसा, वेदान्त, न्याय, सांख्य 
और साहित्यशास्त्र के ग्रन्थों के सम्पादन तथा हिन्दी में व्याख्या के कार्य से 
शास्त्रीय अनुशीलन तथा हिन्दी भाषा को समृद्ध किया है। शास्त्रीय ग्रन्थों 
को यथासम्प्रदाय और पारम्परिक शैली में सहज, सुबोध भाषा में एक व्यापक 
क्षेत्र में ले जाने के काम में आचार्य मुसलगाँवकर जी का योगदान अविस्मर- 

णीय है । हिन्दी भाषा-भाषी उनके इस अनुग्रह को सदा याद रखेंगे । 


मुझे 'तकंभाषा' के उनके द्वारा सम्पादित और व्यार्यात संस्करण के 
अवलोकन का सुयोग मिला । न्याय 'सर्वशास्त्रोपकारक' विद्या है । 'तकंभाषा” 
जैसे प्रकरण-ग्रंथ की ऐसी विस्तृत, क्रमबद्ध, सुबोध और पारम्परिक व्याख्या 
से अध्येताओं का महान्‌ उपकार होगा । 'तकंभाषा' का यह संस्करण न 
केवळ सामान्य छात्रों के लिये अपितु न्याय में प्रवेश के इच्छुक उच्चतर ' 
छात्रों एवं शोधाथियों के लिये भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । आचार्य 
मुसलगांवकर जी ने इस ग्रन्थ की व्याख्या में ` प्रतिवादन की ऐसी विशिष्ट 
शैली अपनायी हे, जिससे न्यायशास्त्र के पदार्थो का प्रामाणिक परिचय 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gydan Kosha 


( १२ ) 


और अनुशीलन तो होगा ही, साथ ही उन-उन विषयों पर सम्बद्ध शास्त्रों की 
स्थिति का सुस्पष्ट ज्ञान भी हो सकेगा । 

मुझे विश्वास है कि, आचार्ये मुसलगाँवकर की लेखनी से ऐसी अनेक अन्य 
रचनाएँ भी हमें निकट भविष्य में प्राप्त होंगी । मैं उनके प्रति अपने आदर 
को व्यक्त करते हुए इस सराहनीय कायं के लिये आभार व्यक्त करता हूँ । 


E) 


श्री वि० वेङ्कटाचलस्‌ 


अध्यक्ष, संस्कृत-विभाग 
तथा 
निदेशक, सिन्धिया प्राच्यशोध-संस्थान 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन 


पण्डितप्रवर आचार्ये मुसलगाँवकर के द्वारा सम्पादित तकंभाषा की 
प्रकाशन-पूर्वे प्रति के मुद्रित भाग का अवलोकन करने का अवसर मिला । 


मेरा विश्वास है कि आचार्य मुसलगाँवकर का यह नवीनतम संस्करण 
हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उपलब्ध अपने पूर्वगामी सभी संस्करणों से निश्चित ही 
'प्रशस्यतर' सिद्ध होगा । 


आचाये प्रवर ने अपने हिन्दी व्याख्यान को “'चतुरश्रशोभि” बनाने का 
पर्याप्त प्रयत्न किया है । इस संस्करण के दो वैशिष्ट्य विशेषतः उल्लेख- 
नीय हैं-- 

(१) इसमें सभी स्तर के छात्रों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान 
रखा गया है । उत्तम, मध्यम तथा अधम, इन तीनों वर्गों के छात्र अपनी- 
अपनी रुचि एवं समझ के अनुकुल अंश चुनकर तकंभाषा के अध्ययन का कायें' 
पूरा कर सकते हैं । उत्तम अधिकारी के लिये प्रत्येक विषय पर यथासंभव 
न्यायशास्त्र के मूल आकरग्रंथों के विचारों के साथ परवर्ती विचारधारा को 
भी पूरे विस्तार के साथ जोड़ने का स्तुत्य प्रयास किया गया हे । फलस्वरूप 
उत्तम श्रेणी के अध्येता को तकंभाषा के बहाने न्यायशास्त्र की समग्रता के 
आकलन का अवसर मिल जाता है । इस प्रकार ऐसे श्रेष्ठ अध्येताओं के लिये 
यह संस्करण मात्र 'तकंभाषा' का ही नहीं, समग्र न्याय दर्शन में प्रवेश का 
प्रथम 'राजद्वार' सिद्ध हो सकता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १३ ) 


इतना ही नहीं, विद्वान व्याख्याकार ने ऐसे अधिकारी छात्रों को विभिन्न 
शास्त्रीय बिन्दुओं पर शास्त्रान्तरों की समानान्तर प्रक्रिया-धाराओं का भी 
बोध कराकर उनमें तुलनात्मक दृष्टि विकसित करने का लक्ष्य भी अपने 
समक्ष रखा है । ( उदाहरणार्थं द्रष्टव्य है--'निविकल्पक' के संबंध में बौद्ध, 
जैन, अद्वैतवेदान्त एवं विशिष्टाद्वैतवेदान्त के पक्ष--पृष्ठ ६८ से ७० पर तथा 
“चाक्षुषप्रत्यक्ष' की प्राचीन-अर्वाचीन सांख्य, अद्वैतवेदान्त, श्री रामानुजीय- 
वेदान्त एवं बौद्ध दाशेनिकों की प्रक्रिया का विदलेषण--पृष्ठ ९७ से १०७ ) । 

( २ ) इस संस्करण की दूसरी विशिष्टता है, दुरूह और दुर्बोध शास्त्रीय 
विषयों को सरल से सरल बनाकर प्रस्तुत करने का उद्यम । आचार्येप्रवर ने 
सामान्य अथवा तथाकथित औसत स्तर के छात्रों की योग्यता और आवश्यकता 
को सदैव अपने सामने रखा, यह बात तो आपत दशन में ही स्पष्ट है । प्रास्ता- 
विक पद्य की व्याख्या के संदर्भ में उन्होंने स्वयं कण्ठोक्त शब्दों में लिखा भी- 
“घबड़ाने वाले जिज्ञासुओं की ही संख्या अधिक होती है । परन्तु शिष्यवत्सल 
गुरुचरण की दयालुता-वत्सलता तो जडमति और प्रखरमति दोनों ही छात्रों 
पर समान रहती है ।” (१०३) 

यही कारण है कि पं० मुसलगाँवर की यह 'माधुरी' व्याख्या छात्र समु- 
दाय के लिये सचमुच यथार्थनामा है । मैं तो निःसंकोच कह सकता हँ कि 
तकंभाषा का यह 'माधुरी' संस्करण एक सुदीर्घं अनुभवी, “शिष्यवत्सल' 
आचाय की ओर से “जडमति और प्रखरमति” दोनों श्रेणियों के जिज्ञासुओं 
के लिये एक मधुर वरदान है । 

एक बात और; यह कहना तो साहसिक होगा कि इस संस्करण में न्याय 
तथा अन्य शास्त्रों के सिद्धांतों का प्रतिपादन नितांत प्रामाणिक और संप्रदाय- 
शुद्ध है । पण्डित डॉ० मुसलगाँवकर की प्रखरविद्धत्ता से सारा देश परिचित 
है । अत एव उनकी प्रामाणिकता का उल्लेख करना भी “प्रदीपज्वालाभि- 
दिवसकरनीराजनविधि” होगी । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महाराष्ट्र के महान्‌ सन्त श्री एकनाथ के अवतारस्वरूप हरिभक्ति- 
परायण श्री धुण्डा महाराज देगलूरकरजी का 


आशीर्वाद 


भारतीय दर्शनों में सर्वशास्त्रोपकारक, न्यायदर्शन है, जिसमें प्रमाण- 
प्रमेयों का अत्यन्त सुक्ष्म विचार किया गया हे । न्यायशास्त्र के ग्रन्थों को 
बुद्धिमान्‌ विद्वानो के बुद्धि का निकष कहा जाता है । 

न्यायदर्शन का उपयोग केवल पाण्डित्यप्रदशेन के लिये अथवा परमत 
के खण्डन के लिये ही नहीं है । श्री उदयनाचार्य का कथन है कि “न्याय- 
चर्चेयमीशस्य मननप्रतिदेशभाक्‌” । उपनिषद्‌ भी “आत्मा वा रे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः” कहते हैं । शास्त्रीय प्रमेयों के प्रति विप- 
रीत भावना, असंभावना आदि के निवृत्त्यर्थं 'मनन' की उपयोगिता होती है । 
“मन्तव्यञ्चोपपत्तिभि:” अनेक उपपत्तियों के द्वारा श्र॒त्यर्थ का दृढनिश्चय होना 
आवश्यक है, उसके उपयुक्त उपपत्तियों ( युक्ति ) को न्यायशास्त्र में बहुत ही 
अच्छी तरह से बताया गया है । तात्पर्यं यह है कि यह न्यायशास्त्र जिज्ञासुओं 
का उपकारक होने से उसका अध्ययन आवश्यक है । 

न्यायशास्त्र में प्रमाण-प्रमेयादि षोडश पदार्थों के यथाथ ज्ञान से निःश्रेयस 
की प्राप्ति का होना बताते हुए अनेक ग्रंथों की रचना तत्कालीन विद्वानों 
ने की है । प्रस्तुत “तकंभाषा? ग्रंथ की रचना तत्कालीन श्रीमत्केशवमिश्न 
ने की है। किन्तु आज के. युग में संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ रहने वालों 
के लिये उसे समझ घाना बहुत कठिन हो गया है । साथ ही साथ संस्कृतभाषा 
के अभिज्ञ लोगों को यहाँ तक कि व्याकरण-साहित्य-वेदान्त के पण्डितों को 
भी इस न्यायशास्त्र से भय लगने लगता है, क्योंकि इस शास्त्र को “व्याप्रमु ख- 
शास्त्र’ कहते हैं । 

ऐसे इस व्याध्रमुखशास्त्र ( न्यायशास्त्र ) के प्रमाणःप्रमेयों का ज्ञान 
तथा उस शास्त्र में सुलभता से प्रवेश करा देने की उदार भावना से प्रेरित 
होकर वाराणसी के प्रख्यात पण्डित डॉ० गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर 
महोदय के द्वारा हिन्दी भाषा में 'माधुरी' नाम की विस्तृत, सुबोध और 
प्रवाहपूर्णं मधुर भाषा में लिखी गई व्याख्या को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह 'माधुरी' व्याख्या दार्शनिक, शास्त्रीय परम्परा 
के अनुसार तथा गुरुचरणों के अन्तेवासित्व का गौरव प्रदान कराती हुई लिखी 
गई है । केवल भाषा का भेद है उसका कारण एकमात्र जिज्ञासुजनों के प्रति 


व्याख्याकार की कल्याण भावना ही हो सकती है, यह मेरा दृढ़ विश्वास है । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पक प>-+फे-+०-+०++०+५>५०५०००००- «० 5७, 800 टा 
` 


(१५) 


इनके द्वारा लिखी गई 'माधुरी' व्याख्या के मनन-चिन्तन से न्याय-वैशेषिक _ 
शास्त्र के प्रमाण-प्रमेयों का ज्ञान, वैसा ही होगा जैसे गुरुपरम्परा से शास्त्र- 
शुद्ध ज्ञान, गुरुभक्त छात्रों को हुआ करता है । 

व्याख्याकार डॉ० श्री गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर जी का पाण्डित्य, 
असाधारण तथा विद््प्रशंसनीय है। आप पोर्वात्यपाश्चात्य विद्याविभूषित 
हैं। सम्प्रदाय शुद्ध उनकी विश्वसनीय विद्वता का परिचय कराने में इतना 
ही कहना पर्याप्त है कि वे पूज्यपाद पण्डितराज रजेश्वरशाख्री द्राविड के 
शिष्योतम हैं । 


न्यायसिद्धान्तमुक्तावलि, वेदान्तपरिभाषा, सांख्यतत्त्वकौमुदी, वेदान्तसार, 
मीमांसाद्शेन, विक्रमा ङ्कुदेवचरितम्‌ आदि जटिल ग्रन्थों पर व्याख्याकार ने जो 


विस्तृत व्याख्यायें लिखी हैं, उनको पढ़ने पर उनके विषय में उपर्युक्त धारणा 


पूर्णतया परिपुष्ट हो जाती है। व्याख्याकार की उक्त व्याख्याओं पर विदवनमूर्धत्य 
पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज जैसे अन्यान्य भ्रारत-प्रसिद्ध महा- 
पण्डितों ने भी अपनी मान्यता प्रदात की है । 

तर्कंभाषा पर लिखी गई “माधुरी” व्याख्या भी अपने नाम को सार्थक 
बना रही है । जिज्ञासु छात्रवर्ग तथा राग-द्वेषरहित विद्वद्वर्ग उसे अवश्य ही 
अपनावेगा, यह मेरा विश्वास है । भगवान्‌ पाण्डुरंग हमारे शास्त्री जी को 
दीर्घायुष्ट्ब और आरोग्य प्रदान करें, यही कामना है । 


[| 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Fe SSE ISS SH 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i VC CN SI NEE 


ग्राक्कथन 


किसी भी भाषा की समृद्धि उसके साहित्य के गांभीर्य, प्राचीनता, परि- 
पुष्टता, विषयों की प्रौढ़ता, विचारों की पवित्रता आदि से अंकित की जाती 
है। ये सभी कारण संस्कृत भाषा में पूरे-पुरे पाये जाते हैं । संस्कृत भाषा 
से प्रणीत साहित्यभंडार के अवलोकन से प्रतीत होता है कि देश का गौरव 
इसी पवित्र कार्य से बढ़ सकता है और अक्षुण्ण रह सकता है, यही समझ कर 
ऋषिमहर्षियों ने लोकोपयोगी विविध साहित्य का सृजन किया है और राजा- 
महाराजाओं ने देश की इस निधि की न केवल जागरूकता से रक्षा की अपितु 
निधि के प्रसार के साथ ही इसको परिब्र हित करने के लिए विद्वानों को प्रेरित 
किया । 'माळूम होता है कि आसेतु हिमाचल पर्यन्त के विद्वान अनेक रूपों 
में निधि के उपब्र हण में एकाग्र मन से जुट गये हैं। ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड, 
उपासनाकाण्ड के सूत्रग्रन्थों पर भाष्य, वातिक, उनकी टीका और टीकाओं के 
ऊपर भी अनेक टीकाओं का विद्वानों ने प्रणयन किया प्रान्त एवं प्रान्तभाषाओ 
के भिन्न होने पर भी किसी प्रान्त के विद्वानों द्वारा संस्कृत भाषा से रचित ग्रन्थ 
की व्याख्या या उपव्याख्या अन्य प्रान्त के विद्वान करते थे । मूल ग्रन्थों को 
पढ़ाते हुए जो विषय अपनी प्रतिभा से उन्नीत होते थे उनका मूर्तरूप हैं 
व्याख्याऐ । हर एक दर्शन के साहित्य का विस्तार इसी रूप से हुआ है । 
व्याख्या से अतिरिक्त इस रूप से स्वतन्त्र ग्रन्थों का भी सृजन हुआ है, जो 
प्रकरणग्रन्य शब्द से कहे जाते हैं। ये प्रकरणग्रन्य अपने दर्शन के मूल ग्रन्थों 
पर आश्रित होते थे । संस्कृत भाषा में प्रगल्भ वैदुष्य होने पर भी इन प्रकरण- 
ग्रन्थों को स्वयं देख कर अपनी प्रतिभा से व्युत्पत्ति लगा कर विषयों को 
समझना कठिन है। गुरमुख से पढ़ कर ही इनको समझना पड़ता है । प्रत्येक 
दर्शन में परिभाषिक शब्द कई होते हैं एवं विषयकृत गांभीर्य रहता हैत 
इनको संस्कृत भाषा की व्युत्पत्ति मात्र से समझ लेना साध्य नहीं है। दर्शन 
शास्त्रों की उत्पत्ति की ओर दृष्टिपात करने से यह प्रतीत होता है कि अति- 
प्राचीन काल में भारत के चिन्तक ऋषि-महषि अपनी गोष्ठियों में ज्ञानकाण्ड 
और कर्मकाण्ड के विषयों पर आपस की चर्चा के माध्यभ से निर्णय कर उन्हीं 
को. अपने अन्तेवासियाँ को अध्ययन द्वारा समझाते ये और अपना भी 
र्‌ त० भू० » 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SSS 


( १८) 


ज्ञानोपार्जन, कर्मानुष्ठान और ध्यान आदि करते थे । उनमें इतना प्रतिभा- 
बल और स्मरणशक्ति रहती थी कि गोष्ठी की चर्चाओं में निर्णीत पदार्थों को 
यथावत्‌ पढ़ाते और निरतिशय मनन द्वारा कण्ठस्थ रखते थे । हर एक विषय 
में सन्देह हो जाने पर गोष्ठियाँ बुला कंर विषयों का निश्चय होता रहा है । 
इससे यह कल्पना की जा सकती है कि हमारे पवित्र भारत में अनादि काल 
से ही विद्यावान अग्निमान ( साग्निक ) कर्मानुष्ठाता एवं भक्तिमान उपासक 
लोकोत्तर प्रतिभासम्पन्न, तेजस्वी और दूरदर्शी थे । 


_ इस रूप से अधिगतविद्य तीनों कालों को जानने वाले तपोनिधि पाणिनि, 
गौतम, कणाद, जैमिनि, व्यास, कपिल, आश्वलायन, द्राह्मायण, कात्यायन, 
बौधायन, आपस्तम्ब आदि महियों. ने भविष्य-सन्तति के दोबेल्य को समझ- 
कर दर्शेन, कर्मकाण्ड और भक्ति-उपासना आदि भारतीय-निधि की रक्षा के 
निमित्त अलग-अलग सूत्रग्रन्थों की रचना की । अनेक शताब्दियों तक अध्ययन- 
अध्यापन व्यापार सूत्रारूढ़ ही था। सूत्रों के अध्ययन द्वारा ही विषयों को स्मृति 
में रखा जाता था । अनन्तर अध्येताओ की स्मरणशक्ति की न्यूनता को देख- 
कर भाष्य-वातिक आदियों की रचना हुई । उत्तरोत्तर ग्रन्थ-रचना की धारा 
चल पड़ी । इसका परिणाम आज हम अनुभव करते हैं कि अध्येता गण नीचे 
से ऊपर जाने लगे । अर्थात्‌ स्मरणशक्ति इतनी घट गई कि प्रकरणग्रन्थो के 
अध्ययन के विना सूत्र, भाष्य और वातिक ग्रन्थों को पढ़कर ज्ञानार्जन में 
हम अक्षम होते गये । यह रीति सभी दर्शनों में पाई जाती है। 


दर्षोनशास्त्रो में न्याय-वैश्ञाशक दर्शन को सर्वशास्त्रोपकारक माना गया है 
“काणादं पाणिनीयं च सर्वशास्त्रोपकारकम्‌''। इस दर्शेन के सूत्र ग्रन्थ से 
लेकर तकंसंग्रह पर्यन्त ग्रन्थों को देखने पर विदित होता है कि यह अतिविस्तृत 
दर्शन है । प्रधानतः प्रमाणों एवं प्रमेयों के निरूपण के लिए प्रदत्त इस दर्शन 
की परिभाषाएं दुरूह होती हैं । सरलातिसरल दाब्दों द्वारा पदार्थो का निरूपण 
करने हेतु अनेक प्रकरणग्रन्थ प्रवृत्त हुए । उनमें केशवमिश्रःप्रणीत तकंभाषा 
भी एक है । 


त्यायबोधिनीसहित तर्कसंग्रह के अध्ययन के बाद तर्कभाषा का अध्ययन 

. करते हैं। तकंभाषा व्युत्पादक ग्रन्थ के साथ इस दर्दन में प्रवेश द्वार का 
` उद्घाटक भी है । पाश्चात्य विद्वानों ने दर्शनशास्त्रों के विस्तार एवं महत्त्व 
को देख कर अपने शासन काल में परिश्रम से कथमपि अध्ययन कर अपनी 


भाषा में ग्रन्थों को अनुवाद किया और अपने देश में दशेनशास्त्र पढ़ने के लिए , 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १९ ) 


लोगों को प्रेरित किया । इसी धारा का अवलम्बन कर भारतीयों को भी 
बाध्य किया कि अपने अनूदित अंग्रेजी ग्रन्थों से दर्शन सम्बन्धी ज्ञान को प्राप्त 
करें। पाश्चात्यशासकों का यह भी अभिनिवेश रहा कि जैसे भारतीय आथिक 
और सामाजिक क्षेत्र में परतन्त्र रह रहे हैं वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी पर- 
तन्त्र हों और अंग्रेजी भाषा की समृद्धि बढें । अथवा हम यान्त्रिक जीवन चला 
रहे हैं हमारा देश भौतिक विज्ञान के आविष्कार में डूबा हुआ है समझ कर 
आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों को अंग्रेजी 
में अनुवाद कर प्रकाशित किये हों । जैसा भी हो, भारतीय हमारे भाई भी 
: अनूदित इन ग्रन्थों से प्रभावित होकर उन्हीं को पढ़ कर अपने को दार्शनिक 
कहलाने पर उतर गये । प्राचीनों के मूल ग्रन्थों को ताख पर रख दिया । 


आज हम स्वतन्त्र भारत में रह रहे हैं। भले ही हम आथिक संकट से 
घिरे हों और मह॒घेंता की चपेट में त्रस्त हों किन्तु शिक्षा क्षेत्र में हम परा- 
धींन नहीं हैं । चिरन्तनो द्वारा प्रयत्नपूर्वक संचय की हुई महान निधि हमारे 
पास है जिस निधि को यथेष्ट खर्च कर हम बढ़ा सकते हैं और आध्यात्मिक 
चेतना को पहुँचा सकते हैं । दैवयोग से हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 
स्वीकार किया है । अंग्रेजी भाषा से अनूदित ग्रन्थों को अध्ययन कर हमें 
दार्शनिक बनना नहीं है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में श्रेष्ठ संस्कृत मूलग्रन्थों को 
अनुदित कर या अनुवाद करा कर दाशंनिक तत्त्वों को निरूपित कर अपने 
उन देशवासियों में आध्यात्मिक चेतना को फैला सकते हैं जो संस्कृत भाषा से 
परिचय नहीं रखते हैं । इससे दो लाभ हैं--एंक तो हिन्दी साहित्य का कलेवर 
बढ़ेगा और दूसरा हम अपनी राष्ट्र भाषा के द्वारा दार्शनिक तत्त्वों से परि- 
. चित होकर आध्यात्मिक लाभ उठा सकेंगे । 


इसी दृष्टिकोण को अपनाकर डॉ० गजानन शास्त्री सुसलगाँवकर ने 
“न्यायसिद्धान्तमुक्तावली' 'सांख्यतत्त्वकोमुदी' 'वेदान्तपरिभाषा' “तकंभाषा' 
आदि दार्शनिक प्रकरणग्रन्थों को राष्ट्रभाषा में अनुवाद कर प्रकाशित किया 
है। देश के लिए यह उत्तमोत्तम प्रयास है । क्योंकि अध्ययनपरम्परा से प्रात 
तत्त्वों का विवरण जैसा महत्त्व रखता है वैसा यथा तथा विषयों को जान कर 
पाश्चात्य भाषा के द्वारा निरूपित तत्त्वों का विवरण नहीं । जबकि हमारे 
देश की मानी हुई राष्ट्रभाषा दार्शनिक तथ्यों का बोध कराने में समर्थ 
है और उसमें अनूदित तत्त्वों को जानना हमारे लिए सहज हैं तब विदे- 
शीय भाषा का आश्रय क्यों करें। मुझे पाश्चात्य भाषा में विद्वेष नहीं है. 
किन्तु स्वादिष्ट आम को चूस कर रसास्वाद करने की योग्यता रहने पर, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


(२०) 


` आम को चाकू से काट कर आस्वाद करना गौण पक्ष ही है। हमारा 
देश, हमारी भाषा, हमारे चिरन्तनो के द्वारा उन्नीत दार्शनिक तत्त्व 
इस आत्मीय भावना को रखना गौरवप्रद है। इसी आत्मीय भावना से 
प्रेरित डॉ० गजानन शास्त्री द्वारा दार्शनिक तत्त्वों को अपने हिन्दी अनुवाद के 
माध्यम से प्रचार करने का प्रयास अत्यन्त श्लाघनीय है। तत्रापि तर्कंभाषा 
जैसे महत्त्व रखने वाले ग्रन्थ का अनुवाद न केवल संस्कृत से अपरिचित 
जगत्‌ के लिए उपकारक है अपितु राष्ट्रभाषा के कलेवर का वद्धंक भी है। 
इस प्रशस्त कार्य के लिए श्री शास्त्री जी को भूरि-भूरि धन्यवाद देता हूं । 


पट्टाभिराम शास्त्री 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
it 


FR 0 HP ce SBE Ss SY 


भूमिका 


मुझे अच्छी तरह से आज भी स्मरण है कि जब मैं अपने पूजनीय आराध्य 
पितृचरणों के स्नेहमय अङ्क में बैठकर उनके मुखारविन्द से मनोरञ्जक कहा- 
नियों के रूप.में रामायण, भागवत, भारतादिपुराणों तथा विविध दर्शनादि 
शास्त्रों के प्रमाण-प्रमेयो की कथाएँ सुना करता था, तब प्रायः वे कहा 
करते थे-- 
“प्रदीप: सर्वेविद्यानामुपायः सर्वेकर्मणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वधर्माणां शद्वदान्वीक्षिकी मता ॥” 


इस सुवणंघटित इलोक को जीवन की कसौटी पर कसकर उसकी सत्यता 
का अद्यावधि प्रतिक्षण अनुभव करता हूँ । 


परमेश्वर ने प्राणिमात्र को चैतन्य से पूर्ण कर सक्रिय बनाया है। तथापि 
मनुष्य प्राणि को छोड़कर शेष प्राणियों की क्रिया उनकी सहज ( स्वाभाविक- 
आटोमेटिक ) प्रबृत्ति से चलती रहती है। किन्तु मनुष्य की क्रिया उसकी सहज 
प्रवृत्ति से न होकर स्व-बुद्धि की सहायता से हुआ करती है। 'मैं” और 
'मेरा” ये दो शब्द मनुष्य. के पास आजीवन रहते हं । इसीलिये वह अपने 
विषय में तथा अपने इस आत्मीय अन्तर्बाह्य जगत्‌ के विषय में सोचने के 
लिये बाध्य हो जाता है । दिनःप्रतिदिन उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती हे । 
वह केवळ वर्तमान को ही नहीं विचारता, अपितु अतीत और भविष्यत्‌ का 
भी कार्य-कारण-भाव के साथ गुक्तिपू्वंक विचार करता . रहता है। इस 
प्रकार विचार करते-करते भगवत्कृपा से कभी एक ऐसा क्षण भी आता है, 
जिसमें उसे अपना और सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वरूप का यथार्थंज्ञान (तत्त्वज्ञान) हो 
जाता है । तब अपनी कठोरता-घनता आदि को त्यागते हुए पिघलकर अपने 
जलमयस्वरूप को प्राप्त होने वाली हिमशिला ( बरफ ) के समान यह मानव 
प्राणि भी ब्रह्ममय अपने स्वरूप को प्रास कर लेता है। इसी को 'अपवगें' 
( मोक्ष ) कहते हैं, और तत्त्वज्ञान के पूर्व सृष्टि के सुख-दुःखादि भोगों का; 
अनुभव करते रहना ही 'बन्ध' कहलाता है । इस बन्धन से छुटकारा पानां. 
अर्थात्‌ अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना ही “मुक्ति है। एवं च युक्ति, अनुभवः 
और प्रमाण के साथ 'आत्मा' ( अपना ) और 'जगत्‌' ( आत्मीय ) के सम्बन्ध 
_ में किये जाने वाले विचारों को ही “दर्शन कहते हैं। अतएव 'दर्शंन'. और 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २२ ) 


'जीवन' का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 'दशेन' वस्तुतः मानव समाज का अपना धन 
हे जिसकी रक्षा करना प्रत्येक विचारशील मानव का कतव्य है । 
भारतीय दार्शेतिकों का तपःपूत चिन्तन, ज्ञान-विज्ञान ओर अनुभूति की 
त्रिवेणी में सम्पूर्ण विद्याओं की गरिमा के साथ अवतीणें हुआ है। आज 
के वैज्ञानिक युग की दार्शनिक चिन्तनधारा में यथार्थता की पृष्ठभूमि 
पर खड़े हुए नैयायिक-वैश्ेषिकों की अनूठी अनुपम देन केवल देश के लिये 
ही नहीं, अपितु. सम्पूर्ण विश्व के लिये सिद्ध हो रही है। पदार्थ विज्ञान की 
प्रक्रिया के साथ उत्पन्न हुए प्रायोगिक विज्ञान के माध्यम से परिपुष्ट हुए 
सिद्धान्त, देश और काल की सीमा को लाँघकर अपने पैरों पर दृढ़ता से 
स्थिर हैं। | 
प्रसिद्ध वैदिक षड्दर्शनों में न्याय-वैशेषिक दर्शन का अपना विशिष्ट स्थान 
है । योग वही है जो भोग की निवृत्ति के बाद सुदृढ होकर अपनी प्रखरता के 
साथ उत्पन्न होता है, और वही सार्थक भी है । उसी तरह न्याय-वैशेषिक 
दोनों दर्शनों ने यथार्थता के धरातल पर स्थित होकर यच्च यावत्‌ समस्त 
पदार्थों का आधुनिक विज्ञान के समान बाह्य विश्लेषण ही नहीं किया 
. है, अपितु भौतिक पदार्थों के अन्तस्थल की चेतना के भी दर्शेन किये हैं । 
जबकि आज के युग का भौतिकविज्ञानवादी वैज्ञानिक वाह्य पदार्थों के 
बाह्यरूप के ही विश्लेषण में अभी तक उलझा हुआ है । किन्तु भारतीय न्याय- 
वैशेषिक दर्शन के पदार्थविज्ञानवादी ने मानवचेतना और दृश्यजगत्‌ के 
- सम्बन्ध का विश्लेषण किया है जो मानव आदि प्राणिवगें ओर प्रकृति के साथ 
जुड़े हुए हैं । इतना ही नहीं तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं अकाट्य सर्वमान्य 
सामान्य ( यूनिवर्सल ) सिद्धान्तों क्रो, जो सनातन सत्य पर आधारित हैं, भी 
आत्मविश्वास के साथ बता दिया है । तथा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक रूप में 
प्रकृति व मनुष्य के साथ जुड़े हुए हैं । हमारे पूर्वज ऋषियों ने आगे की पीढ़ी 
के सन्तान के लिए । इतना गहन चिन्तन करके अपने अनुभवों को ज्ञान की 
निधि के रूप में सुरक्षित करके रख दिया है कि उसके आगे सोचने-विचारवे 
का किसी को अवकाश ही शेष नहीं है । उनकी यह मौलिक देन आज के युग 
में भी स्मरणीय है । प्रमाण ओर प्रमेय के सम्बन्ध में अन्यान्य दर्शनों में भी 
चिन्तन हुआ है तथापि न्याय-वैशेषिक दर्शन ने जिस भव्यता और मुखरता के 
साथ प्रमाण-प्रमेयों का चिन्तन किया है, उतना भव्य और सुन्दर चिन्तन 
अन्यन्न उपलब्ध नहीं है । यह चिन्तन एक ठोस शिलापर तरलित हुआ है । जो 
प्रत्येक प्राणी की चेतना के साथ प्रवाहित हो रहा है । न्याय-वैशेषिक दर्शन में 
भौतिक पदार्थों का चिन्तन, जीवन के व्यावहारिक सत्य पर आधारित है । 


GCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २३ ) 


प्रस्तुत व्याख्येय ग्रन्थ में न्याय-वेदोषिक दोनों दर्शनों का मिश्रण किया 
गया है, जिससे एक ही ग्रन्थ के द्वारा दोनों दर्शनों के प्रमाण-प्रमेया दिसिद्धान्तों 
का अनायास ज्ञान हो सके । “न्याय' शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में 
किया जाता है । 

(१) भाष्यकार वात्स्यायन का कहना है--“प्रमाणैररथंपरीक्षणं 
न्यायः”--( भा. १।१।१ ) भिन्न-भिन्न प्रमाणों के द्वारा 'वस्तु'तत्व का 
परीक्षण ही 'न्याय' है । 

(२ ) “न्याय” शब्द का प्रयोग एक पारिभाषिक अर्थ में भी किया जाता 
है । प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त, उपनय, निगमन--संज्ञक परार्थानुमान के पांच 
अवयवों को भी 'न्याय' कहा जाता हे । 

(३ ) भाष्यकार ने 'न्याय' को आन्वीक्षिकी नाम से भी बताया है । 
“प्रत्यक्षागमाश्रितमनुमानं सा अन्वीक्षा, अथवा प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य 
अन्वीक्षणं अन्वीक्षा । तया प्रवतेते इति आन्वीक्षिकी न्यायविद्या-न्यायशास्त्रम्‌ ।' 
( न्या. भा. १।१।१ ) अर्थात्‌ प्रत्यक्ष तथा आगम पर आश्रित अनुमान अथवा 
प्रत्यक्ष तथा शब्द प्रमाण की सहायता से अवगत विषय की अनु ( पदचात्‌ ) 
ईक्षा ( पर्यालोचन ) अर्थात्‌ अनुमिति ज्ञान । इस अन्वीक्षा के अनुसार प्रदत्त 
होने के कारण इस विद्या का नाम आन्वीक्षिकी किया गया है । 

` (४ ) अनुमान करते समय हेतु! को अत्यधिक महत्व दिया जाता है । 
इसलिये इसे हेतुविद्या या हेतुशास्त्र भी कहा गया है । 

(५ ) किसी गूढ विषय पर विद्वानों के विचार या शास्त्रार्थ को 'वाद' 
की संज्ञा दी गई है । इसलिये इसे वादविद्या या तर्कविद्या ही कहा जाता है । 

( ६) प्रमाण का विचार करने के कारण इसे प्रमाणशास्त्र भी 
कहते हैं । 

तात्पर्यं यह है कि इन भिन्न-भिन्न नामों से न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य 
यह स्पष्ट हो जाता है । प्रमाण की सहायता से प्रमेय का विचार करना ही 
न्यायशास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। “आत्मा वा रे द्रष्टव्यः' श्रुति के अनुसार 
मनुष्य का मुख्य लक्ष्य 'आत्मदरशन' ही है। उसके लिये बताये गये अनेक 
उपायों में से 'तर्कानुकूलू मनन” भी एक उपाय है । 

किसी भी वस्तु तत्त्व के विचाराथं दो प्रकार की दृष्टि होती है--( १ ) 
प्रतिभादृष्टि और ( २ ) तकंप्रधानदृष्टि । उनमें से पहिली दृष्टि का उपयोग . 
बैदिक आचार के भिन्न-भिन्न नियमों में प्रतीयमान विरोध को दूर करने के 
लिए किया जाता हे । और तदनुसार वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया जाता 
है । तथापि क्वचित्‌ आचार को गौण मानकर तकं की प्रधानता, तो क्वचित्‌ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २४ ) 


तकै को गौण मानकर आचार की प्रधानता भी मानी जाती है। वैदिक 
पदार्थों के अनुष्ठान में विरोध उपस्थित होने पर उसे दूर करने के लिये 
मीमांसाशास्त्र ने सर्वप्रथम 'तके! का ही उपयोग किया है। प्राचीनकाल 
में मीमांसाशास्त्र को ही 'न्याय' शब्द से कहा जाता था, उस समय के मीमां- 
सक ही सर्वप्रथम नैयायिक माने जाते हैं। तात्पर्यं यह है कि धर्ममीमांसा के 
लिये ही 'न्याय' शब्द का प्रयोग किया जाता था । 
न्यायशास्त्र में यत्रतत्र वैदिक सिद्धान्तों के दृष्टिगोचर होने से उसकी 
वेदमूलकता में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
प्रतिपादित पुरीतति नामक नाड़ी में अन्य नाडियो के द्वारा आत्मा ( अन्तः- 
करण ) के स्थित होने के सिद्धान्त को न्यायशास्त्र में भी अपनाकर 'आत्मा' 
के स्थान पर 'मन' कह दिया है । वैशेषिकों ने उपनिषद्‌ के अनुकूल ही द्रव्य 
की कल्पना की है और संख्या बतायी है । छान्दोग्य ( ७।१२।१ ) ने 'शब्द' का 
वाहक 'आकाश' को बताया है । न्यायशास्त्र में इसी तथ्य को सप्रमाण सिद्ध 
- किया गया है । 
विक्रम की १५वीं शताब्दी के पूर्वे प्राचीनतमकाल में न्यायशास्त्र, को 
मीमांसादर्शन का आत्मज कहा जाता था, किन्तु कालान्तर में उसे वैशेषिक- 
शास्त्र का कृतकपुत्र ( दत्तकपुत्र ) बनाया गया । 
अतएव वात्स्यायन ने वैशेषिक को न्यायशास्त्र का 'प्रतितन्त्रसिद्धान्त' के 
रूप में माना है । बौद्धो के युग में ये दोनों दर्शन इतने घुल-मिल गये थे कि 
बोद्धों के ग्रन्थों में कितनी ही जगह न्याय के सूत्रों को वैशेषिक सूत्रों के नाम 
पर कहा गया है । ११वीं शताब्दी में झिवादित्य की 'सप्तपदार्थी” में स्वतन्त्र 
रूप में प्रादुर्भूत हुए इन दोनों दर्शनों का समन्वय एक साथ किया गया । 
समन्वय की प्रक्रिया दो प्रकार से की गई । न्याय-सम्मत षोडशपदार्थो का 
वर्णेन अभिप्रेत यदि हो तो प्रमेय के अन्तर्गत वैशेषिकसम्मत षट्पदार्थो का 
` सन्निवेश कर दिया जाने लगा । जैसा कि तकंभाषा में किया गया है । जबकि 
वैशेषिक प्रक्रिया का वर्णन अभिप्रेत होने पर 'बुद्धि' गुण के अन्तगेत न्याय के 
प्रमाणों का सन्निवेश किया गया, जैसे कारिकावली तथा तकंसंग्रह में किया 
गया है । वस्तुतः वैशेषिक सूत्र, न्याय सूत्रों से प्राचीन हैं । 
न्यायशास्त्र में दो धाराऐ प्रवाहित हो उठीं--( १) गौतम की और 
( २) गंगेशोपाध्याय की । पहिली धारा में--इसके द्वारा षोडश पदार्थों का 
यथार्थ निरूपण किया गया है । इस धारा ( प्रणाली ) को 'पदार्थमीमांसा' 
की धारा कहते हैं। ओर दूसरी धारा को गंगेशोपाध्याय ने अपने (तत्त्व 
चिन्तामणिः ग्रन्थ के द्वारा प्रवाहित किया । इसे 'प्रमाणमीमांसा' की धारा 
CCO: Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २५ ) 


कहते हैं । इन दो धाराओं में से पहिली को “प्राचीन न्याय” की दूसरी धारा 
को 'नव्यन्याय' कहते हैं । 
न्यायशास्त्र का मुख्य उद्देश्य 'प्रमाण' और 'प्रमेय' के यथाथंज्ञान से 
'मोक्ष' का लाभ करा देना ही है। परन्तु जब तक “संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति 
तथा निग्रहस्थानों' का विशेषरूप से ज्ञान नहीं होगा, तब तक 'भ्रमाणों' और 
“प्रमेय? का ज्ञान पूर्णरूप से नहीं हो सकता । अतएव सूत्रकार गौतम ने कह 
दिया है कि उक्त षोडश पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मुक्ति का लाभ होता है । 
इस शास्त्र में षोडश पदार्थों के लक्षणों की 'प्रमाणो' के द्वारा सम्यक्‌ परीक्षा 
की गई है। 
उसी प्रकार “वैशेषिक दर्शन” के प्रवतंक कणाद मुनि हैं । इनके 'कणभूक्‌' 
'कणभक्ष' 'उळूक' नाम भी हैं । इनके सूत्रों पर “रावण' का भाष्य है, किन्तु 
वह आज उपलब्ध नहीं है। तथापि 'रत्नप्रभा' में उसका उल्लेख उपलब्ध होता 
है । यह “रावण' सिंहल द्वीप का राजा था । इस वैशेषिक दशन में 'विदोष' 
नामक पदार्थं की विशद विवेचना की गई है । इसीलिये इस दर्शन को 'वैशेषिक- 
दर्शन’ कहा जाने लगा । 
न्याय-वैश्ञेषिक दोनों समानतन्त्र हैं । दोनों का उद्देश्य एक ही है । तथापि 
न्याय-वैशेषिकों में कुछ बातों को लेकर मतभेद है । न्यायदर्शन ने जहाँ चार 
प्रमाणों को माना गया है, वहाँ वैशेषिक-दशँन ने 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दो 
ही प्रमाणों को माना है । वहाँ उपमान और शब्द का अनुमान भें ही अन्त- 
भाव कर लिया है । 
न्यायदर्शन में सोलह पदार्थं माने गये हैं, किन्तु 'वेशेषिक दर्शन' ने केवल 
सात ही पदार्थ माने हैं। उनमें छह भाव पदार्थ हैँ और एक “अभाव पदार्थ है। 
न्यायदशन में 'प्रमाण' पदार्थं पर विशेष विचार किया गया है । किन्तु 
वैशेषिकदर्शन में 'प्रमेयों' पर विशेष विचार किया गया है । 
न्यायदशन ने जितनी इन्द्रियां हैं उनसे उतने ही प्रकार के प्रत्यक्ष का 
होना माना है । परन्तु वैशेषिक ने एकमात्र चाक्षुष प्रत्यक्ष' ही माना है । 
न्यायदशन ने 'समवाय' का प्रत्यक्ष माना है, किन्तु वैशेषिक ने 'समवाय' 
को अनुमेय बताया है । * 
न्‍्यायदर्शन 'पिठरपाकवादी' है, किन्तु वैशेषिकदर्शन. 'पीळूपाकवादी' है । 
न्‍्यायदर्शन पाँच हेत्वाभास मानता है, किन्तु वैशेषिक दर्शन तीन ही 
हेत्वाभासों को मानता है । i 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २६ ) 


न्यायदशेन पुण्यजनित 'स्वप्न' को सत्य और पापजनित स्वप्न को 
असत्य मानता है, किन्तु वैश्ेषिकदशंन के मतानुसार सभी 'स्वप्न' असत्य हैं । 


प्रस्तुत ग्रन्थ 'तर्कभाषा' श्री केशवमिश्र के द्वारा विरचित है, जिसमें 
न्याय-वैशेषिक दोनों दर्शन में प्रवेश कराने के हेतु दोनों दर्शनों के पदार्थों तथा 
सिद्धान्तों का मिश्रित निरूपण किया गया है । यह 'प्रकरणग्रन्थ' कहलाता 
है । इस ग्रन्थ पर प्राचीन चौदह संस्कृत टीकाएँ लिखी गई हैं, जिससे इसका 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । आज के युग में भी कतिपय विद्वानों ने इस पर 
हिन्दी व्याख्याएँ बड़े ही मनोयोग से लिखी हैं । अतः इस ग्रन्थ की लोक- 
प्रियता, विद्वन्मान्यता एवं प्रौढता में किसी को भी सन्देह नहीं है । न्यायद्शंन 
के बारह प्रमेयों के निरूपण के प्रसंग में चतुर्थ प्रमेय 'अर्थ' को बताते हुए 
वैशेषिक दर्शन के षट्‌ पदार्थों का भी निरूपण स्पष्ट रूप से कर दिया गया 
है । अतः न्याय-वैशेषिक दोनों दर्शनों में प्रवेश प्राप्त करने का सरल मार्गे वना 
दिया गया है। 


श्री केशवमिश्र विरचित तकंभाषा की हिन्दी व्याख्या को स्पष्ट तथा 
विशदरूप से लिखने का सस्नेह अनुरोध, अनेक जिज्ञासु-छात्रों के द्वारा किया 
जाता था, किन्तु अनेकविध कार्यो की व्यस्तता रहने से उनके अनुरोधानुसार 
व्याख्या लिखने के काम में उतना ही विलम्ब होता गया | तथापि परम कृपाळू 
परमेश्वर की अनुपम अनुकम्पा तथा परमाराध्य श्री पितूचरण एवं परम 
पूजनीय श्री गुरुचरणों के आशीर्वाद का बल पाकर वह गुरुतर कार्य सम्पन्न 
हो ही गया । तकंभाषा की व्याख्या का नामकरण 'माधुरी' किया गया है। इस 
माधुरी व्याख्या में जो भी माधुर्यांश है, वह मेरे आराध्य प्रातःस्मरणीय 
श्री पितृचरण तथा श्रीगुरुचरणों के विचारों का ही है। द्राक्षा के छिलके की 
तरह निःसार अंश जो होगा, उसे मेरा ही समझना उचित होगा । अतः पुज्य 
गुरुजनों के अमोघ आशीर्वाद तथा करुणावरुणालय भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के 
कृपापुर्णं अनुग्रह से 'माधुरी' व्याख्या की मधुरिमा जिज्ञासु पाठकों को अवश्य 
ही आप्यायित करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है । 


व्याख्या लिखते समय मेरे जिन शुभचिन्तकों ने अनेक प्रकार की सहायता 
देकर मुझे यशोभाजन बनाया उन्हें आशीर्वाद देना मेरा पवित्र कतव्य है, 
क्योंकि उसके सिवा और मेरे पास है ही क्या ? उन छात्रों तथा घर के सुयोग्य 
सुशिक्षित बालक-बालिकाओं का नाम निर्देश करना मेरे लिये सन्तोषावहं 
होगा ओर उनके उज्ज्वल भविष्य में उन्हें प्रेरणादायक भी होगा । अतः उनके 
नाम का उल्लेख मात्र करके उन्हें हादिक आशीर्वाद दे रहा हू । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २७ ) 


१. डॉ० कु० सुश्री विमला कर्नाटक, 11. ४. 77. 1) , मीमांसाचार्य, 
रीडर, 9. प्र. ए. | 

२. डॉ० श्री सोमनाथ नेने, थ. 4., ?1. D., लेक्चरर, विक्रम यूनि- 
वसिटी, उज्जैन, . 

३. डॉ०. श्री कमलनयन शर्मा, M &., 27. D., मीमांसा, वेदान्त, 
व्याकरण, धर्मशास्त्राचा, लेक्चरर, गंगानाथ झा केन्द्रिय संस्कृत विद्यापीठ, 
इलाहाबाद, 

४. डॉ० कु० सुश्री० कमला पाण्डेय 74, A., 01. D., लेक्चरर, वसन्त. 
कालेज, कमच्छा, वाराणसी, 

५, डॉ० श्री कपिलदेव पाण्डेय, 14. &., ?. 1). लेक्चरर, आर्ये 
महिला महाविद्यालय, वाराणसी, 

उपयुक्त मेरे हितैषी प्रिय छात्रों ने अपने उचित विचार-विमर्श के द्वारा 
लेखन कार्ये में मेरी बड़ी सहायता की है । तदर्थं उन्हें अभ्युदय कारक हार्दिक 
आशीर्वाद दे रहा हूँ । उसी तरह श्रीरामशास्त्री मुसलगाँवकर 14. ^. (संस्कृत, 
समाजशास्त्र, हिन्दी), डॉ० श्यामराव केशवराव मुसलगांवकर \.4., Ph.D., 
डाँ० दामोदर माधव शास्त्री मुसलगाँवकर, . &., 01. D., डॉ० श्रीकृष्ण 
भालचन्द्रशास्त्री मुसलगाँवकर, ५. 4., 121. 10,. कु० मीनाक्षी मुसलगाँवकर 
M. A. और कु० शुभा मुसलगाँवकर इन पारिवारिक सन्तानों ने भी इस 
लेखनकायं के साहित्य संग्रहादि कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सहायता की है । 
अतः इन सभी विद्यावंश तथा पितृवंश के सन्तानों को अभ्युदयकारक हादिक 
आशीर्वाद दे रहा हूँ । 

इस ग्रन्थ के अन्त में रेखाचित्र, विषय-सूची, लक्षण-सूची, प्रूफ-संशोधन 
आदि कार्यों में अत्यन्त उत्साहपूर्वक श्री राजेन्द्रप्रसाद कोठ्यारी जी 1. 3. 
ने महान्‌ परिश्रम किया है । उन्हें जितने भी धन्यवाद दिये जाँय, वे न्यून 
ही प्रतीत हो रहे हैं, तथापि उस न्यूनता की पूर्ति मैं उन्हें अनेकानेक अभ्युदय- 
कारक हार्दिक आशीर्वाद देकर कर रहा हूँ । नन्दनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र उन्हें विविध सुख-समृद्धि-प्रदानकर शतायु करें । 


--गजानन शास्त्री मुसलगाँवकर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विषयानुक्रमणिका 


उपोदुघात १-११ 
मङ्गलाचरण १, अनुबन्धचतुष्टय १, षोडशपदार्थं ३, त्रिविध 
शास्त्रप्रबृत्ति ४, लक्षणनिरूपण ६, लक्षणदोष ६ । 

प्रमाणपदार्थे-निरूपण ११-६० 
प्रमाणलक्षण ११, प्रमा १४, करण १९, कारण २२, अन्यथा- 
सिद्ध २४, लक्षणान्तरखण्डन २८, कारणत्रैविध्य ३०, अयुतसिद्ध ३४, 
समवायिकारण ३९, निर्गुणोत्पत्ति ४२, असमवायिकारण ४६, 
निमित्तकारण ५१, धारावाहिकज्ञान ५३, प्रमाणोपसंहार ५९ । 

प्रत्यक्षप्रमाण-निरूपण ६०-११० , 
प्रत्यक्षलक्षण ६०, निविकल्पकज्ञान ६४, इन्द्रियाथंसन्निकर्ष ७०, 
षोढासञ्चिकर्ष ७७, = अलोकिकसन्निकषं ८७, अलोकिकसन्निकर्ष- 

` त्रैविध्य ८७, मतान्तरवर्णन ९७, उपसंहार ११० । 

अनुमानप्रमाण-निरूपण ११०-१७८ 

-अनुमानब्न्दारथं ११०, व्या्तिनिरूपण ११२, उपाधिनिरूपण ११५, 
लिङ्गपरामश १२४, अनुमानप्रङ्रिया १२८, द्विविध-अनुमान १३०, 
पश्चावयव १३१, अन्वय और व्यतिरेक १३४, अन्वयव्यतिरेकी हेतु 
१३७, केवलव्यतिरेकी हेतु १३९, केवलान्वयी हेतु १४५, पश्वरूपो- 
पपन्नता १४७, हेत्वाभास १५४, असिद्ध १५५, ` विरुद्ध १६२, अनै- 
कान्तिक १६३, प्रकरणसम १६६, कालात्ययापदिष्ट १६८, अनुमान 
की आवश्यकता १६९, अन्यदशेनों में अनुमान-भेद १७१, तरकंभाषा 
में अनुमान-भेद १७४, पश्चावयव के सम्बन्ध में अन्य मत १७५, हेतु 
के पाँच गमकतौपयिक रूपों पर विचार १७७, हेत्वाभास सम्बन्धी 
मतभेद १७८ । 

उपमानप्रमाण-निरूपण १७९-१८४ 
उपमानस्वरूप १७९, उपमानप्रक्रिया १८०, उपमिति १८१, उप- 
मानप्रमाण का क्षेत्र १८३, उपमानप्रमाण के विषय की विविधता 

१८४, मीमांसकमत १८४ । 

_शब्दप्रमाण-निरूपण मः १८५-२०८ 
वाक्यनिरूपण १८५, पदार्थज्ञानप्रक्रिया १९०, वाक्यार्थज्ञानप्रक्रिया 

१९७, शब्दप्रामाण्यविचार १९८, शक्यार्थेविवेचन २०२, मतान्तर- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३० ) 


खण्डन २०३, अभिहितान्वयवाद २०५, अन्विताभिधानवाद २०६, 
प्रमाणचतुष्टयोपसंहार २०७ । 

अर्थापत्तिप्रमाण-विचार २०८-२११ 
अर्थापत्तिप्रमाण का स्वरूप २०८, अर्थापत्तिशब्दार्थ २०८, अर्था- 
पत्तिपृथक्‌प्रमाणत्वखण्डन २०९ । । 

अभावप्रमाण-विचार २१२-२२९ 
अभावप्रमाणस्वरूप २१२, इन्द्रियग्राह्मत्वविचार २१४, अभावेन्द्रिय- 
सम्बन्धविचार २१७, अभावपृथक्त्वखण्डन २२२, प्रमाणोपसंहार 
२२७ । 

प्रामाण्यवाद १ २२९-२४८ 
प्रामाण्यशब्दार्थ २२९, प्रामाण्यविषयकमतभेद २३१, मीमांसक- 
मतनिरूपण २३५, स्वतस्त्वपरतस्त्वविवाद २३७, स्वत:प्रामाण्य- 
वाद ( मीमांसक मत ) का खण्डन २४२, निष्कर्ष २४५ । 

प्रमेय-निरूपण २४९-५६९ 

आत्म-निरूपण २४९-२८३ 
आत्मलक्षण २४९, पूर्वपक्ष २५१, चार्वाकमतखण्डन २५३, आत्म- 
तत्त्वसिद्धि २५५, आत्मा का परिमाण २६३, ईश्वरतत्त्व २७०, 
जीवात्म-परमात्मभेद २७३, जीवेश्वरभेद २७४, अभेदवादखण्डन 
२७६, श्रुतिप्रमाण २७८, भाट्टमत २७९, भाट्टमतखण्डन २८२ । 


शरीर-निरूपण | २८३-२८८ 
शरीरलक्षण २८३, चेष्टाश्रयत्वविचार २८७ । 
इन्द्रिय-निरूपण २८९-३०४ 


इन्द्रियलक्षण २८९, घ्राणेन्द्रिय २९०, रसनेन्द्रिय २९४, चक्षुरिन्द्रिय 
२९७, त्वगिन्द्रिय २९८, श्रोत्रेन्द्रिय २९९, मनइन्द्रिय ३००, मनः- 
परिमाण ३०२, इन्द्रियसिद्धि ३०३ । 
अर्थ-निरूपण ३०४-५४७ 

छह अर्थं ३०४, तकंभाषा का मतवैशिष्टय ३०५, द्रव्यनिरूपण 
३०६, तम के द्रव्यत्व पर विचार ३०९, मीमांसकमतखण्डन ३१०, 
पृथ्वीनिरूपण ३११, पाकङ्रियाविचार ३१३, जलनिरूपण ३१५, 
जलत्वजातिसिद्धि ३१७, तेजोनिरूपण ३१९, तेज के भेद ३२०, 
तेजोविषयनिरूपण ३२१, वायुनिरूपण ३२६, कायंद्रव्यो का : 
उत्पत्ति क्रम ३३४, -कार्यद्रव्यों का विनाशक्रम ३३९, विनाश के 


कारण ३४२, परमाणुसिद्धि ३४५, ` अनारब्धत्वसिद्धि ३४९, 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


= 


RI ७ 


( ३१ ) 


द्रयणुकादि का अवयवनियम ३५१, आकाशनिरूपणः३५४, 
आकाशसिद्धि ३५७, कालनिरूपण ३६०, काळभेदखण्डन ३६५, | 
कालोपाधि( अतीतादिव्यवहार )विचार ३६७, संगीतशास्त्र में 
कालतत्त्व ३६८, दिकूनिरूपण ३७०, दिकूसिद्धि ३७२, आत्म- 
निरूपण ३७६, मनोनिरूपण ३७६, गुणसामान्यनिरूपण ३७८, 
रूपनिरूपण ३७९, रसनिरूपण ३८१, गन्धनिरूपण ३८२, स्पर्शं- 
निरूपण ३८३, संख्यानिरूपण ३८४, ,संख्यालक्षण ३८६, संख्याभेद 
३८८, अनेकत्वविचार ३९०, अनेकत्वसंख्यानाश ३९३, परिमाण- 
निरूपण ३९७, परिमाणभेद ३९९, परिमाणनाश ४०१, पृथक्त्व- 
निरूपण ४०४, पृथक्त्वनाश ४०६, संयोगनिरूंपण ४०७, संयोग- 
भेद ४०८, मतान्तरखण्डन ४११, विभागनिरूपण ४१३, विभाग- 
भेद ४१४, मतान्तरखण्डन ४१७, परत्वापरत्वनिरूपण ४१८, दैशिक 
परत्वापरत्व ४१९, कालिक परत्वापरत्व ४२२, परत्वापरत्व- 
नाश ४२३, गुरुत्वनिरूपण ४२६, द्रवत्वनिरूपण ४२७, सांसिद्धिक 
और नैमित्तिक द्रवत्व ४२८, * स्नेहनिरूपण ४२९, शब्दनिरूपण 
४३२, शब्दलक्षण ४३५, शब्दोत्पत्ति ४३७, रब्दनाश ४४३, 
अनित्यत्व विचार ४४४, मतान्तरखण्डन ४४६, बुद्धिनिरूपण ४५२, 
बुद्धिभेद ४५५, सुखनिरूपण ४५८, दुःखनिरूपण ४६०, इच्छानिरू- 
पण ४६३, क्रोधनिरूपण ४६७, प्रयत्तनिरूपण ४६९, त्रिविध प्रयत्न 
४७१, धर्माधर्मानिरूपण ४७५, धर्मलक्षण ४७६, अधर्मेलक्षण ४८०, 
संस्कारनिरूपण ४८३, संस्कारभेद ४८६, कर्मनिरूपण ४९१, 
सामान्यनिरूपण ४९४, जातिवाधक दोष ४९६, सामान्य और, 
उपाधि ५०१, बौद्धमतखण्डन ५०३, विश्ेषनिरूपण ५०८, विशेषः 
सिद्धि ५१०, समवायनिरूपण ५१३, समवायविषयकमतभेद ५२१, 
अभावपदार्थविचार ५२२, अभावभेद ५२४, प्रागभाव ५२५, 
प्रध्वंसाभाव ५२८, अत्यन्ताभाव ५३२, सामयिकाभाव ५३४, 
अन्योन्याभाव ५३६, अन्यभेद ५३७, अभावविषयकमतभेद ५३९, 
विज्ञातवादनिराकरण ५४२, पूर्वपक्ष ५४३, सिंद्धान्तपक्ष ५४५, 
विवर्तवाद और परिणामवाद ५४६ । 


बुद्धि-निरूपण | ५४७-५५९ 
बुद्धिनिूपण ५४७, ख्यातिपः्वक ५५१, स्मरण ५५७, स्मृति ` 
प्रमोष ५५८ । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३२ ) 


मनो-निरूपण ५५९-५६२ 
प्रवृत्तिनिरूपण ५५९-५६२ 
दोष-निरूपण ५५९-५६२ 
प्रेत्यभाव-निरूपण ५६०-५६२ 
फल-निरूपण ५६२ 
दुःख-निरूपण ५६२ 
अपवर्ग-निरूपण ५६२-५६९ 


अपवर्गनिरूपण ५६२, इक्कीस भेद ५६३, मोक्षमार्ग ५६४, मोक्ष- 
स्वरूप ५६६, मोक्षविषयक मतवैभिन्न्य ५६६ । 


संशय-निरूपण ५७०-५७३ 
संशयलक्षण ५७०, संशयभेद ५७२ । 
प्रयोजन-निरूपण ५७४ 
दृष्टान्त-निरूपण ५७५ 
सिद्धान्त-निरूपण ५७६-५७७ 
अवयव-निरूपण ५७८-५८१ 
पाँच अवयव ५७८, अवयवों के अन्य भेद ५८०, अन्य दशेनों के 
मत ५८० । 
तके-निरूपण ५८१-५८५ 
तर्केलक्षण ५८२, तकंविषयविप्रतिपत्तियाँ ५८४, तकं का स्वरूप 
५८५ | 
निर्णय-निरूपण ५८६ 
वाद-निरूपण ५८६ 
जल्प-निरूपण ५८७ 
वितण्डा-निरूपण ५८८-५८९ 
हेत्वाभास-निरूपण ५९०-६१६ 


हेत्वाभासनिरूपण ५९०, असिद्धहेत्वाभास ५९०, अश्रयासिद्ध ५९२, 
स्वरूपासिद्ध ५९५, स्वरूपासिद्ध-भेद ५९५, व्याप्यत्वासिद्ध ५९९, 
सोपाधिकव्याप्यात्वासिद्ध ६०१, उपाधिभेद ६०४, विरुद्धहेत्वा- 
भास ६०६, अनैकान्तिकहेत्वाभास ६०७, अनैकान्तिक हेत्वाभास- 
भेद ६०९, प्रकरणसम हेत्वाभास ६१०, कालात्ययापदिष्ट ६१२, 
हेत्वाभासोपसंहार ६१३ । 


छल-निरूपण ६१७-६१८ 
जाति-निरूपण ६१९-६२१ 
निंग्रहस्थान-निरूपण | ६२२-६२३ 
उपसंहार - of Sn) _ ६२४ 


त \ 
। 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ श्री: ॥ 
श्रीसत्केशवमिश्रविरचिता 


तर्कभाषा 


'माधुरी'-हिन्दीव्याख्योपेता 


उपोद्घातः 
बालोऽपि यो न्यायनये प्रवेशम्‌, अल्पेन वाञ्छत्यलसः श्रतेन । 
संक्षिपतयुक्त्यन्विततर्कंभाषा, प्रकाइयते. तस्य कृते सयेषा ॥ 
अन्वयः-यः अलसः बालः अल्पेन श्रुतेन अपि न्यायनये प्रवेशं वाञ्छति, तस्य 
कृते मया एषा संक्षिप्तयुक्त्यन्वित-तकंभाषा प्रकाश्यते । 

अर्थः--यः जो, अलसः आलसी, बालः बालक, अल्पेन स्वल्प, षतेन अध्ययन से 
अपि ही, न्यायनये न्यायशास्त्र के सिद्धान्तों में प्रवेशम्‌ प्रवेश, वाञ्छति चाहता हे, तस्य 
कृते उसके लिये, मया मेरे द्वारा, एषा यह संक्षिस-पुक्त्यस्वित-तकंभाषा संक्षिप्त-युक्तियों से 
युक्त 'तकंभाषा' नामक प्रकरण-ग्रन्थ प्रकाइयते प्रकाशित ( निर्माण ) किया जा रहा है । 

माधुरी 
अनुबन्धचतुष्टय-- 

'प्रयोजनमनुद्दिदय मन्दोऽपि न प्रवर्तते' इस उक्ति के अनुसार यह स्पष्ट है कि 
निष्फल कार्य में कोई प्रवृत्त नहीं हुआ करता । अत एव यह भारतीय शिष्ट परम्परा 
चली आ रही है कि संस्कृत के विद्वान्‌ निर्मीयमाण ग्रन्थ के आरंभ में ही भनुबन्यचतुश्य 
( चार अनुबन्धों ) को बता दिया करते हैं, जिससे “प्रयोजन' का ज्ञान अनायास ही 
हो जाता है, और अध्येता की प्रन्थाध्ययन में प्रवृत्ति होती है । निरुक्तकार ने भी 
“मनुष्य शब्द का निर्वचन `“मत्वा कर्माणि सौव्यतिः किया है । बिना विचार किये या 
विना सोचे समझे मनुष्य किसी काये को नहीं करता, यह अनुभव भी. है। जब मनुष्य . 
समझ लेता है कि-अमुक काम के करने से मेरा 'इष्ट' ( अभिलषित ) लिङ ( प्राप्त ) 
हो सकता है, यह 'कार्य' (काम) मेरे इष्ट का साधन है, अर्थात्‌ 'इदं ( कार्य ) 
मदिष्टसाधनस? । इतना ही नहीं साथ ही साथ यह भी जब समझ लेता है 'कै--इस 


१. निरुक्त ३1१७ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ तकंभाषा [ अनुवन्धचतुष्टय 


'काये' को मैं कर सकता हूँ, अर्थात्‌. इदं. ( कार्यम्‌ ) मत्क्ृतिसाध्यम्‌', तभी वह किसी 
कार्य के करने में प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं । इस प्रकार सोचना मानव-स्वभाव है । 
उपर्युक्त दो आकार के--'इदं मदिष्टसाधनम्‌' तथा 'इदं मत्क्ृतिसाध्यम्‌ --ज्ञानों से ही 
अनुबन्धचतुष्टय का ज्ञान अनायास हो जाता है। जैसे--'इदम्‌' शब्द से ( १ ) विषय 
का ज्ञान, - 'मत्‌' शब्द से ( २ ) अधिकारी का ज्ञान, 'इष्ट' शब्द से ( ३ ) प्रयोजन 
( फल ) का ज्ञान, एवं 'साधन' या 'साध्य' शब्द से ( ४ ) सम्बन्ध का ज्ञान होता है । 
अर्थात्‌ (१) विषय, ( २) अधिकारी, ( ३ ) प्रयोजन, और ( ४ ) सम्वन्ध इन 
चारों का नाम 'अनुवन्धचतुष्टय' है । प्रवतंक ज्ञान ( प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान ) 
के विषय को 'अनुदन्ध' कहते हैं। 'इदं मदिष्टसाधनम्‌' यही ज्ञान, प्रवर्तक 
( प्रवृत्ति कराने वाला ) ज्ञान है, इस ज्ञान के विषयभूत उक्त चारों अनुवन्ध ( विषय, 
अधिकारी, प्रयोजन और सम्बन्ध ) होते हैं, इस कारण इन चारों को “अनुवन्ध- 
चतुष्टय” कहते हैँ । किसी भी ग्रन्थ के अनुबन्धचतुष्टय का ज्ञान होने पर उस ग्रन्थ 
के अध्ययन में मनुष्य की प्रवृत्ति बड़े उत्साह के साथ होती है। भट्टपाद ने भी- 

“सिद्धार्थ ज्ञातसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवतंते । 

शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥”* 


_ इस वातिक से 'अनुवन्धचतुष्टय' के बताने का समर्थन किया है । इस भारतीय 
परिपाटी के अनुसार 'तकंभाषा' ग्रन्थ के रचयिता भ्री केशवमिश्र ने भी 'बालोऽपि यो०' 
शलोक के द्वारा आरम्भ में ही ग्रन्थरचना का प्रयोजन बता दिया है । 'न्यायशास्त्र' के 
सिद्धान्तों का अत्यन्त सरलता से ज्ञान ( परिचय करा देना ही इस ग्रन्थ निर्माण 
का प्रयोजन (उद्देश्य ) है। तथा न्यायशास्त्र के प्रतिपाद्य 'प्रमाण-प्रमेय/दि सोलह 
पदार्थ’ ही इस ग्रन्थ के विषय़ हैं । न्यायशास्त्र में प्रवेश चाहने वाला अर्थात्‌ 'न्याय- 
शास्त्र के सिंद्धान्तों' का ज्ञान प्राप्त करने का इच्छंक व्यक्ति, इस ग्रन्थ के अध्यग्रन 
का अधिकारी है। एवं. 'ग्रन्थ' का उसके' 'प्रतिपाद्य विषय” के साथ 'प्रतिपाद्य- 
प्रतिपादक भाव' सम्बन्ध है, तथा 'अधिकारी' के साथ 'बोध्य-बोधकभाव' सम्बन्ध है । 
इसं प्रकार प्रारम्भिक श्लोक के द्वारा ही अनुबन्धचतुष्टय को अभिव्यक्त किया गया है । 

केशव सिश्र ने प्रस्तुत ग्रन्थ का नाम 'तकंभाषा? बताया है । इस नामकरण से ही 
ज्ञात हो जाता है कि उक्त अप्रकरणग्रन्थ में न्यायशास्त्र के प्रमाणादि सोलह पदार्थों 


ee — 


१. भ्रवृततिप्रयोजकज्ञानविषयत्वम्‌'- अनुबन्धत्वम्‌ । 
२. मीमांसाश्लोकवोतिक १।१७। 


३. 'शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ । ।, 
आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चितः ॥” 


~पाराशर'उपषुराण, अ० २८, २१ । 


,CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुवन्धचतुष्टय ] उपोद्घातः ३ 


की व्याख्या की गई है क्योंकि विभिन्न व्याख्याकारों' ने 'तक्यंन्ते--प्रतिप।द्यन्ते' इति 
तर्काः--'प्रमाणादयः षोडशपदार्थाः' इस प्रकार वताकर “तक ' शब्द का अथं 'प्रमाणादि- 
षोडशपदार्थ' किया है । एवं च 'तक्यन्ते प्रतिपादन्ते, इति तर्काः ( प्रमाणादय: पोडश- 
पदार्थाः ), ते भाष्यन्ते अनया इति तकंभाषा' अर्थात्‌ प्रमाणादि पोडशपदार्थो की 
व्याख्या करने के कारण इस ग्रन्थ का नाम 'तर्कभाषा' रखा गया है । यहं ग्रन्थ यथा 
नाम तथा गुण:' उक्ति को चरितार्थ कर रहा है । $ 

पद्य में दिये गये 'बाल' शब्द से स्तन पान करने वाला अवोधवालक (शिशु ) 
नहीं समझना, अपि तु बताये जाने वाले विषय को समझने की तथा धारण करनेकी 
योग्यता कराने वाले काव्य, कोष, व्याकरण का अध्ययन किये हुए किन्तु न्यायशास्त्र 
का अध्ययन न किये हुए तज्जज्ञासु व्यक्ति को यहाँ पर 'बाल' शब्द से विवक्षित 
किया गया है ।. व्याख्याकारों ने इसी आशय से 'बाल' शब्द की परिभाषा 'अधीत- 
काव्य-कोप-व्याकरण कलापः कित्त्वनधीतन्यायशास्त्रो वाल? की है । 'अलसः शब्द से 
यह सूचित किया है कि विंद्याध्ययन का कठोर परिश्रम तो लोहे के चने चवाने के 


'तुल्य होता है । उससे न घबड़ाने वाले जिज्ञासु अध्येता तो विरले ही होते हैं । तथापि 


घबड़ाने वाले जिज्ञासुओं की ही संख्या अधिक होती है, परन्तु शिष्यवत्सल गुरुचरण 
की दयालुता-बत्सलता तो जडमति और प्रखरमति दोनों ही छात्रों पर समान रहती 
है । वे शिष्यवत्सल गुरु, अहनिश चाहते रहते हैं कि इस जइमति छात्र का भी शास्त्र 
में प्रवेश किसी प्रकार हो जाय, तदर्थ वे प्रयत्नशील रहते हैं, विविध युक्तिप्रत्युक्तियों 
का प्रयोग करते रहते हैं। इस प्रकार के आलसी, कठोर'न्परिश्रम से जी चुराने वाले 
बालक का भी 'अल्पेन श्रुतेन अपि” स्वल्प अध्ययन से ही न्यायशास्त्र में प्रवेश करा 
देने के इच्छुक ग्रन्थकार संक्षिप्त युक्तियों से समन्वित इस 'तकंशापा' नामक ग्रन्थ 
को प्रकाशित कर रहे हैं। न्याय के सिद्धान्तों का अनायास ज्ञान करा देना इस 
ग्रन्थ का प्रयोजन है ॥ १॥ 
“प्रमाण-प्रसेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त- सिंद्धान्त-अवयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प- 
चितण्डा-हेत्वाभास-च्छल-जाति-निप्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःभ्रेयसाधिगमः'' । 
“इति च्यायायस्यादिसं सूत्रम्‌ । 
अस्यार्थः । प्रमाणादिषोडशपदार्थानां तत्वज्ञानान्मोक्षप्राप्तिमंबतीति। न 
च प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं सम्यग्ज्ञानं तावळूवति याचदेषामुद्देशलक्षणपरीक्षा' 
न क्रियन्ते । यदाह भाष्यकारः 
१. गोवर्धन : तर्क॑भाषा-प्रकाशिक--'तकाः षोडशपदार्थाः ।' 
अन्नंभट्ट : तकंसंग्रहदीपिक्रोत , १५ व 77 कौन, 2) 
जगदीश तर्कालङ्कार ; तकाय ४ र र । 
२, गौ० न्या० सुप १।१।१ । 


हि 


C803 NN cyte KBs "२.१ 


डी... - तकंभाषा [ त्रिविध शास्त्रप्रवृत्ति 


*त्रिविधा चास्य शाखस्य प्रवृत्तिरुद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति” । 

, उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसद्धीतंनम्‌ । तच्चास्मिन्नेव सूत्रे कृतम्‌ । लक्षण- 
न्त्वंसाधारणधर्मवचनम्‌ । यथा गोः सास्नादिमत्त्वम्‌ । लक्षितस्य लक्षणमुपपद्यते 
न वेति विचारः परीक्षा । तेनेते लक्षणपरीक्षे प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानाथं कतंद्ये । 

अत एव ग्रन्थकार न्यायशास्त्र के प्रथम सूत्र को प्रदशित करते हुए अपने 
"तर्कभाषा! ग्रन्थ का आरम्भ इस प्रकार कर रहे हैं-- े ट 

प्रमाणेति । ( १ ) प्रमाण, ( २ ) प्रमेय, ( ३) संशय, ( ४) प्रयोजन, ( ५) 
दृष्टान्त, ( ६ ) सिद्धान्त, ( ७ ) अवयव, ( ८ ) तकं, ( ९ ) निर्णय, ( १० ) वाद, 
( ११ ) जल्प, ( १२ ) वितण्डा, ( १३ ) हेत्वाभास, ( १४ ) छल, ( १५) माति, 
( १६ ) निग्रहस्थान-इन “पदार्थों के तत्त्वज्ञान’ से निश्भेयस की प्राप्ति होती है । 

इतीति । यह 'न्यायशास्त्र' का प्रथम ( आरम्भ ) सूत्र है। 

इसका अर्थ यह है कि “प्रमाण-प्रमेय आदि” सोलह पदार्थों के 'तत्त्वज्ञान' से मोक्ष 
की प्राप्ति होती है । 

न चेति । 'प्रमाण-प्रमेय' आदि षोडश ( सोलह ) पदार्थो का तत्त्वज्ञान ( यथार्थ 
ज्ञान यानी सम्यक्‌ ज्ञान ) तब तक नहीं हो पाता, जब तक उनके (१ ) उद्देश, 
(२) लक्षण और (३) परीक्षा को नहीं किया जाता। 'न्यायशास्त्र' ( न्याय- 
दर्शन ) के भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा भी है- 

त्रिविधेति । 'इस न्यायशास्त्र’ की प्रवृत्ति तीन प्रकार से होती है--( १ ) उद्देश 
(२) लक्षण ओर (३) परीक्षा । 
उद्देशस्त्विति। नाम मात्र से पदार्थ ( वस्तु ) के कथन को “उद्देश' कहते हैं । 
, वह “उद्देशः ( नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन यानी कथन ) न्यायशास्त्र के इसी, 
“्रमाण-प्रमेयादिरूप' प्रथम सूत्र से कर दिया गया है । 

रूक्षणन्त्विति। असाधारणधर्म के कथन को. 'लक्षण' कहते हैं। जैसे--सास्नाद- . 
दिमत्त्व' यानी सास्नादिमान्‌ होना ( गलकम्बलवाली होना ) 'गौ' का लक्षण है । 

छक्षितस्येति । जिसका लक्षण किया गया है, उसका ( लक्षित वस्तु का ) वह 
लक्षण ठीक है या नहीं ? इसे विचारना 'परीक्षा' कहलाता है । इसलिये प्रथम सूत्र के 
द्वारा 'उद्देश' बताने के पश्चात्‌ अब आगे उन प्रमाणादि पदार्थों के 'तत्त्वज्ञान' ( यथार्थ 

ज्ञान ) के लिये उन प्रमाणादि पदार्थों के लक्षण और उनकी परीक्षा करना उचित है । 
त्रिविध शाह्नप्रवृत्ति- श 
क रला च इस भाष्य में उल्लिखित 'उद्देश' शब्द का अर्थ है 


१. न्या० सू भा० १११२ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रिविध शास्त्रपरवृत्ति ] उपोद्घातः ५ 


केवल नाम बताकर “वस्तु” का कथन करना । जैसे--प्रमाण, प्रमेय, संशय', आदि 
केवल नाम से ही वस्तु को बताया गया है । इसीलिये 'उह्देश' का लक्षण 'नाममात्रेण 
वस्तुसंकीतंनम्‌' किय। गया हे । इस लक्षण में 'नाम-मात्र-वस्तुसंकीतंनम्‌' इतने पद 
हैं। इनमें से किसी एक पद को भी हटा दिया जाय तो लक्षण गडबडा जायेगः। 
सव का अपना-अपना एक विशिष्ट प्रयोजन है । यदि इस लक्षण में से “मात्र' पद 
( शब्द ) को हटा दें तो 'नाम्ना वस्तुसंकीतंनम्‌' इतना ही लक्षण रहेगा । तब वह 
'लक्षण', 'प्रमाण' के लक्षण 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌’ में भी चला जायेगा, क्योंकि 
“प्रमाण के लक्षण! में भी नाम लेकर 'प्रमाण' पदार्थ ( वस्तु ) को बताया गया है। 
इस प्रकार 'उहेशलक्षण' की अतिव्याप्ति हो जायेगी । किन्तु जब हम 'उद्देशलक्षण' 
में 'मात्र' पद को रख देते हैं। तब वह 'प्रमाण! के लक्षण में नहीं जायेगा, क्योंकि 
“प्रमाण' के लक्षण में केवल नाम-मात्र से 'प्रमाण' को नहीं बताया है, बल्कि 'प्रमाण' 
पदार्थ के 'स्वरूप' का भी कथन किया गया है । ॥ 

यदि इस 'उद्देशलक्षण' में 'नाममात्रेण' यह संपूर्ण पद ही न रखेंतो 'वस्तु- 
संकीतंनम्‌' इतना ही लक्षण बचेगा । तब इस लक्षण की “लक्षण और परीक्षा” में भी 
अतिव्याप्ति होगी क्योंकि 'वस्तु' का निरूपण ( कथन ) तो वहाँ ( लक्षण ओर 
परीक्षा के लक्षण में ) भी होता है । किन्तु 'नाममात्रेण' पद रखने पर अतिव्याप्ति 
नहीं होगी, क्योंकि वहाँ केवल 'नाममात्र' से वस्तु को नहीं बंताया जा रहा है, . 
अपितु उसका 'लक्षण' भी बताया जा रहा है । अच्छा, यदि लक्षण में से “वस्तु” शब्द 
को निकाल दें तो 'नाममात्रेण संकीतंनम्‌' इतना ही लक्षण रहेगा । तब जहाँ कहीं भी 
प्रमाण आदि' के नामों का उल्लेख रहेगा, वहाँ पर भी उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति 
हो जायेगी । अर्थात्‌ प्रभाणादि नामों के उल्लेखमात्र को भी 'उद्देश' शब्द से कहना 
होगा । इसलिये 'वस्तु' पद को लक्षण में रखा गया है। जिससे अतिव्याप्ति नहीं 
होती । 'संकीतंनम्‌' में से 'सं' शब्द को हटा दें तो किसी अन्य वस्तु के नाम से किसी 
वस्त्वन्तर के कथन को भी 'उद्देश' कहा जायेगा । किन्तु 'स' शब्द के होने पर जो 
अन्य वस्तु के नाम से वस्त्वन्तर कथन है, वह सम्यक्‌ न होने से वह “उद्देशः नहीं 
कहा जायेगा । एवं च नाममात्रेण वस्तुसंकीतनम्‌' यह निदुंष्ट लक्षण 'उहेश' का 
बनाया गया है । शास्त्र के उसी अंश को 'उद्देश' कहते हैं, जहाँ प्रथमत किसी पदार्थ 
का नामग्रहणपूर्वक निर्देश किया जाता है। इसीलिये 'उद्देश का अर्थ “उपदेश- 
देश” किया जाता है । इस प्रकार न्यायशास्त्र के आरम्भ सूत्र में प्रमाण प्रमेय आदि 
पदार्थों का नाममात्र बताकर जो उपदेश किया गया है, वह न्यायशास्थ की उद्देशा- 
त्मक प्रवृत्ति' का उदाहरण है। ग्रन्थकार ने यह 'उद्देशलक्षण, भाष्यकार वात्स्यायन 
के उद्देशलक्षण ( तत्र नामधेयेन पदाथंमात्रस्याभिधानमुद्देशः--न्या० भा० १११२ ) 
को ध्यान में रख कर किया है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोर तकंभाषा [ लक्षणनिरूपण 


, लक्षण का लक्षण-- 

हल भष्र्यकार एवं ग्रन्थकार के द्वारा उल्लिखित “उद्देश के लक्षण का विचार करने के 

पश्चात्‌ 'लक्षण' शब्द पर विचार कर छेँ। 'लक्षण' शब्द का अथे 'लक्षण कथन', और 

'लक्षणकथन' का अर्थ है 'असांधारण धर्म का' प्रतिपादन'। एवं च लक्षण का लक्षण 

यह हुआ 'असाधारणघमंवचनम्‌' । किसी भी 'वस्तु' ( पदार्थ ) के लक्षण करने का 

प्रयोजन ( आवश्यकत। ) यह है किं “इतर से लक्षित वस्तु की व्यावृत्ति करना' और 
“ . “व्यवहार को प्रवृत्त करना ।' जैसे 'गौ' के लक्षण करने का प्रयोजन ( आवश्यकता ) 
गो के .'समानंजातीय महिषादि चतुष्पद' और उसके “विजातीय ( असमान जातीय ) 
चतुष्पदभिन्न प्राणी' तथा 'अचेतन पदार्थो' से उसकों अलग करना ही है। इसी को 
“समानाऽसमानजातीयव्यवच्छेदो हि लक्षणार्थः’ कह्‌ कर बताया है । यही असाधारण 
धर्म” (लक्षण ) 'गो' शब्द के व्यवहार का प्रवर्तक होता है । एवं च इतर व्यावृत्ति’ 
और 'व्यवहार!--ये दो प्रयोजन, लक्षण से निष्पन्न होते हैं । 'असाधारण धमं अर्थात्‌ 
बिशेषधमं उसे कहते हैं, जो केवल अपने 'लक्ष्य' ( जैसे-गौ ) में रहे । जो धर्म, लक्षण 
के 'लक्ष्य' के अतिरिक्त ( भिन्न ) अलक्ष्यभूत महिषादि पशुओं में भी पाया जाय तो 
उसे 'लक्षण' शब्द से नहीं कहा जायेगा । क्योंकि वह (धर्म' अतिव्याप्त हो रहा है । 
अर्थात्‌ 'अतिव्याप्ति' दोष सें दुषित हो गया है । अत एव “अलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्तिः 
जो धर्म अलक्ष्य यानी लक्ष्य से भिन्न में रहे वह 'अतिव्याप्ति' दोष से ग्रस्त हो जाने 
से 'लक्षण' नहीं कहलाता है। जैसे--श्रज्ित्वं गोलंक्षणम्‌” अर्थात्‌ “रद्ध होना ही 
यदि 'गो का लक्षण कहें, तो लक्ष्यभूत 'गो' से भिन्न अर्थात्‌ अलक्ष्यभूत महिषादि पशुओं 
को भी खङ्ग ( सींग) होते हैं। अतः '“श्वृज्धित्व' धर्म, 'गो! का 'असाधारण धर्म 
( विशेष धर्म ) नहीं कहलाया । इसलिये “श्रज़ित्त' यह लक्षण, अतिव्याप्ति दोष से 
दूषित है। अतः “श्वज्ित्व' को गौ का लक्षण नहीं कह सकते । अभिप्राय यह है कि 
किसी भी वॅस्तु का जब लक्षण बनाया जाय, तब यह ध्यान रखना होगा कि वह 


अतिव्याप्ति दोष से दुषित न हो पाये। अर्थात्‌ अतिव्याप्तिदोष-रहिंत "लक्षण 
वनाना चाहिये । 


साथ ही साथ यह भी ध्यान देना होगा कि जो लक्षण हम बना रहे हैं, वह हमारे 
सम्पूर्ण लक्ष्य में पूर्णतया व्याप्त होना चाहिए। वह अव्याप्त अर्थात्‌ हमारे 
सामूर्ण लक्ष्य में कहीं रहे और कहीं न रहे, ऐसा नहीं होना चाहिये । इसीलिये 
अव्याप्ति का स्वरूप 'लक्ष्येकदेशाव्वृत्तित्वम्‌' वताया जाता है । अर्थात्‌ हमारे लक्ष्यभूत 
वस्तु का असाधारण धमं ( लक्षण ) लक्ष्य के किसी एक देश ( भाग ) में रहे और 
अन्य देश ( भाग ) में न रहे, ऐसा नहीं होना चाहिये | क्योंकि उसका ( लक्षण ) 


इस प्रकार से अव्याप्त रहना 'अव्याप्ति' दोप कहलाता ह । जैसे- 'शाबलेयत्व 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 60910011 Gydan Kosha 


लक्षणांनरूपण ] उपोद्घातः ७. 


गोलंक्षणम्‌' अर्थात्‌ चितकबरापन गाय का लक्षण कहें, या “कृष्णवर्णवत्त्व या 
शुक्लवर्ण वत्त्वं गोलंक्षणम्‌' अर्थात्‌ 'काले रंग की या सफेद रंग की होना--गाय का 
लक्षण करें तो यह लक्षण 'अव्याप्ति' दोष से दूषित कहा जायेगा । क्योंकि कुछ गौएँ 
काले रंग की अथवा सफेद रंग की होती हैं, किन्तु कितनी ही गौएँ काली या संफेद 
नहीं भी होती हैं । अतः 'कृष्णवर्णवत्त्व या शुक्लवर्णवस्व या शाबलेयत्ब'-ये सब 
लक्षण, अव्याप्तिदोष से दुषित हैं, इसलिये इन्हें गाय” का लक्षण नहीं कह सकते । 
क्योंकि ये लक्षण, 'लक्ष्य' के एकदेश में रहते हैं । किन्तु 'लक्ष्य' के अन्य देश ( भाग ) 
में नहीं रहते ।- अतः किसी भी वस्तु का लक्षण जो बनाया जाय, उसे सम्पूर्ण लक्ष्य में 
व्याप्त होकर ही रहना चाहिये । अन्यथा वह अव्याप्तिदोय से दूषित कहलाता है । 

इसी प्रकार 'लक्षण' को 'असम्भवं' दोप से वचाते रहना चाहिये । असम्भव 
दोष उसे कहते हैं, जो 'लक्षण', अपने लक्ष्य में ही न रहें-लक्ष्यमात्राऽवृत्तित्वम- 
संभवः'। जैसे 'एक शफवत्त्वं गोलंक्षणम्‌'= जो एक शफ ( खुर ) वाली यानी विना 
चिरे खुर वाली हो, उसे 'गाय' कहते हैं । किन्तु यह लक्षण 'असंभव' दोप से दुषित 
है । क्योंकि 'गाय' के खुर तो वीच से चिरे ( फटे ) होते हैं। एक शफ ( खुर ) वाली 
'गाय' तो कहीं भी नहीं होती । एक शफ का प्राणी 'गर्दभ' या 'अश्व' हुआ करता है 
अतः 'एक शफवत्त्व' यह असाधारण धमं . ( लक्षण ) हमारे 'लक्ष्य-मात्र' ( सम्पूर्ण गो- 
मात्र ) में उपलब्ध न होने से असंभव दोष से दूषित है । तात्पर्य यह है कि किसी भी 
वस्तु का लक्षण जो बनाया जाय, वह अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, और असम्भव इन तीनों 
दोषों से रहित होना चाहिये। अत एव 'अतिव्याप्त्यव्याप्त्यसम्भवेतिदोषत्रयर हितोऽ- 
साधारण-धर्मो लक्षणम्‌? यह 'लक्षण' का लक्षण बताया जाता है । 'लक्षण' बनाने वाले 
को 'लक्षण' बनाते समय यह सावधानी रखनी चाहिये कि उसका बनाया हुआ लक्षण 
अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव” इन तीनों दोषों से संथा रहित रहे। 'गो' में 
“सास्तादिमत्त्व' यही एक 'असाधारण धर्म' विद्यमान है । जो समस्त गौओं में पाया 
जाता है, उसके अतिरिक्त अन्य-कहीं भी नहीं पाया जाता । अतः यही एक धर्म ऐसा है, 
जिसे 'अतिव्याप्ति, अव्याप्तं और असंभव' इन 'तीनों दोषों' से रहित होने के कारण 
गाय' का लक्षण बताना सर्वथा उचित है । अत एव 'सास्नादिमत्त्वं गोलेक्षणम्‌' = 
गलकम्बल वाली जो हो उसे गाय कहा गया है। इसलिये “सास्नादिमत्त्वं यह निदुष्ट 
( दोषरहित ) लक्षण गाय का बताया जाता है । 

कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी गायों में 'उक्त-लक्षण" अव्याप्त होता है । 
क्योंकि उन में 'गलकम्बल' ( सास्ना ) नहीं पाया जाता । । इसके समाधानार्थं हम 


. यह कह सकते हैं कि वह विदेशी पशु 'गाय' जैसा ही कोई अन्य पशु होगा, जिसे वे 


लोग 'गाय' शब्द से कहते होंगे । यह कहने से हमारे लक्षण में कोई दोप नहीं होगा । 
अतः 'सास्तादिमत्त्वं गोलंक्षणम्‌' सास्नावाली गो होती है, यही समझना चाहिये । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 तकंभाषा [ लक्षणनिरूपण 


उपयुक्त 'अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव' इन तीन दोषों के जो लक्षण 
क्रमशः 'अलक्ष्यवृत्तित्वमतिव्याप्ति:,' 'लक्ष्येकदेशा$वृत्तित्वमव्याप्ति:,' और 'लक्ष्यामात्रा$- 
ृत्तित्वमसंभवः' बताये गये हैं, उन्हीं को प्रौढ नैयायिक विद्वान्‌ दुसरे शब्दों में क्रमशः 
इस प्रकार कहा करते हैं---'लक्ष्यतावच्छेदकाभावसमानाधिकरणंत्वम्‌--अतिव्याप्ति:' । 
जेसे--हमारी 'लक्ष्य' ( जिस का लक्षण बनाने जा रहे हैं ) 'गो' ( गाय ) है, लक्ष्यता 
'गो' में रहेगी, और लक्ष्यतावच्छेदक-धर्म 'गोत्व' होगा । तब लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व 
रूप धर्म केवल गो ( गाय ) में ही रहेगा । उसका ( गोत्व का ) अभाव 'गो' से भिन्न 
महिषादि पशुओं में रहेगा । जिन पशुओं में वह 'अभाव' रहेगा, वे (पशु) उस 
अभाव' के अधिकरण ( आधार ) कहलायेंगे। अतः लक्ष्यतावच्छेदक ( गोत्व ) के 
अभाव के अधिकरणभूत (गो भिन्न) अन्य पशुओं में लक्षण का पाया जाना 
ही 'अतिव्याप्ति' दोष शब्द से कहा गया है। 'शृङ्गित्व' (सींग वाली होना ) इस 
लक्षण (गायका लक्षण धमं) का अधिकरण गाय के अतिरिक्त ( गोभिन्न ) 
अन्यान्य 'महिषादि पशु’ भी हैं, और 'लक्ष्यतावच्छेदक के अभाव? के अधिकरण भी 


'वे पशु हँ । अतः "श्रद्धित्व धमं’ और 'लक्ष्यतावच्छेदक ( गोत्व) के अभाव' दोनों 


का अधिकरण समान ( एक ) ही हैं। दोनों का 'अधिकरण समान” ( एकं ) होने से 
अतिव्याप्ति दोष होता है। इसलिये “शृङ्गित्व' यह लक्षण, 'गो' का नहीं कह 
सकते । 

हळ तरह लक्ष्येकदेशाधवृत्तित्वम्‌--अब्याप्ति: * इस अव्याप्ति के , लक्षण को दूसरे 
शब्दों मै लक्ष्यताबच्छेदकसमानाधिकरणा5भावप्रतियोगित्वमु--अव्याप्ति:' भी कह 


` सकते हैं। जिसका अथं यह होगा कि 'लक्ष्यतावच्छेदक' ( गोत्व ) के किसी 'अधि- 


करण' (आश्रय ) में रहने वाले 'अभाव' का प्रतियोगी होना ही 'अव्याप्ति दोष' 
कहलाता है। जैसे 'शाबलेयत्व' = चितकबरापन, या 'कृष्णत्व' अथवा 'शुक्लत्व' 
को यदि गो का लक्षण कहें तो वह ( लक्षण ) अव्याप्तिदोष से दुषित होगा । क्योंकि 
'शाबलेयत्व', या''कृष्णस्व' अथवा “शुक्लत्व', हमारे लक्ष्यभूत गोंसमुदाय के किसी 'गों' 
में शाबलेयत्व है, तो किसी 'गो' में शुक्लत्व है, तो किसी 'गो' में कृष्णत्व होता है । 
“सम्पुर्ण गोसमुदाय' में न शाबलेयत्व है, न कृष्णत्व है और न शुक्लत्व ही है । अर्थात्‌ 
कोई गाय शाबलेय ( चितकबरी ) तो कोई गाय शुक्ल, तो कोई गाय कृष्ण (काली) 
हुआ करती है । कुछ गायों के रंग का अभाव कुछ गायों में दिखाई देता है। कोई 
गाय चितकबरी तो कोई गाय लाल, कोई काली, कोई सफेद होती है । किन्तु 'लक्ष्य- 
तावच्छेक' जो 'गोत्व' धर्म है वह 'सम्पूर्ण गो समुदाय? पर रहता है । अतः 'लक्ष्यताव- 
च्छेक गोत्व' का अधिकरण यदि हम शाबलेय गौ को कहें तो उसमें 'शुक्लूवर्ण' का 
( शुक्लत्व का ) अभाव रहेगा, यदि हम 'लक्ष्यतावच्छेदक गोत्व' का अधिकरण 
शुक्ल गो को कहैं तो वहाँ 'कृष्णत्व' का अभाव रहेगा । अतः 'लक्ष्यतावच्छेदक समाना- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लक्षणनिरूपण ] उपोद्घातः ९, 


धिकरण' किसी न किसी वर्ण का अभाव अवश्य ही रहेगा । अर्थात्‌ 'लक्ष्यतावच्छेदक 
गोत्व' का और किसी न किसी वर्ण ( रंग) के अभाव का 'अधिकरण एक ही 
होगा । इसलिये 'लक्ष्यतावच्छेदक के समानाधिकरण' वाला किसी न किसी वर्ण का 
अभाव रहेगा । और 'जिस वर्ण ( रंग ) का अभाव” रहेगा, उस अभाव का प्रतियोगी, 
वही वर्ण कहलायेगा । 'उस वर्ण में 'लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिक रणाभावप्रतियोगित्व! 
के रहने से 'शावलेयत्व', 'कृष्णत्व', “शुक्लत्व' आदि लक्षण की हमारे लक्ष्यभूत गो. 
समुदाय' में व्याप्ति न हो पाने से थे लक्षण” अव्याप्तिदोष से दूषित हो जाते हैं । 
अत: शाबलेयत्व, कृष्णत्व, शुक्लत्व आदि लक्षण भी 'गो' के नहीं कहे जा सकते हैं । 
तीसरा दोष असंभव है। इसका भी ध्यान रखना चाहिये कि वह लक्षण में 
न आने पाये। असंभव दोष का स्वरूप 'लक्ष्यमात्रा$वृत्तित्वमू--असम्भव:'। बताया गया 
है। उसी को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं---/लक्ष्यतायच्छेदकव्थापको 
भूताभावप्रतियोगित्वम्‌--असम्भवः' /लक्ष्यताच्छेदक” के व्यापक अभाव का 'प्रतियोगी' 
होना ही 'असंभव दोष' कहलाता है । जैसे- लक्ष्यतावच्छेदक 'गोत्व धर्म', अपने सभी 
आश्रयों ( गोओं ) में रहता है, और वहीं पर ( सभी गोओं में ) “एक शफत्व' 
का अभाव भी रहता है ( क्‍योंकि सभी गौओं के खुर = शफ, चिरे फटे रहते हैं । 
बिना फटा एक शफ तो 'गधे' या 'घोड़' का ही होता है ) । अतः 'एकशफत्व 
का अभाव”, लक्ष्यतावच्छेदक 'गोत्व' का व्यापक है । क्योंकि “जहाँ जहाँ लक्ष्यता- 
वच्छेदक' है, 'वहाँ-वहाँ एक शफत्व' का अभाव है और वह 'एक शफत्व” अपने 
अभाव का प्रतियोगी है। इसलिये 'एकशफत्वं' यह गो का लक्षण असंभव दोष से 
युक्त है। इसलिये यह लक्षण भी ठीक नहीं है। अतः किसी भी वस्तु का लक्षण 
इस प्रकार बनाना चाहिये, जो निदुष्ट हो। एवं च “अतिव्याप्ति-रहितत्वे सति, . 
झव्याप्तिरहितत्वे सति असम्भवरहितघमंत्व॑लक्षणत्वमः 'अतिव्याप्ति', 'अव्याप्ति' 
और 'असंभव' तीनों दोषों से रहित जो धर्म हो, वही लक्षण कहलाने योग्य होता है । 
उसी को 'असाधारण-धमे' ( विशेषधमं ) कहते हैं, अर्थात्‌ जो “सम्पुर्ण लक्ष्य पदार्थों" 
में ही व्याप्त होकर रहता है, उसी को असाधारण घर्म कहते हैं। वह 'असाधारण 
धमं', कभी भी अलक्ष्य में नहीं रहता है। इसी को हम दुसरे शब्दों में 'लक्ष्यता- 
वच्छेदकसमनियतत्वससाधारणत्वम्‌' कह सकते हैं । जो धर्म, .लक्ष्यतावच्छेदक का .सम- 
नियत होत। है, उसी को 'लक्ष्यभूत पदाथं' ( वस्तु ) का असाधारण धमं' यानी लक्षण 
कहते हैं । जेसे--'सास्नादिमत्त्वं अर्थात्‌ गलकम्बलवत्त्वम्‌' यह लक्षण 'गाय' का करते 
हैं, तो 'गो' को हम लक्ष्य समझते हैं और 'सास्नादिमत्त्व या गलकम्बलवत्त्व' उसका 
लक्षण कहते हैं । क्योंकि 'गो' तो लक्ष्य है, उसमें लक्ष्यता रहेगी । जैसे--'मनुष्य' 
में मनुष्यता रहती है । उस लक्ष्यता का 'अवच्छेदक' ( नियामक-मर्यादक ) धमं 
'गोत्व' होगा । वह गोत्व 'लक्ष्यभूत संपूर्ण गौओं' में रहता है । 'गो' से अतिरिक्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१० तकंभाषा [ लक्षणनिरूपण 


महिषादि अलक्ष्य पदार्थो में वह नहीं रहता । 'सास्तादिमतत्व या गलकम्बलवत्त्व' 
( सास्नात्व या गलकम्वरत्व ), लक्ष्यतावच्छेदक 'गोत्व' का समनियत धर्म है । क्योंकि 
'तद्व्याप्यत्वे सति तद्ब्यापकत्बं तत्समनियतत्वमु/--इस नियम के अनुसार जो 'जिसका 
व्याप्य होता हुआ व्यापक भी होता है, वह उसका समनियत धर्म कहलाता है। 
जैसे--गलफम्त्रल ( सास्ना ), गोत्व का व्याप्य है, क्योंकि 'यत्र-यत्र गलकम्वलत्वं 
तत्र-तत्र गोस्वम्‌' जहाँ-जहाँ 'गठकम्बल' होगा, वहाँ-वहाँ 'गोत्व' अवश्य ही रहेगा। 
इस व्याप्य-ब्यापकसाव के नियम के अनुसार 'सास्ना' ( गलकम्बल ), गोत्व की 'व्याप्य' 
होती हुई उसी ( गोत्व की ) “व्यापक भी है। क्योंकि जिसमें 'गोत्व' नहीं रहेगा, 
वहाँ 'सास्ता' ( गछकऊम्बल ) भी नहीं रहेगी, जैसे महिषादिपशुओं में। 'यत्र-यत्र 
गोत्वाभावः तत्रतत्र सारनादिमत्त्वाभांवः' अर्थात्‌ जो-जो 'गोत्व का आश्रय? होगा, 
सभी में सास्ना' अवश्य रहेगी । इस रीति से 'सास्न।', गोत्व की व्यापक भी होती 
है। अतः सास्ना में गोत्व की व्याप्यता और व्यापकता' दोनों रहने से 'सास्ना' को 
'गोत्व' का ( लक्ष्यतावच्छेदक का ) समनियत धमं कहते हैं। और 'समनियत होने 
से ही' सास्तादिभत्त्व को 'गो' का लक्षण कहते हैं । अभिप्राय यह है कि 'अति- 
य्याप्त्यादिदोषत्रय रहितो घर्मो लक्षणम्‌’ अथवा 'लक्ष्यतावच्छेदकसमनियतो घर्मो लक्षणम्‌’ 
अथवा 'असाधारणघमंवचनम्‌ लक्षणम्‌’ ये तीनों ही 'लक्षण' के लक्षण कहे जा 
सकते हैँ । 
. उक्त दोषों के अतिरिक्त 'कुठ अन्य दोष' भी लक्षण में उपस्थित हुआ करते 
. हैं। जैसे--( १ ) आत्माश्रय, ( २) अन्योन्याअय, ( ३) चक्क, ( ४ ) अप्रसिद्धि 
आदि । 

(१) आरमाश्रय--'स्वज्ञानसापेपषज्ञानविषयस्वम्‌ आत्माश्रयः’ । किसी वस्तु का 
अपने ज्ञान के गिमित्त अपेक्षणीथ अन्य ज्ञान का विषय वन जाना आत्माधय दोष 
कहलाता है। जव किसी लक्षण का निर्वचन करते समय उसके ज्ञान में उसी का 
ज्ञान अपेक्षित रहता है, तब यह दोप होता है। यदि हम 'गो' का लक्षण 
'गोभिश्नाऽवृत्तित्वे सति गोमान्वृत्तिजातिमत््वं गोलक्षणम्‌' गाय से भिन्न में न रहने- 
वाली और सम्पूर्ण गौओं में रहने वाळी जाति जिसमें हो वह गाय है ।--यह करें तो 
इसमें आत्माश्रयदोष होगा, क्योंकि 'गो' के लक्षण में ही 'गो' का प्रवेश होने से 
'गो' के ज्ञान में 'गो' का ही ज्ञान अपेक्षित हो रहा है । इस आत्माश्रय दोष के कारण 
यह्‌ लक्षण ठीक नहीं है । क्योंकि 'अपेक्षणीय ज्ञान” के अभाव में 'अपेक्षक ज्ञान! का 
होना कदापि सम्भव नहीं है । 

(२) अन्योऽप्याश्नय--'सवज्ञानसापेक्षज्ञानसपेक्षज्ञानविषयत्वम्‌-अन्योऽ्याक्र॑यः ।' 
किसी वस्तु के ज्ञान के लिये 'अपेक्षणीय ज्ञान' के निमित्त 'अपेक्षित ज्ञान' का विषय 
वन जाना, अन्योऽ्याश्रय दोष कहलाता है । अर्थात्‌ किसी वस्तु की ज्ञानप्राप्ति 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“ 


प्रमाणलक्षण ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ ११ 


में अपेक्षणीय ज्ञान को उस वस्तु के ही ज्ञान की अपेक्षा रहना, अन्योऽन्याश्रय दोष 
है । जैसे--'महिषभिन्नत्वं गोत्वं, गोभिन्नत्व॑ च महिषत्वम्‌' इस लक्षण में 'गोत्व 
ज्ञान! के लिये 'महिषत्व ज्ञान' की अपेक्षा और 'महिषत्वज्ञान' के लिये 'गोत्वज्ञान' 
की अपेक्षा रहने से उपयुक्त लक्षण में अन्योन्याश्रय दोष होता है । 

( ३ ) चक्रक--स्वज्ञानसापेक्षज्ञानसापेक्षज्ञानविषयत्वं चक्रकम' किसी वस्तु का 
अपने ज्ञान के निभित्त अपेक्षणीय ज्ञान को अपेक्षित ज्ञान के निमित्त अपेक्षणीय 
ज्ञान का विषय बन जाना चक्रक दोष कहलाता है। जब किसी वस्तु के ज्ञान के 
प्राप्त करने में 'अपेक्षणीय ज्ञान' को जिस किसी 'अन्य ज्ञान' की अपेक्षा होती है, 
उस ज्ञान के उदय में जव 'उसी वस्तु का ज्ञान पुनः अपेक्षित' हो जाता है, तब 
'चक्रक' नामक दोष कहा जाता है। जेसे--“'गो' का लक्षण करें 'गोत्व', और 
'गोत्व' का लक्षण करें 'सास्तारहित पदार्थ में न रहने वाली और सास्नायुक्त 
समस्त पदार्थों में रहनेवाली जाति! । एवं 'सास्ना' का लक्षण करें कि 'गौ' के गले 
के नीचे लटकने वाला कम्बल। तब 'गो' लक्षण का इस प्रकार निर्वचन करने 
पर 'चक्रक' दोष होगा । क्योंकि 'गो' के ज्ञान के लिये 'गोत्व' का ज्ञान, और 
“गोत्व” के ज्ञान के लिये 'सास्ना' का ज्ञान, एवं 'सास्ना' के ज्ञान के लिये पुनः 
'गो' का ही ज्ञान अपेक्षित हो जाता है। अर्थात्‌ 'गो' के ज्ञान के लिये 'गो' के ही 
ज्ञान की अपेक्षा हो जाती है अतः उसका उदय अशक्य हो जाता है । 

(४) अप्रसिद्धि--लक्षणस्थ निवंचनीयस्वरूपे कस्यचि द॑शस्याऽसत्वमप्रसिद्धिः' । 
लक्षण का स्वरूप बताते समय किसी अंश का 'असत्त्व' ( अविद्यमानता ) “अप्रसिद्धि” 
दोष है । 'गो' का लक्षण--'असरोम-रसनत्व' या “रोमरहितरसनवत्त्व' अर्थात्‌ रोम- 
युक्त रसना ( जिह्वा ) का न होना करें तो अप्रसिद्धि दोष होगा, क्योंकि लक्ष्य के 
स्वरूप में रसना की सरोमता, असत्‌ ( अविद्यमान ) ही है । 


प्रमाणपदार्थेनिरूपणम्‌ 

तत्रापि प्रथममुद्दिष्टस्य प्रमाणस्य तावल्लक्षणमुच्यते । प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ । 
अत्र च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्षणम्‌ । र ु 

तत्रापीति । उन 'प्रमाण-प्रमेयादि' सोलह पदार्थों में भी सबसे पहले कहें गये-- 
( प्रथम उद्दिष्ट ) 'प्रमाण' का लक्षण, सर्वप्रथम कहा जा रहा है । 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌’ 
इति । 'प्रमा का करण प्रमाण है'--इस लक्षण में 'प्रमाण यह शब्द ( पद ), 
लक्ष्य है । ( जिसका लक्षण करना है ) और 'प्रमा का करण' इतना अंश लक्षण है. । 

माधुरी न 

'न्यायदर्शन' के प्रथम सुत्र में प्रतिपादित 'प्रमाणादि' सोलह ( षोडश ) पदार्थों 

का नाम निर्देश ( उद्देश ) किया गया है । अब उनके ( षोडश पदार्थों के ) 'लक्षण' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२ तर्कभाषा [ प्रमाणलक्षण 


और 'परीक्षण' ( परीक्षा ) करने हैं । “न्यायशास्त्र' के प्रथम सूत्र ( उद्देश सूत्र ) में 
सर्वं प्रथम 'प्रमाण* पदार्थं को रखा है । अतः उसी क्रम से सवं प्रथम 'प्रमाण' पदार्थ 
का 'लक्षण' वता रहे हैं । ] 

शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार ( उद्देश, लक्षण और परीक्षा ) से हो रही है, इसे 
पहले बता. चुके हँ । तदनुसार 'उद्देश' ( नाम निर्देश ) के पश्चात्‌ उसका लक्षण 
बताना क्रम प्राप्त है । क्योंकि किसी भी 'पदाथं का नाम निर्देश' ( उद्देश ) कर देने 
पर भी जब तक उस पदार्थ का 'लक्षण' न किया जाय एवं 'परीक्षा' न की जाय तब 
तक उस पदार्थ का सम्यक्‌ ज्ञान ( यथार्थ ज्ञान ) नहीं हो पाता । इसलिये उसकी 
'लक्षण' और 'परीक्षा' करना अत्यन्त आवश्यक है । यद्यपि न्यायसूत्रकार महषि गोतम 
ने प्रमाणसामान्य' का लक्षण वतानेवाला कोई सूत्र नहीं किया है । उन्होंने 'प्रमाण' 
के प्रत्यक्ष आदि चार विभाग करके उनके (प्रत्यक्ष आदि के ) ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षण बता दिये हैं। सूत्रकार ने 'प्रामाण्यसामान्य' का लक्षण क्यों नहीं किया? 
इस जिज्ञासा का समाधान भाष्यकार वात्स्यायन ने “उपलब्धिसाधनानि प्रमाणानीति 
समाख्यानिवंचनसामर्थ्याद्‌ बोद्धव्यम्‌ । प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो हि 
प्रमाणशब्दः ॥?--( न्या भा १। १। ३ ) | के द्वारा बता दिया है कि भ्रमाण' 
शब्द का निर्वचन ही उसका ( प्रमाण का ) 'सामान्य लक्षण” है। अतः उन्हें अलग 
से लक्षण करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई । भाष्यकार का कहना है कि 'प्रमाण 
शब्द के निवंचन से ही प्रमाण का सामान्य लक्षण निकल आता है । क्‍योंकि प्र 
उपसगंपृर्वक 'मा' धातु से 'करण' अर्थ में 'ल्युट्‌! प्रत्यय करने से 'प्रमाण” शब्द की 
निष्पत्ति होती है । इसीलिये 'प्रम/' के 'करण' यानी साधन को 'प्रमाण' कहते हैं । 
अत एव 'उपलब्धि' यानी ज्ञान, अथवा 'प्रमा' ( यथार्थानुभवः प्रमा ) के साधन 
( करण ) को प्रमाण कहते हैं। यह अभिप्राय प्रमाण संज्ञा” ( समाख्या ) के निवंचन 
(व्युत्पत्ति ) से समझना चाहिये । “जिसके द्वारा प्रमा (यथार्थानुभव ) की जाती है', 


इस निर्वचन ( व्युत्पत्ति) के बल पर ज्ञात होता है कि प्रमा के करण को प्रमाण . 


कहते हैं। यही 'भ्रमाण' का सामान्य लक्षण हुआ । सूत्रकार ने यद्यपि न्या० सू० 
१।१।१५ में “उपळब्धि' का अर्थ ज्ञानमात्र बताया है, किन्तु 'उपलब्धि साधनानि' 
इस भाष्य में “उपलब्धि' से उन का तात्पर्यं 'यथार्थानुभव रूप प्रमा' में ही है। इसी 
भाष्य को ध्यान में रखकर तकंभाषाकार केशवमिश् ने 'प्रमाण' का 'प्रमाकरणं' 
यह सामान्य लक्षण किया है । 


शंका --“भ्रमेय आदि” अनेक पदार्थो के रहते सर्व प्रथम 'प्रमाण' पदार्थ का ही 
लक्षण क्यों किया गया है ? 
समा०-सूत्रकार के द्वारा प्रथम उद्दिष्ट होने से उनके उद्देश ( निर्देश ) के 
अनुसार ग्रन्थकार ने उसी का ( प्रमाण का ) लक्षण स्वं प्रथम किया है । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddharta eGangotri Gyaan Kosha 


'प्रमाणलक्षण ] प्रमाणपदार्थेनिरूपणम्‌ १३ 


शंका--सूत्रकार ने अपने सुत्र में 'प्रमेय” पदार्थ का ही प्रथम निर्देश ( उद्देश ) 
क्यों नहीं किया ? 

समा०--'मानाघोना मेयसिद्धिः! 'प्रमेय पदार्थ” की सिद्धि प्रमाण के अधीन हुआ 
करती है, इस नियम के अनुसार सूत्रकार ने माण (-मान ) का निर्देश ( उद्देश ) 
प्रथम किया है। तदनुसार 'प्रमाण' का लक्षण, प्रथम बताया जा रहा है । ग्रन्थकार 
ने 'तावत्‌ लक्षणमुच्यते’ कह कर 'तावत्‌' शब्द से 'क्रम' को बताया है यानी 'तावत्‌' 
का अथ “क्रम” है । अतः क्रम से प्रमेयादि का लक्षण भी बतावेगे । - 

प्रमेति । 'प्रमाकरणम्‌ प्रमाणम्‌’ का अर्थ है--प्रमा' का जो करण हो, उसे 
'प्रमाण' शब्द से समझना चाहिये । यहाँ पर- “'प्रमीयते ज्ञायते येन तत्‌ प्रमाणम्‌’ इस 
प्रकार करणब्युत्पत्ति की जाती दै । । 

शंका--'प्रमितिः प्रमाणम्‌' इस प्रकार भावव्युत्पत्ति क्‍यों नहीं करते ? 

अप्रमितिरूप चक्षुरादि को भी 'प्रमाकरण” माना जाता है, इसलिये उपर्युक्त 
भावय्युत्पत्ति करना ठीक नहीं है । 'प्रमितिः प्रमाणम्‌’ ऐसी “भावव्युत्पत्ति' करने पर 


'बोधस्वभाव वाले' को ही प्रमाण कहना होगा 'अबोधस्वभाव वाले” को प्रमाण नहीं 
कह सकेंगे । अतः 'बोधस्वभाव तथा अवोधस्वभाव' दोनों को प्रमाण कह सकें, एतदर्थ 
करणव्युत्पत्ति का ही मानना उचित होगा । 

ननु प्रमायाः करणं चेत्‌ प्रमाणं तहि तस्य फलं वक्तव्यम्‌, करणस्य फल- 
वत्त्वनियमात्‌ । सत्यम्‌ । प्रमेव फलं, साध्यमित्यर्थः। यथा छिदाकरणस्य 
परशोर्छिदेव फलम्‌ । १ 

प्रश्‍न--नन्विति । “ननु प्रमायाः''** "”“नियमात्‌' । यह प्रश्‍नात्मक ग्रन्थ है। 
प्रश्‍तकर्ता का कहना है कि प्रमा का करण ( साधन) यदि 'प्रमाण' है, तो उसका 
(करण या साधन रूप प्रमाण का) 'फल' बताइये । क्योंकि 'करण' ( साधन ) 
हमेशा फलवान्‌ होता हे । 'यद्‌ यत्‌ करणं, तत्‌ तत्‌ फलवत्‌'--यह व्याप्ति ( नियम ) 
है । अर्थात्‌ 'करण और फल? का नित्य सम्बन्ध रहता है । 

उत्तर--सत्यमिति । 'सत्यम्‌**'''''फलम॑ से उत्तर दे रहे हैं कि आप का कहना 
ठीक ( सच ) है, यानी 'करण और फल' का नित्य सम्बन्ध रहता है। इसे हम भी 
जानते हैं, प्रमाण' ( प्रमा का करण या साधन ) का फल अर्थात्‌ साध्य 'प्रमा ही है । 
जो जिसका 'साधन' होता है, वह उस साधन का “साध्य' यानी फल भी हुआ करता 
है । जब कि 'प्रमा' का करण अथवा साधन 'प्रमाण' है, तो उसका ( प्रमाण का ) | 
फल 'प्रमा' ही होगी । जैसे छेदन ( काटने) के 'करण' ( साधन ) परशु का फल 
( साध्य ) 'छेदन' ही होता है । उसी प्रकार प्रस्तुत मै प्रमा के करणभूत 'प्रमाण' 
का फल 'प्रमा' ही है--ऐसा समझना चाहिये। अर्थात्‌ भ्रमाण' साधन है, और 
'प्रमा' उसकी साध्य हे । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४ तर्केभाषा [ प्रमालक्षण 


| माधुरी 

पूर्जपक्षी की आधी वात जहाँ मान्य रहती है, वहाँ 'सत्यम्‌' शब्द का प्रयोग 
किया जाता है- “अर्घाङ्गीकारे सत्यशब्दः प्रयोज्य:' । 'करण और फळ' की व्याप्ति 
को तो उत्तर देने वाला भी मान रहा है, किन्तु पूर्वपक्षी की ललकार करण का 
फल वताना होगा', को वह स्वीकार नहीं कर रहा है, क्‍योंकि "फळ? तो उसने 
पहले ही बता दिया है। 'फुल' शब्द के अर्थ से अनभिज्ञ के लिये ग्रन्थकार ने कहा 
“नैव फळं साध्यमित्पथेः' । 'फल निष्पत्तौ धातु से 'फल' शब्द निष्पन्न होने से 'फल' 
शब्द का अर्थ 'साध्य' किया गया है । तदनुरूप दृष्टान्त में 'छिदाकरणस्य परशोः 
छिदैव फलम्‌ कहकर 'छिदा' ( द्वैधीभाव ) को ही फल ( साध्य ) बताया है। 


शमा 


का पुनः प्रमा, यस्याः करणं प्रमाणम्‌ । 

उच्यते । यथार्थानुभवः प्रमा । यथार्थ इत्ययथार्थानां संशय-विपयंयतर्क- 
ज्ञानानां निरासः। अनुभव इति स्मृतेनिरासः । 

ज्ञातविषयं ज्ञानं स्मृतिः । अनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ । 
प्रमा का लक्षण 

प्रश्‍न--का पुनरिति । आपने 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌’ कह कर “प्रमाण का जो 
लक्षण किया है, वह ठीक है, किन्तु 'प्रमा” क्या वस्तु है ? जिसके करण को' आप 
“प्रमाण' बता रहे हैं । 

उत्तर--उच्यत इति । बताते हैं :-- यथार्थे अनुभव का नाम 'प्रमा' है । 'प्रमा' 
के लक्षण में जो 'ययार्थ' पद दिया है, उससे अयथार्थज्ञान रूप 'संशय, विपर्यय और 
तर्क? का निराकरण किया गया है । प्रमा के लक्षण में यदि “यथार्थ पद को न रखें 
तो संशय, विपर्यंय और तक ज्ञान ( अनुभव ) में 'प्रमा' के चले जाने से अतिव्याप्ति 
होगी । उस अतिव्याप्ति दोष के निवारणार्थ प्रमालक्षण में 'यथार्थ' पद रखना आव- 
श्यक है । उसी प्रकार प्रमालक्षण में यदि अनुभव पद कोन रखें तो "स्मृति में 
अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'स्मृति' भी ज्ञानविषयकज्ञान होने से यथार्थे है । अतः 
प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति 'स्मृति’ में न हो, इसलिये प्रमालक्षण में अनुभव पद 
रखना आवश्यक है । इस प्रकार 'स्मृति' के निराकरणाथं “अनुभव पद होने से स्मृति 
का निराकरण हो जाता है । 

ज्ञातविषयमिति । 'स्मृति' उस ज्ञान को कहते-हैं, जिसका विषय पहले से ही 
ज्ञात रहता है । - किन्तु 'अनुभव' का. विषय पहले से ज्ञात नहीं रहता है ॥ इसलिये 
स्मृति से भिन्न ज्ञान को “अनुभव बताया गया है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रमालक्षण ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ १५ 


माधुरी 
“यथार्थानुभवः प्रमा’ इस प्रमालक्षण के 'यथार्थानुभतः' पद में 'यथार्थश्रासी 
अनुभवश्च' ऐसा समानाधिकरण कर्भधारय समास किया जाता है । 'यथार्थ' शब्द 
का अनुभव” पद के साथ 'अव्ययं विभक्ति' सूत्र से अव्ययीभावसमास नहीं होगा । 
यदि यह कहें कि अव्ययीभावसमास में 'अलिद्भुमव्ययम्‌' न्याय से विशेष्यनिब्नत।' 
नहीं हुआ करठी । इस कारण 'यथार्थानुभवः प्रमा' में 'प्रमा' रूप विशेष्य के आसित 
'यथार्थानुभव' शब्द के न होने से उक्त सूत्र से अव्ययीभावसमारा का होना क्‍यों न 
कहा जाय ? किन्तु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'यथाऽस।दुझ्ये' इस सूत्र से 'सथा' 
शब्द क। जो अव्ययीभावसमास बताया गया है, वह 'सादृश्य' से व्यतिरिक्त योग्यता, 
वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति', लक्षण अर्थो' में वर्तमान ( यथा' शब्द ) क वताया 
गया है । एवं च, प्रकृत में तो 'साद्श्य' रूप अर्थ विवक्षित रहने से अर्थ' का और 
अनुभव” का अवाधितत्व रूप 'सादृश्य' बताया जा रहा है। तथा च अर्थ यह हुआ 
कि 'यथा'=सदृश है, अबाधित अर्थ जिसका, “यथा सदृशः--अवाधितोर्थ: यस्य 
स तथोक्तः' ऐसा वह अनुभव है । यहाँ अव्ययीभावसमास नहीं है। अतः “यथार्थ 
शब्द के अर्थाव्यभिचारित्व, अर्थक्रियाकारिविषयत्व आदि अर्थ करना उचित 
नहीं है। 'प्रमाकरणं प्रमाणम्‌--यह प्रमाण का सामान्य लक्षण है। उसी को 
स्पष्ट करने के लिये 'यथार्थाऽनुभवः प्रमा' कहकर 'प्रमा' का लक्षण बताया गया है । 
इस लक्षण में भी 'यथार्थानुभव:' इतना अंश “लक्षण” हे और 'प्रमा' यह अंश लक्ष्य 
है । यहाँ लक्षण अंश में “यथार्थ और अनुभव' ये दो पद हैं । इन दो पदों में से यदि 
'यरथार्थ' पद को निकाल दें तो अनुभव: प्रमा' इतना ही लक्षण शेष रह जाता है। 
तब यथार्थ और अयथार्थ भेद से अनुभव भी दो प्रकार का होने से यथार्थ अनुभव 
की तरह अयथार्थ अनुभव को भी 'प्रमा' कहना होगा। अयथाथं अनुभव भी तीन 
प्रकार का होता है- संशय, विपयंय और तकं । 'अनवधारण ज्ञानं संशयः', मिथ्या- 
ध्यवसायो विपर्ययः”, और “व्याप्यारोपे व्यापकारोपस्तर्कः ।' 
मन्दान्धकार में फल-पुष्प-पत्र रहित ऊँचे वृक्ष के ठृंठ को देखकर स्थाणुर्वा पुरुषो 
-वा०'-र्‍यह स्थाणु ( हूंठ ) है या कोई आदमी है इस प्रकार संशयात्मक ज्ञान भी 
अनुभवरूप ही है । उसी प्रकार शुक्ति ( सींप ) को रजत ( चाँदी ) समझने वाले को 
अथवा मन्द अन्धेरै में पड़ी हुई रस्सी को सपं समझने वाले को जो विपर्यय ( भ्रम) 
ज्ञान होता है, वह भी अनुभव रूप ही है । इसी प्रकार तके' भी एक आरोपात्मक 
(आहार्य) ज्ञान है । क्योंकि 'व्याप्य' के आरोप से जो व्यापक' का आरोप किंया जाता 
है, उसे 'तक' कहते हैँ । जैसे--'धूमो यदि. वह्िव्यभिचारी स्यात्‌, तहि वह्िजन्यो न 
स्यात्‌' धूम यदि वह्नि का व्यभिचारी होगा ( बिना व्ल के यदि धूम, होगा ) तो वह 
वल्चि से उत्पन्न नहीं समझा जायगा, यही 'तर्क है । इसमें पहिला. अंश व्याप्य का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ तकभाषा [ प्रमालक्षण 


आरोप' है और दूसरा अंश “व्यापक का आरोप" है । इस तके से यह विपरीत अनुमान 
निष्पन्न होता है, क्योंकि 'धूम' की उत्पत्ति वह्नि से होती है । इसलिये वह ( धूम ) 
बहि का व्यभिचारी नहीं हो सकता, अर्थात्‌ 'यस्मात्‌ धूमो वह्लिजन्यः तस्मात्‌ 
धूमो न वह्मिव्यभिचारी' यह कहा जाता है। यह तर्क 'धूम' में “बह्मिव्यभिचारा- 
भाव? का निश्चय करा देता है, जिससे धूम में वह्विव्यभिचार के संशय की सम्भावना 
समाप्त हो जाती है। उसका फल यह होता है कि 'धूम' में वह्लिव्याप्ति का निश्चय 
हो जाता है। और 'पवंतो वह्मिमान्‌ धूमात्‌’ धूम से वह्ने की अनुमिति का उदय 
होता है । यह अनुमिति यद्यपि स्वयं प्रमारूप है, किन्तु उसे, पैदा करने वाला उक्त 
'तके' अप्रमारूप है, क्योंकि वह वक्ति के अव्यभिचारी “धूम” को वह्मिव्यभिचारी 
के रूप में और व्ल से उत्पन्न होने वाले ( जन्य ) 'धूम' को वक्ति से अजन्यरूप में 
ग्रहण करता है । इसलिये 'तक' अप्रमारूप (अयथार्थ ज्ञानरूप ) है। तथापि वह 
अनुभवरूप तो है ही । क्योंकि 'अनुभव' भी यथार्थं ओर अयथार्थ रूप भेद से दो 
प्रकार का हुआ करता है। निष्कषं यह है कि संशय; विपर्यय और तर्कज्ञान 
( अनुभव ), यथार्थं ज्ञान ( यथार्थं अनुभव ) नहीं हैं। इन तीनों को 'प्रमा' नहीं कह 
सकते । अतः प्रमा के लक्षण में 'यथार्थ' पद के रख देने से अयथार्थ ज्ञान ( अनुभव ) 
रूप 'संशय', 'विपयंय', और 'तकं' ज्ञान ( अनुभव ) में 'प्रमालक्षण' की अतिव्याप्ति 
नहीं हो पाती । 

इसी प्रकार 'स्मृति' को भी 'प्रमा' नहीं कह सकते । यदि प्रमा के लक्षण 
'ग्रथार्थानुभव' में 'अनुभव' पद को न रखें तो “यथार्थ: इतना ही प्रमा! का लक्षण 
शेष रह जायेगा । और उसका अर्थ यह होगा कि "जो ज्ञान यथार्थ हो, वह 
प्रमा' है। तव स्मृतिज्ञान ,( स्मरणात्मकज्ञान ) में प्रमालक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी । किन्तु प्रमालक्षण में /अनुभव” पद को रख देने पर 'यथार्थ अनुभव” को ही 
“प्रमा' कहा जायेगा । तब स्मरणात्मक ज्ञान ( स्मृतिज्ञान ) में अतिव्याप्ति नहीं हो 
पायेगी । क्योंकि “अनु, भवति यः सः अनुभवः? अर्थात्‌ प्रमाणव्यापार के पश्चात्‌ 
(अनु ) जो होता है; उसे “अनुभव” कहते हैं। इस कारण प्रमाणव्यापार के बाद 
उत्पन्न होने वाले ज्ञान को ही अनुभव” शब्द से कहा जायेगा । 'स्मृतिज्ञात' इस 
प्रकार का नहीं है । उसक़ी उत्पत्ति में किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं हुआ करती । 
वह तो पूर्वानुभव से जैसा संस्कार होता है, ठीक वैसा ही स्मरण ( स्मृति ) होता 
है । वह अपनी उद्बोधक सामग्री ( सादृश्य, अदृष्ट, चिन्ता ) के सन्निहित रहने पर 
हुआ करता है। वि 

'स्मृति' का कारण “संस्कार का उद्बोध' ही होता है । इसीलिये 'संस्कारजन्यं 
सानं स्मृति: यह भी स्मृति का लक्षण बताया जाता है। स्मृति' को उत्पन्न करने 
त्राले संस्कार के उद्बोधक सादृश्य आदिभी हुआ करते हैं। कहा भी है- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रमालक्षण ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ १७ 


'सादृश्यादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिवीजस्य बोधकाः’ । जिस वस्तु को पहले देखा हो, कभी 
उसके सदृश वस्तु को देखने पर पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण (स्मृति) हो आता है । 
यहाँ पर अनुभवजन्य संस्कार का उद्वोधक “सादृश्य! है। कभी किसी बात को भूल 
जाने पर उसके चिन्तन से उसका स्मरण हो जाता है। वहाँ पर चिन्तन ( सोचना ) 
ही संस्कार' का उद्वोधक है और स्मृति का उत्पादक है। कभी-कभी सादृश्यदर्शन 
या चिन्तन के विना भी संस्कार का उद्बोधक और स्मृति का उत्पादक 'अदुष्ट' भी 
हुआ करता है। जैप्ता कि नैषधकार ने कहा है--अदृष्टमप्यथमदुष्टवैभवात्‌ करोति 
सुप्तिजंनदर्शनातिथिम्‌”--( नै० का० १।३९ ) । 
एवं च प्रमाणव्यापार के बाद उसकी उत्पत्ति न होने के कारण उसे ( स्मरण 
को ) अनुभव से भिन्न कहते हैं । तात्पर्यं यह है कि लक्षण में 'अनुभव' पद के रख देने 
पर 'स्मृति' में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । भले ही वह 'स्मृति” यथार्थज्ञानरूप हो 
किन्तु वह 'अनुभवरूप' नहीं है । 'स्मृति' में 'अनुभव' शब्द की व्युपत्ति का समन्वय न 
हो सकने से उसे अनुभवभिन्न कहा गया है । एक अन्य कारण यह भी है कि 'अनु- 
भवत्व' एक जाति है, जो प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध को अनुभव के 
रूप में ग्रहण करने वाले अनुव्यवसाय ( मानसप्रत्यक्ष ) से सिद्ध होती है। वह “अनु- 
भवत्व' जाति, जिस ज्ञान में रहती हो उसे 'अनुभव' कहते हैं। जब किसी विषय के 
प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, और शाव्दवोध का उदय होता है, तव 'मैं इस विषय का 
अनुभव कर रहा हूँ' यह प्रतीति होती है, किन्तु जव किसी विषय का स्मरण होता है 
तब उक्त प्रतीति नहीं होती । अतः प्रत्यक्षादि ज्ञानों में 'अनुभवत्व' जाति मानी 
जाती है और स्मृति में वह ( अनुभवत्वजाति ) नहीं मानी जाती। इसलिये 
स्मृति” को 'अनुभव' शब्द से नहीं कहा जाता। यही कारण है कि ग्रन्थकार ने 
स्मृतिव्यतिरिक्त ज्ञानमनुभवः अर्थात्‌ 'स्मृतित्वानधिकरणं ज्ञानमनुभवः' कहकर स्मृति- 
ज्ञान और अनुभवज्ञान दोनों को एक दुसरे से अत्यन्त पृथक्‌ बताया है । किसी भी 
लक्षण में दिये गये पदों के प्रयोजन-प्रदशेन को 'पदकृत्य' कहते हैं । इस रीति से 
“प्रमालक्षण! में दिये गये दोनों पदों का प्रयोजन दिखाकर पदकृत्य बताया गया है । 


स्मृति और प्रत्यभिज्ञा-- 

प्रत्यभिज्ञा' भी एक ज्ञान है । 'तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा' यह 'प्रत्य- 
भिज्ञा' का लक्षण है। 'तत्ता', और 'इदन्ता' दोनों को अवगाहन करने वाली प्रतीति 
को 'प्रत्यभिज्ञा' कहते हैं। “तत्ता! का अर्थ है--तद्‌ का भाव ( रूप ), अर्थात्‌ उसका 
“ रूप, याती पूर्वज्ञात ( तददेश और तत्काल से सम्बद्ध ) रूप, और 'इदन्ता का अथ 
है, इदं का भाव ( रूप ), अर्थात्‌ इसका (प्रत्यक्ष स्थित वस्तु का ) रूप, यानी 
एतद्देश और एतत्काल से सम्बद्ध वस्तु का रूप । निष्कर्ष यह है कि जिसमें पूवंदेश, 


२ त्‌ ९० Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१... तकंभाषा [ प्रमालक्षण 


और पूर्वकाल और वर्तमानदेश और वतंमानकाल दोनों की प्रतीति हो, उस प्रतीति 
को 'प्रत्यभिज्ञा' कहते हैं । जैसे--“सोऽयं देवदत्तः' = यह वही देवदत्त है, जिस देवदत्त 
को हमने मुंबई में देखा था, इसमें 'सः' पद 'तत्ता' यानी पूर्वदेश और पूर्वकाल के 
` सम्बन्ध का प्रकाशक है और 'अयं' पद: 'इदन्ता' यानी एतद्देश और एतत्काल के सम्बन्ध 
का ( वर्तमानदेश और वतंमानकार के सम्बन्ध का ) प्रकाशक है । इसमें 'तत्ता' 
रूप पूर्वदेश, पूर्वकाल का द्योतक 'सः' अंश स्मृतिरूप ( स्मरणात्मक ) है, और उसकी 


( स्मरण की ) उत्पत्ति, पूवदर्शनजन्य संस्कार के उद्बोधन से हो रही है। इसके _ 


विपरीत 'अयं' पद से बोधित एतहेश और एतत्कालरूप 'इदन्ता' अंश प्रत्यक्षात्मक है, 
और उसकी ( प्रत्यक्ष की ) उत्पत्ति इन्द्रिय और अथे ( वस्तु ) के सन्निकषं ( संबंध ) 
से होती है। प्रत्यभिज्ञा की उत्पत्ति में 'संस्कार* तथा “इन्द्रिय-सबन्निकपं' दोनों ही 
कारण रहने से वह ( प्रत्यभिज्ञा ), स्मृति और अनुभव एतदुभयात्मक ज्ञान है । 
यह प्रत्यभिज्ञा, एक अंश में 'ज्ञातविषयकज्ञान' भी है, . इस कारण उसमें 'ज्ञात- 
विषयं ज्ञानं स्मृतिः' इस स्मृतिलक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है। इसलिये कुछ 
विद्वानों ने स्मृति का लक्षण 'संस्कारसात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः' किया है। इस स्मृति- 
लक्षण में 'मात्र' पद के रखने से 'प्रत्यभिज्ञा' में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि 
, प्रत्यभिज्ञा' ज्ञान, केवल एकमात्र संस्कार से उत्पन्न नहीं होता, अपितु वह संस्कार 
और इन्द्रियसब्निकर्ष-दोनों से उत्पन्न होता है। अत एव 'प्रत्यभिज्ञा' को प्रत्यक्षज्ञान 
के अन्तगंत माना जाता है। 'संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः' इस स्मृतिल्क्षण में 
'संस्कारमात्र' अंश को हटा देने पर 'जन्यं ज्ञानं स्मृतिः' इतना ही स्मृतिळक्षण शेष 
रहेगा । तब इस लक्षण की अतिव्याप्ति, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति आदि सभी जन्य 
ज्ञानों में होने लगेगी, वह न हो, इसलिये 'जन्यं ज्ञानं स्मृतिः’ में 'संस्कारमात्र' 
अंश को जोड़ना आवश्यक है । यदि 'संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः! इतना ही लक्षण करें 
और 'मात्र' पद को हटा दें, तो 'प्रत्यभिज्ञा' अर्थात्‌ परिचयात्मक प्रत्यक्ष में अति- 
व्याप्ति होगी । क्योंकि वह भी संस्कारजन्य ज्ञान तो है ही । किन्तु 'मात्र' पद देने 
से उसमें अतिव्याप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वह संस्कारमा त्रजन्य नहीं है, अपि तु वह 
( प्रत्यभिज्ञा ) संस्कारजन्य होते हुए इन्द्रियजन्य भी है। यदि “संस्कारमा त्रजन्यं 
ज्ञानं स्मृति: इस लक्षणगत 'मात्र' 'पद से संस्कार को छोड़कर ( संस्कारेतर अर्थात्‌ 
संस्कार से अन्य ) सभी पदार्थों की निवृत्ति अभिप्रेत हो तो लक्षण का स्वरूप इस 
प्रकार होगा--संस्क्रारेतराऽजन्यत्वे सति संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृति: अर्थात्‌ 
संस्कारेतर से अजन्य होता हुआ संस्कारजन्य जो ज्ञान है, उसे स्मृति कहते हैं । तब 
तो यह लक्षण 'असंभव' दोष से दुषित हो जायेगा । क्योंकि 'स्मृति' स्वयं ही संस्कार 
से इतर जो आत्मा, मन, और आत्म-मनः-संयोग आदि से जन्य ( उत्पन्न ) होती 
:है "एवं च कोई भी स्मृति ऐशी नहीं है, जो 'संस्कोरेतरा$जन्यत्व' से युक्त हो । अतः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


करणनिरूपण ] प्रमाणपद/थनिरूपणम्‌ १९ 


स्मृतिरूप लक्ष्य में स्मृतिलक्षण का प्रवेश ही न हो सकने से असंभव दोष होगा । 
इसी प्रकार ग्रंथकारोक्त स्मृतिलक्षण--'ज्ञातविषयकं ज्ञान स्मृतिः'--में भी ज्ञात" 
पद के साथ 'मात्र' पद जोड देना चाहिये । तव लक्षण का आकार 'ज्ञातमात्रविषयकं 
ज्ञानं स्मृति होगा । तब यद्यपि प्रत्यभिज्ञा के ज्ञातविषयकज्ञानस्वरूप रहने पर. 
“भी उसका ( प्रत्यभिज्ञा का ) 'अयं' अंश पुर्वज्ञात नहीं रहता । अतः वह ज्ञातमात्र 
विषयक नहीं है । उसका विषय तो ज्ञात और अज्ञात “उभयात्मक' है । “स्मृति' की 
कोई अवान्तर जाति न होने से उसके जातिमूलक भेद नही हैं। वह अननुभूत विषय 
को कभी ग्रहण नहीं करती । और अनुभव का अतिक्रमण भी नहीं करती । किन्तु 
कभी-कभी अनुभव के कुछ अंश को छोड़कर भी वह ( स्मृति ) उत्पन्त हुआ करती 
है। जव पूर्वानुभव से उत्पन्न हुए संस्कार के किंचिद्‌ अंश का उद्बोधन होता है 
और किचिद्‌ अंश का उद्वोधन नहीं हो पाता, उस स्थिति में ऐसी 'प्रमुष्टविषया' 
स्मृति हुआ करती है। और जब 'अनुभवजन्यसंस्कार का पूर्णरूपेण उद्वोधन' 
होता है, तव अप्रमुष्टबिषयास्मृति। हुआ करती है। इस रीति से स्मृति के दो भेद 
होते हैं । ; 
अनुभव-ग्रंथकार ने अनुभव का लक्षण 'स्मृति-व्यतिरिक्त ( भिन्नं ) ज्ञानम्‌-- 
अनुभव: किया है । इस लक्षण में 'स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम'' इतना भश 'लक्षण' है 
और “अनुभव: यह्‌ अंश “लक्ष्य है । लक्षण अंश से 'स्मृतिव्यतिरिक्त' पद को हटा दें 
तो 'ज्ञानम्‌ अनुभव:' इतना ही लक्षण शेष रहेगा । तब स्मृति' ( स्मरण ) ज्ञान में 
लक्षण के चले जाने से अतिव्याप्ति होगी । यदि उक्त लक्षण में से 'स्मृतिः पद को 
हटाकर 'व्यतिरिक्त ज्ञानम्‌' इतना ही लक्षण रखें, तो भी 'स्मृंति' ज्ञान में अतिव्याप्ति 
होगी क्टोंकि 'स्मृति' भी एक जान ( स्मरणात्मक ज्ञान) है और वह स्वेतर सभी 
पदार्थों से व्यतिरिक्त भी ( भिन्न भी ) है। उसके निवारणार्थ 'स्मृति' पद का निवेश 
करना आवश्यक है । यदि उक्त लक्षण में से 'ज्ञान' पद को हटा दें तो 'स्मृतिव्यति- 
रिक्तम्‌ अनुभवः' इतना ही लक्षण शेष रहेगा । तब स्मृतिव्यतिरिक्त ( भिन्न ) घट- 
पटादि सभी बाह्य पदार्थों में तथा इच्छा, द्वेषादि आन्तर पदार्थों में अतिव्याप्ति हो 
जायेगी । अतः 'स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्‌ अनुभव: यही पूर्णं लक्षण “अनुभव का 
होता है । 
करणम्‌ व्ह 
कि पुनः करणम्‌ ? साधकतमं करणम्‌ । अतिशयितं साधकं साधकतमं 
प्रकृष्टं कारणमित्यर्थः । _ 
कि पुनरिति । पूर्वोक्त 'प्रमाकरण प्रमाणम्‌’ इस 'प्रमाणलक्षण' के 'प्रमा' पद की 
व्याख्या हो चुकी । अब लक्षण के दुसरे पद--'करण! की व्याख्या करने के ख्ये. 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२० तकंभाषा [ करणनिरूपण 


प्रश्‍न कर रहे हैं कि 'करण किसे कहते है ? तब उत्तर दिया कि 'साधकतमं करणम्‌ -- 
साघकतम, को 'करण' कहते हैं । अर्थात्‌ जिस कार्यं का जो अतिशयेन साधक हो, 
उसे 'साधकतम' कहते हैं, यानी प्रकृष्ट ( सर्वोत्कृष्ट ) कारण ही 'करण' कहलाता है । 


माधुरी 
प्रमा का स्वरूप अवगत हो गया, किन्तु उसके 'करण' का स्वरूप अभी अवगत 
नहीं है, इसलिये उसके स्वरूप को जानने के लिये “कि पुनः करणम्‌' ? यह प्रश्न 
किया गया है । 'सावंपाषंदं व्याकरणम्‌' इस न्याय से व्याकरण-सूत्र के सहारे उत्तर 
दिया कि 'साधकतमं करणम्‌' ( पा० सू० १।४।४२ ) 'साधकतमम्‌' पद की निष्पत्ति 
'अतिज्ञायने तमबिष्ठनौ? ( पा० सू० ५।३।५५ ) इस पाणिनिसूत्र से अतिशायन अर्थ में 
“तमप्‌ प्रत्यय करने पर हुई है। 'तमप्‌' प्रत्यय के अर्थ को बताने के लिये 'अतिश- 
थितम्‌' कहा है । तब 'साधकतम' का निष्कृष्ट अर्थ प्रकृष्टं कारणम्‌’ कहकर ग्रन्थकार 
ने बताया है। अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्टोपकारक हो उसे 'करण' कहते 
हैं। इस 'करण' के लक्षण में 'साधकतमम्‌' इतना अंश 'लक्षण' है और 'करणम्‌' यह 
अंश 'लक्ष्य' है । 'साधक' पद का अथं है 'कारण' । कुछ लोग साक्षात्‌ क्रे धिष्ठिततम- 
“ साध्यक्रिपासाधकं यत्‌, तत्‌ करणम्‌' इस प्रकार 'करण' का लक्षण बताते हैं । 
शंका--'ण्वुल्तूचो' ( पा० सू० ३।१।१३३ ) सूत्र के कतंरि (कर्ता के अर्थ 
में ) 'ण्बुलू' प्रत्यय विहित होने से 'साधयतीति सांधकः' इस व्युत्पत्ति के बळ पर 
साधकता ( साधकत्व ) 'कर्त' में ही संभव होती है। और 'कर्ता' यहाँ पर प्रमाता 
ही है। अतः 'करण' को साधक कँसे बताया जा रहा है? करण में जब साधकत्व ही 
नहीं है तब साधकतमत्व का उसमें होना तो बहुत दुर की बात है । 


समा०--'क्रियां कुवंद हि कारकम्‌’ इस न्याय से सभी कारकों में अपने 

अपने व्यापार के कारण कर्तृत्व रहता है, तब करण में भी कारकत्व ( साधकत्व ) 
संभव हो सकता है । . ईसी अभिप्राय से ग्रन्थकार ने 'प्रकृष्ट कारणम्‌” कहा है । कोई 
भी कार्य किसी एक ही कारण से नहीं हुआ करता । एक कायं के होने में अनेक 
'कारणों की अपेक्षा रहती है । उन कारणों में से कुछ तो 'साधारण' कारण और कुछ 
'असाधारण' कारण हुआ करते हैं। जिन कारणों की अपेक्षा सभी कार्यों में रहती है, 
उन्हें 'साधारण' कारण कहते हैँ । ऐसे साधारण कारण--ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर 
की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न, अदृष्ट ( धर्म-अधर्म ), कार्यं का प्रगभाव, दिक्‌ और 
कार्ल आठ हैं। ये आठौँ कार्यमांत्र के प्रति कारण माने गये हैं। इनका कार्यताव- 
च्छेदरक धमं 'कायंत्व' होता है । उक्त आठ कारणों के व्यतिरिक्त ( भिन्न ) 

सी कारण होंगे, उन्हें 'असाधारण कारण' कहते हैं । जैसे--कुलाल, कपाल, चक्र 
चीवर; दण्ड, सलिल ( पानी ) ये सब भट ( क्राये ) के प्रति असाधारण कारण रहते 

७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


करणनिरूपण ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ २१ 


हैं। इनका कार्यतावच्छेदक धर्म 'घटत्व” होता है, वह केवल घटात्मक कार्य का ही 
धर्म है, कार्यमात्र का नहीं। वसे ही पट (कार्य ) के प्रति तन्तुवाय ( जुलाहा 
अर्थात्‌ कपड़ा बुनने वाला ), तन्तु ( सूत ), तुरी ( तन्तु जोड़ने का साधन ), वेमा 
( जिन दण्डों में सूत फॅसाकर पट बुना जाता है ) ये सब असाधारण कारण होते हैं। 
नैयायिक विद्वान्‌ साधारण और असाधारणकारणों को दुसरे शब्दों में इस प्रकार 
कहते हूँ--'कार्यत्वावच्छिन्नकार्यमात्रम्प्रति यत्कारणं तत्‌ "साधारणं कारणम्‌' । और 
'कार्यस्वव्याप्यघटस्व-पटस्वादिधर्मावच्छिन्नघट-पटादिविशेषकायंम्प्रति यत्कारणं तद्‌ 


असाधारणं कारणम्‌ ।' असाधारणकारणों में से जो प्रकृष्ट ( अतिशययुक्त ) कारण हो, 
उसे 'करण' कहा जाता है। इस अतिशय प्रकर्ष को ही 'व्यापार' कहते हैं । अत एव 
अन्य नैयायिकों ने 'करण' का लक्षण--“'व्यापारवत्‌ असाधारणं कारणं करणम्‌' किया 
है। अर्थात्‌ व्यापार द्वारा जो जिस कार्यं का असाधारण कारण हो, वही उस कार्य 
का 'करण' बनता है । जैसे-कपालद्यसंयोगरूपब्याप।र के द्वारा दण्ड, चक्र, चीव- 
रादि, घट के 'करण' हो सकते हैं ।' उसी तरह तन्तुसंयोगर्पव्यापार के द्वारा तुरी, 
वेमा, तन्तु आदि पट के करण हो सकते हूँ । अत एव व्यापार का लक्षण--तज्जन्यत्वे 
सति तज्जन्यजनको व्यापार? किया गया है। इसका अर्थ यह होगा कि जो जिस 
कारण से पैदा होकर उसके जिस कार्य का उत्पादक होता है, वह उस कारण का उस 
कार्य के प्रति व्यापार कहलात। है । जैसे--कपालद्वय का संयोग, दण्डादि कारण से 
उत्पन्न होकर उसी.दण्डादि कारण के घटरूपकार्य का उत्पादक (.जनक ) होता है । 
इसलिये “घटात्मककार्य! के प्रतिं दण्डादि कारणों का 'कपालब्वयसंयोग” व्यापार है । 
एक दूसरे प्रकार से भी व्यापार का लक्षण बताया जाता है--“तज्जनकताप्रयोजक- 
जनकताकूत्वं व्यापारत्वम्‌'। इसका अर्थं यह है--जो अपनी जनकता से जिसमें जिस 
कार्य के जनकत्व का सम्पादन करता है, वह उसका उस कायं के प्रति व्यापार होता 
है । जैसे-कपालद्वयसंयोग, अपनी जनकता से 'दण्डादि' में घट के जनकत्व को पैदा 
कराता है, क्योंकि 'दण्ड आदि' में कपालद्रथसंयोग की जनकता न हो तो 'दण्डादि' 
में घट का जनकत्व नहीं हो सकता । इसलिये 'कपालद्वयसंयोग', घटरूपकाय के प्रति 
दण्डादि कारणों का व्यापार कहलाता है । इस व्यापार को ही 'द्वार' या 'माध्यम' 
शब्द से भी कहते हैं। इस व्यापारलक्षण के अनुसार किसी भी कार्यं के अन्तिम 
कारण को छोड़कर अन्य सभी कारण व्यापारवत्‌ होते हैं, क्योंकि अन्तिम कारण 
ही कार्य के अन्य कारणों का व्यापार है । इसलिये सभी कारणों को 'करण' कहने 
का प्रसंग प्राप्त होगा । अतः लक्षणगत 'व्यापारवत्‌' का अर्थं यह करना होगा कि 
'जिस कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में अथवा कार्य के उत्पत्तिक्षण में जिस कारण का 
स्वयं साक्षात्‌ उपस्थित रहना आवश्यक नहीं हो ।' अथवा 'जो जिस कायं का साक्षात 
संबंध से कारण न होकर व्यापारघटित संवंध से ही कारण होदा हो' वह उस कार्थ ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ तकंभाषा [ कारणनिरूपण 


का व्यापारवत्‌ कारण कहलाता है । ऐसा अर्थं करने पर कायं के अव्यवहित पूर्वक्षण 
में अथवा कार्य की उत्पत्ति के क्षण में जो कारण, स्वयं साक्षात्‌ उपस्थित रहते हैं, 
अथवा व्यापारघटित संबंध से कारण, न होकर साक्षात्‌ संबंध से कारण होते हैं, 
उनको 'करण' नहीं कहा जायगा । जँसे--“तन्तु, तन्तुवाय' आदि, पटकार्य के अव्यवहित 
पूर्वक्षण में भी स्वयं उपस्थित रहते हैं और साक्षात्‌ संबंध से ही कारण होते हैं। 
अतः वे 'पट' के करण नहीं होंगे। और 'तुरी, वेमा आदि कारणों” का पटकाय के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में रहना आवश्यक नहीं है । वे अपना-अपना कार्यं करके नष्ट भी 
हो जायें तव भी 'पटकार्य' की उत्पत्ति में कोई हानि नहीं होगी । यदि वे अव्यवहित 
पूर्वक्षण में रहते भी हैं तो 'स्वप्रयोज्यविजातीयसंयोगरूप व्यापारघटित सम्बन्ध' से 
ही पटकार्य के प्रति 'कारण' होते हैं । 'साक्षात्‌ संवंध' से नहीं । अतः तुरी, वेमा 
आदि कारणों को ही 'करण' कहा जायेगा, सबको नहीं । 


कारणम्‌ 


ननु साधक कारणमिति पर्यायस्तदेव न ज्ञायते किन्तत्कारणमिति । उच्यते । 
यस्य कार्यात्‌ पुर्वेमावो नियतोऽनन्यथासिद्धश्च तत्कारणम्‌ । यथा तन्तुवेमादिकं 
पटस्य कारणम्‌ । 


यद्यपि पटोत्पत्तो देवादागतस्य रासभादेः पुत्रभावो बिद्यते, तथापि नासौ 
तः। 

तन्तुरूपस्य तु नियतः पूर्वभावोऽस््येव किन्त्वन्यथासिद्धः पटरूपजननोपक्षीण- 
त्वात्‌, पटं प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागौरवप्रसङ्गात्‌ । 


हह द्यातयति कारणत्वम्‌ । अनन्यथासिद्धनियतपश्चा-दा- 
त्वं कायत्वम्‌ । 


कारण का लक्षण-- . 


प्रमाकरणं प्रमाणम्‌' इस प्रमाणलक्षण को समझाने के लिये 'करण” का लक्षण 
आशत करणम्‌’ कहा । इस लक्षण के द्वारा 'साधकतम ( प्रकृष्ट) कारण' को 
|| 
करण बताया गया है । किन्तु जब तक “कारण' के ही स्वरूप का परिचय त हो 


तब तक अकृष्ट कारण' अर्थात्‌ 'करण' का ज्ञान हो पाना कठिन है, इसलिये अब 
'करण' का स्वरूप जानने की इच्छा से शंका की गई है। 


शंका साधक' और “कारण” एक दुसरे के पर्याय शब्द हैं । 'साधक' शब्द का 
अर्थ पूछने पर 'कारण' बता देना तो 'मघवा? मूल 'बिडौजा' टीका के समान 
बताना हुआ । न तो 'साधक' का स्वरूप हम जानते हैं और न 'कारण' का ही स्वँहूप 
दम जान पा रहे हैं, कि बह 'कारण' क्या है। जब तक यह न ज्ञात हो, तब तक 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारणनिरूपण ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ २३ 


'साधकतम' यानी प्रकृष्टकारण रूप 'करण' का ज्ञान होना असंभव हैं। इसलिये 


“कारण' का लक्षण बताना चाहिये । 


समाघान--'कारण' का लक्षण बता रहे हैं--यस्य कार्यात्‌ पुर्वंभावो नियतः 
अनन्यथासिद्धश्च, तत्‌ कारणम्‌'--जिसकी सत्ता घटादिकार्योत्पत्ति से पूवं निश्चित 
हो, और जो अन्यथासिद्ध ( अनावश्यक ) न हो उसे 'कारण' कहते हैं। जैसे-- 
तन्तु और विमा' ( पट बुनने का साधनरूप दण्ड) आदि “पट” के कारण हैं। 
क्योंकि 'पटकारयं' के पूवं तन्तु और वेमा आदि' की सत्ता ( उपस्थिति) नियत 
( निश्चितरूप से ) रहती है, और वे अन्यथासिद्ध ( अनावश्यक ) भी नही हैं । इस 
लिये तन्तु, वेमा आदि'--'पट' के कारण कहे जाते हैं। कारण के उक्त लक्षण में 
'पुर्वभाव, नियत और अनन्यथासिद्ध' ये तीन शब्द, विशेष महत्त्व के हैं। अतः 
इनका अर्थ और लक्षण में उनके सन्निवेश का प्रयोजन जानना आवश्यक है । 

पट की उत्पत्ति के समय दँववशात्‌ ( संयोग से) कोई रासभ ( गधा ) आकर 
यदि उपस्थित हो जाय, तो उसका भी पुर्वंभाव कहा जा सकता है, किन्तु उस “रासभ' 
का उत्त समय वहाँ आकर उपस्थित हो जाना नियत ( निश्‍चित ) नहीं है। इस 
कारण 'पटकार्य' के प्रति “रासभ को कारण नहीं कहा जायेगा । हाँ; पटकायं की 
उत्पत्ति के पुत्रं यद्यपि 'तन्तुरूप’ का नियत पूर्वभाव है किन्तु वह 'अभ्यथासिद्ध’ भी है, 
'अनन्यथासिद्ध' नहीं है । क्योंकि 'पटरूप' के उत्पादन में उसकी ( तन्तुरूप की ) 
शक्ति ( उपयोगिता ) समाप्त हो जाती है । हाँ, 'पटरूपकाय को उत्पत्ति में 'तन्तुरूप' 
को कारण कह सकते हैं । किन्तु 'पटकायं' की उत्पत्ति में 'तन्तुरूप' को कारण नहीं 
कहा जायेगा । 'पटकार्य' की उत्पत्ति में भी यदि 'तन्तुरूप' को कारण कहेंगे तो 
'कल्पनागोरव' ही होग्रा.। 'कल्पतागौरव' यह एक दोष है। अभिप्राय यह है कि 
'पटकार्योत्पत्ति' के प्रति. 'तन्तुरूप' को कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। 
पटकार्योत्पित्ति में केवल 'तन्तु' को ही कारण माना गया है । 

» माधुरी 

“कारण! के लक्षण में आये हुए 'नियत;' का अथं 'अवश्यंभावी' है । 'अनन्यथा- 
सिद्धः' का अर्थ “प्रकारान्तर से जो अन्यत्र कहीं उपयुक्त नहीं हुआ हे । 'पुवंभाव' 
का. अर्थ--( १) कार्य कौ उत्पत्ति के पूर्थ रहना; या ( २) कार्योत्पत्ति के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में रहना दोनों प्रकार से किया जा सकता है । 'अव्यवहित पूर्व- 
क्षण का अर्थ है कि कार्योत्पत्ति का वह पूर्वक्षण, जिसके ठीक अगले क्षण में कार्य 
की उत्पत्ति होनी है । अतः कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में रहने ( पुर्वभाव ) 
को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं--कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में कारणता- 
बच्छेदकसम्बन्ध से रहता हुआ कार्य के आश्रय में कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४ : तकभाषा [ कारणनिरूपण 


जो रहे, उसे हम 'पुवंभाव' शब्द से बता रह्रे/हैं । जैसे--पट' अपने आश्रयभूत 
तन्तुओं' में 'समबाय' संबंध से उत्पन्न होतुं इसलिये बह ( समवाय ) पटरूप कार्य 
का 'कार्यंताबच्छेदक' सम्बन्ध है । और 'कार्य के आश्रय, में ( अर्थात्‌ 'पट' कार्य का 
आश्रय 'तन्तु' है, उसमें ( तन्तु में ) जिस सम्बन्ध से 'कारण' रह कर 'कार्य' ( पट) 
को उत्पन्न कर पाता है, उस सम्बन्ध को 'कारणतावच्छेदक' सम्बन्ध कहते हैं। यह 
'कारणतावच्छेदकसम्बन्ध' भिन्न-भिन्न कारणों का भिन्न-भिन्न होता है। सभी 
कारणों का 'कारणतावच्छेदक सम्बन्ध' एक ही नहीं होगा । जैसे--'पट कार्य के 
आश्रयभूतः तन्तुः में 'तन्तु', 'तादात्म्यसम्वन्ध' से रहता है, और “तुरो, वेमा आदि 
'स्बप्रयोज्य-विजातीयसंयोग' से और 'तरतुसंयोग, 'समवाय' सम्वन्ध से रहते हैं, 
और “पट” रूप कार्य को उत्पन्न करते हैं। अतः 'तन्तु' के लिये कारणतावच्छेदक 
सम्बन्ध 'तादात्म्य' होगा और तन्तु, वेमा आदि के लिये कारणतावच्छेदक सम्वन्ध 
“सवप्रयोज्य-विजातीयसंयोग, तथा ततन्तुसंयोग के लिये कारणतावच्छेदकसम्वन्ध 
"समवाय? होता है। कार्योरपत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में कार्योत्पादक सम्पूर्ण कारण 
एकत्रित रहते हैं तथा कार्योत्पत्ति के होने में कोई प्रतिबन्धक भी उपस्थित नहीं 
रहता । “इस कार्योत्पत्ति के 'अव्यवहित पूर्वक्षण’ को 'सामग्नोक्षण' शब्द से कहा 
करते हैं । सामग्रो का अर्थ है--प्रतिवन्धकाभाव सहित समग्र कारणों का सन्निहित 
रहना । 

'पुर्वभाव' शब्द के 'पूव' का अर्थ 'अव्यवहित पूर्व’ न करके केवळ “पुर्व मात्र 
ही करें तो कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में न रह कर कभी किसी समय “काय 
के पूवं' रहने वाला पदार्थ ( वस्तु ) भी “उस कार्य' का कारण कहलायेगा । जैसे 

_ कभी कोई तन्तु वेमा आदि तन्तुवाय के घर में पड़ा हुआ है, किन्तु 'पटोत्पत्ति' के 
अव्यवहित पूर्वक्षण में उपस्थित नहीं था, तथापि उसे 'पट' का कारण कहना होगा, 
क्योंकि वे तन्तु, वेमा, कभी नियतरूप से पटोत्पत्ति के पूर्वं रह चुके हैं और अनन्यथा- 
सिद्ध भी हैं । 

(पुर्वेभाव' का अथं करते समय बताया था कि 'कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध' से 
कार्य के आश्रय में, कार्योत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में कारणतावच्छेदकसम्बन्ध 
से रहना । अब यदि हम 'कार्यतावच्छेदकसम्बन्ध से कार्याश्रय में” इतने अंश को 
हटा दें तो शेष अर्थ यह रहेगा कि “कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में कारणतावच्छेदक 
सम्बन्ध से रहना' । तव जो तन्तु, वेमा आदि 'कार्यतावच्छेदक-समवायसम्बन्ध' से 
जिस पट के आश्रयभूत तन्तु में न रहकर कालिकसम्बन्ध से उस पट के आश्रयभूत 
तन्तु में रहते हैं, ऐसे तुरी आदि भी उत्पद्यमान पट के कारण कहलाने लगेगे । 
उसी तरह “कायंतावच्छेदक-समवायसम्बन्ध' से किसी अन्य पट के आश्रयभूत तन्तु 
में रहते हों तो भी वे इस उत्पद्यमान पट के कारण कहलाने लगेंगे । अब 'कारणताव- 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्यथासिद्ध ] प्रमाणपदार्थनिरूपणस्‌ २५ 


च्छेदकसम्बन्ध' को न रखे, केवल “रहना” इतना ही अंश रखें तो जो तन्तु, वेमा 
आदि जिस पट के आश्रयभुत तन्तु में 'कारणतावच्छेदकसम्बन्ध' से न रहकर 
कालिकसम्बन्ध से रहते हों, वे भी 'उस पट' के कारण कहे जायेंगे । इन सब अति- 
व्याप्तियों के निरासार्थ 'पूर्वंभाव' का अथं 'कार्योत्पत्ति के अव्यर्वाहत पूर्वक्षण म॑ रहना' 
किया जाता है । 

नियत--'नि' उपसगंयुवंक 'यम' धातु से 'क्त' प्रत्यय जोड़ देने पर “नियत” शब्द की 
निष्पत्ति होती है । तव 'नियत' का अर्थ होगा 'नियम से युक्त होना' । और.'नियस' 
का अर्थ 'व्याप्ति है । 'ब्याप्य और व्यापक! दोनों पर व्याप्ति' पदार्थं निर्भर रहता 
है । अतः 'व्याप्ति' का आश्रय होने से “व्याप्य' को ओर “व्याप्ति' का निरूपक होने 
से 'व्यापक' को भी 'नियत' शब्द से कहा जाता है । आवश्यकतानुसार 'नियत' शब्द 
से कहीं पर “व्याप्य' को तो कहाँ पर, 'व्यापक' को भी समझा जाता है । प्रस्तुत 
'कारणलक्षण' में “नियत” शब्द का अर्थ 'व्यापक': लिया गया है । और “कार्यात्‌, 
पूर्वभावो, नियतः'--इन तीनों शब्दों का सम्मिलित अथे किया जाता है। तब 
'कार्यात्‌ पूर्वंभाबो नियत: का अर्थं इस प्रकार होगा--'कार्यंतावच्छेदकसंवंध से कायं 
के आश्रय में उस कार्य के अव्यवहित पूर्वक्षण में रहने वाले अभाव का कारणताव- 
च्छेदकसम्बन्ध से प्रतियोगी न होना ।' तात्पर्यं यह है--कोई पदार्थ, कार्योत्पत्ति में 
अनन्यथासिद्ध होता हुआ भी कार्य के आश्रय में किसी संबंध से कभी कदाचित्‌ रह 
लेने मात्र से उस कार्य का कारण नहीं कहलाता, किन्तु उस कार्यं का कारण बनने 
के लिये उसे कार्य का व्यापक ( कार्यनियत ) होना चाहिये । इस प्रकार लक्षण में 
“नियत? शब्द के रखने से “रासभ” ( मिट्टी लाने वाले कुलाल के' गधे ) में अति- 
व्याक्ति नहीं हो पाती । क्योंकि वह रासभ कभी कदाचित्‌ किसी घट का पूर्ववर्ती हो 
सकता है, किन्तु सभी घटों का वह ( रासभ) नियत पूर्ववर्ती नहीं हो सकता, इसलिये 
वह ( रासभ ) 'घटकार्य' का व्यापक नहीं है । 

शंका--'समस्त घटों' ( घटमात्र ) का नियत पूर्ववर्ती न होने से “समस्त घट- 
कार्य' का वह व्यापक नहीं है इसलिये वह 'घटसामान्य' ( घटमात्र ) का कारण भले 
ही न हो, परन्तु जिस “घटविशेष' का वह नियत पुर्वेवर्ती है, उसी का उसे कारण क्यों 
नहीं कहते ? 

समा०--वह 'रासभ', जिस घट विशेष का नियत पूर्ववर्ती है, उस 'घटविशेष' 
के प्रति, वह अन्यथासिद्ध है, इसलिये उस 'घटविशेष' का भी उसे कारण नहीं कहा 
जात। । 

ग्रन्थकार ने कारण के लक्षण में 'अनन्यथासिद्ध' पद रखा है। “न अन्यथा 
सिद्धः = अनन्यथासिद्धः' अर्थात्‌ अन्यथासिद्ध से भिन्न । भेद' से युक्त हुए को 'भिन्न' 


. कहते हैं। 'भेद' भी एक अभाव है । (अभाव! हमेशा प्रतियोगी की अपेक्षा रखता है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ तकंभाषा [ अन्यथासिद्ध 


अतः 'अन्यथाशिद्ध के भेद का प्रतियोगी 'अन्यथासिद्ध' ही होगा । क्योंकि जिसका 
अभाव होता है, 'वही' उस अभाव का प्रतियोगी कहलाता है। एवं च “अभाव! के 
ज्ञान में प्रतियोगी के ज्ञान की अपेक्षा रहती है। अतः 'प्रतियोगिभुत अन्यथासिद्ध' 
के ज्ञान के बिना 'अन्यथासिद्धभेद' का ज्ञान हो पाना कठिन है। मुक्तावलोकार ने 
पाँच प्रकार के 'अन्यथासिद्ध' बताये हैं-- । 
“थेन सह पूर्वभावः कारणमादाय वा यस्य । 
अन्यं प्रति पूर्वभावे ज्ञाते यत्यूवंभावविज्ञानम्‌ ॥ 
जनकम्प्रति पू्ववृत्तितामपरिज्ञाय न॒ यस्य गृद्यते। . 
अतिरिक्तमथापि यद्‌ भवेत्‌ नियतावश्यकपूर्वभाविनः ॥ 
एते पञ्चाऽन्यथासिद्धा दण्डत्वादिकमादिमम्‌ । 
घटादौ दण्डरूपादि द्वितीयमपि दशितम्‌ ॥ 
तृतीथन्तु भवेद्‌ व्योम, ` कुलालजनकोऽपरः। 
पञ्चमो रासभादिः स्यात्‌ एतेष्वावश्यकस्त्वसौ ॥ 
(न्या० सि० मु० १९२२) 

(१) 'येन सह पूर्वभावः--जिस धर्म के साथ कारण क| कार्य के प्रति पूर्वभाव 
गृहीत होता है, वह 'धर्म' उस कार्य के प्रति 'अन्यथासिद्ध' समझा जाता है। 
यह प्रथम ( पहला ) अन्यथासिद्ध है । जैसे--(दण्डत्व/दिकमादिमम्‌---'दण्ड', 'घट' 
कार्य का 'कारण' है । उसकी 'कारणता?, 'दण्डत्व' धर्म से विशिष्ट ( युक्त ) दण्ड' 

' में गृहीतं होती है । एवं च 'दण्डत्व धर्म के साथ 'दण्ड' का पुर्वभाव 'घट' कार्ये 
के प्रति ग्रृहीत होने से वह “दण्डत्व' घर्म, 'घट' कार्य के प्रति प्रथम प्रकार का 
अन्यथासिद्ध है । 

(२ ) 'कारणमादाय वा यस्य --यह द्वितीय अन्यथासिद्ध का लक्षण है। किसी 
कार्य के प्रति जिस पदार्थ के नियतपूवभावित्व का ज्ञान, उसके कारण के द्वारा होता 
है, वह पदार्थ, उस कायं के प्रति अन्यथासिद्ध कहलाता है । जैसे--'घटादौ दण्डरूपादि 
वितोयमपि दाशितम्‌' “घट' कार्य के प्रति दण्ड में रहने वाले 'रूप' पदार्थ के नियत" 
पुर्वभावित्व का ज्ञान, घटकार्य के कारणभूत 'दण्ड' के द्वारा होता है, अर्थात्‌ 'रूप' 
अपने आश्रयभूत दण्ड के द्वारा अपने नियतपूरवंभावित्व का ज्ञान करा पाता है । इस” 
लिये वह ( दण्ड का रूप ) घटकार्य के प्रति अन्यथासिद्ध समझा जाता है । तामे 
यह्‌ है कि 'दण्ड', घटकार्य का पुर्वंभावी है, इस कारण उस दण्ड में रहने वाला 'ह्प' 
भी be का पूर्वभावी समझा जाता है । अर्थात्‌ घट के 'कारणभूत दण्ड' के द्वारा ही 
उसके रूप को पूर्वभावी कहा जाता । १ बटर द्वितीय 

` प्रकार का अन्यथासिद्ध है F छ 
(३) अन्य प्रति पुर्वेभावे ज्ञाते यत्युवंभावविज्ञानम'--यह तृतीय . अन्यथासिड 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्यथासिद्ध ] प्रमाणपदार्थनिरूपणस्‌ २७ 


का लक्षण है । किसी अन्य कार्य के प्रति पूर्वभाव ज्ञात कर लेने पर ही जिस पदार्थ 
का प्रस्तुत कार्य के प्रति पूर्वभाव जाना जा सके वह पदार्थं, प्रस्तुत कार्ये के प्रति 
अन्यथासिद्ध कहलाता है । जैसे--'तृतीयं तु भवेद्‌ व्योम'--'घट' कार्यं के प्रति “आकाश' 
( व्योम ) अन्यथासिद्ध है, क्योंकि 'आकाश' का प्रत्यक्ष. तो होता नहीं । उसका ज्ञान 
'शब्द' के समवायिकारण के रूप में अनुमान के द्वारा हो पाता है। इस कारण 'अन्य' 
अर्थात्‌ शब्द! के प्रति पूवंभाव ( कारण के रूप में आकाश का ) सिद्ध होने पर ही 
घट के प्रति उसका पूर्वभाव ( पूर्ववृत्तिदा ) संभव हो सकता है । अतः 'घटादि कार्य 
के प्रति आकाश तृतीय ( तीसरे ) प्रकार का अन्यथासिद्ध है । 

( ४ ) 'जनकं प्रति पू्ंवृत्तितामपरिज्ञाय न यस्य गृह्मते--यह चतुर्थं अन्यथासिद्ध 
का लक्षण है। अर्थात्‌ 'कारण' का जो कारण हो, वह चतुर्थ ( चौथे ) प्रकार का 
अन्यथासिद्ध होता है। जनक प्रति: कारण के प्रति, पूर्ववृत्तिता ( कारणत्व ) को 
अपरिज्ञाय = विना जाने, यस्य = जिसकी कार्य के प्रति, न ग्रह्यते = पूर्ववृत्ति गृहीत न 
हो । निष्कर्ष यही है कि जो कारण का कारण हो, वह चौथे प्रकार का अन्यथासिद्ध 
होता है । जैसे---कुलाल ( कुंभार ) का 'पिता' घटकार्ये के प्रति चतुर्थ प्रकार का 
अन्यथासिद्ध कहलाता है । 


( ५) 'अतिरिक्तमथापि यद्‌ भवेश्ियतावश्यकपु बंभाविनः' यह पञ्चम ( पाचवे ) 


` प्रकार के अन्यथासिद्ध का लक्षण है । इसक। तात्पर्य यह्‌ है कि नियतावश्यक पूर्व- 


भावी से भिन्न जो कुछ भी हो, वह सभी पश्चम अन्यथासिद्ध कहलाता है। जैसे-- 
घटोत्पत्ति के प्रति दैववश।त्‌ ( अकस्मात्‌) आया हुआ रासभ (गधा ) पञ्चम 
अन्यथासिद्ध है । इस प्रकार विश्वनाथ पः्चानन भट्टाचाय ने अपने न्यायसिंद्धान्त- 
मुक्तावली ग्रंथ में पाँच प्रकार के अन्यथासिद्धों को बताया है । 

एवं च 'अनन्यथासिद्धनियतपु वंभावित्वं कारणत्वम्‌’ यह 'कारण' का लक्षण है, 
और 'क्रियासिद्धो यत्‌ प्रकृष्टोपकारकं तत्‌ करणम्‌'--यह 'करण' का लक्षण है। 
तथापि 'करण' के लक्षण में शंका हो रही है। 

श्ंका--'ण्वुळूतृचौ'-( पा० सू ० ३।१।१३३ ) सूत्र से कर्ता अर्थं में ( कर्तरि ) 
ण्वुल प्रत्यय किया जाता है। अतः "साधयतीति साधक: इस व्युत्पत्ति से साधकत्व 
( साधकता ) 'कर्ता' में उपपन्न होता है। 'कर्ता' यहाँ पर प्रमाता ही है। इस 
कारण. 'साधकत्व' करण में है ही नहीं, तव उसका 'साधकतमत्व' होना कैसे संभव हो 
सकता है ? 

समा०--'क्रियां कुवंद्‌ हि कारकम्‌’ इस न्याय से समस्तं कारकों में स्व 
( अपने ) व्यापार की अपेक्षया ( दृष्टि से ) कतृंत्व का होना संभव है । इसलिये 
करण में भी 'क[रकत्व' का अपरपर्यायरूप 'साधकस्व' का होना संभव है । इसीलिये 
त्कंभाषाकार ने 'प्रकृष्टं कारणम्‌? कहा है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८ तर्कभाषा [ लक्षणान्तरखण्डन 


अन्ययातिद्धनियतपूर्व भावित्वं कारणत्वम्‌’, यहाँ पर 'अन्यथासिद्धश्रासौ नियतश्न 
स चासौ पूर्वभावश्च सो$स्यास्तीत्यनन्यथासिद्धनियतपूर्वेभावि' । यह कर्मधारय- 
समास है। 
शंका--'न कर्मधारयान्मत्वर्थीयः' इस नियम के विद्यमान रहते कारण का उक्त 
लक्षण कंसे कह रहे हैं? 
समा०--'न कर्मधारयान्मत्वर्थीयः' यह नियम सार्वत्रिक नहीं है, इसी कारण 
'कोकप्रीतिचकोरपारणपट्ज्योतिष्मती लोचने' यह्‌ प्रयोग उपपन्न हो पाता है। 
शंका--'यस्ग्र कार्यात्‌ पूर्वभावः’ कहकर कारण का लक्षण बता चुके, किन्तु 
: 'अवधिभूतकायं' का जव तक परिज्ञान न हो, तब तक 'अर्वाधमत्कारण' का ज्ञान होना 
केसे, संभव होगा ? 
समा०--इसीलिये 'कारण' का लक्षण बताने के वाद अब 'कार्य' का लक्षण 
'अनन्ययासिद्धनियतपश्चाद्भावित्वं-कार्यत्वम्‌' किया है। अर्थात्‌ अन्यथासिद्ध न होकर 
निसतरूप से कारण के पश्चात्‌ होना ही “कायं' का लक्षण है । कारण और कार्य दोनों 
के लक्षणों के अनुसार 'घट' के प्रति अन्यथासिद्ध न होकर घट के पूर्व, नियतरूप से 
उपस्थित होने के कारण "कुलाल, चक्र, चीवर, दण्ड' आदि अथवा 'पट' के प्रति 
तुरी, वेमा आदि' घट या पट के प्रति क्रमशः कारण कहे जाते हैं, और उन सब 
कारणों के उपस्थित होने के पश्चात्‌ उत्पन्न होने से 'घट' या 'पट' को यथाक्रम उन 
सब का कार्य कहते हैं । 


यत्तु कश्चिदाह कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणमिति, तदयुक्तम्‌ । नित्य- 
विभूनां व्योमादीनां कालतो देशतश्च व्यतिरेकासम्भवेनाकारणत्वप्रसङ्भात्‌ । 
अथं --यतु कश्चिदिति । परन्तु किसी ने कारण का जो लक्षण 'कार्यानुकृतान्वयव्य- 
तिरेकि कारणम्‌' कहा है, अर्थात्‌ 'कार्येण अनुकृतौ अन्वय-व्यतिरेकौ यस्य तत्‌ 
कारणमु' । कायं द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक का अनुकरण किया जाय, वह 
कारण है। अन्वय का अथं है 'भाव' ( होना ) और व्यतिरेक का अर्थ है अभाव 
(न होना ) । 'अन्वय के अनुकरण' का अर्थ है "तत्सत्त्वे तत्सस्बम्‌'। 'कारण' के 
होने पर “कार्य का होना, और “व्यतिरेक के अनुकरण' का अर्थ है--'तदभावे 
तदमावः', “कारण! के न होने पर 'कार्य का न होना । इस अनुकरण का भङ्गं न 
होने पर ही कायं के 'कारण' का निश्चय हो पाता है । किन्तु इस प्रकार 'कारण' 
का लक्षण वताना ठीक नहीं है, क्योंकि नित्य और विभु रहने वाले 'आकाश',' 'काल' 
आदि पदार्थों का किसी भी काल में और किसी भी देश में अभाव ( व्यतिरेक ) नहीं 
रहता है। इस कारण उन्हें 'किसी भी कायं' का कारण नहीं कहा जायगा । किन्तु 
आकाश, काल, ईश्वर आदि नित्य और विभु पदाथ? तो सभी कार्यमात्र के प्रति 


कारण माने जाते हैं। लेकिन उक्त लक्षण ( क कारणम 'नित्य- 
८८७. Vasishtha Tripathi हिका कायि आप्या व्यतिरेकि का 05 ) 


लक्षणान्तरखण्डन ] प्रमाणपदाथंनिरूपणम्‌ - रर. 


विभु पदार्थों में घटित न हो पाने से अव्याप्त हो रहा है, अर्थात्‌ यह लक्षण 
अव्याप्तिदोष से दूषित हो जाता है । अतः यह लक्षण ठीक नहीं है । 


माधुरी 


शंका--कारणत्व का निश्चय तो प्रायः अन्वय-व्यतिरेक से ही किया जाता है । 
जैसे-- 'अग्नि', दाह के प्रति कारण अन्वय-व्यतिरेक के बल पर ही माना जाता है । 
“अग्नि! और 'दाह' का अन्वय-व्यतिरेक इस प्रकार होता है--'अग्निसत्त्वे दाहसत्त्वम्‌' 
यानी अग्नि के होने पर दाह होना; यह तो अन्वय हुआ और 'अग्न्यभावे दाहा- 
भावः' यानी अग्नि के अभाव में ( न होने पर ) दाह का अभाव होता है यानी दाह 
नहीं होता है, यह व्यतिरेक हुआ । इस प्रकार 'अग्नि' और 'दाइ' में अन्वय-व्यतिरेक 
रहने से ही अग्नि” को दाह के प्रति कारण कहते हैं। इसी आधार पर कुछ विद्वानों ने 
'कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌? यह कारण का लक्षण बनाया है । तव उसे 'ठीक 
नहीं' यह कैसे कहा जा रहा है? 

समा ०--'कार्यानुकृतान्वय-व्यतिरेकि कारणम्‌'--इस लक्षण का आशय तो यही 
होगा कि 'कार्य' के द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरेक दोनों का अनुकरण ( अनु- 
सरण ) किया जाता हो; वही, उस कार्यं का कारण हो सकता है। ऐसी स्थिति में 
'आकाशसत्त्वे, काळसत्त्वे, ईश्वरसत्त्वे. घटसत्ता ( सत्त्वं ) यह अन्वय तो वन जाता है, 
किन्तु 'आकाशाभावे, कालाभावे, ईश्वराभावे घटाभावः' यह व्यतिरेक नहीं वन सकेगा । 
क्योंकि ऐसा कोई 'काल' या 'देश' नहीं है, जिसमें 'आकाश', 'काळ' और “ईश्वर 
का अभाव हो। ये सर्वत्र और सवंदा विद्यमान रहते हैं । 'इसी लिये इन्हें नित्य और 
विभु ( व्यापक ) कहा जाता है। अतः नित्य-विभु पदार्थो के साथ “कायं का अन्वय' 
बन जाने पर भी 'ब्यतिरेक' नहीं बन पाता है जब कि बनने चाहिये दोनों। एवं च 
एक के बनने पर भी दोनों के न बन पाने से यह 'लक्षण' अव्याप्तिदोष से दुषित 
हो जाता है । इसलिए यह लक्षण ठीक नहीं है । । 

शंका- आकाशादि नित्यविभु पदार्थों का व्यतिरेक न रहने से उनमें यदि 
कारणता नहीं बन पाती है तो न वर्ने, क्या हानि है ! 

समा०--आकाश को 'शब्द' का कारण माना जाता है, तथा आकाश के 
साथ होने वाले 'मूतंद्रव्य के संयोगादि गुणों' का भी उसे कारण माना जाता है.। 
उसी तरह 'दिक्‌ तथा काल' को अपने में उत्पन्न होने वाले संयोगादिगुणो का 
असाधारण कारण, और कार्यमात्र का साधारण कारण माना जाता है । तथा 
“आत्मा” को अपने में उदय होने वाले ज्ञान, इच्छा आदि विशेष गुणों का तथा संयोग 
आदि सामान्य गुणों का कारण और अनेक कार्यों का कर्ता के रूप में कारण कहते हैं । 
ईश्वर को भी 'अपने में उत्पन्न होने वाले संयोग” आदि सामान्य गुणों का असाधारण 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३० तकंभाषा [ कारण-त्रैविध्य 


कारण कहते हैं, तथा कार्यमात्र के कर्ता के रूप में साधारण कारण कहते हैं । ऐसी 
स्थिति में आकाशादि नित्यपदार्थो को कार्य मात्र के प्रति' कारण न कहने पर उपर्युक्त 
सभी मान्यताओं का भंग हो जायगा। इसलिये 'कार्यानुकृतान्वयच्यतिरेकि कारणम्‌' 
यह लक्षण जिस किसी ने किया है, वह कार्यमात्र के प्रति कारणभूत 'आकाशादि नित्य- 
द्रव्यो' में अव्याहत हो रहा है, अतः उसे मानन। उचित नहीं है। ग्रन्थकार ने उसमें 


देशतः व्यतिरेकःभाव में 'विभुत्व' को हेतु बताया है । 

कुछ लोग 'कायंव्यतिरेकप्रयोजकव्यतिरेकप्रतियोगित्वं कारणत्वम्‌? यह कारण का 
लक्षण करते हैं। उनका कहना है कि 'कारण के अभाव” से ही कार्य का अभाव 
होता है । एवं च 'जिसका अभाव; कार्य के अभाव का प्रयोजक हो, उसे 'कारण' 
कहना चाहिये । लेकिन यह लक्षण भी कारणीभुत आकादि नित्यविभु द्रव्यों' में 
अव्याप्त हो जाता है, इस कारण यह लक्षण भी ठीक नहीं है। 


वावयवृत्तिकार ने कारण के दो ही भेद साधारण और असाधारण' नाम से 
किये हैं.। पातञ्जल-योगसूत्र के व्यासभाष्य में भी कारण के 'उत्पत्तिकारण और 
स्थितिकारण आदि नौ भेद' किये हैं-- 
“उत्पत्तिसिथित्यभिव्यक्तिविकारप्रत्ययाप्तयः । 
वियोगान्यत्वध्वतय: कारणं नवधा स्मृतम्‌ ॥” 
नद यो० सू० ब्या० भा० २२८ ) 
उदयनाचाय ने भी “तर्कभापाकार' के अनुसार ही 'कार्यमात्र के प्रति' नित्य 


और विभुपदार्थो को कारण कहकर 'अनन्यथा सिद्धः" 'कारणत्वम्‌' ही कारण का लक्षण 
किया है-- 


“पुर्वंभावो हि हेतुत्वं मीयते येन केनचित्‌ । 
व्यापकस्यापि नित्यस्य धमंधीरन्यथा न हि॥” 
--( न्या० कु० ११९ ) 


तच्च कारणं त्रिविधम्‌ । ससवायि:अञ्जुमवायि-तिमित्त-भेदात्‌ । तत्र यत्स- 
सवेत कार्यमुत्पद्यते ततसमवायिकारणमुः-1” यथा तन्तवः पटस्य समवायि- 
कारणम्‌ । यतस्तन्तुष्वेव पट: समवेतो जायते, न तुर्यादिषु । 

ननु तन्तुसस्बन्ध इव तुर्यादिसम्बन्धोऽपि पटस्य विद्यते, तत्कथं;तन्तुष्वेव पटः 
समवेतो जायते न, तुर्यादिषु ? [ 


सत्यम्‌ । द्विविधः सम्बन्धः संयोगः समवायश्चेति) तत्रायुतसिद्धयोः सम्बन्ध 


समवायः । संयोग एव ॥ 
८८७. Vasishtha Tripathi lection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


JL 
SSE, WERT 


कारण-त्ैविध्य ] प्रमाणपदार्थेनिरूपणम्‌ ३१ 


कौ पुनरयुतसिद्धौ ? ययोमंध्ये एकमविनशयदपराश्रितमेचावतिष्ठते ताव- 
युतसिद्धौ । 
तदुक्तम्‌ 
तावेवायुतसिद्धौ हो विज्ञातव्यो ययोद्व॑योः । 
अनश्यदेकमपराश्चितमेवावतिष्ठते !! 
यथा अवयवावधविनो, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावस्तो, जातिव्यक्ती, विशेष- 
नित्यद्रव्ये चेति । अवयव्यादयो हि यथाक्रममवयवाद्याश्रिता एवावतिएन्ते- 
ऽविनइयन्तः । विनइयदवस्थास्वनाश्रिता एवावतिषठन्तेऽवयव्यादयः। यथाः तन्तु- 
नाशे सति पटः। यथा वा आश्रयनाशे सति गुणः। विनश्यत्ता तु विनाश- 


` कारणसामग्रीसान्निध्यम्‌ । 


अर्थ--तच्चेति । और वह कारण ( १) समवाथिकारण, (२) असमवःयि- 
कारण, और ( ३ ) निमित्तकारण के भेद से तीन प्रकार का होता है। 'तच्च' में 
'च' कार को पक्षान्तर की व्यावृत्ति के लिये दिया है। उससे 'निमित्तोपादान- 
कारणद्ृयबाद' का निराकरण सूचित किया गया है। उक्त तीनों कारणों में से 
समवाथिकारण की प्रधानता को देखते हुए प्रथमतः उसी का लक्षण, तदनन्तर 
तत्प्रत्यासन्नत्वेन, अर्थात्‌ उसके समीपवर्ती रहने से असमवायिकारण का लक्षण 
तदनन्तर अवशिष्ट निमित्त कारण का लक्षण किया गया है । 

तत्रेति । उक्त त्रिविध कारणों में से समवायिक्ारण वह कहलाता है--“यत्समवेतं' 
=यस्मिन्‌ समवेतं-जिसमें समवायसम्बन्ध से कार्य उत्पन्न होता है, उसको सम- 
वायिकारण कहते हैं। जैसे--'तन्तवः पटस्य समवायिकारणम्‌' = तन्तु 'पट' के सम- 
वायिकारण हैं, क्योंकि 'तन्तुओं' में ही समवायसम्बन्ध से 'पट' उत्पन्न होता है, 
तुरी आदि' में नहीं । “तन्तव: समवायिकारणम्‌' यह 'लिङ्ग-वचन' का व्यत्यय नित्य- 
नपुंसक होने से तथा जात्यभिप्राय से 'वेदाः प्रमाणम्‌' के समान समझना चाहिये । 
समवाय सम्बन्ध 

झंका--नस्बिति। पट का 'तन्तु' के साथ जिस प्रकार का सम्वन्ध है? वैसे ही 
'तुरी आदि! के साथ भी सम्बन्ध है, तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 'तन्तुओ मे ही 
समवाय सस्बन्ध से पट उत्पन्न होता है, 'तुरी आदि' में नहीं । 

सस्ता ०--सत्यमिति । पूर्वपक्षी की शंका ठीक है, 'पट' का तुरी आदि के साथ भी 
सम्बन्ध है, किन्तु सम्बन्ध दो प्रकार का' होता है--( १) संयोग और ( २) समवाय 
उनमें, जो, दो अुतसिद्ध ( अपृथक्‌ सिद्ध ) पदार्थो,का सम्बन्ध है, उसे 'समवाय' 
कहते हैं । और जो दो अन्य पदार्थो का.सम्बन्ध है, उसे 'संयोग' ही कहते हैं । इनमें 
भे तन्तु और पढ अयुतसिद्ध हैं, अतः उनका सम्बन्ध 'समवाय' है, और 'तुरी, पद 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२ तकंभाषा [ कारण-त्रैविध्य 


अयुतसिद्ध नहीं हैं । इसलिये उनका सम्वन्ध संयोग है । एवं च 'तन्तु, पट के समवायिं- 
कारण हैं और 'तुरी' पट का निमित्तकारण मात्र है, 'समवायिकारण' नहीं है । 
झंका--काविति । किन दो पदार्थों को अयुतसिद्ध कहते हैं ? 
समा०--ययोरिति । जिन दो पदार्थों में से एक अविनश्यदवस्था में दुसरे पदार्थ 
के आश्रित ही रहता है, वे दोनों ही परस्पर अयुतसिद्ध कहलाते हैं । इसी आशय 
को ग्रन्थकार "तदुक्तम्‌? से बता रहे हुँ । 
तावेवेति । उन्हीं दो पदार्थो को अयुतसिद्ध जानना चाहिये, जिन दोनों में से एक 
पदार्थं अविनश्यदवस्था में दूसरे पदार्थ के आश्रित ही रहता है । 
यथेति । जैसे--( १) अवयव-अवयवी, ( २ ) गुण-गुणी, ( ३ ) क्रिया-क्रिया- 
“बानु, (४) जातिव्यक्ति, ( ५) नित्यद्रव्य और विशेष । अवयवी आदि पदार्थ 
यथाक्रम अवयवादि पदार्थों के आश्रित ही रहते हैं । विनश्यदवस्था में तो 'अवयवी 
आदि पदार्थ” निराश्रित ही रहते हैं। विनश्यदवस्था में तो 'अवयव' रूप (तन्तु ) के 
नष्ट होने पर, ( पटात्मक ) अवयवी निराश्रित हो जाता है । जैसे---तन्तु के विनष्ट 
होने पर पट । अथवा जैसे--आश्रय ( घटादि ) का नाश होने पर उसमें रहने वाले 
रूप आदि गुण, विनश्यदवस्था में निराश्रित हो जाते हैं। विनश्यदवस्था क्या है? 
उत्तर देते हैं कि “बिनश्यता तु विनाशकारणसामग्रीसान्निष्यम्‌” अर्थात्‌ विनश्यदवस्था 
तो विनाशकारण की सामग्री का सान्निध्य, यानी “समस्त विनाशकारणों' का एकत्र 
जुट जाना है । 
माधुरी 
पट की उत्पत्ति में “तुरी, तन्तु, वेमा आदि” अनेक कारण हैं, किन्तु उन सभी 
कारणों में से समवायिकारण केवल तन्तु ही है। 'तुरी, वेमा आदि' पट के समवायि- 
कारण नहीं हैं, अपितु वे निमित्तकारण हैं। महाकवि श्रीहर्ष ने अपने 'नैषधमहाकाव्य 
में पट के प्रति 'तुरी, तन्तु, वेमा आदि' की कारणता का वर्णन कवियों की पद्धति से 
किया है-- 
“सितांशुवणेरवयति स्म तद्गुणेमंहासिवेम्नः सहकृत्वरी बहुम्‌ । 
दिगङ्गनाङ्गावरणं रणाङ्गणे यशःपटं तद्भटचातुरी तुरी ॥” 
-_नैषध० ११२ ॥ 
रणभूमि के प्राङ्गण में महान्‌ असिरूप वेमा की सहकारिणी, राजा नल के सैनिकों 
की चातुरीरूप तुरी, उसके श्वेतवर्ण के शौर्यादि गुणरूप तन्तुओं से दिगञ्चना कै 
'अंगावरण के लिये यश ( कीति ) रूप पट को बुन रही थी। यहाँ पर समस्त वर्स्ठ 
विषयक सांगरूपक से कवि ने कार्य-कारणभाव को बताया है । ; 


बांका--पट अपनी प कारणों उत्पन्न होता 
000. Vasishtha पनी उत्पत्ति के समय तीन कारणों से सखद्ध हुआ ही gs 


कारण-त्रैविध्य ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌' ३३ 


हैं । तव किसी एक में वह.समवायसम्वन्ध से रहता है, और अन्यत्र नहीं रहता, यह 
वेपम्य क्यों है ? 

समा०--प्रश्नकर्ता के आधे अभिप्राय को स्वीकार कर के कहा--सत्यम्‌' । सव. 
के साथ 'पट' का सम्बन्ध समान रहने पर भी 'एक के साथ” समवायलक्षणसम्वन्ध 
से उसका सम्बन्ध रहता है और 'अन्य के साथ” संयोगलक्षणसम्बन्ध रहता है । 
प्रत्यक्षरूप से प्रसिद्ध होने के कारण संयोग का नामग्रहण प्रथम किया है, किन्तु 
समवायनिरूपण के अधीन उसका निरूपण रहने से लक्षण कथन के समय संयोग को 
त्यागकर समवाय का लक्षण प्रथमतः बताया गया है। समवायिकारण वह होता है, 
जिसेमें कार्यं समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होता दै । जैसे--'तन्तुओं' में पट 'समवाय- 
सम्वन्ध' से उत्पन्न होता है, इसलिये 'पट' के प्रति तन्तु को 'समवाधिकारण' कहा 
जाता है। और 'तुरी, वेमा आदि' कारणों में पट सभवायसम्वन्ध से उत्पन्न नहीं 
होता, इसलिये “पट” के प्रति 'तुरी, वेमा आदि' को समवायिकारण नहीं कहा जाता । 

तच्च कारणं त्रिविधम्‌, समवाय्यसमवायिनिमित्तभेदात्‌' इस कथन से वस्तुतः 
कारण का विभाग नहीं समझना चाहिये । अन्यथा 'कारण का विभाजक धर्म” समवायि- 
कारणत्व, असमवायिकारणत्व, निमित्तकारणत्व को कहना होगा, किन्तु वह असंभव 
है। क्योंकि विभाजकधर्म वही होता है, जो 'विभाज्यतावच्छेदकधमं का साक्षात्‌ 
व्याप्य तथा परस्पर विरुद्ध होता है । जैसे द्रव्य का जब विभाजन किया जाता है, तव 
द्रव्य को विभाज्य कहते हैं, उसमें विभाज्यता रहती है और उस विभाज्यता का अव- 
च्छेदकधमं 'द्रव्यत्व' होता है। उस 'विभाज्यतावच्छेदकद्रव्यत्वधमं' के साक्षात्‌ व्याप्य, 
पृथिवीत्व, जलत्व, तेजस्त्व आदि धर्मं होते हैं और ये 'प्रथिवीत्व, जलत्वादि धमं परस्पर 
विरूद्ध भी हैं, इसलिये 'द्रव्यत्व के व्याप्य इन पृथिवीत्व आदि धर्मो' को द्रव्य का , 
विभाजक कहा जाता है । इसी प्रकार 'समवायिकारणत्व आदि धर्मो' को यदि कारण ' 
का विभाजक कहें तो कारण 'विभाज्य' होगा, उसमें 'विभाज्यता' रहेगी और. 
'विभाज्यत्तावच्छेदक धर्म! कारणत्व होगा । क्योंकि 'समवारथिकारणत्व, असमवायि- 
कारणत्व और निमित्तकारणत्व' ये तीनों 'कारंणत्व' रूप विभाज्यतावच्छेदक धर्म के 
साक्षात्‌ व्याप्य भी हैं, तथापि ये “व्याप्यधर्म” परस्पर विरुद्ध नहीं हूं.। क्योंकि जो 
कारण किसी एक कायं का समावायिकारण है, वही किसी दूसरे कार्य का निमित्त 
कारण बन जाता है । उसी प्रकार जो किसी एक कार्यं का असमवायिकारण है, वही 
किसी दूसरे कायं का निमित्तकारण भी बन जाता है। जैसे-- तन्तु, पटकाये का 
समवायिकारण है, किन्तु उसी तन्तु से जव किसी को बाँधा जाता है, तंब वह तन्तु, 
उस बन्धन कार्य का तिमित्तकारण बन जाता है। उसी प्रकार 'तन्तुओं का संयोग, 
पटकार्य का असमवाथिकारण है, किन्तु वही तन्तुसंयोग अपने ध्वंस का प्रृतियोगि- 


. विधया और अपने प्रत्यक्ष का विषयविधया निमित्तंकारण भी बन जाता है । अतः 


०. 
३8. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४ तकंभाषा [ अयुतसिद्ध 


, समवायिकारणस्व और असमवायिकारणत्व का निमित्तकारणत्व के साथ विरोध न 
रहने से ये तीनों धर्म, कारण के विभाजक नहीं हो सकते । 

यदि यह कहें कि ग्रन्थकार ने जो “विभाग बताया है, वह 'कारणसामान्य' का 
विभाग नहीं बताया है, अपितु वह एक कार्य के 'कारण' का विभाग बताया है । 
अर्थात्‌ किसी 'एक कार्य' का जो 'कारण' है, वह समवायिकारण, अँसँमवायिकारण, 
और निमित्तकारण भेद से तीन प्रकार का होता है । क्योंकि जिस कार्य का जो सम- 
वायिकारण अथवा असमवायिकारण होता है, वह उसी कार्ये के प्रति निमित्तकारण 
नहीं होता है.। इसलिये एक कार्य के समवायिकारणत्व, असमवायिकारणत्व और 
निमित्तकारणत्व में परस्पर विरोध होने से उनके विभाजक होने में कोई बाधा 
नहीं है । 

किन्तु यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि एक कार्य के समवायिकरणत्व और 
निमित्तकारणत्व में भी विरोध नहीं है। जैसे 'काल' अपने में उत्पन्न होने वाले 
संयोग आदि गुणों का समवायिकारण भी होता है और निमित्तकारण भी होता है, 
क्योंकि 'काळ' समस्त कार्यात्र के प्रति 'निमित्तकारण' माना जाता है, अतः उसे 
स्व-गत संयोग आदि के प्रति भी निमित्तकारण मानना ही होगा । एवं च ग्रंथकार 
ने जो 'कारण-विभाग' किया है, वह 'कारणता-विभाग' के आधार पर ही किया है। 
तात्पर्यं यह है कि ग्रन्थकार को समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्त 
कारण भेद से कारण के तीन भेद करना अभिप्रेत नहीं है, अपितु ये तीन भेद 
'कारणता' के हैं। तव विभाज्य 'कारणता' होगी, 'कारणतात्व' विभाज्यतावच्छेदक 
होगा, और उसका साक्षात्‌ व्याप्य तथा परस्पर विरुद्ध समवायिकारणतात्व, असमवायि” 
कारणतात्व और निमित्तकारणतात्व होंगे । अतः वे ही विभाजक होंगे । तब कारणता 


के त्रिविध होने से कारण में भी त्रिविधत्व का गौण व्यवहार कर सकेंगे । इसी गौण- 


व्यवहार के आधार पर ही ग्रन्थकार ने 'कारण' का त्रैविध्य “तच्च, कारणं त्रिविधम्‌' 
से बताया है। 

« अयुतसिद्ध पदार्थों में 'समवायसम्बन्ध' होता है और युतसिद्ध पदार्थों में 'संयोग- 
सम्बन्ध' ही होता है । 'तन्तु और पट' अयुतसिद्ध पदार्थ हैं । इसलिये दोनों में समवा 
सम्बन्ध है । यही क्रारण है कि 'पट' समवायसम्बन्ध से "तन्तु, में उत्पन्न होता है । 
'तुरी और पट' अयुतसिद्ध नहीं हैं किन्तु युतसिद्ध हैं। इसलिये उनमें 'समवायसम्बन्ध 
न होकर 'संयोंगसम्बन्ध' ही होता है। यही कारण है कि तुरी आदि में समवायः 
संबंध से पट उत्पन्न नहीं होता है । 

जिन दी पदार्थों में से कोई एक पदार्थ अपनी अविनश्यत्‌ अवस्था में यानी अपने 
विनाश की सामग्री की अनुपस्थिति में दुसरे पदार्थ पर आश्रित होकर ही रहता है, 
अर्थात्‌ जितको एक दुसरे से अळग करके नहीं देखा जा सकता है, उन 


होत्‌ 0. Vasishtha Tripathi Collection. By, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयुतसिद्ध ] प्रमाणपदार्थनिरूपण प्र ३५ 


अयुतसिद्ध कहते हैं। इस लक्षण में जिन दो पदार्थों को अयुतसिद्ध कहा गया है, उनमें 
से केवल एक का दुसरे पर आश्रित रहना आवश्यक है । दोनों को सर्वदा साथ रहना 
ही आवश्यक नहीं है। जैसे, तन्तुओं में पट उत्पन्न होता है, अतः पट तन्तु पर आश्रित 
है, वह तन्तुओ के आश्रय के विना नहीं रह सकता । इसीलिये 'अपराश्रितम्‌” के आगे. 
'एव' शब्द को जोड़ दिया है । यहाँ पर कारणभूत जो तन्तु हैं, वे पट पर आश्रित 
नहीं हैं, बिना पट बने भी 'तन्तु' रहते हैं। एवं च अयुतसिद्ध माने गये दो पदार्थों 
में से केवल एक ही दुसरे पर आश्रित रहा करता है, दोनों परस्पर आश्रित नहीं 
रहते । इसीलिये 'अयुतसिद्ध' के लक्षण में 'एक' शब्द का सन्निवेश किया गया है । 
और उन दोनों का परस्पर सम्वन्ध 'समवाय' होता है। जेसे--घट और उसका रूप, 
पुष्प और उसका गन्ध, जल और उसका रस आदि इन दो-दो युगलों में से एक को 
दुसरे से अलग नहीं किया जा सकता । इस कारण ये युगल-पदार्थ अयुतसिद्ध हैं। 
इनमें 'घट' 'गुणी' ( द्रव्य ) हे और “रूप उसका 'गुण' है, 'पुष्प” गुणी ( द्रव्य ) 
है और 'गन्ध' उसका गुण है, 'जल' गुणी ( द्रव्य ) है, और “रस” उसका गुण है । 
गुण को गुणी से अलग नहीं किया जा सकता है। इस कारण गुण और गुणी परस्पर 
अयुतसिद्ध है । और उनका सम्बन्ध 'समवाय' है। 

इसी प्रकार 'अवयव' ओर “अवयबो' । जेसे--तन्तु 'अवयव' है और -पट 'अव- 
यवी' है । तन्तु से पट को अलग नहीं किया जा सकता । इस कारण दोनों अयुतसिद्ध 
हूँ, और उनका परस्पर सम्बन्ध 'समवाय' कहलाता है । अभिप्राय यह है कि तन्तु 
( अवयव ) और पट ( अवयवी ) दोनों जितने समय तक रहते हैं, उतने समय तक 
अर्थात्‌ विनाश के अन्तिम कारण तन्तुनाश का सन्निधान होने के पूवं अपने संपूर्ण 


समय बक पट ( अवयवी ), अपने तन्तु ( अवयव ) में आश्रित ही रहता है। 


इसलिये तन्तु और पट अयुतसिद्ध हैँ । किन्तु तुरी और पट में अयुतसिद्धत्व नहीं है, 
क्योंकि उन दोनों में कोई भी अपनी अविनशयत्ता के सम्पूर्ण समय तक दुसरे के 
आश्रित होकर ही नहीं रहता । न तुरी ही पट के आश्रित होकर रहती है और न 
पट ही तुरी में आश्रित होकर रहता है । दोनों ही अपनी अविनश्यदवस्था में कभी- 
कभी दीघंकाल तक एक दुसरे से दूर रहते हैं। अतः उनका (तुरी ओर पट का ) 
संयोगसम्वन्ध ही माना गया है, समवायसम्बन्ध नहीं । 

इसी प्रकार क्रिया और क्रियावान्‌ । उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुःचन, प्रसारण, गमन . 
आदि कर्म को क्रिया कहते हैं और वह क्रिया जिसमें रहती है उसे क्रियावान्‌ कहते 
है । क्रियावान्‌ में ही क्रिया रहती है। क्रियावान्‌ से क्रिया को अलग नहीं किया जा 
सकता । इस कारण दोनों अयुतसिद्ध हैं और उनका सम्बन्ध 'समवाय' है । एक ऐसा 
समय भी आता है, जब क्रियो निराश्रय रहती है । जब आश्रय ( क्रियावान्‌ ) के नाश 
से क्रिया का नाश होता है, तब पहिले (प्रथम ) क्षण में आश्रयनाश और दुसरे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६ तकंभाषा [ अयुतसिद्ध 


(द्वितीय ) क्षण में क्रियानाश होता है । ऐसी स्थिति में एक क्षण के लिये क्रिया 
निराश्रित ही रहती है, क्योंकि एक क्षण मैं एक ही कार्य होता है, दो ( आश्वयनाश 


और क्रियानाश ) कार्य नहीं । अन्यथा 'क्रिया' सवँदा ही क्रियावान्‌ में आश्रित रहती । - 


इस रीति से अवयव-अवयवी, गुण-गुणो, और क्रिया-क्रियावान्‌ इनमें अयुतसिद्ध का 
लक्षण तभी समन्वित होगा, जब कि अयुतसिद्ध के लक्षण में अविनश्यत्‌ पद रहेगा । 
यदि 'अयुतसिद्ध' के लक्षण में 'अविनश्यत्‌' पद को न रखें तो 'ययोमंघ्ये एकमपरा- 
श्रितमेवावतिष्ठते तौ अयुतसिद्धौ' इतना ही लक्षण रहेगा । तव भयुतसिद्ध के जो पाँच 
भेद अभी बताये हैं उनमें से पहिले तीनों में अर्थात्‌ अवथव-अवयवी, गुण-गुणी और 
क्रिया-क्रियावान्‌ में यह लक्षण समन्वित नहीं हो सकेगा । क्योंकि गुण आदि सर्वदा 
“'गुणी' आदि के आश्रित ही नहीं रहते हैं। क्योंकि जव गुण, क्रिया और अवयवी 
निराश्रित हो जाते हैं, तव “एकमपराश्रितमेव अवतिष्ठते’ यह अयुतसिद्ध-लक्षण, उनमें 
समन्वित नहीं हो सकेगा । उसी तरह जाति और व्यक्ति में भी 'जाति? के नित्य होने 
पर भी 'व्यक्ति' के अनित्य होने से व्यक्ति का नाश होने पर जाति के निराश्रय होने 
की संभावना है । अतः उपयुक्त तीन और यह चौथा--इन चारों में लक्षण अव्याप्त 
रहेगा । केवल नित्यद्रव्य और विशेष इन दोनों के नित्य रहने से 'अयुतसिद्ध का 
लक्षण' इसी एक में ही घटित हो सकेगा। और शेष त्तारों में अव्याप्त होगा । एवं 
च लक्ष्येकदेश में अवृत्ति होने से अयुतसिद्ध का लक्षण अव्याप्तिदोष से दूषित होगा । 
उसके निवारणाथं 'अयुतसिद्भ'-के लक्षण में 'अचिनशयत्‌' पद अवश्य देना चाहिये । 


तन्तु और पट के उदाहरण से भी. 'अविनश्यत्‌' पद की आवश्यकता को समझ 
लिया जाय । अगरुतसिद्ध के लक्षण में यदि 'अविनश्यत्‌' पद नःरखें तो तन्तु और पट 
दोनों को अयूतसिद्ध नहीं कह सकेंगे । तब 'लक्षण' में अव्याप्तिदोष होगा । जैसे-- 
सामान्यतया 'पट' सवंदा तन्तुओं पर ही आश्रित रहता है । किन्तु न्याय-वेशेषिकशास्त्र 
के अनुसार एक क्षण ऐसा भी होता है, जब 'पट' निराश्रित रहता है, अर्थात्‌ तन्तुओं 
पर आश्रित नहीं रहता । न्याय-वेशेषिकशास्त्र का सिद्धान्त है कि--( १) समवायि- 
कारण के नाश से 'कार्यद्रव्य/ का नाश होता है। ( २) असमवायिकारण के नाश 
से भी कायंद्रव्य का नाश होता है। ( ३) समवायिकारण और असमवायिकारण 
दोनों कारणों के नाश से भी. 'कार्यद्रव्य' का नाश होता है । 


पट क समवायिकारण 'तन्तु' है और असमवायिकारण 'तन्तुसंयोग' है। अत 
कभी समवायिकारणभूत तन्तुओ के नाश से कार्यभूत पट का , नाश होगा, और कभी 
असमवायिकारणभूत ततन्तुसंयोग,के, नाश से भी कार्यभूत पट.क्त्न नाश होगा । "और 
कभी तन्तु और उनके संयोग दोनों के नाश से भी पट का नाश होगा । इन शास्त्र 
कारो.का एक अन्य सिद्धान्त यह भी है कि 'कारण हमेशा 'कांयं' के पूर्ववर्ती रहता 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अयुतसिद्ध ] प्रमाणपदार्थनिरूपणस्‌ ३७ 


है । अतः पटनाश में कारणभूत जो तन्तुनाश है, वह अवश्य ही पटनाश के पूर्वक्षण में 
रहेगा । तन्तुनाश से पटनाश के होने में क्रम इस प्रकार रहेगा-- 


पटनाश का कारण -> तन्तुनाश -- पूर्वक्षण में होगा । 
तन्तुनाश का कायं -> पटनाश -- उत्तरक्षण में होगा। 


इस परिस्थिति में जब पूर्वक्षण में तन्तुनाश हो जायेगा, तब एक क्षण के लिये 
पट को बिना किसी आश्रय के ( निराश्रित ) ही रहना होगा । तव “ययोर्मध्ये एकम्‌ 
अपराश्रितमेवावतिष्ठते' यह कथन संगतः नहीं होगा । किन्तु लक्षण में जब 'अवि- 
नश्यत्‌’ पद का सन्निवेश कर:देते हैं तब उपयुक्त कथन संगत हो जाता है। एवं च 
दोनों में से एक जब तक विनश्थत्ता की अवस्था को प्राप्त नहीं होता तब तक वह 
अपराश्रित ही रहता है । फलतः जव समवाथिकारण के नाश से कार्य का नाश होता 
है तो कारणनाश की अवस्था ही 'विनश्यदवस्था' है । अतः तन्तुनाश का क्षण 'पट' 
की विनश्यदवस्था है । उस अवस्थां में 'पट', 'तन्तु' के आश्रित नहीं रहता । उस 
विनश्यदवस्था के अतिरिक्त दोनों में से एक अन्य के आश्रित ही रहता है । अतः तन्तु 
और पट अयुतसिंद्ध कहलाते हैं। 


घटरूप का कारण “घट' है, उशी प्रकार घट में रहने वाली क्रिया का कारण भी 
“घट' है । इन गुण तथा क्रिया के नाश के अन्य प्रकारों के अतिरिक्त एकः प्रकार यह 
भी हैं कि कारण के नाश से कार्य का नाश होता है। योनी घट के नाशसे घट के 
रूप का तथा घटगत क्रिया आदि का नाश होता है । इस दशा में 'घटनाश' कारण है 
और रूपादिगुण तथा क्रिया का नाश. कार्य है । कारण और कायं में पौर्वापर्यं का होना 
आवश्यक है । अतः पहले घट का नाश तव उसके बाद घटगत रूप या घटगत क्रिया 
का नाश होगा । अतः घटनाश और घटगत रूपादिगुण तथा क्रिया के नाश में कम से 
कम एक क्षण का अन्तर अवश्य ही रहेगा । यह जो एक क्षण का काल है, वही गुण 
तथा क्रिया का 'बिनश्यत्ताकाळ' है । उस काल में गुण तथा क्रिया आदि निराश्रय 
हो जाते हैं । जब घट का. नाश हो गया और घटगत खूपादिगुण अथवा क्रिया का नाश 
अगले क्षण में होना है, तव उस एक क्षण में रूपादि गुण तथा क्रिया आदि का कोई 
आश्रय नहीं है, क्योंकि उनका आश्रयभूत घट, पहले क्षण में ही नष्ट हो चेका है। 
इस कारण इस एक क्षण में रूपादि गुण निराश्रित हो जाते हैं । इस क्षण कें अगले 
क्षण में 'रूपादि गुणों' का भी नाश हो जाता है । यह क्षण, उनके नाश के अव्यवहित 
पूर्व का क्षण है। विनाश से अव्यवहित पूर्व का क्षण ही उनका 'विनश्यत्ताकाळ' है । 
'विनश्यत्ता' का अर्थ 'विनाशकारणसामग्रीसान्निध्य' है । अर्थात्‌ जिस क्षण में विनाश के 
समग्र कारण उपस्थित हो जायें वही 'विनश्यत्ताकाल' है। उस विनाशकारणसामग्री 
के एकत्र हो जाने पर अगले क्षण में कार्य का विनाश अवश्य हो जायेगा । आश्रयभूत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८ तर्कभाषा [ अयुतसिद्ध 


चटादि का नाश ही रूपादि के विनाश की सामग्री का सान्निध्य है। इसलिये इस 
'विनश्यत्ताकाल' में रूपादि 'निराश्रय' ही रहते हैं। कहने का तात्पर्यं यह है कि 
'गुणादि' पराश्रित ही नहीं अपितु विनश्यत्ताकाल में निराश्रित भी रहते हैं । 

जाति और व्यक्ति- ये दोनों पदार्थं अयुतसिद्ध कहलाते हैं । “जाति' का दुसरा 
नाम 'सामान्य' भी है। भिन्न-भिन्न अनेक वस्तुओं में एकाकार ( समानाकार ) 
प्रतीति कराने मेंजो पदार्थ निमित्त होता है” उसे जाति ( सामान्य ) कहते हैं । जैसे-- 
अनेक भिन्न-भिन्न-घटों में 'यह घट है, यह घट है, यह भी घट है” इस प्रकार की 

- "एकाकार ( समानाकार ) प्रतीति’ होती है। यह प्रतीति, जिसके कारण होती है, 

वही 'घटत्व' नामक जाति 'सामान्य' कहलाता है। यह 'घटत्व' जाति, हमेशा “घट 
व्यक्तियों में ही रहती है, कभी उन घट व्यक्तियों से पृथक्‌ नहीं रहती । 

विशेष और नित्यद्रव्य--ये दोनों पदार्थ भी अयुतसिद्ध कहलाते हैं। नित्यद्रव्यों 
की संख्या ९ बतायी गयी है- ( १) आकाश, (२) काल, ( ३) दिक्‌ (४) 
आत्मा, ( ५) मन तथा ( ६ ) पृथिवी, ( ७ ) जल, ( ८ ) अग्नि, और ( ९ ) वायु 
के चार प्रकार के परमाणु । इन नित्यद्रव्यों में विशेष” संज्ञक पदार्थ रहता है 
और वह सर्वदा उन द्रव्यो के आश्रित ही रहता है, वह कभी भी उनसे अलग नहीं 
रहता । इसलिये “विशेष” और नित्यद्रव्य' को अयुतसिद्ध कहते हैं । 

नित्यद्रव्यों से परिचय होने के पश्चात्‌ 'विशेष' पदार्थ को भी जानना आवश्यक है । 
“बिज्ञेष' का अर्थ है--'भेदकघमं' । सभी नित्पद्रव्यों में एक भेदकधर्म हुआ करता 
है, उसी से उन नित्यद्रव्यों में भेद की प्रतीति हो पाती है। उस भेदकर्धमं को ही 
“विशेष” पदार्थ कहते हैं । 

शंका--अनेक पटों में समानाकार की प्रतीति कराने में जो 'पटत्व' नाम का 
“सामान्य है, वह सभी पटों को 'घट' आदि पदार्थों से अलग कर देता है । इस कारण 


पटत्वादिजाति के दो कार्य हैं--( १) सजातीय वस्तुओं में समानाकारक. की प्रतीति 


कराना, और ( २ ) विजातीय घटादि वस्तुओं से भेद की प्रतीति कराना । इसील्यि 
'पटत्व' आदि जाति को 'सामान्य-विशेष' कहा गया है । अंतः 'जाति' को ही “विशेष 
पदार्थं कहना चाहिये, उससे भिन्न 'विशेष' नाम का पदार्थ मानने की क्या 
आवश्यकता है ? 

समा०--आपकी शंका उचित है, कि किसी भी पदार्थ की 'जाति' ही अन्य जातिं 
की वस्तुओं से उस पदार्थ को अलंग कर देती है, किन्तु जब सथानजातीय ( एक 
जाति की ) वस्तुओं में परस्पर भेद बताना हो अर्थात्‌ एक पट या घट, दूसरे पट या 
घट से भिन्न वताना हो तव उसे 'सामान्य-विशेष' से नहीं बता सकेंगे । वहाँ पर 
किसी अन्य कारण से ही उस भेद को बताना होगा । वह अन्य कारण, कहीं ५” 


सेइ होगा । जेसे--पीले वस्त्र का हरे वस्त्र से या लाल वस्त्र का श्वेत बस्त 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समवायिकारण ] प्रमाणपदाथनिरूपर्णस्‌ ३९, 


से भेद बताया जाता है। कहीं अन्य कारण अवयव भेद होगा। जैसे--दो वस्त्रों 
का गुण अर्थात्‌ रंग आदि समान रहने पर अवयवों के भेद से ही दो वस्त्रों में भेद 
किया जाता है । वस्त्र (पट) के अवयव हैं 'तन्तु'। उनमें भी उनके अवयवों 
( छोटे-छोटे अंशों ) के भेद के आधार पर ही भेद किया जाता है। इस रीति 
से अवयवों का विभाग करते करते जब तक हम 'दृघणुक' पर पहुंचते हैं, तब तक 
अवयवों के भेद के आधार पर ही भेद करते रहते हैं। किन्तु द्वयणुकों के अवयव 
“परमाणु, हैं, वे भी परस्पर भिन्न-भिन्न रहते हैं। उन परमाणुओं के तो अवयव नहीं 
होते । उस स्थिति में दो परमाणुओं में परस्पर भेद किंस आधार पर होता है? 
जैसे उदाहरणाथ दो पाथिव परमाणुओं में भेद ( भिन्नता ) बताना है, किन्तु अवयव 
उनमें हैं नहीं, तब उनका परस्पर भेद कँसे किया जाय ? उसी प्रकार न्याय-वेशेषिक- 
शास्त्र के मतानुसार अनेक आत्माओं में भी 'परस्पर भेद” किस आधार पर समझा 
जाय? इस प्रश्‍न के समाधानार्थं परमाणु आदि तित्यद्रव्यों में परस्पर भेद बताने 
वाले “विशेषः नामक पदार्थ की कल्पना की गई है । यह “विशेष” पदार्थ केवल भेद 
( व्यावृत्ति ) का ही निमित्त होता है। 'सामान्य-विशेष' के समान सजातीय पदार्थो 
में समानाकारक प्रतीति कराने में निमित्त नहीं होता । इसीलिये इस भेदकपदार्थ को. 
'झस्त्यविज्ञेषं या विशेष” शब्द से कहा गया है। इस 'विशेष' संज्ञक पदार्थ का 
अनुसन्धान करने'के कारण 'शास्त्र' का नाम भी “वशेषिक' प्रसिद्ध हो गया है। 
यह 'विशेष' संज्ञक पदार्थ हमेशा नित्यद्रव्यो के आश्रित ही रहता है । कभी नित्य- 
द्रव्यो से अलग नहीं रहता । अतः अयुतसिद्ध का लक्षण, 'अविनश्यत्‌' पद के रहने 
या न रहने पर भी उक्त उदाहरण में समन्वित हो ही जाता है, क्योंकि 'विशेष' पदाथ 
नित्य है, वह सवंदा अविनश्यदवस्था में ही रहता है । 

'अयुतसिद्ध' शब्द का अथे है--जो युतसिद्ध न हो । 'युत' शब्द “यु मिश्रणा- 
मिश्रणयोः' धातु से 'क्त' प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है । यहाँ पर धातु का अर्थे 
'अमिश्रण' ( पृथक्ता ) लिया गया है । अतः जो दो पदार्थ युतसिद्ध ( पृथक्‌ सिद्ध ) 
अर्थात्‌ अलग-अलग रूप में निष्पन्न होते हैं, उन्हें 'युतसिद्ध' कहते है । जैसे-हाथी 
और घोड़ा, ये दोनों एक दूसरे के किसी प्रकार के आश्रय के बिना अपने-अपने स्वरूप 
में अलग-अलग सिद्ध हैं। इसलिये ये दोनों युतसिद्ध हैं । ऐसे युतसिद्ध दो पदार्थों का 
जो सम्बन्ध होता है, उसे 'संयोग' संबंध ही कहते हैं । 

तन्तुपरावप्यवयवावयविनौ, तेन तयोः सम्बन्धः समवायोध्युतसिद्धत्वात्‌। 
तुरोपट्योस्तु न समवायोष्युतसिद्धत्वाभावात । नहि तुरी तुरी पटाधितेवावतिष्ठते 
नापि पटस्तुर्याधरितः । अतस्तयोः सम्बन्धः संयोग एव । तदेवं तन्तुसमवेतः पट: । 

यत्समवेतं कायंसुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ । अतस्तन्तुरेव समवायिकारणं 
पटस्य न तु तुर्यादि । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४० - - तकंभाषा [ समवायिकारण 


पटश्च स्वागतरूपादेः समवायिकारणम्‌ । एवं मूत्पिण्डोऽपि घटस्य समवा- 
यिकारणं, घटश्च स्वगतरूपादेः समदायिकारणस्‌ । 
तन्तुपटाबिति। तन्तु और पट भी 'अवयव' और 'अवयवी' हैं। अतः वे दोनों 
'अयुतसिद्ध' होने के कारण उन दोनों का सम्बन्ध 'समवाय' है 'तुरी' और 'पट' में 
. अयुतसिद्ध न होने से उनंका 'समवायसम्वन्ध' नहीं है । न तो 'तुरी' पट के आश्रित 
रहती है और न ही 'पट' तुरी के आश्रित रहता है। अतः उन दोनों का सम्बन्ध 
'संयोग' ही है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तन्तु और पट के अयुतसिद्ध होने से 
“पट', तन्तुओं में समवेत ( समवायसम्बन्ध से रहता ) है । अर्थात्‌ वह्‌ तुरी, वेमा 
आदि में समवायसम्बन्ध से नहीं रहता है । 
शंका--पट के अनेक कारणों में से 'तन्तुओं' को हो 'समवायिकारण' क्यों 
कहते हैं ? 
- समाघन--'तन्तुओं' में ही समवाथिकारण का लक्षण समन्वित होता है इसलिये 
'तन्तुओं' को ही समवायिकारण कहा जाता है । 
यदिति । 'समवायिकारण' का लक्षण यह किया गया है कि 'यत्समवेतं कायं- 
मुत्पद्यते तत्‌ समवायिकारणम्‌' अर्थात्‌ जिस पदार्थं में कार्यं समवेत ( समवाय- 
सम्वन्ध ) से आश्रित होकर उत्पन्न होता है, वह पदार्थ उस कार्य का समवायि- 
कारण ( समवायसम्बन्ध से कार्यं का आधारभूत कारण ) कहलाता है । इसलिये 
'अवयवरूप तन्तु' ही 'अवयवीरूप पट” के समवायिकारण हैं, 'तुरी” आदि नहीं । 
इसके आगे गुण और गुणी के सम्बन्ध से दूसरा उदाहरण बताते हैं । 


परश्चेति । जैसे--'पट' अपने में रहने वाले रूप आदि गुणों का समवार्यिकारण 


' होता है। उसी प्रकार 'मृत्तिका ( मिट्टी ) का पिण्ड' भी “घट? का समवायिकारण 
होता है। और 'घट' भी अपने में रहने वाले रूपादि गुणों का समवामिकारण 
कहलाता है । 

ग्रन्थकार ने 'पट' को स्वगत रूप का और 'घट' को स्वगतरूप का समवायिकारण 

जो बताया है, वह 'गुण-गुणीभाव' की दृष्टि से 'समवायिकारण' क। दूसरा उदाहरण 

(प्रदर्शित किया है । अर्थात्‌ गुणों के उत्पत्तिक्रम के एक विशेष सिद्धान्त को बताने कें 

` उद्देश्य से उसका उल्लेख यहाँ किया है । 

माधुरी 

ग्रन्थकार ने समवाथिकारण के अनेक उदाहुरणों को क्यों प्रस्तुत किया ? यह प्रश्‍न 

मन में उपस्थित होता है । इस प्रश्‍न का समाधान यह दिया जा सकता है कि 'तन्तु 

और 'मृत्पिण्ड' कों क्रमश: पट और घट के समवायिकारण के रूप में जो बताया है, 

उसका अभिप्राय यह है कि जितने भी द्रव्यात्मक कार्य होते हैं. वे सब “सावयव 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समवायिकारण ] प्रमाणपदार्थनिरूपणस्‌ ४१ 


होते हैं, और उनके 'अवयव' ही उनके 'समवाथिकारण' होते हें । क्योंकि वे अपने 
'अवथवों' में ही समवेत होकर उत्पन्न होते हैं। यह बात केवल द्रव्यात्मक उदाहरण' 
से स्पष्ट नहीं होती है । अतः दो उदाहरणों को देकर सभी द्रव्यात्मक कार्यों के 
सम्वन्ध में उक्त नियम की सूचना दे दी गई है । उसी प्रकार पट और घट को “स्वगत 
रूपादि' के समवायिकारण के रूप में जो बताया है, उससे यह स्पष्ट किया है कि 
'सभी द्रव्य” अपनी उत्पत्ति के क्षण में निर्गुण और निष्क्रिय ( गुणरहित और क्रिया- 
रहित ) हुआ करते हैं। 'घट' का समवायिकारण 'मृत्पिण्ड को बताकर यह स्पष्ट 
किया है कि न्याय-बैशेविकैशास्त्र के मत में सभी कार्य ( जन्य ) द्रव्य, सावयव 
( अवयवी ) रूप में होते हैं। पट आदि अवयवी का अपने तन्तु आदि अवयवबों से 
उत्पन्न होना तो लोक-व्यवहार में दृष्टिगोचर होता रहता है, किन्तु घट आदि में 
वैसा दुष्टिगोचर नहीं हो पाता । वहाँ तो मिट्टी के पिण्ड का घट के रूप में परिवर्तन 
होता दिखाई पड़ता है । किन्तु शास्त्रीय दृष्टि में मिट्टी के पिण्ड से भी प्रथमतः “घट 
के छोटे-छोटे अवयवों का निर्माण होता है, उन छोटे अवयवों ( कपालिकाओं ) से 
बड़े अवयव ( कपाल ) का निर्माण होता है। इस प्रकार 'अवयवों' में 'घट' रूप 
'अवयवी' उत्पन्न होता है। उसी प्रकार सुवर्णादि धातुओं से कुण्डल आदि जो बनते 
हैं, वहाँ भी 'अवयवों में समवेत अवयवी' उत्पन्न हाता है । न्याय-वेशेषिकशास्त्र के 
अनुसार सवंत्र ही परमाणुओं से दृच्रणुक आदि की उत्पत्ति होकर क्रमशः 'कायंद्रव्य' 
की उत्पत्ति होती है । 

ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदेव तद्गतरूपादयोऽपि, अतः समानकालीन- 
त्वाद्‌ गुणगुणिनोः सब्येतरविषाणवत्कार्थंकारणभाच एव नास्ति पोर्वापर्याभावात्‌ । 
अतो न समवायिकारणं घटादयः स्वगतरूपादीनाम्‌ । कारणविशेषत्वात्‌ समवा- 
यिकारणस्य । 

शंका--नन्विति । जव ही 'घटादि' ( गुणीद्रव्य ) उत्पन्न होते हैं, तब ही उनमें 
रहनेवाले 'रूपादि गुण' भी उत्पन्न होते हैं। इस कारण 'गुण' और 'गुणी' के समान- 
कालिक होने से, समानकाल में उत्पन्न होने वाले वाम-दक्षिण ( बाँये-दाहिने ) शज्ञों 
के समान उनमें कार्य-कारणभाव, पौर्वापर्य के न रहने से हो ही नहीं सकता । इसलिये 
“घट आदि' ( गुणी ) 'स्वगत रूपादि गुणों' के समवायिकारण नहीं हो सकते । क्योंकि 
'समवायिकारण' भी तो एक विशेष प्रकार का कारण ही है । 

'कार्य-कारणभाव' के लिये पौर्वापर्यं का होता आवश्यक है । जैसा कि 'अनस्यथा- 
सिद्धनियतपूर्व भावित्वं कारणस्वम्‌' और 'अनन्ययासिद्धनियतपश्चादृभावित्वं कार्यत्वम्‌ ¬ 
इन 'कारण' और 'कायं' के लक्षणों से भी उनका पोर्वापर्य बताया गया है । एवं च 
'गुण-गुणी' का समानकालीन जन्म होने से “घटादि गुणी' को घटरूप आदि गुणों का 


समवायिकारण नहीं कह सकते । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२ तकंभाषा [ निर्गृणोत्पत्ति 
माधुरी 


“घट' को 'स्वगतरूपादि गुणों' का समवायिकारण कहा है । उस पर पूर्वपक्षी का 
यह प्रश्‍न है कि 'घट आदि द्रव्य' जब उत्पन्न होते हैं उसी समय ( घट की उत्पत्ति के 
क्षण में ही) उस घट में रूपादि गुणों की भी उत्पत्ति होती है-यह अवश्य स्वीकार 
करना होगा, क्योंकि घटादि द्रव्य एक क्षण भी “निर्गुण रहते कभी नहीं देखे जाते । 
यदि अपने उत्पत्तिक्षण में “वे घटादि' निर्गुण होंगे तो दूसरे क्षण उनका चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि 'प्रव्य' के चाक्षुष प्रत्यक्ष के होने में कारणभूत 
“रूपादि गुण' पूर्वक्षण में विद्यमान नहीं हैं। तथा “घटादि द्रव्य” अपने 'जन्मक्षण' में 
यदि निर्गुण होंगे तो उस क्षण में उनको 'द्रव्य' ही नहीं कह सकेंगे । क्योंकि '्रव्य' का 
लक्षण है 'गुणवं।न्‌' होना । इसलिये 'घट के उत्पत्ति-क्षण' में ही उसके रूपादि गुणों 
का भी जन्म होना आवश्यक है। तब “गुण और गुणी' में समानकालीनत्व ( सहो- 
त्पन्नत्व ) होने से अर्थात्‌ पौर्वापर्यं के न रहने से 'कार्य-कारणभाव' नहीं वन सकेगा । 
जैसे पशु के वाम-दक्षिण सींगों में पौर्वापर्यं के न रहने से कार्य-कारणभाव नहीं माना 
जाता । अतः 'सहभावी पदार्थों' में कार्य-कारणभाव कैसे संगत होगा ? इस प्रकार 
घटगत रूपादि गुणों और घटादि द्रव्यों में जब 'कार्य-कारणभाव' का ही संभव नहीं हो 
रहा है, अर्थात्‌ उसमें 'सामान्य कारण” बनने की ही योग्यता नहीं है तो वह “विशेष 
कारण? कँसे हो सकता है? एवं च घटादि द्रव्य, 'स्वगत रूपादि गुणों' के समवायि 
कारण नहीं कहे जा सकते । 


अत्रोच्यते । न गुणगुणिनोः समानकालीनं जन्म, किन्तु दरव्यं निगुंगमेव 


प्रथममुत्पद्यते पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पञ्चन्ते। समानकालोत्पत्तौ तु गुण; 
गुणिनोः 'समानसामग्रोकत्वाद्‌ भेदो न स्यात्‌ । कारणभेदनियतत्वात्कायंभेदस्य । 
तस्मात्रथमे क्षणे निर्गुण एव घट उत्द्यते गुणेम्यः पूर्वभावीति भवति गुणात 
समवायिकारणम्‌ । 

तदा कारणभेदोऽप्यस्ति। घटो हि घटं प्रति न कारणमेकस्यैव पौर्वापर्या- 
भावात्‌। न हि स एव तमेव प्रति पुवंभावी पश्चा:द्भावी चेति । स्वगुणान्‌ प्रति उ 
पूर्वंभावित्वाद्‌ भवति गुणानां समवायिकारणम्‌ । 

नन्वेवं सति प्रथमे क्षणे घटोऽचाक्षुषः स्याद्‌, अरूपिद्रव्यत्वाद्‌ वायुवत्‌ । 
हि द्रव्यं चाक्षुषं, यन्महत्त्वे सत्युदभृतरूपवत्‌ । 

अद्रव्यं च स्याद्‌ ग्रुणाअयत्वाभावात्‌ । गुणाथयो द्रव्यमिति हि द्रव्य 
लक्षणम्‌ । 


५ क ७ | 
समाघान--अत्रोच्यत इति । उपयुक्त शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A 
|| 


निगुणोत्पत्ति ] प्रमाणपदार्थनिरूपणस्‌ . ४३ 
प्रथम क्षण में द्रव्य को निगुणता-- 


न गुणगुणिनोरिति । गुण” और 'गुणी' का जन्म ( उत्पत्ति) समानकालीन नहीं 
है । अर्थात्‌ दोनों की उत्पत्ति एक ही काल में नहीं हुआ करती । प्रथमतः 'द्रव्य” 
निर्गुण ( गुणरहित ) ही उत्पन्न होता है । उसके पश्चात्‌ उस “द्रव्य में समवायसम्बन्ध 
से रहने वाले 'गुण' उत्पन्न होते हैं। गुण” और 'गुणी' दोनों की उत्पत्ति एक साथ 
ही स्वीकार करने पर उनकी उत्पत्ति की कारणसामग्री भी समान ही ( एक ही ) 
होगी । तब 'गुण' और 'गुणी' का भेद नहीं बन सकेगा । अर्थात्‌ यह गुण है और यह 
गुणी है -ऐसा भेदव्यवहार नहीं हो सकेगा। क्योंकि 'कारणभेदनियतत्वात्‌ कमर्य- 
भेदस्य' यह नियम है । कार्य का भेद कारण के भेद से नियत ( व्याप्त ) रहता है । 
अर्थात्‌ 'कार्य में भेदं तभी हो सकता है, जब उसके कारण भी भिन्न हों! यह नियम 
( व्याप्ति ) है। यानी कारणभेद होने पर ही कार्यभेद होता है, अन्यथा नहीं । यहाँ 
पर कारण शब्द 'सामग्री' का वाचक है, क्योंकि 'पट' अनेक कारणों से उत्पन्न होनें 
पर भी एक ही रहता है, अनेक नहीं । अतः कारणभेद से कार्य का भेद नियत नहीं 
है । अपितु वह सामग्रीभेद से नियत होता है । जैसे--'घट ओर पट' दोनों भिन्न-भिन्न 
कार्य हैं। दोनों के उत्पादन की कारणसामग्री भी भिन-भिन्न्न है। पटोत्पत्ति में 
कारणसामग्री है- “तन्तु, तुरी, वेमा आदि” और घटोत्पत्ति में कारणसामग्री है-- 
“मिट्टी, दण्ड, चक्र, चीवर आदि ।' इसलिये प्रथम क्षण में निर्गुण घट की ही उत्पत्ति 
होती है, और उसके बाद “उस घट' में रूपादि गुण उत्पन्न होते हैं । ऐसा मानने पर 
'घट' और उसके 'रूप' में पौर्वापयं भी बन जाता है, जिससे 'घट' अपने 'स्वगत- 
रूप' का समवायिकारण बन सकता हे । 


तब 'गुण' तथा 'गुणी' अर्थात्‌ घट और खूपादि में 'कारणभेद' भी हो सकता है । 
क्योंकि घट “घट? के प्रति अर्थात्‌ स्वयं अपने प्रति कारण नहीं होता है, क्योंकि स्वयं 
का ( घट का ) स्वयं में ही ( उसी घट में ही ) 'पोर्वापयंभाव' नहीं रहता है। और 
उसीकारण वह एक ही घट स्वयं ( स्वयं अपने प्रति ) के प्रति "पूर्वभावी ( कारण ) 
और 'पश्चादूभावी' ( कार्य ) नहीं हो सकता । किन्तु 'अपने गुणों' के प्रति ( घटगत 
रूपादि के प्रति ) तो वह 'पुर्वभावी' होने से गुणों का समबायिकारण हो सकता है । 

शंका--नन्वेवमिति । इस पर पूर्वपक्षी पुनः शंका करता है कि यदि 'प्रथम क्षण 
में 'निर्गणघट” उत्पन्न होता है'--इस सिद्धान्त को स्वीकार करने पर दो दोषों की 
उपस्थिति होगी । प्रथम दोष तो यह होगा कि उस प्रथम क्षण में 'घट का चाक्षुष 
प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि “चाक्रुषप्रत्यक्ष' उसी दव्य का हो सकता है, जिसमें 
'महत्‌ परिमाण और उदृभूतरूप' ये दो गुण रहते हँ । प्रथम क्षण का 'घट' निर्गुण रहने 
से उसमें “रूपा दिगुण' रहते ही नहीं । अतः रूपरहित होने से 'घट' का चाक्षुपप्रत्यक्ष 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४ तक भाषा [ निर्गुणोत्पत्ति 


नहीं हो सकेगा । जेसे---'वायु' 'रूपरहित द्रव्य' है, इसलिये उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष 
नहीं होता । उसी प्रकार प्रथम क्षण का निर्गुण घट भी रूपरहित है। इसलिये उसका 
भी चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । यह प्रथम दोष “द्रव्य की निर्गुणोत्पत्ति पक्ष' में 
उपस्थित होता है। 

द्वितीय दोष यह होगा कि 'प्रथम क्षण' के निर्गुण 'घट' को द्रव्य शब्द से नहीं 
कह सकेंगे । क्योंकि जो 'गुण' का आश्रय हो अर्थात्‌ जिसमें 'गुण' रहते हों उसी को 
गुणाश्रयो द्रव्यम्‌’ इस परिभाषा के अनुसार 'द्रव्य' कह सकते हैं । गुण का आश्रय 
ही द्रव्य होता है'--यह द्रव्य का लक्षण है । 

सत्यम्‌ । प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का नो हानिः। न हि 
सगुणोत्पत्तिपक्षेऽपि निमेषावसरे घटो गृह्यते । तेन उयवस्थितमेतन्निगुंण एव 
प्रथमं घट उप्पद्यते । द्वितोयादिक्षणेषु चक्षुषा गृह्यते । 

न च प्रथमे क्षणे गुणा्यत्वाभावाद्‌ द्रव्यत्वापत्तिः । समवायिकारणं द्रव्य- 
: मिति द्रव्यलक्षणयोगात्‌ । योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च। योग्यता च गुणानाम 

त्यन्ताभावाभावः । 


सत्यमिति । पूर्वपक्षी का कहना सच है कि निर्गुणोत्पत्ति मानने पर प्रथम क्षण में 
घटादिद्रव्य का चाक्षुप प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । परन्तु यदि प्रथम क्षण में चक्षु से घट 
का ग्रहण नहीं होता है तो उससे हमारी हानि कौन-सी है? आपके सगुणोत्पत्तिपक्ष 
के अनुसार भी पलक झपकने के समय ( निमेप के अवसर पर ) “घट का चाक्षुषप्रत्यक्ष 
नहीं हुआ करता । अतः यदि प्रथम क्षण में घट का चाक्षुषप्रतयक्ष नहीं, होता है तो 
न हो, उससे किसी की कोई हानि नहीं है । अर्थात्‌ प्रथम क्षण में ही घट का प्रत्यक्ष 
होना आवश्यक नहीं है । द्वितीय क्षण में रूपादिगुणों के उत्पन्न होने पर ही उसका 
प्रत्यक्ष होगा । इसलिये यह निश्चित हुआ कि प्रथम क्षण में 'घट' निगुण ही उत्पन्न 
होता है, और द्वितीयादि क्षणों में रूपादि गुणों के उत्पन्न होने पर उसका “चाक्षुष 
्रत्यक्ष' होता है । 

न चेति। अव दूसरे दोष का समाधान इस प्रकार है कि प्रथम क्षण में 'गुणों का 
आश्रय? न रहने से 'घट' को 'दरब्य' शब्द से नहीं कह सकेंगे, यह वात नहीं है । क्योंकि 
“गुणाश्रयो द्रव्यम्‌’ यह द्रव्य का लक्षण' नहीं हे. । अपितु हमारे मत में 'समवायिकारणं 
द्रव्यम्‌' यह 'द्रध्य' का लक्षण है । अर्थात्‌ जो किसी कार्य का समवायिकरण हो, वह 
द्रव्य होता है । 

यह द्रव्य का लक्षण 'प्रथम क्षण के घट में! भी घटित हो जाता है । एवं च प्रथम 
क्षण का घट भी द्रव्यलक्षण से युक्त होने के कारण 'द्रव्य' ही कहा जायेगा उसे द्रब्य 
नहीं समझ सकते । क्योंकि 'वह घट” द्वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाले गुणों कां 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निर्गुणोत्पत्ति | _ प्रमाणपदा्थंनिरूपणम्‌ ४५ 


समवाधिकारण है । अतः कोई भी 'जन्यद्रव्य', अपनी उत्पत्ति के क्षण में भी द्रव्य 
कहा जा सकता है। इसलिये उत्पत्ति-क्षण में 'अद्रव्यत्व' की शंका करता उचित 
नहीं है । 

शँका--यद्यपि कोई भी जन्यद्रव्य, अपनी उत्पत्ति के क्षण में भी अन्तिम क्षण के 
स्वगतगुणों का समवायिकारण होने से द्रव्य कहा जा सकता है, तथापि उसे अपने 


'विनाश के अव्यहित पूर्वक्षण में ( विनाश. की अवस्था में ) 'द्रव्य' में नहीं कह सकेंगे । 


क्योंकि अग्रिम क्षण ( विनाश-क्षण ) में, उस "जन्य द्रव्य' में किसी समवेत कार्ये की 
उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिये विनाशक्षणाव्यवहितपूर्वक्षण में वह किसी कार्य का 
समवायिक।रण नही हो पा रहा है । 

समा०--योग्यतयेति । हम 'समवायिकःरणत्वं द्रव्यत्वम्‌'---इएना ही द्रव्यलक्षण' 
न कह कर 'समवायिकारणयोग्यत्वं द्रव्यत्वमु--इतन। द्रव्यलक्षण करते हैं, तव द्रव्य- 
लक्षण की अव्याप्ति नहीं रहेगी । क्योंकि मिनाश-क्षण के अव्यवहित ूर्वक्षणकाळीन 
( विनश्यदवस्था के ) द्रव्य में समवायिकारणत्व न रहने पर भी उस समय उसमें 
( विनश्यदवस्थ द्रव्य में ) समवाथिकोरण हो सकने की योग्यता ( द्रव्यत्व ) तो है 
ही । क्योंकि 'समवायिकारणरूप द्रव्य” में समवायिकारणता रहेगी, उसका अवच्छेदक 
द्रब्पत्व' जाति होगी । उस 'द्रव्यत्वजाति' को ही 'समवायिकारणयोग्यता' कहते 
हैं। वह 'द्रव्यत्वजाति'रूप समवाथिकारणयोग्यता, 'विनश्यदवस्था वाले द्रव्य' में भी 
विद्यमान है । अतः विनाशक्षणाऽव्यव हितपूर्वकाल में भी उसे 'द्रव्य' कह सकेगे। उस 
कारण 'द्रव्यलक्षण' की उस-समय भी अव्याप्ति नहीं है । 

सूक्ष्मदृष्टि से विचार करने पर प्रतीत होता है किं पूर्वपक्षी के अभीष्ट र 'गुणाश्रयो- 
द्रव्यम्‌' इस द्रव्यलक्षण की भी उत्पत्तिक्षणकालीन 'घटादि' जन्य र्यां में अव्याप्ति 
नहीं हो पायेगी । इस लक्षण में भी हम 'योग्यत्व' इतना अंश जोड़ देंगे, अर्थात्‌ 
“गुणाश्रयमोग्यत्वं द्रव्यत्वम्‌ः-इतना द्वव्यलक्षण” वनावेगे । यानी 'गुणों के आश्रय 
बनने की योग्यता का होना'--यह अर्थ, “गुणाश्रयत्व' का होगा । 

योग्यतेति । 'उस योग्यता का स्वरूप” इस प्रकार होगा कि 'जो गुणों के अत्यन्ता- 
भाव का अधिकरण न हो' 'गुणात्यन्ताभाव' यानि प्रतियो गिव्यधिकरणगुणाभाव 
का 'अधिकरण' न होना । अर्थात्‌ उस गुणाभाव का अभाव रहना । एवं च तिर 
योगिव्यधिकरणगुणाभाव कां अभाव ही “गुणाश्रययोग्यता' है । र 'अत्यन्ताभाव एक 
त्रैकालिक ( तीनों कालों में रहने वाला ) अभाव है। “घट! में गुणों.का अत्यन्ता- 
भाव नहीं है । प्रथम क्षण के घट में यद्यपि गुणों का अभाव रहता है, तथापि उसमें 
“समनन्तर क्षण' ही गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिये उसे "गुणों के, अत्यन्ता- 
भाव! का अधिकरण नहीं कह सकते । प्रथम क्षण के घट' में 'गुणों' शा प्रागभाव है, 
किन्तु 'अत्येन्ताभाव का तो अभाव ही है । इसी को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६ तक भाषा [ असमवायिकारण 


कह सकते हैं--'गुणात्यन्ताभावाभाव' अर्थात्‌ 'प्रतियोगिव्यधिकरणधुणाभावाभाव' ही 
गुणाश्रययोग्यता है। यह योग्यता 'उत्पत्तिक्षणकालीन जन्यद्रव्य' में भी है। यद्यपि 
उत्पतिक्षणकालीन जन्यद्रव्य में गुणाभाव है, किन्तु द्वितीय क्षण' में ही गुणाभाव के 
प्रतियोगी 'गुण” का उदय उसमें होता है, इसलिये वह 'अभाव' प्रतियोगिव्यधिकरण 
नहीं है । अतः 'प्रतियोगिव्यधिकरणगुणाभाव” का अभाव, जन्य दव्य में विद्यमान है । 
इसलिये 'गुणाश्रयो द्रव्यम्‌’ यह द्रव्यलक्षण “प्रथम क्षण के घटादिजन्य द्रव्य में भी 
समन्वित होने से अव्याप्तिदोष नहीं हो पा रहा है । एवं च पूर्वोक्त द्रव्यं निगुंणमेव 
प्रथममुत्पद्यते, पश्चात्‌ तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते' यह निर्गुणोत्पत्ति का सिद्धान्त सर्वथा 
समुचित है । 

असमवायिकारणं तदुच्यते यत्समवायिकारणप्रत्यासन्नमवधृतसामर्थ्यं तद- 
समवायिकारणम्‌ यथा तन्तुसंयोगः पटस्यासमवायिकारणम्‌ । तन्तुसंयोगस्य 
गुणस्य, पटसमवायिकारणेषु तन्तुषु गुणिषु, समवेतत्वेन समवायिकारणे प्रत्या- 
सन्नत्वात्‌, अनन्यथासिद्धनियतपूवंभावित्वेन पटं प्रति कारणत्वाच्च । 

एवं तन्तुरूपं पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌ । 
असमवायिकारण-- 


असमवायीति। 'असमवायिकारण' उस 'कारण' को कहा जातो है, जो सम- 
वायिकारण में रहता हो (प्रत्यासन्न हो) और कार्योत्पादन करने में जिसका 
साम्यं निश्चित हो। अर्थात्‌ जिसमें 'अनन्यथासिद्धनियतपुर्वंभावित्व' रूप कारण 
का लक्षण समन्वित हो रहा हो, 'उस कारण' को 'असमवायिकारण' कहते हैं । 
जैसे--'तन्तुसंयोग', पट का ( पटात्मक कार्य का ) 'असमवाथिकारण' है । क्योंकि 
“तन्तुसंयोग” ( स्वयं ) गुणपदार्थ है, वह ( तन्तुसंयोग ), 'पट' ( कार्य ) के समवायि 
कारण तन्तुसंज्ञक गुणियों में 'समवेत' है, यानी समवाय सम्बन्ध से रहता है । इस- 
लिये 'पट' के समवायिकारण ( तन्तुओं ) में वह 'प्रत्यासन्त' ( वृत्ति ) हुंआ। और 
साथ ही साथ वहु ( तन्तुसंयोगरूपकारण ) पटात्मक कार्य के प्रति 'अनन्यथासिद्ध- 
नियतपूर्वंभावित्व' इस 'कारणलक्षण' से समन्वित भी है, इसलिये पट के प्रति “कारण 
भी है। इस रीति से 'तन्तुसंयोग' पट का असमवायिकारण होता है। क्‍योंकि 
"समवायिकारणे प्रत्यासन्नमवध्वतसामथ्य॑ च' यह असमवायिकारण का लक्षण उसमें 
समन्वित हो जाता हे । 


उसी प्रकार 'तन्तुरूप' ( तन्तु का रूप) 'पटरूप' ( पट के रूप ) के प्रति 
असमवायिकारण है । 


इसके पूर्व 'समवायिकारण' के दो उदाहरणों में से द्वितीय उदाहरण एक विशिष्ट 
उद्देश्य ( निर्गुणोत्पत्ति अर्थात्‌ गुण और गुणी का असमानकोलीन जन्म का प्रतिपादन) 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


असमवायिकारण ] प्रमाणपदार्थनिरुपणस्‌ ४७ 


से दिया गया था । उसी प्रकार 'असमवायिकारण? का यह दूसरा उदाहरण भी एक 
विशिष्ट उद्देश्य ( समवायिकारण में दो प्रकार से प्रत्यासत्ति अर्थात्‌ साक्षात्‌ और 
परम्परयां हुआ करती है, यह बताने के लिये ) से दिया गया है। 
माधुरी 

असमवायिकारण के लक्षण का पदकुत्य-- 

असमवायिकारण के लक्षण में से यदि 'समवायि' पद को हटा दें तो शेष लक्षण 
“यरकारणप्रस्यासन्नम्‌ अवध्वतसामथ्य॑ ( च ) तदसमवायिकारणम्‌' इतना ही रहेगा। 
और उसका अर्थ यह होगा--जो किसी कार्य के कारण में प्रत्यासन्न ( विद्यमान ) 
होता हुआ, उस कार्य के प्रति निश्चितरूप से कारण भी हो, वह उस कार्यं का 'असम- 
वायिकारण' कहलाता है । तब 'समवायि' पद से रहित उक्त शेष लक्षण की 'चक्षु-घट- 
संयोग? में अतिव्याप्ति होगी । अर्थात्‌ घटचाक्षुष ( घरप्रत्यक्ष ) कयं का 'चक्षु-घट 
संयोग”, असमवायिकारण कहलायेगा । क्योंकि प्रत्यक्ष ( घटचाक्षुष यानि घटप्रत्यक्ष ) 
के प्रति निमित्तकारण 'विषय' ( घट ) होता है। इस कारण 'घट', 'घटचाक्षुष' का 
निमित्तकारण है, और 'चक्षु-घट संयोग, उस निमित्तकारणभूत “घट' में प्रत्यासन्न 
( विद्यमान ) है, और 'प्रत्यक्ष' में इन्द्रियार्थसन्निकर्ष की निमित्तकारणता निश्चित है, 
अर्थात्‌ वह इन्दरयार्थसन्निकर्षं “घटचाक्षुष' के होने में कारणख्प से निश्चित भी है । 
अतः उस इन्द्रियार्थसन्निकर्ष ( चक्षु-घटसंयोग ) में उक्त असमवायिकारण का लक्षण 
समन्वित हो जाने से अतिव्याप्ति हो जाती है । उसे दुर करने के लिये 'असमवायि- 
कारण के लक्षण' में 'समवायि' पद अवश्य देना चाहिये । तब 'यत्‌ समवायिकारण- 
प्रस्यासन्नम्‌, अवश्वतसामथ्ये ( च ) तत्‌ असमवायिकारणम्‌’ यह असमवायिकारण का 
लक्षण होगा और उसकी अतिव्याप्ति भी नहीं होगी । क्योंकि 'घट', 'घटचाक्षुष' 
( घटप्रत्यक्ष ) कायं का समवाथिकारण नहीं है, अपितु †नमित्तकारण है । अतः उस . 
निमित्तकारणभुत घट में प्रत्यासन्न जो 'चक्षु-घटसंयोग' ( इन्द्रियाथंसन्निकर्ष ) है, वह 
'घटचाक्षुष' ( घटप्रत्यक्ष ) के समवायिकारण में प्रत्यासन्न न रहने से उसको “घट- 
चाक्षुष' का असमवायिकारण नहीं कह सकेंगे । 

उसी तरह यदि लक्षण में से 'अवधृतसामर्थ्येस्‌' इस 'विशेष्य अंश' को हटा दिया 
जाये तो 'यत्समवामिकारणें प्रत्यासन्नं तत्‌ असमवायिकारणम्‌' अर्थात्‌ 'जो किसी कार्य 
के समवायिकारण में प्रत्यासन्न हो, वह उस कार्य का असमवायिक्रारण होता है -- 
इतना ही लक्षण रहेगा । तब जो किसी कार्य के प्रति अन्यथासिद्ध अथवा ( तियत- 
पूर्ववर्ती नहीं है, किन्तु उस कार्य के समवायिकारण. में प्रत्यासन्न है, उसमें 'असमवायि- 
कारण? का लक्षण समन्वित होने लगेगा अर्थात्‌ उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
जैसे--'तन्तुूप' एवं 'तन्तु-मक्षिकासंयोग'` यद्यपि पटकाये के प्रति अन्यथासिद्ध और 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“ 


४८ तकभाषा [ असमवायिकारण 


अनियतपुर्ववर्ती हैं किन्तु पट के समवायिकारणभूत तन्तु में 'समवायसंबंध से प्रत्यासन्न 
है । अतः उसे पटकाये के प्रति असमवायिकारण कहना होगा । इस अतिव्याप्ति को 
दुर करने के लिये 'अवधतस।मथ्यंम्‌' इस विशेष्य अंश को दिया गया है। इस अंश के 
देने से अतिव्याप्ति दूर हो जाती है। क्‍योंकि जिसमें कारण का लक्षण निश्चित किया 
गया हो, वही असमवाधिकारण होगा । 'तन्तुरूप' तो 'पटकायं' के प्रति अन्यथासिद्ध 
है। इसलिये उसे 'पटकार्य' का कारण ही नहीं कह सकते, तव उसे असमवायिकारण 
कहना तो वहुत दूर है। | 

अव यदि असमवायिकारण के लक्षण में से "विशेषण भाग! को हटा दें तो 'अव- 
घृतसाम्यंमसमवायिकारणम्‌' इतना ही लक्षण रहेगा। तव 'समवायिकारण' और 
निभित्तकारण में भी उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निरंसनार्थ 'विशेषण 
भाग' को देना आवश्यक है । 

एवं च ग्रन्थकार ने असमवायिकारण का लक्षण “यत्समवायिकारणप्रत्यासन्न- 
मवश्गृतसामर्थ्यं तदसमव।यिकारणम्‌' जो किया है, वह निदुंष्ट है । 


शंका--ज्ञान से इच्छा होती है। इच्छा का समवायिकारण 'आत्मा' है, उसमें 
ज्ञान! प्रत्यासन्न ( विद्यमान ) है, और उसमें कार्योत्पादन का सामर्थ्यं भी अवधूत है । 
अतेः इच्छा के प्रति ज्ञान को असमवायिकारण कहना चाहिये। किन्तु उसे कोई भी 
असमवाथिकारण नहीं कहता, यह क्यों ? 


समा०--लक्षण में तदूभिन्नत्व' का निवेश कर देने पर उक्त अतिव्याप्ति नहीं 
होगी । 
. "एवं तन्तुरूप पटरूपस्य असमवायिकारणम्‌” के द्वारा ग्रन्थकार कहते हैं--इसी 
प्रकार तन्तु का रूप', पट के रूप का असमवायिकारण होता है । 
शंका--असमवायिकारण को समझाने के लिये ग्रन्थकार ने 'तन्तुसंयोग' और 
'तन्तुरूप' इन दो उदाहरणों को क्यों दिया ? 

समा०--भावात्मक कार्य' और 'अभावात्मक कार्य'--ऐसे दो प्रकार के कार्य 
हुआ करते हैं। 'अभावात्मक कार्य' का नाम “वंस? है। उसकी उत्पत्ति केवल 
निमित्तकारण से ही होती है, क्योंकि वह कहीं भी समवायसम्बन्ध से नहो रहता । 
इसलिये उस कार्ये की उत्पत्ति में समवायिकारण और असमवायिकारण की अपेक्षा 
नहीं है । और भावात्मक कार्य, “द्रव्य, गुण, कम!--ये तीन होते हैं। इन तीनों 
प्रकार के भावात्मक कार्य की उत्पत्ति में समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्तः 
कारण--इन तीनों कारणों की अपेक्षा होती है । तीनों प्रकार के भावात्मक कार्यों में 
किसी एक का ही उदाहरण यदि दिया जाता, तो अवशिष्ट दो भावात्मक कार्यों के 


असमावायिकारण का ज्ञान अच्छी तरह न हो पाता। इसलिये 'तन्तुसंयोग!. का: 


उदाहरण देकर 'समस्त जन्यद्रव्यो' के असमवायिकारणों की ओर संकेत किया गया 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कारण-त्रैविध्य ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ ४९ 


है । और 'तन्तुरूप' का उदाहरण देकर 'समस्त जन्य गुणो' के असमवायिकारणों की 
ओर संक्रेत किया गया है । ये “अपने आधारभूत द्रव्य के समवायिकारणगत गुणों से 
प्रकट होते हैं । इन दो उदाहरणों से सभी प्रकार के 'असमवायिकारणों' का ज्ञान 
हो सकता है, क्योंकि जो गुण अपने आधारभूत द्रव्य के समवायिकारणगत गुण से 
उत्पन्न नहीं होता, अपितु किसी अन्य प्रकार से उत्पन्न होता है, उस “गुणका तथा 
'कर्म' का असमवायिकारण, द्रव्य के असमवायिकारण' के समान ही समझना 
चाहिये । तात्पर्यं यह है कि जैसे-द्रव्य का असमवायिकारण, अपने कार्य के साथ 
एक आश्रय में विद्यमान ( प्रत्यासन्न ) रहता है, वैसे. ही अकारणगुणपूर्वक गुण तथा 
कर्म के असमवायिकारण भी अपने कार्य के साथ एक आश्रय में प्रत्यासन्न होते हैं । 
जैसे--'पाकजरूप' का असमवामिकारण अग्निसंयोग, अपने कार्य 'पाकजरूप' के साथ 
पच्यमान घटरूप एक आश्रय में प्रत्यासन्न ( विद्यमान ) रहता है। इच्छा आदि 
आत्मगुणों का असमवायिकारण 'आत्म-मनःसंयोग', अपने कार्यभूत ज्ञान, इच्छा आदि 
के साथ आत्मा” रूप एक आश्रय में प्रत्यासन्न रहता है । उसी तरह वृक्ष के पं में 
होने वाले कम्पनकर्म का असमवायिकारण, 'वायु-पर्णंसंयोग', अपने कार्यभूत कम्पनकमं 
के साथ वृक्षपणेरूप एक आश्रय में प्रत्यासन्न रहता है । अतः किसी एक द्रव्यात्मक 
कार्य के असमवायिकारण में लक्षण समन्वय कर देने से समस्त 'अकारणगुणपूर्वक गुण 
तथा कर्म' के असमवायिकारणों में लक्षण-समन्वय करना सरल हो जाता है । उनके 
अलग से उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती । किन्तु कारणगुणपूर्वेक गुणों के 
असमवायिकारण, कुछ भिन्न प्रकार के हैं, वे द्रव्य के असमवायिकारण के तुल्य नहीं 
हैं। कारणगुणपूर्वक गुण के असमवायिकारण, अपने कार्य के साथ एक आश्रय 
में प्रत्यासन्न नहीं रहते, किन्तु अपने कार्य के समवायिकारण के साथ एक आश्रय. में 
प्रत्यासन्न रहते हैं । जैसे--पटरूप का असमवायिकारण तन्तुरूप अपने कार्यभूत पट- 
रूप के साथ पटात्मक एक आश्रय में प्रत्यासन्न न होकर उसके समवायिकारण पट के 
साथ तन्तुरूप एक आश्रय में प्रत्यासन्न रहता है । इसलिये पट के असमवायिकारण 
'तन्तुसंयोग' में लक्षण-समन्वय समझ में आने पर भी पटरूप फे असमवायिकारण 
तन्तुरूप में लक्षण-समन्वय करना कठिन होगा । इसलिये असमवायिकारण के दो 
उदाहरणों को बताया गया है । 

ननु. पटरूपस्य पटः समवायिकारणं, तेन तदूगतस्येव. कस्यचि द्वमंस्य. 
पटरूपं प्रत्यसमवायिकारणत्वमुचितम्‌ । तस्येब समवायिकारणप्रत्यासत्तः 
त्वात्‌ । न तु तन्तुरूपस्य । तस्य समवायिकारणभ्रत्यासत्यभावात्‌ । 


'सेवम्‌ । सयवायिकारणसमवायिकारणग्रत्यासत्तस्यापि परम्परया सम- ` 


वायिकारणप्रत्यासन्नत्वात्‌ । 
४ SO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
{ 


५० ै तर्कभाषा [ असमवायिकारण 


झंका--नन्विति। 'पटरूप' का समवायिकारण 'पट' है, इसलिये उसमें (पट मे) 

रहने वाले किसी धमं को ही 'पटरूप' के प्रति असमवाथिकारण कहना उचित है । 

क्योंकि वही ( पटगत कोई धर्म ही ) समवायिकारण ( पट ) में प्रत्यासन्न हो सकता 

है । 'तन्तुरूप' को पटरूप के प्रति असमवांयिकारण कहना उचित नहीं है, क्योंकि 

“उसकी ( तन्तुरूप की ) समवायिकारण ( पट ) में प्रत्यासत्ति नहीं है । : 

समाधान--मेवमिति । ऐसी शंका मत करिये । क्योंकि ( तत्‌ ) पटरूप कार्ये के 

समवांयिकारण ( पट ) के समवायिकारण ( तन्तु ) में प्रत्यासन्न ( तन्तुरूप ) की 
भी. समवायिकारण में परम्परया प्रत्यासत्ति होती है। _ 
माधुरी ,” 

'तन्तुरूप' को-'पटरूप' का असमवायिकारण कहा गया है । किन्तु यहाँ शंका यह 
होती है कि 'समवायिकारण में प्रत्यासन्न और अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावी धर्म को 
असमवायिकारण कहते हैं ।' इस ( असमवायिकारण के ) लक्षण के अनुसार हम 
देखेंगे कि पटरूप का असमवायिकारण कौन हो सकता है ? पटरूप तो गुण है, 

इसल्यि उसका समवायिकारण गुणी पट है । अत: पटगत ही कोई धर्म पटरूप का 
'असमवायिकारण' हो सकता है । तन्तुरूप तो तन्तु में रहने वाळा गुण है, अर्थात्‌ 
` तन्तु का गुण है, इसलिये वह ( रूप ) तन्तु में रहता है, पट में नहीं । ऐसी स्थिति 

में 'तन्तुरूप' को 'पटरूप' का असमवायिकारण कैसे कह सकते हैं ? 
उक्त शंका का समाधान ग्रन्थकार ने इस प्रकार किया है--समवायिकारण में जो 
` प्रत्यासत्ति कही गई है, वह 'साक्षात्‌' और 'परम्परया? दो प्रकार से हो सकती है । 
` कहीं-तो कोई धर्म ऐसा होता है, जो कार्य के साथ एक ही अर्थ में रहने से समवायि- 
` कारण में प्रत्यासन्न कहा जाता है। 'प्रत्यासन्र' शब्द का अर्थ है--'प्रत्यासत्तिवाला' । 
नीर. याति, शब्द का अर्थ है--'निकटससृवन्ध' । जैसे--पट का असमवायिकारणं 
ब मन आ 
कार्येकार्थप्रत्यासत्ति' भ॑ 
“कहते हँ । यहाँ कार्य है पट, वह ( पट ) जिस अर्थ ( पदार्थ ) में यानी तन्तुओं में 
E सा 0 ता रहता ) है, उसी में ( तन्तुओं में ) तन्तुसंयोग भी 
5 । तात्पर्य यह है कि सम्वन्ध तन्तुओं जगा 
उन्हीं तन्तुझो में वास यन थी प र 
कार्यरूप पट के साथ तन्तुरूप एक अर्थ में समवेत इस प्र र परत को 

समवेत है । इस प्रकार की प्रत्यासत्ति 
Ci म | os प्रत्यासत्ति को 'कार्येकाथंप्रत्यासत्ति इस- 
बे साथ कारण ( तन्तुसंयोग ) की एक अर्थ में 
(तन्तु में ) प्रत्यासत्ति रहती है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निमित्तकारण ] प्रमाणपदार्थ निरूपणम्‌ ५१ 


अब दुसरे प्रकार की प्रत्यासत्ति को 'परम्परया प्रत्यासत्ति’ अथवा 'कारणेकार्थ- 
प्रत्यासत्ति' कहते हैं । जो 'धर्म' कार्य के साथ नहीं, किन्तु कारण के साथ एक अर्थ 
में प्रत्यासन्न होता हो, उसको 'कारणकार्थप्रत्यासन्न” कहते हैं । जैसे--तन्तुरुप अपने 
कार्यभूत पटरूप के साथ नहीं और न ही 'पटरूप' के समवायिकारण कहलानेवाले पट 
के साथ एक अर्थ (तन्तु ) में प्रत्यासन्न है । अर्थात्‌ पटरूप का असमवायिकारण तन्तु- 
रूप है और 'पटरूप' का समवायिकारण पट है, क्योंकि 'गुण' का समवायिकारण 
'गुणी' होता है । इस प्रकार तन्तुरूप यद्यपि पटरूप के साथ एकार्थ-समवेत नहीं है, 
तथापि पटरूप के समवायिकारण पट के साथ तन्तुस्वरूप एक अर्थ में समवेत है । 
पट का समवायिकारण तन्तु है, उन तन्तुओ में ही तन्तुरूप रहता है । अतः यहाँ पर 
पटरूप का असमवायिकारण जो तन्तुरूप है, वह 'पटरूप” के समवायिकारण ( पट ) 
के समवायिकारण ( तन्तु ) में रहता है । इस प्रकार यहाँ परम्परया प्रत्यासत्ति हे । 
इस परम्परया प्रत्यासत्ति को ही 'कारणकार्थप्रत्यासत्ति' कहते हैं । अर्थात्‌ समवायि- 
कारण के समवायिकारण में प्रत्यासन्न धर्म को भी परम्परया समवायिकारण में 
प्रत्यासन्न मानकर तन्तुरूप को पटरूप का असमवायिकारण कहा जा सकता है । 


निमित्तकारणं तदुच्यते । यन्न समवायिकारणं, नाप्यसमवायिकारणम्‌ । 
अथ च कारणं तन्निमित्तकारणम्‌। यथा वेमादिकं पटस्य निमित्तकारणम्‌ । 


तदेतद्‌ भावानामेव त्रिविधं कारणम्‌ । अभावस्य तु निमित्तमात्रं, तस्य 
क्वचि दप्यसमवायात्‌ । समवायस्य भावद्वयधमंत्वात्‌ । 

` तदेतस्य त्रिविधस्य कारणस्य मध्ये यदेव कथमपि सातिशयं तदेव कर- 
णम्‌.। तेन व्यवस्थित मेतल्लक्षण प्रमाकरणं प्रमाणमिति । 


निमित्तकारण - 

निमित्तकारणमिति । 'समवायिकारण' तथा 'असमवायिकारण' का निरूपण करने 
के बाद अब क्रमप्रास तीसरे “निमित्तकारण' का लक्षण बता रहे हैं । जो न ससवायि- 
कारण है और न असमवायिकारण है, फिर भी उसे कारण कहते हैं अर्थात्‌ जिसमें 
कारण का, 'अनन्यथासिद्धनियतपूर्वभावित्व' लक्षण समन्वित हो जाता है, उसे निमित्त- 


. कारण कहते हैं जैसे-वेमा आदि, पट के निमित्तकारण हैं । 


| तदेतदिति । ये तीन प्रकार के ( समवायि, असमवायि और निमित्त ) कारण, 
केवल भाव (सत्‌ ) पदार्थो के ही होते हैं। अभाव पदार्थं का तो केवल 
“निमित्तकारण' ही. होता है । क्योंकि उस अभाव का कहीं भी ( किसी भी पदार्थ के 
साथ ) समवायसंम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये कोई पदार्थ, उसका ( अभाव का ) 
समवायिकारण नहीं कहलाता । और जब उसका कोई समवायिकारण ही नहीं, तब 
कोई उसका असमवायिकारण भी. नहीं हो पाता । इसलिये अभाव का केवल “निमित्तः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२ तर्केभाषा [ कारणोपसंहार 


कारण? ही होता है । 'समवाय' तो दो भाव पदार्थों का ही धर्म हुआ करता है । 
इसलिये 'अभाव' का किसी से समवायसम्बन्ध नहीं हो सकता । ये 'त्रिविधकारण' 
केवल भावपदायों के ही हुआ करते हैं, अभावपदार्थ के नहीं । 

तदेतस्येति । इसलिये उस त्रिविध कारण में से जो कारण, किसी प्रकार से भी 
दूसरे कारणों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट रहता है, उसे ही 'करण' कहते हैं । अर्थात्‌ 
त्रिविधकारणों में से जो कारण, कथमपि यानी किसी भी प्रकार से अतिशयसहित हो, 
वही 'करण' कहलाता है । इसलिये 'प्रभाकरणम्प्रमाणम्‌' यह लक्षण ठीक ही किया 
गया है । 

माधुरी 

“कथमपि' कहने का अभिप्राय यह है कि प्रमाता और प्रमेय के रहते हुए भी 
जिसके अभाव में वे प्रमा के उत्पादक नहीं हो पाते, वही 'अतिशय' पदार्थ है । 
अर्थात्‌ अविल्म्वेन प्रमोत्पादकत्व' ही 'अतिंशय पदार्थ है। वह 'अतिशय' व्यापाररूप 
है । अथवा प्रमाता. तथा प्रमेय के होने पर भी उसके बिना प्रमा नहीं होती, यही उस 
प्रमाकरण का अतिशय है । अथवा उसके व्यापार के अनन्तर फल की उत्पत्ति होती है, 
यही उसका अतिशय है । केवल निमित्तकारण ही 'करण'- नहीं कहलाता, किन्तु जैसी 
स्थिति हो तदनुसार 'समवायिकारण', 'असमवायिकारण? भी 'करण' बन सकते हैं । 
तथापि 'समवायिकारण' और 'असमवायिकारण' का 'केरण” के रूप में कभी व्यवहार 
नहीं किया जाता । इसलिये 'करण' के दो प्रकार के लक्षण एक वास्तविक और दूसरा 
व्यावहारिक बताये जाते हैं । 'सातिशयं कारणं करणमु' यह 'करण' का वास्तविक 
लक्षण है और 'व्यापारवत्‌ असाधारणं कारणं करणम्‌” यह व्यावहारिक ( व्यवहारो- 
द ) लक्षण है। समवायिकारण और असमवायिकारण किसी दृष्टि से अन्य 
की अपेक्षा सातिशय होने से वस्तुतः 'करण' तो होंगे, किन्तु वे अपने कार्य 
के प्रंति व्यापार द्वारा कारण न होने से उन्हें 'करण' नहीं कहा जायेगा । 

निष्कर्ष यह है कि ऊपर बताये गये त्रिविधकारणों में से समवायिकारण केवल 
अव्य' ही होता है । जैसे --'पट' का समवायिकारण “तन्तु” द्रव्य है । उसी तरह 'पट- 
रूप का समवायिकारण 'पट' भी द्रव्य है । 'अतमवायिकारण' 'गुण' अथवा 'कर्म' 
र हि ) हुआ करते हैं । गुण का उदाहरण, जैसे--'पट' का असमवामिकारण 'तन्तु-/ 
संयोग' है और 'पटरूप' का अंसमवायिकारण ततेन्तुरूप' है। उसी तरह 'कमं' 
रमतात करस ल्क गमनक्रिया होने लगती है । अतः “रथ 

असमवायिकारण है, जैसे--'पटरूप' में 'तन्तुरूप 

असमवायिकारण कहलाता है । निमित्तकारण प्रत्येक पदार्थ हो सकता (है अर्थात्‌ द्रव्य, 
- “आग, कर्म भी हो सकते है | समवायिंकारण और असमवायियररण दोतों किसी कार्य 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ह.“ णय णा -२२-२५-०->००-०००-.2-०-०->->> 


धारावाहिकज्ञान | प्रमाणपदार्थनिरूपणंम्‌ ५३ 


के असाधारण ही होते हैं । किन्तु निमित्तकारण के अन्तर्गत 'साधारण-असाधारण 
सभी कारणों' का समावेश हो जाता है । अतः अदृष्ट आदि को 'कार्यमात्र' के प्रति 
निमित्तकारण ही कहते है । इसल्यि अर्थात्‌ 'प्रमा' और 'करण' दोनों का पूर्ण विवरण 
हो जाने से 'प्रमा का करण' प्रमाण कहलाता है, यह 'प्रमाण का लक्षण” निश्चित 
किया गया है । 

यत्तु, अनधिगताथंगन्तृ प्रमाणमिति -लक्षणम्‌, तन्न, एकस्मिन्नेव घटे 
घटोऽयं घटोऽयमिति धारावाहिकज्ञानानां गृहीतग्राहिणामप्रामाण्य प्रस द्भात्‌ । 


न चान्यान्यक्षणविशिष्टविषयीकरणादनधिगतार्थंगन्तृता। प्रत्यक्षेण 
सुकष्मकालभेदानाकलनात्‌ । कालभेदग्रहे. हि क्रियादिसंयोगान्तानां चतुर्णा 
योगपद्याभिमानो न स्यात्‌ । क्रिया, क्रियातो विभागो, विभागात्‌ पुर्वसंयोग- 
नाशः, ततश्रोत्तरदेशसंयोगोत्पत्तिरिति। 


यत्त्विति । कुमारिळभट्ट के अनुयायी मीमांसकों ने तथा दिडनाग आदि वौद्धमता- 
वलम्बी आचार्यो ने 'अनधिगताथंगन्तृ प्रमाणम्‌' अर्थात्‌--अनधिगत (अज्ञात ) अर्थ का 
जो ज्ञापक हो, वह प्रमाण है--यह 'प्रमाण' का लक्षण किया है । तन्नेति । किन्तु वह 
“ठीक नहीं है । क्योंकि 'यह घट है' इस प्रकार ज्ञात हुए एक ही घट का 'धारावाहिक- 
ज्ञान' कराने वाली 'घटोऽयं, घटोऽयम्‌' इस प्रकार की 'द्वितीयादि बुद्धि' ( ज्ञान ) 
गृहीतग्राही होने से वह धारावाहिक बुद्धि ( ज्ञान ) अप्रमाण कही जायेगी। अतः 
'अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌*--यह 'प्रमाण' का लक्षण ठीक नहीं है । 
ने चान्यान्पेति। इस पर पूर्वपक्षी कह सकता है कि कुमारिलभट्ट और प्रभाकर 
( गुरु ) दोनों मीमांसकसम्प्रदायों का अनुसरण करने वाली यह धारावाहिक बुद्धि 
प्रमाण मानी जाती है । दोनों का कहना है कि 'धारावाहिकज्ञान' का विषय 'भिन्न- 
भिन्न क्षणों से विशिष्ट घट” रहता है। अतः वह 'धारावाहिकज्ञान' अज्ञात अर्थ 
( वस्तु ) का ही ग्राहक ( ज्ञापक ) है, इसलिये उसे ( धारावाहिकज्ञान को ) प्रमाण 
कह सकते हूं । - 
प्रत्यक्षेणेति । किन्तु उनका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'काळभेद' इतना 
सुक्ष्म है कि उसका ग्रहण ( आकलन )_ नहीं हो सकता । काळभेव प्रहे इति ।' यदि 
'काल के भेद' ( भिन्न-भिन्न क्षणो 2 का ग्रहण ( ज्ञान ) होता तो क्रिया से लेकर संयोग 
तक चारों कार्यो के एक साथ होने ( यौगपद्य ) का भ्रम न होता । क्रिया से लेकर 
संयोग तक चार कार्य इस प्रकार होते हैँ-( १ ) क्रिया, (२ ) क्रिया से विभाग, 
(३ ) विभाग से पहले संयोग का नाश और (४) उत्तर देश में संयोग की उत्पत्ति । 
माधुरी 
शंका--सिद्धान्ती ने जो यह कहा कि 'तेन व्यवस्थितमेतल्लक्षण प्रमाकरणं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४ तकंभाषा [ धारावाहिकज्ञान 


प्रमाणमिति लक्षणम्‌'-यह्‌ प्रमाणलक्षण किया है । अन्य दार्शनिकों के प्रमाणलक्षण के 
अनुसार “सवे गत्यर्थ ज्ञानार्था इस न्याय से 'अनधिगतस्य अज्ञातस्य अर्थस्य गन्तृ 
अवभासकमत्ञातार्थावगाहि ज्ञानं प्रमाणं प्रमितिः । अन्यथा स्मृतेरपि प्रामाण्यप्रस ङ्गात्‌ ।' 
अर्थात्‌ जो 'ज्ञान' अनधिगतपुर्व यानी पूर्वकाल में 'अज्ञात अर्थ' को ग्रहण करता है, 
वह 'प्रमा' होती है और जो उस 'प्रमा' ( ज्ञान ) का करण होता है, वह 'प्रमाण' 
कहलाता है । जैसे--किसी 'घट' पर मनुष्य की दृष्टि पहले पहल पड़ने पर उस “घट' 
का जो प्रथम ज्ञान होता है, वह 'अनधिगत अर्थ' को ग्रहण करता है, क्योंकि उस ज्ञान 
से ग्रहीत होने वाला 'घट' उस ज्ञान के पूर्व अज्ञात रहता है । इसलिये वह ज्ञान “प्रमा 
है और उसे जन्म देनेवाला मनुष्य का नेत्र (आँख ) 'प्रमाण' कहलाता है । अभिप्राय 
यह है कि किसी प्रमाण का प्रमाणत्व तभी है कि जब वह किसी नवीन विषय का ज्ञान 
करावे । अतः जिससे किसी नवीन विषय का ( अज्ञात विषय का ) ज्ञान न हो, उसे 
प्रमाण नहीं कह सकते । उसी तरह 'प्रमा' का प्रमात्व भी तभी है, जब वह किसी 
नवीन विषय का ग्रहण करे । यदि कोई ज्ञान, पूर्वे से ज्ञात हुए अर्थ का ही ग्रहण 
करता है, तब तो वह ( ज्ञान ) केवल 'मा' यानी साधारणज्ञानमात्र ही कहलायेगा । 
उसे 'प्रमा' कंसे कहा जायेगा ? अर्थात्‌ उस 'मा' का यानी साधारणज्ञानमात्र का 
प्रकर्ष क्या होगा ? अतः 'प्रमा' और 'प्रमाण' कहलाने फे लिये विषय की नवीनता 
( अज्ञातता ) होना आवश्यक है । 

शंका--अनधिगठार्थ गन्तृ' यहाँ पर 'गन्तृ' पद तृच्नन्त होने से 'न लोकाव्यय- 
निष्ठाखल्थंतूनाम्‌' सूत्र से षष्ठी का निषेध होगा, तब षष्ठीसमास कैसे ! सम्भव हो 
सकता है ? यदि 'तृत्नन्त” न मानकर “गन्तृ” को 'तृजन्त' माने, तब भी 'तृजकाभ्यां 
कर्तेरि' से षष्ठीसमास का ही निषेध होगा । 


समा०--उभयत्र कृद्योग होने पर 'षष्ठी' का प्रतिषेध रहने पर भी 'शेषषष्टी' को 
मानकर समास हो सकता है । ha: 


धारावाहिक-ज्ञान के विषय में न्यायदशंन का मत-- 


धारावाहिक-ज्ञान ( बुद्धि ) के प्रामाण्य का विचार न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, 
बौद्ध, जैन आदि अनेक द्शनों'में किया गया है । अधिकांश लोग धारावाहिक बुद्धिस्थळ 
में द्वितीयादि क्षणों में होने वाले 'अयं घट:' इत्यादि ज्ञान के प्रामाण्य का ही प्रतिः 
पादन करते हैं । किन्तु उनके प्रतिपादन की शैली भिन्न-भिन्न है 

“धारावाहिक-ज्ञान' को प्रामाण्य सिद्ध करने की चिन्ता विशेषरूप से उनको करनी 
पडती है, जो 'अनधिगताथंगन्तृ प्रमाणम्‌' को प्रमाण का लक्षण मानते हैं॥ याय 
वैशेषिको ने प्रमाण के लक्षण में 'अनधिगतत्व' का कोई उल्लेख नहीं किया है । इस 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धारावाहिकज्ञान ] प्रमाणपदार्थनिरूपणंस्‌ | ५५ 


लिए उनके यहाँ 'अधिगतविपयक ज्ञान” भी प्रमाण ही है । नैयायिकों ने 'यथार्थे 
अनुभव' को प्रमा और “यथार्थ स्मृति' को प्रमाभिन्न कहकर यही सूचित किया है कि 
“अनधिगत अर्थ” को ग्रहण करने वाला ज्ञान 'प्रमा' और “अधिगत अर्थमात्र' को ही 
ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाभिन्न है । अन्यथा “यथार्थ अनुभव' को प्रमा और यथार्थ 
स्मृति’ को प्रमाभिन्न कहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। दोनों में केवल 
इतना ही भेद है कि 'अनुभव', पूर्व से अज्ञात रहनेवाले अर्थ को ग्रहण करता है और 
'स्मृति' सदैव पूर्व से ज्ञात रहनेवाले अर्थ को ही ग्रहण करती है। अतः नैयायिको ने 
अपने 'यथार्थानुभवः प्रमा' इस प्रमालक्षण के 'अनधिगतार्थ गन्तृत्व' का यद्यपि शब्दतः 
सन्निवेश नहीं किया है, तो भी तात्पर्यतः उसको मान लिया है । अपने प्रमालक्षणगत 
“अनुभव' शब्द से उसकी सूचना दे दी है। तथापि तर्कंभाषाकार्‌ श्रीकेशवमिश्र का 
कहना है कि 'अनधिगताथंगन्तृ प्रमाणम्‌--यह प्रमा का लक्षण ठीक नहीं है । क्योंकि 
इस प्रमालक्षण को मानने पर एक ही घट को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षात्मक अनेक 
ज्ञानों का जब अव्यवहितक्रम से जन्म होता है, जिसे 'धारावाहिक-ज्ञान' कहते हैं । 
इसे 'धारावाहिक' इसलिये कहते हैं कि यह ज्ञान 'धारारूपेण वहन्तीति धारावाहीनि, 
धारावाहीन्येव धारावाहिकानि', यहाँ स्वार्थ में 'क' प्रत्यय किया गया है। इन सभी 
धारावाहिक ज्ञानों को दार्शनिकों ने 'प्रमा! के रूप में माना है। 'प्रमा' और 'प्रमाकरण' 
दोनों अर्थो में 'प्रमाण” शब्द का प्रयोग होता है । जैसे--अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌' 
इस 'प्रमा? लक्षण में 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग 'प्रमा' के लिये किया गया है। और 
'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि’ इस न्यायसूत्र में 'प्रमाणः शब्द का प्रयोग 
“प्रमाकरण' के लिये किया गया है। दो भिन्न अर्थो में “प्रमाण” शब्द का प्रयोग, भिन्न 
व्युत्पत्तियो के आधार प्रर किया गया है । 'प्रमा' के अर्थ में प्रयुक्त 'प्रमाण' शब्द 'प्र'- 
पूर्वक 'मा' धातु से भाव अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय जोड़कर निष्पन्न किया जाता है। 
इसलिये. 'प्र-पूर्वंक 'मा' धातु का जो अर्थ है, वही 'प्रमाण' शब्द का अर्थ है। क्योंकि 
भावप्रत्यय का प्रकृत्यर्थ’ से अधिक कोई अर्थ नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भावार्थक 
ल्युट्-प्रत्ययान्त 'प्रमाण' शब्द का अर्थ 'प्रमा' किया गया है। और प्रमाकरण' अर्थ 
में प्रयुक्त 'प्रमाण' शब्द, प्र-पुर्वेक 'मा' धातु से 'करण' अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर 
निष्पन्न होता है । इसलिये 'प्रमाण' शब्द का अर्थ 'प्रमाकरण” समझा जाता है। इस 
प्रकार 'प्रमा' और 'प्रमाकरण? के अर्थ में 'प्रमाण' शब्द के प्रयोग को देखकर भ्रम में 
नहीं पड़ना चाहिये । इसी तरह प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग भी “इन्द्रियजन्य प्रमा' और 


उस 'प्रमा के करण” तथा उस प्रमा के 'विषयभूत पदार्थ'--इस तीन भिन्न वस्तुओं 
के लिये भिति व्युत्पत्तियो के आधार पर किया जाता है। मीमांसकों को 


छोड़कर अन्य दार्शनिक अधिगतविषयक ज्ञान को भी प्रमाण मानते हैं । इसलिये 
उदयनाचार्य, श्रीधराचार्य, जयन्तभट्ट और वाचस्पतिमिश्र आदि नैयायिक-वैशेषिको ने 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६ तर्कभाषा `. [ धारावाहिवज्ञान 


* अपने ग्रन्थों में धारावाहिक ज्ञानों को अधिगतार्थविषयक कहकर भी प्रमाण माना है। 


“धारावाहिकज्ञान' में सूक्ष्मकालभेद का ग्रहण नहीं माना है । तर्कभाषाकार केशवमिश्र 
ने 'सुक्ष्मकालभेद' के ग्रहण होने या न होने के सम्बन्ध में विचार किया है । 


कुमारिल और प्रभाकर दोनों ने धारावाहिक ज्ञान का प्रामाण्य माना है । 
किन्तु उसके उपपादन का प्रकार भिन्न-भिन्न है । प्रभाकर के शिष्य शालिकनाथ आदि 
ने तैयायिको के समान 'सूक्ष्मकाल भेद' का समावेश किये बिना ही केवल “अनुभूति 
के होने मात्र से ही उन धारावाहिक ज्ञानों को प्रमाण माना है । किन्तु कुमारिल- 
भट्टपाद के सम्प्रदायानुयायी पार्थसारथिमिश्र आदि ने सूक्ष्मकाळभेद का ग्रहण मानकर 
उन धारावाहिक ज्ञानों को प्रमाण माना है ।२ 


प्रभाकर सम्प्रदायानुयायी शालिकनाथ 'अनुभूतिः प्रमाणम्‌’ इस प्रमाणेलक्षण के 
कहने में यह युक्ति बताते हैं कि धारावाहिक-ज्ञान में सभी ज्ञान परस्पर निरपेक्ष होते 
हैं। पूर्वपूर्वं विज्ञान की कारणसामग्री के व्यापार से ही उत्तर-उत्तर विज्ञान की भी 
उत्पत्ति हो जाती है। अतः इन सभी विज्ञानों में न उत्पत्तिकृत विशेषता है और न 
प्रतीतिकृत ही कोई विशेषता है। इसलिये सभी धारावाहिकज्ञानों. का प्रामाण्य 
निराबाध है । * 


कुमारिलभट्टपाद के अनुयायी पार्थसारथि मिश्र का कहना है कि 'किमत्र घटो- 
ऽवस्थितः ?” अर्थात्‌ क्या यहाँ घट है? यह प्रश्‍न करने पर 'अस्मिन्‌ क्षणे मया 
' उपलब्धः' अभी इसी क्षण मैंने देखा था अथवा 'प्रातरारभ्य एतावत्कालपर्यन्त मया 
उपलब्ध: प्रातःकाळ से अब तक तो मैंने देखा था, यह उत्तर दिया जाता है । अतः 
बताइये कि इस प्रकार का उत्तर 'कालभेद' के ग्रहण किये विनु कैसे दिया जायेगा ? 
इसलिये कहना होगा कि 'कालभेद' का ग्रहण होता है । इस प्रकार कालभेद के ग्रहण 
कर लेने पर उत्तर-उत्तर विज्ञानों में ग्रहीत हुए कालभेद के आधिक्य से 'अग्रहीत- 
ग्राहित्व अथवा अनधिगदार्थगन्तृत्व' वन जायेगा, इस कारण धारावाहिक ज्ञानों का 
प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है । “ 
धारावाहिक-ज्ञान के विषय में बोद्धों का मत-- 
वोद्धदार्शेनिक दिङ्नाग ने 'प्रमाणलक्षण' करते समंय 'अनधिगतार्थगन्तृत्व' को ही 
अन्य शब्दों से बताया है । उन्होंने प्रमाणसमुच्चय की व्याख्याः में 'अज्ञाता्थंज्ञापकं 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ -यह प्रमाण का लक्षण किया है । अर्थात्‌ 
'अग्रहीतग्राहिज्ञान' ही प्रमाण है । [ 


१. भ्रकरणपञ्चिका, पृ० ४२, वृहती, पृ० १०३ । 
२. शास्त्रदीपिका, प्र० १२४, १२६। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धारावाहिकज्ञान ] प्रमाणपदा्थंनिरूपणम्‌ ५७ 


अन्य वौद्धदार्शनिक धर्मोत्तराचार्य को भी 'अधिगतविषयकज्ञान' यानी 'ग्रहीत- 
ग्राहिज्ञान' का अप्रामाण्य ही स्वीकार है । 

किन्तु इसके विपरीत वौद्धदार्शनिक अर्चट ने महान्‌ मीमांसक कुमारिलभट्ट के 
अनुसार सूक्ष्मकालभेद का ग्रहण मानकर योगियों के धारावाहिक-ज्ञान को प्रमाण माना 
है और लौकिक पुरुषों के धारावाहिकज्ञान में न्यायदर्शन के अनुसार ही सूक्ष्म- 
कालभेद का ग्रहण असम्भव मानकर उसे अप्रमाण बताया है । सूक्ष्मकालभेद का लौकिक 
प्रत्यक्ष से ग्रहण न हो सकने में ही न्यायदर्शन का सहारा लिया गया है । 'धारावाहिक- 
ज्ञान! के अप्रमाण मानने में न्यायदशैन के साथ समानता नहीं है । न्यायदर्शन तो 
'धारावाहिक-ज्ञान' को प्रमाण मानता है । न्याय के प्रमाणलक्षण में 'अज्ञातार्थज्ञापकत्व' 
पद का निवेश नहीं है । और बौद्धो ने 'अज्ञातार्थज्ञापक प्रमाणम्‌' यह प्रमाण का 
सामान्य लक्षण किया है । इस कारण बौद्धो के मत में धारावाहिकज्ञान का 'प्रामाण्य' 
सूक्ष्मकालभेद का ग्रहण होने पर ही हो सकता है । किन्तु उस सूक्ष्मकालभेद का 
ग्रहण योगिप्रत्यक्ष से ही ग्रहीत होता है । साधारण छौकिकप्रत्यक्ष से उसका ग्रहण 
नहीं होता है । इसलिये योगिप्रत्यक्ष में तो 'धारावाहिकज्ञान' प्रमाण है और लौकिक- 
प्रत्यक्ष में 'धारावाहिक-ज्ञान' अप्रमाण है । 


धारावाहिक-ज्ञान के विषय में जैन दार्शनिकों का मत-- 

जैनदर्शन की दो परम्पराएँ हैँ-एक 'दिगम्वर' और दूसरी 'इवेताम्बर' । 
दिगम्बर परम्परा में 'धारावाहिक-ज्ञान' को तभी प्रमाण माना जाता है, जब “सुक्ष्म: 
कालभेद' का ग्रहण होता है, अन्यथा वह अप्रमाण हे । एवञ्च बौद्धाचार्य अर्चेट के 
समान ही धारवाहिक-ज्ञान का “प्रामाण्य और अप्रामाण्य' दोनों सम्मत हैं, अर्थात्‌ 
योगिप्रत्यक्ष में सूक्ष्मकालभेद का ग्रहण होने से उनका 'धारावाहिक-ज्ञान' प्रमाण है 
और लौकिकप्रत्यक्ष में सूक्ष्मकालभेद का ग्रहण न होने से लौकिक धारावाहिक-ज्ञान 
अप्रमाण है । 

किन्तु इवेताम्बर-सम्प्रदाय की परम्परा में 'गुहीतग्राहित्व” रहना 'प्रामाण्य' का 
विघातक नहीं है । क्योंकि इन्होंने लक्षण में 'अनधिगत' पद का निवेश नहीं किया है। 
अतः यह सम्प्रदाय 'धारावाहिकज्ञान' को और उसी तरह 'स्मृति' को भी प्रमाण 


मानता है । 


तकंभाषाकार का मत-- 1 087 
तर्कभाषाकार के मत से 'अनधिगतार्थगन्तृ .प्रमाणम्‌ यह "प्रमाण का लक्षण 


करना उचित नहीं है । क्योंकि धारावाहिकज्ञानों में उक्त लक्षण की अव्यासि 
होगी, क्योंकि उक्त लक्षण के अनुसार केवल प्रथम ज्ञान! ही 'प्रमा' होगा और 
द्वितीय, तृतीय आदि सभी ज्ञान 'अप्रमा' कहलायेंगे। कारण यह है कि 'प्रथम 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८ तकंभाषा [ प्रमाणोपसंहार 


ज्ञान' ही अनधिगत अर्थ को ग्रहण करेगा और “द्वितीय, तृतीय आदि सभी ज्ञान! 
अपने-अपने पूर्ववर्ती ज्ञान से 'अधिगत हुए अर्थ को ही ग्रहण करेंगे । 
यथार्थे अनुभव को 'प्रमा' और स्मृति को प्रमा से भिन्न मानने का रहस्य 


'अनुभव' और 'स्मुति' के 'यथार्थत्व अंश” में सवँथा साम्य है, तथापि “यथार्थ 
अनुव” को 'प्रमा' माना है और 'यथाथं स्मृति' को उससे भिन्न कहा है । धोवाच- 
स्पति सिश्न अपनी न्यायवातिकतात्पर्यटीका में कहते हैं कि दोनों में यथार्थत्व अंश 
समान रहने पर भी लोकव्यवहार के आधार पर 'स्मृति' को 'प्रमा' से भिन्न बताते 
हैं । सभी लोग 'यथार्थ अनुभव” को 'प्रमा' कहते हैं, किन्तु यथार्थस्मृति को 'प्रमा' 
नहीं कहते । इस लोकव्यवहार का आधार 'अनधिगतार्थगन्तृत्व' नहीं है, क्योंकि 
धारावाहिक, द्वितीय, तृतीय आदि ज्ञानों में अनधिगताथंगन्तृत्व के न रहने पर भी 
उन्हें 'प्रमा' शब्द से कहा जाता है । इसलिये 'प्रमा और स्मृति” के सम्बन्ध में 
प्रचलित लोकव्यवहार का आधार 'अनुभव और स्मृति के जातीय भेद” को लेकर ही 
होता है । अत एव तर्कंभाषाकार ने 'यथार्थज्ञानं प्रमा' न कहकर “यथार्थानुभवः प्रमा' 
कहा है । और “स्मृति को अनुभवत्वजाति से रहित मानकर 'स्मृति' में 'प्रमा' शब्द 
का व्यवहार नहीं किया जाता, बताया है । तर्कभाषाकार ने 'अनुभवत्व' और 
“स्मृतित्व' ये दो अवान्तर जातियाँ 'ज्ञान' की मानकर 'प्रमालक्षण' की रचना की है 
और उसमें 'अनुभवत्वजाति' का सन्निवेश कर 'स्मृति’ की उससे भिन्नता बताई है। 
अतः 'अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌' यहं लक्षण, 'प्रतिक्षणं पदार्थो भिद्यते’ इस क्षणिक वाद 
के ही उपयुक्त हो सकता है । 'स्थिरबाद' में तो इसकी मान्यता नहीं कही जा सकती । 
तात्पर्य यह है कि 'अर्थ' का ज्ञान दो प्रकार से होता है । क्योंकि कोई भी अथे ज्ञात भी 
हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है। उनमें ज्ञात अर्थ' के ज्ञान को 'स्मृति' 
. और “अज्ञात अरथं' के ज्ञान को 'अनुभव' कहते हैं । एव्व “अनधिगतार्थेगन्तृ' का 
तात्पयं है--“अनुभव' । इस अनुभव को ही 'प्रमाण' कहते हैं। नैयायिकों के समान 
'भाट्टमीमांसक' को 'प्रमाणलक्षण' में 'यथार्थ' विशेषण जोड़ने की आवश्यकता नहीं 
है, क्योंकि भाटमीमांसक सभी अनुभवों को उनकी उत्पत्ति की अवस्था में प्रमाण 
( यथार्थं ) मानते हैं । किन्तु क्रारणदोष के ज्ञान से अथवा बाधकज्ञान से “उन ज्ञानों' 
का प्रामाण्य समाप्त होकर उनका अप्रामाण्य मान लिया जाता है । 'मीमांसक' प्रामाण्य 
को स्वतः और अभ्रामाण्य को परतः मानते हैं । भट्टपाद अपने इलोकवातिक में 


कहते हैं: 


\ “तावतैव च मिथ्यात्वं ग्रह्मते नान्यहेतुकम्‌ । 


उत्पत्त्यवस्थं चैवेद॑ प्रमाणमिति गीयते ॥' 


-- ( इलो० बा० .१।२।८७ ) ` | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रमाणोपसंहार ] प्रमाणपदार्थनिरूपणम्‌ ५९ 


भाट्टमीमांसक के नाम पर 'अनधिगताथंगन्तृ प्रमाणम्‌” इस प्रमाणलक्षण को 
यत्र-तत्र उद्धृत किया जाता है, किन्तु उसके मूल स्रोत का पता नहीं चलता है। 
भट्ट पाद ने प्रमाण का लक्षण इस प्रकार किया है. | 
'तत्रापूर्वार्थेविज्ञानं निश्चितं वाधवजितम्‌ ।_ 
अदुष्टकारणारब्धे प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ 1 
इस लक्षण के अनुसार ही तदनुयायी पार्थसारथिमिश्र ने अपनी शास्त्रदीपिका में 
प्रमाणलक्षण बताया है--'एतच्च विशेषणत्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोष- 
वाधकज्ञानरहितमग्रृहीतग्राहिज्ञानं पमाणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ । इसी भाव 
को 'अनधिगतार्थगन्तृ प्रमाणम्‌’ इस लक्षण में सूचित किया गया है । न 
ननु प्रमायाः कारणानि बहूनि सन्ति प्रमातृप्रमेयादीनि । तान्यपि कि 
करणानि उत नेति ? 
उच्यते । सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च, प्रमानुत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादो सति, 
अविलम्बेन प्रमोत्पत्तेरत इन्द्रियसंयोगादिरेव करणम्‌ । प्रमायाः साधकत्वा- . 
विशेषेऽप्यनेनं वोत्कर्षणास्य प्रमात्रादिभ्योऽतिशयितत्वादतिशयितं साधकं 
साधकतमं तदेव करणमित्युक्तम्‌ । अत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्‌' 
प्रमाणं न प्रमात्रादि । 
तानि च प्रमाणानि चत्वारि । तथा च न्यायसूत्रम्‌ 
'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ ।१ इति। 


प्रश्‍न--नर्न्विति । 'प्रमा' के कारण तो प्रमाता, प्रमेय आदि बहुत से होते हैं । - 


/ तो क्या वे सभी 'प्रमा' के करण होते हैं अथवा नहीं ? 


उत्तर--उच्यत इति । प्रमाता और प्रमेय के होने पर भी इन्द्रियसन्निकर्ष-- ` 
सम्बन्ध के बिना 'प्रमा' की उत्पत्ति नहीं होती, किन्तु इन्द्रियसंयोग आदि के होने पर 
शीघ्र ही 'प्रमा' की उत्पत्ति होती है । इसलिये इन्द्रियसंयोगादि ही 'प्रमा' का करण, 
है । ( प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण तीनों में ) प्रमा की कारणता समान रहने पर भी 
उनकी ( प्रमाता आदि की ) अपेक्षा इन्दियसंयोगादि में प्रकर्षता होने से ( इन्द्रिय- 
संयोग के होते ही ) शीघ्र ( अविलम्बेन ) प्रमा उत्पन्न होती है, इस कारण ) वही 
( इन्द्रियसंयोग ) प्रकृष्टसाधक अर्थात्‌ साधकतम है, इसलिये उसी को 'करण' 
हा गया है । प्रमाता आदि को ( करण ) नहीं । अतः. इन्द्रियसंयोगादि ही प्रमां 
का करण होने से उसी को 'प्रमाण' कहा जाता है । अत एव ग्रंथकार ने 'अत इन्द्रिय- 
संयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्‌ प्रमाणं, न प्रमात्रादि' कहा है | यहाँ पर (इन्द्रिय च 
संयोगञ्च तौ आदी यस्य स तथोक्तः' यह विग्रह करना चाहिये । यहाँ 'आदि शब्द से 


१. न्यायसूत्र १।१।३ । . 
ECO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६० तर्कभाषा  _ [प्रत्यक्षलक्षण 


निविकल्पकज्ञानादि का ग्रहण किया जाता है । पुंल्लिद्धत्व के निर्वाहार्थ 'अर्थ' 
शब्द का अध्याहार कर लेना चाहिये । तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्षप्रमा को करण, 
“इन्द्रियसन्निकर्ष है, अतः उसे ही 'प्रत्यक्षप्रमाण' शब्द से कहा जाता है । 

प्रमाण के प्रकार-- 

तानि चेति। वे प्रमाण चार हैं, जैसा कि न्यायसूत्र में कहा है--प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान और शब्द--ये चार प्रमाण हैँ/। 

माधुरी 

न्यायसुत्रकार ने प्रमाण के चार प्रकार ( भेद ) प्रदर्शित करके यह सूचित कर 
दिया है कि न्यायदर्शन को चार ही प्रमाण सम्मत हैं, उससे अधिक या कम नहीं । 
क्योंकि सूत्रकार ने 'प्रमाणप्रमेयसंशय' इत्यादि सूत्र से यानी प्रथम सूत्र से यह बताया 
है कि षोडश पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। किन्तु उस तत्त्वज्ञान 
से मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार होगी ? ऐसी जिज्ञासा होने पर 'दुःखजन्मप्रवृत्तिदोष- 
मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापाग्रादपवर्ग:” इस द्वितीय सूत्र से वताया कि 
तत्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान /का नाश होता है, तब उससे दोष नष्ट होते हैं, उससे प्रबृत्ति 
का विनाश होता है, उसके विनाश से जन्म की प्राप्ति भी रुक जाती है । इस प्रकार 

` जन्म के रुक जाने से इक्कीस प्रकार के दुःखों का उच्छेद होता है। उस.उच्छेद को ही 

मोक्ष कहा गया है । तदनन्तर 'प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: प्रमाणानि’ तीसरे सुत्र से 
सूत्रकार गौतम ने प्रथमत: उद्दिष्ट प्रमाणपदार्थ का विभाग प्रदर्शित किया है। अतः 
चार ही प्रमाण हैं, न्यूनाधिक नहीं । अन्यथा सूत्र से ही प्रमाणचतुष्टय की सिद्धि हो 
सकती है, पुनः उनका विभाग कर दिखाना निरर्थक हो जायेगा | 

चार प्रमाणों के विभाग-क्रम में सर्वेप्रथम 'प्रत्यक्ष' प्रमाण को रखा गया है, 
क्योंकि अनुमानादि तीन प्रमाणों का वह मूलभूत होने से ज्येष्ठ है और उसकी स्वतन्त्र 
रूप से पृथक्तया प्रमाण के रूप में प्रसिद्धि भी है, तथा वादी-प्रतिवादी . सभी लोग 
उसका प्रतिपादन “करते हैं, इसलिये उसकी प्रधानता भी है । अतः पप्रत्यक्ष' 
को ही सर्वप्रथम रखकर उसके वाद अनुमान, तदनन्तर प्रत्यभिज्ञानप्रत्यक्षरूप 
“उपमान' को रखा गया है । जिससे कोई व्यक्ति उसका ( उपमान का ) अनुमान में 
अन्तर्भाव न कर सके । 

प्रत्यक्षप्रमाण निरूपणम्‌ 

कि पुनः प्रत्यक्षम्‌ ? 

साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । साक्षात्कारिणी च प्रमा सैवोच्यते या 
इन्त्रियजा। सा /च हिधा सविकल्पकनिविकल्पकभेदात्‌ । तस्याः करणं 
त्रिविधम्‌ । कदाचिद्‌ इन्द्रियं, कदाचिद्‌ इच्द्रियार्थसन्निकर्ष.. कदाचि- 
ज्ज्ञानस्‌। ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|) 


] { 
प्रत्यक्षकक्षण ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ६१ 


प्रश्‍न --कि पुनरिति । 'प्रत्यक्ष' प्रमाण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-साक्षात्कारीति । साक्षात्कारिणो ( वस्तु का साक्षात्कार करने वाली ) 
प्रमा के करण को 'प्रत्यक्षप्रमाण' कहते हैं। और साक्षात्कारिणी ( साक्षात्कार करने 
वाली ) “'प्रमा' वह है, जो इन्द्रिय से उत्पन्न ( जन्य ) होती है । सविकल्पक तथा, 
निविकल्पक के भेद से वह दो प्रकार की होती है। उसके तीन प्रकार के करण होते ' 
हैं-( १) कभी इन्द्रिय, ( २) कभी इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष और ( ३ ) - 
कभी निविकल्पकज्ञान । 

माधुरी 

प्रत्यक्षम्‌ ' पद में समास कौन-सा होगा ? इस जिज्ञासा के समाधान में यदि कहें 
कि 'उपकुम्भम्‌' आदि की तरह ‘अक्षम्‌, अक्षं प्रति वतते’ इति 'प्रत्यक्षम्‌', यह 
अव्ययीभावसमास होगा, तो विशेष्यनिघ्नता का भंग हो जायेगा । उसके भय से यदि 
“कुगतिप्रादयः? से प्रतिगतम्नं प्रत्यक्षम्‌? इस प्रकार तत्पुरुपसमास करें, तो 'पर- 
वल्लिङ्गं इन््रतत्पुरुपयोः' सूत्र का कार्य होगा, तब भी पूर्वोक्त दोप वैसा ही रहेगा । 
अतः अव्ययीभाव या तत्पुरुष नहीं कर सकते । 

किन्तु यह धूलिप्रक्षेप, भाप्यान्तवेयाकरण की आँख में नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वातिककार कात्यायन ने 'प्रात्तापन्नालंपुवंगतिसमासेपु प्रतिषेध: से पर- 
वल्लिङ्गता का प्रतिषेध रहने म॑ अभिधेर्याळङ्गता ( विशेष्यनिष्नता ) की उपपत्ति 
हो जाती हे । चक्षुरादि में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग 'गो, पङ्कज? आदि के समान 
योगरूढ समझना चाहिय । 

साक्षात्कारिणी प्रमा को 'प्रत्यक्ष' बताया गया है । 'साक्षात्कारिणीं चासौ प्रमा च 
सा साक्षात्कारिणी प्रमा ।' यहाँ पर "स्त्रियाः पुंबद्भाषितपुंस्कादनङ्‌' से 'अनडः और 
'समानाधिकारे स्त्रियामपूरणीप्रियादिषु' से पुंवद्भाव होता है । ऐसी साक्षात्कारिणी 
प्रमा के. करण को 'प्रत्यक्ष' कहते हैं । अभिप्राय यह है कि इन्द्रियजच्य प्रमा को ही 
'साक्षात्कारिणी प्रमा' कहते हैं । और जो 'प्रमा' इन्द्रियजन्य नहीं होती, उसे 'साक्षा- 
त्कारिणी प्रमा' नहीं कहते । जैसे--अनुमिति, उपमिति और शाब्दबोध क्योंकि 
इन्द्रियजन्य प्रमा ही वस्तु का साक्षात्कार कराती है । उससे अतिरिक्त प्रमाए वस्तु का 
साक्षात्कार नहीं करातीं । वस्तु के साक्षात्कार करने का अर्थ है कि वस्तु के साक्षात्‌ 
होने पर उसे ग्रहण करना । 'साक्ष' का अर्थ -है--'अक्षेण=इन्द्रयेण सहित: > 
सन्निकृष्टः साक्षः, अर्थात्‌ इर्द्रियसन्निकृष्टः । एवं च जिस प्रमा की उत्पत्ति, इन्द्रिय से 
होगी, वही प्रमा वस्तु का ग्रहण करने के लिये वस्तु के साथ, इन्द्रियसञ्चिकर्ष 
( सम्बन्ध ) की अपेक्षा करेगी, तभी वह इन्द्रियसन्निकृष्ट वस्तु की ग्राहक हो सकेगी। 
और जिस प्रमा की उत्पत्ति, इन्द्रिय से नहीं होगी, उसे वस्तु के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 


६२ तर्कं भाषा र [ प्रत्यक्षलक्षण 


की अपेक्षा नहीं होगी, तव उस प्रमा में वस्तु का साक्षात्कारित्व यानी इन्द्रियसन्निकृष्ट 
वस्तु का ग्राहकत्व भी नहीं होगा । | 
अभिप्राय यह है कि 'प्रमा' की उत्पत्ति 'आत्मा' से होती है । इस कारण आत्मगत 
प्रमा से वस्तु का ग्रहण तभी सम्भव हो सकेगा, जव 'प्रमा' और 'वस्तु' का सामीप्य 
हो । वह सामीप्य, बाह्यवस्तु के साथ सीधे तो होगा नहीं, वह तो परम्परया होगा । 
वह परम्परा यह्‌ है--आत्मा का मन से संयोग होगा, मन का इन्द्रिय से संयोग होगा 
और इन्द्रिय का वस्तु के साथ संयोग होगा । इस रीति से वस्तु का इन्द्रिय से, इन्द्रिय 
का मन से और मन का आत्मा से संयोग होने पर वह वस्तु, आत्मा के सन्निहित 
( निकट ) होगी । तब आत्मा में उत्पन्न होने वाली प्रमा का वस्तु के साथ सामीप्य 
होने से उसे ( प्रमा को ) वस्तु का ग्रहण करने में सरलता हो जाती है । 
प्रमा और वाह्य वस्तु के सामीप्यसम्पादन की उक्त प्रक्रिया को 'इन्द्रियजन्य 
प्रमा“ में ही समझना चाहिये । अन्य प्रमाओं में नहीं । क्योंकि जो प्रमा इन्द्रियजन्य 
नहीं होगी, उसकी उत्पत्ति में इन्द्रिय के साथ 'मन” के संयोग की और वस्तु के साथ 
इन्द्रिय के संयोग की आवश्यकता नहीं होगी । इसलिये उस प्रमा का वस्तु के साथ 
सामीप्यसम्पादन उक्त प्रक्रिया से नहीं होगा । तव जिज्ञासा होती है कि इन्द्रिय से 
उत्पन्न न होने वाली ( इन्द्रियाऽजन्य ) प्रमा को बाह्य वस्तु के साथ सामीप्य न 
होने से उस वस्तु का ग्रहण 'प्रमा' कैसे कर सकेगी ? 
समाधान यह है कि इन्द्रियाऽजन्य प्रमा और वाह्य वस्तु के सामीप्य की यहाँ कोई 
आवश्यकता ही नहीं है । क्योंकि ` इन्द्रियाऽजन्य प्रमा का करण, 'आत्मा' में सीधे 
सन्निहित रहता है और उस करण में बाह्य बस्तु सीधे सन्निहित रहती है । जैसे--अनु- 
मिति प्रमा का करण जो 'व्यास्िज्ञान' है अथवा 'परामश” है, वह अनुमिति प्रमा के 
. आश्वस्वरुप 'आत्मा' में समवायसम्बन्ध से यानी समवेत रहता है और व्याप्तिज्ञान 


अथवा परामर्श में विपयरूप से अनुमेय वस्तु सन्निहित रहती है । इसी प्रकार उपमिति- 
प्रमा और शाव्दप्रमा के सम्बन्ध में भी समझना चाहिये । “कुक 


` प्रत्यक्ष' का लक्षण साक्षाक्तारिप्रमाकरणम्‌' किया गया हुँ व्यवहार में 'प्रत्यक्ष' . 


शब्द का प्रयोग तीन अर्थो में किया जाता है-- 
प्रमाण से उत्पन्न होनेवाला ज्ञान और (३ ) प्रत्य 
प्रत्यक्ष `शब्द, प्रत्यक्षप्रमाण के लिए आया है । तात्पर्य यह है कि साक्षात्कारिणी 
प्रमा के 'करण' के लिए “प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होने पर उसका अर्थ “प्रत्यक्षप्रमाण' 
समझा जाता है । और उस करण से उत्पन्न होने वाली प्रमा, जो उस प्रमाण ( करण ) 
का फल है, उसे बताने के लिये भी 'प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग किया जाता है । अन्य 
प्रमाणों में तो फछ और करण में भिन्न-भिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है । जैसे 
अनुमानप्रमाण के फल के लिये 'अनुमिति', उपमानप्रमाण के फल के लिये 'उपमिति' 


( १ ) प्रत्यक्षप्रमाण, ( २ ) प्रत्यक्षः 
क्ञज्ञान का विषय । उपर्युक्त लक्षण में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रत्यक्षलक्षण ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ६२ 


और शब्दप्रमाण के फल के लिये शाब्दवोध शब्दों का प्रयोग होता है । एबं च इनमें 
“प्रमाण और 'प्रमा' का व्यवहार भिन्न-भिन्न शब्दों से होता है । किन्तु प्रत्यक्षस्थल 
में 'प्रमाण' और 'प्रमा' दोनों के लिये 'प्रत्यक्ष' शब्द का ही प्रयोग होता है । 
प्रत्यक्षप्रमाण के अर्थ में “प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग न्यायसूत्र की बृत्ति के अनुसार 
'प्रतिगतम्‌ अक्षम्‌” अर्थात्‌-विषयं प्रति गतम्‌ अक्षमु--यह गतिसमास करके “विषय ` 


"के सन्निकृष्ट इन्द्रिय'--यह अर्थ किया जाता है, इसी को 'प्रत्यक्षप्रमाण' कहते हैं। ' 


न्यायभाष्य के अनुसार 'अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषयं दृत्ति:--प्रत्यक्षम्‌' व्युत्पत्ति होती है। 

प्रत्यक्षप्रमा के अर्थ में 'प्रत्यक्ष' शब्द का प्रयोग न्यायसूत्र में किया गया है-- 
इन्दरियार्थसन्निकर्षात्पन्नं ज्ञानम्प्रत्यक्षम्‌' 'अक्षम्‌ अक्षम्प्रति वतंते'--( अव्य० स० ) 
अथवा 'अक्षम्‌ अक्षम्प्रतीत्य उत्पद्यते इति प्रत्यक्षम्‌'-( न्या० कोष ), अथवा 
'प्रतिगतम्‌ अक्षम्‌ इति प्रत्यक्षम्‌'--इस. अर्थ में प्रत्यक्ष शब्द की व्युत्पत्ति करके 
दिखाया गया है। | 

ज्ञान के विषय (ज्ञेय ) के अर्थ में प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग, जेसे--'आत्मा 
प्रत्यक्ष:'--इस अर्थ में व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'प्रत्यक्षम्‌ अस्य अस्ति'---जिसका 
प्रत्यक्ष होता हे । उपर्युक्त प्रथम तथा द्वितीय अर्थ में प्रत्यक्ष“ शब्द का प्रयोग नपुंसक- " 
लिङ्ग में होता है । किन्तु तृतीय अर्थ में इसका प्रयोग तीनों लिङ्गो में अभिधेय के 
अनुसार होता है । जैसे--प्रत्यक्षः आत्मा, प्रत्यक्षा पृथिंवी, प्रत्यक्षं रूपम्‌ । 

अत: प्रसंगानुसार उचित अर्थ का ग्रहण करना चाहिए । 
~. उक्त लक्षण में 'साक्षात्कारि' पद के रखने से अनुमान, उपमान और शब्दप्रमाण 
में उसकी अतिव्याप्ति नहीं होती । क्योंकि अनुमानादि प्रमाणों से उत्पन्न होने वाली 
जो प्रमा ( अनुमिति, उपमिति आदि ) है, वह इन्द्रियजन्य नहीं है, केवल प्रत्यक्ष- 
प्रमा ही इन्द्रियजन्य होती है । सुखादि का तथा आत्मा का साक्षात्कार “मन' के द्वारा 
होता है । नैयायिको ने तथा बंशेषिकों ने 'मन' को भी इन्द्रिय माना है । अतः यहाँ 
भी लक्षणसमन्वय हो जाता है । यदि कोई कहे कि ईश्वर का प्रत्यक्षज्ञान, इन्द्रियजन्य , 
न होने से उसमें अव्यासि होगी, ईश्वर का ज्ञान तो नित्य है । किन्तु उसका समाधान 
सीधा है कि यहाँ पर ईदवर का प्रत्यक्ष तो लक्ष्य ही नहीं है । यहाँ तो केवल लोक- 
प्रत्यक्ष का लक्षण किया गया है । #2 

निष्कर्ष यह है कि प्रत्यक्ष' शब्द की तीन विभिन्न व्युत्पत्तियों के आधार पर 
प्रत्यक्ष शब्द का, प्रयोग 'इन्द्रियजन्य प्रमा, उस प्रमा के करण और उस प्रमा के 
विपयभ्ूत पदार्थ” इन तीनं विभिन्न पदार्थों के बोधन के लिये ` प्रसंगानुसार किया 
जाता है । जैसे--( १ ) “प्रति विषयं प्रति गतंम्‌ अक्षम्‌ इन्द्रियं यस्मँ प्रयोजनाय तत्‌ 
प्रत्यक्षण” इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रत्यक्ष' शब्द 'इन्द्रियजन्य ज्ञान का बोधक होता 
है । क्योंकि ज्ञानात्मक प्रयोजन को प्राप्त करने के लिये 'इर्ब्रिय'» विषय के प्रति 

000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४ तकभाषा [ निविकल्पकज्ञान 


गमन करती है । ( २ ) 'प्रतिगतं विषयं प्रति गतम्‌ अर्थात्‌ विषयसन्निकृष्टम्‌ अक्षं 
प्रत्यक्षम'--इस द्वितीय व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रत्यक्ष' शब्द 'प्रत्यक्षप्रमा के करण' का 
बोध कराता है, क्योंकि विषयसन्निक्ृष्ट इन्द्रिय को ही मुख्यतया प्रत्यक्षप्रमाण माना 
जाता है। ( ३ ) “प्रति यं विषयं प्रति गतम्‌ अक्षं स प्रत्यक्ष इस तृतीय व्युत्पत्ति के 
अनुसार 'प्रत्यक्ष' शब्द, प्रत्यक्षप्रमा के विषयभूत अर्थ का बोधक होता है, क्योंकि 
जिस विषय के प्रति इन्द्रिय का गमन होता है, अर्थात्‌ जो “अर्थ” इन्द्रियसन्निक्प्ट 
होता है । वही प्रत्यक्षप्रमा का विषय होता है। 

साक्षात्कारिणी प्रमा अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमा के दो भेद किये गये हैं--एक “निवि- 
कल्पक? और दूसरा 'सविकल्पक' । सम्पूर्ण व्यवहार, 'सविकल्पकज्ञान' से हुआ करते 
हैं । तथापि 'सविकल्पकज्ञान' की उत्पत्ति, 'निविकल्पकज्ञान' के आधार पर ही होती 
है । इसलिये सविकल्पकज्ञान के पूर्वे निविकल्पकज्ञान का स्वीकार अवश्य ही करना 
चाहिये । 

निविकल्पकज्ञान का परिचय- जहाँ किसी वस्तु का केवळ स्वरूप प्रतीत होता है, 
उसके नाम, जाति, आदि की प्रतीति नहीं होती, उसे 'निविकल्पकज्ञान' कहते हैं। 
प्रायः व्यवहार में आने वाळे सभी ज्ञान 'सविकल्पक' ही होते हैं। इसलिये निवि- 
कल्पकज्ञान की कल्पना हम नहीं कर पाते हैं। निविकल्पकज्ञान का परिचय 
बाळक तथा गंगे के ज्ञान के समान दिया जाता है--'बाल-मुकादिविज्ञानसदृरां 
निर्तिकल्पफम्‌'। निविकत्पज्ञान को बालक या गूँगे के ज्ञान की उपमा इतने ही 
अंश में है कि वे दोनों ही ज्ञान, ज्ञाता के द्वारा अनभिळाप्य हैं। पूर्ण अंश में यदि 
इस उपमा को मानेंगे तो जैसे नि्थिकल्पकज्ञान से ज्ञाता की प्रबृत्ति नहीं होती, 
वैसे ही वालक और गूँगे के ज्ञान से भी प्रवृत्ति नहीं होगी । किन्तु वालक और 
गूंगे भी प्रौढ तथा वाक्चतुर व्यक्तियों के समान ही अपने ज्ञान से तत्तत्‌ कार्यो में 
प्रदृत्त होते देखे जते हैं । जैसे--बालक 'घट;पट?! आदि वस्तुओं को देखता है, तो उसे 
भी घट-पटादि वस्तुओं,के स्वरूप का ज्ञान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार बड़े 
व्यक्ति को होता है.। जहाँ तक किसी वस्तु के स्वरूप-ज्ञान का सम्बन्ध है, वहाँ तक 
बड़े व्यक्ति के और अत्यन्त अबोध वालक के ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है । अर्थात्‌ वस्तु 
के ग्रहणकाल में दोनों का ज्ञान एक-सा ही है । किन्तु बड़ा व्यक्ति उस वस्तु के 'नांम, 
जाति' आदि को भी जानता है, इस कारण व्यवहार करते समय वह उस वस्तु के नाम, 
जाति का उपयोग करता है । उस समय उस बड़े व्यक्ति का वह ( निविकल्पकज्ञान ) 


सविकल्पक हो जाता है । अवोध बाळक उस वस्तु के नाम, जाति आदि से अनभिज्ञ है, 


इसलिये वह नाम, जाति आदि से उसका व्यवहार भी नहीं कर पाता है । इस प्रकार 


वालक और बड़े व्यक्ति के ज्ञान में वस्तुस्वरूपज्ञान के समय यद्यपि कोई अन्तर नहीं है, 
पथापि व्यवहारका में उन दोनों में अन्तर हो जाता है। अतः वालक और मूक 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निविकल्पकज्ञान ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ६५ 


पुरुषों का ज्ञान निविकल्पक और प्रौढ पुरुषों का ज्ञान सविकल्पक कहा जाता है । 
अथंग्रहृण ( वस्तुस्वरूपग्रहण ) करते समय बड़ व्यक्तियों को भी बालक या गुंगे के 
ज्ञान के समान, नाम-जाति आदि से शुन्य निविकल्पकज्ञान ही होता है । और 
(एकसस्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धिस्मारकम्‌' अर्थात्‌ सम्बन्धियों में से किसी एक का ज्ञान, 
शीघ्र ही दूसरे सम्बन्धी का स्मरण -करा देता है। इस नियम के अनुसार वडे-व्यक्ति 
को वस्तु के स्वरूप का ज्ञान ( निविकल्पकज्ञान ) होते ही अति शीघ्रता से उस 
वस्तु के नाम-जाति आदि का स्मरण हो जाता है । अतः उसका वह ज्ञान, तुरन्त 
सविकल्पकज्ञान के रूप में बदल जाता है । 


प्रन---निविकल्पकज्ञान जब कि अनभिलाप्य है, अप्रवतंक है, तथा विशिष्ट वस्तु 
का ग्राहक न होने से अप्रत्यक्ष है, तब उसके अस्तित्व में क्या प्रमाण है? 


उत्तर--मानसप्रत्यक्ष से सिद्ध जो 'सविकल्पक प्रत्यक्ष' है, वही 'निविकल्पक- 
प्रत्यक्ष का अनुमापक है । जैसे--घट' के साथ इन्द्रियसब्निकर्ष होने पर उस 'घट' का 
घटत्व विशिष्टव्यक्ति के रूप में प्रत्यक्ष होना अनुभवसिद्ध है। प्रत्येक घटदर्शी को “मैं 
घट को देखता हें इस प्रकार अपने घटदर्शन का अनुभव ( मानसप्रत्यक्ष ) होना सर्वे- 
सम्मत है । एवं च 'घटत्व' विशिष्ट ( रूप से) “घट! का जो सविकल्पकप्रत्यक्ष होता 
है, उसके पूर्व 'घटत्व' का ज्ञान होना अनिवायं है, क्योंकि “घट' का सविकल्पकप्रत्यक्ष, 
'घटत्वविशिष्ट घट' व्यक्ति को ग्रहण करने वाला एक विशिष्ट ज्ञान है । इस ज्ञान 
में 'घट' व्यक्तिरूप विशेष्य का, “घटत्व' विशेषण होकर प्रतीत होता है । विशिष्ट के 
ज्ञान में विशेषण का ज्ञान, कारण होता है । अतः पहले यदि 'घटत्व” रूप विशेषण का 
ज्ञान नहीं रहेगा तो 'घटत्वविशिष्ट घट' को ग्रहण करनेवाला अनुभव कैसे हो सकेगा ? 
जब कि घटत्वविशिष्ट व्यक्ति को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्षात्मक अनुभव का होना 
सवंसम्मत है, अतः उसके पूर्व 'घटत्व” रूप विशेषण के ज्ञान का होना भी अनिवायं है। 
एवं च 'घट' क्रे सविकल्पकप्रत्यक्ष के पूर्व होनेवाले 'घटत्व' ज्ञान को निविकल्पकप्रत्यक्ष 
रूप में ही स्वीकार करना होगा । इस प्रकार सविकल्पकप्रत्यक्षमूलक अनुमान से 
निविकल्पकप्रत्यक्ष का अस्तित्व सिद्ध होता है । 


प्रन--सविकल्पकप्रत्यक्ष से पूवं होने वाले निविकल्पकज्ञान ( 'घटत्व” ज्ञान ) 
को अनुमितिरूप या शाब्दबोधरूप क्यों न माना जाय .? 

उत्तर--उसे ( निविकल्पकज्ञान को ) अनुमितिरूप या शाब्दबोधरूप इसरिये-नहीं 
माना जाता, कि उसके पूर्व घटत्व की अनुमिति अथवा घटत्व के शाब्दबोध की कारण- 
सामग्री सन्निहित नहीं है। वह ( घटत्व ) ज्ञान, प्रत्यक्षात्मक'ही मानने योग्य है। 
क्योंकि 'घटत्व' के प्रत्यक्ष का इन्द्रियस्तिकर्षरूप कारण ( चक्षुःसंग्रक्तघटसमवायरूप 
कारण ) सन्निहित है । 


५ त७ ८ 
५ त? Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६ तकभाषा । [ निविकल्पकज्ञान 


प्रत्यक्षप्रमा का करण अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमाण तीन प्रकार का होता है। कभी 
'इन्द्रिय', कभी 'इन्द्रयार्थसक्षिकषं' और कभी 'ज्ञान' अर्थात्‌ निविकल्पकज्ञान। इन 
तीनों के आगे चौथे 'सविकल्पकज्ञान' और पाँचवें 'हान, उपादान, उपेक्षाबुद्धि' इन दो 
फलों को और मिला देने से पाँच कड़ी की एक श्रद्धला बन जाती है, उससे उपयुक्त 
त्रिविध करण का स्पष्टीकरण अच्छी तरह हो जाता है । इन पाँचों में १. करण, 
२. अवान्तरब्यापार और ३. फल का समावेश हो जाता है। इन पाँच की म्युङ्खला में 
` से युदि प्रथम को 'करण' माना जाय तो दूसरे को 'अवान्तरव्यापार' और तीसरे को 
= 'फल” समझना चाहिये। यदि दूसरे को 'करण' माना जाय तो तीसरे को 'अवान्तर- 
व्यापार', और चोथे को 'फल' मानना चाहिये। इसी प्रकार यदि तीसरे को 'करण' 
कहा जाय तो चोथे को 'अवान्तरव्यापार' और पाँचवें को "फल! कहना चाहिये । 
एवं च किसी पदार्थं ( वस्तु ) के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं ( संबंध ) होने पर जो 
पहला ज्ञान होता है, उसे 'निविकल्पकप्रत्यक्ष' कहते हैं। निविकल्पकप्रत्यक्ष के द्वारा 
ग्रहण की हुई वस्तु, अनन्तर होने वाले सविकल्पकप्रत्यक्ष में विशेषण के रूप में 
प्रतीत होती है । अर्थात्‌ “घट या गौ आदि किसी वस्तु के साथ इन्द्रिय का सन्निकषं 
( संबंध ) होने पर उत्पन्न होने वाले निविकल्पकप्रत्यक्ष का विषय केवल “घटत्व या 
गोत्व आदि' ही होंगे । वस्तुतः 'घट या गो आदि वस्तुओं के भीतर तीन वस्तुएं 
प्रतीत होती हैं। एक “घट या गो”, दूसरा 'घटत्व या गोत्व' और तीसरा घट तथा गो 
के साथ रहनेवाला घटत्व या गोत्व का 'समवायसम्बन्ध' अर्थात्‌ (१) घट, (२) 
घटत्व, ( ३ ) समवायसम्बन्ध । 
प्रश्‍न--जव “घट, घटत्व और उनका समवायसम्बन्ध, या गो, गोत्व और उनका 
समवायसम्बन्ध्र' तीनों के साथ, इन्द्रियसञ्चिकर्षे एक साथ ही होता है, और तीनों को 
ग्रहण करने का सामर्थ्यं, चक्षुरिन्द्रिय में है, तब उन तीनों में से केवल "घटत्व या 
गोत्व' का ही ग्रहण क्यों बताया जा रहा है? शेष दो का ग्रहण क्यों नहीं ? 
उत्तर--घट या गो के साथ इन्द्रियसन्तिकषं होनेपर जो प्रथमज्ञान अर्थात्‌ 
नि्विकल्पकप्रत्यक्ष होता है, उससे यद्यपि तीनों का ग्रहण होता है, तथापि उस ज्ञान 
में वे तीनों विशेषण; विशेष्य और सम्बन्ध ( संसग ) के रूप में प्रतीत नहीं होते, 
अपितु विशुद्ध वस्तु के रूप में ही उनकी प्रतीति होती है । र 
पाती है, अन्यथा नहीं। उसी ही 402 बो का अता 
तवय इन बोस Ro समवायसम्बन्ध' का ज्ञान भी जब तक विशेषण 
क्योंकि 'सम्बन्ध' के लौकिकप्रत्यक्ष ञ्‌ गा, तवती ह 
जाता है । एवं च निविकल्पकप्रत्यक्ष में ह ppl wo में सु 
जै ् ' विशेष्य और सम्बन्ध के रूप में वस्तु 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निविकल्पकज्ञान ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ ६७ 


की प्रतीति न होने से उसमें 'विशेषणता' “विशेष्यता', 'संसर्गंता' यह तीन प्रकार की व 


विषयता नहीं मानी जाती, किन्तु इन तीनों से विलक्षण एक चौथी प्रकार की विषयता 


|| 
मानी जाती है । अतएव 'विशेषणताशून्यं ज्ञानम्‌ अथवा विशेष्यताशून्यं ज्ञानम्‌ अथवा ` 


संसगताशुन्यं ज्ञानम्‌ अथवा विलक्षणविषयताशारिज्ञानं निविकल्पकम्‌'- यह निवि- 
कल्पक का लक्षण करते हैं । 

वक्षेषिक दर्शेन में 'समवाय' का प्रत्यक्ष नहीं माना गया है। अतः.उनके मत 
में घट या गो के साथ इन्द्रियसन्निकर्ष होने पर उत्पद्यमान निविकल्पकप्रत्यक्ष के 
“घट और घटत्व या गो और गोत्व' ये दो ही विषय होंगे । 

प्रश्‍न -निविकल्पक ज्ञान, प्रमारूप है या अप्रमारूप है ? क्योंकि ग्रन्थकार केशव- 
मिश्र के अनुसार 'यथार्थाऽनुभवः प्रमा’ अर्थात्‌ जो वस्तु जेसी है उसे वैसा ही ग्रहण 
करने वाला जो अनुभव हो, वही 'प्रमा' शब्द से कहा जाता है । निविकल्पक तो 
स्वरूपमान्न को ग्रहण करता है, उसके किसी रूप में उसे वह ग्रंहण नहीं करता । तब 
निविकल्पकज्ञान को 'प्रमा' कैसे कहा जाय ? 

उत्तर ग्रन्थकार केशवमिश्र ने प्रत्यक्षप्रमा का लक्षण बताते हुए सविकल्पक 
और निविकल्पक नाम से उसके दो भेद किये हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि 
निविकल्पकज्ञान 'प्रमा' रूप है । दुसरी बात यह है कि प्रमा के लक्षण में 'यथार्थ 
शब्द का प्रयोग किया गया है । वह 'प्रमा' की यथार्थता का प्रतिपादक नहीं है, 
अपितु वह अयथार्थंता का निषेध करता है । अतः 'प्रमालक्षण' कां अभिप्राय यह है 
कि “वस्तु को अन्यथा ग्रहण न करनेवाला जो अनुभव हो वही 'प्रमा' है। क्योंकि 


ग्रंथकार ने यथार्थ शब्द का प्रयोग कर संशय, विपर्यय और तकंज्ञान का निरास . 


किया है। यदि “यथार्थ” शब्द को अयथार्थंता का निषेधक न माना जाया और “यथा 
अर्थ: तथा तस्य ग्राहकः’ अर्थ माना जाय तो “यथार्थ” शब्द से संशय, विपर्ययादि की 
व्यावृत्ति ( निरास ) नहीं हो सकेगी, क्योंकि संशय, विपयंयादि भी अंशत: “यथा 
अर्थ: तथा अथंग्राहक' हुआ करते हैं। अतः ग्रंथकर को “यथार्थ” शब्द से अन्यथा 
अप्राहकता' ही अभीष्ट हैं । एवं च 'अथं' ( वस्तु ) का अन्यथा ग्रहण न करनेवाले 
अनुभव को ही 'प्रमा' कहना उचित है, क्योंकि वह ( निरविकल्पकज्ञान) अर्थ 
स्वरूपमात्र का ग्रहण करता है, इसीलिये उसे 'अथ' ( वस्तु ) का अन्यथा ग्रहण न. 
करनेवाला 'अनुभव' कह्‌ गया है । 

इसी अभिप्राय को कारिकावली ( भाषापरिच्छेद ) की १३४ वीं कारिका में 
“भ्रमभिन्नज्ञानमत्रोच्यते प्रमा’ कह कर बताया गया है । अर्थात्‌ भ्रमभिन्ञज्ञान को 
प्रमा' कहा गया है । उक्त कथन प्राचीतन्याय के अनुसार हे । किन्तु नव्यन्याय का 
सिद्धान्त इससे भिन्न है । नव्यन्याय का मत है कि 'निविकल्पकज्ञान, “भ्रमः और 


भ्रमा' दोनों से भिन्न है। क्योंकि उन दोनों ( भ्रम ओर प्रमा ) के लक्षण “प्रकारता, . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


x 


६८ तकभाषा.. [ निविकल्पकज्ञान 


विशेष्यता और संसगंता' से घटित हैं। तथा हिं--तत्सम्बन्धावच्छिन्तप्रतियोगिताक, 
तदभाववन्तिष्ठविशेष्यतातिरूपित, तत्सम्बन्धावच्छित्न, तन्निष्ठप्रका रताशालिज्ञानं-- 
भ्रम: ।' अर्थात्‌ तत्सम्बन्ध से तदभाव के आश्रय में तत्सम्बन्ध से तद्वस्तु को ग्रहण 
करनेवाले ज्ञान को 'भ्रम' कहते है । जैसे 'शुक्तो इदं रजतम्‌'-“शुक्ति' में 'रजतत्व' 
को ग्रहण करनेवाले 'इदं रजतम्‌' इत्याकारकज्ञान को लीजिये। यह “ज्ञान' समवाय- 
सम्बन्ध से रजतत्वाभाव के आश्रयभूत “शुक्ति' में समवायसम्बन्ध से “रजतत्व' को 
ग्रहण कर रहा है, इसलिये यह 'ज्ञान' "भ्रम' शब्द से कहा जाता है । 


. और "तत्सम्बन्धेन तदाश्रयनिष्ठविशेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धावच्छिन्नतत्निष्ठप्रका- 
रताशालिज्ञान-प्रमा'। अर्थात्‌ तत्सम्बन्ध से तद्वस्तु. के आश्नय में तत्सम्बन्ध 
से तद्वस्तु का ग्रहण करनेवाले ज्ञान को 'प्रमा' कहते है । तथाहि--“रजत' में 
(रजतत्व' का ग्रहण करनेवाले इदं रजतम्‌’ इत्याकारकज्ञान को लीजिये । यह ज्ञान; 
समवायसम्बन्ध से रजतत्व के आश्रयभूत 'रजत' में समवायसम्बन्ध से “रजतत्व' का 
ग्रहण कर रहा है, इसलिये इस ज्ञान को 'प्रमा' कहा जाता है । उक्त कथन के अनुसार 
भ्रम और 'प्रमा' दोनों के लक्षण, प्रकारता, विशेष्यता और संसगेत( से युक्त हैं। 
किन्तु निविकल्पकज्ञान में तो किसी भी वस्तु का प्रकार, विशेष्य और संसग के रूप में 
भान नहीं हो पाता है। अतः उसे भ्रम या प्रमा कैसे कह सकते हैं। कारिकावली- 

` कार ने उसी अभिप्राय को 'तच्छून्ये तन्मतिर्या स्यादप्रमा सानिरूपिता'- ( गुणप्रंक० 

_ १२७ ), “अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तदृहिशेष्यकम्‌--( गुणप्रक० १३५ ) 'तत्प्रमा । 

` न प्रमा नापि भ्रमः स्याधिविकल्पकस्‌ प्रकारतादिशून्यं हि सम्बन्धानवगाहि तत्‌ ।-- 
( गुणप्रक० १३६ ) ॥ 


अभी तक न्याय-वेशेषिकदर्शन के अनुसार नि्विकल्पकज्ञान के प्रमात्व के विषय 
में बताया है । किन्तु अन्य दर्शनकारों का मत इस विषय में भिन्न है, उसे समझ लेना 
भी अनुपयुक्त न होगा । 
हर बोड बालिका का कथन है कि 'निविकल्पकप्रत्यक्ष' ही वास्तविक 'प्रमा' है। 
'दिङ्नाग” ने अपने कड 'प्रमाणसमुच्चय' में 'प्रत्यक्" का लक्षण इस प्रकार दिया है: 
अत्यक्ष कल्पना$पोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌? । अर्थात्‌ कल्पनारहित अर्थात्‌ नाम, जाति 
आदि से अस्पृष्ट जो निविकल्पकज्ञान है, वही प्रमात्मकप्रत्यक्ष है। इससे निष्कर्ष 
यह निकला कि नाम, जाति आदि काल्पनिक पदार्थों का ग्रहण करनेवाला सविकल्पक- 
प्रत्यक्ष, वस्तुत: प्रमात्मक नहीं है । अतः निविकल्पकज्ञान ही प्रमात्मकप्रत्यक्ष है । 


कल्पक को va न है गीद्धद्शेन के विपरीत है । आचारय हेमचन्द्र ने तिरि 
वि मानाहे, उसे वे प्रमात्मक . नहीं र्न में 
निविकल्पक को 'दर्शन' शब्द से कहा जाता है त्मक नहीं मानते । जैन 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२ 


निविकल्पकज्ञान ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ६९ 


वेदान्तदर्शंन निविकल्पक को 'प्रमा' तो कहता है, किन्तु वह सामान्य निविकल्पक 
न होकर एक विशेष निर्विकल्पक है । वह विशेष निथिकल्पकज्ञान 'तत्त्वमसि' 'अहं 
ब्रह्मास्मि इन ओऔपनिपद-महावाक्यों से भागत्यागलक्षणा के द्वारा अपरोक्ष अनुभव 
के खूप में उत्पन्न होता है। वह किसी आविद्यक पदार्थं को विषय नहीं करता, 
अपितु विशुद्ध ब्रह्मस्वरूपमात्र को ही ग्रहण करता है। अत एव वह तिविकल्पकज्ञान, 
इनके मत में “प्रमा' की कोटि में माना गया है। क्योंकि अनधिगत, अबाधित अथं 
को ग्रहण करनेवाले ज्ञान को ही ये प्रमा मानते हैं। और 'ब्रह्म' से अतिरिक्त कोई 
भी पदार्थ अबाधित नहीं है, एकमात्र पदार्थं ही अबाधित है। उसी को यह विषय 
करता है, इसलिये उसे प्रमा कहा गया है । 

'निथिकल्पकज्ञान' के सम्वन्ध में रामानुजादि वेष्णव वेदान्तियों का सिद्धान्त 
उक्त सिद्धान्त से विलक्षण है। 'श्रीनिवासाचायं' की 'यतीन्द्रमतदीपिका' में प्रत्यक्ष 
की चर्चा करते हुए बताया है कि “प्रत्यक्षज्ञान निविकल्पक और सविकल्पक के भेद 
से दो प्रकार का होता है। गुणसंस्थान आदि के सहित किसी पिण्ड का जो प्रथम 
ज्ञान होता है, वह निविकल्पक है, और गुणसंस्थान आदि के सहित किसी पिण्ड का 
जो द्वितीय, तृतीयादि ज्ञान उत्पन्न होता है, जिसमें प्रथम ज्ञान क्री समानता का आभास 
भी होता है, वह सविकल्पकज्ञान है । यह दोनों प्रकार का ज्ञान विशिष्ट वस्तु को ही 
विषय करता है, क्योंकि अविशिष्ट वस्तु को ग्रहण करनेवाले जान की न तो उपलब्धि 
ही होती है, न उपपत्ति ही हो सकती है' ।” | 

उक्त कथन से स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, जो विशेषण- 
विशेष्यभाव से रहित होकर वस्तु के स्वरूपमात्र का ग्रहण करे । इसलिये सभी ज्ञान 
सविकल्पक ही होते हैं । निविकल्पकज्ञान भी सविकल्पकज्ञान की श्रेणी का ही है । जो 
ज्ञान, अन्य सविकल्पकों की अपेक्षा अल्पविषयक हो उसे निविकल्पक कहते हैं । अर्थात्‌ 
उप्तका निविकल्पक नाम, सापेक्ष है। इसप्रकार निविकल्पकज्ञान का परिचय होने के 
बाद अब सविकल्पकज्ञान का भी परिचय प्राप्त करना आवश्यक है । 'विकल्प्यते 
विशिष्यते वस्तु येन सः विकल्पः ( विशेषणम्‌ ) तेन सहितं सविकल्पं, सविकल्पमेव 
सविकल्पकम्‌’, अथवा 'विकल्पयति ( विशिनष्टि) वस्तु यत्‌, तत्‌ विकल्पकं ( विशे- 
षणमु ) तेन सहितं सविकल्पकं ( सविशेषणम्‌ ) । उपयुक्त व्युत्पत्ति के अनुसार “सविः 
कल्पक? का अर्थं होगा कि विशेषणविशिष्ट वस्तु का ग्रहण करनेवाला ज्ञान । अभि- 
प्राय यह है कि जिस ज्ञान में विशेषण-विशेष्य के परस्पर संबंध का भान होता है और 


१. तच्च प्रत्यक्षं द्विविधं निविकल्पकसविकल्पकभेदात्‌ ।` निविकल्पक नाम गुण- 
संस्थानादिविशिष्टप्रथमपिण्डग्रहणम्‌, सविकल्पकन्तु सम्रत्यवमशं गुणसंस्थानादिवि शिष्टः 
दवितीयादिपिण्डज्ञानस्‌ । उभयमप्येतद्‌ विशिष्टविषयकमेव, अविशिष्टग्राहिणो ज्ञानस्या- 


नुपलम्भादनुपपत्तेश्च । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७० तकभाषा [ इन्द्रियाथेसत्षिकषं 


जिस ज्ञान का उस ज्ञान के विषयभूत अर्थ के बोधक शब्द से अभिलाप ( कथन ) 
किया जाता है, उस ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं। इस सविकल्पकज्ञान के क्षेत्र में 
अनुमिति, उपमिति, शाब्दबोध और स्मृतिरूप ज्ञान भी आ जाते हैं। किन्तु इन ज्ञानों 
के लिये 'सविकल्पक? शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । इसलिये विशिष्ट ( विशेषण- 
युक्त) वस्तु के ग्राहक प्रत्यक्षज्ञान में 'सविकल्पक' शब्द को योगरूढ समझना 
चाहिये । यह जिन विशिष्ट वस्तुओं को ग्रहण करता है, वे नाम, जाति, गुण, क्रिया 
आदि हैं। अत एव कुछ विद्वानों ने 'नामजात्यादियोजनासहितं ज्ञानं सविकल्पकम्‌' यह 
'सविकल्पक? का लक्षण किया है । यह सविकल्पकज्ञान, विषयबोधक शब्द से अभि- 
लपित ( व्यवहृत ) होता है, इस कारण कुछ विद्वान्‌ 'अभिलापसंसगंयोग्यप्रतिभासं 
सविकल्पकम्‌'-यह 'सविकल्पक' का लक्षण करते हैं। एवं च 'अयं गौः' अर्थात्‌ 
“गोनामा, गोत्वजातिमान्‌ गौः शुक्लः-क्कष्णः, गौः गच्छति, गौनं महिषः' इस प्रकार 
के प्रत्यक्षात्मक सभी ज्ञान सविकल्पक के उदाहरण हैं । यही सविकल्पकज्ञान, मानव- 
मात्र के व्यवहार का मूल है इसी कारण इस ज्ञान को 'अखिलाया लोकयात्राया 
मूलम्‌' कहते है । ` 

कदा पुनरिन्ब्रियं करणम्‌ ? 

यदा निर्विकल्पकरूपा प्रमा फलम्‌ । तथा हि, आत्मा मनसा संयुज्यते, मन 
` -इर्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां वस्तुप्राप्यप्रकाशका रित्वनियमात्‌ । ततोऽ्थ- 
सन्निकृष्टेनेन्द्रयिण निर्विकल्पकं नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रांवगाहिं 
किश्चिदिदसिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियं करणं, छिदाया इव परशुः। 
इन्दरियाथंसल्निकर्षोऽवान्वरव्यापारः छिदाकारणस्य परशोरिव दारुसंयोगः । 
निर्विकल्पकं ज्ञानं फले, परशोरिव छिदा । 

प्रश्‍न-<कदेति । इन्द्रिय कब करण होती है ? 
. उत्तर-यदेति। जब तृतीय संख्या वाला निविकल्पकज्ञान ( प्रमा) फळ 
होता है। तयाहोति।. #से-( १) पहले तो आत्मा का मन के साथ संयोग होता 
है। अनन्तर (३) सन का इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता है । तदनन्तर (३) 
इन्द्रिय का अर्थ ( वस्तु ) के साथ सम्बन्ध होता है, अर्थात्‌ इन्द्रिय, अर्थ के साथ 
संयुक्त होती है । क्योंकि इन्द्रियाँ वस्तु को प्राप्त करके ( वस्तु से सम्बद्ध होकर ) ही 
उसे ( वस्तु को ) प्रकाशित करती हैं, अर्थात्‌ पदार्थ का ज्ञान करा सकती है- यह 
नियम है । तत इति। तब अर्थात्‌ इन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्षं ( सम्बन्ध ) होते 
के बाद ही अर्थ से संयुक्त हुई इन्द्रिय के द्वारा नाम, जाति, आदि की योजना से रहित 
वस्तु के स्वरूपमात्र का ग्रहण करनेवाला यह कुछ ( नाम-जात्यादि से रहित 
वस्तु ) है, इस अकार का निबिकल्पकज्ञान उत्पन्न होता है। तस्येति । उस ( नाम- 
. जात्यादियोजनारहित निविकल्पक ) ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है। जैसे खेदन 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रियायंसन्निकर्ष ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ ७१ 


. क्रिया का करण, परशु ( फरसा ) होता है तथा (२) इन्द्रिय और अर्थ का 
सन्निकर्ष, अवान्तरव्यापार होता है । जैसे छेदनक्रिया के करणभूत परशु का दारु 
( लकड़ी) के साथ जो संयोग ( सन्निकर्ष ), वह अवान्तरव्यापार होता है, और 
तृतीय संख्यावाला निविकल्पकज्ञान, 'फल” होता है। जैसे--परशु-दारुसंयोगरूप 
अवान्तरव्यापार के द्वारा परशुरूप 'करण' का फल, छेदन होता है । 

माधुरी 

तात्पर्यं यह है कि यहाँ पर 'इन्द्रिय' को करण 'निविकल्पकज्ञान' को फल, और 
उसके मध्य में ( बीच में ) होनेवाले 'इर्द्रियार्थंसन्निकष' को अवान्तरव्यापार बताया 
है। अवान्तरव्यापार का लक्षण “तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः अवान्तरव्यापारः 
किया गया है । जो स्वयं तज्जन्य हो अर्थात्‌ उस करण से जन्य ( उत्पन्न ) हो और 
तज्जन्य-जनक भी हो अर्थात्‌ उस करण से जन्य (उत्पन्न ) होनवाले फल का 
जनक ( उत्पादक ) हो, उसे 'अवान्तर-व्यापार' कहते हैं। जैसे--परशु ( कुल्हाड़ी ) 
से दार ( लकड़ी ) के छेदन ( काटने ) में परशु ( कुल्हाड़ी ) और दारु ( लकड़ी ) 
का संयोग ( सम्बन्ध ) 'अवान्तरव्यापार' कहलाता है। यह 'संयोगरूप' अवान्तर- . 
व्यापार तज्जन्य अर्थात्‌ परशुजन्य है, और साथ ही परशु से जन्य जो 'छेदन' रूप फल 
है, उसका जनक भी है । अतः 'तज्जन्यत्वे सति” अर्थात्‌ परणुजन्यत्वे सति “तज्जन्य- 
जनकः? अर्थात्‌ परशुजन्यछिदाजनकः दारु-परशुसंयोग: अवान्तरव्यापारः। दारु और 
परशु अर्थात्‌ कुल्हाड़ी और लकड़ी का संयोग 'अवान्तरव्यापार' कहलाता है । इसी 
तरह 'इन्ब्रियरूप करण' से निविकल्पकज्ञानरूप फल की उत्पत्ति में 'इर्बरियार्थसन्तिकर्षरूप 
अवान्तरव्यापार' होता है । क्योंकि वह 'इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष' स्वयं इन्द्रियजन्य है, और 
“इन्द्रियजन्यनिरविकल्पकज्ञानरूप” फल का 'जनक' भी है। इसलिये उसे अवान्तर- 
व्यापार कहा गया है । | 

अभिप्राय यह है कि किसी वस्तु के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होने के बाद उस 
अर्थ-सञ्चिक्कष्ट ( सम्बद्ध ) इन्द्रिय से निविकल्पकज्ञान पैदा होता है । उस निविकल्पक- 
ज्ञान में वस्तु के स्वरूपमात्र का प्रहण होता है। उस समय उस. वस्तु में नाम, जाति 
आदि की योजना नहीं होती अर्थात्‌ निविकल्पकज्ञान में वस्तु के नाम, जाति 
आदि का ग्रहण नहीं होता । वह निविकल्पकज्ञान केवल वस्तुस्वरूप का ही ग्रहण 
करता है । इसलिये उस निविकल्पकज्ञान का परिचय वस्तु के नाम, जाति आदि के 
द्वारा नहीं दिया जाता, अपि तु 'यत्‌ किचित्‌ इदस्‌ यह कुछ है। इस प्रकार 
'विशेषानवबोधक शब्द” से. ही दिया जाता है। इस निर्विकल्पकज्ञान का LS 
“इन्द्रिय' होता है । जैसे चेदतक्रिया का 'करण' 'परशु' होता है । “इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष 
उस-उस 'निविकल्पकज्ञान' के उत्पादन में 'इन्दिय' का अवान्तर ( मध्यवर्ती ) व्यापार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२ तक भाषा [ इन्द्रियाथेसक्षिकष 


होता है। जैसे 'छेदनक्रिया' के 'करणरूप परशु' का “लकड़ी के साथ संयोग” उसं 
क्रिया के उत्पादन में 'अवान्तरव्यापार' कहलाता है । 'निविकल्पकज्ञान', “इन्द्रियार्थ- 
सञ्चिकर्षरूप व्यापार' के द्वारा 'इन्द्रिय' का फल ( कार्य ) होता है। जैसे 'दारु-परशु- 
संयोग? रूप अवान्तरव्यापार के द्वारा परशु का फल ( कायं ) 'छेदन' होता है । 

कदा पुनरिन्द्रियार्थसन्निकर्ष: करणम्‌ ? 

यदा निविकल्पकानन्तरं सविकल्पकं नामजात्यादियोजनात्मके डित्योऽयं, 
ब्राह्मणोऽयं, इयामोऽयमिति विशेषणविशेष्यावगाहि ज्ञानमुत्पद्यते, तदेन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्षः करणम्‌ । निर्विकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, सविकल्पकं ज्ञानम्‌ 
फलम्‌ । 

प्रत्यक्षप्रमा का दूसरा करण है--इन्द्रियार्थसन्निकर्ष' । उसे बताते है-- 

प्रइन--कदा पुनरिति । 'इन्द्रिय' तथा अर्थ ( वस्तु ) का सन्निकर्षं (सम्बन्ध) कब 
'करण' होता है? 

उत्तर--यदेति । जब निविकल्पकज्ञान के पश्चात्‌ नाम, जाति आदि के सहित “यह 
“डित्य' नाम का है”, “यह ब्राह्मण है”, “यह श्याम है”3--इस प्रकार विशेषण- 
विक्षेष्यभाव अर्थात्‌ विशेषण तथा विशेष्य का ग्रहण करनेवाला 'सविकल्पकज्ञान' 
उत्पन्न होता है, तव ईइन्त्रियार्थसश्चिकर्ष' करण होता है, और “निविकल्पकज्ञान' 
अवान्तरव्यापार होता है, और 'सबविकल्पकज्ञान' अपने करण का फल होता है। 

कदा पुनर्ज्ञानं करणम्‌ ? 

यदा, उक्तसविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयो जायन्ते तदा. निर्वि- 
कल्पक ज्ञानं करणम्‌ । सविकल्पकं ज्ञानमवान्तरव्यापारः, हानादिबुद्धयः फलम्‌ । 

कदेति । ज्ञान अर्थात्‌ निविकल्पकज्ञान कब 'करण' होता है? 

यदेति । जब उक्त सविकल्पकञ्ञान के वाद ज्ञात वस्तु के परित्याग ( हान ) की 
बुद्धि, प्रहण ( उपादान ) की बुद्धि, अथवा उपेक्षा बुद्धि ( उपेक्षणीय अर्थात्‌ न हेय ही 
है और न उपादेय ही है) उत्पन्न होती है। तव उस हान, उपादान अथवा उपेक्षा 
बुद्धिछप फल के प्रति निविकल्पकज्ञान, करण होता है, तथा 'सबिकल्पकज्ञान', 
अवान्तरव्यापार होता है, और 'हानोपादानादिबुद्धि' फल होती है । 


माधुरी 
किसी भी वस्तु का जब प्रत्यक्षज्ञान किया जाता है तभी उस वस्तु को हेय, या 
१. नामयुक्तप्रतीति । 
२. जातियुक्तप्रतीति । 
३. श्यामख्पगुणविशिष्टप्रतीति । 


न 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रियार्थसन्निकर्ष ] प्रत्यक्षप्रमाणन्तिरूपणमु ७३ 


उपादेय अथवा उपेक्षणीय समझा जाता है । तभी वह प्रत्यक्षज्ञान पुणं हुआ माना 
जाता है। प्रत्यक्ष की जाने वाली वस्तु के ज्ञान को पूर्णं कहलाने में उस वस्तु के 
स्वरूप, उस वस्तु का नाम, उस वस्तु की जाति आदि और उसकी उपयोगिता अर्थात्‌ 
हेयता, उपादेयता और उपेक्षणीयत। को जानना होगा । इनका ज्ञान, प्रत्यक्षप्रमाण 
से ही हुआ करता है। वस्तु के स्वरूप का ज्ञान ( निविकल्पकज्ञान ) इन्द्रिय से होता 
है । वस्तु के नाम, जाति, आदि का ज्ञान, ( वस्तु का सविकल्पकज्ञान ) उस वस्तु के 
नि्विकल्पकज्ञान होने पर ही होता है । तदनन्तर वस्तु की उपयोगिता (हेयता आदि) 
का ज्ञान, उस वस्तु के सविकल्पकज्ञान से होता है। इसलिये ( १ ) इन्द्रिय, (२) 
इन्द्रियार्थंसन्निकर्षं और ( ३ ) निविकल्पकज्ञान, ये तीनों, ( १) निविकल्पकज्ञान, 
( २) सविकल्पकज्ञान, ( ३ ) हानादिबुद्धिरूप प्रमा ( ज्ञान ) के लिये प्रत्यक्षप्रमाण 
कहलाते हैँ । क्योंकि तीनों के व्यापारयुक्त होने पर ही वह प्रत्यक्षज्ञान पूर्ण हुआ 
समझा जाता है। इसलिये इन तीनों को ही प्रत्यक्षप्रमाण कहा जाता है। 

तज्जन्यस्तञ्जन्यजनकोऽवान्तरव्यापारः। यथा कुठारजन्यः कुठारदारुसंयोगः 
कुठारजच्यच्छिदाजनकः । अत्र कश्चि दाह-सविकल्पकादीनामपीरिद्रियमेव करणम्‌। 
यावन्ति त्वान्तरालिकानि सन्निकर्षादीनि तानि सर्वाण्यवान्तरव्यापार इति । 

उपयुक्त त्रिविध करणों के निरूपण में उनके 'अवान्तरब्यापार' का उल्लेख किया 
गया है । अतः 'अवान्तरव्यापार' के स्वरूप को जानने की इच्छा होना स्वाभाविक है। 
इसलिये ग्रन्थकार 'अवान्तरव्यापार' का लक्षण बता रहे हैं । 

तज्जन्य इति । जो स्वयं 'तत्‌' अर्थात्‌ उस करण से जन्य ( उत्पन्न ) हो और 
'तज्जस्थ' अर्थात्‌ उस करण से जन्य ( उत्पन्न ) होने वाले काये ( फल ) का जनक 
( उत्पादक ) हो, उसे 'मवान्तरव्यापार' कहते हैं । यथेति। जैसे- कुठार से जन्य 
( उत्पन्न होनेवाला ) जो 'कुठार-दार ( काष्ठ-लकड़ी ) संयोग” है; वह, कुठार से 
उत्पन्न होने वाली छेदन ( छिदा ) क्रिया का जनक है । 'अवान्तरब्यापार' सर्वत्र 'करण' 
तथा “फल? के मध्य में अर्थात्‌ ( मध्यकाल में ) ही रहता है, अतः उसे 'अवान्तर- 
व्यापार' कहते हैं । 

अत्र कश्चिदिति । यहाँ त्रिविध करण के बताये जाने पर कोई कहता है कि सवि- 
कल्पक आदि सभी फलों का 'करण! केवल एक 'इन्द्रिय' ही है, और मध्यवर्ती ( बीच 
के ) जितने भी हैं वे सब 'भवान्तरव्यापार' है । 

माधुरी 
- 'नि्विकल्पकज्ञान' की उत्पत्ति में 'इन्द्रियाथंसक्षिकषं' रूप एक अवान्तरव्यापार 

है। 'सचिकल्पकज्ञान' की उत्पत्ति में 'इन्द्रियायंसप्चिकर्ष और निविकल्पकज्ञान' ये दो 
अवान्तरव्यापार हैं। और “हानोपादान-उपेक्षाबुद्धि की उत्पत्ति में 'इखियायंसप्तिकर्ष' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७४ तकंभाषा [ इर्द्रियार्थंसन्तिकर्ष 


“नि्विकल्पकज्ञान' और 'सविकल्पकज्ञान' ये तीनों अवान्तरव्यापार हें । अतः प्रत्यक्ष- | 


प्रमाण” त्रिविध न होकर केवल एकविध ही है, जिसे 'इन्द्रिय' कहा जाता है । अन्यथा 
प्रत्यक्षप्रमाण को त्रिविध मानने पर सविकल्पकज्ञान आदि में जो इन्द्रियजन्यत्व का 


अनुभव होता है, जिसे 'चक्षुषा घटं पश्यामि’ इत्यादि शब्दों से कहा जाता है, उसकी | 


प्रामाणिकता समाप्त हो जायेगी । 
( १) प्रत्यक्षप्रमाण को त्रिविध माननेवाले के पक्ष में :-- 
करण अवान्तरव्यापार फल 
१. इन्द्रिय इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निविकल्पकज्ञान 
- २: इन्द्रियार्थसन्निकर्ष निविकल्पकज्ञान सविकल्पकज्ञान 
३. निविकल्पकज्ञान सविकल्पकज्ञान हानोपादानो पेक्षाबुद्धि 


(२ ) तीनों प्रकार की भ्रत्यक्षप्रमा' में 'इन्द्रिय' को ही करण मानकर अन्य 
सभी को अवान्तरव्यापार माननेवाले के पक्ष में :-- 


करण अवान्तरथ्यापार फल ( प्रमा ) 
१. इन्द्रिय इन्द्रिया थंसन्निकर्ष निविकल्पकज्ञान 
२. इन्द्रिय (अ ) इन्द्रियाथंसत्षिकर्षे, 

( ब ) निविकल्पकज्ञान, } सविकल्पकञ्ञान 
३, इन्द्रिय (अ ) इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष ) 


( व ) निविकल्पकज्ञान ) हानोपादानो पेक्षाबु्धि । | 


( स ) सविकल्पकज्ञान 
उपयुक्त द्वितीय मत में 'प्रतिगतमक्षं प्रत्यक्षम्‌’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार 'प्रत्यक्ष' 
शब्द का मुख्य अर्थ इन्द्रिय से सम्वद्ध ही है । इसलिये त्रिविध प्रत्यक्षप्रमा का करण 


“इन्द्रिय' को ही कहना चाहिये । यदि कहें कि 'करण' तो उसे कहते हैं, जिसके होते | 
पर अथवा जिसके व्यापार के तुरन्त बाद शीघ्र ही फलोत्पत्ति होती है। कहा भी है: | 
“फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम्‌'। किन्तु इन्द्रिय को 'करण' मानने पर सबिकल्पकः _ 
प्रमा आदि शीन्न ( अविलंबेन ) नहीं होते, इसलिये इनकी उत्पत्ति में 'इन्द्रिय' को | 


'करण' केसे माना जाय ? 


इस प्रश्न के उत्तर में यह कह सकते हैं कि 'करण' का लक्षण “व्यापारवत्‌ कारणं 
करणम्‌ कर देगे। तब तीनों प्रकार की प्रत्यक्षप्रमा में इन्द्रिय को ही करण मात 
में और सभी को अवान्तरव्यापार मानने में कोई बाधा नहीं होगी । 

इस पर यदि कोई कहे कि 'तज्जन्यः तज्जन्यजनको व्यापार: यह व्यापार का 
लक्षण किया जाता है। तब सविकल्पकप्रमा ( ज्ञान ) का करण यदि “इन्द्रिय' 
माना जाय तो उक्त “व्यापारलक्षण', 'इनद्रियाथसन्चिकर्ष' तथा 'निविकल्पकज्ञान' दोनो 
में घटित नहीं होगा । तब उन्हें अवान्तरब्यापार के रूप में कैसे कहा जायेगा ? 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रिया्थसन्चिकर्ष ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ७५ 


उक्त प्रश्‍न के उत्तर में यह कह सकते हैं कि “स्वांगमव्यवधायकम्‌' नियम के 
अनुसार अपना अंग व्यवधायक नहीं होता है। यहाँ पर सन्निकर्ष तो इन्द्रिय का अंग . 
ही है। इसी प्रकार हानोपादानोपेक्षाबुद्धि में भी 'इन्द्रिय' को करण समझना 
चाहिये । 

त्रिविध करण मानने वालों का कथन है कि 'फलायोगव्यवच्छिन्नं कारण 
करणम्‌' के अनुसार निविकल्पकज्ञान की उत्पत्ति में तो इन्द्रिय को करण कहा जा 
सकता है, किन्तु सविकल्पकज्ञान' तथा 'हानादिबुद्धि' की उत्पत्ति में उसे (“इन्द्रिय 
को ) करण नहीं कह सकते । क्योंकि 'इन्द्रिय' के द्वारा 'इन्द्रियार्थसन्निकष' तथा 
'निविकल्यकज्ञान' इन दो कार्यों के पश्चात्‌ 'सविकल्पकज्ञान' पैदा होता है । इन्द्रिय 
के या उसके व्यापार के होने पर अविळंवेन फल की उत्पत्ति नहीं हो पाती । अत: 
सविकल्पकज्ञान का करण (इन्द्रिय को नहीं मान सकते। इन्द्रियायंसबन्निकर्ष को ही 
उसका “करण कहना होगा । इस रीति से प्रत्यक्षप्रमा के त्रिविध करण माने गये हैं । 
निविकल्पकज्ञान के विषय में अन्यान्य दार्शनिकों के विचार 

माध्ववेदान्त तथा वल्लभवेदान्त ओर भतुंहरि तथा उनके पूर्ववर्ती बैयाकरणों की 
परम्परा के अनुसार ज्ञान के उत्पत्ति-क्रम में सामान्यमात्र ( स्वरूपमात्र ) के ज्ञान को 
नहीं माना है । तीनों ने विशेष्य-विशेषणभावरहित कोई ज्ञान स्वीकार नहीं किया है । 
तीनों ने ही प्रत्येक ज्ञान में किसी प्रकार के विशेष का भान माना है । यह अवश्य है 
कि कहीं कम हो और कहीं अधिक हो। इसलिये इन तीनों के मत में समस्त ज्ञान 
सविकल्पक ही होता है। जहाँ कहीं निविकल्पकज्ञान की चर्चा है भी तो उसका 
अभिप्राय इतना ही है कि उसमें अन्य की अपेक्षा विशेष का भान कम होता है । 'ज्ञान' 
दो प्रकार का होता है, एक परोक्ष और दुसरा अपरोक्ष । जिस ज्ञान में कोई दुसरा 
'ज्ञान' करण होता है, उसे 'परोक्षज्ञान' कहते हैं। जैसे--'अनुमितिज्ञान' में :व्याष्ति- 
ज्ञान' करण होता है, “उपमितिज्ञान' में 'सादृश्यज्ञान' करण होता है, और 'शान्दबोध' . 
में 'पदज्ञान' करण होता है। अत एव ये तीनों ज्ञान 'ज्ञानकरणकज्ञान' होने से 'परोक्ष' 
ज्ञान कहे जाते हैं। 'प्रत्यक्ष' ज्ञान में कोई अन्य ज्ञान' करण नहीं होता है । अतः उसे 
'अपरोक्ष' ज्ञान कहते हैं। अपरोक्षज्ञान का लक्षण 'ज्ञानकरणकभिन्नत्वमपरोक्षत्वम्‌' 
है । अर्थात्‌ ज्ञानकरणक से भिन्न ज्ञान को अपरोक्षज्ञान कहते हैं । निविकल्पकज्ञात का 
अस्तित्व मानने वाले सभी लोग उसे केवळ प्रत्यक्ष या अपरोक्ष मानते हैं । जेनदर्शना- 
नुथायी उसी को 'दर्शंन' शब्द से कहते हैं और उसे 'परोक्ष' भी कहते हैं । 

सभी लोग लौकिक-अलौकिंक भेद से दो प्रकार का प्रत्यक्ष मानते हैं । अस्मदादि 
लौकिकपुरुषों के प्रत्यक्ष को 'लौकिकप्रत्यक्ष' कहते हैं, जो इन्द्रियसन्तिकषं आदि कारणः 
सामग्री के विद्यमान रहने पर ही होता है, किन्तु योगियों के प्रत्यक्ष में इन्द्रियसञ्चिकर्ष 
आदि सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती । योगी तो अपने योगजसामर्थ्यं से इन्द्रियाथं- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७६ तक भाषा [ इन्द्रियार्थंसन्निकर्ष 


सन्निकर्षं के बिना भी भूत, भविष्यत्‌, सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट सभी वस्तुओं को 
ग्रहण कर सकते हैं। उनका यह ज्ञान यथार्थ और साक्षात्कारात्मक निविकल्पकज्ञान 
होता है । इस प्रकार लौकिक-अलौकिक दोनों प्रकार के निविकल्पकज्ञान और उसकी 
कारणसामग्री के सम्बन्ध में सभी निविकल्पकवादियो का एकमत है । प्रत्यक्षप्रमाण 
से ही 'अपरोक्षज्ञान' अथवा 'निविकल्पकज्ञान' की उत्पत्ति होती है, अनुमानादि अन्य 
किसी प्रमाण से नहीं । किन्तु झाङ्कुरवेदान्तियों ने 'तत्त्वमसि' महावाक्य से 'अपरोक्ष- 
निविकल्पक' की उत्पत्ति मानी है। और 'दशमस्त्वमसि' इस लौकिक उदाहरण से 
उसका उपपादन भी किया है । गंगास्नान करने के लिये घर से दस भाई निकले। 
गंगास्तान करके जव बाहर निकले और कपड़ा पहनकर जब घर लौटने के लिये 
तैयार हो गये, तब उनमें से एक व्यक्ति अपने भाइयों की गणना करते हुए एक से 
लेकर नो तक अपने प्रत्येक भाई को गिन लेता है, किन्तु दसवें भाई का पता नहीं चल 
पाता है, तब घवड़ाकर वह रोने लगता है । उसके करुणाजनक रुदन को सुनकर कोई 
अन्य महात्मा व्यक्ति वहाँ आकर उससे रोने का कारण पूछने लगा । तब रोने वाले 
ने बताया कि हम दस भाई गंगाजी नहाने घर से एक साथ आये थे। किन्तु अब घर 
लोटते समय जब मैंने सब को गिना, तो गिनती में नो ही हो रहे हैं, दसवें का पता 
नहीं चल रहा है, कदाचित्‌ वह गंगाजी में इव गया । हाय, अब हम नो ही रह गये । 
'तब उस महात्मा व्यक्ति ने रोने वाले के समेत उन अन्य नौ भाइयों को गिना तो 
पुरे दस भाई गिनती में हो रहे थे। दस की संख्या में कोई कमी नहीं थी । तब उस 
मंहात्मा ने उस रोने वाले से कहा कि 'दशमस्त्वमसि' दसवाँ तू है। इस वाक्य को 
सुनकर जैसे दसवें व्यक्ति के रूप में उसे अपना अपरोक्षज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार 
“तत्वमसि! आदि महावाक्यों से भी अर्थात्‌ शब्दप्रमाण से 'अपरोक्षनिविकल्पकज्ञान’ 
होता है । तात्पर्यं यह है शांकरवेदाम्त के अनुसार शब्दप्रमाण से भी 'निविकल्पकज्ञान' 
की उत्पत्ति होती है। 

निर्विकल्पकज्ञान के प्रामाण्य के विषय में भी भिन्न-भिन्न मत हें । सौगत ( बौद्ध ) 
दानिक तथः वेदान्तदार्शनिक 'निविकल्पकज्ञान' को ही प्रत्यक्ष मानते हैं । अतः उनके 
मत में निर्विकल्पक ही मुख्यतः प्रमाण हे । न्याय और वेशेषिक दाशंनिकों ने 'निमि- 
` कल्पक' और 'सविकल्पक' दोनों को ही प्रमाण माना है । तथापि प्राचीन और नवीन 
के भेद से कुछ भिन्न मत पाया जाता हे । प्राचीन लोग निविकल्पक को प्रमारूप कहते 
हैं। इस बात को कन्दलीकार श्रीधराचारयं ने कन्दली में स्पष्ट किया है । किन्तु 
नवीन नेयायिकों के उक्त ज्ञान के प्रमारूप होने में भिन्न-भिन्न मत हैं। भाषापरिच्छेद- 
कार “भ्रम से भिन्न ज्ञान' को 'प्रमा' बताते हैं 'भ्रमभिन्न ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा? । अतः 
' भ्रम से भिन्न तो निविकल्पकज्ञान भी है इसलिये उसे भी 'प्रमा! कह सकते हैं । 
किन्तु नव्यन्याय के कर्णधार गंगेशोपाध्याय ने 'निविकल्पकज्ञान' कोः न प्रमा कहा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षड्विधसत्निकपं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ७७ 


है और न अप्रमा ही कहा है । क्‍योंकि इनके मत में प्रमात्व और अप्रमात्व दोनों, 
प्रकारता ( विशेषणता ) आदि से घटित होते हैं । किन्तु 'निविकल्पकज्ञान' तो प्रकारता 
आदि से रहित होता है। एवं च वह प्रमा और अप्रमा दोनों से विलक्षण है। यह 
वात कारिकावलीकार श्रीविश्वनाथभट्टाचाय ने स्पष्ट प्रदशित की है । 

इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकषंः । साक्षात्कारिप्रमाहेतुः स षड्विध एव । तद्यथा, 
संयोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेष्य- 
विशेषणभावश्चेति । 

इन्द्रियार्थयोरिति । प्रत्यक्ष का करणभूत इन्द्रिय और अर्थं का सचन्निकषं,. जो 
साक्षात्कारि प्रमा का हेतु है, वह षड्विघ ( छह प्रकार का ) ही है। जैसे--( १) 
संयोग, ( २) संयुक्ततमवाय, ( ३ ) संयुक्तमवेतसमवाय, ( ४ ) समवाय, ( ५) 
समवेतसमवाय, ( ६ ) विशेषण-विशेष्यभाव । 

माधुरी 

'्रव्य' के साथ इन्द्रिय का संयोगसन्निकर्ष होता है, और 'द्रव्य' ही सर्वाश्रय 
( समस्त पदार्थो का आश्रय ) होने से प्रधान भी है, अतः छह प्रकार के सन्निकर्षों में 
तत्सम्वन्धरूप संयोग को सर्वप्रथम बताया गया है । तदनन्तर “द्रव्य में आश्रित 
'गुणों' का सन्निकषं संयुक्तसमवाय को बताया है । तदनन्तर 'गुणादि' में रहने वाले 
'सामान्य' के सन्निकर्ष संयुक्तसमवेतसमवाय को बताया है । तदनन्तर समवायसन्निकर्ष 
को वताया है, क्योंकि वह 'भावपदाथोँ' का धमं है । तदनन्तर समवेतसमवाय सन्नि- 
कर्ष बताया है । क्योंकि वह समवेत ( समवायसंबंध से रहनेवाले ) पदार्थं में समवाय” 
से स्थित 'सामान्य' का ग्रहण कराता है। तदतन्तर विशेष्य-विशेषणभाव सन्निकषं 
को बताया गया है । क्योंकि वह “अभाव आदि' का ग्राहक है । 

सम्बन्ध तो मुख्यतया 'संयोग' तथा 'समवाय' दो ही हैं । क्योंकि इन दोनों में ही 
` “सम्बन्ध का लक्षण घटित होता है । अन्य सन्निकषों को तो गौणरूप से सम्बन्ध कहा 
जाता है । क्योंकि इनका सम्वन्ध किसी न किसी रूप में दोनों सम्बन्धियों से रहता है । 

यह 'लौकिकसन्निकषं' छह प्रकार का ही होता है, इससे कम या अधिक नहीं । 
उक्त लौकिकसन्षिकर्षो में प्रथम “संयोगसक्तिकषं' को बता रहे हैं। 

तत्र यदा चक्षुषा घटविषयं ज्ञानं जन्यते यदा चक्षुरिर्रयं, घटोऽ्यः । अनयोः 
सन्निकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धचभावात्‌ । एवं मनसाऽन्तरिन्द्रियेण यदात्सः 
विषयकं ज्ञानं जस्यतेऽहमिति, तदा मन इन्द्रियम्‌, आत्माऽर्थः, अनयोः सन्निकर्षः 
संयोग एव । 2 

तत्रेति । जब चक्षुरिन्द्रिय से घटविषयक ( घट का ) ज्ञान उत्पन्न होता है, तब 
“क्षुः इन्द्रिय है और 'घट' अर्थ है । उन दोनों का सन्निकर्ष “संयोग' ही कहा जाता 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८ . तकभाषा [ षड्विधसन्निकषं 


है, क्योंकि ये दोनों 'अयुतसिद्ध/ नहीं हैं। अभिप्राय यह है कि 'चक्षु' और 'घट' ये 
दोनों पदार्थ यदि 'अयुतसिद्ध' होते तो उनका परस्पर 'समवाय' संबंध होता । किन्तु 
इनके 'अयुतसिद्ध' न होने से इनका संबंध ( सन्निकर्ष ) 'संयोग' ही है । 

इसी प्रकार अन्तरिन्द्रिय 'मन' से जब आत्मविषयक ( आत्मा का ) ज्ञान होता 
है, तब 'मन' इन्द्रिय और “आत्मा अर्थ है। इन दोनों का संबंध ( सन्निकर्ष ) 'संयोग' 
ही कहा जाता है । 

` इन दो उदाहरणों में से प्रथम उदाहरण वाह्येन्द्रिय के सन्निकषं का है, और दुसरा 

उदाहरण अन्तरिन्द्रिय 'मन' के सन्निकर्ष का है । 

प्रत्यक्ष करानेवाले संबंधविशेष को 'सन्निकर्ष” कहते हैं। संयोगसन्चिकर्ष सर्वदा 
रो द्रव्यो का ही हुआ करता है। न्याय-वेशेषिक दर्शन में 'इन्द्रिय' को द्रव्य ही माना 
है। इस दर्शन के अनुसार वाह्येन्द्रियो में केवल 'चक्षु तथा त्वक्‌” इन्द्रियों से ही घट- 
पटादि द्रव्यों का प्रत्यक्ष होता है । एवं अन्तरिन्द्रिय 'मन' के द्वारा आत्मा” का 
प्रत्यक्ष ( मैं हूँ इत्याकारक ) होता है। अतः ये तीन इन्द्रियां ही संयोगसन्निक्ष के 
द्वारा 'अंथे' ( वस्तु ) का प्रत्यक्ष कराती हैं। 

कदा पुनः संयुक्तस मवायः सन्निकर्षः ? १ 

यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते घटे श्याम रूपमस्तीति, तदा चक्ष- 
रिन्द्रियं, घटरूपमर्थः, अनयोः सन्निकषंः संयुक्तसमवाय एव । चक्षु-संयुक्त घट 
अक । एवं मनसाऽत्मसमवेते सुखादौ गृह्यमाणे, अयमेव 
स ०1. 

टु र कलमा है कारणमिष्यते । सत्यपि 

संयुक्त तद पारमाणाद्यग्रहणात्‌ । च 
१. इन्द्रियावयवैरर्थावयविनाम्‌। २. ताल वान 1 दो 
यावयवेरर्थावयवानाम्‌ । ४. अर्थावयविनामिन्द्रियावयविनां सन्निकर्ष इति । 

प्रन--कदा पुनरिति । फिर संयुक्तसमवायसञ्षिकषं कब होता है? 

उत्तर--यदेति । जब चक्षुरादि इन्द्रिय से 'घट के रूपादिगुण' का ग्रहण होता है 
अर्थात्‌ घट में श्यामख्प है, ऐसा ज्ञान होता है, तब 'चक्षु' इन्द्रिय है और 'घट का रूप' 
अर्थ ( विषय ) होता है । और इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्तसमवाय' ही होता है । 
क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुए घट में रूप' का समवाय है । इसलिये चक्षुरिन्द्रिय और 
“घटरूप' अर्थ का 'संयुक्तसमवाय' सत्षिकषं ही माना जाता है ळू 

इसी प्रकार अन्तरिन्द्रिय 'मन' से “आत्मा! में समवायसम्बन्ध से . रहने वाले 


(उद) बाद दा जब म किया आ स्वत हे रहते गाह 
सन्निकर्षं होता है । है, तब यही संयुक्तसमवाय 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षड्विधसन्निकषं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ७९ 


माधुरी 

'संयुक्तसमवाय' शब्द का अथे है--संयुक्त मे समवाय? । इस सन्निकर्ष से इन्द्रिय- 
संयुक्त हुए द्रव्यो में गुण, कर्मे तथा जाति का ग्रहण होता है, क्योंकि द्रव्य में गुण, कर्म 
तथा जाति समवायसम्बन्ध से रहते हैं। जहाँ चक्षु से घट के रूप का ज्ञान होता है, 
वहाँ चक्षु से संयुक्त 'घट' है, क्योंकि चक्षु और घट दोनों में परस्पर संयोगसम्बन्ध 
है । उस चक्षुःसंयुक्तघट में 'रूप' गुण समवायसम्बन्ध से. रहता है। इसलिये घट- 
रूप का ज्ञान संयुक्तसमव।यसन्तिकपं से माना जाता है। इसी प्रकार त्वगिन्द्रिय से 
घट के स्पर्श का ज्ञान, रसनेन्द्रिय से जलादि के रस का ज्ञान, तथा घाणेन्द्रिय से 
पुष्पादि के गन्ध का ज्ञान, इसी संयुक्तसमवायसन्तिकर्ष से होता है । पःचज्ञानेन्द्रियो में 
से श्रोत्रेन्द्रिय को छोड़कर शेष चारों से संयुक्तसमवायसन्निकर्ष द्वारा पदार्थ ( गुण; 
कर्म, जाति ) का प्रत्यक्ष हुआ करता है । . जैसे घटे रूपम्‌, में 'गुण' का प्रत्यक्ष, घटः 
कम्पते में 'कर्मे' ( क्रिया ) का प्रत्यक्ष, घटो द्रव्यम्‌ अर्थात्‌ द्रव्यत्वजात्याश्रयो घटः में 
'द्रव्यत्वजाति' का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवायसन्तिकर्ष से होता है। मूल में पठित 
“चक्षु रादिना' के आदि शब्द से त्वक्‌, रसना तथा घाण इन्द्रियो को समझना चाहिये । 
और 'घटगतरूपादिकम्‌' के आदि शब्द से स्पशं, रस और गन्ध को .समझना चाहिये । 
घट में स्थित 'घटत्व' सामान्य (जाति ) का प्रत्यक्ष भी संयुक्तसमवायसक्निकर्ष 
के द्वारा इन्द्रिय से ही होता है । यह नियम है कि “येनेन्द्रियेण यद्‌ ग्रह्मते तेनेवेन्द्रियेण 
तन्निष्ठाजातिः ( सामान्यं ) तत्समवायः तदभावश्च ग्रह्मते'--जिस इन्द्रिय से जिस 
पदार्थ ( वस्तु ) का ग्रहण होता है, उस वस्तु में रहने वाले 'सामान्य' ( जाति ), 
'समवाय' तथा 'उसके अभाव' का भी ग्रहण ( ज्ञान ) उसी, इन्द्रिय से होता है। 

इसी प्रकार अन्तरिन्द्रिय 'मन' से 'आत्मा' में समवायसम्बन्ध से रहनेवाले “सुख 
दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न” इन गुणों का तथा “आत्मत्व, द्रव्यत्व, और सत्ता 
इन जातियों का प्रत्यक्ष भी इसी संयुक्तसमवायसन्निकषं से ही होता है। क्योंकि 
मन! अन्तरिन्द्रिय से संयुक्त हुए आत्मा में 'सुख-दुःखादि गुण' तथा 'आत्मत्व आदि 
जाति? समवायसम्बन्ध से रहते हैं। अभिप्राय यह है कि द्रव्य में गुण, कम और 
सामान्य? का 'संयु'क्तसमवायसन्तिकषं' से ज्ञान होता है । किन्तु द्रव्य के 'परिमाण' आदि 
कतिपय गुणों के प्रत्यक्ष करने में 'संयुक्तसमवायसन्निकषं' के अतिरिक्त चार अन्य 
सन्निकर्षों की भी आवश्यकता होती है । क्योंकि घट के 'परिमाण' आदि गुणों के साथ 
चक्षु का संयुक्तसमवायसन्तिकषं होने पर भी दुर से उन गुणों का प्रत्यक्ष नहीं 
हो पाता । इसी बात को बताने के लिये ग्रन्थकार *घटगतपरिमाणादिप्रहे' इत्यादि 
ग्रन्थ को बता रहे हैं । 

घटगतपरिसाणाविग्रहे इति । घट के परिमाण, संख्या आदि गुणों के ग्रहण करने में 
“चतुष्यसब्लिकर्ष' ( चार प्रकार का 'सन्निकर्ष ) को भी अधिक ( अतिरिक्त ) कारण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८० तकंभाषा [ षड्विधसन्निकषं 


माना जाता है । घटगत रूपादिगुणों की तरह घटगत परिमाण आदि का भी ग्रहण 
यद्यपि 'संयुक्तसमवायसन्निकषं' ( संबंध ) से ही होता है, तथापि घट के 'परिमाण' 
आदि गुणों के ग्रहण करने में इन्द्रिय और अर्थ ( वस्तु घट आदि ) दोनों के अवयव, 
दोनों के अवयवी, पहले का अवयव और दूसरे का अवयवी, अथवा दुसरे का अवयव 
और पहले का अवयवी' इस प्रकार इन चारों के 'चतुष्टयसन्निकर्ष' को भी अतिरिक्त 
कारण मानना पड़ता है । क्योंकि उस चतुष्टयसन्निकर्ष के होने पर 'परिमाण' आदि 
के साथ चक्षु का 'संयुक्ततमवायसम्वन्ध' रहने पर भी दुरस्थित वस्तु के 'परिमाणादि' 
का ठीक-ठीक ग्रहण नहीं हो पाता । इसलिये उसे मानना आवश्यक हो जाता है। 
वह चतुष्टयसभ्चिकर्ष इस प्रकार होता है--जेसे ( १ ) इर्द्रियावयव और अर्थावयवी 
का सन्निकर्ष । ( २ ) इन्द्रिय के अवयवी से अर्थ के अवयवों का सत्निकषं । ( ३) 
इन्द्रिय के अवयवों के साथ अर्थ के अवयवों का सन्निकर्ष । ( ४ ) इन्दिय के अवयवी 
- से अर्थ-के अवयवी का सत्निकषं । 
माधुरी 
किसी द्रव्य के 'रूपज्ञान' में और उसके 'परिमाणादि' के ज्ञान में कुछ भिन्नता है । 
क्योंकि “यह काला घट है, यह लाल घट है' इस प्रकार के प्रत्यक्ष में 'घट' के सभी अव- 
यवों के प्रत्यक्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किन्तु यह घट बड़ा है, या यह घट 
छोटा है' इस ज्ञान में घट के अधिकांश अवयवों का प्रत्यक्ष करना पड़ता है। इसलिये 
अतिरिक्त चार सन्निकर्षो की कल्पना की गई है। इस चतुष्टयसन्निकर्ष से घट के 
अवयवों तथा अवयवी के साथ इन्द्रिय के अवयवों तथा अवयवी का संबंध हो पाता 
है। इस रीति से अधिकांश अवयवों का ग्रहण हो पाने से घट के परिमाण का ज्ञान 
होना सुलभ हो जाता है । 
` कदा पुनः संयुक्तसमवेतसमवायः सन्निकषंः ? 
यदा पुनश्चक्षुषा घटरूपसमवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते, तदा चक्षुरिन्द्रियं 
रूपत्वादिसामान्यमर्थः; अनयोः सन्निकर्षः संयुक्तसमवेतसमवाय एव । चक्षुः 
संयुक्ते घटे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात्‌ । 
प्रशन--कदेति । फिर संयुक्तपमवेतसमवायसन्निकर्षं कब होता है ? 
उत्तरपदेति । जब चक्षुरिन्द्रिय से घट के रूप में समवेत ( समवायसम्बन्ध से 
रहने वाला ) रूपत्व आदि सामान्य ( जाति ) का ग्रहण होता है । तब “चक्षु' इन्द्रिय 
है, और 'रूपत्व” आदि सामान्य ( जाति ) अर्थं है, और उन दोनों का सन्निकष “संयुक्त. 


समवेत-समवाय' ही होता है। क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुए 'घट' में 'रूप' समवायसंबंध « 


से रहता है, इसलिये 'घट' में 'रूप' समवेत कहलाता है, और उस 'रूप? में “रूपत्व 
( सामान्य =जाति ) का 'समवाय' सबघ है । इसलिये रूपत्वजाति के साथ चक्षु का 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्ष 


षड्विधसन्निक्षं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ ८१ 


परम्परया “संयुक्तसमवेतसमवाय' सन्निकर्षं ( संवन्ध) हुआ । रूपत्व के समान ही 
'संयुक्तसमवेतसमवायसन्निकषं' से शब्द के अतिरिक्त सभी 'गुणों तथा. क्म” में स्थित 
जाति ( सामान्य ) का ग्रहण किया जाता है। 

कदा पुनः समवायः सन्निकषंः ? 

यदा श्रोत्रेन्द्रयिण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्ब्रियं, शाब्दोऽर्थः, अनयोः 
सन्निकर्षः समवाय एव । कणंशष्कुल्यवच्छिन्नं नभः श्रोत्रम्‌ । श्रोत्रस्याकाशात्स- 
कत्वाच्छब्दस्य चाकाइागुणत्वाद्‌ गुणगुणिनोश्च समवायात्‌ । 

प्रध्न--कदेति । फिर 'समवाय' सन्निकर्ष कव होता है ? 

उत्तर--यदेति । जब श्रोत्रेन्द्रिय से 'शब्द' का ग्रहण होता है, तब “थोत्र' इन्त्रिय है, 
और शब्ब' अर्थ है। और उन दोनों का सन्निकषं ( संबन्ध ) 'समवाय' ही होता है । 
क्योंकि क़र्णविवर से अवच्छिन्त ( घिरा हुआ, परिमित) आकाश ही 'ओत्र' है । 
शष्कुली = कचौड़ी के आकार जैसा ही कर्ण का बाह्यगोलक होता है, उससे अवच्छिन्न 
घिरा हुआ = मर्यादित उसका मध्यवर्ती जो आकाश है उसी को 'शोत्र' कहते हैं। 
इसलिये “श्रोत्र' आकाशरूप ही है। और 'शब्द', आकाश का 'गुण' है। ओर “गुण 
तथा “गुणी? दोनों का 'समव्राय' संबन्ध रहता है । 

माधुरी 

श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा जो 'शब्द' का ज्ञान होता है, वह 'समवाय? सन्निकर्ष से होता 
है; “शरोत्र' आकाश ही है, उससे भिन्न नहीं है । “श्रोत्र और 'आकाश' यह भेदव्यवहार 
केवल औपाधिक ही है । कर्णविवर ( छिद्र ) के भीतर जो आकाश है, उसे “श्रोत्र' 
कहते हैं । 'शब्द' एक गुण है, वह “आकाश' में रहता है । एवं च श्रोत्ररूप जो आकाश 
है, वह 'गुणी' है और उसका गुण 'शब्द' है। तब गुण और गुणी का सम्बन्ध हमेशा 
'समवाय' ही हुआ करता है । 

कदा पुनः समवेतसमवायः सन्निकषंः ? 

यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्य श्रोत्रेन्द्रयिण गृह्यते, तदा 
थोत्रसिन्द्रिय, शब्दत्वादि सामान्यमर्थः। अतयोः सन्निकर्षः समवेतससवाय 
एव । धोत्रससवेते झाब्दे शब्दत्वस्य ससवायात्‌ । व 

प्रश्न--कदेति । फिर 'समवेतसमवाय सन्निकषे' कब होता है ? -. 

उत्तर--यवेति । जब शब्द में समवेत ( समवाय सम्बन्ध से रहने वाली ) 'शब्दत्व' 


आदि जाति का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष किया जाता है, तब “समवेतसमवाय सन्तिकष' 


से ही वह हो पाता है। उस समय 'श्रोत्र' इन्द्रिय और 'शब्दल्व आदि सामात्य 
अर्थ है। इन दोनों का सन्निकर्ष 'समवेतसमवाय' ही होता है । क्योंकि शोत्रेद्धिय, 
में समवाय्‌ सम्बन्ध से रहनेवाले 'शब्द' में 'शब्दत्व जाति' काः समवाय सम्बन्ध':होता 


००० Tripathi Collection. By SiddhantareGangotri Gyaan Kosha 


८२ तकंभाषा [ षड्विधसन्निकर्ष 


है । एवं च श्रोत्र में समवेत होता है 'शब्द' और उसमें समवेत होता है 'शब्दत्व' । 
इसलिये 'शब्दत्व' का 'श्रोत्र' के साथ समवेत-समवाय संम्बन्ध होता है । 


कदा पुनरविशेष्यविशेषणभाव इर्ब्रियाथंसन्तिकर्षो भवति ? 

यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटाभावो गृह्यते 'इह भूतले घटो नास्ति’ इति, 
तदा विद्ञेष्यविश्ेषणभावः सम्बन्धः । तदा चक्षुःसंयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावो 
बिदेषणं, भुतले विशेष्यम्‌ । यदा च मनःसंयुक्त आत्मनि सुखाद्यभावो गृह्यते 
“अहं सुखरहित' इति तदा मनःसंयुक्तस्यात्मनः सुखाद्यभावो विशेषणम्‌ । यदा 
श्रोत्रसमवेते गकारे घत्वाभावो गह्यते तदा भ्ोत्रसमवेतस्य गकारस्य घत्वाभावो 
विज्ञेषणम्‌ । 

तदेवं संक्षेपतः पञ्चविधसम्बन्धान्यतमसम्बन्धसम्बद्धविशेषणविशेष्यभावलक्ष- 
णेनेन्त्रियार्थसन्तिकर्षण अभाव इन्द्रियेण गृह्यते । 


प्रदन--कदेति । फिर विशेष्य-विशेषणभाव सन्निकर्ष कब होता है? 


उत्तर--यदेति । जव चक्षु से संयुक्त हुए भूतल पर “यहाँ भूतल पर घट नहीं है 
इस प्रकार से घट के 'अभाव? का ग्रहण होता है । तव विजञेष्य-विशेषणभावसन्षिकषं 
होता है । उस समय चक्षु से संयुक्त हुए भूतल का विशेषण 'घटाभाव' है, और “भूतल' 
विशेष्य है। 2 


इस प्रकार इन्द्रिय से संयुक्त ( संबद्ध ) हुए भूतल में 'घटाभाव' के विशेषण 
-होने से 'घटाभाव' के साथ 'चक्षुरिन्द्रिय' का परम्परया 'इन्द्रियसंयुक्तविशेषणता' 
संबंध होता है। इसी प्रकार जब “भूतलूनिष्ठ: घटाभाव:” यह प्रतीति होती है, तब 
घटाभाव के साथ (इन्द्रिय संयुक्त ( सम्बद्ध ) विशेष्यता” संबन्ध होता है । इस प्रकार 
इन्द्रिय का 'अभाव' के साथ कहीं :इन्द्रिय-सम्बद्धविशेष्यता' और कहीं 'इन्द्रिय- 
राप्वद्धविशेषणता' सम्बन्ध होता है । इसी को थोड़े में 'विशेष्य-विशेषण” सम्बन्ध कहा 
गया है । 
इसी प्रकार जब “मन' से संयुक्त हुए “आत्मा” में सुखादि गुणों का अभाव अर्थात्‌ 
'मैं सुखरहित हूँ' इस रूप में--ज्ञात होता है, तब 'मन' से संयुक्त हुए 'आत्मा' में 
“सुखाभाव' समवाय संबंध से विशेषण होता हे । अतः आत्मा में सुखाभाव का प्रत्यक्ष, 
“विशेषण-विशेष्यभाव' अर्थात्‌ मनःसंयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से होता है । और जब 
श्वोत्र में सगवाय संबंध से रहनेवाले 'गकार' में “घत्व” आदि जाति का अभाव 
गृहीत होता है, तब श्रोत्र-समवेत 'गकार' में 'घत्वाभाव' समवेत-समवाय संबंध से 
विशेषण होता हे । उन दोनों कां ग्रहण “विशेष्य-विशेषणभावः संबंध से होता है । 


अर्थात्‌ 'ग' में घत्वाभाव' का प्रत्यक्ष, विशेषण-विशेष्यभाव अर्थात 'श्रोत्र-समवेत- 
विशेषणता सन्तिकर्ष से होता हे । पा 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


षड्विधसन्निकर्ष ] प्रत्क्षप्रमाणनिरूपणस्‌ ८३ 


माधुरी 

“घटयुक्तभूतल' से 'घटाभाववाला भूतल' विलक्षण हे । क्योंकि उस भूतल को घट- 
युक्त भूतळ की अपेक्षया विलक्षण (विशिष्ट) बना दिया है । इसीलिये घटाभाव 
वाले भूतल को 'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌' कहा जाता हे । एवं च घटाभाववत्‌ = घटाभाव 
विशिष्ट भूतल होने से 'घटाभाव' भुतल का विशेषण हो जाता हे, और भूतल 'विशेष्य' 
हो जाता है । इस प्रकार का 'विशेष्य-विशेषणभाव' उन्हीं पदार्थों में होता हुँ, जिनमें 
परस्पर कोई सम्वन्ध होता है। अतः कहना होगा कि 'भूतल' के साथ 'घटाभाव' 
का कोई सम्बन्ध अवश्य ही होगा । वह संबंध कौन-सा हो सकता है? 'संयोग' 
संवंध तो हो नहीं सकता, क्योंकि.वह तो दो द्रव्यो में ही होता है। यहाँ पर 'भूतल' 
तो द्रव्य है, किन्तु 'घटाभाव' द्रव्य नहीं है । अतः इन दोनों का “संयोग संबंध' कहना 
संभव नहीं हैं । उसी तरह इन दोनों में 'समवाय' संबंध भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
तो भावपदार्थों में ही हुआ करता है । यहाँ तो एक 'भाव' पदार्थे है किन्तु दूसरा 'अभाव' 
पदार्थ है। इसी प्रकार दोनों में 'कालिक' या 'दैशिक' संबंध भी नहीं कह सकते, 
क्योंकि 'भुतल' जैसे जन्य मुर्त द्रव्य तो 'काल', 'दिक्‌' की उपाधि होते हैं, अतः उनके 
साथ 'घटाभाव' का 'कालिक' या 'दैशिक' संबंध हो सकने पर भी आत्मा आदि नित्य- 
पदार्थ' तो काल, दिक्‌ की उपाधि नहीं है अतः उन नित्य पदार्थों में उक्त संबन्ध के 
न होने से उनके साथ 'अभाव' का संबन्ध नहीं हो सकेगा । अतः अभाव के समी 
विशेष्यों में रह सकने वाला कोई संबंध कहना चाहिये । तब यही कहना होगा कि 
घटाभाव और भूतल के 'स्वरूप' को ही उन दोनों के मध्य, सम्बन्धरूप में स्वीकार 
करना चाहिये । इस प्रकार 'अभावात्मक विशेषण के स्वरूप को संबंध मानने पर [ 
उसे 'विशेषणता' शब्द से कह सकेगे। और जब भूतल आदि विशेष्य के स्वख्प' को 
संबंध मानेंगे तब उसे 'विशेष्यता' शब्द से कहेंगे । यही बताने के लिये भूतल के साथ 
घटाभाव के संबंध को 'विशेष्य-विशेषणभाव' या 'विशेषण-विशेष्यभाव' शब्द.से बताया 
गया है । यहाँ पर 'विशेषण-विशेष्यभाव शब्द से 'विषयतारूप विशेषणता और. 
विशेष्यता' विवक्षित नहीं है, क्योंकि विषयतारूप मानने पर घटाभाव का प्रत्यक्ष होने 
के पूर्व भूतल में विषयतारूप विशेष्यता और घटाभाव में विषयतारूप विशेषणता न 
` रह सकने से भूतलनिष्ठ घटाभाव के साथ चक्षुरिन्द्रिय का 'संयुक्तविशेषण-विशेष्यभाव' 
सन्निकर्ष नहीं हो सकेगा । तब भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष ही नहीं हो पायेगा । 

निष्कर्ष यह है कि 'संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेत-समवाय, समवाय, और, 
समवेतसमवाय' --इन पाँच प्रकार के संबंधों में से किसी एक संबंध से सम्बद्ध विशेषण- 
विशेष्य भावरूप ( इन्द्रिय और अर्थ के ) सन्निकेष से 'अभाव' का प्रत्यक्ष, इन्द्रिय के 
द्वारा ही होता है। केवळ “विशेष्य-विशेषण-भाव संबन्ध' से कभी भी अभाव का 
ग्रहण ( ज्ञान ) नहीं होता है । उक्त पाँच सञ्चिकर्षो में से कोई न कोई एक अवश्य ही 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८४ तकेभाषा [ षड्विधसन्निकषं 


"विशेष्य-विशेषणभावसक्चिकष' के साथ रहा करता है । जैसे--जव हम भुतल में 'घटा- 
भावे! का प्रत्यक्ष करते हैं तो वहाँ चक्ष्रिन्द्रिय का भूतल के साथ 'संयोगसन्निकषं' 
रहता है, तब उस 'चक्षुःसंयुक्त भूतल' में ही घटाभाव का प्रत्यक्ष कर पाते हैं। “भूतले 
घटाभावः” इस रूप में जब हम 'अभाव' का प्रत्यक्ष करते हैं, तव 'संयुक्तविशेषण- 
विशेष्यभाव सन्निकर्षं’ के द्वारा ही वह हो पाता है । अर्थात्‌ चक्षु से संयुक्त हुए भुतल 
का अपने में स्थित घटाभाव के साथ 'विशेषण-विशेष्यभाव संबंध” होता है । उसी 
तरह 'घटरूप' में 'घटाभाव' का प्रत्यक्ष, 'चक्षुःसंयुक्त-समवेत-विशेषणविशेष्यभाव- 
सन्निकर्ष से होता है। क्‍योंकि चक्षु से संयुक्तसमवाय संबंध से सम्बद्ध “घटरूप' है। 
उसका स्वस्थित ( घटरूप में स्थित ) घटाभाव के साथ विशेषणविशेष्यभाव-संवन्ध 
होता है। .इसी प्रकार “घटरूपस्थ रूपत्व” में घटाभाव का प्रत्यक्ष, चक्षुःसंयुक्तसमवेत- 
समवेत-विशेषणविशेष्यभावसन्निकषं से होता है। क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुआ “घट', 
उसमें समवेत हुआ “रूप” उसमें 'रूपत्व' का समवाय है, यानी समवाय संबंध से रूप 
में रूपत्व रहता है । इसलिये 'घटरूप' में रूपत्व, चक्षुःसंयुक्तसमवेतसमवाय सम्बन्ध 
से रहता है उस रूपत्व का 'विशेषणविशेष्यभाव संवन्ध, रूपत्व में रहनेवाले 'घटाभाव' 
के साथ होता है। 


इसी प्रकार 'क' में 'खत्व' के अभाव का प्रत्यक्ष, 'श्ोत्रसम वेतवि शेषणविशेष्यभाव' 
सम्बन्ध से होता है । क्योंकि श्रोत्र में उत्पन्न हुए 'क' का श्रोत्र से समवाय संवन्ध 
होता है । और उसका ( क का ) अपने में ( 'क' में ) रहनेवाले 'खत्वाभाव' के साथ 
‘विशेषणविशेष्यभाव’ संबन्ध होता हैं। उसी तरह 'कत्व' में 'खत्वाभाव' का प्रत्यक्ष, 
“शरोत्रसमवेतसमवेतविशेषणविशेष्यभाव सम्वन्ध' से होता है। क्योंकि समवेतसमवाय 
सम्बन्ध से शत्र से कत्व का सम्बन्ध होता है, और उसका अपने में ( कत्व में ) रहने 
वाले 'खत्वाभाव' के साथ 'विशेषणविशेष्यभाव संबंध' होता है । इसी प्रकार भूतलस्थ- 
घटाभाव में पटाभाव का प्रत्यक्ष, 'चक्षु:-संयुक्तविशेषण-विशेषणविशेष्यभावसन्निकर्ष' 
से होता है । क्‍योंकि चक्षु से संयुक्त हुआ भूतल, उसका घटाभाव के साथ 'विशेषण- 
विशेष्यंभाव सम्बन्ध' होता है, उस घटाभाव का स्वस्थित ( घटाभावस्थित ) पटाभाव 
के साथ पुनः 'विशेषणविशेष्यभावसंबंध' होता है । अत: घटाभावस्थ पटाभाव का 
प्रत्यक्ष, “चक्षु:-संयुक्त विशेषण-विशेषण-विशेष्यभावसंबंध' से ही होता है। क्योंकि 
भूतलस्थित घटाभाव, संयोगादि पश्चविध संबंधों में से किसी संबंध से इन्द्रियसम्बद्ध 


नहीं होता है । अतः पञ्चविध सम्बन्ध का उल्लेख, विशेषणविशेष्यभावरूप घष्ठसम्बन्थं 
का भी सूचक समझना चाहिये । ४ 


एवं समवायोऽपि । चक्षु:सम्बद्धस्य तन्तोविज्ञषणभूतः पटसमवायों गृह्यते . 


“इह तन्लुषु पटसमवाय' इति । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


प्र Semen 


षड्विधसन्निकषं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ८५ 


एवमिति । इसी प्रकार 'समवाय' का भी प्रत्यक्ष 'विशेषणविशेष्यभाव' सन्निकर्ष 
से होता है । चक्षु से संयुक्त हुए तन्तुओं का विशेषणभुत 'पटसमवाय' का प्रत्यक्ष 'इह 
तन्तुषु पटसमवायः' = इन तन्तुओ में पट का समवाय है--इस प्रकार से होता है । 
इस प्रतीति में विशेषण-विशेष्यभावसन्निकर्ष के द्वारा समवाय का ग्रहण ( ज्ञान) 
हो रहा है। क्योंकि चक्षु से संयुक्त हुए तन्तुओं में 'विशेषण-विशेष्यभाव सम्वन्ध' से 
पटसमवाय रहता है, अतः पटसमवाय का तन्तुओं के साथ विशेषण-विशेष्यभाव 
सम्वन्ध होता है । 
; माधुरी 
समवायसम्बन्ध के प्रत्यक्ष होने या न होने में न्याय-वेशेषिक ये दोनों दर्शन 
एक मत नहीं हें । न्यायदर्शन तो 'समवाय संबन्ध' का प्रत्यक्ष मानता है । किन्तु 
वेशेषिक दर्शन और भाट्ट मीमांसक 'समवाय सम्वन्ध' को प्रत्यक्ष-गम्य न मानकर 
उसे अनुमेय ( अनुमानगम्य ) कहते हैं । ग्रन्थकार ने न्यायदशंन के अनुसार 'समवाय' 
का प्रत्यक्ष बताया है । निष्कर्ष यह है कि 'अभाव' और 'समवायसम्बन्ध' दोनों का 
“इन्द्रिय” से विशेषण-विशेष्यभावसन्निकषं द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है । 
तथापि अभाव” और 'समवाय' के प्रत्यक्ष में कुछ अन्तर हे । उक्त पःचविध- 
सम्बन्धों में से किसी एक से सम्बद्ध हुए “विशेषण-विशेष्यभाव' सन्निकर्ष के द्वारा 
'अभाव' का ग्रहण होता है । किन्तु 'समवायसम्बन्ध' का ग्रहण केवल 'संयोग, संयुक्त- 
समवाय, तथा समवाय” इन तीन में से किसी एक सम्बन्ध से सम्बद्ध हुए 'विशेषण- 
विशेष्यभावसन्निकषं' के द्वारा होता है । . क्योंकि 'समवायसम्बन्ध” केवल द्रव्य, गुण 
तथा कमं में ही रहता है । इनमें से द्रव्य के साथ इन्द्रिय का 'संयोगसन्निकर्ष' होता 
है और शब्द से भिन्न सभी गुणो और कर्मो के साथ इन्द्रिय का 'संयुक्तसमवायसन्नि- 
कर्ष' होता है। एवं 'शब्द' नामक गुण के साथ श्रोत्रेन्द्रिय का “समवाय सन्निकर्षे' 
होता है । 
तदेवं षोढा सन्निकर्षो वणितः संग्रहश्च-— 
अक्षजा प्रमितिद्देधा सविकल्पाविकल्पिका। 
करणं त्रिविघं तस्याः सस्निकषंश्च षड्विधः ॥ 
घट-तन्नील-तीलत्व-शब्द-शब्दत्वजातयः । 
अभावसमवायो च ग्राह्याः सम्बन्धषट्कतः ॥ 
' तदेवमिति । इस प्रकार छह प्रकार के सन्निकर्षो का वर्णन किया गया । अब 
उक्त सभी विषय का ((प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण का ) संक्षेप ( संग्रह ) इस प्रकार ग्रन्थः 


कार ने किया है । 
अक्षजेति। ( इन्द्रिय और अर्थं के सन्तिकर्ष से उत्पन्न ) इखियजन्य 'प्रत्यक्ष 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


८६ तकंभाषा [ षड्विधसञ्चिकर्ष 


प्रमिति दो प्रकार की है, एक 'सविकल्पक' और दुसरी 'निविकल्पक' । उस 'प्रत्यक्ष 
प्रमा! के 'करण' [ ( १) कभी इन्द्रिय, ( २ ) कभी इन्द्रियाथेसन्निकर्षे, ( ३) कभी 
निविकल्पकज्ञान ] तीन प्रकार के हैं, और ( इन्द्रिय तथा अर्थ का ) 'सन्निकषं' 
[ (१) संयोग, ( २ ) संयुक्तसमवाय, ( ३ ) संयुक्तसमवेतसमवाय, ( ४ ) समवाय, 
( ५) समवेतसमवाय, और (६ ) विशेष्य़-विशेषणभाव ] छह प्रकार का है । (इस 
छह प्रकार के सन्निकर्ष से क्रमशः ) ( १) घट ( का संयोग सम्बन्ध से)(२) घट 
में रहनेवाले नील ( गुण का ग्रहण संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से और उस नीलगुण में 
रहनेवाली जाति) (३) नीलत्व (का संयुक्तपमवेत-समवायसम्वन्ध से तथा ) 
(४) शब्द (गुण का कणंशष्कुली से अवच्छिन्न आकाशरूप श्रोत्र से समवाय- 
सम्बन्ध के द्वारा ) और ( उस शब्द में रहनेवाली ) ( ५ ) शब्दत्व जाति ( का सम- 
वेत समवायसम्बन्ध से ) तथा ( ६ ) अभाव और समवाय ( का विशेष्य-विशेषणभाव 
से ) का छह सन्निकषों ( सम्बन्धों ) से ( क्रमशः ) ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) होता है । 


माधुरी 


ग्रन्थकार ने कारिका के द्वारा प्रत्यक्ष के प्रकार, प्रत्यक्षप्रमा के करण, और सन्नि- 
कर्षो को बताया है । अब बुद्धिवैशद्य के हेतु यह भी समझना उपयुक्त होगा कि न्यायः 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार इन्द्रियां सन्निकष के द्वारा पदार्थ ग्रहण किस रीति से करती 
हैं । यह भूलना न होगा कि ज्ञानमात्र के प्रति 'आत्म-मनःसंयोग' कारण होता है । 
किन्तु 'मन' का इन्द्रिय के साथ संयोग, वाह्य पदार्थ के प्रत्यक्ष करने में विशेष 
कारण है । बाह्य पदां का प्रत्यक्ष बाह्येन्द्रियो से ही होता है । घ्राण, रसन, चरु 
त्वक्‌ और श्रोत्र ये पाँच बाह्येन्द्रियां ( ज्ञानेन्द्रियाँ ) हैं, और 'मन' अन्तरिन्द्रिय है । 
ये सब इन्द्रियां अपने आश्रयभूत शरीर में रहती हैं। क्योंकि सभी इन्द्रियों का 
आंश्रय शरीर है। न्याय-बैशेषिक दर्शन के 'इन्द्रियाणां प्राप्यप्रकाशकारित्वनियमात्‌ 
इस नियम के अनुसार इन्द्रियां किसी भी पदार्थं का ज्ञान, उस पदार्थ को प्राप्त करके 


ही कराती हैं। फिर सब की प्राप्यकारिता समान नहीं है। पाँच बाह्येन्द्रियो में से | 


एक चक्षुरिन्द्रिय ही ऐसी हैं, जो अपने विषयभूत विशेष पदार्थ के पास पहुँचकर उसे 
प्रकाशित करती है । अन्य शेष चार इन्द्रियाँ अपने स्थान पर ही रहती हैं, वहीं पर 


विषयभूत पदार्थ को प्राप्त करके उसे प्रकाशित करती है । ये प्राण, रसना, त्वक्‌ और, 


श्रोत्र किसी भी रूप में अपने स्थान का त्याग नहीं करतीं। जब वायु आदिं 

सहयोग से कोई गन्युक्त पदार्थ प्राण के, कोई रसयुक्त पदार्थ रसना के, कोई स्पशंयुक्त 
पदार्थ त्वक्‌ के, और कोई शब्द श्रोत्र के समीप आ जाता है, तब ये इन्द्रियाँ अपे 
निश्चित स्थान पर ही अपने ग्राह्य पदार्थ गन्ज, रस, स्पर्श और शब्द से सन्निकर्ष स्थापित 
कर उनका प्रत्यक्ष ( अनुभवात्मकज्ञान ) कराती हैं । अन्तरिन्द्रिय 'मन' भी अपरे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अलौकिकसन्निकषं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ८७ 


स्थान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । वह शरीर के भीतर ही आत्मा और 
उसके सुख, दुःखादि गुणों से सम्बन्ध बनाकर उनका प्रत्यक्ष कराता है । 

इस प्रकार सभी इन्द्रियाँ, सन्निकृष्ट पदार्थ का ही ग्रहण कराती हैं, इसलिये 
न्यायदर्शन में उन्हें प्राप्पकारी ( प्राप्त = सन्निकृष्ट वस्तु का प्रकाशक ) कहा गया है । 
क्योंकि भुत-भावी, सुदुरस्थित, व्यवहित वस्तु का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता है । अतः 
यह मानना पड़ेगा कि किसी वस्तु के लौकिक प्रत्यक्ष के लिये. उस वस्तु के साथ 
इन्द्रिय का लौकिक सन्निकर्ष होता है । 'तेज' के परमाणुओं से चक्षुरिन्द्रिय की उत्पत्ति 
होती है । वह ( इन्द्रिय ) नेत्र के भीतर काळी कनीनिका ( पुतली ) के ऊपरी: भाग 
पर स्थित रहती है । उसकी उत्पत्ति, तेज से होने के कारण, वह शीघ्रगामी किरणों 
से सम्पन्न होती है। इसलिये जब कभी आँख खुलती है, तब वह तत्काल ही उन 
किरणों द्वारा बाह्य प्रदेश में स्थित वस्तु तक पहुंच जाती है। और उसके साथ 
सन्निकर्ष ( सम्वन्ध ) स्थापित कर उस वस्तु का चाक्षुष प्रत्यक्ष करा देती है। इन 
लौकिक सन्निकर्षो से इन्द्रिय के समीपवर्ती स्थान में उपस्थित द्रव्य और तद्गुणादि 
का ज्ञान कराया जाता है । 


अलौकिक सन्निकर्ष & 

अभी तक जित इन्द्रियार्थसन्निकर्षों को बताया गया है, वे सव “लौकिक सन्निकर्ष 
हैं । इनसे अतिरिक्त तीन प्रकार के अलौकिक सन्निकषं' भी होते हैं। उन्हें ( १) 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति, (२ ) ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति, ( ३ ) योगज प्रत्यासत्ति 
कहते हैं । इनमें “वस्तु” इन्द्रिय के सामने नहीं रहती, दूर भी रहती है, भूत-भविष्यत 
काल में उस वस्तु का अस्तित्व होता है। ऐसी वस्तु के ज्ञानार्थं इन्द्रिय ओर वस्तु 
दोंनों में सन्षिकषं की आवश्यकता होती है । ये सन्निकर्षं लोकव्यवहार में जनसाधारण- 
बोध्य नहीं रहते । अतः इन सन्निकर्षो को 'अलोकिक सन्निकर्ष' कहते हैं। और इनसे 
होने वाले प्रत्यक्ष को अलौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं.। सन्तिकर्ष को भ्रत्यासत्ति' शब्द से 
भी कहा गया है । श्रीविश्वनाथ भट्टाचार्य ने अपने भाषापरिच्छेद ( कारिकावली ) 

ग्रन्थ में इन्हें व्यापार शब्द से कहा है । 

“अलौकिकस्तुब्यापारसत्रिविधः परिकीतितः । 

सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ( प्रर खं० का ६३) 
( १ ) सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति या सामान्यलक्षण सन्निकष- 

'सामान्यलक्षण' शब्द में जो 'लक्षण' शब्द है, उसके दो अर्थ होते हैं--(-१ ) 
स्वरूप और (२ ) ज्ञान । अतः सामान्यलक्षण सन्निकर्षं को ( प्रत्यासत्ति को ) 
दो प्रकार का कहना होगा--( १ ) सामात्यस्वरूप और ( २ ) सामान्यज्ञान । 

अनेक आश्रयों में रहनेवाला जो समान (सदुश) धर्मे, उसे 'सामान्य' कहते हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


AM तकंभाषा [ अलौकिकसन्निकर्ष 


«प! आदि व्यक्ति को भी इस सन्दर्भ में. 'सामान्य' शब्द से कह सकते हैं। एक ही 
द्रव्य में रहने वाली 'ख्पादि' व्यक्ति भी यदि भ्रमवश, अन्यान्य अनेक द्रव्यो में ज्ञात 
हो जाय तो उसे खूपसामान्य शब्द से कहा जाता है। 

'सामान्यस्वरूप या सामान्यज्ञान' को इन्द्रिय का सन्निकर्ष तव कहा जाता है कि 
जब कहीं परं ( किसी वस्तु में ) इन्द्रिय के लौकिक सन्निकर्षे से उसका ज्ञान हुआ 
` रहता है । जैसे--जब किसी एक 'धूम' के साथ चक्षुरिन्द्रिय का संयोग सम्बन्ध होने 

पर उस 'घूम' में धूमत्व' का लौकिक प्रत्यक्ष होता है । तव 'धूमत्व' अथवा 'धूमत्व- 
ज्ञान' से युक्त हुए समस्त 'धूमों' के साथ चक्षुरिन्द्रिय का सन्निकर्ष हो जाता है । 
क्योंकि 'धूमत्व' "समवाय सम्बन्ध से तथा 'धूमत्वज्ञान' “स्वविषयभूतधू मत्वसमवाय' 
सम्बन्ध से समस्त घुमों में रहता है । 
प्रत्येक सम्बन्ध के अपने 'प्रतियोगी' और 'अनुयोगी' हुआ करते हैं । तब सामान्य- 
स्वरूप' या 'सामान्यज्ञान' किसी को भी सम्बन्ध मानने पर दोनों का प्रतियोगी 
*इन्द्रिय' होगा, और 'सामान्य का जो आश्रय” रहेगा उसे “अनुयोगी' समझा जायेगा । 
क्योंकि यह नियम है कि--'जिस सम्बन्ध के हारा जिससे किसी पदार्थ को सम्बद्ध 
` किया जाता है 'वह पदार्थ” उस 'सबन्ध' का प्रतियोगी, होता है। और जिसमें सम्बद्ध 
का किया जाता है, वह.अनुयोगी होता है । सामान्य अथवा सामान्यज्ञान, सन्निकर्ष 
( सम्बन्ध ) के द्वारा सामान्य के आश्रय में 'इन्द्रिय' को सम्बद्ध करता है, इसलिये 


उक्त सम्बन्ध का प्रतियोगी 'इन्द्रियः होगा और “सामान्य का आश्रय उक्त सम्वन्ध 


का अनुयोगी होग। । किसी भी सम्बन्ध को अपनी प्रतियोगिता और अनुयोगिता के 
नियामक सम्बन्ध की अपेक्षा रहती है । जिससे एक निश्चित पदार्थ ही उस सम्बन्ध 
प्रतियोगी तथा कोई निश्चित पदार्थ ही उस सम्बन्ध का अनुयोगी हो सकेगा । सामान्य 
को सन्निकर्ष मानने पर उसकी प्रतियोगिता का नियामक सम्बन्ध होगा--'स्वविषयक- 
ज्ञनविषयसंयोग' । जैसे-“स्व' शब्द से धूमत्वसामान्य लिया, अतः “स्वविषयक- 
ज्ञान' होगा “इन्द्रियसन्निकृष्ट धूम” अथवा बाष्प में 'धूमत्व' का ज्ञान । उस ज्ञान 
का विषय होगा 'धूम' या “बाष्प । उसका संयोग है “इन्द्रियः से। इस रीति से 
'घूमत्वस्वरूप सामान्य सम्बन्ध' का प्रतियोगी “इन्द्रिय' होता है । 

इसी प्रकार जो सामान्य जिस संबंध से आश्रित होता है, वह उसकी अनुयोगिता 
का नियामक होता है । जैसे 'धूमत्व” को सन्निकर्ष मानने पर उसकी अनुयोगिता 
का नियामक 'समवाय' होता है । और यदि 'सामान्यज्ञान' को सन्निकषं माना जायेगा 
तो उसकी प्रतियोगिता का नियामक होगा 'स्वविषय संयोग” । जैसे धूमत्वज्ञान को 
सन्निकर्ष मानने पर 'स्व' शब्द से धूम अथवा वाष्प में धूमत्व का ज्ञान, उसका विषय 


होगा 'घूम' या “बाष्प । उसका संयोग है 'इन्द्रियः से। अतः 'इन्द्रिय' उसका प्रति- ` 
योगी होता है.। उक्त सन्तिकर्ष की अनुयोगिता का नियामक सम्बन्ध होगा 'स्वविषय-, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अलौकिकसन्निकषं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ ८९ 


सामान्याश्रयता' । जैसे-~स्व' शब्द से धूमत्व-ज्ञान लिया, तो उसका विषयभूत 
“सामान्य होगा, 'धूमत्व', उसका आश्रय होगा 'धूम', अतः उसी धूम में आश्रयता 
रही । इसलिये धूमत्वज्ञानात्मक सन्निकर्ष का अनुयोगी 'धूम' होता है । यहाँ यह्‌ भी 
समझना चाहिये कि सामान्यज्ञान को जब 'मन' का सन्निकर्ष माना जायेगा, तब उसकी 
प्रतियोगिता का नियामक 'स्वाश्रयसंयोग' होगा, उदाहरणार्थ 'धूमत्वज्ञान' को “मन 
का सन्निकर्ष मानने पर 'स्व' शब्द से 'धूमत्वज्ञान', उसका आश्रय 'आत्मा', उसका 
“संयोग” है 'मन” में । अतः 'मन” उसका प्रतियोगी है । 
बोद्धव्य यह है कि लौकिक अलौकिक भेद से 'इरद्यार्थसन्निकर्ष' दो प्रकार का 
होता है। उनमें से 'छोकिक सन्निकर्ष' छह प्रकार का होता है, यह उपर बता चुके 
है । और ( १) सामान्यलक्षण, (२ ) ज्ञानलक्षण, ( ३) योगज भेद से अलौकिक 
सन्निकरष तीन प्रकार का होता है । 
प्रथम 'सामान्यलक्षण' शब्द में 'लक्षण' का अर्थ 'स्वरूप' है। अर्थात्‌ सामान्य- 
का अर्थ है 'सामान्यरूप' । जैसे--किसी ने 'गौ' को दिखाकर बताया कि “यह गाय 
है” या 'इसे गाय कहते हैं ।' तब 'गौ' को देखने के साथ ही उसमें रहने वाली 'गोत्व' 
जाति ( सामान्य ) का भी लौकिक सन्निकर्ष ( संयुक्तसमवाय ) से प्रत्यक्ष होता 
है। पश्चात्‌ वह 'गोत्व' अर्थात्‌ 'सामान्य' भी सन्निकर्षं बन जाता है। तब उस 
सामान्यरूपसस्निकर्ष से संसार की सम्पूर्ण गायों का प्रत्यक्ष हो जाता है । उससे समझ 
में आ जाता है कि सम्पूर्ण गायों को 'गो' ( गाय) शब्द से कहा जाता है । तात्पयं 
यह है कि जहाँ पर एक वस्तु का ज्ञान होने पर, उसमें रहने वाले सामान्य धमं के द्वारा 
तत्सजातीय ( उसके सदृश ) सभी वस्तुओं का ज्ञान हो । यह ज्ञान 'सासान्यलक्षण 
सन्निकर्ष' से होता है । इस सामान्यलक्षण सन्निकषं ( सामान्यलक्षणाप्रत्यासत्ति ) से 
“धूस' का 'वाह्मि' के साथ व्याप्तिज्ञान भी होता है । जैसे पाकशाला में “घूम और 
बह्लि' को देखते हैं, तब वहाँ 'धूमत्वसामान्य' से “समस्त धूमों' का और 'वह्लित्व' 
सामान्य से 'समस्त वक्तियों का प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी समय धूमसामान्य और 
वह्लिसामान्य की व्याप्ति का ग्रहण होता है ।. इसील्यि “सामान्यलक्षणा' को 
अलौकिक सन्निकर्ष कहा गया है । 
(२) ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति 
` दुसरी “ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति’ ( सन्निकषं ) है । यह भी एक सखो निक सन्तिकर्ष 
है । यह सन्निकर्ष स्मृतिरूप है । इससे अलौकिक प्रत्यक्ष होता है । जैसे-“सुरभिचन्द- 


नमः यह ज्ञान, 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्तिरूप' अलौकिक सन्तिकषं से हुआ करता है ।. 


कहीं पर चन्दन के टुकड़े को सूँघकर जान लिया कि यह सुगन्धित चन्दन का टुकड़ा 
है। कुछ दिनों के बाद या किसी के पूछने पर उस चन्दन के पुनः सामने पड़ते ही 
“सुरभि चन्दनम्‌' चन्दन सुगन्धी है । इस समय उसने उस चन्दन के - टुकड़े को अपने 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“7 -- - oc oon Dre uni en is ही 


९० तकभाषा [ अलौकिकसन्निकर्ष 


नेत्र से तो देखा, परन्तु इस समय उसकी सुगन्धि को उसने नाक से ( प्लाणेन्द्रिय से ) 
सुँघा नहीं, फिर भी उसे इस समय भी 'सुरभि चन्दनम्‌' यह अनुभव ( प्रतीति ) हो 
रहा है। उस प्रतीति में 'चन्दन', उसमें रहने वाली 'चन्दनत्व जाति' और उसके 'सौरभ- 
गुण' इन तीनों कां उसे प्रत्यक्ष होता है। इनमें से 'चन्दन के टुकड़े” के साथ “चक्षु- 
रिन्द्रिय' का 'संयोग' संबंध और “चन्दनत्व सामान्य' के साथ 'संयुक्त-समवाय' संबंध, 
होता है । गे दोनों लौकिक सन्निकर्ष हैं। किन्तु 'सोरभ' के साथ तो 'चक्षु' का लौकिक 
सन्निकषं' नहीं बन सकता । इसलिये उसके साथ ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति रूप अलो- 
किक सन्निकर्ष ही माना जाता है। यहाँ पर 'चक्षु' और 'सुरभि' का 'चक्षुःसंयुक्त- 
मनःसंयुक्तात्मसमवेतज्ञान” के द्वारा अथवा 'चक्षुःसंयुक्तात्मसमवेतसंस्कार' के द्वारा 
चक्षु से ही उस सौरभ का ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति' रूप अलौकिक सन्निकर्ष से ग्रहण हो 
जाता हे । अर्थात्‌ 'चक्षु' से संयुक्त जो 'मन', उससे संयुक्त जो 'आत्मा', उस 'आत्मा' 
में समवेत ( समवाय संबंध से रहने वाला ) जो'सौरभगुण' का “ज्ञान” उस के द्वारा; 
अथवा उस 'सौरभज्ञान' से उत्पन्न हुए संस्कार के द्वारा 'चक्षु' से ही उस 'सौरभ' 
का अलौकिक सन्तिकषं के.द्वारा ग्रहण हो जाता है । अतः सौरभ में चक्षु की विषयता 
न रहने पर भी 'सुरभि चन्दनम्‌' उस ज्ञान को चाक्षुष प्रत्यक्ष मानते हैं। इसीलिये 
'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति' को नेयायिकों ने माना है । 
इस 'ज्ञानलक्षण सन्निकर्ष' का 'अनुयोगी' वही होता है, जो इस ज्ञान का विषय 
होता हे । इसलिये 'विषयता' ही इस सन्निकर्ष की 'अनुयोगिता' की नियामिका 
होती हे । और इस सन्निकर्ष का 'प्रतियोगी' कभी 'मन' और कभी 'बाह्य इन्द्रियाँ' 
होती हैं। जब 'मन' प्रतियोगी रहता है तब तन्निष्ठ 'प्रतियोगिता' का नियामक 
होगा “स्वाश्रय संयोग । अर्थात्‌ 'स्व' शब्द से 'घटज्ञान', उसका “आश्रय” होगा “आत्मा, 
उसका संयोग 'मन' में है। जब 'बाह्यन्द्रियाँ' 'प्रतियोगी' होंगी, तब तन्निष्ठ 'प्रति- 
योगिता' का नियामक :स्वाश्रयसंयुक्तसंयोग' होगा । 'स्व' शब्द से 'रजतत्व' क। 
ज्ञान; उसका आश्रय होगा 'आत्मा', उससे संयुक्त है 'मन' और उससे संयुक्त हैं 
बाह्यन्द्रियाँ' । इस रीति से कहीं 'मन' और कहीं 'बाह्येन्द्रिय' प्रतियोगी रहते हैं । 
सामान्यलक्षणा और ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति में परस्पर भेद 
दोनों प्रत्यासत्तियों में परस्पर भेद यह है कि “सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति” में धूमत्व' 
और “बह्लित्व' रूप सामान्य के आश्रय स्वरूप जो 'धूम' और 'बह्लि' हैं, उनके साथ 
इन्द्रिय का सन्निकषं होता है, और 'सामान्य' के द्वारा ही व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत, 
अनागत “धूम” और “बह्लि' रूप आश्रय के साथ भी सन्निक्रषं होता है । परन्तु “ज्ञात 
लक्षणा प्रत्यासत्ति’ में “आश्रय” के साथ सन्निकेषं न होकर जिसका ज्ञान होता है, उसी 
के साथ सर्निकषं होता है । “सुरभि चन्दनखण्डम्‌' इस प्रतीति में चन्दनखण्ड के साथ 
नहीं, अपितु साक्षात्‌ 'सौरभ' के साथ ही 'ज्ञानलक्षणा प्रत्यासत्ति से चक्षु का सन्निकषं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अलौकिकससिकषं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ९१ 


हो जाता है । और सामान्यलक्षणा के स्थल में 'धूमत्व' और 'वह्ित्व' सामान्य के साथ 
नहीं, किन्तु उनके आधारभूत “धूम” और 'वह्लि' के साथ सामान्य द्वारा 'इर्द्रिय' का 
अलौकिक सन्निकर्ष होता है। निष्कर्ष यह है कि सामान्यलक्षण सन्निकष से 
सामान्य के आश्रयभूत सभी व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है। जैसे सामान्य “घूमत्व' 
का ज्ञान होने पर उसके आश्रयभूत समस्त धूम व्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है । 
किन्तु इसके विपरीत ज्ञानलक्षण सन्निकषं से केवल उसी सामान्य का ज्ञान होता है, 
जिसका स्मरण, सन्निकर्ष के रूप में होता है । जैसे 'सुरभि चन्दनम्‌' स्थल में 'सौरभ' 
जो सामान्य है, उसका स्मरण ही ज्ञानलक्षण सन्तिकषं' है, इसके द्वारा केवल उसी 
सौरभ का ज्ञान होता है, सौरभ के आश्रयभुत समस्त व्यक्तियों का नहीं । श्री विश्व- 
नाथ भट्टाचार्य ने कारिकावली में कहा है: 
“आसत्तिराश्रयाणान्तु सामान्यज्ञानमिष्यते । 
विषयी यस्य तस्यँव व्यापारो ज्ञानलक्षण: ॥” 
निष्कर्ष यह है कि भिन्न-भिन्न मतों के अनुसार सामान्यलक्षणसन्निकर्ष के चार 
स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं । ( १ ) सामान्य ( २ ) इन्द्रियजन्य सामान्य-प्रकारकज्ञान, 
( ३ ) सामान्य प्रकारक ज्ञान, ( ४ ) समान्य विषयक ज्ञान । इनमें से चतुर्थ 'सामान्य- 
विषयक ज्ञान! को सामान्यलक्षण सन्तिकषं नवीन नैयाथिकों ने माना है। नवीन 
नैयाथिकों ने प्रत्यक्ष के प्रति ज्ञान का कार्य-कारण भाव इस प्रकार माना है । 'प्रत्यक्ष' 
के प्रत्ति 'स्वविषयीभूततत्तत्सामान्याश्रयनिष्ठविषयता' सम्बन्ध से “ज्ञान कारण 
होता है । इसलिये धूमत्व के ज्ञान से समस्त धूम को विषय करने वाले 'धूमत्वप्रक्तारक 
प्रत्यक्ष” की उत्पत्ति हो जाती है। क्‍योंकि धूमत्वज्ञानरूप कारण, स्वविषयीभूत 
सामान्याश्रयनिष्ठविषयता' सम्बन्ध से समस्त धूमों में रहता है। 'स्व' शब्द से 
“धूमत्वज्ञान', उसका विषयभूत सामान्य धूमत्व' है, उसका आश्रय 'समस्त धूम' है, 
तन्निष्ठविषयता होगी 'ईश्वरज्ञानीय धूमनिष्ठा विषयता', वह समस्तधूम में रहती है । 
अतः उपर्युक्त सम्बन्ध से धूमत्वज्ञान' की विद्यमानता समस्त धूम में रहने से उनमें 
'सवप्नकारीभूतसामात्याश्रयनिष्ठविषयता' सम्बन्ध से धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष की 
उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि समस्त घूमों में धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष का उक्त सम्बन्ध 
निश्चित रूप से रहता है । 'स्व' से धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष, उसमें प्रकारभूत सामान्य 
“धूमत्व' है, उसका आश्रय समस्त धूम, तन्तिष्ठ विषयता होगी, उत्पन्न होने वाले 
धूमत्वभ्रकारक प्रत्यक्ष की विषयता.। वह विषयता समस्त धूम में है । अतः उक्त 
'विषयता-सम्बन्ध' से समस्त धूम में धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मानना 
उचित ही है । 
तथापि कोई कह सकता है कि जैसे कारणभूत धूमत्ज्ञान; समस्त पुन वियर 
नहीं है, फिर: भी 'स्वविषयीभूतसाम शब्द से 'ईश्वरज्ञानीय- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९२ तकंभाषा [ अलौकिकसकन्निकषं 


विषयता' को लेकर उक्त सम्वन्ध से 'धूमत्वज्ञान' का अस्तित्व समस्त धूम में हो सकता 
है, उसी प्रकार कार्यभूत धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष भी ईश्वरज्ञानीयविषयता' को लेकर 
'स्वप्रकारीभूतसामान्याश्रयनिष्ठविषयता' सम्बन्ध से उत्पन्न हो सकता है, तब उक्त 
कार्य-कारणभाव के आधार पर 'सामान्यलक्षणं सन्निकषं' के द्वारा 'समस्त धूम' 
को विषय करने वाले 'धूमत्वप्रकारकप्रत्यक्ष' की उत्पत्ति कैसे उचित कही जा 
सकती है ? 
इसका समाधान यह है कि 'ईश्वरज्ञान' तो 'कार्यमात्र' का कारण होता है, इस- 
लिये उसकी विषयता 'कारणतावच्छेदकसम्वन्ध' को लेकर बन सकती है, किन्तु 
“ईश्वरज्ञान' कार्यरूप न होने से उसकी विषयता 'कार्यंतावच्छेदक सम्बन्ध” में नहीं बन 
सकती । इसलिये कार्यभूत 'धूमत्वप्रकारक प्रत्यक्ष' को समस्त धूम” का ग्राहक 
मानना आवश्यक है । 
सामान्यज्ञान को सन्निकर्षं मानने पर भी यह आवश्यक है कि बाह्येन्द्रिय से 
सामान्यज्ञान द्वारा सामान्य के समस्त आश्रयों को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्ष की उत्पत्ति 
उसी दशा में होगी कि जब सामान्य के किसी एक आश्रय के वाह्येन्द्रिय से उत्पन्न 
होने वाले लोकिक प्रत्यक्ष की सामग्री उपस्थित रहेगी। किन्तु उसके अभाव में सामान्य 
के समस्त आश्रय का बाह्यप्रत्यक्ष न होकर केवल “मानस प्रत्यक्ष ही होगा । 
शंका-नव्यनेयायिकों ने 'सामान्यविषयक ज्ञान' को ही सामान्यक्षण सन्निकषं 
के रूप में क्यों माना ? 
समा०--पहले बता चुके हैं कि सामान्यलक्षण सन्निकर्षं के चार प्रकार हैं। 
` उनमें से यदि प्रथम को अर्थात्‌ 'सामान्य' को सन्निकर्ष के रूप में मान लिया जाय 
तो जब किसी अनित्य सामान्य की अविद्यमानता में उसका भ्रम होने पर अर्थात्‌ 
'बाष्प' को ही धूम समझ कर 'धूमत्व' का भ्रम होने पर उसके वास्तविक 'आश्रय' 
का अलौकिक प्रत्यक्ष करना होगा तो वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसके कारण- 
भूत 'अनित्यसामान्यरूप सामान्यलक्षण सन्निकषं' का उस समय अस्तित्व ही नहीं है । 
अब द्वितीय को अर्थात्‌ "इन्द्रियजन्य सामान्यज्ञान' को सन्निकर्षं मान लिया जाय तो 
इन्द्रिय की अनेकता के कारण उस सन्तिकषं की भी अनेकता माननी होगी, तब गौरव 
` होगा । अब तृतीय को अर्थात्‌ {सामान्य प्रकारकज्ञान' को सन्निकर्ष मान लिया जाय 
' तो 'सामान्यविशेष्यकज्ञान' के बाद 'अनुभुयमान सामान्याश्रय' का अलौकिक प्रत्यक्ष 
नहीं हो सकेगा । अतः उक्त तीनों को छोड़कर नव्य नैयायिकों ने चतुर्थ 'सामान्य- 
विषयकज्ञान' को ही सामान्यलक्षण-सन्निकर्ष मान लिया । 
शंका--उस पर भी यह जिज्ञासा होती है कि दूरदेशस्थित और सुदुरकालवर्ती 
अर्थात्‌ “अतीत, अनागत समस्त धूमों' के प्रत्यक्ष को तो लोग नहीं कर पाते । तब 
उत्त सभी के साथ इन्द्रिय सन्निकर्ष होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तब 'ज्ञाय- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अलौकिकसन्तिकषं ] प्रमाणपदाथनिरूपणम्‌ ९३ 


मान सामान्य” अथवा 'सामान्यज्ञान' अर्थात्‌ 'समान्यविषयकज्ञान' को सन्निकषं के 
रूप में मानने की आवश्यकता क्‍यों पड़ी ? 


समा०--इस पर समाधान यह है कि 'सामान्यविषयक ज्ञान” को अर्थात्‌ 'सामान्य- 
लक्षण सग्निकषं' को न माना जाय तो 'पवंतो वल्लिमान्‌ घुमात्‌’ पवंत पर 'धूंम' को 
देखकर दूर से ही पर्वत स्थित अग्नि का जो अनुमान होता है, वह नहीं हो सकेगा । 


क्योंकि उपयुक्त अनुमान तभी हो सकेगा, कि जब 'परामर्श' अर्थात्‌ वह्निव्याप्ति से. 


विशिष्ट धूम का ज्ञान रहेगा । 'साध्यव्याप्तिविशिष्ट हेतु' का ज्ञान ही तो परामशं है । 
उस प्रकार के परामर्श के हुए बिना अनुमान नहीं हुआ करता । अतः अनुमान के लिये 
'परामर्शज्ञान का होना आवश्यक है। किन्तु परामशंज्ञान तभी होगा जब पर्वेतस्थित 
'धूम' में पर्वतस्थ “वक्ति' की व्याप्ति का ज्ञान हुआ रहेगा । किन्तु 'पवंतस्थित धूम' में 
. 'पर्वेतस्थित वक्षि' की व्याप्ति का ज्ञान, जो 'पर्वतस्थित वाह्मि' और 'पवंतस्थित धूम' 

के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष न रहने से संभव नहीं है। लेकिन 'सामान्यसन्निकर्ष' 
को मानने पर यज्ञशाला, रसोईघर ( महानस ) आदि स्थानों में ह्मि और धूम' के 


साहचर्य ( सहावस्थान ) को वार-वार देखने से वह्मित्व तथा धूमत्वरूप सामान्य- , 


लक्षण सन्निकर्षं से 'सावंदेशिक और सार्वकारिक' बह्लि और धुम इन्द्रियसन्निकृष्ट हो 
जाते हैं। जिससे 'समस्त घूमों' में समस्त वह्मियों के सहावस्थानरूप साहचर्य का 
अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाता है। उससे 'समस्त धूम” में 'समस्त वाह्मि की व्यासि का 
अलोकिक प्रत्यक्ष ( अनुभव ) जो होता है, उसके वल पर ही कुछ समय बीतने पर 
भी 'पर्वंतसिथित धूम” के दिखाई देते ही उसमें 'पर्वतस्थित वक्ति की पुवं अनुभूत 
की हुई व्याप्ति का स्मरण हो आता है, उस स्मरणात्मक व्यासिज्ञान से पंत में वल्लि- 
व्याप्ति से विशिष्ट हुए धूम का ज्ञानरूप परामर्श उत्पन्न होता है । तब पर्वेत पर 
वक्ति का अनुमान "पर्वतो वह्लिमान्‌ धूमात्‌’ निर्बाध रीति से हो जाता है । अतः 
'सामान्यलक्षण सन्तिकर्ष” को मानने की आवश्यकता है । 


किच--उक्त सन्निकर्षं को न मानने पर पर्वत पर अग्नि का अनुमान न हो सकने 
में एक अन्य बाधा भी उपस्थित होती है । वह बाधा यह है कि 'पव॑तो वह्लिमान्‌०' इस 
अनुमान में 'पर्वेतस्थित वाहि, 'पर्वंत' का विशेषण है । अतः उक्त अनुमान 'वह्लि- 
विशिष्ट बुद्धि (ज्ञान) रूप होगा। और 'विशिष्टबुद्धो विशेषणज्ञानं कारणम्‌' 
विशिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान सवंदा कारण रहता है। बिना विशेषणज्ञान के विशिष्ट 
बुद्धि का उदय ही नहीं होता । उक्त अनुमान के लिये पहले पवंतस्थित 'वह्लि' 
विशेषण का .ज्ञान होना आवशयक है । ,और:वह ज्ञान, 'सामान्यलक्षण सन्निकषं को 
स्वीकार किये बिना संभव नहीं है; क्योंकि 'पर्वेतस्थित वह्लि' इन्ब्रियसन्तिकृष्ट नहीं 
है। अतः 'सामांन्यलक्षणसन्निक्षं को मानने की अग्वश्यकता है । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९४ तर्कंभाषा [ अळौकिकसन्षिकषं 


'सामान्यलक्षण सन्निकर्ष मानने में एक कारण यह भी है कि पाकशाला अथवा 
यज्ञशाला कहीं भी किसी धूम को जब हम लौकिक प्रत्यक्ष से देख लेते हैं, तथा 'धूमत्व 
या धमत्वज्ञान' रूप सामान्यलक्षण सम्निकर्ष से समस्त धूमों का अलौकिक प्रत्यक्ष हो 
जाता है। तब कोई भी अतीत अनागत-दुरस्थ धूम अज्ञात नहीं रहता । तव जो 
धूम सन्निहित नहीं है अर्थात्‌ असन्निहित है, किन्तु सामान्यलक्षण सन्निकर्ष से हमें 
ज्ञात है; उसमें अग्नि की व्याप्ति या व्यभिचार का निश्चय न रहने से 'अग्निव्यभि- 
चार! का सन्देह निरावाध हो सकता है। अर्थात्‌ 'घूमः अग्निव्याप्यो न बा' इस प्रकार 
का सन्देह हो सकता है । अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले धूम के समान ही 
क्या संसार के समस्त घूम, अग्नि से व्याप्य ( नित्य सम्बद्ध ) हैं, या कोई धूम, अग्नि 
का व्यभिचारी भी है? किन्तु सामान्यलक्षण सन्निकर्षं के मानने पर उपयुक्त सन्देह 
नहीं हो सकेगा । क्योंकि “सन्निकृष्ट धूम' में तो अग्नि' की व्याप्ति ( नित्य सम्बद्धता 
अर्थात्‌ व्यभिचार का अभाव ) प्रत्यक्ष देखने से निश्चित है । इसलिये उसमें अरित के 
व्यभिचार का सन्देह नहीं होगा। और जो धूम सन्निहित नहीं है, उसे जानने का 
कोई साधन नहीं है, इसलिये वह अज्ञात है। अतः उसके विषय में भी 'घूमः अग्नि- 
व्याप्यो न वा? यह सन्देह नहीं होगा, क्योंकि सन्देह तो धर्मी के ज्ञात रहने पर ही 
होता है । अर्थात्‌ सन्देह में 'धर्मिज्ञान' कारण होता है। 

एवं 'सामान्यलक्षण सन्निकर्ष’ के अभाव में 'तम' का प्रत्यक्ष भी नहीं हो 
पायेगा । क्योंकि 'तम! पदार्थं के स्वरूप को विचारने पर यही कहना होगा कि 'तेज' 
( प्रकाश ) अपने को तथा अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है। उन समरत तेज़ों के 
अभाव को अर्थात्‌ उन समस्त तेजो के सामान्याभाव को 'तम' कहते हैं । इसलिये उस 
सामान्याभावरूप तम का प्रत्यक्ष तभी हो सकेगा, जब उस अभाव के “प्रतियोगी स्वरूप 
समस्त तेजो' का ज्ञान रहे, क्योंकि अभाव के प्रत्यक्ष में 'भ्रतियोगी' ज्ञान कारण 
है । सामान्यलक्षण सन्निकषं को यदि न मानें तो “समस्त तेजों के ज्ञान प्राप्त करने का 
अन्य कोई उपाय नहीं है। किन्तु 'सामान्यलक्षणसन्निकषं' को मानने पर समस्त तेजों 
का ज्ञान सरलता से हो जाता है। क्योंकि किसी एक का लौकिक प्रत्यक्ष होने पर 
'तेजस्त्व' अथवा तेजस्त्वज्ञानरूप सामान्यलक्षण सन्निकर्षं से. “समस्त तेजों का ज्ञान 
हो सकता है । तव 'तेजोभावरूप तम' के प्रत्यक्ष होने में कोई अड्चन नहीं होती है । 

*सामान्यलक्षण सन्निकषं' के न मानने पर 'प्रागभाव' का प्रत्यक्ष भी नहीं हो 
सकेगा । क्योंकि 'प्रागभाव' का प्रतियोगी 'भविष्यत्‌ अर्थात्‌ अनागत ( अनुत्पन्न ) 
पदार्थ! ही होता है । अतः प्रागभाव के प्रत्यक्ष में अनुत्पन्त पदार्थ रूप प्रतियोगी का 
ज्ञान रहना आवश्यक है । और उस प्रतियोगी का ज्ञान तभी संभव होगा, जब उसके 
साथ 'इर्द्रियसन्तिकर्ष होगा, किन्तु अनुत्पन्न ( भविष्यत्‌ ) पदार्थं के साथ 'लौकिक 
सन्निकषे' अर्थात्‌ इन्द्रिय क! सन्निकषं हो नहीं सकता । इसलिये 'सामान्यज्ञानलक्षण' 


5 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अलौकिकसन्तिकषं ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरुपणस्‌ ९५ 


अलौकिक सन्निकर्ष को ही मानना होगा । लेकिन 'सामान्यलक्षणसन्निकर्ष' के अभाव 
में 'सामान्यज्ञानलक्षणसन्निकर्ष' का होना संभव नहीं है । किन्तु जब 'सामान्यलक्षण- 
सन्निकर्ष' मानते हैं, तब किसी एक 'घट” का लौकिक इन्द्रियाथंसन्निकर्ष से प्रत्यक्ष 
होने पर 'घटत्व' अथवा 'घटत्वज्ञानरूप सामान्यलक्षण सन्निकषं' से सामान्य के 
आश्रयभूत समस्त घटव्यक्तियों का ज्ञान हो जाता है अर्थात्‌ 'घटत्व' सामान्य के द्वारा 
सभी घटों का ज्ञान होता है । तव अनुत्पन्न घट का भी ज्ञान हो जायेगा । और उस 
सामान्यज्ञानलक्षण सन्तिकर्ष से 'प्रागभाव' का प्रत्यक्ष होने में किसी प्रकार की कोई 
अड्चन नहीं होगी । 

उसी तरह 'सामान्यलक्षण सन्तिकषं' के न मानने पर “सुख' की इच्छा भी नहीं 
हो सकेगी । क्योंकि इच्छा उसी वस्तु की हुआ करती है, जो ज्ञात हो, किन्तु अप्राप्त 
हो । किन्तु 'सुख' को ज्ञात और अप्राप्त नहीं कह सकते, क्योंकि 'सुख' की अप्राप्ति 
तभी हो सकती है, जव वह उत्पन्न न हुआ हो । जो उत्पन्न नहीं हुआ है, उसका 
ज्ञान, 'सामान्यलक्षणसन्निक्षं' के विना अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता । किसी 
एक “उत्पन्न सुख” का लौकिक प्रत्यक्ष, सामान्यलक्षण सन्निकर्ष से कर लेने पर “सुखत्व 
` रूप सामान्यलक्षण सन्निकषं' से 'अनुत्पन्न अत एव अप्राप्त सुख' का भी अलौकिक 
प्रत्यक्ष हो सकेग! । तब उस ज्ञात किन्तु अप्राप्त 'सुख' की इच्छा होने में कोई अनुप- 
पत्ति नहीं हो सकेगी । उक्त सामान्यलक्षण सन्निकर्ष के संबन्ध में दीधितिकार थी 
रघुनाथ शिरोमणि और उनके गुरु पक्षषरमिथ का मत भेद और शास्त्राथे सुप्रसिद्ध है । 
“सामान्यलक्षण सन्निकर्ष' को न मानने में दिये हुए तकों से त्रस्त होकर गुरु पक्षघर- 


मिथ ने क्रोध में आकर कहा है-- 
“'बक्षोजपानकृत्‌ काण ! संशये जाग्रति स्फुटम्‌ । 
सामान्यलक्षणा कस्मादकस्मादपलप्यते ॥” 


श्रोरघुनाथ शिरोमणि ने 'सामान्यलक्षणा' के “सभी प्रयोजनों की अन्यथासिद्ध 
प्रदर्शित की है और उसे निरर्थक बताया है । मीमांसक तथा वेदान्ती भी "सामात्य 
लक्षण सन्निकर्ष' को नहीं मानते । 
( ३ ) योगजसशिकर्ष-- 
| शंका--योगियों को “वर्तमान की तरह अतीत, अनागत', का, 'समीपवर्ती पदार्थ 
_ के समान 'दूरवर्ती पदार्थ” का, “स्थूल की तरह सूदम' का यहाँ तक कि 'परमसूक्ष्म वस्तु 
का भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है ।.ऐसा पुराणादि शास्त्रों में कहा गया है । तब जिज्ञासा 
होती है कि यह कँसे संभव हो सकता है ? क्योंकि 'ज्ञानेन्द्रियों का सामथ्य तो सीमित 
है । ये इन्द्रियां, ऊक्त षड्विध सन्निकर्षो में से किसी सन्निकर्षं के द्वारा 'सन्निकृष्ट हुई 
वस्तु' का ही ज्ञान करा सकती है । तदतिरिक्त वस्तुओं के साथ किसी सन्निकर्षे के 
संभव न होने से उनका ज्ञान उन्हें कैसे हो पाता है ? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९६ तकंभाषा [ अलौकिकसन्निक्ष 


ससा०--इस जिज्ञासा के सामाधानार्थ 'योगज सन्निक्ष' को माना गया है। 
दीर्घकाल तथा निरन्तर एवं श्रद्धापुवंक योग साधना का अभ्यास करने वाले साधक में 
एक अलौकिक अद्भुत सामथ्यं उत्पन्न हो जाता है। इस 'अद्भुत' अलौकिक 'सामथ्यं' 
को 'योगजधमं' शब्द से न्यायदशंन में कहा गया है। इस सामर्थ्यं के द्वारा ही त्रैकालिक 
सवंविध वस्तुओं के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष बन जाता है। अर्थात्‌ जिन वस्तुओं के 


साथ, उक्त 'षड्विध सन्निकर्ष और साभान्यलक्षण तथा ज्ञानलक्षण अलौकिक सन्तिकष' ' 


नहीं हो पाते, उन वस्तुओं के साथ भी यह योगजसन्निकर्ष ( योगाभ्यास जनित धर्मरूप 
सन्निकषं ) हो जाता है । अतः सार्वकालिक, सावदेशिक स्थूल, सुक्ष्म, सर्वेविध वस्तुएं, 
योगजसन्निकषं के बलपर योगी के इन्द्रिय से सन्निकृष्ट हो जाती हैं । इसलिये योगी 
को सभी वस्तुओं का प्रत्यक्षशान हो पाता है। 

शंका---इस पर कोई कह सकता है कि योगजधर्म तो योगी की आत्मा में समवेत 
( समवाय संबंध से स्थित ) होता है। आत्मातिरिक्त वस्तुओं में तो वह नहीं रहता 
तब सभी वस्तुओं के साथ इन्द्रिय का सन्निकर्ष कैसे हो पायेगा ? 

समा०--प्रश्‍न तो बहुत ठीक है, किन्तु ज्ञातव्य यह है कि 'योगजधर्म' योगी की 
आत्मा में 'सगवाय सम्बन्ध से रहने पर भी 'स्वाश्रयसमानकालिकत्व सम्बन्ध” से वह 
योगजधमं सावंदेशिक, सार्वकालिक, स्थूल, सूक्षमादि समस्त वस्तुओं में भी रहता है। 
यहाँ स्व शब्द से 'योगजधमं' को लीजिये, उसका आश्रय है 'योगी का आत्मा, 
उसकी समानकालिक है 'संसार की समस्त वस्तु” । इसलिये “स्वाश्रयसमानकालिकत्व' 
संबंध से वह 'योगजधमं', संसार की सभी वस्तुओं में स्थित है । अतः सभी वस्तुएं 
उक्त योगजधर्मात्मक संबंध के 'अनुयोगी' हो जाती हैं। इसी तरह 'योगी की इन्द्रियाँ 
उक्त संबंध की 'प्रतियोगी' वन जाती हैं । क्योंकि योगी के बाह्येर्ट्रियों के साथ 'योगज- 
धर्म का 'स्वाश्रयसंयुक्त संयोग” सम्बन्ध होता है, और योगी के अन्त रिन्द्रिय 'मन' 
के साथ 'स्वाश्रयसंयोग' सम्बन्ध रहता है। अतः इन सम्बन्धों के बल पर योगजधमंखूप 
सम्वन्ध के 'प्रतियोगी' इन्द्रिय होते हैं। एवं च उक्त संबंधों के द्वारा “योगजधमं' 
“वस्तु' और “इन्द्रिय' दोनों के बीच में सन्निकर्षं के रूप में रहता है । अतः योगी को 
सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष होता है । उक्त योगजसन्निकर्ष के दो भेद--( १ ) 'युक्त 
योगज' और ( २) 'युञ्जानयोगज' नाम से किये जाते है । जिसकी योगसाधना परि 
पक्व हो चुकी है वह युक्त ( सिद्ध) योगी है, उसे समस्त वस्तुओं का सबंदा प्रत्यक्ष 
होता रहता है । किन्तु जो योगसाधना के अभ्यास'में अभी लगा हुआ है, अर्थात्‌ साधना 


अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे युञ्जानयोगी कहते हैं। उसे किसी वस्तु के प्रत्यक्ष. 


करने के लिये सावधानी से ध्यान लगाना पड़ता है, तब उसे वस्तु का प्रत्यक्ष हो पाता 


है । इसी बात को श्रीविश्वनाथ भट्टाचाय ने अपनी कारिकावली ( भाषापरिच्छेद ) में 
निम्न कारिका द्वारा बताया है-- 


७00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 
1 
| 
1 
|| 


0.) दी 


मतान्तरवणंन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ ९७ 


“योगजो द्विविधः प्रोक्तो युक्तयुञ्जानभेदतः । 
युक्तस्य सवदा भानं चिन्तासहकृतोऽपरः । | ४ 

वेदान्तादि दर्शनों के समान कितने ही नैयायिकों ने भी इन त्रिविध अलौकिक 
सन्निकर्षो को नहीं माना है। तकंभाषाकार ने भी इन त्रिविध सन्निकर्षो के विषय में 
षड्विध लौकिक सन्निकर्षो की तरह चर्चा नहीं की है । संभवतः इन्हें भी ये तीन 
अलौकिक सन्निकर्ष रुचिकर न प्रतीत हो रहे हों । 

यह तो निश्चित है कि इन्द्रियाँ सन्निकृष्ट वस्तुओं का ग्रहण करती हैं । वस्तु की 
सक्तिकृष्टता प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी दो प्रकार की इन्द्रियों से होती है। न्याय” 
वेशेषिकदर्शन का यह भी सिद्धान्त है कि जिस इन्द्रिय से जिस वस्तु का ग्रहण होता है, 
उसमें स्थित सामान्य और समवाय ( सम्बन्ध ) तथा उसके अभाव का ग्रहण भी 
उसी इन्द्रिय से होता है 'येनेन्द्रियेण यद्‌ ग्रह्मते तेनेवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिस्तत्समवाय- 
स्तदभावश्चापि ग्रह्यते’ यह नियम है । 
अन्यान्य दर्शनों के अनुसार प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया 

न्याय और वैशेषिकदर्शन के अनुसार 'ज्ञान' तो आत्मा का गुण है । किन्तु सांख्य, 
योग और वेदान्तदर्शनों ने 'ज्ञान' को आत्मा का गुण नहीं माना है। ये दर्शन तो 
'ज्ञान' को 'बुद्धि' ( चित्त) का धर्म मानते हैं । अतः इनके अनुसार प्रत्यक्षज्ञान की 
उत्पत्ति भिन्न प्रकार से होती है। 
चाक्षुष प्रत्यक्ष के विषय में सांख्यादि की प्रक्रिया 

सांख्य, योग और वेदान्त तीनों दर्शनों ने अन्तःकरण ( मन ) को 'वस्तुप्राप्य- 
प्रकाशकारी' माना है । किन्तु न्याय, वैशेषिक और बौद्धादि दर्शनों ने 'मन' को “वस्तु- 
प्राप्य प्रकाशकारी नहीं माना हैं। सांख्यदर्शन बुद्धि" को “महत्तत्त्व 'अन्तःकरण', 
“सत्त्व, 'चित्त' आदि शब्दों से भी कहता है। इनके मत के अनुसार बुद्धि! (अन्तःकरण) 
एक तैजस द्रव्य ( पदार्थं ) के समान है। इनके मत में बुद्धि ( चित्त अथवा मत्त ) 
का बाह्य घट-पटादि वस्तुओं के साथ इन्द्रियरूप प्रणालिका के द्वारा सम्बन्ध होता है । 
सम्बन्ध होने के बाद वह बुद्धि ( चित्त= मन ), उस “घट आदि अर्थ” ( वस्तु-पदार्थं ) 
के आकार में परिणत हो जाती है। बुद्धि ( चित्त ) की इस अर्थाकार परिणति 
( परिणाम ) को ही 'बुदधिवृत्ति' ( चित्तवृत्ति) कहते है । उसके इस अर्थाकार : 
. परिणाम को ही 'ज्ञान' भी कहते है । “परिणामः हमेशा परिणामी वस्तु में ही 
आश्रित रहता है। इसलिये यह अर्थाकार परिणामात्मक ज्ञान, परिणामिनी 
'बुद्धि' के ही आश्रित रहता है । अतः 'ज्ञान', आत्मा का घरमे (आत्मा का गुण ) नहीं 
है, अपितु 'बद्धि' का ही धमं है। बुद्धि का यह अर्थाकार परिणाम, यदि अनुमान 
अथवा शब्दरूप परोक्ष प्रमाण से या पदार्थ को ग्रहण करने के ' लिये शरीर से बाहर 


(0) ० १. प 10 
व Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९८ 5 तक भाषा [ मतान्तरवणंन 


न जाने वाली प्राण, रसना, त्वक्‌ आदि इन्द्रियों से होता है, तो वह ( अर्थाकार 
परिणाम ) ज्ञाता के शरीर के भीतर ही होता है, लेकिन वह परिणाम जब चक्षुरिन्द्रिय 
से होता है तब शरीर से बाहर वस्तु के देश में चक्षु के किरणों के साथ मन 
( अन्तःकरण = बुद्धि ) का भी अंशतः गमन होता है । और वहीं पर वस्तु के आकार 
में उसका परिणाम हो जाता है। जिस!प्रकार खेतों में नाली के द्वारा जल, खेत की 
क्यारियों में पहुँच कर चौकोर, षट्कोण, वर्तुल आदि जिस आकार की क्यारी उसे 
मिळती है, उसी आकार में वह परिणत हो जाता है। उसी प्रकार इन्द्रियरूपी 
प्रणालिका: द्वारा 'अन्तःकरण' ( बुद्धि ) भी उस अर्थाकार में परिणत हो जाता है। 
अन्तःकरण की इस 'अर्थाकार परिणति' को ही 'चित्तवृत्ति' कहते हैं। परन्तु यदि 
ग्राह्य विषय का कोई मूर्तं आकार न हो तो उस अन्तःकरण का कोई आकार नहीं 
बन पाता । अर्थात्‌ वह अन्तःकरण ( चित्त, बुद्धि) किसी आकार में परिणत नहीं 
होता । अमूर्तं विषय के सम्बन्ध्र में “बुद्धि' का परिणाम भी अमूर्त ( आकार रहित 
यानी अनाकार ) ही होता है । तथापि इन अमूत विषयों में होने वाले इस वुद्धि- 
परिणाम को भी 'अर्थाकार परिणाम” शब्द से कहा जाता है । ऐसे स्थलों में 'आकार' 
का अर्थ यह समझना होगा कि 'वस्तु' के साथ 'अन्तःकरणात्मक बुद्धि का सम्बन्ध: 
विशेष होता है । अतः 'अर्थाकार बुद्धिपरिणाम' यानी बुद्धिगत अर्थ के साथ सम्बन्ध । 

इस सम्बन्ध को ही 'ज्ञान' शब्द से कहते हैं, जो प्रमाण के द्वारा प्रादुर्भूत होता है । 

यह नेत्र से तब प्रादुर्भुत होता है, जब अन्तःकरण ( मन बुद्धि ) नेत्रेस्द्रिय का 
अनुगमन करता हुआ विषयदेश में पहुंचता है । लेकिन अन्य प्रमाणों से इस बुद्धि और 
अर्थं के सम्बन्ध को उदित करने के लिये विषय ( अर्थ ) के देश में अन्तःकरण 
(वुद्धि ) के पहुँचने की आवश्यकता नहीं होती । 

इतना और समझना चाहिये कि बुद्धि का अर्थाकार ( विषयाकार ) परिणाम 

होने मात्र से ही विषय ( अर्थ= वस्तु ) का ज्ञान नहीं हो पाता । उसके लिये चैतन्य 
( प्रकाश ) का स्पर्श होना आवश्यक है । क्योंकि 'बुद्धि' तो निसर्गतः जड़ होती है । 

अतः वह्‌ प्रकाशात्मक नहीं है । अर्थाकार से परिणत हुई “बुद्धि” में चैतन्यघन ( प्रकाश- 
पुञ्ज आत्मा पुरुष ) के प्रतिबिम्ब की आवश्यकता होती है। अन्तःकरण की 
अर्थाकार परिणतिरूप चित्तवृत्ति में 'पुरुषः ( चैतन्य ) का प्रतिबिम्ब _पड़नें से अथवा 
“चेतन्य' ( पुरुष = आत्मा ) में चित्तवृत्ति ( बुद्धिवृत्ति ) का प्रतिबिम्ब पड़ने से 

“ “पुरुषः ( आत्मा ) को उस वस्तु ( अर्थ ) का ज्ञान ( बोध ) हो पाता है। इस बोध 
(ज्ञान ) को सांख्यदर्शन में “पोरुषेय बोध” शब्द से कहते हैं। 'बुद्धि' में चैतन्यघन 
'पुरुष' ( आत्मा ) का जब प्रतिविम्ब पड़ता है, तब वह बुद्धि सच्चे-प्रकाशपिण्ड के 
तुल्य भ्रकाशित हो उठती है, और अपने सम्पर्क में उपस्थित हुई वस्तु (अर्थ) को 
प्रकाशित कर देती है । अर्थात्‌ उस वस्तु का ज्ञान करा देती है । कुछ विद्वानों का यह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरवणंन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ ९२, 


भी आग्रह है कि “चैतन्य” ( आत्मा = पुरुष ) में 'बुद्धिवृत्ति का प्रतिवम्ब पड़ता है । 
तव पुरुष (आत्मा) को उस वस्तु का बोध (ज्ञान) होता है। उस बोध को 
'पौरुषेय वोध' कहते हैं । इस मत में 'बुद्धिवृत्ति' को 'प्रमाण' शब्द से कहा जाता है । 
और उस प्रमाण से होने वाले 'पौरुषेय बोध” को “फल? या 'प्रमा' शब्द से कहते हैं । 
और जव कभी '“बुद्धिवृत्ति' को 'प्रमा' शब्द से कहते हैं, तव इन्द्रिय अथवा शब्द को 
प्रमाण” माना जाता है। किन्तु बुद्धिवृत्ति (बुद्धि के अर्थाकार परिणाम) को 
'प्रमाण” और पुरुष ( आत्मा ) के साथ बुद्धिवृत्ति के प्रतिविम्वमूलकसम्बन्ध को 'प्रमा' 
मानने वालों का पक्ष अधिक सवल है । पातञ्जल-योगसून्र के व्यासभाष्य ( १,७ ) में 
इसी पक्ष को बताया है--//इन्द्रिपप्रणालिकिया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ तद्विषया 
सामान्यविशेषात्मनो$थेस्य विशेषावधारणप्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्‌ । फलम- 
विशिष्ट: पौरुषेयश्ित्तवृत्तिबोधः ।” “इन्द्रियाँ अपने-अपने स्थान से प्रणालिका 
( नाली ) के समान “विषय ( वस्तु ) देश तक फैल जाती हैं। निर्मल जल के समान 
स्वच्छ 'अन्त:करण' ( वुद्धितत्त्व = चित्त) उस प्रणलिका के द्वारा विषयदेश तक 
पहुंच कर विषय (वस्तु ) से सम्बद्ध हो जाता है। तब बुद्धि (चित्त), वस्तु 
( अर्थ ) के आकार में परिणत हो जाती है। उस परिणाम को ही बुद्धिवृत्ति ( चित्त- 
वृत्ति ) कहते हैं। प्रत्येक 'वस्तु ( पदार्थ ) में सामान्य और विशेष ये दो अंश 
होते हैं । इन्द्रिय में उत्पन्न होने वाली वृत्ति में “वस्तु का सामान्य अंश” गौण और 
“विशेष अंश” प्रधान रूप में लक्षित होता है। इसी वृत्ति को प्रत्यक्षप्रमाण कहते हैं 
और पुरुष ( आत्मा ) में यह वृत्ति प्रतिविम्बित होती है, और उसके साथ वृत्ति का 
एक सम्बन्ध-सा बन जाता है। अतः उक्त वृत्ति के बोध को 'पौरुषेय बोध” कह 
देते हैं इस पौरुषेय बोध को ही 'प्रमा' कहते हैं । 

किन्तु 'अर्थाकार बुद्धिवृत्ति' को :प्रमाण' और “पौरुषेय बोध' को 'प्रमा' कहने 
वालों के पक्ष में एक विपत्ति सामने आती है । अर्थाकार बुद्धिवृत्ति जो है, वह बुद्धि 
का ही धर्म है । अतः वह बुद्धि में ही आश्रित रहेगी, और 'पुरुष' तो निर्धमंक तथा 
कूटस्थ है, इसलिये वह बुद्धिवृत्तिरूप धर्म उस पुरुष में कभी भी और कथमपि 
आश्रित नहीं होगा । तथापि उसमें पुरुषगतत्व का बोध इसलिये होता है कि वह 
अपनी आधारभूता बुद्धि के साथ 'पुरुष' में प्रतिबिम्बित होता है । प्रतिबिम्बित 
होने के कारण ही बुद्धिवृत्ति में पुरुषगतत्व का बोध भ्रम से होता रहता है । इस 
प्रकार 'प्रतिबिम्बदोषमूलक भ्रम' से होने वाले पौरुषेय बोध ( पुरुषगतत्व के बोध ) 
को 'प्रमा' कहना कहाँ तक ठीक है? अतः इन्द्रिय, लिङ्ग और शब्द को ही 'प्रमाण' 
और उनसे होने वाली, अर्थाकार बुद्धिवृत्ति को ही 'प्रमा' कहना चाहिये । 
प्रतिबिम्ब के सम्बन्ध में मिश्र और भिक्षु का मतभेद-- 

बुद्धिवृत्ति का पुरुष ( आत्मा ) के साथ सम्बन्ध मानने में दो मत हैं॥ एंक मत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Roo तकंभाषा [ मतान्तरवर्णंन 


सांख्यततत्वकौमुदीकार श्री वाचस्पति मिश्र का और दुसरा मत सांख्यप्रवचनभाष्यकार 
श्री विज्ञानभिक्षु का है। श्री वाचस्पति मिश्च के मतानुसार 'बुद्धिवृत्ति' में 'पुरुष' का 
प्रतिबिम्ब’ पड़ता है। और विज्ञानभिक्षु .के मतानुसार 'पुरुष' में “बुद्धिवृत्ति' का 
प्रतिविम्ब? पड़ता है। श्री वाचस्पति मिश्च का कहना है कि जो 'प्रतिवम्ब' को ग्रहण 
कर सके उसी पदार्थं में किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । 'बुद्धितत्त्व' में 
'कतृंत्व' है अर्थात्‌ बुद्धितत्त्व कतृंस्वभाव है । अतः वह 'बुद्धितत्व', प्रतिविम्ब को ग्रहण 
“कर सकता है । इसलिये 'वुद्धितत्त्व' में ही 'पुरुष' का प्रतिबिम्ब मानना उचित है। 
'पुरुष' में बुद्धि का प्रतिविम्ब मानना इसलिये अनुचित है कि “पुरुष” कूटस्थ है, 
अकर्ता है । अतः वह्‌ प्रतिविम्व का ग्रहण करने में असमर्थ है। यह बात श्री मिश्र ने 
सांख्यकारिका की व्याख्या सांख्यतत्त्वकौमुदी में पश्चम कारिका की व्याख्या में 
` 'लिखी है--“सोऽयं बुद्धितत्त्ववतिना ज्ञानसुखादिना तत्प्रतिबिम्बितस्तच्छायापत्त्या 
ज्ञानसुखादिमानिव भवति ।” 
उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त 'तत्रतिबिम्बितः' और 'तच्छायापत्त्या' पदों में 'तत्‌' 
पद से 'बुद्धितत्त्व का परामुर्श किया गया है । अतः श्री वाचस्पति मिश्र की उद्छृत 
पङ्क्ति का अर्थ यह है कि 'बुद्धि' में 'पुरुष' का प्रतिविम्ब पड़ने से उसमें बुद्धितत्त्व 
की छायापत्ति ( सादुश्यप्राप्ति ) होती है । उससे वह, ( पुरुष ) 'बुद्धिगत' (बुद्धिवर्ती) 
“ज्ञान, सुख आदि धर्मों का आश्रय (आधार ) जैसा ही लगने लगता है। 
वस्तुतः ज्ञान, सुख आदि धर्मों का आश्रय ( आधार ) तो 'बुद्धि' है। और 'पुरुष' 
निधेमंक होने से ज्ञान, सुख आदि धर्मों से रहित है । फिर भी बुद्धि में प्रतिबिम्बित 
रहने से उन बुद्धि धर्मों का आधार वही है--ऐसा भासित होता है । 
कुछ विद्वान्‌ वाचस्पति मिश्च की उक्त पङ्क्ति के 'तच्छायापत्त्या' पद का अर्थ 
'तत्तादात्म्यापत्त्या' या 'तदभेदापत्त्या' करते हैं । अर्थात्‌ बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिम्ब 
पड़ने से पुरुष और बुद्धि में अभेद हो जाता है। इस प्रकार दोनों के अभिन्न हो 
जाने से बुद्धि के ज्ञान सुख आदि धमं' पुरुष में भासित होने लगते हैं--ऐसा बताते 
हैं। किन्तु बुद्धि के धर्मों को 'पुरुष' में बताने के लिये 'तत्तादात्म्यापत्ति या तद- 
भेदापत्ति' अर्थ करने की आवश्यकता नहीं है । बुद्धि के धमां का आधार 'पुरुष' को 
समझना तो उनके परस्पर भेद को न जानने के कारण ही है। और 'तच्छायापत्ति' 
का 'तत्तादात्म्यापत्ति' या “तदभेदापत्ति' अर्थ करना इसलिये भी उचित नहीं है कि 
दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब पड़ता है, परन्तु मुख में दर्पण के अभेद की प्रतीति किसी 


को नहों हुआ करती । 

_ -  सांख्यप्रवचनभाष्यकार श्री विज्ञानभिक्षु के मतानुसार पुरुष में बुद्धि का प्रति- 
` विग्र’ पड़ता है, . 'बुद्धि' में, 'पुरुष' का नहीं । उनका कहना है कि प्रतिबिम्ब का 
्रहरकरने की क्षमता उसी पदार्थ में होती है, जो अत्यन्त स्वच्छ ( निर्मल ) हो । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरवणंन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणम्‌ १०१ 


'पुरुष' = आत्मा, निसर्गतः निविकार होने से अत्यन्त स्वच्छ ( निर्मल ) है। इस कारण 
उसमें (आत्मा में ) प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की क्षमता है। इसलिये 'पुरुष' में बुद्धि 
का प्रतिबिम्ब पड़ता है। (बुद्धि! तो विकारशीला (विकारी ) है। अतः उस में 
स्वच्छता ( निर्मेलता ) नहीं है ! इसलिये उसमें ( बुद्धि में ) पुरुष का प्रतिबिम्व ग्रहण 
करने की क्षमता नहीं है। एक कारण यह भी है कि 'पुरुष' नि्धमंक ( धर्मरहित ) 
.है। उसकी निधंमंकता ही उसके प्रतिविम्बित होने में बाधक है। मुख की छाया 
दपण में पड़ने पर ही दपंण में सुख का प्रतिबिम्ब पड़ा--ऐसा कहा जाता है। उस 
छाया में बिम्बभूत वस्तु के कुछ धर्म अवगत होते हैं। 'पुरुष' तो छायाहीन और 
- निर्धमंक है । उस छायाहीन ( छायाशुन्य ) पुरुष की 'बुद्धि' में छाया कँसे पड़ 
सकेगी और. निधंमंक होने से उसमें (छाया में ) उसके ( बिम्वभूत पुरुष के ) धमं 
कंसे अवगत हो सकेंगे ? इसलिये 'बुद्धि' में “पुरुष” के प्रतिबिम्बित होने का प्रश्‍न ही 
नहों है । यही बात श्री विज्ञानभिक्षु ने अपने सांख्यप्रवचनभाष्य में कही हैः-- 
“तसिमिंश्रिदृदपंणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टय: । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटद्रुमाः॥” 
धा ( सां० प्र भा० ११३ ) 

सरोवर के तट ( किनारे ) पर लगे वृक्ष, सरोवर के जल में.जैसे प्रतिविम्बित 
होते हैं। उसी प्रकार 'पुरुष' के समीपवर्ती 'बुद्धि' की सम्पूर्ण वृत्तियाँ अपने सञ्चिकट 
रहने वाले “चैतन्यात्मक पुरुष! रूप निर्मल दर्पण में प्रतिबिम्बित हुआ करतीं हैं । उक्त 
पद्य में सरसीव तटद्रुमाः' की उपमा देकर भिक्षु ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 'तटदुम' 
अपनी अस्वच्छता के कारण जैसे सरोवर के प्रतिजिम्ब का ग्रहण करने में असमर्थ हैं, 
अर्थात्‌ तटवर्ती वृक्षों में सरोवर का प्रतिबिम्ब जैसे नहीं पड़ता, अपितु स्वच्छ ( निर्मल ) 
सरोवर में ही तटवर्ती वृक्षों का प्रतिबिम्ब पड़ता है। ठीक उसी तरह बुद्धि की 
अस्वच्छता के कारण उसमें ( बुद्धि में) 'पुरुष' का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता। 
अपितु स्वच्छ ( निर्मल ) “पुरुष” में ही 'बुद्धि' का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है। और यह 
उचित भी प्रतीत होता है । 
अद्वेत वेदान्त के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया-- 


अद्वैत वेदान्त मत के अनुसार पारमाथिक ( वास्तविक ) वस्तु, “अद्वितीय चैतन्य! 
ही एकमात्र है। उसी अद्वितीय चैतन्य में यह सम्पूर्ण जगत्‌, अज्ञान द्वारा कल्पित 
( अध्यस्त ) है। इस 'कल्पित जगत्‌' के नाना पदार्थ, उस 'चेतन्य' का अवच्छेद 
करते हैं, अर्थात्‌ उस चैतन्य में अनेकता की कल्पना करवाते हैं। उस कारण 
अद्वितीय--एक ही चैतन्य, तत्तत्‌ पदार्थों ( वस्तुओं ) से अवच्छिन्न ( युक्त-मर्यादित ) 
होकर अनेक बन जाता है.। इस 'अवच्छिन्न चैतन्य' के मुख्यतया तीन प्रकार होते हैं । 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०२ तक॑भाषा ` [ मतान्तरवर्णन 


( १.) प्रमातु चेतन्य ( ज्ञाता पुरुष अर्थात्‌ अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्य ), (२ ) प्रमाण 
चेतन्य ( वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य ), और ( ३ ) प्रमेय चैतन्य ( विषयावच्छिन्न चैतन्य ) । 
इन !तीनों चैतन्यो' में जब एकता ( ऐक्य ) हो जाती है, तब प्रत्यक्ष ज्ञान का उदय 
होता है । इन त्रिविध चैतन्यों की एकता तभी हो पाती है, जब उनके 'तीनों अवच्छेदक 
( अन्तःकरण, वृत्ति और विषय) एकत्र होते हैं। तीनों अवच्छेदकों का एकत्र 


समागम तभी होता है, जब विषय ( वस्तु = पदार्थ ) के पास ( समीप ) इन्द्रिय-के 


रास्ते अन्तःकरण और उसकी वृत्ति दोनों का सन्निधान होता है। तीनों का यह 
एकत्रावस्थान, प्रत्यक्षज्ञान की प्रक्रिया में ही संभव होता है, क्योंकि इस प्रत्यक्ष की 
प्रक्रिया में ही इन्द्रिय के द्वारा अन्तःकरण का विषयतक ( विषय देश में ) गमन तथा 
वहीं पर अन्तःकरण की विषयाकारवृत्ति का जनन ( उत्पत्ति ) होता है । अतः 'अन्तः- 
करण,' 'उसकी वृत्ति' और 'विषय' तीनों का एक ही देश में अवस्थान होने से उन 
तीनों से अवच्छिन्न हुए 'चैतन्यों' में एकता हो जाती है। शांकर वेदान्त में प्रत्यक्ष की 
कारण सामग्री के सम्बन्ध में एक विशेषता पायी जाती है । अन्य कोई भी दर्शन प्रत्यक्ष 
को छोड़कर अनुमानादि अन्य किसी प्रमाण से अपरोक्षज्ञान ( प्रत्यक्षज्ञान ) या 
निविकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति को नहीं मानते हैं। किन्तु शांकर वेदान्त 
“तत्त्वमसि! इत्यादि महावाक्य से अपरोक्ष निविकल्पक' ( प्रत्यक्ष ) की उत्पत्ति मानते 
हैं। उसके उपपादनाथं 'दशमस्त्वमसि' यह लौकिक उदाहरण उपस्थित करते हैं । 
उसी प्रकार 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यो में भी शब्द-प्रमाण में से अपरोक्ष निर्विकल्पक 
ज्ञान' हो सकता है । इस रीति से शांकर वेदान्त में शब्द प्रमाण को भी अपरोक्ष 
निविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति में कारण बताया गया है। इनके अनुसार 'ज्ञातृ-ज्ञेय के 
भेद” आदि से युक्त ज्ञान सविकल्पक है, 'जञतृज्ञेयभेदादिसहितं ज्ञान सविकल्पकम्‌ । और 
. ज्ञातृ-शेय आदि के विभाग से रहित ब्रह्मकात्मताविषयक, अखण्डाकारक, विशेषण- 
विशेष्यसम्बन्धरहित ज्ञान निविकल्पक है । इस प्रकार केवल परमार्थसत्‌ 'ब्रह्म' ही 
निर्विकल्पक ज्ञान का विषय होता है । 'निविकल्पक ज्ञान, साक्षात्कारात्मक अनुभूति 
(सत्य ) की पराकाष्ठा है । इस चरम सीमा का अनुभव 'निविकल्पक समाधि' में 
ही उपलब्ध होता है । व्यवहारदशा में तो 'तत्त्वर्मास,' “अहं ब्रह्मास्म' आदि महा- 
वाक्यों के द्वारा 'लक्षणावृत्ति' की सहायता से उस अखण्ड वस्तु का बोधमात्र कराया 
जाता है । 


झीरामानुजाचार्य भी 'निविकल्पक' और 'सविकल्पक' भेद से दो प्रकार का प्रत्यक्ष 
मानते हैं । इनके मत में दोनों प्रकार का ज्ञान 'विशिष्टविषयक' होता है । क्योंकि ऐसा 


ज्ञान, जो अविशिष्ट विषय का प्रत्यक्ष कराता हो, कहीं दृष्टिगोचर नहीं है, औरन - 


-युक्ति से सिद्ध ही है । ऐसा यतीन्द्रमतदीपिकाकार का कहना है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरवर्णेन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ १०३ 


बौद्धदशंन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया 

'्रत्यक्ष! के सविकल्पक और निविकल्पक दो भेदों में से बोद्ध दार्शनिकों ने केवल 
निविकल्पक को ही प्रत्यक्ष प्रमाण माना है । सविकल्पक को नहीं । किन्तु नेयायिकों 
ने सविकल्पक और निविकल्पक दोनों को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में माना है। बौद्ध- 
दार्शनिकों का कथन है कि निविकल्पक तो 'स्वलक्षण' विषयक अर्थात्‌ 'वस्तुमात्र' को 
विषय करने के कारण ( वह ) वस्तुमात्र से उत्पन्न है। अतः वह अथंज' है। एवं च 
बह अथेज होने से उसे ही प्रमाण कहा जा सकता है । और सविकल्पक ज्ञान तो नाम- 
जाति आदि की योजना से युक्त होता है । इसल्यि उसमें जाति का भी भान होता है । 
तब जाति को भी उसका (सविकल्पक ज्ञान का ) कारण कहना पड़ेगा । किन्तु बौद्ध- 
दार्शनिकों ने जाति को कोई भाव पदार्थ के रूप में नहीं माना है। अतः जाति सें 
उत्पन्न होने वाला वह सविकल्पक ज्ञान “अर्थज' नहीं है । तब 'अथंज' न होने से उसको 
( सविकल्पक ज्ञान को ) प्रत्यक्ष' नहीं कहा जा सकता। वोद्ों ने जाति को भाव- 
पदार्थ के रूप में न मानने का कारण यह बताया है कि हम बौद्ध 'क्षणभङ्गवादी' हैं। 
हमारा प्रथम सिद्धान्त 'क्षणभङ्गवाद' है । हम वोद्धों के मत में सब कुछ 'क्षणिक' है । 
संसार में कोई भी पदार्थ 'नित्य' नहीं है । नैयायिक 'जाति' को 'नित्य' पदार्थ के रूप 
में मानता है । "नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्‌' इस जातिलक्षण को नेयायिकों ने 
माना है अतः नैयायिकों की जाति ( सामान्य) “नित्य पदार्थे है। क्षणभङ्गवादीः हम 
वौद्धों के लिये उस प्रकार की 'जाति' मानना कदापि संभव नहीं है । एवं च बौद्धो के 
यहाँ जाति नाम की कोई वस्तु ही नहीं है । अतः सामान्य ( जाति ) को विषय करने 
वाला सविकल्पक 'अर्थज' न होने के कारण उसे हम प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में नहीं 
मानते । हम वौद्धो के मत में अथे ( वस्तु ) जन्य ज्ञान को ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष' 
कहते हैं। अतः निविकल्पक प्रत्यक्ष ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष हो सकता है । क्योंकि वही 
एकमात्र 'स्वलक्षण-अर्थातु अपने स्वाभाविक ( सहज ) स्वरूप से भिन्न सभी प्रकार 
के लक्षणों से रहित 'वस्तुमात्र-को विषय करता है । इस कारण वह निविकल्पक ही 
तथाविध वस्तुरूप अर्थ से जन्य ( उत्पन्न ) होता है । सविकल्पक प्रत्यक्ष तो निवि- 
कल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा उपस्थित की गई वस्तु को नाम, जाति आदि कल्पित पदार्थों 
से जोड़ता है । अतः वह 'सविकल्पक', अथं ( प्रमाणसिद्ध वस्तु ) से जन्य न होने के 
कारण उसे प्रमाण नहीं कह सकते । वह तो नाम, जाति आदि कल्पित ( असत्य ) 
पदार्थों से जुड़ा हुआ हे । 

नेयायिक--जाति ( सामान्य ) को यदि तुम नहीं मानोगे तो जाति से होनेवाला 
कार्य तुम कैसे कर पाओगे ? हमारे न्यायसिद्धान्त में तो जाति का कार्य ( काम ) 
“अनुगत प्रतीति' कराना तथा अनेक कार्य-कारणभावों की उपपत्ति लगाना है, 'अनुवृत्ति 
प्रत्ययहेतु: सामान्यम्‌ अर्थात्‌ 'अनुवृत्तिप्रत्यय' ( अनुगत प्रतीति यानी एकाकार भ्रतीति) 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०४ तकंभाषा [ मतान्तरवणंन 


कराने में जो कारण हो उसे सामान्य ( जाति ) कहते हैं । दस, बीस, तीस आदिं 
अनेक घटों में 'अयं घटः, अयं घटः, अयमपि घटः? इस प्रकार की जो एकाकार प्रतीति - 
होती है, उसका कारण क्या है ? तो कहना होगा कि उस एकाकार प्रतीति का कारण 
उन घटों में रहने वाला 'घटत्व' सामान्य ही है। सभी घटों में घटत्व नाम का एक 
साधारण धमं रहता है। उसी से सभी घटों की 'अयं घटः, अयं घटः' के रूप में एका- 
कार प्रतीति होती है । इसी 'अनुवृत्ताकार प्रतीति’ ( अनुगतप्रतीति ) के हेतु (कारण) 
को सामान्य ( जाति ) कहते हैं । एवं च जाति या सामान्य का काम एकाकार प्रतीति 
( अनुवृत्ति प्रत्यय ) को उत्पन्न करना है। उसी से सजातीय अनेक वस्तुओं का ज्ञान 
सहजभाव से होजाता है। अब तुम ही बताओ कि जब तुम जाति ( सामान्य ) पदार्थ 
को नहीं स्वीकार करोगे तो तुम सजातीय अनेक पदार्थो में एकाकार प्रतीति ( अनुः 
वृत्ताकार प्रतीति--अनुगत प्रतीति ) कैसे कर पाओगे ? इसी प्रकार विभिन्न पटों और 
तन्तुओं में यदि पटत्व और तन्तुत्व जाति को नहीं मानोगे तो 'पटसामान्य' के प्रति 
'तन्तुमामान्य' कारण होता है । इस कार्य-कारणभाव की उपपत्ति कैसे कर पाओगे ? 
बौद्ध--वौद्ध कहता है कि तुम्हारे द्वारा जाति से जो काम किया जाता है, वह 
काम हमारे यहाँ 'अपोह' की कल्पना करने मात्र से ही हो जाता है। नेयायिक का 
“घटत्व' 'अपोह' स्वरूप ही है । अनुगताकार प्रतीति एवं विभिन्न कार्य-कारण व्यक्तियों 
में अनुगत कार्य-कारणभाव की प्रतीति का निर्वाहक 'जाति' पदार्थ नहीं है, अपितु 
'अपोह' है । 'अपोह' शब्द का अथे 'अतद्व्यावृत्ति’ अर्थात्‌ 'तद्भिन्न-भिन्नत्व' है। :तद्‌' 
शब्द से 'घट' आदि व्यक्ति का ग्रहण करिये और 'अतद्‌' का अर्थ है 'जो घट आदि 
व्यक्ति नहीं है' । एवञ्च 'अतद्‌' का अर्थ हुआ 'अघट' अर्थात्‌ घटभिन्न सम्पूणं जगत्‌ । 
उससे व्यावृत्त ( भिन्न ) वह 'घट' व्यक्ति ही होगी । इसलिये प्रत्येक 'घट' अतद्व्यावृत्त 
अथवा तदूभिन्न से भिन्न है । इसी कारण उसे 'घट' कहा जाता है । इस रीति से प्रत्येक 
“घट' में अतद्व्यावृत्ति या तद्भिन्न-भिन्नत्व है, जिसे 'अपोह' शब्द से कहा जाता है, 
उसी से एकाकार प्रतीति तथा कार्यकारणभाव की प्रतीति हो जाती है । एवं च जाति 
( सामान्य ) का कार्य अतद्व्यावृत्तिरूप 'अपोह' से हो जाता है। जाति को मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । हमारा 'अपोह' यानी घटत्व-पटत्व-गोत्व आदि पदार्थ 
भावरूप हैं या अभावरूप हैं, क्षणिक हैं या स्थायी हैं इत्यादि 'ऊह' यानी तकं-वितकं 
की परिधि के बाहर हैं। अत एव इसे 'अपोह' कहा जाता है, 'अपगतः विनिवृत्तः 
ऊहः उक्तविधो विविधो वितर्को यस्मात्‌ सः' अपोहः । एवं च घटत्व-पटत्व-तन्तुरव- 
गोत्व आदि अपोहात्मक हैं । वह अपोह ही विभिन्न सजातीय व्यक्तियों में अनुग्रताकार 
प्रतीति कराता है । नैयायिको का जो यह कहना है कि कार्यकारणभाव के उपपत्र्थे 
जाति पदार्थं को मानना आवश्यक है । वह भी उचित नहीं है। क्योंकि उत्पद्यमान 
कार्य के कारणों को कोई जबरदस्ती एकत्रित नहीं करता, अपितु उस कायं के सभी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरवणंन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ १०५ 


कारण स्वाभाविक रीति से ही अपने ही बल पर एकत्र जुट जाते हैं, तब “कार्य की 
उत्पत्ति होती है । इस प्रकार से होने वाली 'कार्योत्पत्ति' को “प्रतीत्यसमुत्पाद' शब्द से 
कहते हैं । एवं च विभिन्न कार्य-कारणरूप व्यक्तियों में किसी भी अनुगत कार्य-कारण- 


भाव को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । वह कार्य-कारणभाव तो अननुगत ही - 


है । क्योंकि तत्तत्‌ कायं के प्रति तत्तत्‌ कारणों को 'तत्तत्कार्यानुकुलकुवंद्रूपत्व' रूप से 
अनुगत ही है कारणभाव अतः कार्य के निर्वाहाथं जाति ( अनुगत धमं ) की कल्पना 
करना उचित नहीं है । 

वौद्धों का कहना है कि भाव पदार्थ के रूप में “जाति' का अस्तित्व यदि. माना 
जाय तो अनेक दुष्परिहरणीय प्रसंग उपस्थित होंगे । जैसे--किसी व्यक्ति के उत्पन्न 
होने पर क्या उस व्यक्ति के साथ उसमें उसकी जाति की भी उत्पत्ति होती हे? और 
जब वह व्यक्ति नष्ट होती है, तब उस व्यक्ति के साथ उसमें ज्ञात होने वाली क्या 
उसकी जाति भी नष्ट हो जाती है ? उत्तर देने वाला यदि 'हाँ' कहता है, तो 'जाति' 
का जन्म ( उत्पत्ति ) और नाश होते रहने से समस्त व्यक्तियों के आश्रित रहने वाली 
'जाति' को एक और नित्य नहीं कहा जा सकेगा । यदि “नहीं' कहता है, तो दुसरा 
दुष्परिहरणीय प्रसंग यह होगा कि किसी “व्यक्ति' का जन्म होने पर उसमें 'जाति' का 
संबंध कँसे हुआ ? क्या जहाँ “व्यक्ति का जन्म हुआ, वहाँ पहले से ही 'जाति' रहती 
थी? और 'ब्यक्ति' के उत्पन्न होते ही क्या वह उस पर आश्रित हो गई ? अथवा किसी 
दुसरी जगह से आकर उस उत्पन्न हुई व्यक्ति को उसने अपना आश्रय बना लिया ? 
तात्पर्यं यह है कि जाति का अस्तित्व मानने पर उक्त प्रश्नों का उत्तर नैयायिक 


नहीं दे सकेगा । क्योंकि उस 'व्यक्ति' की उत्पत्ति के पूर्वं ही उसके “उत्पत्तिस्थान' . 


में 'जाति' का अस्तित्व माना जाय तो उस 'उत्पत्तिस्थान' को भी तद्व्यक्तिस्वरूप ही 
समझना पड़ेगा । अर्थात्‌--“गोत्व' जाति, ‘गोव्यक्ति की उत्पत्ति के पूर्वं ही उसकी 
उत्पत्तिस्थान में रहती है कहें, तो जहाँ 'गोत्व' जाति रहे उसे 'गो' कहा जाता है । इस 
सिद्धान्त के अनुसार उस 'गोव्यक्ति' की उत्पत्ति के स्थान को भी 'गो' कहना होगा । 
यदि दूसरे पक्ष को ग्रहण करें अर्थात्‌ दुसरी जगह से आकर वह उस व्यक्ति को अपना 
आश्रय बनाती है कहें, तो यह आपत्ति आवेगी कि अन्य स्थान से इस उत्पद्यमान 
ब्यक्ति, में उस जाति के आने तक इस “व्यक्ति' को जातिरहित ही रहना होगा । 
उस दशा में इस व्यक्ति की पहचान ही नहीं हो सकेगी। और जिस स्थान से वह 
जाति आ रही है, मान लीजिये कि वह स्थान यदि 'गो' के स्थान से भिन्न हुआ तो 
अब तक वहाँ जाति की स्थिति रहने के कारण उस गोभिन्न स्थान को भी 'गो' रूप 
ही समझना पड़ेगा । क्योंकि वहाँ से प्रस्थान करने के पूवं तक वहाँ 'गोत्व” की स्थिति 
थी । अथवा यदि यह कहें 'गोत्व' जाति ने जहाँ से प्रस्थान किया, वह स्थान किसी 
अन्य 'गो' का ही था । तो यह प्रश्‍न किया जायेगा कि 'गोत्व' जाति ने उत्पद्यमान 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०६ तकंभाषा [ मतान्तरवणेन 


जिस नवीन 'गो' व्यक्ति से सम्वन्ध करने के लिये जिस पुरानी 'गोव्यक्ति' को त्यागा 
है, क्या उसे सदा सवंदा के लिये त्याग दिया है ? अथवा उस पुरानी गोव्यक्ति में 
रहती हुई अंशतः उसे त्याग रही है? यदि “पुरानी गौ' को सदा सवेदा के लिये त्याग 
कर वह 'गोत्व' जाति वहाँ से प्रस्थान कर रही है कहें तो उस पुरानी “गौ' को अब 
कभी भी 'गौ' नहीं कह सकेंगे। यदि पुरानी गौ में रहते हुए ही नयी गौ तक वह 
पहुचती है कहें तो उसे ( जाति को ) संकोच-विस्तार शील अंशवान्‌ पदार्थं मानना 
पड़ेगा । इस रीति से 'जाति' को अंशवान्‌ पदार्थ मानने पर उसे नित्य, अमूर्तं नहीं 
कह पायेंगे । क्योंकि संकोच-विस्तार तो अनित्य, मूतं पदार्थं में हुआ करते हैं। नित्य 
पदार्थ में कभी किसी प्रकार का संकोच-विस्तार नहीं हुआ करता, तथा अमूर्त पदार्थ 
में कभी भी गमनागमन क्रिया नहीं हुआ करती । इसी अभिप्राय को निम्न कारिका 
से बताया गया है-- 
नायाति न च तत्रासीन्न चोत्पन्नं न चांशवत्‌ । 
जहाति पूर्वं नाधारमहो व्यसनसन्ततिः ।' 
अतः बौद्धदार्शनिकों ने जाति पदार्थ को स्वीकार नहीं किया है । उसे स्वीकार 
करने में उनके 'क्षणभंगवाद' का सिद्धान्त नष्ट हो जाता है । क्योंकि नैयायिकों ने 
नित्य तथा अनेक व्यक्तियों में समवाय सम्बन्ध से रहने वाले धर्म को 'जाति' शब्द से 
बताया है । नैयाथिकों का यह कथन तो बौढ़ों के क्षणिक सिद्धान्त का उन्मूलन कर 
देता है । अतः बोद्धों ने 'जाति' को नहीं माना है। नैयायिकों ने जो 'जाति' की 
कल्पना की है, उसके दो उद्देश्य हैं एक तो नाना व्यक्तियों में एकाकार प्रतीति हो सके, 
और दूसरा उद्देश्य यह है कि विभिन्न कार्य-कारण व्यक्तियों में एक 'अनुगत कार्य- 
कारणभाव' का स्वीकार कर सके । जैसे रूप, रंग, आकार-प्रकार, देश-काल आदि का 
भेद रहने पर भी नाना गोव्यक्तियों में 'यह गाय है, यह गाय है, यह भी गाय है” इस 
प्रकार यह-वह आदि विभिन्न शब्दों से 'बिशेष्य' अंश के 'अनेकत्व' का और 'गो' इस 
एक शब्द से 'विशेषण' अंश के 'एकत्व' का अनुभव सभी को होता है । उसमें किसी 
का विवाद नहीं है । किन्तु इस अनुभव का कारण क्या है? कहना होगा कि समस्त 
विभिन्न गो व्यक्तियों में एक 'गोत्व' धर्म का रहना ही उस अनुभव में कारण है। इस 
गोत्व धमं को ही दार्शनिक लोग गोत्व जाति कहते हैं। एवं च अनेक गो व्यक्तियों में 
सबकी एकाकार प्रतीति का निर्वाह करने के लिये ही 'गोत्व' जाति की कल्पना की 
गई है । 
इसी प्रकार घटात्मक कार्य व्यक्ति और कपालात्मक कारण व्यक्ति भी अनेक हैं। 
* उनमें से “अमुक घट' के प्रति अमुक कपाल' कारण है--इस प्रकार तत्तद्‌ व्यक्ति के 
प्रति तत्तत्‌ कारण को कहा जाय तो, तत्तद्‌ घट और तत्तत्‌ कपाल के कार्यकारण” 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मंतान्तरवर्णन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ १०७ 


भाव का ज्ञान न होने से नवीन घट के उत्पादनार्थ नये कपाल को ग्रहण नहीं किया 
जा सकेगा । अतः उस ग्रहणप्रवृत्ति के लिये समस्त घट व्यक्तियों में “एक घटत्व धर्म 
और 'समस्त कपाल व्यक्तियों' में 'एक कपालत्व धर्म' को मानना पड़ेगा । तब उन 
धर्मों द्वारा 'घट' और 'कपाल' के वीच एक अनुगत कार्य-कारणभाव की कल्पना भी 
करनी होगी । एवं च विभिन्न कार्य-कारण व्यक्तियों में अनुगत कार्यकारणभाव को 
मानने के लिये 'जाति' की कल्पना करनी पड़ती है । 

बौद्ध दार्शनिकों का 'अपोह' और नैयायिको की 'जाति' में अन्तर यही है कि वौद्धों 
का 'अपोह' अतद्व्यावृत्तिरूप अर्थात्‌ अभावरूप है । और नेयाथिकों का 'सामान्य' 
( जाति ) भावरूप है । वोद्धों के अनुसार नैयायिकों का कल्पित सामान्य ( जाति ) 
कोई अर्थ ( वस्तु-पदाथे ) ही नहीं है, अपितु वह तो अतद्व्यावृत्ति रूप “अपोह' 
या अन्योन्याभावरूप 'तद्भिन्न-भिन्नत्व' ही है । अतः “जाति” कोई वस्तु अर्थे ) ही 
न होने से सामान्यविषयक 'सविकल्पक ज्ञान' भी अथंज नहीं है । इसलिये उसे प्रत्यक्ष 
नहीं कहना चाहिये । यह बौद्धो का पूवंपक्ष है । इसको ग्रन्थकार बता रहे हैं-- 


ननु निर्विकल्पकं परमार्थतः स्वलक्षणविषयं भवतु प्रत्यक्षम्‌ । सविकल्पकं तु 
वाब्दरिङ्भवदनुगताकारावगाहित्वात्‌ सामान्यविषयं कथं प्रत्यक्षमर्थजस्येव 
प्रत्यक्षत्वात्‌ अर्थस्य च परमार्थतः सत एव तज्जनकत्वात्‌। स्वलक्ष णन्तु 
परमार्थतः सत्‌, न तु सामान्यम्‌ तस्य प्रमाणनिरस्तविधिभावस्य अन्यव्या- 
वृत्त्यात्मनस्तुच्छस्वात्‌ । 


( पूर्वपक्ष ) नन्विति। 'निविकल्पक' वस्तुतः स्वलक्षण अर्थात्‌ वस्तुमात्रविषयक ` 


होता है, और उसी से उत्पन्न होता है । अतः उसे ही प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में 


कह्‌ सकते है । किन्तु सविकल्पक तो शब्द और अनुमान के समान अनुगत आकार. 


( सामान्य ) का ग्राहक होने से वह सामान्य विषयक होता है। तब उसे 
प्रमाणभूत प्रत्यक्ष के रूप में कैसे माना जा सकता है? क्योंकि 'अर्थज' यानी 
अर्थजन्य ज्ञान को ही प्रमाणभूत प्रत्यक्ष कहते है । और प्रमाण जो पारमाथिक 
( वास्तविक ) रूप में सत्‌' ( विद्यमान) हो और जो प्रत्यक्ष ज्ञान के पूवं रहता 
हो। किन्तु इस प्रकार का 'अर्थ' केवल वही हो सकता है, जो स्वछक्षण' हो, 
अर्थात्‌ जो स्वयं ही अपना लक्षण हो, जिसका अन्य कोई लक्षण न हो । अभिप्राय 
यह है कि बौद्धों के मत से 'पदाथं' दो प्रकार के होते हैं--( १) स्वलक्षण और 
( २) सामान्य-लक्षण । 'स्वलक्षण' का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ इस प्रकार है-स्वं 
सर्वतो व्यावृत्तं लक्षणं वस्तुरूपम्‌ यस्य तत्‌ < स्वलक्षणम्‌ ।' सब से भिन्न वस्तु 
का अपना निजी स्वरूप । किसी भी वस्तु का अपना निजी स्वरूप सभी अन्य 
सजातीय, विजातीय वस्तओं से भिन्न होता है । यह 'स्वलक्षण' ही प्रवृत्ति-निवृत्ति 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०८ तकंभाषा [ मतान्तरवणंन 


का विषय होता है यानी इसका ही ग्रहण या त्याग किया जा सकता है। यही 
अर्थक्रियाकारी है अर्थात्‌ घट आदि अर्थ का जल लाना आदि जो कार्यं ( क्रिया) 
है, उसे घटव्यक्ति ( स्वलक्षण ) ही कर सकता है, घटत्व आदि सामान्य नहीं कर 
सकता । इस कारण “स्वलक्षण' को ही परमार्थं सत्‌ ( वास्तविक, यथार्थ) माना 
जाता है । क्योंकि अर्थ-क्रियाकारिता ही पारमाथिकता ( वास्तविकता ) की कसौटी 
है! । दूसरा पदार्थ है सामान्य या सामान्यलक्षण । वह अर्थक्रियाकारी नहीं है। इसी 
कारण वह परमाथंसत्‌ भी नहीं है। वह तो आरोपित । कल्पित ) पदाथ है। 
इसील्यि ग्रन्थकार कह रहे हैं कि “स्वलक्षणं तु परमार्थतः सत्‌ न तु सामान्यम्‌ ।' 
बौद्धदाशेनिक इसे 'संवृति सत्‌’ ( सांवृतिक सत्य ) कहते हैं और उसे अभावरूप 
(तुच्छ ) मानते हैं । भावरूप नहीं मानते । 'सामान्य' को अभावरूप मानने में कारण 
यह बताते हैं कि 'प्रमाणनिरस्तबिधिभावस्य' । प्रमाणों के द्वारा जिसकी 'भावरूपता' 
का निराकरण कर दिया गया है । उसके निराकरण करने का प्रयोजन यह है कि 
नेयायिकों के सिद्धान्तानुसार सामान्य ( जाति ) का लक्षण यह बताया जाता है कि 
"नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम्‌' जो नित्य हो और अनेक पदार्थो में समवाय सम्वन्ध 
से रहता हो, जैसे--'गोत्व' आदि। इस सामान्यलक्षण के दो अंश हैं--( १) 
नित्यत्व, और ( २) अनेकसमवेतत्व । वोद्धों का कहना है कि ये दोनों अंश असंगत 
है। उदाहरणार्थं जेसे--'नित्यत्व' को ही लीजिये। बौद्धसिद्धान्त में संसार का कोई 
भी पदार्थ नित्य नहीं है । सभी पदार्थ क्षणिक हैं । जो क्षणिक न हो, उसकी 'सत्ता' ही 
नहीं हो सकती। बौद्धो ने यह व्याप्ति कर दी है कि 'यत्‌ सत्‌, तत्‌ क्षणिकम्‌! । अतः 
“क्षणिकता' के अभाव में “सत्ता' भी नहीं रह सकती । इस रीति से सामान्य की भावरूपता 
का निराकरण हो जाता है । इसी तरह 'अनेक समवेतत्व' इस दूसरे अंश को भी देखिये। 
नयायिको के मतानुसार अनेक व्यक्तियों में रहनेवाली 'जाति' ( सामान्य ) क्या प्रत्येक 
व्यक्ति में साकल्येन ( पुर्णेरूप में ) रहती है, या एकदेशेन। अर्थात्‌ किसी एक व्यक्ति 
में वह जाति सम्पूर्णतया रहती है या उस जाति का एक अंश मात्र रहता है? ऐसा 
प्रश्न पूछने पर नेयायिक प्रथम पक्ष का स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यदि 'जाति' 
किसी एक व्यक्ति में साकल्येन रहती है, तो दुसरी व्यक्ति में उसकी प्रतीति नहीं हो 
पायेगी । दुसरे पक्ष को भी इसलिये नहीं मान सकते--क्योंकि नैयायिक-वैशेषिकों ने 
'जाति' को निरंश ( अंश रहित ) माना है। तब वह एकदेशेन कैसे रह सकती है? 

एवं च 'जाति’ पदार्थ को मानने में अनेक अन्यान्य दोष उपस्थित किये जा सकते हैं । 

जैसे--घट के पैदा होने पर उसमें घटत्व जाति कहाँ से आती है और घट के नष्ट 

होने पर वह जाति कहाँ चली जाती है? इत्यादि अनेक शंकाओं का बुद्धिसंगत समा- 


१. स एव परमार्थसत्‌ अर्थक्रियाकारित्वाद्‌ वस्तुनः । --न्या० बि० परि० १ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरवर्णन ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ १०९, 


धान नहीं हो पाता है । इस रीति से प्रमाणों के द्वारा 'जाति पदार्थ' की भावरूपता 
( विधिभाव ) का खण्डन हो जाता है । ; 

नेयायिक । प्रश्‍न )--सामान्य ( जाति ) के स्वीकार न करने पर अनेक 'घटों' में 
समानाकारक प्रतीति ( यह घट है, यह घट है, यह घट है ) कैसे होगी ? 

बौद्ध ( उत्तर )--अनेक व्यक्तियों की एकाकारक (समानाकारक ) प्रतीति के 
लिये किसी भावात्मक ( विधिरूप यानी भावरूप ) धर्म की कल्पना करना आवश्यक 
नहीं है । “एकाकार प्रतीति’ तो निषेधात्मक कल्पित पदार्थ से ही हो जाती है। वह 
निषेधात्मक कल्पित पदार्थ ही 'अपोह' शब्द से कहा जाता है। उसका स्वरूप है 
अतद्व्यावृत्ति ( अन्यव्यावृत्ति ) अर्थात्‌ अन्य पदार्थों से भिन्नता । इसी को तद्भिन्न 
भिन्नत्व ( अपोह्‌ ) भी कहते हैं। यह “अपोह' अभावरूप है, इसलिये तुच्छ है । खरगोश 
के सींग या आकाश पुष्प के समान वह अत्यन्त असत्‌ है। इसीरिये सामान्य- 
विषयक ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कह सकते । एवं च वस्तुतः जो ज्ञान' परमार्थं सत्‌ वस्तु 
( स्वलक्षण ) से उत्पन्न हो; उसे ही प्रत्यक्ष शब्द से कहा जा सकता है। 


सेवम्‌ । सामान्यस्यापि चस्तुसुतत्वात्‌ । 
तदेवं व्याख्यातं प्रत्यक्षम्‌ । 


( उत्तरपक्ष ) मेवमिति । बौद्ध के आक्षेपात्मक उत्तर का समाधान नैयायिक 
इस प्रकार दे रहा है कि बहुसंख्य ( अनेक ) घटों में जो समानाकारक ( अनुगत ) 
प्रतीति होती है, उसका एक मात्र कारण सामान्य ही है “अनुवृत्तिप्रत्ययहेतुः 
सामान्यम्‌”। यह सामान्य भावरूप ही है “सामान्यस्यापि वस्तुभूतत्वात्‌'। यदि 
अपोह्‌ ( अतद्व्यावृत्ति-तद्भिन्न-भिन्नत्व ) को ही 'अनुगतप्रतीति' में कारण कहें तो 
गौरव होगा । क्योंकि घट ( तद्‌ ) के ज्ञान के बिना 'अतद्व्यावृत्ति' न घटभिन्न- 
भिन्नत्व का ज्ञान होना संभव नहीं है । दुसरी बात यह है कि घटत्व आदि सामान्य 
( जाति ) के कारण 'अयं घटः, अयं घटः' इस प्रकार की जो समानाकारक प्रतीति 
होती है उसमें सभी लोगों का अनुभव भी प्रमाण है । “घट' में 'घटत्व' है, 'पटत्व' 
नहीं है--ऐसी प्रतीति सभी को होती है वह भावरूप ही है, अभावरूप नहीं है । 

बौद्ध ने 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकम्‌, की युक्ति बताकर सामान्य ( जाति ) को जो 
अभावरूप बताया है, वह उचित नहीं हैं, क्योंकि सभी पदार्थों को क्षणिक कह देने पर 
संसार क| व्यवहार ही समाप्त हो जायेगा । संसार के व्यवहार तो बौद्धो को भी करने 
पड़ते हैं । अतः उनके तिर्वाहाथे उनकी यह युक्ति बाधक ही सिद्ध होगी । 

हमारे सिद्धान्त के अनुसार सामान्य ( जाति ) सभी व्यक्तियों में 'समवाय सम्बन्ध' 

से रहता है। उस कारण उसका अनेक व्यक्तियों में रहना भी संभव हो जाता है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११० तकभाषा [ अनुमाननिरूपण 


इसलिये सामान्य ( जाति ) भी स्वलक्षण के समान ही भावपदार्थ है। अतः समाना- 
कार विषयक जो 'सविकल्पकज्ञान' है, उसे भी 'प्रत्यक्ष' कहना चाहिये । 

निविकल्पक तथा सविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान के प्रामाण्य के विषय में विभिन्न 
दार्शनिकों के विभिन्न मतों पर एक विहंगम दृष्टि-- 

(१) बौडदाशनिक-- निविकल्पक ज्ञान' ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, सविकल्पक नहीं । 
दिङ्नागबीद्ध ने प्रत्यक्ष का लक्षण “परत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसंयुतम्‌' ( प्रमाण- 
समुच्चय-परि १) कहा है । धर्मकोतिबौद्ध ने प्रत्यक्ष का लक्षण 'प्रत्यक्ष कल्पनापोढ- 
मभ्नान्तम्‌ः बताया है ।--( न्या० वि० ) (निविकल्पकज्ञानमेव प्रमाणम्‌ कल्पनापोढ- 
त्वात्‌' । तद्न्नं सवंमप्रमाणम्‌ कल्पनाज्ञानत्वातु । 

( २ ) बेयाकरण--निविकल्पक ज्ञान का होना संभव ही नहीं है । भ्तुंहरि आदि 
वैयाकरणों के अनुसार प्रत्येक ज्ञान, शब्द से अनुगत ( सम्बद्ध ) ही होता है । 

“न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादुते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते॥' 
--( न्या० वा० ता० टी० ११४) 
शब्द की अनुगति के बिना कोई भी ज्ञान नहीं होता । अतः समस्त ज्ञान शब्द 
से सम्बद्ध हुए की भाँति भासित होते हैं। इन बेयाकरणों के मत में निविकल्पक ज्ञान 
की सत्ता नहीं है। 
( ३ ) माध्वसम्प्रदाय के वेदान्तियों ने भी निविकल्पक ज्ञान को नहीं माना है । 
--( प्रमाणपद्धति पृ० ११) 

(४ ) जेनदार्शनिकों ने निविकल्पक ज्ञान की सत्ता का तो स्वीकार किया है, 
किन्तु उसे प्रमा के रूप में नहीं माना है । उन्होंने निविकल्पक ज्ञान को 'दर्शन' शब्द से 
कहा है । --( प्रमाणमीमांसा ) 

( ५ ) न्याय-वक्षेषिक, मीमांसक, सांख्य-योग तथा अद्वेतवेदान्तियों ने निविकल्पक 
और सविकल्पक दोनों को प्रत्यक्षप्रमा के रूप में स्वीकार किया है। 

तात्पर्यं यह है कि सामान्य ( जाति ) भी भावपदार्थं है, अभावरूप नहीं है । अतः 
दोनों ( निर्विकल्पक और सविकल्पक ) ज्ञानों को प्रत्यक्ष प्रमा की कोटि में ही समझना 
चाहिये । 


॥ प्रत्यक्ष’ को व्याख्या समाप्त ॥ 


अनुमानम्रमाणनिरूपणम्‌ 
लिङ्गपरासर्शोच्नुमानम्‌ । येन हि अनुमीयेते तदनुमानम्‌ । लिङ्गपरामर्श 
चांनुमोयतेऽतो लिङ्भपरामर्शाऽनुसानम्‌ ।. तच्च घुमा a पुन करण 
त्वात्‌ । अरच्यादिज्ञानसनुमितिः । तत्करणं धृसादिज्ञानम्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क - १४11. bz lol 05503 ५22... 


अनुमानशब्दार्थ ] प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपणस्‌ १११ 


लिङ्गेति । 'लिङ्गपरामशं’ को ही अनुमान कहते हैं। क्योंकि जिससे 'अनुमिति' 
( अनु=पश्चात्‌ मितिः=प्रमितिः ) की जाती है, उसे “अनुमान” कहते हैं । ‘िङ्गपरामशं' 
से अनुमिति की जाती है, इसलिये 'लिङ्गपरामशं' को “अनुमान” कहते हैं । तच्चेति । 
और वह 'रिङ्गपरामश--'धूमादि का ज्ञान' ही है । क्योंकि वह अनुमिति के प्रत्ति- 
करण है। उससे अनुमिति की जाती है । अग्नि! आदि का ज्ञान अनुमिति” है । ओर 
'धूम' आदि का ज्ञान, उस 'अग्निज्ञानरूप अनुमिति’ का करण है । 

माधुरी 

प्रत्यक्षप्रमाण का निरूपण हो चुका है। अव अवसरप्राप्त अनुमानप्रमाण के निरू- 
पण का प्रारंभ ग्रन्थकार कर रहे हैं । न्यायदर्शन के भाष्यरचयिता वात्स्यायन ने 'अनु- 
मान? शब्द का अर्थ 'मितेन लिङ्गेन अर्थस्य अनु पश्चात्‌ मानम्‌--अनुमानम्‌ । किया 
है । अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाण' से ज्ञात हुए 'किङ्ग' द्वारा अर्थं के 'अनु' यानी पीछे से 
उत्पन्न होने वाले ज्ञान को “अनुमान' कहते हैं। 'अनुमिति' शब्द की उक्त व्युत्पत्ति या 
निरुक्ति के अनुसार 'अरिन' का ज्ञान, 'धूम' ज्ञान के पश्चात्‌ होने के कारण वह 'अनु- 
मिति? रूप है । अर्थात्‌ 'अनुमान' प्रमाण के फलरूप 'अनुमिति' का ज्ञान उक्त व्युत्पत्ति 
से हो रहा है। 

परन्तु “अनुमान प्रमाण' का लक्षण 'लिङ्गपरामर्शोऽनुमानम्‌' यानी 'लिङ्ग' के 
'परामशं' को अनुमान बताया है । इससे यह समझ में आता है कि 'अनुमान' शब्द का 
प्रयोग “दो अर्थो' में होता है । एक तो 'अनुमानप्रमाण' के लिये, जॅसे--'लिङ्गपरामर्शो- 
ऽनुमानम्‌' में 'अनुमान' शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरे, 'अनुमानप्रमाण' 
से उत्पन्न होने वाले 'ज्ञान' ( प्रमा-प्रमिति ) के लिये किया गया है। जैसे-'अथ 
तत्पूर्वकं न्रिविधस्‌ अनुमानम्‌-( न्या० सू० १।१।५ ) । तथापि 'अनुमानप्रमाण' के 
अर्थे में ही अनुमान! शब्द का प्रयोग सब लोग किया करते हैं. और अनुमानप्रमाण 
से उत्पन्न 'ज्ञान' ( प्रमा ) के अर्थ में “अनुमिति' शब्द का प्रयोग सर्वत्र होता है। 

वात्स्यायन महषि ने कहा है कि यह 'अनुमानप्रमाण”, प्रत्यक्ष तथा आगम के आश्रित 
रहता है । इसे 'अन्वीक्षा' भी कहते हैं। क्योंकि यह प्रत्यक्ष' तथा 'आगम' के द्वारा 
ईक्षित ( प्रदशित ) अर्थ का अन्वीक्षण करता है । न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति 'अन्वीक्षा' 
( अनुमान ) के द्वारा ही होती है। वह अर्थो' का परीक्षण करता है, इसीलिये उसे 
'आन्वीक्षिको' कहते हैं। जो अनुमान, "प्रत्यक्ष. तथा 'आगम' के विरुद्ध होता है, उसे 
“त्याय' न कहकर 'न्यायाभास' कहते है--( न्या० भा० १।१।१ ) । “तच्च धूमार्दि- 
ज्ञानम्‌' यहाँ पर्‌ 'तत्‌' शब्द 'किङ्गपरामर्श' का सूचक है । परन्तु ‘धूमा दिज्ञानम्‌' की 
अपेक्षा की दृष्टि से 'तत्‌” यह नपुंसकलिङ्ग निर्देश किया है । जेसे--शैत्य हि यत्‌ सा 
प्रकृतिजेलस्य' में जल की दृष्टि से 'यत्‌' न० पुं० लि० निर्देश है ।. वृद्ध परम्परा के 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , 


११२ तकभाषा [ व्याप्तिनिरूपण 


अनुसार यह कहा जाता है--सर्वनामानि उद्देशाभिधेययोः एकत्वमापादयन्ति पर्यायेण 
तल्लिङ्गभाञ्जि भवन्ति’ । 

कि पुर्नालङ्कं कञ्च तस्य परामर्शः ? 

उच्यते व्याप्तिबलेनाथंगमकं लिङ्गम्‌ । यथा घुमोच्नेलिङ्गम्‌ । तथाहि यत्र 
धुमस्तत्राग्तिरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति: । तस्यां गृहोतायामेव व्याप्तौ घुमोईग्न 
गमयति । अतो व्याप्तिबलेनाग्न्यनुमापकत्वाद धुमो$्ग्नेलिद्धःम्‌ । 

कि पुनरिति । 'लिङ्ग' किसे कहते हैं ? और उसका 'परामर्श' क्या है ? 

उच्यत इति । 'व्याप्ति' के आधार पर ( बल पर) अर्थ का जो बोधक होता है, 
उसे 'लिङ्ग' कहते हैं । जैसे 'धूम', 'अग्नि' का लिङ्ग है । तथा हीति । जहाँ 'धूम' होता 
है, वहाँ 'अग्नि' होता है--इस “साहचयंनियम' को 'व्यासि' कहते हैं। तस्यासिति । 
उस 'व्याह्ि' का निश्चयात्मकज्ञान होने पर ही 'धूम', अग्नि का ज्ञान करा पाता है । 
अतः 'व्याप्ति! के बल पर “अग्नि! का अनुसापक होने से 'धूम', को अग्नि का "लिङ्क 
कहते हैं । 

ु माधुरी 

'लिज्भपरामर्श: अनुमानम्‌' इस अनुमानलक्षण में 'लिङ्ग' और “परामर्श दो शब्द 
हैं । उनमें 'व्याप्ति के बल पर जो अर्थ का बोधक हो” उसे लिङ्ग कहते हैं । 'व्याप्ति- 
बलेन अर्थगमकं लिङ्गम्‌--यह 'लिङ्ग' का लक्षण है। उक्त रिङ्ग-लक्षण में एक 
'व्याप्ति' शब्द भी आया है । अतः उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है । “व्याप्ति' शब्द 
का अर्थे है--'साहचर्यनियम ।' “यत्र-यत्र धूमः, तत्र-तत्र वह्लिः-- जहाँ-जहाँ धूम है, 
वहाँ-वहाँ अग्नि है--इस साहचर्यनियम को व्याप्ति शब्द से कहा गया है । इस व्याप्ति 
के बल पर अर्थ का जो बोधन करता है उसे 'लिङ्ग' कहते हैं। जैसे 'घूम', 'वह्नि का 
लिङ्ग है । क्योंकि पवत आदि स्थानों में धूम को देखकर 'यश्न-यत्र धूमो भवति, तत्र- 
तत्र वह्लिभंवति” इस साहचर्यनियम अथवा 'व्याप्ति' के आधार पर “अप्रत्यक्ष वल्चि का 
ज्ञान होता है । इसलिये “घूम” को “वक्ति' का लिङ्ग कहते है । 'लिङ्ग' शब्द की ब्युत्पत्ति 
( निरुक्ति ) 'लीनम्‌ अप्रत्यक्षम्‌ अर्थं गमयति इति लिङ्गम्‌' होती है। इस लिङ्ग 
को 'हेतु' शब्द से भी कहते हैं । 'साहचयं' का अर्थ है-साथ-साथ रहना । 'धूमारनी 
सह चरतः इति सहचरी तयोर्भावः साहचर्यम्‌ ।' इस प्रकार के साहचर्यं का जो नियम 
उसे 'व्याप्तिः कहते हैं । केवल साइचर्यमात्र को 'व्याप्ति' नहीं कहते । किन्तु अनौपा" 
पिकः संबंधो व्याप्ति? । साहचर्य के नियम का अर्थ है कि नियम से दोनों का सार्थ 
रहना । घूम कभी भी वह्नि के बिना नहीं रहता । इस प्रकार के नियम को व्व्याप्ति' 
या 'अविनाभावसम्वन्ध' भी कहते हैं । 'अनौपाधिक संबंध' ही व्याप्ति शब्द से कहा 
जाता है'--इस मर्म को सूचित करने के लिये ही 'नियम' शब्द का ग्रहण किया गया 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


व्याप्ति-निरूपण ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ ११३ 


है । जो पदार्थं किसी का 'अविनाभावी' है अर्थात्‌ उसके विना नहीं रहता है उसे. 
व्याप्त” कहते हैं। जैसे 'धूम' कभी भी और कहीं भी 'अग्नि' के विना नहीं रहता है । 
इसलिये “धूम”, “अग्नि! से व्याप्त है और “अग्नि” व्यापक है । अग्नि की “व्याप्ति धूम 
में रहती है । जिसमें “व्याप्ति' रहती है उसे 'व्याप्य' ( व्याप्त ) कहते हैं और 'जिसकी 
व्याप्ति रहती है उसे 'व्यापक' कहते हँ । इसलिये 'धूम' को अग्नि का “व्याप्यू: कहते 
हैं और 'अग्नि' को धूम का “व्यापक” कहते हैं। 'धूम' का 'अरिन' के साथ नियत- 
साहचयं है अर्थात्‌ व्याप्ति है । तात्पर्यं यह है कि जिस स्थान पर 'धूम' का जन्म होता 
है, उस स्थान पर “अग्नि! अवश्य ही रहता है । 'धूम' में अग्नि के साथ ही रहने का 
जो नियम है, वही 'व्याप्ति' है । उस व्याप्ति का ज्ञान ( ग्रहण ) होने पर ही “धूम, 
अग्नि का गमक होता है । अर्थात्‌ धूम अग्नि का बोधक होता है । अतः व्याप्ति के 
बल से अग्नि का अनुमापक ( गमक ) होने के कारण 'धूम' को अग्नि का 'लिङ्ग' 
कहते हैं । 
शंका---व्याप्त्या अग्न्यनुमापकत्वात्‌ धूमः अग्नेलिङ्गम्‌ ।--व्याप्ति होने से 'धूम', 
अग्नि का अनुमापक होता है, इसलिये वह 'अग्नि का लिङ्ग है। इतना कहने से भी 
धूम को अग्नि का लिंग समझ सकते हैं, तव “ब्यासिबळेन' कहने की आवश्यकता 
समाधान--प्रन्थकार ने 'बल' शब्द की उपयोगिता बताने के लिये ही तस्यां 
गुहीतायामेव व्याप्ती धूमोऽरिनं गमयति’ कहा है । “व्याप्ति? का ग्रहण ( ज्ञान ) होने के 
पश्चात्‌ ही धूम, अनुमेयरूप 'अग्नि का अनुमान करा पाता है । अन्यथा--अर्थात्‌ 
व्याप्ति का ज्ञान न हुआ हो तो वह अनुमेयरूप अग्नि का अनुमान नहीं करा पाता । 
तात्पर्यं यह है कि व्याप्तिग्रहण होना आवश्यक है । 
तस्य तृतीयं ज्ञानं परामर्श: । तथाहि प्रथमं तावन्महानसादौ भूयो भूयो घुम 
पश्यन्‌ वाह्ल पद्यति । तेन भूयो दर्शनेन धुसारन्योः स्वाभाविकं सस्बन्ध- 
सवधारयति, यत्र धुमस्तत्राग्निरिति । | 
तस्येति । 'धूम' रूप लिङ्ग का तृतीय ज्ञान, 'परामशे' शब्द से कहा जाता है । तथा 
हीति । जैसे--प्रथमतः महानस ( पाकशाला ) में बार-वार 'घूम' को देखता हुआ 
“बह्लि' को देखता है । अर्थात्‌ धूम और वह्नि का 'भूयः' अनेक बार सहचारद्शंन 
होता है । तेनेति । भुयोदर्शन ( बार-बार सहचारदर्शन ) से 'घूम' और वाहि के 
स्वाभाविक सम्बन्ध ( व्याप्ति ) का निश्चय करता है । अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ घूम होता है, 
वहाँ-वहाँ अग्नि ( वह्नि ) होता है ऐसा समझता है । 
माधुरी . 
- - - लिङ्ग के तृतीय ज्ञान को 'परामशं' कहा गया है । यहाँ पर 'तृतीय' शब्द का 
प्रयोग, पूर्व. किये गये 'दो ज्ञानों' को सूचित कर रहा है । क्योंकि 'तृतीय' शब्द, 


#fovasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११४ तक भाषा ै [ व्याप्तिनिरूपण 


'सापेक्ष' शब्द है । प्रथम-द्वितीय ज्ञान को वताये बिना तृतीय ज्ञान का निरूपण करना 
` संभव नहीं है। अतः पहिले 'प्रथमज्ञान' को बताया गया है। वह 'प्रथमज्ञान', 
व्याप्तिग्रहण की दशा में ही होता है। अतः उपोद्घात के रूप में 'व्याप्तिग्रहण' की 
प्रक्रिया को : बताया गया है--प्रथमं ताबदिति' । प्रतिपाद्य विषय को अपनी बुद्धि में 
रखकर उसे प्रकट करने के लिये पहले से ही तत्सम्बन्धित अर्थान्तर के वर्णन को 
'उपोद्घात' कहते हैं। “चिन्तां प्रकृतसिदृध्यर्थमुपोदघातं प्रचक्षते ।” अभिप्राय यह है 
कि 'धूम'रूप लिङ्ग का तीन बार ज्ञान होने के पश्चात्‌ ही “अग्नि! की अनुमिति 
होती है । 

_धुमरूप लिङ्ग के तीन ज्ञान-- 

(१) पाकशाला में अग्नि और धूम के भूयो भूयः ( वार-वार ) सहचार दर्शन 
से 'वह्लिव्याप्यो धूम: इस आकार का 'वह्लि' के व्याप्यरूप में 'धूम' का-जो ' ज्ञान 
होता है, उसे धूम का प्रथम ( पहला ) ज्ञान समझना चाहिये । अर्थात्‌ जितनी वार 
के देखने से उक्त व्याप्ति ( स्वाभाविक सम्वन्ध ) का निश्चय होता है, वह सव मिलकर 
घुम का प्रथम ज्ञान' कहा-जाता है । 

( २) 'किङ्ग' का प्रथम ज्ञान होने के पश्चात्‌ दुर से 'पर्वत' आदि पर 'धूम'रूप 
लिङ्ग का जो ज्ञान ( दर्शन ) होता है, वह द्वितीय ज्ञान है। रिङ्ग के इस द्वितीय ज्ञान 
से, 'लिद्ध' के प्रथम ज्ञान द्वारा उत्पन्न किये गये 'व्याप्तिविषयक संस्कार' का उद्बोधन 
( जागरण ) होता है। उस कारण '“घूमो बह्लिव्याप्तः' इस आकार में व्यप्तिस्मरण 
होता है । 

( ३ ) "धमो वह्लिव्याप्यः” इस व्याप्तिस्मरण के अनन्तर 'बह्मिव्याप्यधूमवान्‌ अय 
पर्वतः इस आकार में 'पर्वेत' के साथ 'वह्लिव्याप्यधूम' के सम्बन्ध का जो ज्ञान 
होता है, उसे 'लिङ्ग' ( घूम ) का तृतीय ज्ञान कहते हैं। इस “तृतीय ज्ञान' को ही 
परामर्श कहा गया है । यही 'अनुमिति' की उत्पत्ति में कारण बनता है । अभिप्राय 
यह है कि 'रिङ्ग' के तीसरे ज्ञान ( लिङ्गपरामर्श) का आविर्भाव होने के तत्काल 


दुसरे क्षण में ही 'अनुमिति' ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है । किन्तु 'तीसरे ज्ञान के - 


( लिङ्ग परामर्श ) होने पर अनुमिति ज्ञान की उत्पत्ति होने में कोई “बाधक? नहीं 
'होना चाहिये । 

लिङ्गपरामर्शरूप तृतीय ज्ञान के 'दो अंश' है । उनमें से एक अंश, 'व्याप्ति को 
और दूसरा अंश, 'पक्षधर्मता' को सूचित करता है। इन दो अंशों के कारण ही यह 
ज्ञान, अनुमिति’ का जनक होता है । 'बह्लिव्याप्य-धूमवांश्चायं परवंतः'--इंस तृतीय ज्ञान 


.( लिङ्गपरामशं ज्ञान ) के (वह्मिव्याप्य' इतने अंश से “व्याप्त! और 'धूमवाँश्च पर्वतः ` 


इतने अंश से 'ववंत' रूप पक्ष में “घूम! के अस्तित्व की सूजना प्राप्त होती है । इसी को 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाधिनिरूपण ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ BRE 


'पक्षधर्मता' जान कहते “पक्षघमंता' का अर्थं है-पक्ष पर हेतु का रहना अर्थात्‌ 
वृत्तित्व' । यानी 'पक्ष' के साथ 'हेतु'का ऐसा--सम्बन्ध, कि जिस सम्बन्ध से 'हेतु' ` 
अपने 'साध्य' का व्याव्य बन जाता है। 'वह्मिव्याप्य-धूमवाँश्चायं पर्वेतः' इस आकार 
वाले तृतीय ज्ञान ( लिङ्गपरामशं ज्ञान ) में उक्त दो अंशों की प्रतीति होने के कारण 
इस तृतीय ज्ञान को 'व्याप्तिविशिष्ट-पक्षघमंताज्ञान' भी कहते हैं। अथवा. यों भी 
कह सकते हैं कि लिङ्गपरामर्शात्मक यह तृतीय ज्ञान .व्याप्तिविशिष्ट हेतु के 
“वैशिष्ट्य? का ग्रहण करता है, इसलिये उक्त तृतीय ज्ञान को 'व्याप्तिविशिष्टवैशिष्ट्या- 
वगाहिज्ञान्‌' भी कहते हैं। एवं च 'लिङ्ग परामंशं' को 'व्यासिविशिष्टपक्षध्मंताज्ञानं 
परामशः, अथवा व्यास्तिविशिष्टवेशिष्टयावगाहिज्ञानं परामशः, अथवा “लिङ्गस्य तृतीयं 
ज्ञानं परामशः? भी कह सकते हैं । अतः ये तीनों ही 'परामशे' के लक्षण हैं । । 'विशिष्ट- 
वैशिष्टयावगाहि ज्ञान' में 'विशेषणतावच्छेदकरूप से विशेषण' का ज्ञान ( विशिष्टग्राहि- 
ज्ञान ) कारण होता है । अतः तृतीय ज्ञान की उत्पत्ति के पूर्वं 'हेतु' में 'साध्य' की 
व्याप्ति का ज्ञान होना आवश्यक है। किन्तु “साध्य की व्याप्ति' को समझे बिना 
'साध्य-व्याप्ति’ का ज्ञान होना कठिन है । इसीलिये ग्रन्थकार ने “व्याप्ति' का परिचय 
और उसके समझने का उपाय बताया है--'तथाहि प्रथमं तावत्‌”““'''बक्नि पश्यति, 
अर्थात्‌ 'हेतु' के साथ 'साध्य' के 'स्वाभाविकसम्बन्ध' का नाम “व्याप्ति है और उसे 
व्याप्ति के ज्ञान का 'उपाय' है--'साध्य' के साथ हेतु' का सहंचार दशन, अर्थात्‌ 
बार-बार दोनों का दिखाई पड़ना । पुनः-पुनः दोनों के 'सहचार दर्शन” से “व्याति” 
का निश्चय होता है । “धूम” से अग्नि की व्याप्ति को समझने की प्रक्रिया इस प्रकार 
है-पाकशाला आदि स्थानों में 'धूम' और 'अग्नि' को साथ-साथ देखना । 'धूम' और 
अग्नि’ के इस सहदर्शन को ही घुम और अग्नि का !सहचारदर्शन' कहते हैं । धूम और 
अग्नि के वार-बार सहचारदर्शन से ही धूम और अग्नि के स्वाभाविक सम्बन्ध का 
निश्चय इस प्रकार होता है कि यत्र-यत्र धूमः तत्र-तंत्र अग्नि: । अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ 
धूम है वहाँ-वहाँ अग्नि अवश्य होता है । इस रीति से 'धूम' में अग्नि के स्वासाविक- 
सम्बन्ध का जो निश्चय हो जाता है, उसी को नेयायिक लोग कहते हैं कि धू” में 
अग्नि! का व्यासि ज्ञान हुआ है। रट 

यद्यापि यत्र यत्र सैत्रीतनयत्वं तत्र तत्र इ्यासत्वसपीति भूयो दर्शनं समान- 
'सवगम्यते, तथापि मैत्रोतनयत्वव्यामत्वयोनं स्वाभाविकः सम्बन्धः किन्त्वोपाधिक 
एव । शाकाद्यन्नपरिणामस्योपाधेविद्यसानत्वात्‌ । कक 

तथा हि इ्यामत्वे मैत्रीतनयत्व न प्रयोजकं किन्तु [एव 
प्रयोजकः । प्रयोजकश्चोपाधिरित्युच्यते । ... ह 

यद्यपीति । जहाँ-जहाँ 'मैत्रीतनयत्व' है.वहाँ-वहाँ 'श्यामत्व' भी है । ययात मेती; 

। तनयत्व” और 'श्यामत्व' के सहुचार का. भूयो दर्शन मैत्री के अनेक पुत्रों में 'धूम और. 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By.Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११६ . तर्कभाषा [.उपाधिनिरूपण 


अग्नि! के बार-वार के सहचार दर्शन के समान ही प्रतीत होता है । तथापि 'मंत्री- 
. तनयत्व” और 'श्यामत्व' का 'स्वाभाविक सम्बन्ध' नहीं है । अपितु 'औपाधिक सम्बन्ध 
ही है। 'शाकादि अन्नपरिणाम' रूप 'उपाधि' के कारण ही उन ( मैत्रीतनयत्व और 
श्यामत्व ) दोनों में सम्बन्ध दिखाई दे रहा है । क्‍योंकि 'श्यामत्व' का प्रयोजक 'मंत्री- 
'तनयत्व' नहीं है, अपितु 'शाकादि अन्नपरिणाम' ही उसमें ( श्यामत्व में ) प्रयोजक 
है । 'प्रयोजक' को ही “उपाधि' कहते हैं । 
व माधुरी 

पहले बता चुकेहैँ कि ' व्याप्ति' का ग्रहण ( ज्ञान) 'भूयः सहचारदर्शन' से 

होता है और 'व्याप्ति' को स्वाभाविक सम्बन्ध कहते हैं। इस पर “यद्यपि'--ग्रन्थ से 

` शंका की जा रही है कि सभी जगह 'भूय: सहचारदर्शन' से 'स्वाभाविक सम्वन्ध' का 
निम्चंय नहीं कर सकते ! 'धूम और अग्नि का तो 'स्वाभाविक सम्बन्ध'- अर्थात्‌ 
'यत्र-यत्र घूम: तत्र-तत्र अग्नि:--कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ 'व्याप्ति’ ठीक घटित 
हो जाती है । 

किन्तु इसी को यदि - विपरीत करके कहें कि 'यत्र-यत्र अग्नि: तत्रतत्र धूम: 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ अग्नि है, वहाँ-वहाँ धूम है--तों ठीक नहीं होता । क्योंकि इनका 
भूयः सहचार दर्शन होने पर भी इनमें 'स्वाभाविक सम्बन्धरूपा व्याप्ति’ नहीं हो 
.पाती है। क्योंकि अयोगोलक ( लोहे के गोले) को लाळ गरम कर देने पर वह 
« अग्नि! रूप तो है. किन्तु वहाँ 'धूम' कहाँ है? यानी 'धूम' नहीं है। बिजली के 
बल्ब में, गेस के. चूल्हे में 'अग्ति' तो है किन्तु धूम' नहीं है। अतः 'यत्र-यत्र अग्नि: 
तत्र-तत्र धूमः' यह स्वाभाविक सम्बन्ध नहीं है, अपितु 'औपाधिक' सम्बन्ध है । यहाँ 
पर “उपाधि'--आद्रेन्धनसंयोग' है । 'उपाधि' उसे कहते हैं कि 'जो धर्म, साध्य का 
'व्यांपक' हो और साधन का “अव्यापक' हो!---'साध्यव्यापकत्वे सति साधना$व्यापकत्व- 
मुपाधिः' । तथाहि--पदि कोई इस प्रकार अनुमान प्रयोग करे कि 'अयोगोलक धूमवत्‌ 
'अस्निमत्त्वात्‌'- लोहे का गोला अग्निमान्‌ होने से धूमवान्‌ है--तो इस प्रयोग में 'घूम' 
साध्य है, 'अग्नि' साधन ( हेतु ) है । यहाँ पर 'आद्वेन्धनसंयोग' को 'उपाधि' बताया 
गया है । क्योंकि “भरद्रेन्धनसंयोग' रूप धरम उक्त अनुमान में जो साध्य ( धूम), 
है, उसका व्यापक है । अर्थात्‌ 'यत्र-यत्र घूमः तत्र-तत्र .आद्रेन्धनसंयोग:' यानी जहाँ- 
जहाँ 'धूम' होता है,,वहाँ-वहाँ 'आद्रेन्धनसंयोग? अवश्य होता है । इस कारण “आद्रेन्धन- 
संयोग' साध्य का व्यापक है, किन्तु 'यत्र-यत्र अग्निमत्त्वं तत्र-तत्र आद्रेन्धनसंयोंग:-- 
अर्थात्‌ जहाँ-जहाँ 'अग्नि' हो वहाँ-वहाँ 'आद्रेन्धन संयोग' का होना अनिवार्य नहीं है । 


इंसलिये 'आरेन्ध्नतसंयोग” रूप धर्म, अनुमांनप्रयोग में प्रयुक्त 'साधन' ( अग्नि ) का ` 


भ्रव्यापक है यानी व्यापक नहीं है । जैसे--'अयोगोलक' में अग्नि तो है किन्तु मद्व 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाधिनिरूपण ] अनुमानप्रमाणनिरूपणमु ११७ 


न्धनसंयोग' नहीं है । अतः 'आद्रेन्धनसंयोग', 'अग्नि'रूप साधन ( हेतु ) का अव्यापक 
हुआ । .इस रीति से आप्रन्धनसंयोग' में 'साध्य-व्यापकत्व' और 'साधनाऽव्यापकत्व' 
दोनों अंशों के घटित हो जाने से 'उपाधि' का लक्षण समन्वित हो जाता है। इस कारण 
उक्त अनुमानप्रयोग में प्रयुक्त 'अग्निमत्त्वात' हेतु को सोपाधिक कहा गया है । इसलिये 
अग्नि! और “धूम” का संबंध, स्वाभाविक न होकर ओपाधिक है । उस “स्वाभाविक? 
( अनौपाधिक ) सम्वन्ध का निश्चय ( अवधारण ) 'भूयो भूयः ( पुनः पुनः ) सम्वन्ध- 
ग्रहणजनित 'संस्कारसहकृत अन्तिम ( चरम ) प्रत्यक्ष' से होता हे । 

शंका--'धूम' के प्रथम दर्शन से सम्वन्ध निश्चय तो हो ही जाता है। तव 
“स्वाभाविक” कहने की क्या आवश्यकता है ? 

समा०-ग्रन्यकार स्वयं ही 'स्वाभाविक' पद की उपयोगिता बताने के लिये . 
'यद्यपि’ इत्यादि ग्रन्थ को प्रस्तुत कर रहे हैं । 

शंका -'व्याप्तिज्ञान' होने का उपाय, यदि (हेतु में साध्य के सहचार का पुनः 
पुनः दर्शन’ ही है, तो 'मैत्रीतनयत्व' में 'श्यामत्व' की व्याप्ति का ज्ञान क्यों नहीं 
होता ? 'मैत्रीतनयत्व' को 'श्यामत्व' का व्याप्य क्यों नहीं कहा जाता ? क्योंकि “मैत्री” 
के तनयों को जब-जब हम देखते हैं, तो उनमें 'श्यामत्व' की प्रतीति होती है । अतः 
मेत्रीतनयत्व और इयामत्व के सहचार का भूयो दर्शन भी सिद्ध है । 

समा०-यद्यपि 'धूम' और 'अग्नि' के समान ही मेत्रीतनयत्व और इयामत्व के 
सहचार का भूयोदर्शन है, तथापि 'मैत्रीतनयत्व' और 'श्यामत्व' के मध्य जो संबंध है, 
वह स्वाभाविक ( अनोपाधिक ) नहीं है, किन्तु औपाधिक है । अर्थात्‌ 'उपाधेरागतः' 
उपाधि के कारण वह सम्बन्ध हो रहा है । वहाँ पर “उपाधि' कोन है ? ऐसी जिज्ञासा 
होने पर कहते हैं---'शाकादी ति! | श्यामवर्ण के हरे-हरे शाकादि के आहार का परिपाक' 
ही यहाँ पर “उपाधि' है । इसी को उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैँ--तथा हीति'। 
कोई “मैत्री! नाम की स्त्री है । उसके सात पुत्र हैं । उन सात पुत्रों को कई लोगों ने 
अनेक बार देखा, तो वे सातौं पुत्र' श्यामवर्ण के दिखाई पड़े । तदनन्तर जब मैत्री को 
आठवां पुत्र हुआ, तब मैत्री के सात पुत्रों में श्यामत्व देखने वाले लोगों ने भूयः सहचार 
दर्शन के आधार पर 'मैत्रोततयत्व और श्यामत्व' के स्वाभाविक संबंध ( व्याप्ति ) को 
मानते हुए आठवे पुत्र में भी श्यामत्व का अनुमान लगा लिया--'विमतः अष्टमः पुत्र 
श्यामो भवितुमहंति, मैत्रीतनयत्वात्‌ः प्राचीनमैत्रीतनयवत्‌ इति’ । यहाँ पर 'इयामत्व 
साध्य है और 'मैत्रीतनयत्वात्‌' हेतु है । तब किसी व्यक्ति ( जिसने आठवें पुत्र को 
देखा है और उसे गौरवर्ण का पाया है ) ने बताया कि “इयामत्व' में 'मैत्रीतनयत्व' 
प्रयोजक नहीं है, किन्तु 'शाकाद्याहारपरिणाम' ही “श्यामत्व' में प्रयोजक है । प्रयोजक 
को ही उपाधि कहते हैं । 'प्रयोजक' और 'उपाधि' ये दो संज्ञाएँ ही केवल भिन्न-भिन्न 
है, किन्तु “संज्ञी' एक ही है, उसमें भेद नहीं है । अतः आठवें पुत्र में “व्यामत्व' की सिद्धि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११८ ' ` तकंभाषा [ उपाधिनिरूपण 


के लिये प्रयुक्त किया हुआ जो 'मैत्रीतनयत्व' हेतु है, वह सोपाधिक है । अर्थात्‌ उक्त 
. हितु' मै 'शाकपाकजन्यत्व' रूप उपाधि है । यहाँ पर 'शाकपाकजन्यत्व' रूप उपाधि 
ही 'श्यामत्व' में प्रयोजक ( कारण ) है, 'मैत्रीतनयत्व' नहीं । वृद्ध लोगों की परंपरा 
में 'प्रयोजक' को ही 'उपाधि' शब्द से बताया गया है । 'उपाधि' ही प्रयोजक होता है । 
“उपाधिमान्‌' प्रयोजक नहीं होता । तथाहि-- 


“व्याप्तेश्च दुश्यमानायाः कश्चिद्धमँः प्रयोजकः । 
अस्मिन्‌ सत्यमुना भ।व्यमित्याशङ्कय निरूप्यते ॥ 
समासमाविनाभावावेकत्र स्तो यदा तदा। 
समेन यदि नो व्याप्तिस्तयोहीनोऽप्रयोजकः ॥ इति । 


श्रीवरदराज ने भी 'उपाधि' का लक्षण इसी प्रकार किया है 'उपाधिर्नाम साधना- 
5व्यापकत्वे सति साध्यसमव्याप्तिः', 'साधनाऽव्यापकाः साध्यसमव्याप्ता हचुपाधयः ।' 
इति । इस उपाधिलक्षण में “'साध्यसमव्याप्तिः इतना ही अंश यदि कहें तो "शब्दः 
अनित्यः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌’ इस प्रयोग में 'सकतृंकत्व' उपाधि होगा । क्योंकि “यत्र-यत्र 
सकतृंकत्वं तत्रतत्र अनित्यत्वम्‌’ और “यत्र-यत्र अनित्यत्वं तत्र-तत्र सकतृंकत्वम्‌' ऐसी 
समव्याप्ति हे । तव 'क्कृतकत्वात्‌' हेतु सोपाधिक कहलायेगा । उस कारण वह साध्य 
का अनुमापक नहीं हो सकेगा । तन्निवारणार्थ 'साधनाऽव्यापकत्वे सति' यह अंश देना 
ही होगा। अब यदि 'साध्यसमव्याप्तिः' इस अंश को हटा दें और केवल सत्त्यन्त 
अंश ही रखें तो 'घटत्व' उपाधि होगा । क्योंकि शब्द में कृतकत्व के विद्यमान 
रहने पर भी 'घटत्व' का अभाव है । अतः 'कृतकत्व' रूप हेतु तो है किन्तु 'घटत्व' 
वहाँ न होने से “घटत्व' अव्यापक हुआ । 'कृतकत्व” हेतु ( साधम) का। तब हेतु 
सोपाधिक हो जायेगा । उसके निवारणार्थं 'साध्यसमव्याप्ति’ अंश देना ही होगा। 
अब 'सम' शब्द को हटाकर केवल 'साध्यव्याप्ति’' इतना ही रखेंगे तो वहीं-पर 
'अश्रावणत्व' उपाधि होगा । किन्तु शब्द में 'अश्रावणत्व' नहीं है । और 'यत्र-अनित्य- 
स्वम्‌ अस्ति तत्र अश्रावणत्वमस्ति।' इस कारण उक्त लक्षण यहाँ पर घटित हो जाने 
से 'अश्रावणत्व' में 'उपाधित्व' आ जायेगा, उसके निवारणार्थ 'सम' का निवेश 
आवश्यक है । जैसे जपाकुसुम अपने समीप रखे हुए स्फटिक में अपनी रक्तिमा का 
आधान करके “रक्तः स्फटिकः' ऐसा व्यवहार कराता है, उसी तरह 'उपाधि' भी अपने 
से संस्पृष्ट हुई साधन कहाने वाली वस्तु में स्वनिष्ठ व्याप्ति का आसंजन ( सम्बन्ध ) 
कराता है । अत एव 'स्वस्मि्तिव स्वसंसगिणि स्वधर्मासञ्जकः उपाधिः' यह ‘उपाधि’ 
शब्द का अर्थं किया जाता है। अतः कहीं कदाचित्‌ साध्य के साथ दिखलायी देने पर 


भी उसमें 'साध्यव्यापकता' नहीं समझनी चाहिये। इसी बात को इस प्रकार कहा 
गया है-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाधिनिरूपण ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ ११९ 


“अन्ये परप्रयुक्तानां व्याप्तीनामुपजीवकाः । 


तैईष्टेरपि नैवेष्टा व्यापकांशावधारणा॥' इति । 


उपाधि का लक्षण "शाकपाकजन्यत्व' में पूर्णतया घट जाता है । यहाँ पर 
'एयामत्व' साध्य है और 'मैत्रीतनयत्व' साधन है । 'शाकपाकजन्यत्व' साध्यरूप श्यामत्व 
का व्यापक है--'यत्र यत्र श्यामत्वं तत्र-तत्र शाकपाकजन्यत्वम्‌-यंह तो हुआ साध्य- 
व्यापकत्व, किन्तु जहाँ-जहाँ मैत्रीतनयत्व है वहाँ-वहाँ शाकपाकजन्यत्व अवश्य हो यह 
आवश्यक नहीं है। एवं च जहाँ-जहाँ मैत्रीतनथत्व है वहाँ-वहाँ शाकपाकजन्यत्व 
आवश्यक न रहने से वह 'साध्रन' का अव्यापक हुआ । इस प्रकार उपाधि का लक्षण 
“्शाकपाकजन्यत्व' में पूर्णरूप से घटित हो गया है । अतः 'शाकपाकजन्यत्व' रूप उपाधि 
के कारण 'मैत्रीतनयत्व' ओर 'श्यामत्व' का संबंध स्वाभाविक नहीं है, अपितु 
औपाधिक है । 


न च धमाग्न्योः सम्बन्धे कञ्चिदुपाधिरस्ति । अस्ति चेत्‌, योग्योऽयोग्यो वा । 
अयोग्यस्य शङ्कितुमशक्यत्वात्‌, योग्यस्य चानुपलम्यमानत्वात्‌ । यत्रोपाधिरस्ति 
तत्रोपलभ्यते । यथाग्नेर्धमसम्बन्धे आद्रेन्धनसंयोगः । हिसात्वस्य चाधमंसाधन- 
स्वेन सह सम्बन्धे निषिद्धत्वमुपाधिः । मेत्रीतनयत्वस्य च श्यामत्वेन सह सम्बन्धे 
शाकाद्यन्नपरिणतिभेदः । 

झंका--न चेति । धूम और अग्नि के सम्बन्ध में तो कोई “उपाधि है ही नहीं । 
क्योंकि धम और अग्नि के 'सहचार' का भूयोदर्शन करने पर “घूम' में अग्नि की व्याप्ति 
का ज्ञान इसलिये होता है कि धूम के साथ अग्नि का जो संबंध है वह स्वाभाविक हे । 
उसमें कोई 'उपाधि' नहीं है। अस्तीति। यहाँ पर 'उपाधि' के न होने का निश्चय 
इसलिये होता है कि 'उपाधि' दो प्रकार का होता है । एक 'प्रत्यक्षयोग्य' और दूसरा 
प्रत्यक्ष के अयोग्य! । इन दो प्रकारों में से भ्रत्यक्ष के अयोग्य' उपाधि की आशंका 
इसलिये नहीं होती कि आशंका के लिये “शंकनीय पदार्थ' का स्मरण होना आवश्यक 
होता है । और 'स्मरण' तभी हो सकता है कि जव उस पदार्थ का पहले अनुभव हुआ 
हो । किन्तु 'प्रत्यक्ष के अयोग्य' रहनेवाले पदार्थ का पूर्वानुभव होना कभी संभव ही 
नहीं है । ऐसी स्थिति में 'हेतु' के साथ उसकी 'व्याप्ति' का ज्ञान तथा किसी शब्द का 
उसके बोधन में 'ब्यापार' ( वृत्ति ) का ज्ञान भी नहीं है । अतः “आनुमानिक अथवा 
'शाब्दिक' अनुभव भी नहीं है । एवं च प्रत्यक्ष के अयोग्य' रहनेवाले पदार्थ का कभी 
भी किसी प्रकार का कोई अनुभव हो ही नहीं सकता । 

उसी प्रकार "त्यक्ष के योग्य” किसी 'उपाधि' के होने की भी संभावना नहीं है । 
यत्रेति । क्योंकि यदि प्रत्यक्षयोग्य कोई 'उपाधि' रहता तो वह अवश्य उपलब्ध होता । 
क्योंकि जहाँ कहीं 'प्रत्यक्षयोग्य उपाधि' रहता है, वहाँ उसकी उपलब्धि सपबण्य होती 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२० तकंभाषा [ उपाधिनिरूपण 


है । यथेति । जैसे अग्नि के साथ धूम के संबंध में 'आद्रेन्धनसंयोग' उपाधि की उप- 
लब्धि होती है। हिसात्वस्येति । जिस प्रकार 'हिसात्व' के साथ 'अधर्मंसाधनत्व' के 
संबंध में 'निषिद्धत्व' उपाधि की उपलब्धि होती है । मेत्रीतनयत्वस्येति ॥ उसी तरह 
. मैत्रीतनयत्व के साथ श्यामत्व के सम्बन्ध में 'शाकाद्यन्नपरिणतिभेद' अर्थात्‌ हरे-हरे 
रंग के शाकादि के आहार का विशिष्ट परिणाम यानी 'शाकपाकजन्यत्व' उपाधि की 
उपलब्धि होती है । 
माधुरी 

'धूम' में अग्निसहचार के बार-बार देखने ( भूयोदर्शन ) से धूम' में अग्नि 
के अनौपाधिकसम्वन्धरूप व्याप्ति का ज्ञान हो जाता है, किन्तु अग्नि! में धूम के 
सहचार को बार-बार देखने से 'अग्नि' में धूम के अनौपाधिकसंबंधरूप व्याप्ति का 
ज्ञान नहीं हो पाता हे । क्योंकि अग्नि में धूम का सम्बन्ध अनौपाधिक नहीं है; वह तो 
'आद्रे-इन्धनसंयोग' रूप उपाधि से प्रयुक्त है। 'धूम' का होना केवल “अग्नि! के होने 
पर निर्भर नहीं है, किन्तु 'अग्नि' के साथ 'गीली लकड़ी' आदि के संयोग पर निर्भर 
है । अन्यथा तपे हुए 'अयोगोल' से भी धूम निकलता। “अग्नि! से घुंआ निकलने में 
प्रयोजक ( निमित्त) 'आद्रेग्धनसंयोग' आदि ही हैं, केवल अग्नि नहीं। प्रयोजक 
( निमित्त ) को ही उपाधि कहते हैं । 'उपसमीपवतिनि आदधाति संक्रामयति स्वीयं 
धर्मम्‌ इति उपाधि:'--यह 'उपाधि' शब्द की व्युत्पत्ति है । जो अपने “धर्म” को समीप- 
स्थित 'वस्तु' में संक्रान्त कर देता है उसे 'उपाधि' कहते है । अत एव “स्फटिक' में 
संक्रान्त होनेवाली जपाकुसुमनिमित्तक ( प्रयुक्त ) 'लालिमा' औपाधिक कहलाती है । 
उस लालिमा की उपाधि “जपाकुसुम' है। किन्तु 'धूम' और “अग्नि! के सम्बन्ध में 
कोई उपाधि नहीं है । 

ग्रंथकार ने 'उपाधि' का निश्चय कराने के लिये तीन उदाहरण प्रस्तुत किये हैं-- 
(१) अग्नि और धूम' के संबंध में उपाधि होती है.। ( २ ) 'हिसात्व और अधमं- 
साधनत्व' के संबंध में उपाधि होती है। ( ३ ) 'मैत्रीतनयत्व और श्यामत्व” के संबंध 
में उपाधि होती है । 

सर्वव्याख्याविकल्पानां द्वयमिष्टं प्रयोजनम्‌ । 
ू्वत्राऽपरितोषो हि विषयव्याप्तिरेव च ॥? 

इस कथन के अनुसार विषयव्याप्त्यथं उदाहरणान्तरों को प्रदर्शित किया गया है । 
प्रथम उदाहरण--“अग्नि और धूम” के सोपाधिक सम्बन्ध का निरूपण हो चुका । 

अब दूसरा उदाह्रण--'हिंसात्व और अधर्मसाधनत्व' के सम्बन्ध पर विचार किया 
जा रहा है। रु 

वास्तविकता को न समझकर केवल 'अहिस) परमो धर्म: इस वचन की ओर दृष्टि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाधिनिरूपण ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १२१ 


पात करके अहिंसा का केवल अभिमान करने वाले पण्डितम्मन्य आहेत ( जैन ) वौद्ध 
आदि समझते हैं कि 'अर्निष्टोमीया हिंसा अधमः, हिंसात्वात्‌ व्यर्थेहिसावत्‌'। अग्नि- 
ष्टोमयाग में वेदविहित हिंसा अधमं है, क्योंकि व्यथंहिसा की तरह वह भी हिंसा ही ' 
है । किन्तु सकल-लोकानुग्राहक शिष्ट महाजनों के द्वारा परिग्रहीत वेद के द्वारा विहित 
धर्म का आचरण करनेवाले वैदिकशिरोमणि विद्वानों का कहना है कि 'आहेंत' के द्वारा. 
प्रस्तुत किये गये अनुमान से 'जो भी हिसा है, वह सभी हिंसा, अधमं का साधन है 
यह जो.वताया गया है, वह उचित नहीं है । क्योंकि “हिसात्व' में अधमंसाधनत्व के 
सहचार का भूयोदर्शन होनेपर भी दोनों में 'अनौपाधिकसंबंध' नहीं है, यानी स्वाभाविक 
संबंध नहीं है । अपितु औपाधिक है। उस संवंध के औपाधिक होने में 'निषिद्धत्व' 
उपाधि है । कोई भी हिंसा केवल हिसा होने के नाते अधर्म या अधमं का साधन नहीं 
कहलाती, किन्तु 'मा हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि’ इत्यादि शास्त्रवचनों से उसका निषेध होने 
से वह अधमं का साधन कहलाती है । अत एव यज्ञ में शास्त्रवचन के आधार पर होने _ 
वाली 'हिसा' से अधमं की उत्पत्ति नहीं होती है । तात्पर्य यह है कि 'हिसा' में अधमं- . 
साधनत्व का निर्णय करने में उसका प्रयोजक ( निमित्त) 'निविद्धत्व' रूप उपाधि, ` 
शास्त्रवचन के आधार पर उपलब्ध हो रहा है । क्योंकि 'अमुकहिसा' अधमं है और 
'अमुकहिसा' धमं का साधन है इसका निर्णय प्रत्यक्ष अनुमान या किसी आगम प्रमाण 
के आधार पर ही किया जा सकता है । तब “हिसा' में अधर्मसाधनत्व का ज्ञान 'प्रत्यक्ष- 
प्रमाण” से तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह अतीन्द्रिय है। 'अनुमानप्रमाण' से भी 
अधर्मसाधनत्व का ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें तद्च्याप्तरिङ्ग नहीं है। अतः 
"निषेधशास्त्ररूप आगम प्रमाण” से ही उसका ज्ञान हो पाता है। अतः स्पष्ट है कि 
अधमेत्व का प्रयोजक ( निमित्त ) 'निषिद्धत्व ही है । अर्थात्‌ जहाँ निषिद्धत्व नहीं हैं 
वहाँ अधमंत्व या अधर्मंसाधनत्व भी नहीं है। जैसे देवपूजा आदि में हमें दिखाई 
देता है । 

इसी प्रकार तीसरे उदाहरण मे- “मैत्रीतनयत्व' में श्यामत्व का सम्बन्ध भी 
ओपाधिक ही है और वह उपाधि 'शाकपाकजन्यत्व' है, जो मैत्री नामक स्त्री के कहने 
से उपलब्ध हो रहा है। 

(१) उपाधि का प्रथम उदाहरण--लौकिक प्रत्यक्ष से उपलब्ध होने वाली 
उपाधि का है । 

(२) उपाधि का डितीय उदाहरण--शास्त्रवचन से उपलब्ध होने वाले उपाधि 
का है। ये दोनों उदाहरण 'निश्चितोपाधि' के हे । 

( ३ ) उपाधि का तीसरा उदाहरण--शंकितोपाधि का है । इस शंकितोपाधि में 
यह निश्चितरूप से नहीं कहा जा सकता कि शाकपाकजन्यत्व रूप उपाधि, 'साधनभूत 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२२ तकंभाषा [ उपाधिनिरूपण 


मैत्रीतनयत्व' का अव्यापक है । बहुत संभव है कि पक्षभूत मँत्रीपुत्र में भी शाकपाक- 
'जन्यत्व हो, किन्तु किसी अन्य निमित्त से ( दूध-दही आदि के खाने से ) उसमें 
श्यामता न झा पाई हो । इसलिये यह शंकितोपाधिक है। जहाँ पर साधनाऽव्यापकत्व 
का अथवा साध्यव्यापकत्व का अथवा तदुभय का संदेह हो, वहाँ पर 'हेतु' में साध्य- 
व्यभिचारसंशयाधायकत्व के होने से संदिग्ध ( शंकित ) उपाधि होता है। जैसे मित्र- 
तनयत्वेन रूपेण श्यामत्व को 'साध्य' कहने पर 'शाकाद्याहारपरिणति जन्यत्व' श॑ कितो- 
पाधि है । क्योंकि व्याप्तिग्राहक कार्यकारणभाव में सन्देह है। एवं च मँत्रीतनयत्व 
. में श्यामत्व के सहचार का “भुयोदशंनरूप ग्राहक” रहने पर भी “स्वाभाविक सम्वन्धरूप 
ग्राह्य के न होने के कारण मंत्रीतनयत्व में श्यामत्व की व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता 
' है। एवं च साधनभूत मेत्रीतनयत्व के प्रति शकपाकजन्यत्वरूप उपाधि की 'अव्याप- 
कता' में संदेह रहने से वह शंकितोपाधि है। तोतातिक ने शंकितोपाधि के रहने पर 
हेतु को अगमक बताया है-- 


'यावच्चाव्यतिरेकित्वं शतांशेनापि शद्धू चते । 
विपक्षस्य कुतस्तावद्धेतोर्गमनिकाबलम्‌ ॥' इति । 


न चेह धुमस्यारिनसाहचये कश्चिदुपाधिरस्ति। यद्यसविष्यत्ततोऽद्रकष्यत्‌, ततो 
दर्शनामावान्नास्ति\ इति तकंसहकारिणानुपलम्भसनाथेन प्ररत्यक्षेणेदोपाध्य- 
भावोऽवधारयंते । तथा च उपाध्यभावग्रहणजनितसंस्कारसहुक्ृतेत साहचयंग्राहिणा 
प्रत्यक्षेणेव धुमारन्योवर्यापिरवधारयंते । तेन धुमार्त्योः स्वाभाविक एव सम्बन्धो 
न त्वोपाधिकः । स्वाभाविकश्च सम्बन्धो व्याप्तिः । 

न चेति। यहाँ पर 'अग्नि' के साथ धूम के साहचयं में कोई 'उपाधि' नहीं है। 
यदि “उपाधि होता तो अबश्य दिखाई देता जब कि वह दिखाई नहीं दे रहा है, अतः 
वह नहीं है । इस प्रकार 'तकंसहकृत' और 'अनुपलब्धि' युक्त प्रत्यक्ष से ही “उपाधि 
के अभाव' का निश्चय हो जाता है। इस कारण “उपाधि के अभाव' के ज्ञान से जो 

, संस्कार उत्पन्न हुआ, उसके सहित और 'भूयो भूयः ( बार-बार ) सहचारदर्शनजनित 
संस्कार' के सहित धूम ओर अग्नि के साहचर्य को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्षप्रमाण' 
से ही घूम और अग्नि की 'व्याप्ति' का निश्चय हो जाता है। इसलिये धूम और 
अग्नि' का सम्वन्ध स्वाभाविक ही है, ओपाधिक नहीं । स्वाभाविक सम्बन्ध को ही 
व्याप्ति कहते हैं । 

माधुरी 
अभी तक यह बताया गया कि 'उपाधि' के रहने पर उसकी उपलब्धि अवश्य ' 


` होती है । उपाधि के उपलब्ध होने पर 'सम्बन्ध' को औपाधिक 
स्वाभाविक नहीं कहते । क कहना पड़ता है । उसे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाधिनिरूपण ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १२३ 


अब यह बता रहे हैं कि ‘उपाधि के अभाव' का निश्चय हो जाने पर ही “भूयो 
भूयः सहचारदर्शंन' से स्वाभाविक सम्बन्ध' ( व्याप्ति ) का निश्चय हो पाता है। 

शंका- धुम के साथ अग्नि” के सम्बन्ध का प्रयोजक ( निमित्त ) कोई नहीं है, 
अर्थात्‌ कोई उपाधि नहीं है । प्रयोजक को ही उपाधि कहते हैं । उपाधि के अभाव का 
निश्चय कैसे किया जाता है? अर्थात्‌ किस प्रमाण से किया जाता है? 

समा०--'धूम और अग्नि' के सम्वन्ध होने में किसी उपाधि के न होने का 
निश्चय प्रत्यक्षप्रमाण' से ही हो जाता है । नैयायिक लोग अभाव का ग्रहण प्रत्यक्ष- 
प्रमाण से होना वताते हँ । इस अभाव का प्रत्यक्ष करने में 'ब्रत्यक्षप्रमाण' के दो 
सहायक रहते हैं--एक 'अनुपलब्धि' और दूसरा “अनुकुल तर्क । लोकव्यवहार में हम 
देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अब सनाथ रहता है, तभी वह किसी काम को कर सकता 
है । उसी तरह 'अनुपळम्भ' ( अनुपलब्धि ) की सहायता से सनाथ हुआ श्रत्यक्षप्रमाण', 
उपाधि के अभाव का निश्चय ( प्रत्यक्ष ) कर पाता है । 

शंका- अनुपलम्भ के सहित होकर भी प्रत्यक्ष, उपाधि के अभाव का ग्रहण करने 
में- कैसे समर्थ हो सकता है? घट का उपलंभ होने पर 'घटाऽभाव' का निश्चय करना 
जैसे कठिन हो जाता है, उसी तरह 'उपाधि' का उपलंभ होने पर भी उपाधि के 
अभाव का निश्चय कर पाना कठिन है । 

समा०--धूम और अग्नि के सम्बन्ध में कोई 'उपाधि' उपलब्ध नहीं हो रहा है, 
यह तो 'अनुपलब्धि' है । अर्थात्‌ “उपाधि' का उपलंभ न होना ही उसकी ( उपाधि 
की ) अनुपलब्धि है। और “यदि यहाँ उपलब्धि के योग्य कोई उपाधि होती तो अवश्य 
ही वह दिखलाई पड़ती'--यह अनुकूछ तर्क है--'यदि अभविष्यत्‌ ततो<द्रक्ष्यत्‌, अतो 
दर्शनाभावात्‌ नास्ति' इस प्रकार 'अनुपलब्धि' और “तक दोनों से युक्त हुए प्रत्यक्ष- 
. प्रमाण से 'उपाधि के अभाव! का निश्चय हो जाता है । “अभविष्यत्‌' में . क्रियातिपत्ति 
अर्थ में “लृड्‌” लकार का प्रयोग किया गया है। जैसे अग्नि से व्याप्त हुए “घुम' के 
होने पर “अग्नि के अस्तित्व का निश्चय हो ही जाता है, उसी तरह उपलब्धि के 
योग्य वस्तु का होना भी उपलभ से व्याप्त है। तब 'व्याप्य' के रहने पर 'व्यापक' को 
रहना ही होगा । एवं च उपलब्धि के योग्य रहते हुए भी यदि उसका उपलभ नहीं हो 
रहा है, तो वह नहीं है--ऐसा निश्चय किया जाता है। इस प्रकार तर्क और 
अनुपलब्धि' की सहायता से प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा 'उपाधि के अभाव! का निश्चय हो 
जाता है। एवं च 'उपाधि के अभावज्ञान' से जो संस्कार उत्पन्न हुए उनके सहित भूयः 
सहचारदर्शनजनितसंस्कार के साथ “धुम और अग्नि’ के साहचयं को ग्रहण करने वाले 
'प्रत्यक्षप्रमाण' से ही 'धूम और अग्नि' की व्याप्ति का ज्ञान होता है। अतः “धूम 
और अग्नि का सम्बन्ध, स्वाभाविक ही है, औपाधिक नहीं है । 'ब्यासि और “स्वासा- 
विक सम्बन्ध' ये दोनों शब्द पर्याय हैं । केवल संज्ञाभेद है, संज्ञी का भेद नहीं है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२४ तकंभाषा [ लिङ्गपरामर्श 


तदनेन न्यायेन धुमास्ो्व्याप्तौ गृह्यमाणाया, महानसे यद्धूसज्ञानं 
तत्प्रथसम्‌ । पर्वतादौ पक्षे यद्धुमज्ञानं तद्‌ द्वितीयम्‌ । ततः पुवंगृहीतां धुमार्न्यो- 
वर्याप्ति समृत्वा यत्र धुमस्तत्राग्निरिति तत्रेव पवते पुनर्धुसं परामृशति। अस्त्यत्र 
पर्वते वल्लिना व्याप्तो धुम इति । तदिदं धुमज्ञानं तृतीयम्‌ । 


तदनेनेति । तो इस प्रकार से यानी व्यभिचाराऽदर्शनसहङकृत-भुयः सहचारदर्शनः से 
“धूम” और 'अग्नि' की व्याप्ति ( स्वाभाविक सम्वन्ध ) का ज्ञान प्राप्त करते समय 
रसोईघर ( पाकशाला ) में जो 'धूम-ज्ञान' होता है, वह प्रथम ज्ञान है। अर्थात्‌ 
धूमरूप हेतु ( लिङ्ग ) का वह प्रथम दर्शन है। तदनन्तर 'पर्वेत' आदि 'पक्ष' में जो 
'घूम' का ज्ञान होता है, वह द्वितीय ज्ञान ( धूमरूप हेतु का दूसरी वार का दर्शन ) 
है । तदनन्तर पूर्वेनिश्चित धुम और अग्नि की व्याप्ति ( जहाँ-जहाँ धूम है, वहाँ-वहाँ 
अग्नि है-यत्र-यत्र धूमः तत्रतत्र वह्विः' ) का स्मरण करके उसी पर्वत में पुनः 
धूम का परामर्श इस प्रकार करता है कि “यहाँ पर्वत पर अग्नि से व्याप्त धूम है” 
अर्थात्‌ 'अग्निव्याप्यघुमवानयं पर्वत इस आकार में घुम ( लिङ्ग) का परामशं ज्ञान 
होता है । 'लिङ्ग' का यह परामर्शात्मक ज्ञान ही तृतीय ज्ञान है । इसी ज्ञान को 'किङ्ग- 
परामर्श या 'अनुमान' कहते हैं । उसी से 'पवंतो वह्लिमान्‌' यह अनुमिति होती है । 


माधुरी 


इस लिङ्गपरामर्शात्मक तृतीय ज्ञान के होने में 'व्याप्तिज्ञान' कारण है। यदि 
पूर्वे से 'व्याप्तिज्ञान' हुआ न रहे तो 'अग्निना व्याप्तो धूमः' यह परामर्श ( अनुसन्धान ) 
कैसे हो सकेगा? क्‍योंकि किसी भी प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) में 'विशेषणज्ञान' मंग 
र । इसलिये “व्याति स्मृत्वा' कह कर व्याप्तिस्मरण की आवश्यकता को बताया 
गया है । 

एतच्चावश्यसस्युपेतव्यस्‌ । अन्यथा यत्र धूमस्तत्रागिनि रित्ये स्यात्‌। 
hs भवितव्यम्‌। तस्मादिहापि घुमोऽस्ति इति तए 
म परामर्शः । अनुमितिम्भ्रति करणत्वाच्च । तस्मात्‌, अस्त्यत्र 
परवते$रिनरित्यनुमितिक्ञानमुत्पद्यते । ba 

एतच्चेति । इस 'किङ्गपरामर्शात्मक तृतीय ज्ञान” को अवश्य मानना होगा । अन्यथा 
“जहाँ धूम होगा, वहाँ अग्नि होगी'--यह सामान्य ज्ञान ही हो पायेगा । किन्तु 'यहाँ 
पर्वत पर अ होनी चाहिये' यह ज्ञान नहीं हो पायेगा । उसके उपपादनाथं 'पर्वेत 
में भी घूम है जहस प्रकार का ज्ञान ( रिङ्गपरामर्शात्मक ज्ञान ) मानना ही पड़ेगा । 
इसी को ( पर्वत पर व्याप्तिस्मृति के अनन्तर होने वाले धूम के परामर्शात्मक ज्ञान 
को ) 'लिङ्गपरामश' कहते हैं। और वही 'तस्मात्‌ पव॑तों वह्तिमान्‌! इस अनुमिति 
ज्ञान के प्रति “करण' होता है। इसलिये उसे ही 'अनुमाज़' शब्द से कहते हैं । क्योंकि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिज्भपरामर्श ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १२५ 


इस 'लिद्धपरामशंल्म तृतीयज्ञान' से ही 'इस पर्वत पर अग्नि है” इस प्रकार का 
अनुमितिज्ञान होपाता है । 
माधुरी 

न्यायकन्दलोकार श्रीधर ने जो कहा है कि “प्रथम ज्ञान” अर्थात्‌ लिङ्गदशंन तथा 
द्वितीय ज्ञान' अर्थात्‌ व्यासिस्मरण इन दो ज्ञानों से ही 'साध्यरूप अग्नि' का अनुमिति 
ज्ञान हो सकता है। तव इस तृतीय ज्ञान अर्थात्‌ लिज्भपरामर्शात्मक ज्ञान को मानने 
की कोई आवश्यकता नहीं है । 

कन्दलीकार के उपर्युक्त कथन के खण्डना थं ग्रन्थकार ने 'एतच्च' से 'अन्वेषितव्यम्‌' 
तक के ग्रन्थ को उपस्थित किया है । इस ग्रन्थ के द्वारा ग्रन्थकार यह वताना चाह 
रहे है कि रिङ्गपरामर्शात्मक तृतीय ज्ञान को न मान कर केवळ दो ही ज्ञान अर्थात्‌ 
'व्यासिनिश्रय और पर्वत पर धूमदर्शन' को अर्थात्‌ “व्याप्तिनिश्चय और व्यापिस्मरण? 
इन दो ज्ञानं को ही मानेंगे तो यत्र धूमस्तत्राग्नि ऐसा सामान्य ज्ञान ही होगा । 
किन्तु जो 'अनुमितिज्ञान' अभीष्ट है. वह नहीं हो सकेगा। हमको तो "पर्वतो 
बह्लिमान्‌' इस प्रकार का अनुमितिज्ञान अभीष्ट है, वह नहीं होगा । यह अभीष्ट 
अनुमितिज्ञान तो तभी संभव हो सकेगा कि जब 'पवंते अरिनिना घ्याप्तो धूमः अस्ति 
पर्वत पर अग्नि का व्याप्य धूम है--इस प्रकार का विशिष्ट ज्ञान होगा । अभिप्राय 
यह है कि अनुमेय जो साध्य ( अग्नि ) है, उसकी अनियत देश में प्रतीति न होकर 
नियत देश में ही प्रतीति हो । इसलिये तृतीय ज्ञान ( रिङ्गपरामर्शात्मकज्ञान ) को 
स्वीकार करना ही चाहिये । जब “तृतीय ज्ञान' को स्वीकार करते हैं, तब "पतो 
बह्मिमान्‌' यह अनुमिति हो जाती है । एवं च यह तृतीय ज्ञान, 'अनुमितिज्ञान' का 
करण है और “अनुमिति के करण” को अनुमान कहते हैं । इसलिये लिङ्गपरामर्श को 
ही अनुमान” कहते हैं । 

ननु कथं प्रथमं सहातसे यदयूमज्ञानं तन्ञारिनमनुसापयति -? 

सत्यम्‌ । व्याप्तेरगृहीतत्वात्‌ । गृहीतायामेव व्याप्राबनुमित्युदयात्‌ । 

अथ व्याप्तिनिश्चियोत्तरकालं सहानस एवारिनरनुभीयताम्‌ । 

सेंबम्‌ । अन्नेहष्टत्वेन सन्देहस्यानुदयात्‌ । सन्दिरघश्चार्थोऽनमीयते। यथोक्तं 
साष्यकृता । 'नानुपलब्धे न निर्णातिऽथे न्यायः प्रवतंते किन्तु सन्दिग्धे’ । 

अथ पवंतगतमात्रस्य पुंसो यदृधुमज्ञानं, तत्‌ कथं नारिनिमनुसापयति ? 


.. अस्ति चात्राग्निसन्देहः । साधकबाधकप्रमाणाभावेन संशयस्य स्यायप्रापत्वात्‌। 
' ` - सत्यम्‌ । अगृहीतव्याप्तेरिव गृहीतविस्मृतव्याप्तेरपि पुंसोऽनमानानुदयेन 
व्याप्तिस्मृतेरप्यनुमितिहेतुत्वात्‌ । धुमद्नाच्चोद्बुद्धसंस्कारो व्याप्ति स्मरति। 


१. न्यायदर्शन वात्स्यायन भाष्य १।१।१ 
००0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| १२६ तकंभाषा [ रिङ्गपरामर्श 


यो यो घमवान्‌ स सोऽरिनिमान्‌ यथा महानस इति । तेन धुमदर्शने जाते व्यामि- 
स्मृतो भूतायां यद्धुमज्ञानं तत्‌ तृतीयं 'धुमवांश्चायम्‌' इति । तदेवारिनिसनुमा- 
प्यति नान्यत्‌ । तदेवानमानम्‌ । स एव लिङ्कपरामशेः । तेन व्यवस्थितमेतदु-- 
लिङ्गपरामर्शोच्नुमानसिति । 


शंका--नन्विति । पाकशाला में जो प्रथम 'धूमज्ञान' होता है, वह अग्नि का 
अनुमापक क्यों नहीं होता ? 

साम०- -सत्यमिति । ठीक है । व्याप्ति का ग्रहण ( ज्ञान ) न हो पाने से प्रथमतः 
होने वाला धूमज्ञान, अग्नि का अनुमापक नहीं होता है। क्‍योंकि 'व्याप्ति' का ज्ञान 
होने पर ही अनुमिति का उदय होता है । 

शंका-अयेति । व्याप्ति का निश्चय होने पर पाकशाला में ही अग्नि का अनुमान 
कर लिया जाय । 

. समा०--मेवमिति । ऐसा मत कुहो । क्योंकि\ पाकशाला में 'अग्नि' का प्रत्यक्ष 
हो रहा है, इसलिये 'अग्नि' के वारे में सन्देह का उदय ही नहीं हो पाता और सन्दिग्ध 
वस्तु का ही अनुमान किया जाता है। जैसा कि भाष्यकार यात्स्यायन ने कहा है-- 
“नानुपलब्धे न निर्णतिऽ्थे न्याय: प्रवतंते, कितु सन्दिग्धे |" अर्थात्‌ न तो अज्ञात 
( अनुपलब्ध ) और न निश्चित वस्तु के विषय में अनुमान ( न्याय ) प्रवृत्त होता है,. 
किन्तु सन्दिग्ध वस्तु ( अर्थ ) के विषय में ही वह प्रवृत्त होता है । 


शंका--अयेति । अच्छा तो पर्वत के पास पहुंचते ही मनुष्य को जो धूमज्ञान 
(द्वितीय किङ्गज्ञान ) हो रहा है, उसी से “अग्नि” का अनुमान क्यों नहीं होता है ! 
क्योंकि यहाँ पर उसे अग्नि के बारे में सन्देह भी है । उसे यहाँ पर सन्देह होना उचित 
भी है, क्योंकि उस समय कोई साधक-वाधक प्रमाण भी नहीं है । 


समा०--सत्यमिति । ठीक है । व्याप्तिज्ञान न रहने वाले व्यक्ति के तुल्य ही 
व्याप्ति का ग्रहण करके विस्मृत हो जाने वाले व्यक्ति को भी अनुमिति नहीं हुआ 
करती । इसलिये व्याप्तिस्मरण भी अनुमिति के होने में कारण माना जाता है इसलिये 
व्याप्तिस्मरण के पूवं के द्वितीय धूमज्ञान, से अग्नि का अनुमान नहीं हो पाता । 


घूमदर्शनादिति । धूम को देखकर उदुवुद्धसंस्कार वाला व्यक्ति धूम और अग्नि की 
पूर्वंग्ृहीत व्याप्ति का इस प्रकार से स्मरण करता है---'यो यो धूमवात्‌ स सो$ग्निवान्‌ 
यथा महानस इति ।' जो-जो धूमवान्‌ होता है, वहे-वह अग्निमान्‌ होता है, जैसे- 
पाकशाला ( महानस ) । इसलिये पर्वत पर दुसरी बार ( द्वितीय ) धूम ज्ञान होने के 
बाद व्याप्ति का स्मरण करने पर 'धूमवाँश्रायं पर्वेतः- यह पर्वत भी धूमवान्‌ है- 
इस प्रकार से जो 'धूम ज्ञान' हो रहा है, वह तृतीय लिङ्ग ज्ञान है। यह तृतीय 
रिङ्ग ( धूम ) ज्ञान ही अग्नि! का अनुमापक होता है । उसके अतिरिक्त अन्य कोई. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


seein 


रिङ्गपरामशं] जनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १२७ 


भी अग्नि का अनुमापक नहीं है। अतः वही “अनुमान” है। वही लिङ्गपरामशे है । 
इससे निश्चित हो जाता है कि 'किङ्गपरामश' ही अनुमान है । 
माधुरी 

प्रश्‍न-- अनुमिति ज्ञान के लिये तृतीय ज्ञान तक जाने की आवश्यकता 
क्यों हैं पाकशाला में 'धूम' का जो प्रथमज्ञान होता है उसी से अग्नि की अनुमिति 
क्यों नहीं होती ? । 

उत्तर-- आपका प्रश्‍न उचित है । पाकशाला में 'धूम' के प्रथमदर्शन के समय 
धूम अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान नहीं रहता, इसलिये अनुमिति को उत्पत्ति हो नहीं 
सकती । व्याप्ति का ज्ञान ( ग्रहण ) होने पर ही अनुमिति की उत्पत्ति होती है ।' 

प्रश्‍न-- ठीक है, तो व्याप्ति के ग्रहण ( ज्ञान) होने के बाद पाकशाला में ही 
अग्नि का अनुमान हो जाना चाहिये । 

उत्तर--ऐसा नहीं हो सकता । क्योंकि पाकशाला में अग्नि तो प्रत्यक्ष है। 
अतः वहाँ अग्नि के होने या न न होने का सन्देह ही नहीं है यह नियम है कि जो पदार्थ 
जहाँ सन्दिग्ध होता है वहीं पर उसकी अनुमिति होती है । न्यायदर्शन के भाष्यकार 
वात्स्यायन ने ( भाष्य १।१।१ ) कहा है कि सवंथा अज्ञात ( अनुपलब्ध ) अर्थे के 
विषय में न्याय ( अनुमान ) की प्रवृत्ति नहीं होती, और न सर्वथा निर्णीत अथं में 
न्याय होता है, किन्तु सन्दिग्ध अर्थं में ही न्याय ( अनुमान ) की प्रवृत्ति होती है । 

प्रडन- अच्छा; यह बताइये कि जिस मनुष्य ने.पहले पाकशाला में अग्नि और 
धूम की व्याप्ति का निश्चय कर लिया है, बाद में वही मनुष्य जब पर्वत के पास पहुंचता 
है और केवल 'धूम' को देखता है, तंब उसे उस 'धूमदर्शनमात्र' से पंत पर अग्नि की 
अनुमिति क्यों नहीं होती ? क्योंकि व्याप्तिनिश्चय के पश्चात्‌ तथा व्या्िस्मरण से पूर्व 
का “धूम ज्ञान” अर्थात्‌ लिङ्ग ज्ञान है ही । और साधक प्रमाण ( अग्नि का निश्चय ) 
तथा बाधक प्रमाण ( अग्नि के अभाव का निश्चय ) न होने से यहाँ सन्देह का होना 
भी उचित है । अतः साध्यभूत अग्नि! का सन्देह भी है। इस रीति से पक्ष में 'साध्य' 
का सन्देह, 'हेतु' में साध्य की व्याप्ति का ज्ञान, और 'पक्ष' में हेतु का दर्शन--जबकि 
अनुमिति होने के ये तीनों कारण विद्यमान हैँ॥ तब अनुमिति क्यों नहीं होती ? 

उत्तर--आप का सोचना और कहना उचित है, किन्तु वस्तु स्थिति यह है कि 
जैसे व्याप्ति का ज्ञान ( निश्चय ) न रहने पर अनुमिति नहीं होती, उसी प्रकार व्याप्ति 
का विस्मरण हो जाने पर भी अनुमिति नहीं होती। अतः व्याप्तिस्मरण को भी 
अनुमिति के होने में कारण माना जाता है। इसलिये परवंत पर जो धूमदर्शन हुआ, 
उससे पूर्वग्रहीत व्याप्ति के संस्कार उद्बुद्ध हुए, तब यो यो धूमवान्‌ स सोऽरिन- 
मान्‌ यथा महानसम्‌'--जो-जो धूम का आश्रय होता है, वह-वह अग्नि का 


आश्रय होता है, जैसे महानस । इस प्रकार धूम में अग्नि की व्याप्ति का स्मरण हो 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१२८ तकंभाषा [ अनुमानप्रक्रिया 


आता है । इस रीति से पक्ष ( पर्वत ) पर घूमदर्शन, उस धूमदर्शन से पूर्वेगृहीत व्याप्ति 
का स्मरण हो जाता है, तब पक्ष ( पर्वत ) में 'अग्नव्याप्यघूमवांश्रायम्‌ पर्वत” अग्नि 
से व्याप्त धूम वाला यह पर्वत है--इस प्रकार 'अग्निव्याप्यधूम' का जो तृतीय ज्ञान है, 
उसी से 'अग्नि' का अनुमान होता है, अर्थात्‌ लिङ्ग (हेतु) का तृतीय ज्ञान ही 
“अस्ति का' अनुमापक होता है । अन्य ज्ञान नहीं। उस “तृतीय ज्ञान' को ही अनुमान 
और लिङ्गपरामर्श कहते हैं। इस विवेचन से यह निश्चय हो जाता है कि लिङ्ग 
परामर्श ही अनुमान है । 

अनुमान प्रक्रिया-- 


अभी तक किये गये विवेचन से यह स्पष्ट हुआ कि 'अनुमिति' को उत्पन्न करने के 
लिये 'लिङ्ग का तृतीय ज्ञान' अत्यन्त आवश्यक है । अनुमिति के होने का मार्ग इस 
प्रकार है--( १ ) व्याप्तिग्रहण, ( २ ) पक्षता (साध्यसन्देह ), ( ३ ) व्याप्तिस्मरण, 
( ४ ) पक्षधमंता ( हेतु की पक्ष में स्थिति )। अनुमिति के होने में ये चार आवश्यक 
मंग हैं । 

(१) व्याप्तिग्रहण ( व्याप्ति का निश्चय ) के पूर्व महानस में होने वाला जो 
धूमज्ञान है, उसे प्रथम लिद्धज्ञान कहते हैं। उससे अग्नि का अनुमान नहीं होता, 
क्योंकि उस समय तक व्याप्ति का निश्चय नहीं हो पाया है । 

.( २) व्याप्तिग्रहण ( व्याप्तिनिश्चय ) के वाद भी महानस में जो 'धूम' ( रिङ्ग ) 
ज्ञान हो रहा है, वह भी अग्नि का अनुमापक नहीं हो सकता, क्योंकि महानस में 
अरिन' का सन्देह नहीं है, अग्नि! तो-वहाँ प्रत्यक्ष है। जहाँ 'साध्य' ( अनुमेय ) की 
सत्ता ( अस्तित्व ) में सन्देह रहता है, वहा अनुमान किया जाता है । महानस में 'अग्नि' 
की सत्ता सन्दिग्ध नहीं है । 

( ३ ) महानस में 'व्याप्तिनिश्चय' कर लेने के बाद जव वह पर्वत के समीप 
जाता है और 'धूम' ( लिग = हेतु ) का दर्शन करता है, इसी 'धूमज्ञान' को द्वितीय- 
ज्ञान ( लिङ्ग का द्वितीय ज्ञात ) कहते हैं। इस द्वितीय ज्ञान से भी अग्नि की 
अनुमिति नहीं होती । यद्यपि वहाँ पर्वत पर 'साध्य” की सत्ता का 'साधक या बाधक? 
प्रमाण न होने से 'साध्य' की सत्ता में सन्देह है, और 'धूमारिन को व्याप्ति' का निश्चय 
भी हो चुका है, तथापि 'पर्वेत' के पास पहुँच कर “व्याप्ति' का स्मरण नट्रीं हो 
पा रहा है इसलिये उस मनुष्य को अनुमिति ज्ञान नहीं हो रहा है। क्योंकि अनुमिति 
ज्ञान के होने में 'व्याप्तिस्मरण' भी निमित्त होता है। क्योंकि. 'व्याप्तिग्रहण' होने 
पर भी बाद में यदि वह व्यक्ति उस 'ग्रहीत व्याप्ति' को भूल जाता है तो उसे अनुमिति 
नहीं हो पाती । खट, 

(४ ) 'व्याप्तिस्मृति' होने के वाद जब लिङ्ग का तृतीय ज्ञान--'अग्नि से व्याप्त 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमानप्रक्रिया ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १२९ 


घूम इस पंत पर विद्यमान है--होता है, तभी उसे अनुमिति होती है। इस “तृतीय 
लिङ्ग ज्ञान' को ही लिङ्गपरामशं कहते हैं, और इसी को अनुमान कहते हैं । 

उपयुक्त 'समस्त अंगों' को दो अंगों के अन्तर्गत कर सकते हैं--एक व्याप्ति और 
दुसरी पक्षघर्मता। अत एव 'परामशं' का लक्षण 'व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं 
परामर्शः' किया गया है । यहाँ “व्याप्ति' शब्द से 'व्याप्तिग्रहण' और 'व्याच्तिस्मरण' 
दोनों को संग्रहीत किया गया है । 'पक्षधमंता' का अर्थ होगा कि 'व्याप्य' ( घूम 


. आदि) का पक्ष में होना। जिस स्थान पर 'साध्य'का 'सन्देह' होता है उसे 


'पक्ष' कहते हैं। इसलिये 'पक्ष' का लक्षण “सन्दिग्ध-साध्यबान्‌ पक्षः’ किया गया है । 
“पक्ष' के भावको पक्षता ( साध्य-संशयरूपा ) कहते हैं। 'पक्षघमंता' में 'पक्षता' 
का अन्तर्भाव हो गया है । 'अथ पर्वतगतमात्रस्य पुंसः' इस पङ्क्ति में 'मात्र' के 
संनिवेश से 'व्याप्तिस्मरण' की व्यावृत्ति बतायी गयी है । 'लिङ्गपरामर्शोऽ्नुमानम्‌' इस 
पङ्क्ति से 'लिङ्गपरामरश' को अनुमान कहा गया है। क्योंकि वह 'अनुमिति' का 
करण है । “करण उसे कहते हैं कि जिसके समनन्तर ही अविलम्ब ( शीघ्रतर ) 
फलोत्पत्ति होती है । इसीलिये 'करण' का लक्षण “फलायोगव्यवच्छिन्नं कारणं करणम्‌' ` 
किया गया है । इस लक्षण के अनुसार हम देखते हैं कि 'किङ्गपरामशं' के अनन्तर ही 
तुरन्त अनुमिति होती है । इसलिये “लिज्भपरामर्श” को अनुमिति प्रमा का करण कहा 
गया है । 'करण' का एक और अन्य लक्षण “व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌? भी 
किया जाता है । तदनुसार "अनुमिति प्रमा' का करण “व्याप्तिज्ञान! होता है। और 
'लिङ्गपरामशं' को उसका व्यापार कहा जाता है, तथा 'अनुमिति' को फल माना 
जाता है । नैयायिक रोग 'अनुमिंति' में परामर्श की अनिवार्यता को देखकर उसी को 
'अनुमिति' के प्रति करण मानते हूँ । “व्याप्तिज्ञान और पक्षधर्मताज्ञान' के विशेषण- 
विशञेष्यभावसम्बन्ध से 'परामर्श” की उत्पत्ति होती है, इसलिये वह एक (विष्ट ज्ञान 
है । इसीलिये परामर्श का लक्षण 'व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्श: किया 
गया है । 

किन्तु भाटटमीमांसक तथा वेदान्ती अनुमितिज्ञान! की उत्पत्ति मे इस परामर्शात्मक- 
'विशिष्टज्ञान' का होना आवश्यक नहीं मानते । उनका कहना है कि इने गिने कुछ 
स्थलों में 'अनुमिति' के पहले भले ही परामर्श होता हो किन्तु 'सभी स्थलों' में ऐसी 


- बात नहीं है । प्रायः सवंत्र केवल 'व्याप्ति-ज्ञान' औरं ।पक्षधमंता-ज्ञान! के होने पर 


ही अनुमिति हो जाया करती है 1 “व्याप्तिविशिष्टपक्षधमंताज्ञान' की आवश्यकता वहाँ 
नहीं पड़ती । अतः नैयायिक लोग ऐसे स्थलों पर 'वेशिष्ट्यरहित व्याप्तिज्ञान' तथा 
पक्षधमंताज्ञान' को ही 'अनुमिति का करण' स्वीकार कर लें । अन्यथा दो प्रकार की 
अनुमिति के लिये दो प्रकार के कार्यकारणभाव को मानना पडेगा । अतः हमारे कथन | 
के अनुसार “वैशिष्टचरहित व्याप्तिज्ञान' तथा 'पक्षधमंताज्ञान' को ही सवंत्र अनुमिति 


९ त० 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३० तकंभाषा [ द्विविध अनुमान 


के प्रति कारण मानने में लाघव है। 'परामर्शात्मक विशिष्टज्ञान' को कारणकोटि 
` में रखने की आवश्यकता नहीं है । 


इस पर नेयायिक कहते हैं किं अनुमिति के सभी स्थलों में 'रिङ्गपरामशं' को ही 
. करण कहना होगा । क्योंकि जहाँ पर 'वैशिष्टचरहित व्याप्तिज्ञान' तथा 'पक्षधर्मता- 
ज्ञान! से ही अनुमिति का होना आप समझ रहे हैं, वहाँ भो मध्य में अर्थात्‌ व्यापार के 
रूप में 'परामर्शात्मक विंशिष्टज्ञान' तो अनिवार्यरूप में रहता ही है । उसकी 
अनिवार्यं उपस्थिति रहने पर भी 'असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य' की तरह अनुमिति की ओर 
“मन? इतनी शीघ्रतम गति से चला जाता है कि 'मध्यस्थित परामशं' का अनुभव होता 
हुआ-सा प्रतीत नहीं हो पाता । 


. _तच्चानुमानं द्विविधम्‌ । स्वार्थं परार्थ चेति । स्वार्थं स्वप्रतिपत्तिहेतुः । तथा 
हि स्वयमेव महानसादौ विशिष्टेन प्रत्यक्षेण घूमार्यो््याि गृहीत्वा पर्वतसमीपं 
गतस्तद्गते चारनौ सन्दिहानः पर्वतवतिनीमविच्छिन्तमूलामञ्ज॑लिहां घुमलेखां 
पश्यत्‌ धुमदर्शनाच्चोद्बुद्धसंस्कारो व्याप्त स्मरति । यत्र धूमस्तत्रार्निरिति। 
ततोऽत्रापि धुमोऽस्तीतिः प्रतिपद्यते । तस्मादत्र पर्चतेऽरिनिरप्यस्तीति स्वयमेव 
प्रतिपद्यते । तत्स्वार्थानुमानम्‌ । 
तच्चेति। और वह अनुमान दो प्रकार का है-एक “स्वार्थानुमान' और दूसरा 
'परार्थानुसान' । 
स्वार्थमिति । स्वयं के ज्ञान का हेतुभूत जो अनुमान होता है, उसे “स्वार्थातुमान . 
कहते हैं । तथाहीति । जैसे--कोई आदमी “महानस' ( पाकशाला ) आदि अनेक जगह . | 
जाकर 'धूम' और 'अरिन' के सहचार को देखता है, और उससे 'धूम' में अग्नि की 
व्याप्ति का निश्चय करता है, उसके बाद जब कभी पर्वत के समीप पहुंचता है, तव उसे 
पर्वत पर 'अग्नि है या नहीं' इस प्रकार का सन्देह होता है, किन्तु जब वहाँ मूलस्थान 
, से आकाश तक अविच्छित्नरूप में फैले हुए धूम को देखता है, तब उस 'धूम' में पूर्व- 
ग्रहण की हुई 'अग्नि' की व्याप्ति के 'संस्कार' उद्बुद्ध हो उठते हैं। उन संस्कारों के 
उद्बुद्ध हो जाने से 'यत्र धूमः तत्र अग्निः--जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है- 
इस आकार में 'धूम में अग्नि की व्याप्ति’ का उसे स्मरण होता है, तदनन्तर पवंत 
पर्‌ 'अरितव्याप्य' के रूप में धुम दिखाई देता है । अर्थात्‌ 'अग्निव्याप्यधूमवानयं 
पर्वत? यह ज्ञान होता है, तब 'पवंतो वक्तिमान्‌” इस प्रकार की 'पर्वेत' पर अग्नि 
की अनुमिति होती है। इस प्रकार से 'अग्निरूप साध्य' की अनुमिति उसी को हो 
- पाती है, जिसे 'पर्वेतरूप पक्ष' में हेतु का 'साध्यव्याप्य' रूप से अर्थात्‌ 'वह्निव्याप्यो 
“४ धूमः’ इस आकार में 'हेतु' ( धूम ) का निश्चय हुआ रहता है । यही स्वार्थानुमान का 
स्वरूप है। अभिप्राय यह है कि प्रवंतगत अग्नि का सन्देह होने पर पर्वत से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. ०० 2 


पश्चावयव ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १३१ 


निकलती हुई अविच्छिन्नमूला धूमरेखा को देखने पर पृव॑ंग्रहीत धूमाग्निव्याप्ति के- 
संस्कार जगते हँ । उस कारण धूमाग्नि की व्याप्ति का उसे स्मरण हो जाता है। 
तब 'इस पर्वत पर भी धूम है'--इस प्रकार से वक्तिव्याप्प धूम का ज्ञान उसे 
होता है। यही “धूम ज्ञान”, - तृतीय ज्ञान है । इससे वह स्वयं समझ लेता है कि इस 
पर्व॑त पर भी 'अग्नि' है । यही स्वार्थानुमान है । 
माधुरी 

मूलकार ने 'विशिष्टेन प्रत्यक्षेण धूमारन्योरव्याप्ति ग्रहीत्वा कहा है । यह कहने से 
'ब्रथम लिङ्गज्ञान' का स्वरूप समझ में आता है। उपाधि के अभावका निश्चय और 
भूयो ( वार-वार ) दशंनसहक्कत जो प्रत्यक्ष होता है, वही विशिष्ट प्रत्यक्ष-कहलाता है । 

“पर्वतसमीपं गतस्तद्गते चारनौ सन्दिहानः' इस कथन से साध्यविषयक सन्देह .. 
को प्रदर्शित कर 'पक्ष' के स्वरूप को बताया गया है। पक्ष का लक्षण भी 'सन्दिरध- 
साध्यवान्‌ पक्षः' किया गया है। 

धूमलेखां पश्यन्‌’ यह कहकर द्वितीय लिङ्गज्ञान को बताया है । 

ततोऽत्रापि धूमोऽस्तीति’ अर्थात्‌ धूमः वह्निना व्याप्तोऽस्ति यानी 'वह्निव्याप्य- 
धूमवानयं पर्वंतः'--यह्‌ तृतीय लिङ्गज्ञान है । यही परामर्श का स्वरूप है । 

यत्त॒ कश्चित्‌ स्वयं घुमादग्निमनुमाय परं बोधयितुं पञ्चावयवमनुमानवाक्यं 
प्रयुङ्क्ते तत्‌ परार्थानुमानम्‌ । तद्यया-“पर्वतोऽग्निमान्‌, धुमवत्त्वात्‌, यो यो 
धुमवान्‌ स सोऽरिनमान्‌, यथा महानसः, तथा चायं, तस्मात्तथा, इति। 

अनेन वाक्येन प्रतिज्ञादिमता प्रतिपादितात्‌ पञ्चरूपोपपन्नाल्लिङ्कात्‌ परोऽ 
प्यरिन प्रतिपद्यते । तेनैतत्‌ परार्थानमानम्‌ । 

_ यत्त्विति । जब कोई व्यक्ति स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके, उस अनुमित 
अग्नि का ज्ञान किसी अन्य मनुष्य को कराने के लिये पत्चाव्यव वाक्य का प्रयोग करता ' 
है, तव उसे परार्थानुमान कहते हैं । तद्यथेति । जैसे--( १ ) 'पवंतो$ग्निमानु---पर्वत 
अग्निमान्‌ है-यह “प्रतिज्ञा है। ( २) 'घूमवत्त्वात्‌'क्योंकि वह धूमवान्‌ है--- 
यह 'हेतु' है। ( ३ ) जो-जो धूमवान्‌ होता है, वह-वह अरिनिमान्‌ होता है, _जेसे 
महानस ( रसोई-घर )-यह “उदाहरण' है । ( ४ ) यह ( पर्वत ) भी उसी प्रकार का 
( धूमवान्‌ ) है--यह उपनय है ( इस उपनय को 'वह्मिव्याप्य-धूमवाँश्ायम्‌' के आकार 
में कहा जाता है । इसी को संक्षेप में 'तथा चायम्‌' के आकार में कह दिया है। इस 
उपनय में 'व्याप्ति' और 'पक्षधर्मता' दोनों की प्रतीति होती है । इसलिये इसे 'ब्याप्ति- 
विशिष्ट-पक्षधमंताज्ञान' अथवा 'लिङ्गपसम्शं-या 'अनुमान' भीःकहते हैं । अनुमान- 
वाक्य के--प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय--ये चार अवयव अभी तक बताये गये । 
अब “निगमन? रूप पाँचवाँ अवयव 'तस्सात्‌ तथा'--इसलिये वेसा, यानी अरिनिमात्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३२ तकेभाषा ,, [ पश्वावयव 


है--इस प्रकार का अनुमिति' रूप ज्ञान होता है। अनुमानवाक्य के इस पाँचवें 
, अवयव को 'निगमन' कहते हैं । 

अनेनेति । इस रीति से प्रतिज्ञा आदि पाँचों अवयवों के सहित इस अनुमान वाक्य 
` के द्वारा प्रतिपादित--( १ ) पक्षसत्त्व, (;२ ) सपक्षसत्त्व, ( ३ ) विपक्षव्यावृत्तत्व, 
( ४ ) अवाधितविषयत्व, (५) असतुप्रतिपक्षत्व- पाँच रूपों से युक्त हुए हेतु 
(लिङ्ग ) से अन्य व्यक्ति भी अग्नि को जान जाता है । इसीलिये इसे “परार्थानुमान 


दूसरे का बोधक अनुमान--कहते हैं। 
माधुरी 
. (१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, ( ३ ) उदाहरण, ( ४ ) उपनय, ( ५ ) निगमन-- 

ये पाँच अवयव परार्थानुमान वाक्य के होते हैं । इस ग्रन्थ में पाचों अवयवों के व्यावहा- 
- रिक स्वरूप को बताया गया है। किंन्तु उपनय ( तथा चायम्‌ ) तथा निगमन ( तस्मा- 

तथा) के केत्रल संक्षिप्त रूप ही बताये हैं। तथा चायम्‌' इस उपनय का स्पष्ट व्याव- 

हारिक रूप ( पर्वत, अग्नि, धूम के सन्दर्भ में ) यह होगा--“वह्लिव्याप्य-धूमवाँ- 

श्राम्रम्‌" । उसी प्रकार 'तस्मात्तया' इस निंगमन का स्पष्ट व्यावहारिकरूप ( पर्वत, 

अग्नि, घूम के सन्दर्भे में ) यह होगा-+तस्मात्‌ पर्वेतोऽर्निमान्‌' । 

'पच्चरूपोपन्नात्‌ रिङ्गात्‌--पांच रूपों से युक्त हुए लिङ्ग से--इस कथन का 
अभिप्राय यह है कि 'किङ्ग' के पाँच रूप होते हूँ-( १) पक्षधर्मत्व, ( २) 
सपक्षसत्त्व, ( ३ ) विपक्षव्यावृत्ति, ( ४ ) अवाधितविषयत्व, ( ५ ) असत्प्रतिपक्षत्व । 
इनको आगे बताया जायेगा । 


परार्थानुमान के पाँच अवयवों के नामों में कुछ भिन्नता न्याय तथा वैशेषिक ग्रन्थों 
में पायी जाती है। न्यायसूत्र के अनुसार तो भ्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयननिगमनान्यव- 
यवाः'¬ -( न्या० सू० १।१।३२ ) । और वैशेषिक के अनुसार--अवयवाः पुनः प्रतिज्ञा- 
पदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः' । ( प्रशस्तपाद )-अर्थात्‌ ( १ ) प्रतिज्ञा, (२) 
अपदेश, / ३ ) निदर्शन, ( ४ ) अनुसन्धान, ( ५ ) प्रत्याम्ताय-ये पाँच अवयव हैं । 
. उक्त अवयवों की संख्या में भी दार्शनिकों का मतभेद हे । वात्स्यायन के पूवंवर्ती 
. प्राचीन नैयायिक दस अवयव मानते हैं । वात्स्यायन ने अपने न्यायभाष्य में इसका 
उल्लेख इस प्रकार किया है-*दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये संचक्षते- जिज्ञासा, 
संशयः, शक्यप्राप्तिः, प्रयोजनं, संशयव्युदासः इति'-( न्या० भा० १।१।३२ ) । भाष्य- 
कार ने यह भी कह दिया है कि साधनवाक्य के दस अवयव नहीं होते, बल्कि प्रतिज्ञा 
आदि पाँच ही अवयव होते हैं। सांख्यदर्शन के अनुसार ( १ ) प्रतिज्ञा, ( २ ) हेतु, 
(३) दृष्टान्त--ये तीन अवयव माने जाते हैं--(-सांख्यका० ५) । 
भाटटमीमांसक भी तीन अवयव मानते. हँ । ( इलो० वा० अनु० ५४ ), 


८८0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पश्चावयव ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १३३ 


प्राभाकरमीमांसक भी तीन अवयवों को ही स्वीकार करते हैं । 

बौद्ध दार्शनिक 'उदाहरण और उपनय” इन दो अवयवों को ही मानते हैं । 

जिन पाँच अवयव वाक्यो से परार्थानुमान सम्पन्न किया जाता है, उन पाँचों के 
समूह को “न्याय' कहते हैं। और उस समूह के एक-एक वाक्य को 'न्यायावयव' 
कहते हैं । 'प्रतिज्ञावाक्य'-यह पहला अवयव है। इस अवयववाक्य से पक्ष में साध्य के 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। हेतुवाक्य/--यह दुसरा अवयव है। इस अवयववाक्य से 
हितु' में 'साध्य' की ज्ञापकता का बोध होता है । 'डदाहरणवाक्य'--यह तीसरा अवयव 
है । इस अवयववाक्य से 'हेतु' में 'साध्य” की व्याप्ति का बोध होता है । 'उपनयवाक्य'- 
यह चौथा अवयव है । इस अवयववाक्य से पक्ष में साध्यव्याप्य हेतु के संबंध का (पक्ष- 
धर्मता का ) बोध होता है। 'निगमनवाक्य'--यह पाँचवाँ अवयव है । इस अवयव- 
वाक्य से व्याप्ति और पक्षधमंता से विशिष्ट हुए हेतु में अबाधितत्व और असत्रति- 
पक्षत्व के बोधन के साथ ही पक्ष में साध्य के संबंध का भी ज्ञान होता है । 

जो हितु' पक्षसत्त्व आदि पाँच रूपों से युक्त होता है, वही हेतु किसी 'साध्य” का 
अनुमापक हो सकता है। जिस व्यक्ति को अनुमापकताप्रयोजक पाँच रूप वाले लिङ्ग 
( हेतु ) का ज्ञान रहता है, उसे 'व्याप्ति' और पक्षधमंता का ज्ञान प्राप्त करने की 
आवश्यकता नहीं होती । उस पश्चरूपोपपन्न हेतु के ज्ञान होने मात्र से ही 'अग्नि' 
( साध्य ) की अनुमिति हो जाती है। हेतु के पाँच रूपों में से जो 'पक्षसत्त्व” रूप है, 
उसका अर्थ है--पक्ष में रहता, यानी जहाँ पर ( जिस धर्मी में ) साध्य की अनुमिति 
करना है, उस धर्मी में 'हेतु' का रहना । उसी तरह 'हेतु' का जो दुसरा रूप 'सपक्ष- 
सत्व' है, उसका अर्थ है--सपक्ष' में रहना, अर्थात्‌ जिस जगह ( जिस धर्मी में ) 
साध्य ( जैसे--अग्नि ) के रहने का निश्चय हो, उस धर्मी में 'हेतु' का रहना । हेतुः 
का जो तृतीय रूप 'विपक्षाऽसत्त्व' है उसका अर्थ है कि 'विपक्ष' में न रहना अर्थात्‌ 
जिस जगह ( जिस धर्मी में) साध्य के अभाव का निश्चय हो, उस जगह हेतु का 
न रहना । हेतु' का जो चतुर्थ रूप 'अवाधितत्व' है, उसका अर्थ यह है कि 'पक्ष' 
में साध्य' का बाध न होना, अर्थात्‌ जिस जगह पर ( जिस धर्मी में ) “साध्य! की 
अनुमिति कराने के लिये हेतु' का प्रयोग किया गया है, उस धर्मी में साध्य के अभाव 
का निश्चय न होना । अब हेतु” का जो पञ्चम रूप 'असत्परतिपक्षत्व' है, उसका अर्थ यह 
है कि 'सत्मतिपक्ष' का न होना, अर्थात्‌ जहाँ पर ( जिस धर्मी में ) 'साध्य” की 
अनुमिति कराने के लिये 'हेतु' का प्रयोग किया गया है, उस जगह में 'साध्याभाव- 
व्याप्य' का निश्चय न होना । जेसे--'पवंतो वह्मिमान्‌ धूमात्‌' कहने से यह समझ में 
आता है कि 'पर्वेत' ( पक्ष ) पर 'अग्नि' ( साध्य ) की अनुमिति कराने के निमित्त 
'धूम' ( हेतु ) का प्रयोग किया गया है । यह 'धूम' (हेतु) उक्त पाँच रूपों से युक्त है । 
जैसे--वह धूम हेतु, पक्ष ( पवत ) पर रहने के कारण अपने 'पक्षसत्त्व” रूप से युक्त 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३४ तक भाषा [ अन्वय और व्यतिरेक 


है, उसी तरह 'संपक्ष' ( महानस ) में “धूम! रहता ही है, इसलिये अपने सपक्षसत्त्व 
रूप से ( धूम हेतु ) युक्त है, और 'विपक्ष' ( जलहृद, तालाब आदि ) में 'धूम हेतु 
कभी भी नहीं रहता, इसलिये अपने 'विपक्षा$सत्त्व' रूप से भी वह ( धूम हेतु ) युक्त 
है, तथा 'पक्ष' ( पर्वत ) में साध्य ( अग्नि ) का बाध नहीं है, इसलिये अपने 'अवा- 
घितत्व” रूप से भी वह ( धूम हेतु ) युक्त है, और 'पक्ष' ( पवेत ) में 'साध्याऽभाव- 
व्याप्य' यानी अग्न्यभाव व्याप्य ( अग्निरूप साध्य के अभाव का साधक किसी अ य 
हेतु ) का निश्चय भी नहीं है, इसलिये अपने 'असत्जतिपक्षस्व' रूप से भी वह ( धूम- 
हेतु ) युक्त है । इस प्रकार प्चरूपोपपन्नता 'धूम' हेतु में उपलब्ध होती है । इस कारण 
पच्चरूपोपपन्न हुआ 'घुम' हेतु पवंतरूपी पक्ष पर आग्निरूप साध्य की अनुमिति कराने 
में समर्थ होता है । 

निष्कर्ष यह है कि 'प्रतिज्ञा' आदि पाँच वाक्यों से किया जाने वाला अनुमान, 
पराथे होता है, यानी दुसरे व्यक्ति के प्रयोजन को संपन्न कर देता है, इसलिये इसे 
'वराथंनुमान' कहते हैं । 2 

अत्र पर्वतस्याग्निमत्त्वे साध्ये धुमवत्त्वं हेतुः । स चान्वयव्यतिरेकी, अन्वयेन 
व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्वात्‌ । तथा हि यत्र यत्र धुमत्त्वं तत्र तत्रार्निमत्त्वं यथा 
महानसे इत्यन्वयव्या्िः । महानसे धुमारन्योरन्वयसःद्रावात्‌ । एवं यत्राग्निर्नास्ति 
तत्र घुमोऽपि नास्ति यथा महाह्नदे इतयं व्यतिरेकव्याप्तिः । महाह॒दे धुमास्यो- 
व्यतिरेकस्य सद्भावदर्शनात्‌ । 

अत्रेति । इस परार्थानुमान ( पव॑तो वह्तिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ ) में 'पर्वेत' पर “वह्ि- 
मत्त्व--साध्य है यानी वह्तिमत्त्व सिद्ध करना है । 'धूमवत्त्व' 'हेतु' है, और वह अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु है । क्योंकि 'अन्वय' तथा “व्यतिरेक” दोनों व्याप्तियों से वह ( हेतु ) 
युक्त है । अर्थात्‌ उक्त हेतु में दोनों प्रकार की व्याप्तियाँ ( अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेक- 
व्याप्ति ) घटित हुईं उपलब्ध होती हैं। और घटित हुई व्याप्ति के उदाहरण भी मिलते 
हैं। तथा हीति। जैसे--जहाँ-जहाँ धूमवत्त्व रहता है, वहाँ-वहाँ अग्निमत्त्व ( वल्चि- 
मत्त्व ) रहता है 'यत्रऱयत्र धूमवत्त्वं, तत्र-तत्र अग्निमत्त्व' । जैसे--'महानस' में-- 
यथा महानसे- अन्वय-व्याप्ति है । क्योंकि महानस ( पाकशाला ) में घूम और अग्नि 
दोनों विद्यमान रहते हैं । 

एवसिति । इसी प्रकार--ंत्रारिनर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, यथा महाह॒दे-- 
जहाँ अग्नि नहीं होती, वहाँ धूम भी नहीं होता, जैसे--महाह्द यानी जलाशय 
में-यह “व्यतिरेकव्याप्ति है। क्योंकि महाहद में घूम और अग्नि का 'अभाव' 
( व्यतिरेक ) रहता है । “महानस' का उदाहरण देकर अन्वयव्याप्ति बतायी गयी है, 
भौर महाहृद का उदाहरण देकर व्यतिरेक-व्याप्ति बतायी गयी है। इसीलिये 
'धूमवत्त्व' हेतु को 'अन्वय-व्यतिरेकी' कहा गया है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्वय और व्यतिरेक ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १३५ 


माधुरी 
पः्चावयव-वाक्य के प्रयोग में जो 'हेतु' का निर्देश किया जाता है, वह हेतु, 
'अन्वयव्यतिरेकी', 'केवलव्यतिरेकी' और 'केवलान्वयी', भेद से तीन प्रकार का होता 
है । अतः हमे देखना होगा कि “पर्वत: अग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌’ इस अनुमानवाक्य 
में दिया गया हेतु” किस प्रकार का है । 'हेतु' के तीन प्रकार करने का आधार दो 
प्रकार की व्याप्ति होती है--( १) अन्वयव्याप्ति और ( २) व्यतिरेकव्याप्ति । 
ऊपर प्रदर्शित किये गये अनुमान में दिये गये हेतु ( धूमवत्त्वात्‌ ) में दोनों प्रकार की - 
व्याप्ति बन जाती है । अतः 'धूमवत्त्वात्‌' हेतु 'अन्वय-व्यतिरेकी' है। दूसरे शब्दों में 
इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जिस 'हेतु' में अन्वयव्याप्ति तथा व्यतिरेकव्याप्ति 
( साहचर्यनियम अर्थात्‌ अविनाभाव) का निश्चय रहता है, उस हेतु को अन्वय- 
व्यतिरेकी 'हेतु' कहते हँ । इसीलिये ग्रन्थकार ने 'अन्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत्त्वात्‌' 
कह दिया है । 
जव 'व्याप्ति’ शब्द से “व्याप्य-व्यापकभाव' विवक्षित रहता है तब ` 'अन्वयेन- 
व्यतिरेकेण च' यह 'तृतीया', इत्थंभाव के अर्थ में समझनी चाहिये । तब उससे यह 
निष्पन्न हुआ कि दो प्रकार का व्याप्य-च्यापकभाव होता है ( १) अन्वयरूप और 
( २) व्पतिरेकरूप । भासवंज्ञ अपने अूषणग्रन्थ में कहते हैं--तत्र साधनसामान्यं 
व्याप्यं, साध्यसामान्यं व्यापकम्‌ इत्ययं व्याव्य-व्यापकभावोऽन्वयः । साध्यसामान्याभावो 
व्याप्यः, साधनसामान्याभावो व्यापक इत्ययं व्याप्यव्यापकभावो व्यतिरेकः? इत्युभय- 
रूपव्याप्तेः सद्भावादित्यथं:' । 
और जब 'व्याप्ति' शब्द से साहचर्यनियम ( अविनाभाव ) विवक्षित रहता है, 
तब 'अन्वयेन-व्यतिरेकेण च' यह्‌ 'तृतीया', “चक्षुषा रूपं पश्यति’ की तरह 'करण' अर्थं 
में समझनी चाहिये । तब उससे यह अथं निष्पन्न होगा कि 'अच्वय-व्यतिरेक, व्याप्ति- 
निश्चयक होते हैं । 
प्रस्तुत परार्थानुमान--'पर्वंतोऽरिनिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌में 'अरिनमत्त्वः यानी 
अग्निसम्बन्ध' अर्थात्‌ 'अग्नि' तो 'साध्य' है, और 'धूमवत्त्व' ( 'धूमसम्बन्ध' ) अर्थात्‌ 
'धूम' हेतु है। इस हेतु में अन्वयमूलक ( साध्यसहचारमूलक ) व्यांप्ति उपलब्ध 
होती है, और व्यतिरेकमूलक ( साध्याभाव में हेत्वभावसहचारमूलक ) व्याप्ति भी 
उपलब्ध होती है । जैसे-महानस में धूम और अग्नि का सम्बन्ध रहने से 'जिस-जिस : 
स्थान में धूमवत्त्व है, उस-उस स्थान में अरिनिमत्त्व है' अर्थात्‌ 'यत्र-यत्र धूमवत्त्वं तत्रः 
तत्र अरिनिमत्त्वम्‌' इस प्रकार धूमवत्त्व ( धूम ) हेतु में साध्यसहचार का ज्ञान हो 
जाने से धूमवत्त्व ( धूम ) हेतु में अग्निमत्त्व ( अग्निरूप साध्य ) की अन्वयव्याप्ति का 
ज्ञान हो रहा है। उसी तरह जळहवद ( जलाशय ) में अग्नि ( साध्य ) और धूम 
( हेतु ) का अभाव रहने से 'जिस-जिस स्थात में अरितिमत्त्व ( अग्नि ) का अभाव है 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- - १३६ तकंभाषा [ अन्वय और व्यतिरेक 


उस-उस स्थान में धूमवत्त्व ( धूम ) का अभाव है', अर्थात्‌ 'यत्र-यत्र अर्निमत्त्वाऽभावः 
तत्र-तत्र धूमवत्त्वाऽभावः' इस प्रकार साध्याभाव में हेत्वभावसहचार का ज्ञान हो जाने 
से धूमवत्त्व हेतु में अग्निमत्त्वरूप साध्य की व्यतिरेकव्याप्ति का ज्ञान भी हो रहा है। 


अन्वयव्याप्ति का स्वरूप 


'हेतुव्यापकसाध्यसामानाधिकरण्य' ही अन्वयव्याप्ति का स्वरूप है । अर्थात्‌ हेतु का 
व्यापक जो साध्य, उसके अधिकरण में हेतु का रहना । यथा--जब हम धूमरूप हेतु 
.से अरिनिरूप साध्य का अनुमान करते हैं तो कहना होगा कि हेतु तो 'धूम' है । और 
वह ( हेतु ) हमेशा व्याप्य रहता है । उस हेतुरूप व्याप्य का व्यापक अग्निरूप साध्य 
है। साध्य हमेशा व्यापक रहता है। व्याप्य और व्यापक को पहचानने का सरल 
मार्ग यह है कि जो 'यत्र-यत्र' के'साथ बोला जात! है उसे 'व्याप्य' और जो 'तत्र-तत्र' 
के साथ वोला जाय उसे 'व्यापक' कहते हैं। जैसे--'यत्र-यत्र धूमः, तत्रतत्र अग्नि? 
यहाँ पर 'यत्र' के साथ 'धूम' बोला गया है, इसलिये 'धूम' व्याप्य है, और 'तत्र' के 
साथ 'अग्नि' को बताया गया है, इसलिये" 'अग्नि व्यापक है । एवच्च 'व्याप्यरूप हेतु 
( घूम ) का जो व्यापकरूप साध्य ( अग्नि ) है, उसके अधिकरण ( महानस ) में धूम 
( व्याप्य ) रहता है” । उस रीति से 'धूम' के व्यापक 'अरिन' के अधिकरण में 'धूम' 
का रहना ही 'धूम' में 'अग्नि' की अन्वयव्याप्ति है। इसी को 'यत्र-यत्न धूमः तत्र-तत्र 
अरिनिः' कह्‌ कर बताया गया है।' 
व्यतिरेकव्याप्ति का स्वरूप 


'साध्याभावव्यापकाभावप्रतियोगित्व' ही व्यतिरेकव्याप्ति का स्वरूप है । अर्थात्‌ 
साध्याभाव का व्यापक अभाव होगा-हेत्वभाव; यानी हेतु का अभाव, उसका प्रतियोगी 
: हेतु ही होगा । इस प्रकार हेतु में 'साध्याभावव्यापकाभावप्रतियोगित्व' के आजाने से हेतु 
में व्यतिरेकव्याप्ति भी बन जाती है। यथा--धूम ( हेतु ) से अग्नि (साध्य ) का 
अनुमान जब हम करते हैं तब साध्याभाव कहने से हम अग्नि का ही अभाव लेंगे, 
क्योंकि प्रस्तुत प्रसंग में अग्नि ही साध्य है। उस साध्याऽभाव ( अग्न्यभाव ) का 
व्यापक अभाव होगा 'धूमाभाव', उसका प्रतियोगी होगा 'धूम' । इस रीति से व्याप्य- 
रूप अग्न्यभाव ( साध्याभाव ) का व्यापक जो हेत्वभाव ( धूम का अभाव ), उसका 
प्रतियोगित्व धूम ( हेतु ) में रहेगा । इसलिये धूम ( हेतु ) में अग्नि ( साध्य ) की 
व्यतिरेकव्याप्ति भी उपलब्ध हो रही है। अतः यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
“धूमवत्त्वात्‌' ( घूम ) हेतु अन्वय-व्यतिरेकी है । Me 

अन्वय-ठ्यापति और व्यतिरेक-य्यासि में जो भेद है, वह यह कि अन्वयव्याप्ति में 'हेतु' 
व्याप्य होता है, और 'साध्य' व्यापक होता है। क्योंकि घूम 'और अग्नि में व्याप्य-व्यापक 
भाव संबंध है । तथा व्यतिरेक-व्याप्ति में 'साध्याभाव' व्याप्य होता है और 'हेत्वभाव' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्वयव्यतिरेकी हेतु ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १३७ 


व्यापक होता है । व्याप्य-व्यापक को पहचानने का तरीका ऊपर बता ही चुके हैं। 
'अन्वयव्याप्ति’ में जो 'अन्वय' शब्द है, उसका अथे 'तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌’ अर्थात्‌ एक के 
होने पर दूसरे का होना है । तात्पर्य यह है कि 'साधन के रहने पर साध्य की सत्ता 
का रहना' अन्वयव्याप्ति है । दो भाव पदार्थों की व्याप्ति को अन्वयव्याप्ति कहते हैं । 
व्यतिरेक-व्याप्ति में 'व्यतिरेक' शब्द है, उसका अर्थ तदभावे तदभावः’ अर्थात्‌ 
एक के न होने पर दूसरे का न होना । तात्पर्यं यह है कि 'साध्य' के अभाव में 'साधन' 
का अभाव रहना ही व्यतिरेकव्याप्ति है । जैसे- यत्र अरिनर्तास्ति ( अग्नेः अभावः ) 
तत्र धूमोऽपि नास्ति ( धूमस्यापि अभावः ) अर्थात्‌ जहाँ अग्नि का अभाव है, वहाँ 
धूम का भी अभाव है। 
व्यतिरेकव्याप्तेस्त्वयं क्रमः। अन्वयव्याप्रो यद्व्याप्य तदभावोऽत्र व्यापकः । 
यच्च व्यापकं तदभावोऽत्र व्याप्य इति । तदुक्तम्‌ 
व्याप्यव्यापकभावो हि भावयोर्यादृगिष्यते । 
तयोरभावयोस्तस्माद्‌ विपरीतः प्रतीयते ॥ 
अन्वये साधनं व्याप्यं साध्यं व्यापकमिष्यते । 
तदभावोऽन्यथा व्याप्यो व्यापकः साधनात्ययः ॥ 
व्याप्यस्य वचत पुव व्यापकस्य ततः परम्‌ । 
एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीभवति तत्त्वतः ॥ 
तदेवं धुमवत्त्वे हेतावत्वये व्यतिरेकेण च व्याप्तिरस्ति। यत्तु वाक्ये केवल- 
सन्वयव्याप्नेरेव प्रदर्शनं तदेकेनापि चरितार्थंत्वात्‌ । तत्राप्यन्वयस्यावश्यकत्वात्‌ 
प्रदर्शनम्‌ । ऋजुमार्गेण. सिद्धयतोऽर्थस्य वक्रेण साधनायोगात्‌ । न तु व्यतिरेक- 
व्याप्तरभावात्‌ । 
तदेवं धुमवत्त्वं हेतुरन्वयव्यतिरेकी । एवमन्येध्प्यनित्यत्वादों साध्ये कृतकत्वा- 
' दयो हेतवोऽन्वयव्यतिरेकिणो व्रष्टव्या:॥ यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ घटवत्‌ । 
यत्र कुतकत्वं तत्रानित्यत्वम्‌ । यत्रानित्यत्वाभावस्तत्र कृतकत्वाभावो यथा गगने । 
व्यतिरेकेति । व्यतिरेकव्याप्ति का प्रयोग इस रीति ( क्रम ) से किया जाता है- 
“अन्वयव्याप्ति! में जो 'व्याप्य' होता है, उसका 'अभाव', 'व्यतिरेकव्यासि' में 'व्यापक' 
होता है। तथा 'अन्वयव्यासि' में जो “ब्यापक' होता है, उसका 'अभाव' 'व्यतिरेकस्यात्ति 
में व्याप्य' होता है । 
जैसा कि कुमारिलभट्टपाद ने अपने 'इलोकवातिक' में कहा है-- 
व्याप्येति । भावपदार्थो ( सत्‌ पदार्थों का ( जैसे-- धूम और अग्नि का ) जैसा 
“व्याप्य-व्यापकभाव' ( जैसे--साधन ( 'धूम' ) 'ब्याप्य' और साध्य ( वह्नि ) व्यापक ) 


१. कुमारिलभट्ट-श्लोकवातिक १२१-१२३ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१३८ तकभाषा [ अन्वयव्यतिरेकी हेतु 


होता है, उनके अभाव ( जैसे--वह्वयभाव और धूमाभाव ) का उसके विपरीत व्याप्य- 
व्यापकभाव ( वह्वथभाव 'व्याप्य' धूमाभाव 'व्यापक' ) होता है । 

अन्वय इति । 'अन्वयव्याक्तिः में--'दो भावपदार्थो के व्याप्य-व्यापकभाव में 
“साधन? ( हेतु ) व्याप्य और 'साध्य' व्यापक माना जाता है', किन्तु 'व्यतिरेकव्यासि' 
में अन्यथा ( भिन्न प्रकार से ) होता है, अर्थात्‌ 'साध्याभाव' ( साध्य का अभाव ) 
व्याप्य और 'साधनाभाव' ( साधनात्यय =साधन का अभाव ) व्यापक होता है । 

व्याप्यस्येति । 'व्याप्ति' को जब बोलकर बताना हो तव 'व्याप्य' को पहले ( यत्र- 
यत्र के साथ ) और 'व्यापक' को उसके बाद ( तत्र-तत्र के साथ ) कहना चाहिये । 
इस प्रकार अच्छी तरह परीक्षित की गई व्याप्ति, तत्त्वतः स्पष्ट हो जाती है। 

इस विवेचन से यह निश्चित होता है कि 'धूमवत्त्वात्‌' हेतु 'अन्वय-व्यतिरेकी' है । 
अब इस प्रसंग का उपसंहार करने के लिये “तदेवं धूमवत्त्वे यह ग्रन्थ उपस्थित कर रहे हैं । 

तदेवमिति । इस प्रकार 'धूमवत्त्व' हेतु में 'अग्निमत्त्व' की अन्वयव्याप्ति भी है 
और व्यत्िरेकब्याप्ति भी है । 

बंका--पर्वंतोऽर्निमान्‌, धूमवत्त्वात्‌, यो-यो धूमवान्‌ स सोऽग्निमान्‌ यथा महान- 
सम्‌, तथा चायम्‌, तस्मात्‌ तथा'--इस परार्थानुमानवाक्य के प्रयोग में केवल 'अन्वय- 
व्याप्ति’ को ही क्यों बताया गया है ? 

उत्तर--वह इसलिये किया गया है कि दोनों में से किसी एक प्रकार की व्याप्ति 
का प्रदर्शन करने से भी काम चल सकता है । तत्रापौति । किसी अन्यतर व्याप्ति से 
काम चलने पर भी अन्वयव्याप्ति आवश्यक होने से उसी को प्रदर्शित किया गया है। 

शंका--दो प्रकार की व्याप्तियों में से किसी एक व्याप्ति से भी काम चल सकता 
है, तो परार्थानुमानवाक्य में अन्वयव्याप्ति को ही क्यों कहा जाता है? व्यतिरेकव्यारित 
को ही क्यों नहीं प्रदशित किया जाता है ? 

उत्तर उन दो व्याप्तियों में भी व्यतिरेकव्याप्ति की अपेक्षा अन्वयव्याप्ति 
सरल एवं सुवोध होती है, इसलिये अन्वयव्याप्ति को ही दिखाया गया है। और नीति 
भी यह है कि सरळमागं से सिद्ध होने वाले प्रयोजन ( अर्थ ) को वक्र ( टेढे ) मागं से 
नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ उस प्रयोजन को वक्रमार्ग से साधन करना उचित नहीं है । 
जहाँ सरल ( ऋजु ) मागं से प्रयोजन की सिद्धि न होती हो, वहाँ तो वक्रमाग का 
आश्रय करना ही पड़ता है। एवं च व्यतिरेकव्याप्ति को न बताने का कारण यह 
कदापि नहीं है कि 'धूमवत्त्व” हेतु में 'अरिनमत्त्' साध्य की व्यतिरेकव्याप्ति ही 
नहीं है । अर्थात्‌ धूमवत्त्व हेतु में व्यतिरेकव्याप्ति का अभाव रहने से अन्वयव्याप्ति 
को बताया गया है, ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिये । 

तदेवमिति । इस प्रकार अन्वयव्याप्ति में 'महानस' और व्यतिरेकव्याप्ति में 'महा- 
हद दोनों प्रकार के “उदाहरण” प्राप्त होने से 'धूमवत्त्व” हेतु, 'अन्वय-व्यतिरेकी हेतु' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


केवलव्यतिरेकी हेतु ] अनुभानप्रमाणनिरूपणस्‌ १३९ 


है । इसी प्रकार 'अनित्यत्वादि' साध्यों के अनुमापक “कृतकत्वादि' अन्य हेतुओं को भी 
'अन्वयव्यतिरेकी' हेतु ही समझना चाहिये । जैसे-'शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, घटवत्‌ -- 
शब्द अनित्य है, कृतक (कार्य ) होने से, घट के समान। जहाँ 'कृतकत्व' होता है, वहाँ 
'अनित्यस्व' भी होता है--यह अन्वय-व्याप्ति है। और जहाँ 'अनित्यत्वाऽभाव' होता 
है, वहाँ 'कृतकत्वाऽभाव' भी होता है, जैसे--आकाश ( गगन ) में । 
माधुरी 

यह व्यतिरेक-ब्याप्ति है । 'यत्‌ कृतक तदनित्यम्‌' इस अन्वयव्याप्ति में 'कृत- 
कत्व' हेतु 'व्याप्य' है । इसलिये उसका प्रयोग पहले किया जाता है। और पूर्वोक्त 
व्यतिरेकव्याप्ति के बनाने के क्रम के अनुसार व्यतिरेकव्याप्ति बनाते समय उन दोनों 
के साथ 'अभाव' शब्द को जोड़ देना चाहिये। और उनका व्याप्य-व्यापकभाव 
परिवर्तित कर देना चाहिये । अतः 'यत्र-यत्र अनित्यत्वाऽभावः तत्र-तत्र कृतकत्वाऽभावः' 
इस प्रकार व्यतिरेकव्याप्ति बना लेनी चाहिये । उसके लिये उदाहरण 'गगन' उपलब्ध 
होता है । अतः 'कृतकस्व' हेतु में दोनों प्रकार की व्याप्ति रहती है, तथा उदाहरण भी 
मिल जाने से यह 'कृतकत्व' हेतु 'अन्वय-व्यतिरेकी' कहा जाता है। कहा भी है-- 

“व्यावृत्तं यद्विपक्षेभ्यः सपक्षेषु कृतान्वयम्‌ । 
व्याप्त्या पक्षे वतंमानमन्वयव्यतिरेकि ततु ॥' 

एवं च 'शब्दः अनित्यः, कृतकत्वात्‌’ इस अनुमान में 'कृतकत्व' हेतु 'अन्वय-व्यति- 
रेकी! है। क्योंकि जिस-जिस में 'कृतकत्व' रहता है, उस-उसमें 'अनित्यत्व' रहता है, 
जैसे--'घट' में उन दोनों का अन्वय है । उसी प्रकार जिसमें 'अनित्यत्व' का अभाव 
होता हैं, उसमें 'कृतकत्व' का भी अभाव होता है । जैसे--आकाश में अनित्यत्व और 
कृतकत्व दोनों का अभाव है । उसी तरह महानस में धूम और अग्नि का अन्वय तथा 
जलहुद में अग्नि और धूम का व्यतिरेक है । अतः अग्नि के अनुमान में 'धूम' अन्वय- 
व्यतिरेकी हेतु है । उसी तरह 'घट' में कृतकत्व और अनित्यत्व का अन्वय, तथा आकाश 
में अनित्यत्व और कृतकत्व का व्यतिरेक है, अतः अनित्यत्व के अनुमान में कृतकत्व भी 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु है । 

कश्चिद्धेतुः केवलव्यतिरेकी । त्यया, सात्मकत्वे साध्ये प्राणादिमत्त्वं हेतुः । 
यथा जीचच्छरीरं सात्मकं प्राणादिमत्त्वात्‌ । यत्‌ सात्मकं न भवति तत्‌ प्राणा- 
दिमन्न भवति । यथा घटः। न चेदं जीवच्छरीरं तथा तस्मात्न तथेति। अत्र हि 
जीवच्छरीरस्य सात्मकत्वं साध्यं, प्राणादिमत्त्वं हेतुः। स च केवलव्यतिरेकी, 
अन्वयव्याप्तेरभावात्‌ । तथाहि यत्‌ प्राणादिमत्‌ तत्‌ सात्मकं यथा अमुक इति 
दृष्टान्तो नास्ति । जीवच्छरीरं स्वं पक्ष एव । 
केवलच्यतिरेकी हेतु-- 

कश्चिदिति । कोई हेतु केवलव्यतिरेकी होता है। तद्यथेति । जैसे-“सात्मकत्व 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४० तकंभाषा [ केवलव्यतिरेकी हेतु 


( आत्मा से युक्त होना ) को साध्य बनाने में 'प्राणादिमत्त्व' ( प्राण आदि से युक्त 
होना ) को 'हेतु' बनाते हैं। इस 'हेतु' से अनुमानप्रयोग इस प्रकार किया जाता है। 
यथेति। 'जीवच्छरीरं सात्मकम्‌, प्राणादिमत्त्वात्‌'--जीवित शरीर सात्मक ( आत्मा 
से युक्त ) है, ( प्रतिज्ञा ), प्राणादिमान्‌ होने से ( हेतु ), 'यत्‌ सात्मकं न भवति, तत्‌ 
प्राणादिमत्‌ न भवति, यथा घटः' । यदिति । जो सात्मक नहीं होता, वह प्राणादिमान्‌ 
नहीं होता, जैसे--घट ( उदाहरण )। “न चेदं जीवच्छरीरं तथा--जीवित शरीर 
` प्राणादिहीन नहीं होता ( उपनय ) । 'तस्मात्‌ न तथा---इसलिये यह वैसा ( निरा- 
त्मक ) भी नहीं है ( निगमन )। अत्रेति । इस अनुमान में जीवित शरीर का सात्मक 
होना 'साध्य' है। और उसका प्राणादिमान्‌ होना हेतु' है। स चेति। वह (हेतु ) 
'केवलच्यतिरेकीं' है । क्योंकि उस हेतु में अन्वय-व्याप्ति नहीं हे । तथाहीति । क्योंकि 
ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं दीख रहा है, जहाँ प्राणादिमत्त्व के साथ सात्मकत्व ज्ञात हो 
सके । अर्थात्‌ 'जो प्राणादिमान्‌ है, वह सात्मक है, यथा 'अमुक'--इस प्रकार 'अन्वय- 
व्याप्ति' का दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि उदाहरण बन सकने योग्य यच्च यावत्‌ सभी जीवित 
शरीर 'पक्ष' के ही अन्तर्भूत हो गये हैं। अतः उनमें से किसी का भी दृष्टान्त देने में 
उपयोग नहीं किया जा सकता है। . 
माधुरी 
पहले बताया गया है कि 'अन्वयव्यतिरेकी' हेतु पश्चरूपोपपन्न यानी पाँचरूपों 
( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृत्तत्व, अवाधितविषयत्व, और असत्प्रतिपक्षत्व ) से 
युक्त था, किन्तु 'केवळव्यतिरेकी हेतु” चार रूपों से युक्त अर्थात्‌ 'चतूरूपोपपन्न' होता 
है । 'केवलव्यतिरेकी हेतु' वह होता है, जिसके साथ केवल 'व्यतिरेकव्याप्ति’ बनती 
है, अन्वयव्याप्ति नहीं बन पाती । इसका उद्वाहरण--जीवच्छरीरं सात्मकम्‌' दिया 
गया है। इस अनुमानप्र्योग की आवश्यकता चार्वाक-सिद्धान्त के खण्डनाथं हुई है, 
क्योंकि चार्वाक के मत में देह के अतिरिक्त आत्मा नहीं है । किन्तु उसके समक्ष देहाति- 
रिक्त आत्मा की सिद्धि उक्त अनुमान से हो जाती है। उक्त अनुमान में जीवितु शरीरम्‌' 
पक्ष हैं उसमें 'सात्मकत्व' की सिद्धि करना है। यहाँ 'शरीर' में 'जीवित' विशेषण इस- 
लिये दिया गया है कि 'मृतशरीर' में, न प्राणादिमत्त्व है और न सात्मकत्व हैं । यहाँ 
'सात्मकत्व' साध्य है। सात्मकत्व का अर्थ है आत्मा से युक्त होना । अभिप्राय यह है कि 
जीवित शरीर में आत्मा का अस्तित्व' सिद्ध करना है । उसकी सिद्धि में 'प्राणादिमत्त्व 
को ( प्राण आदि से युक्त होना ) 'हेतु' बनाया है । यहाँ 'आदि' शब्द से अपान, निमेष, 
उन्मेष, मनोगति, इन्द्रियान्तरविकार आदि का ग्रहण किया जाता है । क्योंकि तृतीया- 
घ्याय के द्वितीय आह्लिक में कणाद का सूत्र 'प्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीरिब्र- . 
यान्तरविकाराः सुखदुःखेच्छद्वेषप्रयत्नाश्रारमनोलिङ्गानि' है, इसमें उक्त प्राणादिक 
ही यहाँ विवक्षित हँ । चार्याक फे समक्ष उक्त अनुमान के द्वारा यह बताया जा रहा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केवलव्यतिरेकी हेतु ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १४१ 


है कि जीवितशरीर में प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष आदि देखने के कारण जीवितशरीर 
में आत्मा का अस्तित्व स्पष्ट हो जाता है। इसके स्पष्टीकरणाथं व्यतिरेकव्याप्ति को 
दिखाया गया है, जो इस प्रकार है--“यत्‌ सात्मकं नास्ति, तत्‌ प्राणादिमत्‌ नास्ति; 
यथा--घटः” -अर्थात्‌ 'यत्र सात्मकत्वाभावः तत्र प्राणादिमत्त्वाभावः' जैसे--'घट' । 
“घट” में सात्मकत्वरूप साध्य का अभाव होने से प्राणादिमत्त्वरूप हेतु का भी अभाव 
दीखता है । इस प्रकार व्यतिरेकव्याप्ति का यह उदाहरण दिखाया गया है । 

इस व्यतिरेक-व्याप्ति:की तरह 'प्राणादिमत्त्व' हेतु की 'सात्मकत्व' के साथ अन्वय- 
व्याप्ति को नहीं बताया जा सकता । क्योंकि अन्वयव्याप्ति का स्वरूप यह होगा-- 
‘यत्र-यत्र प्राणादिमत्त्व, तत्रतत्र सात्मकत्वम्‌'-जहाँ प्राणादिमत्त्व है वहाँ सात्मकत्व है-- 
इस प्रकार व्याप्ति तभी कह पायेंगे, जब उसमें किसी उदाहरण ( दृष्टान्त ) को दिखा 
सकेंगे । उदाहरण के रूप में पशु-पक्षी-मनुष्य आदि किसी जीवित शरीर को ही दिखाना 
होगा । किन्तु इस प्रकार का कोई भी जीवित शरीर हम नहीं दिखा सकते । क्योंकि 
अन्वयव्याप्ति में 'उदाहरण' वही हो सकता है, जहाँ साध्य का अस्तित्व, निश्चित 


रहता है । किन्तु प्राणादिमत्त्व के होने से सात्मकत्व के होने का कोई उदाहरण नहीं ' 


भिल सकेगा । क्योंकि चार्वाक के मत में सभी पशु-पक्षी मनुष्यादि के जीवित शरीर, 
प्राणादिमान्‌ रहते हुए भी सात्मक नहीं हुआ करते । अतः उन सभी में साध्य ( सात्म- 
कत्व ) का सन्देह है, अतः वे सभी पक्ष के अन्तर्गत हो जाते हैं--सन्दिग्धसाध्यवान्‌ 
पक्षः'--यह पक्ष का लक्षण है । अतः अन्वयव्याप्ति यहाँ नहीं बन पा रही है। यहाँ 
तो केवल व्यतिरेकव्याप्ति ही बनती है, इसलिये यह 'केवलव्यतिरेकी' हेतु है। 
लक्षणमपि केवलव्यतिरेकी हेतुः । यथा पुथिवीलक्षणं गन्धवर्वम्‌ । विवाद- 
पदं पृथिवीति व्यवहतंव्यं, गन्धवत्त्वात्‌ । यन्न पृथिवीति व्यवहियते तन्न गन्धवत्‌ 


` यथापः । 


लक्षणमपौति--कोई लक्षण जब हेतु के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तव, वह भी 
'केवलव्यतिरेकी' हेतु कहलाता हे । यथेति। जैसे 'गन्धवत्त्व' 'पृथ्वी' का लक्षण है । 
अर्थात्‌ 'गन्धवती पृथ्वी’ यह पृथ्वी का लक्षण किया गया है। इस लक्षण को हेतु बनाकर 
यदि हम किसी विवादास्पद वस्तु को 'पृथ्वी' सिद्ध करना चाहते हैं तब हमें उस विवाद- 
विषयीभूत वस्तु को पृथ्वी शब्द से ही व्यवहार करना चाहिये क्योंकि उसमें गन्धवत्त्व 
है । जैसे 'विवादपदं पृथ्वीति व्यवहतंव्यम्‌, गन्धवत्त्वात्‌ ।' यन्नेति । जहाँ "पृथ्वी? 
शब्द से व्यवहार नहीं किया जाता है तब वहाँ 'गन्धवत्त्व' भी नहीं रहता है । यह 
व्यतिरेक व्याप्ति है । इस व्यतिरेक व्याप्ति के दृष्टान्त में यथा आपः' कह कर 'जल' 
को बताया गया है। किन्तु अन्वयव्याप्ति--“यत्र-यत्र गन्धवत्त्व॑ तत्र तत्र पृथ्वीति 
व्यवहारः--यही की जा सकती है। इस व्याप्ति में उदाहरण के लिए किसी पाथिव 
पदार्थं को ही दिया जा सकेगा, लेकिन सभी पार्थिव पदार्थ यहाँ “पक्ष' कोटि में ही 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४२ ` तकंभाषा [ केवलव्यतिरेकी हेतु 


उपस्थित हुए हैँ। इसलिए उक्त अन्वयव्याप्ति में किसी दुष्टान्त ( उदाहरण ) की 
उपलब्धि न होने से यहाँ अन्वयव्याप्ति नहीं बतायी गयी है, क्योंकि व्यतिरेकव्याप्ति 
में ही उदाहरण का मिलना सम्भव है । इसलिए यहाँ पर प्रयुक्त हेतु' 'केवळव्यतिरेकी' 
कहा गया है | 
| माधुरी 
'लक्षण' भी केवलव्यतिरेकी होता है । जैसे--पृथिवी लक्षणं गन्धवत्त्वम्‌'--पृथिवी 
का लक्षण 'गन्ध' है । उसे 'हेतु' बनाकर विवादास्पद वस्तु को 'पृथिवी' कह कर व्यव- 
हार करना चाहिये । क्योंकि वह गन्धवती है । जहाँ 'प्रथिवी' इस प्रकार का व्यवहार 
नहीं किया जाता, वहाँ वह वस्तु गन्धवाली नहीं होती, जैसे 'जल'। अतः 'पृथिवी' 
का 'गन्धवत्त्व' लक्षण केवलव्यतिरेकी है। उसी के बल पर 'पृथिवी' शब्द से व्यवहृत 
होने की योग्यता 'पृथिवी' में है । अभिप्राय यह है कि लक्षण ( गन्धवत्त्व ) को हेतु बता 
कर, विवादास्पद ( संशयास्पद ) वस्तु के रूप में 'पृथ्वी' को 'पक्ष' बना कर अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होता है--“विवादास्पदं पृथिवी इति व्यवहतंव्यं गन्धवत्त्वात्‌'। 
“ान्धवत्त्व' का अर्थ नैयायिको की भाषा में “गन्धात्यन्ताभावाइनधिकरणत्वम्‌र कहा 
जाता है। इस अनुमानप्रयोग से यह स्पष्टतया समझ में आता है कि पृथिवी से 
अतिरिक्त कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें 'पृथ्वी' शब्द से व्यवहृत होने की 'योग्यता- 
रूप-साध्य तथा 'गन्ध' रूप-हेतु का सहचार ( सहभाव) संभव हो। अतः यहाँ पर 
अन्वयी दृष्टान्त को दिखाना संभव नहीं है । 'जल' में उक्त साध्य और 'हेतु' का 
अन्वय नहीं है किन्तु उन दोनों का व्यतिरेक ( अभाव ) है । इसलिये यथा आप:-- 
जैसे--/जल'--इस व्यतिरेकी दृष्टान्त को बताया गया है । एवं च 'गन्धवत्त्वात्‌' यह 
हेतु ( केवलव्यतिरेकी हेतु ), 'पुथिवी' रूप पक्ष में 'पृथिवी” शब्द से व्यवहृत होने की 
योग्यतारूप' साध्य का साधक होता है। क्योंकि इसकी अन्वयव्याप्ति 'यत्र यत्र 
गन्धवत्त्व तत्र तत्र पृथिवीति व्यवहारः' में यदि कोई दृष्टान्त ( उदाहरण ) देना चाहे 
तो उसे किसी पार्थिव पदार्थ को ही दृष्टान्त के रूप में देना होगा, परन्तु पार्थिव 
पदार्थ तो सब के सव यहाँ 'पक्ष' के रूप ( कोटि ) में रखे गये हैं। अतः अन्वय- 
व्याप्ति में कोई भी दृष्टान्त ( उदाहरण ) न मिलने से यहाँ अन्वयव्याप्ति नहीं है, 
और व्यतिरेकव्याप्ति में दृष्टान्त ( उदाहरण ) 'आपः' जल के मिल जाने से यह 
“गन्धवत्त्वात' हेतु केवलव्यतिरेकी' हेतु कहा गया है। 
प्रमाणलक्षणं वा। यथा प्रमाकरणत्वम्‌ । तथाहि, प्रत्यक्षादिकं प्रमाणमिति 
व्पवहतंव्यं प्रमाकरणत्वात्‌ । यत्प्रमाणमिति न व्यवह्रियते तन्न प्रमाकरणं यथा 
प्रत्यक्षाभासादि। न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथेति। न पुनरत्र यत्प्रमाकरणं 
तत्प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यं यथा5मुक इत्पन्वयदृष्टान्तो$त्त, प्रमाणमात्रस्य पक्षी- 
कृतत्वात्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केवलव्यतिरेकी हेतु ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १४३ 


प्रमाणलक्षणमिति । अथवा 'पृथिवी' के 'गन्धवत्त्व' लक्षण के समान 'भ्रमाण' का 
'प्रमाकरणत्व' लक्षण भी 'केवलव्यतिरेकी' हेतु है। 'प्रमाकरणत्व' रूप हेतु से अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होता है--तथाहीति । प्रत्यक्ष, अनुमान आदि विवादास्पद पदार्थं का 
प्रमाण शब्द से व्यवहार करना चाहिये, क्योंकि वे सब ( प्रत्यक्ष, अनुमान आदि ) प्रभा 
के करण हैं । यदिति । जिनका प्रमाण शब्द से व्यवहार नहीं किया जाता, वे प्रमा के 
करण नहीं होते हैँ । यह 'व्यतिरेकव्यासि' है । इसमें दृष्टान्त ( उदाहरण ) दिखाते हैं, 
जैसे--प्रत्यक्षाभास = मिथ्या-प्रत्यक्ष, अनु मानाभास = मिंथ्या-अनुमान आदि प्रत्यक्ष, 
अनुमान आदि, 'प्रमा' के अकरण नहीं हैं, अपि तु “करण ही हैं। अतः वे 'प्रमाण' 
शब्द से व्यवहार करने के अयोग्य नहीं हैं, अपि तु योग्य ही हैं ।” इसी बात को 
“न पुनस्तथेदं, तस्मान्न तथा' से बताया गया है। अर्थात्‌ जहाँ पर “यह प्रमाण है 
ऐसा व्यवहार नहीं होता, इसलिये 'यह वैसा” यानी प्रमाकरणत्व के अभाव से युक्त 
भी नहीं है। यहाँ पर जो प्रमाकरण है, उसके लिये 'यह प्रमाण है ---यह व्यवहार 
करना चाहिये । किन्तु इस अनुमान में “जैसे अमुक---ऐसा अन्वय दृष्टान्त दिखा 
सके ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जिसमें 'प्रमाकरणत्व” रूप--हेतु और “प्रमाण शब्द से 
व्यवहृत होने की योग्यता रूप'--साध्य रहते हों, क्योंकि ये “दोनों धम, प्रत्यक्ष, 
अनुमान आदि प्रमाणों में ही रहते हैं। और वे सभी प्रमाणमात्र 'पक्ष कोटि में ही 
प्रविष्ट किये गये हैं । इसीलिये इस प्रदर्शित अनुमानप्रयोग में भी प्रत्यक्षाभास आदि 
व्यतिरेकी दृष्टान्त ही उपलब्ध होता है । 


- माधुरी 


पहले वताया गया है कि 'असाधारणधर्मो लक्षणम्‌* वस्तु के असाधारण घमं को 
“लक्षण' कहते हैं । 'लक्ष्य' तथा 'लक्षण' को साध्य और 'साधन' के रूप में रखा 
गया है । अतः 'लक्षण” को भी एक प्रकार से 'हेतु' कहा गया है । यह 'लक्षण' रूप हेतु 
'केवल-व्यतिरेकी' कहलाता है । क्योंकि यच्च यावत्‌ 'लक्ष्य' पदार्थ 'पक्ष' के ही अन्तरगत 
होते हैं । कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं बचा रहता, जो अन्वयव्याप्ति का उदाहरण बन 
सके । 'गन्धवती पृथिवी' कहने “पर विवादास्पद सभी पाथिव पदार्थों में यह पृथिवी 
है' यह “ब्यबहार' ही साध्य है, दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इसे 'पूथिवी' 
नाम से कहना चाहिये। अर्थात्‌ पाथिव परमाणु से लेकर भूतलूपयंन्त सभी पदार्थ 
'पक्ष' के अन्तर्गत हो जाते हैं । दृष्टान्त के लिये तत्सजातीय पदार्थ ही होना चाहिये। 
परन्तु यहाँ तो पक्ष के अन्तर्गत हुए यच्च यावत्‌ पाथिव पदार्थों के अतिरिक्त ऐसा कोई 
भी पदार्थ नहीं दिखाया जा सकता, जिसमें 'गन्धवत्त्व” होने से 'पूथिवी शब्द का 
व्यवहार होता हो । इसलिये अन्वयव्याप्ति न होने से लक्षणात्मक हेतु को केवल- 
व्यतिरेकी हेतु बताया गया है। इसी प्रकार प्रमाण के लक्षण को | केवलव्यतिरेकी 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४४ तकंभाषा. [ केवलव्यतिरेकी हेतु 


हेतु कहा गया है । इसमें भी 'यत्‌ प्रमांकरणं.तंत्‌ प्रमाणम्‌ इति व्यवहतंच्यम्‌, यथा 
अमुक: कह कर किसी को दृष्टान्त में नहीं बताया जा सकता । क्योंकि सजातीय 
पदार्थं को ही दृष्टान्त के रूप में दिखाया जा सकता है । अतः प्रत्यक्षादि प्रमाणों में 
से ही कोई दृष्टान्त हो सकेगा, परन्तु वे सभी प्रमाण तो 'पक्ष' कोटि में ही प्रविष्ट हो 
गये हैं । अतः अन्वयव्याप्ति न बन पाने से इसे ( लक्षण को.) केवलव्यतिरेकी हेतु 
कहा गया है । इस :केवलव्यतिरेकी' का लक्षण तार्किकरक्षा में यह किया गया है-- 
'असपक्षं विपक्षेभ्यो व्यावृत्तं पक्षभूमिषु । 
सर्वासु वर्तमानं यत्‌ ` केवळव्यतिरेकि तत्‌ ॥: 

अत्र च व्यवहारः साध्यो न तु प्रमाणत्वं, तस्य प्रमाकरणत्वाद्धेतोर भेदेनं 
साध्याभेददोषप्रसङ्कात्‌ । तदेवं केवलव्यतिरेकिणो दाशिताः। 

शंका--'पवंतो वह्मिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ में जैसे कहा जाता है, वैसे ही 'प्रत्यक्षादिकं 
प्रमाणं प्रमाकरणत्वात्‌' कहन! चाहिये । 

समा ०--अन्रेति । 'अन्न च व्यवहारः साध्य' इति । 

यहाँ अर्थात्‌ प्रत्यक्षादिक प्रमाणमिति व्यवहतंव्यं प्रमाकरणत्वात्‌’ इस अनुमान 
में हमारा साध्य--'व्यवहार' है । 'प्रमाणत्व' हमारा 'साध्य' नहीं है। क्योंकि उस 
'प्रमाणत्व, रूप साध्य का और 'प्रमाकरणत्व” रूप हेतु का अर्थात्‌ दोनों का अभेद है, 
यानी दोनों परस्पर भिन्न नहीं है । अतः “प्रमाणत्व' को साध्य कहने पर 'साध्याऽभेद' 
नाम का दोष होगा । इस प्रकार से 'केवलव्यतिरेकी हेतुओं' को दिखाया गया है । 

माधुरी 

“प्रत्यक्षादि प्रमाणमिति व्यवहर्तव्यम्‌, प्रमाकरणत्वात्‌' इस प्रकार के लक्षणविषयक 
अनुमान में ( अनुमान के प्रयोग में ) और 'पवंतो$ग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌? इस प्रकार के 
अनुमान में ( अनुमान के प्रयोग में ) कुछ भिन्नता है। 'पवंतोःग्निमान्‌ धूमवत्त्वात्‌’ 
इत्यादि में तो पर्वत पर “अग्निः की सत्ता ( अस्तित्व ) सिद्ध करना है, अतः वहाँ 
“अरिन' साध्य है । किन्तु 'प्रत्याक्षादि प्रमाणमिति व्यवहतंव्यम्‌' इत्यादि अनुमान में हम 
'प्रमाणत्व' को सिद्ध करना नहीं चाह रहे हैं। अपि तु 'यह प्रमाण है” इस प्रकार का 
'ब्यवहार' सिद्ध करना चाह रहे है । अर्थात्‌ “प्रत्यक्ष, अनुमान आदि को “प्रमाण? शब्द 
से कहना चाहिये“--यह बताना चाह रहे हैं। इसलिये यहाँ तो 'ब्यबहार' साध्य.है, 
'प्रमाणत्व' साध्य नहीं है । यही दोनों में अन्तर है। अगर यहाँ 'प्रमाणत्व' को साध्य 
मानेंगे तो साध्य और हेतु' दोनों में कोई भेद ही नहीं रहेगा । क्योंकि 'साध्य' होगा-- 
श्रमाणत्व, । उसका स्पष्ट अर्थ होगा--'प्रमाकरणत्व', और 'हेतु' भी 'प्रमाकरणत्व' 
ही है । तव भ्रत्यक्षादि भ्रमाकरणं ( प्रमाणम्‌ ) प्रमाकरणत्वात्‌'- कहने से 'प्रमाकरण' 
( प्रमाण ) अर्थात्‌ '्रमाकरणत्व' रूप साध्य, और 'प्रमाकरणत्व” रूप हेतु दोनों में 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


केवलान्वयी हेतु ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १४५ 


कोई भेद ही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। किन्तु साध्य और हेतु का अभिन्न 
होना उचित नहीं है, क्योंकि 'साध्य' तो वह होता है, जो वर्तमान में सिद्ध नहीं है 
उसे अभी सिद्ध करना है। किन्तु 'हेतु' अपने स्वरूप में 'सिद्ध' रहता है, इसीलिये वह 
'साध्य' को सिद्ध करने में समर्थ हो पाता है। एवं च 'साध्याऽभेद यानी साध्य तथा 
हेतु का अभेद रहना दोष समझा जाता है । इसलिये भ्रत्यक्षादि प्रमाणमिति व्यवह- 
तंव्यम्‌' इस प्रकार के अनुमान प्रयोगों में 'व्यवहार' को ही 'साध्य' माना जाता है । 
एवं च जहाँ भी 'लक्षण' को 'केवलव्यतिरेकी' हेतु के रूप में बताया जाय, वहाँ पर 
'व्यवह।र' को ही साध्य कोटि में समझना चाहिये । 

कश्चिदन्यो हेतुः केवलास्वयी। यथा शब्दोऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌। यत्प्रमेयं 
तदिभिधेयं यथा घटः। तथा चायं तस्मात्तयेति। अत्र शब्दस्याभिधेयत्वं साध्यं 
प्रमेयत्वं हेतुः । स च केवलान्वय्येव । यदभिधेयं न भवति तत्प्रमेयसपि न भवति 
यथामुक इति व्यतिरेकदुष्टान्ताभावात्‌ । सर्वत्र हि प्रामाणिक एवार्थो दृष्टान्तः । 
स च प्रमेयश्चाभिधेयश्चेति । 


केवलान्वयी हेतु-- 

कश्चिदिति । अन्वयव्यतिरेको ( धूम, कृतकत्व आदि ), और केवलव्यतिरेकी ( गन्ध- 
वत्त्व, प्राणादिमत्त्व और प्रमाकरणत्व आदि) हेतुओं के अतिरिक्त कोई हेतु 'केवलान्वयी' 
भी होता है । जेसे--'शब्दः अभिधेयः प्रमेयत्वात्‌’ = शब्द अभिधेय है, प्रमेय होने से । 
'यत्‌ प्रमेयं तत्‌ अभिषेयं,यथा घटः' =जो प्रमेय होता है, वह अभिधेय होता है, जैसे-- 
घट । “तथा चाऽयं तस्मात्‌ तथेति । = यह्‌ 'शब्द' भी उसी प्रकार का 'प्रमेय' है, इस- 
लिये यह भी वेसा अभिधेय है । इस प्रकार के अनुमान प्रयोग में 'शब्द' तो 'पक्ष' है । 
और “अभिधेयत्ब' ( शब्द का आभिधेय होना ) 'साध्य' है । तथा 'प्रमेयत्व' ( प्रमेय 
होना ) 'हेतु' है। यह 'हेतु' 'केवलान्वयी' ही होता है । यह 'अन्वयव्यतिरेकी' अथवा 
'केवळव्यतिरेकी' नहीं होता । क्योंकि इस अनुमान प्रयोग में 'अभिघेयत्व' रूप साध्य, 
और 'प्रमेयत्व' रूप हेतु के आश्रयभूत 'घट, पट' आदि 'अन्वयी दृष्टान्त ही उपलब्ध 
हो सकते हैँ । जो 'अभिधेय' नहीं होता है, बह 'प्रमेय' भी नहीं होता है, जैसे अमुक -- 
इस प्रकार का कोई पदार्थ, व्यतिरेकी दृष्टान्त के रूप में उपलब्ध नहीं होता । क्योंकि 
सवत्र प्रमाणसिंद्ध ( प्रामाणिक ) पदार्थं ही दृष्टान्त के रूप में दिखाया जाता है। 
जो प्रमाणसिद्ध पदार्थं रहता है, वह प्रमेय' भी तथा 'अभिधेय' भी होता है । एवं च 
किसी भी प्रामाणिक पदार्थ में 'अभिधेयत्व और 'प्रमेयत्व' का अभाव ( व्यतिरेक ) न 
रहने से “व्यतिरेकव्याप्ति' का उपलब्ध होना संभव ही नहीं है । अतः 'अभिषेयत्व” रूप 
साध्य को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त किये गये 'प्रमेयत्व' रूप हेतु को 'केवलान्वयी' 
ही कहना चाहिये । 


त्त 9019 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ तकभाषा [ केवलान्वयी हेतु 


माधुरी 


“भर्वेयु केयुचिद्वापि सपक्षेषु समस्वयि । 
विपक्षशून्यं पक्षस्य व्यापकं केवलान्वयि ॥” 


यह 'केवलान्वयी” का लक्षण है। उस 'ेतु' को केवलान्वयी 'हेतु' कहते हैं, 
जिसमें केवल 'अन्वयव्याप्ति' ही उपलब्ध होती है । 'व्यतिरेकव्याप्ति’ कभी भी उसमें 
उपलब्ध नहीं होती । क्योंकि उसके लिए (दृष्टान्त ही नहीं दिखाया जा सकता । 
जेसे--'शब्दः अभिषेयः प्रमेयत्वात्‌' । 'अभिघेय' अर्थात्‌ 'अभिधा' शक्तिसंज्ञक वृत्ति के 
द्वारा पदवोध्य होना, यानी 'अभिधा' का विषय अर्थात्‌ शब्द का वाच्य होना अर्थात्‌ 
“शब्द! से कहने योग्य होना। इस 'अभिधेयत्व' साध्य की सिद्धि करने के लिये 
“रमेयत्व' हेतु को उपस्थित किया गया है । 'प्रमेय' का अर्थ है--प्रमा का विषय 
होना ।- प्रमा” का अर्थ है--यथार्थज्ञान' । जो 'प्रमेय' होता है, वह 'अभिधेय' भी 
होता है, अर्थात्‌ 'यत्र-यत्र प्रमेयत्वं, तत्र-तत्र अभिधेयत्वम्‌' यह व्याप्ति उपलब्ध है। 
इसलिये 'घड-पट आदि' अन्वयी उदाहरण ( दृष्टान्त ) तो सरलता से उपलब्ध हो 
जाते हैं । एवं च 'अभिघेयत्व के व्याप्यभूत 'प्रमेयत्व' का आश्रय 'शब्द' है । इसील्यि 
'प्रमेयत्व' के द्वारा ज्ञाप्यभूत 'अभिधेयत्व' का आश्रय वह ( शब्द ) होता है इस प्रकार 
का अनुमान प्रयोग किया जाता है । 'प्रमेयत्व' और 'अभिधेयत्व' में व्यतिरेकव्याप्ति 
नहीं है । प्रमेयत्व और अभिधेयत्व की व्यतिरेकव्याप्ति यदि करेंगे यो उसे इस प्रकार 
बतायेंगे--“यद्‌ 'अभिघेयं' न भवति तत्‌ 'प्रमेयमपि' न भवति” अर्थात्‌ यत्र अभिघेय- 
त्वाभावः तत्र प्रमेयत्वाभावः । लेकिन इसमें कोई दृष्टान्त नहीं है । क्योंकि 'दृष्टान्त' 
हमेशा प्रामाणिक ( प्रमाणसिद्ध ) पदार्थ ही हो सकता है । 'शशश्यृंग' जेसे अप्रामाणिक 
अथं ( पदाथं ) को दृष्टान्त के रूप में नहीं रखा जाता है । 'प्रमेय' पदार्थ अर्थात्‌ 
'प्रमा' का विषय यानी प्रमाण से प्रमाणित पदार्थ ही शब्द का वाच्य ( अभिधेय ) 
हुआ करता है । अतः यहाँ पर 'प्रमेयत्वात्‌' हेतु 'केवलान्वयी' हेतु है । 


शंका--उक्त हेतु का विपक्षाऽभाव कैसे हो सकता है? क्योंकि किसी प्रमाता 
अथवा वक्ता की दृष्टि से पर्वेत-गुह आदि के भीतर स्थित ( रहने वाले ) होने से 
प्रत्यक्ष न होने वाले (अप्रत्यक्ष प्रमेय ) स्तंभ, कुंभ आदि पदार्थ, शब्द के वाच्य 


( अभिषेय ) नहीं हो पाते हैं। अतः 'यत्र-यत्र प्रमेयत्वं तत्र-तत्र अभिधेयस्वम्‌' यह 
ब्याप्ति कँसे हो सकती है? 


~, 


समा०--आप का कहना ठीक है। कुछ पदार्थ, किसी प्रमाता या वक्ता की दृष्टि 
से 'अप्रमेय' या 'अनभिघेय' भले ही रहें, तथापि समस्त प्रमाता ( प्रमातुमात्र ) तथा 
समस्त वक्ताओं' ( अभिघातृमात्र ) की दृष्टि से सुभी पदार्थ “प्रमेयः और 'अभिधेय' 
होते हैं। क्योंकि प्रमातुमात्र को प्रमाणमात्र की-अपेक्षा रहती है । अतः अप्रमेय अर्थ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पश्चरूपोपन्नता ] अनुमानप्रमाणतिरूपणम्‌ कि 


का होना असंभव ही है । इसलिये 'हेतु' का अविद्यमान विपक्षत्व जो बताया गया है, 
वह उचित ही है । 

शंका--पुरुषमात्र की दृष्टि से अनभिधेय तथा अप्रमेय पदार्थ 'नर-विषाण' आदि 
हो सकते हैं । अतः उसे 'विपक्ष' मांना जा सकता है। तव “अविद्यमान विपक्ष' कहाँ 
रहा ? 

समा०--सवंत्र प्रामाणिक अर्थ ही दृष्टान्त हुआ करता हे । आचायोँ ने अप्रामा- 
णिक अर्थं को निषेधाऽनहं ( निषेध के अयोग्य ) बताया है-- 

“लब्धरूपं क्वचित्‌ किंस्चित्‌ तादुगेव निषिध्यते । 
विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः॥' 

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पाँच ख्पवाले हेतु से परार्थानुमान के द्वारा दुसरे 
को 'साध्य' की अनुमिति हुआ करती है । र 

इस प्रकार ( १ ) अन्वयव्यतिरेकी, ( २) केवलव्यतिरेकी, और (३ ) केवला- 
न्वयी तीनों हेतुओं के स्वरूप को उदाहरण सहित वता चुके । इन तीन हेतुओं में से 
( १ ) 'अन्वयव्यतिरेकी हेतु' के पाँच रूप होते हैं। इनमें से किसी एक रूप की भी 
कमी रहने पर उसे असद्‌ हेतु ( हेतु की तरह भासित होने वाला अर्थात्‌ हेत्वाभास ) 
कहते हैं । अपने पाँचों रूपों से युक्त होने पर ही वह अपने 'साध्य' का साधन करने में 
समर्थ हो पाता है, अन्यथा नहीं । इस बात को अव बता रहे है-- 

एतेषां च अन्वयव्यतिरेकि-केवलान्वपि-केवलव्यतिरेकि-हेतनां त्रयाणां मध्ये 
यो हेतुरन्वयव्यतिरेकी स पञ्चरूपोपपन्न एव स्वसाध्यं साधयितुं क्षमते, न त्वेके- 
नापि रूपेण हीनः। तानि पञ्चरूपाणि पक्षसत्त्वं, सपक्षसत्त्वं विपक्षव्यावृत्तिः, 
अबाधितविषयत्वं, असत्प्रतिपक्षत्वं चेति । 

एतानि तु पञ्चरूपाणि धुमवत्वादौ अन्वयव्यतिरेकिणि हेतो विद्यन्ते । 
तथाहि, धृमवत्त्व पक्षस्य पर्वेतस्य धर्मः । प्ते तस्य विद्यमानत्वात्‌ । एवं सपक्षे 
सत्वम्‌, सपक्षे महानसे तद्‌ विद्यत इत्यर्थः । एवं विपक्षान्महाह्व दात्‌ व्यावृत्ति- 
स्तत्र नास्तीत्यर्थः । E त 

एवमबाधितविषयं च धूमवत्त्वम्‌ । तथाहि घुमवत्त्वस्यं हेतोविषयः साध्य- 
घमंस्तच्चारिनमत्तवम्‌, तत्केनापि प्रमाणेन न बाधितं न खण्डितमित्पर्थः। . 

एवमसत्प्रतिपक्षत्वम्‌-असन्‌ प्रतिपक्षो यस्येत्यसत्प्रतिपक्षं धुमवत्त्व हेतुः । 
तथाहि, साध्यविपरोतसाधकं हेत्वन्तर प्रतिपक्ष इत्युच्यते। स च घुसबत्तवे हेतौ 


_ नास्स्येवानुपलम्भात्‌ । 


तदेवं पश्चरूपाणि धूमवत्त्वे हेतो विद्यन्ते । तेनेतद्‌ धूमवत््वमरितमत्वस्य 
गमकम्‌, अर्निमत्त्वस्य साधकम्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४८ तकभाषा [ पच्चरूपोपन्नता 


अग्ने: पक्षधमंत्वं हेतोः पक्षषमंताबळात्‌ सिद्धधति । तथाहि, अनुमानस्य द्वे 
बड़े, व्याप्तिः पक्षधर्मता च । तत्र व्याप्त्या साध्यसामान्यस्य सिद्धि: पक्षधमं- 
ताबलात्त साध्यस्य पक्षसम्बन्धित्व॑ विशेषः सिद्धयति। पवंतधर्मेण, धूमवत्त्वेन 
वह्िरिपि पर्वंतसम्बद्ध एवानुमीयते । अन्यथा साध्यसामान्यस्य व्याप्तिग्रहादेव 
सिद्धः कृतमनुमानेन । 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु की पञ्चरूपोपपन्चता-- - 


परार्थानुमान के प्रसंग में व्याख्याकार चिन्नंभट्ट ने कहा है कि “अनेन हि वाक्यैन 
प्रतिपादितार्थात्‌ पश्चरूपोपन्नाल्लिङ्गात्‌ परोऽप्यरिनि प्रतिपद्यते” इससे स्पष्ट है कि 
'अन्वयब्यतिरेको हेतु' पाँच रूपों से उपपन्न ( युक्त ) होता है। इसी को ग्रन्थकार स्वयं 
बता रहे हैं-- 
एतेषामिति । अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी इन तीनों हेतुओं 
में से जो 'अन्वयव्यतिरेकी हेतु' है, वह पाँच रूपों से युक्त होने पर ही अपने साध्य की 
अनुमिति कराने में समर्थ होता है। किसी एक भी रूप से हीन रहने पर नहीं । 
वे पाँच रूप निम्नाङ्कित हैं-- र 
(१) पक्षसत्त्व ( हेतु का पक्ष में रहना ), ( २ ) सपक्षसत्त्व ( हेतु का सपक्ष 
में रहना ) (३) विपक्षव्यावृत्ति या विपक्षा$सत्त्व ( हेतु का विपक्ष में न रहना ), 
( ४ ) अबाधितविषयत्व ( साध्य का वाधित त होना। यहाँ 'विषय' का अर्थ 
'साध्य' है। ), और ( ५ ) असत्प्रतिपक्षत्व ( हेतु का प्रतिपक्षी हेतु न होना ) । 
एतानीति । ये पाँचों रूप 'धूमवत्त्व आदि 'अन्वयव्यतिरेकी हेतु' में विद्यमान रहते ' 
हँ । जैसे--धूमवत्त्व ( धूम, हेतु ) पवत ( पक्ष ) पर विद्यमान है, इसलिये 'धूमवत्त्व' 
/( हेतु ), पक्ष (पर्वत) का धमं है । अतः धूमवत्त्व ( धूम ) हेतु में पहला रूप 'पक्षसत्त्व' 
उपलब्ध होता है । इसी प्रकार 'धूमवत्त्व' हेतु में 'सपक्षसत्त्व” भी उपलब्ध होता है । 
क्योंकि सपक्ष ( महानस ) में अर्थात्‌ जहाँ साध्य ( अग्नि) का निश्चय है। यानी 
सपक्ष जो महानस है, उसमें वह हेतु 'सत्‌' ( विद्यमान ) है । यह 'सपक्षसत्त्व', हेतु का 
दुसरा रूप है । इसी प्रकार विपक्ष ( जलह्वद = जलाशय ) से उस हेतु की व्यावृत्ति 
भी है। अर्थात्‌ जहाँ जलाशय आदि में साध्याऽभाव ( अग्नि के अभाव ) का निश्चय 
रहता है, उसे 'विपक्ष' कहते हैं । ऐसे विपक्ष में धूमवत्त्व हेतु नहीं रहता, यानी जलह्व॑द 
में धूमवत्त्व नहीं है । यह विपक्षव्यावृत्ति ( विपक्षाऽसत्त्व ), हेतु का तीसरा रूप है । 
एवमबाधितेति । इसी प्रकार 'धूमवत्त्व हेतु' में 'अवाधितविषयत्व' भी है । क्योंकि 
'धूमवत्त्व हेतु का विषय है अग्निमत्त्वरूप साध्यात्मक धर्मे, जो पक्ष ( पर्वत ) में 
किसीं भी प्रमाण से बाधित ( खण्डित ) नहीं है । तात्पर्य यह है कि 'धूमवत्त्व हेतु का 
विषय अर्थात्‌ साक्ष्य जो 'अग्निमत्त्व' है, वह पवंतरूप पक्ष में किसी प्रमाण से बाधित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पश्चरूपोपन्नता ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ . १४९ 


(खण्डित ) नहीं है, यानी पर्वत पर अग्नि का अभाव किसी प्रमाण से अवगत 
नहीं है । यह अवाधितविषयत्व, 'धू मवत्त्व हेतु” का चौथा रूप है । 

एवमसदिति । इसी प्रकार 'धूमवत्त्व' हेतु में पाँचवां रूप ( धर्म ) ‘असत्प्रतिपक्षत्व' 
भी है । 'असत्प्रतिपक्ष' का अथे है कि 'अविद्यमान है प्रतिपक्ष जिस हेतु का'। इस 
प्रकार का 'असत्प्रतिपक्ष धूमवत्त्व हेतु' है। तथाहीति। क्योंकि साध्य’ के साधनार्थं 
( साध्य की अनुमिति कराने के लिये ) प्रयुक्त किये गये हेतु से भिन्न कोई अन्य हेतु, 
जब साध्यविपरीत यानी साध्यविरोधी साध्याभाव के साधनार्थं ( साध्याभाव की 
अनुमिति कराने के लिये ) प्रयुक्त किया जाता है, तब उसे साध्य के साधक हेतु का 
प्रतिपक्षी कहते हैं। किन्तु यहाँ पर वह प्रतिपक्षी हेत्वन्तर अर्थात्‌ साध्यविपरीत यानी 
साध्याभाव का साधक ( अनुमापक ) तुल्यबल प्रतिपक्षरूप अन्य हेतु ( हेत्वन्तर ), 
'धूमवत्त्व हेतु का नहीं है, यदि होता तो अवश्य उपलब्ध होता । 

तदेवमिति । इस प्रकार 'धूमवत्त्व' हेतु में उक्त पाचों रूप विद्यमान हैं । अतः 
'धूमवत्त्व' हेतु 'अरिनिमत्त्व' रूप साध्य का साधक ( अनुमापक ) शुद्ध हेतु ( सद्धेतु ) है । 

अग्नेरिति। अग्नि का 'पक्षधमंत्व' ( पर्वंतादिनिष्ठत्व ) अर्थात्‌ अग्नि की पक्षधर्मता, 
'घूमवत्त्व' ( धूमात्मक ) हेतु की पक्षधर्मता के कारण सिद्ध होती है। क्योंकि पक्ष, 
में हेतु के रहने से ही पक्ष में साध्य का अस्तित्व ( रहना ) प्रतीत होता है । 
अनुमान के दो अंग होते हैं--( १) व्याप्ति और ( २ ) पक्षघमंता। उनमें 'व्याष्ति' 
(यत्र धूम: तत्र अग्निः ) से 'साध्यसामान्य' की सिद्धि होती है, और 'पक्षध्मता' 
( पक्ष पर हेतु के अस्तित्व ) से साध्य ( अग्नि ) विशेष (पक्ष पर साध्य के अस्तित्व) 
की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ 'इस पक्ष में यह साध्य है' ऐसी विशेषरूप से साध्य की 
सिद्धि होती है । पक्ष ( पर्वत ) धर्मरूप धूमवत्त्व से ( पवत में विद्यमान धूमवत्त्व से ) 
अग्नि भी पवंत सम्बद्ध ही ( साध्य भी पक्षसम्बद्ध ही ) अनुमित ( ग्रहीत ) होता 
है । अन्यथा ( पक्षधर्मता के अभाव में ) अनुमान की कोई सार्थकता ही नहीं होगी, 
क्योंकि अग्निसामान्य ( साध्यसामान्य ) की सिद्धि तो व्याप्ति निश्चय ( (यत्र धूमः तत्र 
अग्निः’ इस निश्चय ) से ही हो गई है, तो अनुमान करना व्यथं ही होगा । तकभाषा 


के व्याख्याकार चिच्चंभटू भी कहते हैं-- 
“'विशेषेऽनुगमाभावात्‌ सामान्ये सिद्धसाधनात्‌ । 
तद्द्वयानुपपन्नत्वादनुमानकथा कुतः 17 


बौद्धन्याय ने साध्यसामाच्य को ही अनुमान का विषय बताया है, साध्यविशेष 
को नहीं । 
माधुरी 
अन्वयव्यतिरेकी हेतु के जो पाँच रूप बताये गये हैं, उनमें पक्ष, “सपक्ष, और 
'विपक्ष' शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः उनके स्वरूप को जानना आवश्यक 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५० तकभाषा [ पश्वरूपोपन्नता 


है । इसलिये उनके क्रमशः लक्षण ये हैं--( १) 'संदिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: यह 'पक्ष' 
का लक्षण है। ( २) “निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्ष:--यह 'सपक्ष' का लक्षण है । (३) 
'निञ्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः यह्‌ 'विपक्ष' का लक्षण है। लौ 

अभिप्राय यह है--( १ ) जिसमें साध्य ( अग्नि आदि ), सन्दिग्ध अवस्था में हो 
उसे 'पक्ष' कहते हैं जैसे--'पव॑तोअग्निमान्‌!। इस प्रकार पर्वत पर धूम से अग्नि का 
अनुमान करने पर 'पर्वंत' को 'पक्ष! कहा जाता है। क्योंकि अनुमान करने के पूर्व 
पवत पर अग्नि का ( साध्य का ) होना सन्दिग्ध है । एवं च सन्दिग्धसाध्यवान्‌ होने से 
'पर्वेत' को 'पक्ष' कहा जाता है । और 'धूम' रूप हेतु उस पर्वेत पर रहता है । यह 
प्रथमरूप अर्थात्‌ 'पक्षसत्त्व' ( पक्षनिष्ठत्व = पक्षवृत्तित्व ) उस हेतु (धूम) का 
सगझना चाहिये । 

( २) सपक्ष--जिसमें साध्य ( अग्नि आदि ) का अस्तित्व निश्चित हो 
"निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः' यह सपक्ष का लक्षण है । अर्थात्‌ जिस धर्मी में साध्यात्मक 
धर्मे का निश्चय हो उसे सपक्ष कहते हैं। जैसे--पर्वतो वह्लिमान्‌ धूमात्‌’ इस प्रकार 
वह्नि के अनुमान में 'महांनस' = रसोईघर 'सपक्ष' है, क्योंकि उसमें वाहि (साध्य ) 
का अस्तित्व निश्चित है। इस सपक्ष ( महानस ) में धूम ( हेतु ) रहता है। यह 
उसका ( हेतु का ) सपक्षसत्त्व' नाम का दुसरा रूप समझना चाहिये । 

(३) विपक्ष--निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः'। जिसमें साध्य का अभाव 
निश्चित हो उसको “विपक्ष' कहते हैं । जैसे--पर्वतो वह्लिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌' इस अनु- 
मान में 'महाहुद', विपक्ष है । क्योंकि महाहृद ( जलाशय ) में वक्ति ( साध्य ) क्ला 
अभाव निश्चित रहता है । इसलिये महाहद 'विपक्ष' है । उस महाह्दरूप विपक्ष में 
धूम. (हेतु ) भी नहीं रहता है। यह उस धूमवत्त्व (धूम ) हेतु का तीसरा रूप 
“विपक्षव्यावृत्तत्व' समझना चाहिये । - 

(४ ) अबाधितविषयत्व--अर्थात्‌ जिसका विषय ( साध्य ) बाधित न हो । 
बाधित विषय का लक्षण यह बताया गया है किः “प्रमाणान्तरावषतसाध्याभावो हेतु- 
बाधितविषय: ।' जिस हेतु के विषय ( साध्य ) का अभाव अन्य किसी प्रमाणान्तर 
( दूसरे प्रबल प्रमाण ) से निश्चित होता हो, उस हेतु को 'बाधितविषय' कहते हैं । 
जैसे कोई अनुमान कर दे कि '“वह्िस्नुष्ण: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌'--वक्ति, अनुष्ण है 
( उष्ण नहीं है), कृतक होने से, 'घट' के समान । जैसे 'घट' कृतक ( जन्य ) दै, 
और अनुष्ण ( शीतल ) है, उसी प्रकार 'वह्ति' (अग्नि ) भी जन्य होने से घट के 
समान अनुष्ण है। इस अनुमान में 'अग्नि' पक्ष है, उसमें 'अनुष्णत्व' साध्य है और 
'कृतकत्व! हेतु है । इस 'कृतकत्व' हेतु का जो साध्य ( अनुष्णत्व ) है, उसका अभाव 
( उष्णत्व ), वल्लि ( अग्नि ) में स्पशं द्वारा 'त्वाचप्रत्यक्ष' प्रमाण से सिद्ध है। इसलिये 
'्वाचप्रत्यक्ष' रूप जो प्रमाणान्तर है, उससे 'कृतकत्वात्‌' हेतु का विषय ( साध्य ) जो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पच्चरूपोपन्नता ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ | १५१ 


'अनुष्णत्व' है, उसका अभावरूप 'उष्णत्व', अग्नि में पूर्वसिद्ध ( पूर्वनिश्चित ) होने से . 
यह 'बाधितविषय' नाम का हेत्वाभास है । 

इसी प्रकार यदि 'पवंतो बल्चिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌’ इस वह्लिविषयक अनुमान में 
प्रयुक्त हुए 'धूमवत्त्व' हेतु के साध्यरूप वल्लि का अवंतखूप पक्ष में किसी अन्य प्रबल 
प्रमाण से अभाव निश्चित होता तो 'धूमवत्त्व' हेतु को 'बाधिदविषय' कहा जाता, किन्तु 
ऐसा नहीं है । इसलिये 'धूमवत्त्व' हेतु अबाधित विषय है । क्योंकि 'धूमवत्त्व' हेतु का 
विषय ( साध्य ) जो 'वह्लिमत्त्व' है वह पवंतरूप पक्ष में किसी प्रमाण से बाधित नहीं 
हो रहा है । यानी पर्वत पर वल्लिका अभाव किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं है । अतः 
यह 'धूमवत्त्व' हेतु 'अवाधित-विषय' हे । एवंच 'धूमवत्त्व' हेतु का यह 'अबाधित- ` 
विषयत्व' नाम का चौथा रूप है । 

इसी प्रकार 'धूमवत्त्व' हेतु में पाँचवाँ धमं, 'असत्प्रतिपक्षत्व' भी है । साध्य के 
विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाले 'हेतु' को 'प्रतिपक्ष' कहते हैं। जसे किसी ने 
अनुमान किया कि 'शब्द: अनित्यः नित्यधमेरहितत्वात्‌'--शव्द, अनित्य है, नित्यधमं 
से रहित होने के कारण--यहाँ पर 'अनित्यत्व' साध्य है, इस साध्य के विपरीत है 
“नित्यत्व' । इस 'नित्यत्व' को सिद्ध करने के लिये दूसरा हेतु भी दिया जा सकता है-- 
'शब्द:, नित्यः, अनित्यधमंरहितत्वातु' । एवं च दोनों हेतु एक दूसरे के विपरीत अर्थं 
को सिद्ध करते हैं। ये दोनों हेतु परस्पर एक दुसरे के प्रतिपक्षी हैं। इसलिये दोनों 
हेतुओं को 'सत्प्रतिपक्ष' कह सकते हैँ । ऐसे सत्मतिपक्षित हेतुओं से साध्य का निश्चय 
नहीं किया जाता है । पर्वेतो वह्लिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌' में धूमवत्त्व हेतु का साध्य जो 
वल्चिमत्त्व है, उसके विपरीत अर्थ को सिद्ध करने वाला कोई दूसरा हेतु नहीं है । अतः 
धूमवत्त्व हेतु असत्प्रतिपक्ष है । एवं च 'धूमवत्त्व' इस अन्वयव्यतिरेकी हेतु का यह 
“असत्प्रतिपक्षत्व' पाँचवाँ रूप है । इस रीति से 'धूमवत्त्व' हेतु, उक्त पांचों रूपों से 
उपपन्न ( युक्त ) है । इस कारण वह अपने वह्िमत्त्व रूप साध्य को निश्चत करने में 
पूर्णतया समर्थे है, इसलिये वह धूमवत्त्व हेतु शुद्ध हेतु ( सद्धेतु ) है । का 


यस्त्वन्योष्प्यन्वयव्यतिरेकी हेतुः स सवः पञ्धरूपोपपश्न एव सद्धेतुः । 
. अन्यथा हेत्वाभासः, अहेतुरिति यावत्‌ । 

यस्स्बिति । 'धूमवत्त्वात्‌' हेतु के अतिरिक्त भी जो कोई अन्वय-व्यतिरेकी हेतु 
होते हैं, वे सभी 'धूमवत्त्व = धूम' के समान पाँच रूपों से युक्त होने पर ही सद्धेतु 
कहलाते हैं। अन्यथा = पाँचरूपों में से किसी एक रूप से भी हीन होता है तो 
वह हित्वाभास' यानी 'अहेतु' ही होता है । अर्थात्‌ वह हेतु के जैसा प्रतीत होता है । 
हेतुवत्‌ आभासमान होने से ही उसे हेत्वाभास कहते हैं । वह हेतु अशुद्ध होने से ही 
'अहेतु' कद्दा गया दै। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५२ _ तकंभाषा [ पश्चरूपोपन्नता 


टप माधुरी 

ग्रन्थकार ने पःवरूपोपपन्न होने पर ही अन्वयव्यतिरेकी हेतु को सद्धेतु कहा है । 
प्रशस्तपाद ने 'हेतु' के तीन ही रूप बताये हैं । 

“यदनुमेयेन सम्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते। तदभावे च नास्त्येव तल्लिद्धुमनुमापकम्‌ ॥ 
जो, अनुमेय ( साध्य ) से सम्बद्ध है, साध्य से. युक्त में (सपक्ष में प्रसिद्ध है और 
साध्य के अभाव ( विपक्ष ) में नहों है, ऐसा रिङ्ग ( हेतु ) साध्य का अनुमापक 
होता है । इसके अनुसार हेतु के तीन रूप ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व, और विपक्षासत्त्व ) 
होते हैं । वौद्धन्याय के अनुसार भी हेतु के तीन ही रूप बताये जाते हैं। धर्मकीति ने 
न्यायबिन्दु में “त्रैरूप्यं पु्रलिङ्गस्यानुमेये सत्त्वमेव, सपक्ष एव सत्त्वम्‌, असपक्षे चाऽसत्त्वमेव 
निश्चितम्‌ -(न्या० वि० २५) । दिङ्नाग ने भी प्रमाणसमुच्चय में रिङ्ग के तीन 
ही रूप बताये हैं । संख्यकारिका की व्याख्या माठरवृत्ति में भी लिङ्ग के तीन ही रूप 
बताये गये हैं । एवं च वैशेषिक, वौद्ध, और सांख्य इन तीनों ने हेतु के तीन रूप ही 
माने हैं। किन्तु नैयायिकों ने उक्त तीन रूपों के साथ दो रूप ( अवाधितविषयत्व और 
असत्प्रतिपक्षत्व ) और अधिक जोड़ कर हेतु के पाँच रूप बताये हैं । 


केवलान्वयी चतुरूपोपपञ्न एव स्वसाध्यं साधयति। तस्य हि विपक्षाद्‌ 
व्यावृत्तिर्नास्ति, विपक्षाभावात्‌ । 


केवलान्वयीति । दूसरा जो 'केवलान्वयो' हेतु है, उसके चार रूप हैं। उक्त पाँच 
रूपों में से तीसरा रूप जो 'बिपक्षव्यावृत्ति' है, उसमें वह नहीं रहता है। क्योंकि 
वहाँ पर उसका कोई विपक्ष ही नहीं है । 

माधुरी 

यह्‌ केचलान्वयी हेतु 'विपक्षव्यावृत्ति' वाले रूप को छोड़कर अन्य चार रूपों से 
युक्त होने पर ही अपने 'साध्य' का साधक बन पाता है। केवलान्वयी हेतु में विपक्ष 
व्यावृत्ति नाम का तीसरा रूप नहीं हुआ करता, क्योंकि 'केवलान्वयी हेतु' का जो 
साध्य होता है, उसका सवंत्र सद्भाव ( अस्तित्व ) रहता है । इसलिये केवलान्वयी 
हेतु का कोई “विपक्ष नहीं है । इस कारण इस हेतु में 'विपक्षव्यावृत्ति' नामक तीसरे 
रूप से युक्त होने का कोई अवसर ही नहीं हैं। जैसे--'घटः, अभिधेयः, प्रमेयत्वात्‌’ 
इस अनुमान में “प्रमेयत्वात्‌” हेतु 'केवलान्वयी' है । यहाँ पर 'घट' पक्ष है, और जितने 
भी अभिधेय ( शब्द वाच्य ) पदार्थं हैं, वे सभी 'सपक्ष' हैं । उनमें 'प्रमेयत्व” हेतु रहता 
है । इस कारण यहाँ 'पक्षसत्त्व' तथा 'सपक्षसत्त्व' ये दो रूप हेतु में हैं। इस हेतु के 
साध्य' ( अभिधेयत्व ) का किसी प्रमाण से वाध भी नहीं होता है। अतः इस हेतु 
में 'अवाधितविपयत्व' भी है। एवं 'साध्य' के अभाव का साधक कोई अन्य हेतु भी 
नहीं है । इसलिए उक्त हेतु में 'असत्प्रतिपक्षत्व' भी है ।. इस रीति से 'प्रमेयत्व' रूप 
केवलान्वयी हेतु में चार रूप विद्यमान हैं। यहाँ 'विपक्षव्यावृत्ति वाला रूप? नहीं है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DMS *** 


पःवरूपोपन्नता ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १५३ 


यहाँ पर 'विपक्ष' तो वही होगा, जहाँ 'अभिधेयत्व' रूप साध्य के अभाव का निश्चय 
हो, क्योंकि 'निश्‍चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः 'यह विपक्ष का लक्षण है । लेकिन ऐसा कोई 
पदार्थ ही नहीं है, जो 'अभिधेय' न हो । सभी यच्च यावत्‌ पदार्थ-अभिधेयं ही है । 
ऐसी स्थिति में जब कि कोई 'विपक्ष' ही नहीं है, तव “विपक्षाद्‌ व्यावृत्तिः--अर्थात्‌ 
विपक्ष में न रहना, यह कहने की कोई वात ही नहीं उठती । एवं च केवलान्वयी हेतु 
अपने चार रूपों से समन्वित होकर ही अपने 'साध्य' की अनुमिति कराता है । 

केवलव्यतिरेकी च चतुरूपोपपन्न एव । तस्य हि सपक्षे सत्त्वं नास्ति, सपक्षा- 
भावात्‌ । 

केवलव्यतिरेकीति । तीसरा जो 'केदलव्यतिरेकी हेतु' है, वह भी चार रूपों से युक्त 
होता है । वह 'सपक्ष' में विद्यमान नहीं रहता, क्योंकि वहाँ 'सपक्ष' है ही नहीं । 

माधुरी 

केवलव्यतिरेकी हेतु में 'सपक्षसत्त्व' नामका दूसरा रूप नहीं रहता । इस हेतु का 
जो 'साध्य' होता है, वह अनुमान से पूर्वे कहीं सिद्ध नहीं है, क्योंकि अनुमान से पुं, 
“पक्ष' में तो वह सन्दिग्ध ही रहता है, और 'पक्ष' से भिन्न स्थल में उसका वाध होने से 
वहाँ उसके सिद्ध रहने की कोई वात ही नहीं है । इसलिये केवलव्यतिरेकी हेतु का कोई 
'सपक्ष' न होने से उस हेतु में 'सपक्षसत्त्व' रूप नहीं है । 

के पुनः पक्ष-सपक्ष-विपक्षा: ? उच्यन्ते । सन्दिग्धसाध्यधर्मा धर्मो पक्ष: । 
यथा घुमानुमाने पवंतः पक्ष: । सपक्षस्तु निश्चितसाध्यधर्मा धर्मो । यथा महानसो 
धुमानुमाने । विपक्षस्तु निश्चितसाध्याभाववान्‌ धर्मी । यथा तत्रेव सहाह्वद इति । 

तदेवमन्वयन्यतिरेकि-केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकिणो दशिताः । 


प्रदन--के पुनरिति । ऊपर किये गये विवेचन में “पक्ष, सपक्ष और विपक्ष' शब्द 
प्रयुक्त किये गये हैं, तो 'पक्ष, सपक्ष और विपक्ष” किसे कहते हैँ? 

उत्तर-- उच्यन्त इति । बताते हैं--सन्दिग्ध इति । जिस धर्मी' में “साध्य रूप 
धर्म सन्दिग्ध होता है, उस 'घर्मो' को पक्ष कहते हैं। जैसे--धूमहेतुक अग्नि के अनु- 
मान में ( घूम से अग्नि का अनुमान करने पर ) “पर्वंत' पक्ष होता है । क्योंकि अनुः 
मान करने के पूर्व 'पर्वेत' पर “अग्नि! का अस्तित्व सन्दिग्ध है। अतः 'पवंत' सन्दिरध 
साध्यवान्‌ है, इस कारण 'पवंत' पक्ष है । 

सपक्षरित्वति । जिस धर्मी में 'साध्य' रूप धमं, निश्चित होता है, उसे 'सपक्ष' कहते 
हैं। जैसे--धूमहेतुक अग्नि के अनुमान में “महानस' ( रसोई घर ) 'सपक्ष' है, क्योंकि 
अनुमान करने के पूर्व भी साध्य ( अरिन ) का निश्चय रहता है । 

(पक्ष स्त्विति । जिस 'घर्मी' में साध्य का अभाव निश्चित रहता है, उसे बिपक्ष 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५४ तकंभाषा _ [ हेत्वाभास 


कहते हैं । जैसे--उसी धूमहेतुक अनुमान में “महाह्वद', विपक्ष है, क्योंकि अनुमान 
करने के पूवं भी साध्य ( अग्नि ) की अविद्यमानता निश्चित रहती है। यानी साध्य का 
अभाव निश्चित रहता है। 
तदेवमिति । इस प्रकार ( १) अग्वयव्यतिरेकी ( २ ) केवळान्वयो और (३) 
केवलस्यतिरेकी तीनों प्रकार के हेतुओं को प्रदर्शित किया गया । 
माधुरी 

उक्त तीन प्रकार के हेतुओं में पहला अस्बयव्यतिरेकी हेतु, पञ्चरूपोपन्न होकर ही 
'साध्य' का अनुमापक होता है । केवलान्वयी हेतु, चतूरूपोपश्न होकर ही साध्य का 
अनुमापक होता है । क्योंकि इसका कोई विपक्ष न रहने से 'विपक्षव्यावृत्ति नामक 
रूप की हानि हुई है । उसी तरह केवलव्यतिरेकी हेतु भी चतुरूपोपन्न होकर ही साध्य 
का अनुमापक होता है । क्योंकि इसका कोई सपक्ष न रहने से सपक्षसत्त्व नामक रूप 
की हानि हुई है । 

दो प्रकार की 'व्याप्ति' ( अन्वय और व्यतिरेक ) के--आधार पर हेतु के दो 
भेद ( केवलान्वयी और केवलव्यतिरेकी ) किये गये हँ । और दोनों के सम्मिश्रण से 
यह तीसरा भेद ( अन्वयव्यतिरेकी ) नाम से किया गया है । उक्त द्विविध व्याप्तियों 
में से 'अन्वयव्याप्ति', भाव पदार्थों (धूम तथा अग्नि आदि ) की होती है। तथा 
'व्यतिरेकव्याप्ति', अभाव पदार्थों ( अर्न्यभाव और धूमाभाव ) की होती है । 

'केवलान्वयी' में 'अन्वयब्याप्ति' का ही उदाहरण प्राप्त होगा । 'व्यतिरेकव्याप्ति' 
का नहीं । क्योंकि उसमें 'विपक्ष' कोई होता ही नहीं । 

' 'केवलव्यतिरेकी' में 'ब्यतिरेकव्याप्ति' का ही उदाहरण प्राप्त होगा । 'अन्वयव्याप्ति' 
का नहीं । क्योंकि उसमें 'सपक्ष' कोई होता ही नहीं । अतः गे दोनों हेतु 'चार रूपों. 
से ही युक्त रहते हैं । और अन्वयव्याति (अन्वयसहचार) तथा व्यतिरेकव्याप्ति ( व्यतिः 
रेकसहचार ) दोनों के आधार पर जब 'अनुमिति' होगी तब उस हेतु को 'अन्बयव्यति- 
रेकी' नाम दिया जाता है । उदयनाचायं तथा तत्त्वचिन्तामणिकार गंगेशोपाध्याय के 
अनुसार “ब्याप्तिग्राहक सहचार' के आधार पर हेतु का विभाजन माना जाता है । एबं 

च “एक ही हेतु कभी केवलान्वयी, कभी केवलव्यतिरेकी और कभी अन्वयब्यतिरेकी 
का रूप धारण कर लेता है । दीधितिकार रघुनाथ ने साध्यभेद के आधार पर हेतु 
का विभाजन किया है । 


किन्तु तर्केभाषाकार कंशवमिध ने दुष्टान्तभेद के आधार पर हेतु का विभाजत 
किया है। 


अतोऽन्ये हेत्वाभासाः। ते च असिद्ध-विरदध-अनेकान्तिक-प्रकरणसम-काला- 
स्ययापदिष्टभेदात्‌ पञ्चेब । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १५५ 


हेत्वाभास-- 

सामान्यतया 'अनुमान' का निरूपण करने के पश्चात्‌ अनुमान-प्रकरण के अन्तिम 
भागः रूप 'हेत्वाभासों' का निरूपण किया जा रहा है । 

अत इति । तीन प्रकार के ( अन्वयव्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी ) 
सद्धेतुओं ( शुद्ध हेतुओं ) के अतिरिक्त अन्य सब हेत्वाभास होते हैं । ते चेति। और 
वे (१) असिद्ध, (२) विरुद्ध, (३ ) अनेकान्तिक, ( ४) प्रकरणसम, तथा 
( ५ ) कालात्ययापदिष्ट भेद से पाँच प्रकार के ही होते हैं । 

माधुरी 

'असद्‌ ( अशुद्ध ) हेतु' को हेत्वाभास कहते हैं । वास्तव में वह हेतु” नहीं होता 
है, किन्तु 'हेतु' के समान भासित होता है। 'हेत्वाभास' शब्द की द्विविध व्युत्पत्ति के 
अनुसार उसके दो तरह से अर्थ किये जाते हैं । । 

(१) हेतु का दोष! ( हेतुगत दोष )--इस अर्थं में व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी-- 
'आभासन्ते इति आभासाः, हेतोः आभासाः हेत्वाभासाः । इससे फल यह हुआ कि 
जिसके ज्ञात होने पर 'अनुंमिति' के कारण का अथवा साक्षात्‌ अनुमिति का ही प्रति- 
बन्ध हो जाता है, उसे हेत्वाभास” या हेतुदोष यानी हेतुगत दोप कहते हैं । इसके अनु- 
सार उपयुक्त 'असिद्धत्व' आदि दोष ही 'हेत्वाभास' हूँ। 

इन पाँच प्रकार के 'हेतुदोषों' में से प्रथम तीन ( असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक ) 
के ज्ञात होने पर अनुमिति के कारणभूत 'रिङ्गपरामशं' का और अन्तिम दो ( प्रकरण- 
सम, कालात्ययापदिष्ट ) के ज्ञात होने पर 'अनुमिति' का प्रतिबन्ध होता है । 

(२) दुष्टहेतु--इस अर्थं में व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी--हितुबद्‌ आभासन्ते इति 
हेत्वाभासाः! । इस व्युत्पत्ति के अनुसार हेत्वाभास शब्द का अर्थ होगा कि वास्तव में 
'हेतु' न होते हुए भी हेतु के समान भासित होने वाला, अर्थात्‌ दोषयुक्त (दुष्ट ) 
हेतु । दोषयुक्त होने से वस्तुतः वह 'हेतु' कहलाने योग्य ही नहीं है, इसीलिये उसे 
हेत्वाभास कहा जाता है । इससे फल हुआ कि जिनमें 'असिद्धत्व' आदिःदोष होते है । 
उन दोषयुक्त असिद्ध आदि हेतुओं को ही हेत्वाभास कहा जाता है 

अर्थात्‌ प्रयोग किये जाने वाले जिन अनुमानों में 'असिद्धत्वादि' उक्त दोष उपलब्ध 
होते हैं, उन अनुमानों में प्रयुक्त हुए 'हेतु' (दुष्ट हेतु' के अर्थ में हेत्वाभास समझे 
जाते हैं। उनके भी वे ही उपयुक्त असिद्ध आदि पाँच भेद होते हैं । 

१. तत्र लिङ्गसबेनानिश्चितो हेतुरसिद्धः । तत्रासिद्धखिविध; । आभ्यासिदः 
स्वरूपासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धश्चेति । ८ 

आशयासिद्धी यथा, गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्वत्वात्‌ सरोजार- 
बिन्ववत्‌ । अत्र गगनारविस्दमाश्रयः, स च नास्त्येव । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५६ तकंभाषा [ हेत्वाभास 


स्वरूपासिद्धो यथा अनित्यः शब्दः चाक्षुषत्वात्‌ घटवत्‌ । अत्र चाक्षुषत्वं 
हेतुः, स च शब्दे नास्त्येव, तस्य श्रावणत्वात्‌ । 
असिद्ध 

पश्चविध दुष्ट हेतुओं' में से 'असिद्ध' नाम का जो प्रथम हेत्वाभास है उसका 
लक्षण ( स्वरूप ) ग्रन्थकार बता रहे हूँ-तत्रेति। जिस हेतु में 'लिङ्गत्व' निश्चित न 
हो, यानी व्याक्ति और पक्षधर्मता दोनों अथवा 'दोनों में से कोई एक” निश्चित 
( सिद्ध ) न हो, उसे 'असिद्ध' नाम का हेत्वाभास कहते हैं। तत्रेति। वह असिद्ध, 
तीन प्रकार का होता है--( १ ) आश्रयासिद्ध ( २ ) स्वरूपासिद्ध, ( ३ ) व्याप्यत्वा- 
सिद्ध । इनमें से 'आश्रयासिद्ध' और 'स्वरूपासिद्ध' इन दोनों में 'पक्षषमंता' की सिद्धि 
नहीं हो पाती तथा 'व्याप्यत्वासिद्ध' में व्याप्ति की सिद्धि नहीं हो पाती । 

आश्रयासिद्ध इति । इनमें 'आश्रयासिद्ध' का लक्षण यह है--'यस्य हेतो: आश्रयः 
न अवगम्यते स आश्रया$सिद्ध:--जिस हेतु का आश्रय (पक्ष ) निश्चित (सिद्ध) न 
हो, उसे आश्रयाऽसिद्ध कहते हैं। जेसे--गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजार- 
विन्दबत्‌ । अर्थात्‌ आकाशकमल सुगन्ध से युक्त है, क्योंकि वह भी कमल है, तालाव के 
कमळ के समान । इस अनुमान में 'गगनारविन्द' ( आकाशकमल ), को 'हेतु' ( अर- 
विन्दत्वात्‌ ) का आश्रय ( पक्ष ) बताया गया है, किन्तु उसका ( गगनार्रावन्द का ) 
वस्तुतः अस्तित्व ही नहीं है । आकाश में 'कमल का पुष्प' होते न कभी किसी ने देखा 
है और न सुना है। जब हेतु का 'पक्ष' ( आश्रय ) ही सिद्ध नहीं है तो उस 'हेतु' में 
पक्षधर्मता केसे वन सकेगी ? उसके न बन पाने से हेतु' में लिङ्गत्व भी नहीं है। इस 
कारण आश्रय (पक्ष) के न होने से 'अरविन्दत्वात्‌' यह हेतु आश्रयासिद्ध नाम का 
हेत्वाभास है । अर्थात्‌ वह सद्धेतु नहीं है । 

: तक इति। जो 'आश्य' ( पक्ष ) में अपने स्वरूप से न पाया जाय, 
अर्थात्‌ जिस हेतु का आश्रय' ( पक्ष ) में अस्तित्व न हो, SS 
“यो हेतु: आश्रये नावगम्यते स स 1! तलत निड ह 

जेसे--अनित्य इति । शब्द अनित्य है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह 
ळी 10 पा ( हद ) घट के समान ( य )। ही स 

ह त्व क चक्षुरिन्द्रिय न्हा किया जाना ) हेतु है, किन्तु वह ( हेतु ), शब्द में 

i नि तो श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य होता है अर्थात्‌ वह श्रावण प्रत्यक्ष का 
माधुरी 
ग्रन्थकार ने उक्त तथ्य को इस प्रकार बताया है 


नए शब्द: अनित्यः, चाक्षुषत्वात्‌, 
।'—शब्द अनित्य है, अ में र्‍ 
घटवतु त्य है, अर्थात्‌ नश्वर है । उसकी अनित्यता में हेतु बताया-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणमु १५७ 


“चाक्षुषत्वात्‌'-क्योंकि वह ( शब्द ) चाक्षुष’ है । उदाहरण दिया--जैसे 'घट' । इस 
अनुमान प्रयोग में 'चाक्षुषत्व' हेतु है, किन्तु वह हेतु, 'पक्ष' ( शब्द ) में कभी नहीं 
रहता, क्‍योंकि 'शब्द' में तो श्रावणत्व रहता है अर्थात्‌ 'श्रवण' ( कान ) से उसका 
(शब्द का ) प्रत्यक्ष होता है, 'चक्षु' से नहीं । अतः 'चाक्षुषत्वात्‌' हेतु अपने पक्ष 
( शब्द ) में स्व-स्वरूप से न रहने के कारण उक्त अनुमान में 'चाक्षुषत्व' हेतु, स्वरूपा- 
सिद्ध है । यानी 'स्वरूपासिद्धि' दोष से युक्त है । इसलिये यह "स्वरूपासिद्ध हेतु” अपने 
'साध्य' ( अनित्यत्व ) के साधन में असमर्थ है । 

'आश्रयासिद्ध' के लक्षण में हेतो: आश्रयः नावगम्यते’ कहा गया है, और 
“स्वरूपासिद्ध” के लक्षण में हेतुः आश्रये नावगम्यते” कहा है। यही दोनों में अन्तर है । 
तात्पर्यं यह है कि स्वरूपासिद्ध में हेतु” का आश्रय तो है, किन्तु 'हेतु' उस आश्रय 
(पक्ष ) में रहता नहीं है। और आश्रयासिद्ध में तो हेतु” के आश्रय (पक्ष ) का ही 
अस्तित्व नहीं है। दोनों के इस अन्तर को ध्यान में रखना चाहिये । 


व्याप्यत्वासिद्धस्तु द्विविधः । एको व्याप्षिग्राहकप्रमाणाभावात्‌। अपर- 
स्तुपाधिसद्भावात्‌ । तत्र प्रथमो यथा, शब्दः क्षणिकः सत्त्वात्‌ । यत्सत्‌ तत्क्षणिकं 
यथा जलधरपटलं तथा च शब्दादिरिति। न च सत्त्वक्षणिकत्वयोर्व्याधिग्राहक 
प्रमाणमस्ति। सोपाधिकतया सत्वस्य व्याप्यत्वासिद्धौ उच्यमानायां क्षणिकत्व- 

सन्यप्रयुक्तमित्यम्युपगतं स्यात्‌ । 

च्याप्यत्वासिद्धस्स्विति । 'असिद्ध' का 'तीसरा भेद’ "व्याप्यत्वासिद्ध है । जिस हेतु 
में 'व्याप्ति' सिद्ध न हो उस हेतु को 'व्याप्यत्वासिद्ध' कहते हैं । अर्थात्‌ जिस 'हेतु' में 
व्याप्ति का अभाव हो, यानी 'हेतु' व्याप्य नहीं होता हो ( हेतु में व्याप्यत्व नहीं रहता 
हो ) उस 'हेतु' को व्याप्यत्वासिद्ध कहते हैं तात्पर्य यह है कि उस हेतु' में “व्याप्यत्वा- 
सिद्धि' नाम का दोष है । इसलिये वह व्याप्यत्वासिद्ध हेतु अपने 'साध्य' के साधन में 
समर्थ नहीं हो पाता है । व्याप्यत्वासिद्ध हेतु दो प्रकार का होता है-- 

एक इति। (१ ) 'व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावात्‌' अर्यात्‌ “व्याप्तिग्राहक प्रमाण' 
का अभाव होने से, और अपरस्त्विति। ( २ ) 'उपाधि' का सद्भाव होने से। अर्थात्‌ 
पहिले में 'ब्याप्ति' का ग्राहक कोई प्रमाण नहीं है, इसलिये 'व्याप्ति' की सिद्धि नहीं 
होती, और दूसरे में 'उपाधि' के रहने से 'व्याग्ति' की सिद्धि नहीं हो पाती । इन 
दोनों में से प्रथम 'ब्याप्तिग्राहक-प्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्यासिंद्ध' का उदाहरण दे रहे है > 
तत्रेति । शब्दः क्षणिकः, सत्त्वात्‌, यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं, यथा जलधरपटलं; तथा च 
शब्दादिरिति।' अर्थात्‌ शब्द क्षणिक है ( अपनी उत्पत्ति के अनन्तर उत्तरक्षण में 
नश्वर है ), उसमें 'हेतु' बताया कि 'सत्त्वात्‌', क्‍योंकि वह सत्‌ है । इस अनुमान.' 
प्रयोग में न्याय के अनुसार अवयव प्रदर्शित किये गये हैं । वास्तव में यह 'अनुम।न- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta.eGangotri Gyaan Kosha 


१५८ तकभाषा [ हेत्वाभास 


प्रयोग! वौद्धों के अनुसार है। बौद्धों ने अनुमान” के दो ही अवयव माने हैं--(१) हेतु 
और (२) दृष्टान्त । इसलिये यहाँ भी दो ही अवयवों को दिखाना चाहिये था । 

वोद्धों का सिद्धान्त है फि 'पत्‌ सत्‌' 'तत्‌ क्षणिकम्‌ प्रत्येक वस्तु क्षणिक है। जो 
पदार्थं ( वस्तु ) 'प्रथम क्षण' में है, वह 'द्वितीय क्षण' में नहीं रहता । प्रत्येक पदार्थ 
'प्रतिक्षण' उत्पन्न एवं 'नष्ट' होता रहता है । वोद्धो के दर्शन में 'सत्त्व” ( सत्ता ) हेतु 
के द्वारा 'क्षणिकत्व' की सिद्धि की जाती है। उसके यहाँ 'सत्त्व' ( सत्ता) का अर्थ 
'अर्थक्रियाकारिता' किया गया है । 'अथंक्रियाकारिता' का तात्पर्यं है कि “वस्तु के द्वारा 
उचित कार्य किया जाना । जैसे 'घट' की अर्थक्रियाकारिता 'जल का लाना” आदि है। 
एवं 'बीज की अर्थक्रिया 'अङ्कुरोत्पादन' आदि है। स्थिर ( अक्षणिक ) वस्तु में 
'सत्त्व' ( सत्ता ) नहीं हो सकता । जैसे--'जलधरपटल' यानि मेघसमुदाय 'सत्‌' होने 
से क्षणिक है। तथा च शब्दादिरिति । उशी तरह 'शब्द' भी 'ततु' होने से 'क्षणिक' 
होना ही चाहिये । क्‍योंकि जो 'सत्‌' होता है वह 'क्षणिक' होता है । इस प्रकार 
'सत्त्वः और क्षणिकत्व' की व्याप्ति बनती है । 

न चेति। किन्तु इस “सत्त्व और 'क्षणिकत्व” की व्याप्ति का ग्राहक ( बोधक ) 
कोई प्रमाण” नहीं है । प्रत्युत ( उसके विपरीत ) 'प्रत्यक्ष प्रमाण” के द्वारा 'घटादि' 
'सत्‌ पदार्थ स्थिर ( अक्षणिक ) ही दिखाई देते हैं। सोपाधिकतयेति । यदि हम उसे 
सोपाधिक होने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध कहें तो शब्द में क्षणिकत्व को अन्यप्रयुक्त 
कहना होगा । किन्तु यह कथन नैयायिको को सम्मत नहों है । 

माधुरी 
` व्याप्तिग्राहक प्रमाण के अभाव' में 'सत्त्वात्‌' हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध नाम 
का हेत्वाभास ही कहा जायेग।। एवं च 'सत्त्वात' हेतु यहाँ पर सद्धेतु नहीं है, 
बल्कि असद्धेतु है । 'सत्त्वः हेतु की 'क्षणिकत्व” रूप साध्य के साथ 'व्याप्ति' का 
निश्चय करने वाला कोई प्रमाण नहों है, किसी प्रमाण से भी 'सत्त्व तथा क्षणिकत्व' 
के 'नियतसहचर्यरूप व्याप्ति का ज्ञान नहीं होता है। इस रीति से 'व्याप्तिग्राहक 
प्रमाणाभाव' रहने से 'सत्त्व' हेतु यहाँ पर व्याप्यत्वासिद्ध ही है । 

शंका--ऊपर 'व्याप्यत्वासिद्ध' के दो प्रकार बताये गये हैं, उनमें से पहले प्रकार 
के द्वारा 'सत्त्वात्‌' हेतु को 'व्याप्यत्वासिद्ध' बताया है । परन्तु उसे ( सत्त्व हेतु को ) 
'उपाधि' के सद्भाव के कारण ( उपाधिसद्भावमुलक ) व्याप्यत्वासिद्ध क्यों न मान 
लिया जाय ? 

समाधान---उपयुक्त शंका का समाधान ग्रन्थकार ने 'सोपाधिकतया सत्त्वस्य 


व्याप्यत्वासिद्धौ उच्यमानायां क्षणिकत्वमन्यप्रयुक्तमित्यभ्युपगतं स्यात्‌' । इस ग्रन्थ से 
दिया है । 'उपाधिस्थल' में भी !साध्य' का अस्तित्व तो होता ही है । अन्तर केवल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्त १५९ 


इतना ही है करिं अनुमान में प्रयुक्त किये गये 'हेतु' को 'साध्य' का प्रयोजक ( कारण ) 
नहीं कह सकेंगे । अर्थात्‌ अनुमान प्रयोग करते समय 'हेतु' के रूप में प्रयुक्त धर्म, 
'साध्य' का प्रयोजक ( कारण ) नहीं बन पायेगा । बल्कि 'उपाधिभूत धर्म” उस 
साध्य' का प्रयोजक ( कारण ) बनेगा । पीछे वता चुके हैं-'स श्यामः, मैत्री 
तनयत्वात्‌, परिदुश्यमान-मैत्रीतनयसमूहवत्‌' इत्यादि उदाहरण में 'श्यामत्व' ( साध्य ) 
का प्रयोजक ( कारण ), 'मैत्रीतनयत्व' (हेतु ) नहीं है, अपितु 'शाकपाकजन्यत्व' 
(उपाधि ) है। उसी प्रकार प्रस्तुत में भी 'क्षणिकत्व' रूप साध्य का प्रयोजक 
(कारण ) 'सत्त्व” रूप हेतु न होकर कोई “अन्य धर्म? ही है--ऐसा कहना होगा । 
अर्थात्‌ 'सत्त्व” हेतु को सोपाधिक कहने पर “घट” आदि वस्तुओं के 'क्षणिकत्व' का 
प्रयोजक “सत्त्व' न होकर किसी अन्य उपाधिभुत धर्म को प्रयोजक मानना होगा । 
किन्तु ऐसा मन्तव्य तो नेयायिक को कभी भी अभीष्ट नहीं होगा । 


'उपाधि' के सद्भाव से व्याप्यत्वासिद्ध होने का प्रसिद्ध उदाहरण--'अयोगोलकः 
धूमवान्‌ अग्निमत्त्वात्‌, इस अनुमान प्रयोग में 'अग्निमत्त्व' हेतु, सोपाधिक होने से 
'व्याप्यत्वासिद्ध' कहा जाता हे । यहाँ साध्यधमं 'धूम', अयोगोलक में तो नहीं है, 
तथापि उसका 'अस्तित्व' तो है ही । किन्तु वह 'धूम' अग्नि के कारण नहीं है बल्कि 
आर्त्रन्धनसंयोग” के कारण है। एवं च साध्यधमं “घूम” 'अग्निप्रयुक्त' न होकर 'अन्य 
्रयुक्त' होने से 'अग्निमत्त्व' हेतु सोपाधिक व्याप्यत्वासिद्ध है । 


(शब्द: क्षणिकः सत्त्वात्‌' में 'सत्त्व' हेतु को 'सोपाधिक' होने से व्याप्यत्वासिद्ध कहेंगे, 
तो प्रथमतः 'क्षणिकत्व' रूप साध्य को मानकर यह बताना पड़ेगा कि साध्यधर्म जो 
'क्षणिकत्व' है, वह सत्त्व’ हेतु से नहीं सिद्ध हो रहा है, बल्कि किसी 'अन्यनिमित्त' 
से सिद्ध हो रहा है। बौद्ध सम्मत 'क्षणिकत्व' नैयायिक को मान्य नहीं है। “बौद्ध” के 
मत में किसी भी 'वस्तु' की 'उत्पत्ति' और 'विनाश' एक ही क्षण में होता है । 'वस्तु' 
में इसी प्रकार का क्षणिकत्व बौद्धो को मान्य है । शब्द की क्षणिकता ( नश्वरता ) में 
तो बौद्ध और नैयायिक दोनों एक मत हैं, किन्तु 'क्षणिकता' का स्वरूप दोनों के मत में 
भिन्न है। नैयायिक के मतानुसार 'शब्द' आदि किसी भी पदार्थ की “उत्पत्ति और 
विनाश” एक ही क्षण में नहीं होते । इनके मत में “एक क्षण' तो उत्पत्ति का, और 
दुसरा क्षण' स्थिति का तथा 'तीसरा क्षण” विनाश का होता है । शीघ्र विनाशशील 
वस्तु भी 'तृतीय क्षण' में ही नष्ट होती है । एवं च पदार्थ-स्थेयंवादी नेयायिक के मत 
में 'बौद्धसम्मत क्षणिकत्व' तो कहीं है ही नहीं । न वह 'सत्त्व” के निमित्त से है और न 
किसी अन्य निमित्त से ही है । अगर वह किसी “अन्य निमित्त' से होता तो 'सत्त्वात्‌' 
हेतु को 'सोपाधिक? कहा जा सकता था । अंतः 'सत्त्वात्‌' हेतु को 'उपाधि' के 
सद्भाव से ब्याप्यस्वासिद्ध नहीं कह सकते । उसे तो 'व्याप्तिग्राहक प्रमाण! के अभाव 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६० तकभाषा [ हेत्वाभास 


से ही व्याप्यत्वासिद्ध कहना होगा । जिन्‍्न॑भट्ट ने अपनी व्याख्या में बड़े ही सुन्दर ढंग 
से इसी बात को स्पष्ट किया है--“ननु सर्वहेतोर्व्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावाद्‌ व्याप्य- 
त्वासिद्धतेत्युक्तमुपाधिसद्भावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धता किमिति नोच्यते । तत्राह---सोपा- 
धिकतयेति । यथाऽधमंत्वं हिसात्वप्रयुक्त न भवति। किन्तु निषिद्धत्वप्रयुक्तमितिवत्‌ 
क्षणिकत्वं सत्त्वप्रयुक्तं न भवति, किन्तु परप्रयुक्तमित्युच्यमाने ब्रह्महननादौ अधमंत्वमिव 
क्वचित्‌ क्षणिकत्वमभ्युगतं स्यात्‌। तच्चानिष्टम्‌ । क्षणमात्रावस्थायित्वं निहेतुको 
विनाशो वा क्षणिकत्वमिति सौगतमतानुसारिभिः कक्षीकृतत्वात्‌ । 'तंस्मादेतादृशं क्षणि- 
कत्वं क्वांयि न दुष्टं नेष्टमिति सत्त्वक्षणिकत्वयो वर्याप्तिग्राहकप्रमाणाभावादेव सत्त्व- 
हेतो र्याप्यत्व।सिद्धत्व मित्यर्थेः । 


द्वितीयो यथा क़त्वन्तर्वतिनी हिसा अधमंसाधनं, हिसात्वात्‌, क्रतुबाह्म- 
हिसावत्‌ । अत्र ह्यध्मसाधनत्वे हिसात्वं न प्रयोजकं, किन्तु निषिद्धत्वमेव 
प्रयोजकम्‌, उपाधिरिति यावत्‌ । तथा हि “साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापक 
उपाधिरित्युपाधिलक्षणम्‌ । तच्चास्ति निषिद्धत्वे । निषिद्धत्वं हि साध्यस्याधर्म- 
साधनत्वस्य व्यापकम्‌ । यतो यत्र यत्राघमंसाघनत्वं तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वम- 
`पीति। एवं साधनं हिसात्वं, न व्याप्नोति निषिद्धत्वम्‌ । न हि यत्र यत्र 
हिसात्व तत्र तत्रावश्यं निषिद्धत्वं यज्ञीयपशुहिसाया निविद्धत्वाभावात्‌। 
तदेवं निषिद्धत्वस्योपाधेः सद्‌भावादन्यप्रयुक्तव्याप्त्युपजीवि हिसात्वं व्याप्यत्वा- 
सिद्धमेव । 


दूसरे प्रकार के व्याप्यत्वासिद्ध का उदाह्रण-- 


'अहिसा परमो धमंस्त्वधमं: प्राणिनां वधः’ ऐसा कहने वाले जैन दार्शनिक पक्षा- | 
न्तर से परिचित न रहते के कारण एक अनुमान प्रयोग करते हैं, जैसे--द्वितोय | 
इति । क्रत्वन्तवंतिनी हिसा अधमंसाधनं, हिसात्वात्‌, क्रतुवाह्यहिसावत्‌ ।' यज्ञ में होने- | 
वाली हिसा 'अधर्म' का साधन है ( प्रतिज्ञा ), हिंसा होने से ( हेतु ), यज्ञ के बाहर | 


की जाने वाकी हिसा के समान ( उदाहरण ) । अत्रेति । यहाँ पर 'अधमंसाधनत्व' रूप | 


साध्य की सिद्धि करने में 'हिसात्व' हेतु निमित्त ( कारण ) नहीं है । किन्त्विति । किंन्तु 


'शास्त्रनिषिद्धत्व' ही उसमें निमित्त ( कारण या प्रयोजक ) है, अर्थात्‌ 'उपाधि' ही । 


|. 


उसमें निमित्त है । तथा हीति । उपाधि' का लक्षण यह किया गया है--'साध्यव्यापकत्वें | 
सति साधनाव्यापकः उपाधिः ।' साध्य का व्यापक होने पर भी जो साधन का अव्यापक | 
( व्यापक न होने वाला ) धर्म हो, वह 'उपाधि' शब्द से कहा जाता है । तच्चेति । यह । 
उपाधि का लक्षण “निषिद्धत्व' में घटित हो रहा है । जो इस प्रकार है तिषिद्धत्व- । 
मिति । अधमंसाधनत्व' रूप साध्य का व्यापक 'निषिद्धत्व' है, क्योंकि 'जहाँ-जहाँ अधर्म | 


साधनत्व है, वहाँ-वहाँ निषिद्धत्व अवश्य ही रहता है।' इस रीति से “निषिद्धत्व' में : 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


, हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १६१ 


साध्यव्यापकत्व निश्चित होता है, एवमिति । किन्तु इसी तरह 'हिसात्व' रूप साधन का 


व्यापक 'निषिद्धत्व' नहीं हो पा रहा है । न हीति। क्योंकि जहाँ-जहाँ “हिसात्व' है वहाँ- 


` वहाँ 'निषिद्धत्व' भी अवश्य हो, यह दृष्टिगोचर नहीं है । इसलिये यह उपाधि 'साधन' 


का व्यापक नहीं है, अपितु अव्यापक ही है । जैसे यज्ञीय-पशुहिसा में हिसात्व तो है, 
लेकिन निषिद्धत्व नहीं है। तदेवमिति । इस रीति से “निषिद्धत्व” में साधनाऽव्यापकत्व' 
भी निश्चित होता है । एवं च 'निषिद्धत्व' अधमंसाधनत्वरूप साध्य का व्यापक है तथा 
हिसात्वरूप साधन का अव्यापक है । अतः 'निषिद्धत्व' में साध्य का “व्यापकत्व' . और 
साधन का 'अव्यापकत्व' निश्चित होने से 'निषिद्धत्व' उपाधि है । इस प्रकार 'निषिद्धत्व' 
उपाधि के रहने से अन्य ( निषिद्धत्व ) प्रयुक्त व्याप्ति ( यत्र-यत्र हिसात्वं तत्र-तत्र 
निषिद्धत्वं ) पर आश्वित अर्थात्‌ उपजीवी 'हिसात्व' हेतु व्याप्यत्वासिद्ध ही है। 
माधुरी 

“सा हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि--किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करनी चाहिये । इस 
श्रुतिवचन से 'हिंसामात्र' का निषेध किया गया है ऐसा प्रतीत होता हैं, किन्तु 
'अग्नीषोमीयं पशुमालमैत'--यह भी एक श्रुतिवचन है। इसे देखने पर ध्यान में 
आता है कि प्रथम प्रदर्शित 'निषेधवाक्य' का तात्पर्य 'हिसामात्र' के निषेध में 
नहीं है । उसका क्षेत्र 'शास्त्रविहित हिसा' के स्थलों को छोड़ कर ही है । यह स्वीकार 
करने पर ही श्रुति के विरुद्ध प्रतीत होने वाले वचनों की सार्थकता एवं प्रामाणिकता 
सिद्ध हो सकती है । यही परस्पर विरुद्ध वचनों के समन्वय करने का मार्ग है ।. 


अधर्मसाधनत्व ( अश्रमंजनकत्व ) का प्रयोजक ( निमित्त कारण ) 'निषिद्धत्व' 
(उपाधि ) ही है। 'उपाधि' शब्द की व्युत्पत्ति यह है कि 'उप समीपवर्तिनि 
आदधाति सङ्क्रमयति स्वीयं घर्ममिति उपाधिः- “उप अर्थात्‌ अपने समीपवर्ती 
'हिसात्व' में अपने धर्म का आधान ( आरोप ) करने के कारण उसे 'उपाधि' कहा 
जाता है । यह व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 'निषिद्धस्व' में समन्वित हो रहा है। वह समन्वय 
इस प्रकार है--मिथ्याभाषण, परद्रव्यापहरण, परस्त्रीसेवन, मद्यपान आदि 'कोई भी 
कार्य', निषिद्ध होने से ही 'अधमं का साधन” यानी अधर्मजनक समझा जाता है। 
अधर्मसाधमत्व के साथ निषिद्धत्व विद्यमान है । इसलिये 'अधमंसाधनत्व का प्रयोजक 
'निषिद्धस्व' है । इस प्रकार 'अधमंसाधनत्व' की गिषिद्धत्व के साथ व्याप्ति है। इस 
“व्याप्ति! का हिसात्व में आरोप ( आधान ) कर. लिया जाता है । इस कारण “हेतु 
के रूप में उपस्थित हुआ 'हिसात्व' अन्य प्रयुक्त है, अर्थात्‌ निषिद्धत्व प्रयुक्त व्याप्ति पर 
वह आश्रित है। वास्तव में वह 'हिसात्व' ( हेतु ) व्याप्य नहीं है, यानी उसकी. व्याप्य- 
स्वरूपता सिद्ध नहीं हो पा रही है। अतः 'हिसात्व' हेतु को !यहाँ पर सोपाधिक- 
व्याप्यत्वासिद्ध बताया गया है । े 


: त० 
cd Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६२ तकभाषा [ हेत्वाभास 


निष्कर्ष यह है कि 'मा हिस्यात्‌' इस सामान्य वचन से हिसामात्र का निषेध न 
होने: से 'यज्ञीय हिसा' में 'निषद्धत्व,' हिसात्व हेतु का 'अव्यापक' हो जाता है । इसलिये 
जहाँ भी 'हिसात्व' में अधमंसाधनत्व की व्याप्ति उपलब्ध हो, वहाँ उसे अन्य-प्रयुक्त 
औपाधिक ही समझना चाहिये। एवं च “हिसात्व' से अधमंसाधनत्व का अनौपाधिक 
संबंध नहीं है, इसलिये 'हिसात्व' हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहने में किसी प्रकार का कोई. 
सन्देह नहीं है । 

“व्याप्यत्वासिद्ध/ की द्विविधता जो बतायी गयी है, वह उपलक्षण (संकेत ) मात्र 
है। क्योंकि 'हेतुओं' में व्याप्यत्व की असिद्धि, अन्य अनेक कारणों से भी दृष्टिगोचर 
होती है । जैसे- “पर्वेतः काः्चनमयवह्मिमान्‌, काञ्चनमयधूमातु'- “पर्वेत' काः्वनमय 
वह्ि से युक्त है, 'काश्चनमय धूम' से युक्त होने के कारण । ऐसा अनुमान यदि कोई 
करे तो यहाँ प्रयुक्त हेतु ( काश्चनमय धूम ) को “व्याप्यत्वासिद्ध' कहना होगा । इस 

: अनुमान में प्रयुक्त 'साध्य' और “सांधन' किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है । 'काःवनमय 

` बह्निः और 'काः्चनमय धूम” के होने में कोई प्रमाण नहीं है । अतः उनका अस्तित्व 
कौन मानेगा ? तब 'काश्वनमय वह्ति' की सिद्धि के लिये दिये गये हेतु में 'काःच्चनमय 
वह्नि' की व्याप्ति, उसी तरह 'काश्वनमय़ धूम रूप हेतु' में अन्य साध्य' की भी व्याप्ति 
कैसे हो सकेगी ? अतः ऐसे अनुमानों में प्रयुक्त हेतुओं' को व्याप्यत्वासिद्ध कहना 
ही पड़ेगा । 

इसी तरह 'व्यथंविशेषण' से युक्त हेतु का प्रयोग किसी अनुमान में कर देने पर 
वह हितु' भी व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता है। जेसे--पवंतो$ग्निमान्‌ नीलघूमात्‌' इस 
अनुमान में 'अग्नि के साधनाथं “शुद्ध घूम' को न रखकर 'नीलघूम' को हेतु के रूप 
में रखा गया है । किन्तु “नीलत्व' विशेषण देना व्यर्थ है। अतः लाघवात्‌ 'शुद्ध घूम' 
में ही 'अग्नि' की व्याप्ति मानी जायेगी । 'नीलघूम' में अग्नि की व्याप्ति मानने में 
गौरवदोष होगा । अतः 'नीलघूम' रूप हेतु को भी 'व्याप्यत्वासिद्ध' ही कहना होगा । 
इसलिये पूर्वोक्त “व्याप्यत्वासिद्ध की हिविधता को उपलक्षण के रूप में ही समझना 
चाहिये । 

२: साध्यविपयंयव्याप्तो हेतुविरुद्धः । स यथा शाब्दो नित्यः कृतकत्वादात्मवत्‌ । 
अत्र कृतकत्वं हि साध्यनित्यत्वविपरीतानित्यत्वेन व्याप्तस । यत्कृतकं तदनित्यमेव, 
न नित्यमित्यतो विरुद्ध कृतकत्वमिति । है 
विरुद्ध हेत्वाभास-- 

साध्येति । साध्य के अभाव ( विपयंयः= विपरीत ) से व्याप्त हुए हेतु को 'विरुद्ध 
हेत्वाभास कहते हैं। जेसे--स यथेति । "शब्दो नित्यः, कृतकत्वात्‌ आत्मवत्‌'--शब्द 
नित्य है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह तक ( जन्य ) है (हेतु ), जैसे आत्मा (उदाहरण) । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १६३ 


अन्नेति । इस अनुमान में 'कृतकत्व' हेतु, 'नित्यत्व' रूप साध्य के विपरीत ( अभाव- 
रूप ) 'अनित्यत्व” से व्याप्त है । यत्कृतकमिति । “जो कृतक ( जन्य ) होता है, वह 
अनित्य होता है, नित्य नहीं! । यहाँ पर 'नित्यत्व' साध्य है, और 'कृतकत्व' हेतु है ।. 
"जो कृतक होता है वह अनित्य होता है'-यह व्याप्ति है । 'अनित्यत्व' का अर्थ है-- 
'नित्यत्वाभाव' यानी साध्याभाव । इसलिये इस अनुमान में प्रयुक्त जो 'कृतकत्व' हेतु 
है, वह साध्याभाव यानी नित्यत्वाभाव से व्याप्त है । अतः यहाँ पर 'कृतकत्व' हेतु 
में 'विरुद्ध' दोष आ जाने से उसे “विरुद्ध” संज्ञक हेत्वाभास समझना चाहिये । 

माधुरी 

पाँच प्रकार के हेत्वाभासों में यह विरुद्धसंज्ञक हेत्वाभास अत्यन्त निकृष्ट है, क्योंकि 
इसके प्रयोग करने से अनुमान प्रयोग करने वाले की मूर्खता स्पष्ट हो जाती है। 
क्योंकि यह नियम है कि हेतु को हमेशा साध्य का व्याप्य करके दिखाना चाहिये ।' 
किन्तु उक्त अनुमान प्रयोग में प्रयुक्त हेतु को साध्य का व्याप्य हुआ न दिखाकर उसके 
विपरीत साध्य के विरोधी साध्याभाव का व्याप्य बनाकर उसे दिखाया जा रहा है। 
उक्त अनुमान में 'शब्द' पक्ष है, उसमें 'आत्मा' का दृष्टान्त देकर 'नित्यत्ब' को सिद्ध 
करने के लिये 'कृतकत्व' हेतु को दे रहे हैं, जो 'नित्यत्व' का साधक न बन कर 
उलटे 'नित्यत्वाभाव' का साधक बन रहा है । यह तो वैसा ही हुआ कि चले 'नित्यत्व' 
सिद्ध करने किन्तु कर बैठे अनित्यत्व' को सिद्ध । “विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास 
वानरम्‌? की तरह ही हुआ । अतः उक्त अनुमान में 'कृतकत्व” हेतु विरुद्ध हो गया है । 

३. सव्यभिचारोऽनेकान्तिकः। स द्विविधः, साधा रणानेकान्तिकोऽसाधारणा- 
नेकान्तिकश्चेति। तत्र पक्षसपक्षविपक्षवृत्तिः साधारणः। यथा शब्दो नित्यः 
प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌ । अत्र हि प्रमेयत्वं हेतुस्तच्च नित्यानित्यवुत्ति। सपक्षाद्‌ 
विपक्षाद्‌ व्यावृत्तो यः पक्ष एव वर्तते सोऽसाधारणानेकान्तिकः । स यथा भूनित्या 
गन्धवत्त्वात्‌ गन्धवत्वं हि सपक्षाप्षित्याद विपक्षाच्चानित्याद्‌ व्यावृत्तं भुमात्र- 
वुत्ति । 
अनेकान्तिक हेत्वाभास-- 

सव्यभिचार इति । 'सव्यभिचार हेतु' अनैकान्तिक हेत्वाभास है । जिस हेतु में साध्य 
का व्यभिचार यानी जो हेतु, साध्य के साथ नियमेन नहीं रहता, अपितु कहीं साध्या- 
भाव के साथ भी रहता है, उस हेतु को 'अनैकान्तिक' कहते हैँ । स द्विविष इति। यह 
अनैकान्तिक दो प्रकार का है--( १) साधारण अनैकान्तिक और (२ ) असाधारण- 
अनैकान्तिक । तत्रेति। साधारण अनैकान्तिक उस हेतु को कहते हैं, जो पक्ष, सपक्ष 
और विपक्ष तीनों में रहता है'। यथेति । जैते--'गब्दो नित्य: प्रमेयत्वात्‌, व्योमवत्‌ 
शब्द नित्य है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह प्रमेय है ( हेतु ) जैसे आकाश अर्थात्‌ आकारा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . ° 


१६४ तकंभाषा [ हेत्वाभास 


क॑ समान ( उदाहरण ) । अन्नेति । इस अनुमान में 'प्रमेयत्व' हेतु, साधारण अने- 
कान्तिक है, क्योंकि वह नित्य ( पक्ष या सपक्ष ) और अनित्य ( विपक्ष ) दोनों में 
रहता -है, अर्थात्‌ शब्दरूप पक्ष में, आकाशरूप सपक्ष आदि नित्य पदार्थों में, एवं 
विपक्षरूप घट-पट आदि अनित्य पदार्थों में याती तीनों जगह रहता है। इसलिये ऐसे 
अनैकान्तिक हेतु को 'साधारण' अनैकान्तिक कहा जाता है । 


सपक्षादिति । दुसरा अर्थात्‌ असाधारण अनेकान्तिक हेतु वह है, जो सपक्ष और 
विपक्ष दोनों में न रहकर यानी सपक्ष तथा विपक्ष दोनों से व्यावृत्त होकर केवल 'पक्ष' 
में ही रहता है । जैसे--'भूनित्या, गन्धवत्त्वात्‌' ।--भूमि नित्य है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि 
उसमें गन्ध है (हेतु) । इस अनुमानप्रयोग में 'गन्ध' हेतु ( गन्धवत्त्व हेतु) सपक्ष 
तथा विपक्ष दोनों में नहीं रहता यानी दोनों से व्यावृत्त है । स्पष्टार्थ यह है कि जिनमें 
'नित्यत्व” रूप साध्य निश्चित है, उन आकाश आदि 'सपक्षों' में एवं जिनमें 'नित्यत्वा- 
` . भाव ( अनित्यत्व ) रूप साध्याभाव निश्चित है, उन जल, तेज आदि “विपक्षों' में न 
रहकर वह हेतु केवल भू ( भूमि ) रूप 'पक्ष' में ही रहता है । इसलिये उक्त अनुमान 
में प्रयुक्त 'गन्धवत्त्वात्‌' हेतु को 'असाधारण अनेकान्तिक' हेत्वाभास कहा गया है । 


माधुरी 


सुत्रकार के 'अनेकान्तिकत्वलक्षणम्‌ अनैकान्तिकः सव्यभिचार:' इस सूत्र में ही 
कुछ व्यत्यास करके ग्रन्थकार ने 'सव्यभिचारोऽनेकान्तिकः' यह अनैकान्तिक हेत्वा- 
भास का लक्षण किया है । इसमें सव्यभिचार शब्द आया है । उसका अथे होगा कि 


“व्यभिचार के सहित ।' इसलिये 'व्यभिचार' शब्द का अर्थ जानना आवश्यक है । . 


'व्यभिस्रार' का अर्थ है अव्यवस्था, औचित्य का उल्लंघन ( अनौचित्य ), नियमपूर्वक 
न रहनां । इससे यह समझ में आता है कि हेतु का साध्य के साथ व्यवस्थितरूप से न 
रहना अर्थात्‌ हेतु का व्यभिचरित होना, जहाँ हेतु का रहना उचित है, वहाँ पर न रहता, 
अर्थात्‌ जिसके साथ उसे नियमित रूप से रहना है, उसके साथ वैसा न रहना, यही सब 
हेतु के व्यभिचार कहलाते हैं । हेतु के व्यभिचार की कल्पना दो प्रकार से हो सकती है 
(१) कहीं पर हेतु, अपने उचित स्थान पर रहने के साथ-साथ उससे भिन्न स्थान 
पर ( अनुचित स्थान पर ) भी रहता है, यानी औचित्य का उल्लंघन करता है । ऐसी 
स्थिति में उस हेतु को 'साधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास' कहते हैं। स्पष्ट अर्थ यह है 
कि यह साधारण अनेकान्तिक हेतु' पक्ष तथा सपक्ष में रहता हुआ भी विपक्ष में भी 
रहता है । जैसे “शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌ व्योमवत्‌' अनुमान में 'नित्यत्व' साध्य है, 'प्रमे- 
यत्व' हेतु है, 'शब्द' पक्ष है, 'व्योम' सपक्ष है। और 'घट-पट' आदि अनित्य पदार्थ, 
विपक्ष है । इन सभी में 'प्रमेयत्व' हेतु विद्यमान रहता है। घट-पटादि अनित्य पदार्थ 
रूप जो विपक्ष हैं, उनमें भी यह 'प्रमेयत्व' हेतु रहता है । इसलिये यह 'प्रमेयत्व' हेतु 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १६५ 


यहाँ पर साधारण अनेकान्तिक हो जाता है । अतः यह असद्‌ हेतु कहलाता है । पीछे 
वता चुके हैं कि अनुमान-प्रयोग करते समय प्रयोक्ता को हेतु के प्रयोग में बड़ी 
सावधानी रखनी चाहिये । क्योंकि सदूहेतु के प्रयोग करने पर ही साध्य की सिद्धि 
होगी, असदूहेतु के प्रयोग करने पर नहीं । 'सद्हेतु' हमेशा पक्ष और सपक्ष दोनों में 
रहता है, परन्तु वह विपक्ष में कभी भी नहीं रहता, इसे भूलना नहीं चाहिये । 
जव हेतु, उचित स्थल पर भी नहीं रहता, अर्थात्‌ औचित्य का अतिक्रमण करता 
है, तब उसे असाधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास कहते हैं। यह असाधारण अनैकान्तिक 
हेतु, जैसे विपक्ष में नहीं रहता, वेसे ही वह 'सपक्ष' में भी नहीं रहता । किन्तु उसका 
'सपक्ष' में रहना उचित है, तथापि जब वह उस औचित्य का अतिक्रमण करता है, तब 
उसे “असाधारण अनैकान्तिक' कहते हैं। “भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌ यहाँ पर "नित्यत्व 
साध्य है । 'गन्धवत्व' हेतु है, 'भूः' पक्ष है, 'आकाशादि नित्यपदार्थं' सपक्ष हैं, 'जल' 
आदि अनित्य पदार्थ विपक्ष हैं। 'गन्धवत्त्व' हेतु का अनित्य 'जल' आदि विपक्ष स्थल 
में न रहना तो उचित है, किन्तु 'आकाशादि' नित्यपदार्थरूप सपक्ष में भी न रहना 
नितान्त अनुचित है । जैसे वह पक्ष में रहता है, वसे ही उसका सपक्ष में भी रहना 
आवश्यक है । यह औचित्य का उल्लंघन ( अतिक्रमण ) उसने किया है, इसलिये 
वह असद्‌ हेतु हो गया है । 
'सव्यभिचारोऽतैकान्तिकः' में 'अनेकान्तिक' शब्द की व्युत्पत्ति वृत्तिकार ने 
इस प्रकार की है--'एकस्य साध्यस्य तदभावस्य वा योऽन्तःसहचारः अव्यभिचरित- 
'सहचारः एकान्तः तद्वान्‌ ऐकान्तिकः, तदन्योऽनेकान्तिकः।' वात्स्यायन ने 'नित्यः 
शब्दोऽस्पर्शत्वात्‌्' इस उदाहरण के सन्दर्भ में 'अनेकान्तिक' शब्द की व्याख्या 
इस प्रकार की है--"नित्यत्वमप्येकोऽन्तः अनित्यत्वमप्येकोऽन्तः । एकस्मिन्नन्ते विद्यत 
इत्यैकान्तिकः । विपर्ययादनैकान्तिक उभयव्यापकत्वोदिति । ( न्या. भा. १।२।४६ ) । 
तकंसंग्रहकार अन्नंभट्ट ने अनैकान्तिक' हेत्वाभास के तीन भेद बताये हैं-- 
( १ ) साधारण अनैकान्तिक, ( २) असाधारण अनेकान्तिक और ( ३) अनुप- 
संहारी अनैकान्तिक । जो 'हेतु' अन्वयी तथा व्यतिरेकी दोनों प्रकार के उदा- 
हरणों से रहित रहता है उसे 'अनुपसंहारी' बताया गया है । अर्थात्‌ उस हेतु से 
पक्ष में साध्य का उपसंहार ( समर्पण ) नहीं किया जाता । क्योंकि सम्पूर्ण विश्व को 
ही पक्ष बनाकर विश्वभर में साध्य का .सन्देह हो जाता है, जिससे कहीं पर भी 
हेतु में साध्य के सहचार का निर्णय नहीं किया जा सकता । जैसे--'सर्व॑म्‌ अनित्यम्‌ 
्रमेयत्वात्‌'-सब अनित्य है, क्योंकि सब प्रमेय है । यहाँ सभी विश्व, पक्ष के 
अन्तर्गत है । जिसमें साध्य का सन्देह हो रहा है । अतः ऐसा कहीं भी कोई उदाहरण 
नहीं दिखाया जा सकता कि 'यत्र-यत्र प्रमेयत्वं तत्र-तत्र अनित्यत्वम्‌--जहाँ-जहाँ 
प्रमेयत्व है, वहाँ-वहाँ अनित्यत्व है--णैसे अमुक । और न ही ऐसा कोई उदाहरण . 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६६ तकभाषा [ हेत्वाभास 


है कि 'जहाँ अनित्यत्व नहीं है, वहाँ प्रमेयत्व भी नहीं है । इसलिये 'अनुपसंहारी' को 
हेत्वाभास बताया गया है। 

किन्तु तकंभाषाकार केशवमिश्र ने अनैकान्तिक के दो ही भेद किये हैं, तीन 
नहीं । क्योंकि विश्वमात्र-पक्षक अनुमान करना संभव नहीं है। किसी 'साध्य' के 

साधनार्थं अनुमान का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कहीं हेतु में साध्य की 

` ज्यास्ति दिखाई जा सके । लेकिन जब सम्पूर्ण विश्व को ही पक्ष बना डाला तो संपूर्ण 
विश्व में ही साध्य का संशय अवश्य ही रहेगा । तब हेतु में साध्य की व्याप्ति कैसे 
संभव हो सकेगी ? और जब व्याप्ति का ज्ञान ही नहीं होगा तब अनुमान प्रयोग का 
अवकाश ही कहाँ रहेगा ? इस दृष्टि से ग्रन्थकार ने अनुपसंहारी को अनैकान्तिक 
नहीं माना है। 

४. प्रकरणसमस्तु स एव यस्य हेतोः साध्यबिपरीतसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते । 
स यथा शब्दोऽनित्यो नित्यधर्मरहितत्वात्‌ । शब्दो नित्योऽनित्पधर्मरहितत्वाः- 
दिति। भयमेव हि सत्प्रतिपक्ष इति चोच्यते । 
प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्ष )-- | 


प्रकरणसमस्त्विति । जिस हेतु के साध्य के विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु 
उपस्थित ( विद्यमान ) रहता है, तब साध्यसाधनाथं प्रयुक्त हुए उसी हेतु को प्रकरण- 
'सम' कहते हैं। स यथेति। जैसे--'शब्द: अनित्यः नित्यधमंरहितत्वात्‌' शब्द अनित्य है 
( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह नित्य के धमं से रहित है-अर्थातु तित्यत्वज्ञापक धर्म से 
रहित है ( हेतु ) यह एक अनुमान प्रयोग है । - 

इस अनुमान प्रयोग के विपरीत शब्द नित्यवादी विद्वान्‌ शब्द में /लित्यत्व सिद्ध 
करने के लिये, उपर्युक्त अनुमान के तुल्यबलवाला विरोधी दूसरा अनुमान करता है- 
शब्दो नित्य इति । जैसे- “शब्द: नित्यः अनित्यधमंरहितत्वात'--शब्द नित्य है 
(प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह अनित्य धर्म से रहित है ( हेतु ) अर्थात्‌ अनित्यत्वज्ञापक धर्म से 
रहित है--यह दूसरा अनुमान प्रयोग है । इस प्रकरणसम को ही 'सत्प्रतिपक्ष' कहते हैं । 

माधुरी 

प्रतिपक्ष का अर्थ है--साध्यविपरीत-साधक हेत्वन्तरं प्रतिपक्षः-साध्य के 
विपरीत अर्थ का साधक दूसरा हेतु । जिस हेतु का प्रतिपक्ष विद्यमान्‌ रहता है उसे 
'सत्मतिपक्ष' कहते हैं। तात्पयं यह है कि जहाँ पर दो हेतु परस्पर एक दुसरे के 
विपरीत अर्थ को ( साध्य को ) सिद्ध करते हों वहाँ वे दोनों हेतु, सत्प्रतिपक्ष हेत्वा” 
भास समझे जाते हैं । पहले अनुमान में "नित्यधर्मरहितत्वात्‌' और दूसरे अनुमान में 
'अनित्यधर्मरहितत्वात्‌' ये दोनों हेतु एक दुसरे के साध्य से विपरीत अर्थ को सिद्ध 
करना चाहते हैं । एक हेतु, शब्द में अनित्यत्व सिद्ध करना चाहता है तो दूसरा है 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभास ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १६७ 


शब्द में नित्यत्व सिद्ध करना चाहता है । अतः साध्य-विपरीत-साधक तुल्यबलवाला 
दुसरा हेतु विद्यमान रहने से ये दोनों हेतु परस्पर सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास हैं । इन दोनों 
में से कोई भी हेतु अपने साध्य के साधन करने में समर्थ नहीं. है । चिन्नंभट्ट ने यहाँ पर 
एक प्रश्‍न उपस्थित किया है कि सत्प्रतिपक्ष स्थल में क्या दोनों हेतु तुल्य बल वाले होते 
हैं अथवा न्यूनाधिक बल वाले होते हैं ? किन्तु प्रथम पक्ष तो उचित नहीं हो सकता, 
क्योंकि एक वस्तु के दो रूप नहीं हुआ करते । वस्तु का स्वरूप एक होता है, निश्चित 
होता है । अतः परस्पर विपरीत स्वरूप को बताने वाले दोनों हेतु, उसके निश्चित 
स्वरूप को नहीं बता सकते । अतः दोनों हेतुओं को तुल्यबल ( समानबल ) नहीं कह 
सकते । तथा द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि दो हेतुओं में से किसी एक को 
दुबंल ( न्यूनबळ वाला ) और दूसरे हेतु को प्रबल ( अधिक बलवाला ) कहें तो प्रबल 
हेतु से ही दुबळ हेतु का बाध हो जायेगा, तब बाधित हेत्वाभास ही कहलायेगा। , 
सत्प्रतिपक्ष हेत्वाभास नहीं कहलायेगा । अतः दोनों पक्ष ठीक नहीं हैं। इस पर 
चिन्नंभट्ट ने यह समाधान दिया है कि वस्तुतः दोनों हेतु यद्यपि समानबल के नहीं हो 
सकते तथापि उन दोनों को तुल्यबळ मान लिया जाता है। इस आभिमानिक 
समबलत्व के आधार पर कह दिया गया है कि सत्प्रतिपक्ष में दोनों हेतु तुल्यबल होते 
हैं । इस प्रकार से प्रकरणसम' ( सत्प्रतिपक्ष ) की उपपत्ति लगा ली जाती है। 'प्रकरण' 
शब्द की निष्पत्ति 'प्र' पुर्वक 'कु' धातु से भाव अथं में 'ल्युट्‌' प्रत्यय से तथा करण 
अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय से अर्थात्‌ दो प्रकार से होती हे । भावे ल्युट्‌ करने पर 'प्रकरण' 
शब्द का अर्थ होगा--'परिस्थिति' । अर्थात्‌ प्रकृत-प्रसंग में साध्य सन्देह की स्थिति । 
और करणे ल्युट्‌ करने पर 'प्रकरण' शब्द का, अथे होगा--पुर्व की परिस्थिति! 
( साध्यसन्देह की स्थिति ) जिससे बनी रहे, यानी जो साध्य के संशय को कायम 
रखे । प्रकृत प्रसंग में करणल्युडन्त 'प्रकरण' शब्द है । अतः 'प्रकरणसम' शब्द का अर्थ 
होगा--साध्यसन्देह उत्पन्न करने वाले के समान । अतः दोनों हेतुओं की साध्यसन्दे- 
होत्पादकता के कारण साध्य का निश्चय नहीं होता । साध्यसाधनार्थ हेतु का प्रयोग 
होने पर भी साध्य सन्देह की परिस्थिति बनी ही रहती है । इसलिये प्रकरण ( साध्य- 
सन्देह ) को कायम रखने वाले साधारण धर्मे के समान होने से 'हेतु' को यहाँ पर 
प्रकरणसम कहा गया हे । ` 


(१) बाधित हेत्वाभास और (२ ) विरुद्ध हेत्वाभास से सत्प्रतिपक्ष ( प्रकरणं- 


सम ) हेत्वाभास का अन्तर-- 


( १ ) बाधित हेत्वाभास में प्रबल प्रमाण के द्वारा साध्याभाव का निश्चय रहता 
है। और सत्प्रतिपक्ष में दोनों में से कोई भी हेतु अपने साध्य का निश्चायक नहीं 
होता है । दोनों हेतु समान-बल के ही माने जाते हैं । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६८ तकंभाषा [ हेत्वाभास 


(२) 'विरुद्ध/ हेत्वाभास में साध्यसाधनाथं प्रस्तुत किया गया हेतु ही 'साध्या- 
भाव! को सिद्ध कर देता है । जैसे 'शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌’; यहाँ 'कतकत्वात' हेतु ही 
साध्याभावरूप अनित्यत्व” को सिद्ध करता है। क्योंकि कृतकृत्व की व्याप्ति अनित्यत्व 
के साथ है । किन्तु सत्प्रतिपक्ष ( प्रकरणसम ) में साध्यसोधनाथं प्रस्तुत किये गये 
हेतु से भिन्न ( दुसरा ) हेतु, साध्य विपरीत अर्थ को सिद्ध करता है । एक दुसरे के 
विपरीत अर्थ-साधनाथं भिन्न-भिन्न हेतु रहते हैं । 


५. पक्षे प्रमाणान्तरावधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषयः । कालात्ययापदिष्ट 
इति चोच्यते । यथा अग्निरनुष्ण: कुतकत्वाज्जलवत्‌ । अत्र हि कृतकत्वस्य हेतोः 
साध्यमनुष्णत्वं तदभावः प्रत्यक्षेणेवावधारितः स्पाशंनप्रत्यक्षेणेवोष्णत्वो पलम्भात्‌ । 


॥ इति व्याख्यातमतुमानम्‌ ॥ 


बाधितविषय अथवा कालात्ययापदिष्ट-- 


पक्ष इति । जिस हेतु के पक्ष में किसी अन्य प्रवल प्रमाण से साध्याभाव निश्चित : 
कर दिया जाता है, उस हेतु को 'वाधित विषय” और कालात्ययापदिष्ट कहते है । 
यथेति । जैसे--'अग्नि: अनुष्णः कृतकत्वात्‌ जलूथत्‌'--अग्नि अनुष्ण ( शीतल ) है, 
कृतक ( जन्य ) होने से, जल के समान। अन्नेति। यहाँ पर 'कुतकत्व' हेतु का साध्य 
'अनुष्णत्व' है, उसका अभाव अर्थात्‌ 'उष्णत्व' की उपलब्धि 'अग्नि' रूप पक्ष में 
प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित हो चुकी है । क्योंकि स्पाशंन प्रत्यक्ष से ही अग्नि में उष्णत्व 
का ज्ञान हो जाता है । 

माधुरी 

'कालात्ययापदिष्ट! और 'बाधितविषय' शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक है। 
'विषय' शब्द का अथे है--'साध्य'। अतः वाधितविषय का अर्थ हुआ--जिस हेतु के 
साध्य का अभाव, किसी अन्य प्रमाण से ( प्रमाणान्तर से) पक्ष में निश्चित हो । 
अर्थात्‌ जिसका विषय बाधित हो, उस हेतु को 'बाधित विषय' नाम का हेत्वाभास 
कहते हैं । इसके उदाहरणभूत अनुमान में प्रस्तुत किया गया हेतु ( कृतकत्व ) बाधित- 
विषयक है, क्योंकि 'त्वाच ( स्पार्शन ) प्रत्यक्ष’ से अग्नि में 'उष्णत्व' की उपलब्धि 
होती है । जिससे स्पष्ट हो जाता है कि 'कृतकत्व' हेतु के साध्य 'अनुष्णत्व' का अभाव 
जो उष्णत्व है, उसका निश्चय प्रत्यक्षप्रमाण से हुआ है । 

'कालात्ययापदिष्ट' का अर्थं है--'उचितकाल' का 'अत्यय' ( अतिक्रमण ) हो जाने 
पर 'अपदिष्ट' ( अयुक्त होने वाला ) हेतु । 'पक्ष' में साध्य के साधनार्थं हेतु के प्रयोग 
का उर्खितकांल तभी तक है, जब तक “पक्ष” में साध्य के वाध का ( साध्याभाव का ) 
निश्चय नहीं होता है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमानोपसंहार ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १६९ 


बाधित विषय तथा सत्प्रतिपक्ष में अन्तर-- 

वाधितविषय में प्रमाणान्तर से ( अन्य प्रमाण से ) 'साध्याभाव” का निश्चय 
रहता है, किन्तु सत्प्रतिपक्ष में अन्य हेतु से 'साध्याभाव” की सम्भावना मात्र रहती है । 
बाधितविषय में अन्य प्रमाण' ( प्रमाणान्तर ) प्रबल रहता है, किन्तु सत्प्रतिपक्ष में 
'दोनों' को समवळ ( तुल्यबळ ) समझा जाता है । 
अनुमान की आवश्यकता-- 

आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो सभी दाशंनिक प्रत्यक्ष प्रमाण' को स्वीकार करते 
है । ऐसी स्थिति 'अनुमान प्रमाण' के विषय में नहीं है । चार्वाक ( नास्तिक ). दार्श- 
निक “अनुमान प्रमाण' का स्वीकार नहीं करते । किन्तु वाचस्पतिमिश्र आदि आस्तिक 
दार्शनिकों ने अनेक युक्तियों से यह स्पष्ट कर दिया है कि चार्वाक जैसे नास्तिक 
दार्शनिक को भी 'अनुमान प्रमाण' को स्वीकार करना ही होगा । आस्तिक दार्शनिकों 
का कहना है किं नास्तिक दार्शनिक जब किसी “अनुमान प्रमाण” मानने वाले आस्तिक 
से कहता है कि 'अनुमान प्रमाण” नहीं है, तव उसका अभिप्राय यही रंहता है कि 
'अनुमान प्रमाण” मानने वाले का 'भ्रम' दुर कर दे, और वह अनुमान प्रमाण' को 
स्वीकार न करे । तव चार्वाक से यह प्रश्‍न किया जायेगा कि तुम्हें ( चार्वाक कोः) 
यह कैसे मालूम हुआ कि वह ( आस्तिक ) अज्ञान, सन्देह या भ्रम में है? चार्वाक के 
पास कौन सा साधन है? जिससे उसने इसके “भ्रम, अज्ञान या सन्देह' को जान लिया ? 
इसके उत्तर में चार्वाक कहेंगा कि इसके “वचन” ( शब्द ) से उसके भ्रम की प्रतीति हो 
रही है । किन्तु 'वचन'( शब्द ) से होने वाली भ्रम की प्रतीति को भ्रत्यक्ष' तो नहीं 
कह सकते । क्योंकि दूसरे व्यक्ति में स्थित “भ्रम, अज्ञान या सन्देह का “प्रत्यक्ष! किसी 
लौकिक पुरुष को हो नहीं सकता । उसे जानने का एकमात्र मागं होगा उस व्यक्ति 
के द्वारा 'उच्चरित शब्द' ( वचन ) रूप 'रिङ्ग'। अतः रिङ्ग से होने वाले “ज्ञान 
को ही 'छैङ्गिक' या 'अनुमान' कहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि दुसरे पुरुष के “भ्रम, 
अज्ञान या विपर्यय' का ज्ञान ( ग्रहण.) 'अनुमान प्रमाण” से ही होता है। एवं च जब 
चार्वाक दार्शनिक दूसरे से कहता है कि “अनुमान प्रमाण नहीं है, तब वह उसके 
अज्ञान, भ्रम आदि को अनुमान से जान कर ही यह कहता है कि 'अनुमान प्रमाण' का 
अस्तित्व नहीं है । ऐसी स्थिति में उस चार्वाक दार्शनिक को भी “अनुमान प्रमाण का 
अस्तित्व मानना ही पड़ता है। उसे स्वीकार किये बिना उसका काम चळ ही नहीं 
सकता । यदि वह दूसरे के अज्ञान, भ्रम 'विपर्यय' को बिना जाने ही दूसरे से कह देगा 
कि 'अनुमान प्रमाण' नहीं है तो उसे (चार्वाक को) उन्मत्त (पागल) ही समझ जायेगा । 
इस उन्मत्तता से बचने के लिये उसे 'अकामेनापि अनुमानं प्रमाणमभ्युपेयम्‌' न चाहते 
इए भी अनुमान प्रमाण मानना ही होगा । केवल 'प्रत्यक्ष प्रमाण' के मानने से ही काम 
नहीं चलेगा । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७० तक भाषा [ अनुमानोपसंहार 


अनुमान प्रमाण को मानने में एक कारण यह भी है कि चार्वाक जब घर से बाहर 
कहीं जाता है, तब उसे अपने घर के लोगों का 'प्रत्यक्ष' तो नहीं रहता, तब क्या वहू 
अपने घर के लोगों का अभाव ( आस्तित्व नहीं है) मानेगा ? ऐसा मानने पर तो 
सब व्यवहार ही बिगड़ जायेगा । अतः 'घरवालों' को जीवित समझने के लिये उसे 
'अनुमान' का स्वीकार करना ही होगा । 'अनुमान' के स्वीकार करने में एक कारण 
यह भी है कि चार्वाक को 'अनुमान' का अप्रमाणत्व ( अप्रामाण्य ) ज्ञात हे या नहीं 
है? यदि उसे अनुमान का अप्रामाण्य ज्ञात नहों है तो उसे “अनुमान प्रमाण नहीं है' 
यह कहना ही नहीं चाहिये, क्योंकि सभी लोग उसी बात को कहते हैं, जो स्वयं 
को ज्ञात रहती है । “अज्ञात बात' को कहने वाला व्यक्ति 'मिथ्याभाषी या वःचक' 
कहलाता है । अतः चार्वाक कह देगा कि “अनुमान का अप्रामाण्य' उसे ज्ञात है । 
तब तो उसे अपना दुराग्रह तत्काल त्यागना होगा । क्योंकि 'हेतु' के उपाधियुक्त अथवा 
व्यभिचारी होने का सन्देह होने से 'व्यातिज्ञान' तो हो नहीं सकेगा, तब अनुमान ' 
कहाँ होगा ? और जब 'अनुमान' का अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसके “अप्रामाण्य' , 
के ज्ञान का प्रश्न ही कैसे पैदा होगा ? 'न रहेगा बाँस और न बजेगी बासरी'। , 
अतः 'अनुमान' का अप्रमाणत्व ज्ञात है, यह भी वह नहीं कह सकता । इसी तरह 
अनुमान प्रमाण नहीं है” यह भी वह नहीं कह सकता, क्योंकि 'अनुमान' को 
छोड़ 'अनुमान के अप्रामाण्य' का ज्ञापक अन्य कोई नहीं है। इसलिये 'अनुमान' तो 
उसे मानना ही पड़ेगा । ः 
वैशेषिक दर्शन में इस पर अच्छा विचार किया गया है प्रत्यक्ष के योग्य रहने पर 
भी 'उपाधि' जव ज्ञात नहीं हो पाती तब उसे संशय के योग्य नहीं माना जाता अर्थात्‌ 
संशयानह माना जाता है। तथा 'प्रत्यक्ष' के योग्य उपाधि की उपलब्धि न होने से 
उसका ( उपाधि का ) अभाव माना जाता है । तब अनौपाधिक सम्बन्ध रूप व्यां पिः 
का ज्ञान सरलता से हो जाता हे । जिससे “अनुमान का प्रामाण्य” निरावाध सिद्ध हो 
जाता है । यह भी बताया गया है कि लोकव्यवहार में 'कार्य-कारण भाव? को/समझ- 
कर ही सब कायं किये जाते हैँ । निरथंक ( निष्फल ) कार्य करना कोई नहीं चाह [1 
फलप्रा्ि के विश्वास से कायं करने में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है । 'अनुंमान/ को 
प्रमाण न मानने पर यह विश्वास किसी को नहीं होगा कि “अमुक कार्य” करने से 
अमुक फल' की प्राप्ति होगी । क्योंकि जो भी कायं है, वह तो अभी वर्तमान में है 
नहीं, वह तो “साध्य कोटि' में अर्थात्‌ अभी अनुष्ठेय कोटि में है, और उससे होने 
वाला जो 'फल' है, वह भी अभी वतंमान में नहीं है। वर्तमान में जिसका 'आस्तित्व' 
ही नहीं है, उसका प्रत्यक्ष, वर्तमान में कंसे हो सकेगा ? अतः चार्वाक को भी 'अनुमान' .. 
का अस्तित्व और उसका प्रामाण्य अगत्या मानना ही पडेगा ।..चौर्वाक केवल 
त्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है--'प्रत्यक्षमेक चार्वाकाः'। किन्तु उसे यह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमानोपसंहार ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १७१ 


समझना चाहिये कि “प्रत्यक्ष का प्रामाण्य' भी अनुमान के प्रामाण्य पर ही निर्भर है । 
अन्यथा 'संशय” की अनुपपत्ति रहेगी । क्योंकि बात वही मानी जाती है जो प्रमाण 
सिद्ध होती है । अतः 'प्रत्यक्ष' के प्रामाण्य को भी प्रमाण से सिद्ध करना होगा, तभी 
उसका 'प्रामाण्य' माना जायेगा । 'प्रत्यक्ष' के प्रामाण्य को सिद्ध करने वाला प्रमाण, 


तो प्रत्यक्ष! से भिन्न ही होगा। अतः केवल एकमात्र प्रत्यक्ष के मानने से काम नहीं 
चलेगा । - 


अनुमान का लक्षण और भेद-- ' 


दार्शनिक जगत्‌ में अनुमानप्रमाण के विषय में दो प्रकार की परम्पराएँ उपलब्ध 
होती हैं। (१) वैदिक परम्परा, और ( २ ) अवैदिक परम्परा । वैदिक परम्परा 
की भी दो शाखाएँ हैं--/अनुमान” के दो भेद मानने वाली एक शाखा है और तीन 
भेद मानने वालों की दूसरी शाखा है। वैशेषिक और मीमांसादर्शन, 'पहली' वेदिक 
शाखा के अन्तगेत हैं। इन दोनों दर्शनों में अनुमान” के दो"भेद कहे गये हैं । वेशेषिक- 
दर्शन के प्रशस्तपाद भाष्य में 'अनुमान निरूपण' के प्रसंग में बताया गया है कि तत्तु 
द्विविधं दृष्टं सामान्यतो दृष्टं च' । उसी तरह मीमांसा दर्शन के शबरभाष्य ( १।१।५ ) 
में बताया है--“तत्तु द्विविधं प्रत्यक्षतो दृष्टसम्बन्धं सामाच्यतो दृष्टसम्बन्धं च' । ददृष्ट' 
( प्रत्यक्षतोदुष्ट ) तथा “सामान्यतो दृष्ट दोनों अनुमानों में अत्यन्त साम्य है । 


वैदिक परम्परा की दुसरी शाखा में न्याय, सांख्य, आदि दर्शन समाविष्ट हैं । इनमें 
'अनुमान' के तीन भेद कहे गये हैं। न्यायदर्शन में 'अथ तरपूर्वंक त्रिविधमनुमानं पूर्ववत्‌, 
शेषवत्‌, सामान्यतोदुष्टं च' (१।१।५) । तथा सांख्य दर्शन में ईश्वरकृष्ण ने अपनी सांख्य- 
कारिका में 'न्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌' ( का० ५ ) द्वारा 'अनुमान' के तीन भेद बताये 
हैं । आयुर्वेद के आचार्यं महषि चरक ने भी सूत्रस्थान ( २१२२ ) में 'भ्रत्यक्षपुवं 
त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते’ कहा है । अर्थात्‌ चरक ने न्याय ओर सांख्य के समान 
ही 'अनुमान' को त्रित्रिध माना है । श्री वाचस्पति मिश्र ने वैदिक परम्परा की दोनों 
मान्यताओं के समन्वय करने की दृष्टि से सांख्यतत्त्वकोमुदी में 'पाँचवी कारिका' 
की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'अनुमान' के दो भेद हैं--( १) बीत ओर 
(२) अवोत । जो अनुमान साध्य और साधन के “अन्वयसहचार' ( अन्वयव्याप्ति ) 
के आधार पर विधि (भाव) रूप से किसी 'साध्य' के साधनार्थं प्रवृत्त होता है, तब 
उसे 'वोत' अनुमान कहते हैं--'अन्न अन्वयमुखेन प्रवतंमानं विधायक वतिम्‌' । और जो 
अनुमान 'साध्य-साधन' के 'व्यतिरेकसहचार' ( व्यतिरेकव्याप्ति ) के आधार पर प्रवृत्त 
होता है तथा किसी का 'विधायक' न होकर प्रतिषेधक होता है, उसे 'अवीत' अनुमान 
कहते हैं--“निषेधमुखेन प्रवर्तमानम्‌ अविषायकम्‌ अबीतम्‌' । इस 'अवीत अनुमान' को 
ही न्यायदर्शन में 'झेषबत्‌” शब्द से कहा गया है--'तन्न अवीतं शेषवतु' 'शिष्यते परिः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७२ तकभाषा [ अनुमानोपसंहार 


शिष्यते इति शेषः, स एव विषयतया यस्य अस्ति अनुमानज्ञानस्य तच्छेषवत्‌ । 
तदाहु:--प्रसक्त प्रतिषेषे अन्यत्राप्रसज्ञाच्छिष्यमाणों सम्प्रत्ययः परिशेषः ४ शेषवत्‌' का 
अर्थ है--'शेषविषयक अनुमान? । और 'शेष' का अर्थं है--परिशेष, अर्थात्‌ 'परितः' 
यानी सव ओर से शेष' यानी वचने वाला (बचा हुआ) । ऐसा 'पदा्थं' जिस अनुमान 
से सिद्ध हो, उसे 'शेषबत्‌' अनुमान कहा गया है । जैसे- “शब्द: अष्टद्रव्याति रिक्तद्रव्य- 
श्रित:, अष्टद्रव्यानाश्रितर्वे सति समवाथिकरणकत्वात्‌, यन्नैवं, तन्नैवं, यथा रूपम्‌ यह 
परिशेषानुमान या शेषवत्‌ अनुमान अथवा अवीत अनुमान है। इस 'अनुमान' से शब्द 
का आश्रय, अष्टद्रव्यों से अतिरिक्त आकाशद्रव्य है--यह सिद्ध किया गया है । शब्द 
के आश्रयरूप में 'आकाश' का यह अनुमान 'पृथ्वी' आदि प्रसक्त और 'गुण' आदिं 
अप्रसक्त पदार्थो से 'शेष' रह जाने वाले 'आकाश' को विषय करने से 'शेषवत्‌ अनुमान' 
कहलाता है। यह "पृथ्वी आदि द्रव्यों' में तथा 'गुण आदि अद्रव्यों' में शब्द के निषेध 
का बोधन करते हुए 'शब्द' के एक अतिरिक्त आश्रय भूत 'आकाश' का साधन करता 
है । इसलिये 'अवीत' की परिभाषा के अनुसार 'अवीत' अनुमान कहलाता है । चौबीस 
गुणों में से 'शब्द' एक गुण है। उसके “आश्रय रूप में' पृथ्वी, जल, तेज, वायु, काल, 
दिक्‌, आत्मा और मन-ये आठ द्रव्य प्रसक्त होते हैं, किन्तु 'शब्द' श्रोत्रग्राह्म होता है, 
और उक्त 'आठों द्रव्यों' के गुण श्रोत्रग्राह्म नहीं होते । इस कारण उक्त “आठ द्रव्यो 
का प्रतिषंध हो जाता है, अर्थात्‌ वे 'शब्द' के आश्रयरूप में नहीं आ पाते। तथा 
२३ 'गुण' भी शब्द के आश्रय रूप में प्रसक्त नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी 'गुण' 
दूसरे 'गुण' पर आश्रित नहीं हुआ करता । इस प्रकार प्रसक्त और अप्रसक्त ( प्राप्त 
-और अप्राप्त ) दोनों वर्गों से अतिरिक्त रह जाता है 'आकाश'। उसी को 'शब्द' 
के आश्रय में अनुमान-प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया गया है। 


अनुमान का दूसरा भेद 'बीत' है । सांख्यतत्त्वकौमुदी में इसके पुनः दो भेद किये 
गये हैं । उनमें से एक को 'पू्ंबत्‌' तथा दूसरे को 'सामान्यतोदुष्ट' कहा है । "पूर्ववत्‌ 
का अर्थे है--'पूवविषयक' और 'पूर्व' का अर्थ है--प्रसिद्ध'। और 'प्रसिद्ध' का अर्थ 
है-“दृष्टस्वलक्षणसामान्य' । अर्थात्‌ वह 'सामान्य', जिसका कोई 'स्वलक्षण' (स्व 
के लक्षित होने का आश्रय ) कहीं दृष्ट हो । ऐसे 'सामान्यों' में उदाहरणार्थं 'वह्ित्वँ 
को प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि उसका स्वलक्षण ( उसके लक्षित होने का आश्रय ) 
एक (वह्ति' महानस में 'दुष्ट' है । जब उती सामान्य के दुसरे 'स्वलक्षण' का ( दुसरे 
बह्मि का ) अनुमान पर्वत में करते हँ, तब वह अनुमान, दृष्टस्वलक्षणसामान्यविषयर्क 
होने से 'पु्ंबत्‌' अनुमान कहलाता है । इसी को श्रीवाचस्पति मिश्र के शब्दों में 
प्रस्तुत करते हैँ--“वीतं च द्वेधा--बूवंवत्‌ सामान्यतोदुष्टं च । तत्रैकं दृष्टस्वलक्षण” 
सामान्यविषयं तत्‌ पूर्ववत्‌ । पुवं प्रसिद्ध दुष्टस्वलक्षणसामान्यमिति यावत्‌, तदस्य 
विषयत्वेन अस्ति अनुमानज्ञानस्येति पूववत्‌ । यथा धूमाद्‌ वह्मित्वसामान्यविशेष: पर्वते 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमानोपसंहार ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १७३ 


अनुमीयते, तस्य च वह्नित्वसामान्यस्य स्वलक्षणं वह्मिविशेषो दुष्टो रसवत्याम्‌ ।' 
(सां त० कौ० ५) । : 

“वीत' अनुमान का दुसरा भेद 'सामास्पतोदृष्ट' है । 'सामान्यतोदृष्ट' का अर्थ 
है---उस सामान्य को विषय करने वाला, जिसका अपना स्वलक्षण ( अपना कोई 
आश्रय ) दृष्ट नहीं है । किन्तु उसके 'व्य़ापक सामान्य” का स्वलक्षण ( आश्रय ) दृष्ट 
है । अतः वह 'सामान्य' स्वरूपः दृष्ट न होने से स्वयं दृष्ट नहीं है, किन्तु अपने 
“व्यापक सामान्य' के दृष्ट होने से 'सामान्यतोदृष्ट' है, और उसको विषय करने वाला 
अनुमान, 'सामान्यतोदृष्ट' नाम से कहा जाता है । 
सामान्यतोदृष्ट अनुमान का उदाहरण-- / 

जैसे--'रूपादिज्ञानानि करणव॑न्ति कियात्वात्‌ छिदिक्रियावत्‌' । यहाँ पर 'क्रियात्व' 
हेतु से 'रूपादिज्ञान के करण” ( इन्द्रिय ) का अनुमान किया गया है। यह 'अनुमान' 
रूपादि ज्ञान के कारण रूप में 'इन्द्रिय' का साधन कर रहा है, और उसमें 'इन्द्रियत्व' 
ऐसा सामान्य है, जिसका कोई 'स्वलक्षण' ( आश्रय ) हम जैसे स्थूलदर्शी लोगों को 
कभी दृष्ट नहीं है, क्‍योंकि 'इन्द्रिय' में अदृष्टता निश्चित है। वह निरवयव और 
अतीन्द्रिय' हे । किन्तु उसके व्यापक सामान्य” ( करणत्व ) का ही स्वलक्षण ( आश्रय- 
भूत कुठार) दृष्ट है । अतः 'सामान्यतो दृष्ट' अर्थ को विषय करने के कारण 'क्रियात्व' 
हेतु से रूपादिज्ञान के कारणभूत 'चक्षुरादि इन्द्रिय' का अनुमान सामान्यतोदृष्ट' 
अनुमान है। 'सामान्यतः' में षष्ठ्यन्त से 'तसिल्‌' प्रत्यय है । अतः 'सामान्यतः का 
अर्थ हुआ 'सामान्यस्य' । तब 'सामान्यस्य दर्शनम्‌' यह अर्थ उपल्ब्ध होने से 'विशेष का 
अदशेन? ( अज्ञान ) यह अर्थ भी प्रतीत होता है। इसी अभिप्राय से सामान्यतो 
दुष्टम्‌' अर्थात्‌ 'अदृष्ट स्वलक्षणसामान्यविपयम्‌' कहा गया है। एवं च विशेषदर्शन में 
पूर्ववत्‌ अनुमान' और सामान्यदर्शन में 'सामान्यतोदृष्टानुमान' होता है । इस प्रकार 
'दुष्टाऽदृष्टत्व प्रयुक्त भेद इन दोनों में पाया जाता है । 

उपर्युक्त कथन को श्री वाचस्पति मिश्र के शब्दों में पढ लेना उचित है । “अपरं 
च वीतं सामान्यतोदृष्टम्‌ अदुष्टस्वलक्षणसामान्यविषयं, ययेन्द्रियविषयमनुमानम्‌ । 
अत्र हि रूपादिविज्ञानानां क्रियात्वेन करणत्वमनुमीयते, यद्यपि करणत्वसामान्यस्य 
छिदादौ वास्यादि स्वलक्षणमुपलब्ध, तथापि यज्जातीयस्य रूपादिज्ञाने करणत्वमनु- 
मीयते, तज्जातीथस्य करणस्य न दुष्टं स्वलक्षणं प्रत्यक्षेण । इन्द्रियजातीयं हि तत्करणं, 
न चेन्द्रियत्वसामान्यस्य स्वलक्षणमिन्द्रियविशेषः प्रत्यक्षगोचरोऽर्वाग्दृशां यथा वह्नित्व- 
सामान्यस्य स्वलक्षणं वह्तिः ।” 
बौद्धपरम्परा में अनुमान के भेद-- 

बौद्धों की भी 'अनुमान' के विषय-में एक परम्परा है । इस परम्परा में भी दो 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७४ तकभाषा [ अनुमानोपसंहार 


प्रकार की धाराएँ पाई जाती हैं । प्रारम्भ में बौद्धो ने वैदिक परम्परा का ही अनुसरण 
किया और न्यायसूत्र के अनुसार ही त्रिविध अनुमान का निरूपण भी किया । इस 
त्रिविध अनुमान का उल्लेख 'उपायहृदयम्‌ नामक बौद्धग्रन्थ में पृ. १३ पर रपा 
होता है । इस ग्रन्थ को कुछ विद्वात्‌ नागाजुंनकृत कहते हैं । बौद्धविद्यान्‌ 'दिडनाग' के 
पूर्व ईसा की चतुर्थ शताब्दी तक बौद्धदाशंनिक न्यायदर्शन की वैदिक परम्परा से ही 
अनुमान करते रहे । किन्तु पाँचवीं शताब्दी में बौद्धविद्वान्‌ दिङ्नाग ने वेदिकपरम्परा से 
अनुमान करना छोड़कर अपनी स्वतन्त्र नवीन परम्परा स्थापित की और न्यायदर्शन 
की 'परम्परा' से भिन्न प्रकार के अनुमान लक्षण, भेद आदि बना डाले । तव से बौद्ध- 
विद्वानों ने 'दिङ्नाग' की नवीन पद्धति को ही अपना कर अपना मार्ग भिन्न बना 
छिया । तथापि बौढ़ों ने 'स्वार्थानुमान' और 'परार्थानुमान' नामक अनुमान के भेदों को 
अपनाया है। अनुमान के लक्षण' पर भी वैशेषिक की छाया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती 
हे, वैशेषिक ने अनुमान को 'लैङ्िक' शब्द से निदिष्ट किया है। और “लिङ्गदशंनात्‌ 
सञ्जायमानं लैज्िकम' यह लक्षण किया है। वौद्धो के अनुमानें लिङ्गार्थदशंनम्‌' 
( त्याय-प्रवेश पृ. ७ तत्त्वसंग्रहकारिका १३६२ तथा न्यायबिन्दु २३ ) इस लक्षण पर 
वैशेषिक के पूर्वोक्त लक्षण' की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है । और उनके स्वार्थानु- 
मान तथा परार्थानुमान भेदों पर भी वैशेषिक की छाया स्पष्ट है । इस प्रकार यद्यपि 
बौद्धदार्शनिकों ने न्याय-वैशेषिक परम्परा के अनुमान, लक्षण तथा भेदों का खण्डन 
करने का प्रबल प्रयत्न किया है, फिर भी वे वैदिक-परम्परा के प्रभाव से अपने को 
बचा नहीं पाये हैं । न्यायपरम्परा के 'अथ तत्पूर्वकमनुमानम्‌' इस लक्षण और 'त्रिविध- 
मनुमानं पूर्ववच्छेषवत्सामान्यतोदुष्टं च' इन भेदों को स्वीकार न करने पर भी 
वैशेषिकःप्रतिपादित अनुमान लक्षण और भेदों का अनुसरण उन्होंने किया ही है । 

जैनदार्शनिकों ने जो अनुमान के लक्षण किये हैं उन पर भी वेदिक परम्परा का 
पर्याप्त प्रभाव लक्षित होता है । 


तकंभाषा में अनुमान के भेद-- 


ग्रन्थकार केशवमिश्र ने अपनी 'तर्कभाषा' में अनुमान के भ्रत्यक्षतोदृष्ट और 
सामान्यतोदुष्ट' और “वीत, अवीत', (पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्यतो दुष्ट” आदिं भेदों 
को नहीं कहा है, किन्तु उनके स्थान पर नव्यन्याय की पद्धति का अनुसरण कर 
“स्वार्थानुमान' और 'परार्थानुमान' नाम के दो भेद बताये हैं । इससे. यह नहीं समझता 
चाहिये कि उन्हें उक्त भेद सम्मत नहीं हैं। उनके किये 'द्विविध विभाजन' में ही 
न्याय-वंशेषिक ग्रन्थों में प्रदर्शित अनुमान भेदों के प्रकारों का अन्तर्भाव हो जाता है । 
यह द्विविध भेदों का प्रतिपादन स्पष्टतः वैशेषिक परम्परा से पाया जाता है । प्रशस्त” 
पाद भाष्यकार ने कहा है--“पश्वावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिताथंप्रतिपादनं परार्था 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमानोपसंहार ] अनुमानप्रमाणनिरूपणम्‌ १७५ 


नुमानम्‌ । पश्चावयवेनेव वाक्येन संशयितविपयंस्ताव्युत्पन्नानां परेषां स्वनिश्चितार्थ- 
प्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ विज्ञेयम्‌ ।” 


परार्थानुमान के पञ्चावयव-- 


वेशेषिकदर्शन के प्रशस्तपादभाष्य के परार्थानुमान लक्षण में प्चावयवों का उल्लेख 
मिला है-“पश्चावयवेन वाक्येन स्वनिश्चिता थंप्रतिपादनं परार्थानुमानम्‌ यह परार्था- 
नुमान जिस वाक्य से सम्पन्न होता है, उसे 'न्याय' कहते हैं। और उसके घटक वाक्यों 
को 'न्यायावयव' कहते हैं । इन अवयवों की संख्या के विषय में दार्शनिकों के भिन्न- 
भिन्न मत हैँ। न्यायदर्शन में उनकी संख्या पाँच बतायी गयी है । उनके नाम इस 
प्रकार हैं--(१) प्रतिज्ञा, (२) हेतु, (३) उदाहरण, (४) उपनय, और (५) निगमन-- 
“प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः”--( न्या० ११३२) । तकंभाषा में भी 
इसी प्रकार परार्थानुमान का लक्षण किया गया है। और उसके पाँच अवयवों का 
भी इसी प्रकार उल्लेख किया गया है । 

परन्तु वेशेषिकदर्शन के प्रशस्तपादभाष्य में प्रथम अवयव का नाम तो वही 
(प्रतिज्ञा) रखा है, परन्तु अन्य चार अवयवों के नाम न्यायदर्शेन के नामों से सर्वथा 
भिन्न रखे गये हैं । जैसे--'हेतु' का नाम 'अपदेश', 'उदाहरण' का नाम 'तिदर्शन'; 
“उपनय' का नाम “अनुसन्धान, और 'निगमन' का नाम भ्रत्याम्नाय' किया 
गया है । तथाहि-- “अवयवाः पुनः प्रतिज्ञापदेशनिदर्शनानुसन्धानप्रत्याम्नायाः”-- 
( प्रश० भा० पृ० ११४) 

न्यायदर्शंत के 'प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः' सूत्र के वात्सायन भाष्य 
में 'न्याय' के दश अवयवों को बताया है, जिसमें 'प्रतिज्ञा' आदि के अतिरिक्त 'जिज्ञासा, 
संशय, शक्यप्राप्ति, प्रयोजन, और संशयब्युदास' को गिनाया है। तथा हि--'दशावय- 
वान्‌ एके नैयायिका वाक्ये संचक्षते--जिज्ञास।, संशयः, शक्यप्राप्यिः, प्रयोजनं, संशय- 
व्युदास इति ।” न्यायभाष्य में जिज्ञासा आदि पाँच अवयवों का खण्डन कर प्रतिज्ञा 
आदि पाँच अवयवों को ही स्वीकार किया है । 

वेशेषिकदर्शन के प्रशस्तपादभाष्य में एक विशेष बात और है कि न्यायदर्शंन में. 
केवल हेतु को दुषित मानकर हेत्वाभासों का उल्लेख किया गया है। तकंभाषा में भी 
न्याय के अनुसार पाँच प्रकार के हेत्वाभासों का निरूपण किया गया है । परन्तु प्रशस्त- 
पादभाष्य में हेत्वाभासों के अतिरिक्त प्रतिज्ञाभास तथा निदर्शताभासों का भी निरू 
पण किया गया है । तथाहि--“तत्रानुमेयोद्देशोऽविरोधी प्रतिज्ञा "°°" "अविरोधि- 


ग्रहणात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्युपयतस्वशास्त्र स्ववचनविरोधिनो निरस्ता भवन्ति। (१) 


यथाऽनुष्णोऽरिनिरिति प्रत्यक्षविरोधी । (२) घनमम्बरमित्यनुमानविरोधी । (३) ब्राह्म 
णेन सुरा पेयेत्यागमविरोधी । (४) बेशेषिकस्य सत्कार्यमिति ब्रुवतः स्वशास्त्रविरोधी । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१७६ तकंभाषा [ अनुमानोपसंहार 


(५) न शब्दोऽ्यप्रत्यायकः इति स्ववचनविरोधी 1--( प्रश० भा० १० ११५ ) प्रशस्त- 
पाद भाष्य में पश्वविध हेत्वाभासों के समान पश्चविध प्रतिज्ञाभासों तथा निदर्शनाभासों 
का भी निरूपण किया गया है । तथाहि-- “अनेन निदर्शनाभासा निरस्ता भवन्ति ।"“ 


छिङ्गानुमे योभयाश्रयासिद्धाननुगतविपरीतानुगताः साधम्य॑निदर्शनाभासा: लिद्धानुमेयो- 
भयव्यावृत्ताश्चयासिद्धव्यावृत्तविपरीतव्या वृत्ता वैधर्म्यनिदर्शनाभासा: । 


अर्थात्‌ (१) रिङ्गासिद्ध, (२) अनुमेयासिद्ध, (३) उभयासिद्ध, (४) आश्रयासिद्ध, 
(५) अननुगत, (६) विपरीतानुगत--इस प्रकार ६ प्रकार के साधम्यं निदर्शंनाभास 
और (१) लिद्धृव्यावृत्त, (२) अनुमेयव्यावृत्त, (३) उभयव्यावृत्त, (४) आश्रयासिद्धः 
व्यावृत्त, और (५) विपरीतंव्यावृत्त-ये पाँच प्रकार के वैधम्येनिदर्शनाभासों को 
भी बताया गया है। इन प्रतिज्ञाभासों और निदर्शनाभासों का उल्लेख न्यायदर्शन में 


नहीं पाया जाता । अत एव न्यायप्रधान तकंभाषा में भी उनका निरूपण नहीं किया 
गया है। 


पञ्जावयवों के प्रयोग में भिन्नता-- 


१--त्याय और वैशेषिकदशन में अनुमान के पाँच (५) अवयव माने गये है । 

१-र्‍सांख्यदार्शनिक “प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टान्त' इन तीन अवयवों को ही मानते हैं! 

३--प्राभाकर मीमांसक और भाट्ट मीमांसक तथा वेदान्ती “परिज्ञा, हेतु और 
उदाहरण' अथत्रा-'उदाहरण, उपनय और निगमन' इन तीन ही अवयवों को बताते हैं | 
किन्तु जैनदार्शनिक हेमचन्द्र तथा अनन्तवीयं ने चार अवयव मानने वाले किसी 
मीमांसक सम्प्रदाय का भी उल्लेख ( प्रमेयरत्नाकर ३॥३७ ) में किया है। परन्तु 
वैसा कोई प्रसिद्ध सम्प्रदाय उपलब्ध नहीं है। संभव है कदाचित्‌ मुरारि-सम्प्रदाय हो । 
क्योंकि 'मुरारेस्तृतीय: पन्था:' यह कहावत प्रसिद्ध है । 

४--वौद्धदार्शनिक “उदाहरण और उपनय' दो ही अवयव मानते हैं । 


___ श--जैनदार्शनिक कभी दो और कभी एक, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच 
अदयवों को भी मानते हँ । अवयव-संख्या कोई नियत नहीं है । जिसके प्रति न्याय का 
प्रयोग किया जाता है, उसकी योग्यता के अनुसार अवयवों का प्रयोग करते हैं । प्रमाण- 
वातिक ( १२८ ) तथा स्याद्वादरत्नाकर ( पृ० ५५९ ) में हेतु तथा दृष्टान्त दो अर्वः 
यवों तथा एक अवयव के प्रयोग का भी उल्लेख है । जैनदार्शनिक माणिक्यनन्दी नै 
प्रदेशभेद ( स्थलभेद ) की दृष्टि से दो तथा पाँच अवयवों के प्रयोग-व्यवस्था का 
भी उल्लेख किया है । इनका कहना है कि 'वाद' प्रदेश ( स्थल ) में तो पाँच अवयव 

का प्रयोग नियमतः करे, परन्तु,शास्त्रप्रदेश में अधिकारी के अनुसार दो अथवा पाँच 
अवयवों का-प्रयोग वैकल्पिक है। वादिदेव नाम के जैनदार्शनिक तथा कोई बौद्ध आचार्य 
भी, विशिष्ट विद्वानों के लिये केवल हेतुमात्र ( एक अवयव ) का प्रयोग ही बताते हैं । 


८८७. '/॥ 19 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनुमानोपसंहार ] अनुमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १७७ 


हेतु के पाँच गमकतौपयिक रूप-- 
हेतु के जिन रूपों का ज्ञान होने पर अनुमिति होती है, उन रूपों को 'गमकतौपः 
यिकरूप' कहते हैं, । 'गमकता' पद का अर्थ है--“अनुमापकता', और “औपयिक'” पद का 


अथे है-“प्रयोजक' । अतः “गमकतौपयिक' का अर्थ है--अनुमापकता का प्रयोजक । 


इन रूपों की संख्या के विषय में भी दाशंनिकों के भिन्न-भिन्न मत हैँ। 
तकंभाषाकार ने (१) पक्षसत्त्व, (२ ) सपक्षसत्त्व, (३) विपक्षव्यावृत्तत्व, 
( ४ ) असत्प्रतिपक्षत्व, और ( ५ ) अवाधितविषयत्व--इन पाँचरूपों को बताया है। 
कोई भी अन्वय-व्यतिरेकी सद्धेतु उक्त पाँच रूपों से उपपन्न होने पर ही अपने सांध्य को 
सिद्ध कर सकता है, यह न्याय का सिद्धान्त है । ; 
वेशेषिक, सांख्य और बौद्ध इन तीन दर्शनों में हेतु की त्रिरूपता को स्वीकार 
किया गया है । किन्तु न्यायदर्शन में हेतु की पश्चरूपता को स्वीकार किया गया है । 
वैशेषिक दर्शन के प्रशस्तपादभाष्य में हेतु ( रिङ्ग ) को बताते हुए लिखा है--- 
'यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्धं च तदन्विते । 
तदभावे. च नास्त्येव तल्लिङ्गमनुम।पकम्‌ ॥' 


जो अनुमेय अर्थात्‌ पक्ष से सम्बद्ध-पक्षसत्‌, और तदन्वितः अर्थात्‌ समक्ष में 


प्रसिद्ध-सपक्षसत्‌ हो, और असके अभाव अर्थात्‌ विपक्ष में हो--विपक्षब्यावृत्त हो, 
वही रिङ्ग ( हेतु ) अनुमापक होता है । एवं च ( १ ) पक्षसत्त्व, (२) सपक्षसत्त्व, 


और ( ३ ) विपक्षव्यावृत्तत्व-ये तीन ही रूप ( धर्मं ) हेतु के माने गये हैं । प्रशस्तपाद-. 


भाष्य में उल्लिखित उक्त कारिका से प्रतीत होता है कि अपने पूर्ववर्ती काश्यपाचाय के 
मतानुसार इस त्रैरूप्य सिद्धान्त का विवेचन प्रशस्तपाद ने किया है । 'बुद्धिस्ट लॉजिक? 
नाम की पुस्तक में ( पृ० २४ ) प्रो० चारावास्की ने लिखा है कि वैशेषिको पर बौद्ध- 
दर्शन का प्रभाव रहने से उन्होंने त्रैरूप्य का सिद्धान्त अपनाया है । बौद्धो के अभिधमं- 
कोश प्रमाणसमुच्चय, न्यायप्रवेश ( पृ० १), न्याय बिन्दु (२॥५ ), हेतुबिन्दु 


( पृ० १ ) और तत्त्वसंग्रह ( कारिका १३६२ ) आदि सभी ग्रन्यों में त्रैरूप्य सिद्धान्त ` 


का ही समर्थन किया गया है । और पश्चरूपता के न्यायसिद्धान्त का खण्डन किया गया 
है। सांख्यकारिका की माठरवृत्ति में भी प्चंमकारिका की व्याख्या में इसी त्रैरूप्य- 
सिद्धान्त का अनुमोदन किया गया है । एवं च वैशेषिक, सांख्य और बौद्धदर्शन हेतु के 
तीन रूपों ( पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व और विपक्षव्यावृत्तत्व ) को ही मानते है । 

न्याय के पश्चरूपता-सिद्धान्त के प्रथम प्रवर्तक कदाचित्‌ श्री उद्योतकर रहे हों । 
तदनन्तर श्री वाचस्पतिमिश्र तथा जयन्तभट्ट आदि ते भी इस 'प्चख्पता-सिद्धात्त' का 
समर्थन किया है । तकंभाषाकार ने भी उसी का अनुकरण किया है । किन्तु यह सिद्धान्त 
उतना स्थिर नहीं रहने पाया । नव्यन्याय में श्रीगदाधरभट्टाचाम आदि विद्वानों ने हेतु 

१२ त० | , 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


° 


१७८ तकभाषा [ अनुमानोपसंहार 


की गमकतोपयोगी "व्याप्ति तथा पक्षधमंता' को प्रधानता देकर वस्तुतः हेतु की 
त्रिरूपता को ही परिपुष्ट किया है। 


हेत्वाभासों की संध्या के सम्बन्ध में मतभेद-- 


वैशेषिकदर्शन ने हेतु की त्रिरूपता बताने से साथ ही हेत्वाभासों की भी त्रिरूपता 
बता दी है। तथोहि-- 
“विपरीतमतो यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा । 
विरुद्धाऽसिद्धसन्दिग्धमरिङ्गं काश्यपोऽब्रवीत्‌ ॥ 
—( प्रश० भा० पृ० ६०० ) 
न्यायदर्शन ने 'हेत्वाभास' पाँच प्रकार के स्वीकार किये हैं । इन्होंने हेतुरूपों की 
संख्या पांच मानी है, अतः उनके ज्ञान के विरोध के आधार पर 'हेत्वाभासों' की पाँच 
संख्या की गई है। और उनके नाम--सव्यभिचार, विरुद्ध, असिद्ध ( साध्यसम ) 
सरप्रतिपक्ष ( प्रकरणसम ), और बाधित ( अतीतकाल ) रखे गये हैं। तकभाषाकार 
ने 'सव्यभिचार' को ही 'अनेकान्तिक', 'सत्प्रतिपक्ष' को प्रकरण सम', और “बाधित 
को “कालात्ययापदिष्ट' नाम से कहा है । 


_उपमानप्रमाण के पूर्वं अनुमान निरूपण का रहस्य 


अभी तक 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' का निरूपण किया गया । 'उपमानप्रमाण' की 
चर्चा का अवसर अब क्रमप्राप्त है । अनुमान निरूपण के पूर्व उसकी चर्चा, क्रमप्राप्त 


“नहीं थी । क्योंकि किसी भी पदार्थ का प्रतिपादन उसकी जिज्ञासा होने पर ही उचित 
"होता है। प्रत्यक्ष के बाद जिज्ञासा अनुमान की होती है, उपमान की नहीं, यह अगुभव- 


सिद्ध है। क्योंकि प्रत्यक्ष का प्रामाण्य, अनुमान पर ही निर्भर है, उपमान पर नहीं । 
दूसरी बात यह है कि 'उपमान' के प्रामाण्य में अधिक विवाद है, औरे अनुमान के 
प्रामाण्य में स्वल्प विवाद है । अतः सूचीकटाहन्याय के अनुसार अनुमान का निरूपण 
पूर्व किया गया है। तीसरी बात यह है कि अनुमान के वल पर अनन्तानन्त पदार्थो 
का ज्ञान उपलब्ध होने से उसका क्षेत्र विशाल है, और उपमान से अत्यन्त सीमित 
पदार्थो का ज्ञान होता है । एवंच उपमान की अपेक्षा अनुमान का उपयोग अत्यधिक 
है । इसलिये भी उसका निरूपण 'उपमान' से पूवं किया गया है । 


इति अनुमानव्याख्यानं समाम्‌ । 


“~ 


` त. कालात्यय।पदिष्टः--कालातीत इति सूत्रे निदिष्टपक्षोपन्यासानन्तरं हेतूपन्या- | 


संस्य कालस्तस्यात्ययेऽतिक्रमे सति अपदिश्यते प्रयुज्यते । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha’ 


उपमानस्वरूप ] उपमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १७९ 


उपमानग्रमाणनिरूपणम्‌ 


अतिदेशवाषयार्थस्मरणसहङृतं गोसावुद्यविशिष्टपिण्डझानसुपमानम्‌ । यथा 
गवयमजानञ्नपि नागरिको “यथा गौस्तथा गवय' इति वाक्यं कुतश्रिदारण्य- 
कात्पुरुषाच्छुत्वा वनं गतो वाक्यां स्मरन्‌ यदा गोसादृश्यविशिष्ट पिण्डं पयति 
तदा तद्वाक्यार्थस्मरणसहकृतं गोसादृशयविदिष्टपिण्डज्ञानसुपमानमुपमितिकरण- 
त्वात्‌ । गोसादृइयविरिष्टपिण्डजानानन्तरमयमसो गवयदाब्दवाच्यः पिण्ड इति 
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतीतिरुपमितिः । सेव फलम्‌ । इदन्तु प्रत्यक्षानुमानासाध्यप्रमा- 
साधकत्वात्‌ प्रमाणान्तरमुपमानमस्ति । 

इति व्याख्यातमुपमानम्‌ । 


प्रत्यक्ष और अनुमान के बाद तीसरा प्रमाण 'उपमान' है । अतः उसके स्वरूप 
और प्रक्रिया को बताया जा रहा है। 

अतिदेशेति । यथा गौः तया गवयः--जैसी गाय, वेसा गवय--इस 'अतिदेश' वाक्य 
के अर्थ का स्मरण करने के साथ 'गोसादृश्यविशिष्ट पिण्ड---( गाय की समानता से 
युक्त पिण्ड--शरीर यानी आकृति ) अर्थात्‌ 'गवय पशुभ्राणीं' का ज्ञो ज्ञान होता है, 
वही 'उपमान' प्रमाण है । 

यथेति । जेसे--'गवय? ( नीलगाय) को न जानने वाला कोई नागरिक 
( शहरी ) आदमी, किसी वनवासी ( देहाती-आरण्यक ) आदमी से “यथा गौस्तथा. 
गबयः' ( जैसी गाय होती है वैसा ही गवय होता है) यह वाक्य सुनकर जब कभी 
बह वन में जाता है ओर 'यथा गौस्तथा गवयः' इस प्रकार देहाती आदमी से पहले 
सुने हुए वाक्य के अर्थ की याद ( स्मरण ) के साथ 'गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड --गाय की 
( समानता से युक्त आकृति-- ) को देखता है, अथवा 'आकृति' को देखकर उस 
अतिदेशवाक्य के अथं का जब उसको स्मरण हो आता है, तब उस वाक्यार्थं के 
स्मरणसहित जो उसे 'गोसादृझ्यविशिष्टपिण्ड' का ज्ञान होता है, तब वही ज्ञान, 'उप- 
मिति? ( संज्ञा-संज्ञिसम्बन्ध बोधरूप फल ) का 'करण' कहलाता है। उसी ज्ञान को 
“उपमानप्रमाण' कहते हैं । 

गोसादुञ्येति । 'गोसादृश्यविशिष्टपिण्ड' का ज्ञान होने के बाद “अयमसो 'गवय- 
शबदवाच्य;' यह आकृति ( पिण्ड ) ही “गवय' शब्द की “वाच्य' (अर्थ ) है । इस 
प्रकार से .'संज्ञा-संज्ञि-सम्बन्ध' की जो प्रतीत होती है, वह 'प्रतीति' ही 'उर्पसानंप्रमाणे' 
का फल है । : 

इदन्त्विति । उपमानप्रमाण, प्रत्यक्ष" ओर 'अनुमान' प्रमाणों के समान ही पृथक्‌ 
, प्रमाण है, क्योंकि यह “उपमानप्रमाण' अपने - पूर्ववर्ती 'प्रत्यक्ष', और “अनुमान के 


' 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosta ce 


१८० तकंभाषा [ उपमानस्वरूप 


द्वारा असाध्य प्रमा का साधन करता है। इसलिये यह “उपमानप्रमाण' स्वतन्त्र 
प्रमाण है । 

इस रीति से ग्रन्थोक्त उपमानप्रमाण का निरूपण समाप्त किया गया है । 

माधुरी 

अनुमानप्रमाण का निरूपण करने के पश्चात्‌ उपमानप्रमाण क) निरूपण किया 
गया है । 'अतिदिश्यते प्रतिपाद्यते अनेन साधर्म्यादिरित्यतिदेश्षः', स चासौ वाक्यं चेति 
समानाधिकरणसमासः । 

शंका--पुं-नपुंसक का 'सामानाधिकरण्य' कंसे होगा ? 

समा ०---परोपदेशः पञ्धावयवं वाक्य की तरह 'सामानाधिकरण्य’ की उपपत्ति हो 
जायेगी । इसीलिये “प्रसिद्ध साधम्यं के कारण ही साध्य का साधन 'उपमान' होता है- 
यह आचार्यो ने बताया है । अर्थात्‌ 'अतिदेशवाक्य' से अवगत. हुए 'साधम्यं' के अनन्तर 
_ 'संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धरूप साध्य’ के साधन-( ज्ञापक-) भूत सादृश्यवि शिष्टपिण्डःप्रत्य- 
भिज्ञान' को 'उपमान' कहा गया है । कहा भी है-- 

'अव्युत्पन्नपदोपेतवाक्या्थंस्य च संज्ञिनि । 
्रत्यक्षप्रत्यभिज्ञानमुपमानमिहोच्यते ॥' 

सुत्रगत साधम्यं का ग्रहण 'वेधम्यं' आदि का भी उपलक्षण है। निष्कर्ष यह निकला 
कि :समानता' आदि को बताने वाले वाक्य को 'अतिदेशवाक्य' कहते हैं। अथवा यों 
कहिये ‘एकत्र श्रुतस्य अन्यत्र सम्बन्धः; अन्यधमंस्य अन्यत्र आरोपणम्‌’ जिसके द्वारा 
किसी एक पदार्थ के धमं का दूसरे में सम्बन्ध दिखाने वाले वाक्य को 'अतिदेशवाक्य' 
कहते हैं । (यथा गौस्तथा गवयः' यह वाक्य “गौ” तथा 'गवय' के सादृश्य ( समानता ) 
को बताता है, इसलिये यह वाक्य 'अतिदेशवाक्य' है। यह 'वाक्य' भी 'उपमान 
प्रमाण” का एक अंग कहलाता है। 
“उपमान' प्रमाण की प्रक्रिया- 


“गवय' को कभी न देखे हुए और न पहिचानने वाले किसी शहरी आदमी को किसी 
देहाती आदमी ने बताया कि “यथा गौस्तथा गवय:'--( यही अतिदेशवाक्य है )1 
यह वाक्य “गवय' का 'गो' के. साथ सादृश्य ( समानता ) बताता है । इस वाक्य को 
सुनने के पश्चात्‌ वह शहरी आदमी अरण्य में जाकर 'गौ” जैसे 'पशु' को देखता है । उसे 
देखकर 'देहाती आदमी के द्वारा.बताये गये वाक्य” के अर्थ की उसे याद हो आती है 
कि “यथा गौस्तया गवय:'--जैसी गाय वैसी ही 'नीलगाय'। उसके बाद उसे निश्चय 
हो जाता है कि इस 'पशुविशेष' को नीलगाय ( गवय ) कहते हैं । 
उपमान प्रक्रिया के तीन अंग-- उ 


(१) गोसदुश पशुविशेष का प्रत्यक्षज्ञान ( प्रत्यक्ष देखना ) । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमिति ] उपमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १८१ 


(२ ) अतिदेशवाक्य के अथं का स्मरण । 
( ३ ) गोसदृश पशुविशेष को, 'गवय' कहते हैं। अर्थात्‌ यह पशुविशेष 'गवय? 
शब्द का वाच्य है ऐसा ज्ञान । [ 

तकंभाषाकार ने प्रथम तथा द्वितीय अंगों को 'उपमान प्रमाण? बताया है, और 
तीसरे अंग को 'उपमिति' प्रमा बताया है । क्योंकि प्रमाण का स्वरूप इन्होंने 'गोसा- 
दृश्यविशिष्ट पिण्डज्ञान' अर्थात्‌ अरण्य में गोसदृश पशुविशेष को प्रत्यक्ष देखना और 
साथ ही 'अतिदेशवाक्यार्थेस्मारणसहङ्कतम्‌' अर्थात्‌ अतिदेशवाक्य के अर्थ का स्मरण 
करना बताया है। इस प्रमाण के द्वारा इस आरण्यक पशुविशेष को 'गवय' कहते हैं । 
अर्थात्‌ यह पशुविशेष 'गवय? शब्द का वाच्य है। ऐसी प्रमा ( यथार्थज्ञान ) होती है । 
यही 'उपमिरि,' है । इसी को उपमानप्रमाण का फल कहते हैं । 


'उपमिति’ का स्वरूप 


'संज्ञा-सज्ञिसम्बन्ध प्रतीतिः' यही उपमिति का स्वरूप है । किसी पदार्थ ( वस्तु ) 
के नाम को .'संज्ञा' कहते हैं और उस पदार्थ ( वस्तु ) को 'संज्ञी' कहते हैं। आरण्यक 
पशुविशेष ( गवय ) 'संज्ञी' है और 'गवय' उस पशुविशेष की 'संज्ञा' है। 'अयं 
गवयपदचाच्यः'--इस पशुविशेषको 'गवय” नाम से कहते हैं । अर्थात्‌ 'गवय? शब्द, 
'वाचक है और 'आरण्यक पशुविशेष' उसका 'वाच्य' है । इस “वाच्य-वाचक-सम्बन्ध' 
( संज्ञा-संज्ञिसम्वन्ध ) की प्रतीति का होना ही “उपमान' प्रमाण का फल है । यह 
“फल” प्रत्यक्ष तथा अनुमान” प्रमाण से साध्य नहीं है । 

न्ययासूत्रकार ने उपमान . का लक्षण भ्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानमु' 
किया है । भाष्यकार ने 'समाख्यासम्बन्धप्रतिपत्तिरुपमाना्थं:' कहकर उसकी व्याख्य। 


की है । आगे चलकर उसका परिष्कृत स्वरूप हुआ। उसी को तकंभाषाकार ने लिया ` 


है । तकंभाषाकार ने उपमान के :लक्षण में 'करण' तथा “व्यापार को अलग से 
नहीं बताया है किन्तु आगे चलकर उसे स्पष्ट किया गया । 'सादुश्यञ्ञान' ही उपमिति 
का 'करण' है और 'अतिदेशवाक्यार्थस्मरण' उसका 'अवान्तरव्यापार' है। तकंसंग्रह- 


कार अन्नंभट्ट लिखते हैं कि 'संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धज्ञानमुपमितिः । तत्करणं सादृश्यज्ञातम्‌ । ` 


अतिदेशवाक्यारथंस्मरणमवान्तरव्यापारः । 


भइन--नेयायिक ने जो यह बताया कि 'संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध? की प्रतीति की सिद्धि 


मत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकती, उसके लिये तो एक अन्य प्रमाण अर्थात्‌ 
उपमान? प्रमाण की आवश्यकता होती है । इसलिये अन्य प्रभाणों की तरह 'उपमान' 
भी स्वतंत्र प्रमाण है। किन्तु बौद्ध, वैशेषिक, सांख्य, योग के दार्शनिक “उपमान? को 
स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं तो उनके मत में वह “संज्ञा-संज्ञिसम्बन्ध प्रतीति’ कैसे 
उपपन्न होगी ? 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१ ८२ तकभाषा [ उपमिति 


उत्तर--उक्त प्रश्न के उत्तर में वेशेषिक कदाचित्‌ कह सकता है कि 'नीलगाय' 
में 'गवय' शब्द के वाच्यत्व का निश्चय 'अयमसौ गवयशब्दवाच्यः पिण्डः--नीलगाय' 
गवय शब्द का वाच्य है, इस रूप में नहीं किया जायेगा, अपितु 'अयमसो पिण्डः 
अमुकरूपेण गवयशब्दस्य वाच्य:--'नीलगाय” अमुकरूप से “गवय' शब्द का वाच्य 
है--इस रूप में करना होगा । यह्‌ 'अमुकरूप' 'गोसदुशत्व, इदन्त्व, और गवयत्व’ 
भेद से तीन प्रकार का हो सकता है। क्योंकि गोसदूश आरण्यक पशुविशेष को देखते 
समय ये तीनों रूप उसमें प्रतीत होते हैं। अतः यह बताना होगा कि उक्त तीनों रूपों 
में से किस रूप में 'नीलगाय' को “गवय' शब्द का वाच्य बता रहे हैं? यदि 
'गोसदुशत्व” रूप से वाच्य कहें तो केवल 'नीलगाय” ही 'गवय' शब्द का वाच्य नहीं 
होगी, अपितु 'गोसदृशत्व' जिन अन्य पशुओं में रहेगा, वे भी 'गवय' शब्द के वाच्य 
कहने होंगे । यदि “गोसदृशत्व, इदन्त्व, और गवयत्व” तीनों की अपेक्षा करके उसे 
( नीलगाय को ) गवय-शब्द का वाच्य कहें, तो महान्‌ गौरवदोष होगा । अत: इस रूप 
में भी उसे गवय शब्द का वाच्य नहीं कह सकते । अच्छा तो 'इदन्त्व रूप से उसको 
गवय-शब्द का वाच्य कहें तो वह भी ठीक न होगा, क्योंकि “इदन्त्व' तो केवल 
प्रत्यक्ष पुरोवर्ती नीलगाय में ही विद्यमान है । अतः केवल उसी में गवय शब्द की 
वाच्यता रह सकेगी, और जो नीलगायें सामने प्रत्यक्ष नहीं हो रही हैं, वे गवय शब्द 
की वाच्य नहीं हो पायंगी । साथ ही “इदन्त्व' तो 'पुरोवतित्व अथवा पुरोदृश्य 
भानत्व!--स्वरूप है। इसलिये “गवयत्व' की अपेक्षा वह गुरुतर है। एवं च इस रूप 
में भी नीलगाय को गवयशब्दवाच्य कहने में गौरव होगा । 
अतः 'गवय' पिण्ड के तीनों रूपों में से 'गवयत्व' रूप से ही उसकी वाच्यता 
उचित प्रतीति होती है । क्योंकि 'गवयत्व' अपने लक्ष्य (समस्त नीलगायों अर्थात्‌ 
समस्त गवयों ) में पूर्णरूपेण व्याप्त है, और अपने लक्ष्य से भिन्न ( गवय = नीलगाय से 
भिन्न ) किसी भी वस्तु में नहीं रहता है । अतः 'गवयत्व' धर्म की न कहीं अव्याप्ति है 
` और न अतिब्याप्ति ही है। इसलिए उसमें कोई दोष न होने से वह निढुष्ट है । प्गवयत्व' 
घर्म तो 'जातिरूप' है । अतः उस रूप के मानने में लाघव भी है। एवं च 'नीलगाय' 
गवयत्वरूपेण 'गवय' शब्द का वाच्य है। परन्तु उक्त निश्चय करने के पूर्व एक प्रश्न 
उपस्थित होता है कि 'क्या, गवय शब्द का कोई प्रवृत्तिनिमित्त ध्म है? अथवा जिं 
पदाथों के बोधनायं 'गवय' शब्द का उच्चारण किया जाता है, वे पदार्थ, 'गवय' शब्द 
के वाच्य, किसी न किसी निश्चित रूप सेहुआ करते हैं? इसका निर्णय हुए बिना किस 
` रूप से नीलगाय को 'गवय' शब्द का वाच्य माना जाय, अथवा गोसदुशत्व इदन्त्व, 
और गवयत्व--इन तीनों में से किस रूप को 'गवय' शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त कहा 
जाय'--यह विचार पैदा होने की बात ही नहीं है । किन्तु वह निर्णय, अनूमान से 
ही हो सकता है । वह अनुमान इस प्रकार होगा-- 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपमानोपसंहार ] उपमानप्रमाणनिरूपणस्‌ १८३ 


“गवयपदं गवयत्वःप्रवृत्तिनिमित्तकं असति वृत्त्यन्तरे वृद्धेस्तत्र प्रयुज्यमानत्वात्‌, 
यथा गोपदं गोत्व-्रवृत्तिनिमित्तकम्‌ ।' यह गवय-पद, गवयत्व प्रवृत्तिनिमित्तक है, गवय 
से भिन्न पदार्थ में उसकी शक्ति न होकर वृद्ध पुरुषों के द्वारा गवय में ही उसका प्रयोग 
होने से । जैसे गो पद की गो पदार्थ से भिन्न पदार्थ में शक्ति नहीं होती तथा वृद्धलोग 
गोपद का गोरूप अथं में ही प्रयोग करते हैं। इसलिये गोपद गोतवप्रवृत्तिनिमित्तक ही 
माना जाता है । वैसे ही गवय पद की भी गवयरूप अर्थ से भिन्न किसी अन्य अर्थ में 
शक्ति नहीं है, तथा वृद्ध पुरुषों ने गवय पद का गवय रूप अर्थ में ही प्रयोग किया है । 
इसलिये गवय पंद भी गवयत्व प्रवृत्तिनिमित्त ही होगा । इस प्रकार से अनुमान के 


हारा ही गवय पद गवयत्व रूपेण ही नीलगाय ( गवय ) का वाचक है, यह मानने में 


लाधव है । अतः गवयपद-वाच्यत्व के ज्ञानाथं उपमानप्रमाण को मानने की आवश्य- 
कता नहीं होनी चाहिये--यह वेशेषिकों का अपना मत है। 

उस पर नेयायिक कहता है कि अनुमान से इतना- ही अवगत हो सकता है कि 
अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाला कोई भी साधु शब्द, किसी एक निश्चित अर्थ का 


वाचक होता है । अनुमान यह नहीं बताता कि 'अमुक शब्द अमुक रूप से अपने अथं. 
का वाचक है ।' एवं च अनुमान से इतना ही ज्ञात हो पाता है कि 'गवय' शब्द किसी ' 


एक अर्थ का वाचक है।' 'वह गवयत्वरूपेण गवय का वाचक है” यह निश्चय नहीं हो 
पाता है । उस निश्चय के लिये “उपमान” प्रमाण की ही शरण लेनी होगी । 

किश्च- व्याप्ति में जिस रूप से साध्य का प्रवेश रहता है उसी रूप से साध्य की 
अनुमिति होती है, अन्यरूप से नहीं। जैसे--'जहाँ-जहाँ धूम रहता है, वहाँ-वहाँ अग्नि 
होता है” इस व्याप्तिनियम के बल पर होने वाले अनुमान.से 'अग्नित्व' इस सामान्य- 
रूप से ही अग्नि की अनुमिति हुआ करती है, द्रव्यत्व, तेजस्त्व, या तद्व्यक्तित्व रूप 
से नहीं हुआ करती । अतः विशेषरूप से निश्चयार्थं उपमान प्रमाण की ही आवश्यकता 
रहेगी, केवल अनुमान से काम नहीं चलेगा । 

किश्च- व्याप्ति ज्ञान के विना भी उपमिति का अनुभव होता है । गवयपदवाच्यत्व 
का ज्ञान होने पर 'उपमिनोमि' इस--प्रकार से उपमितिज्ञानविषयक ही मानस 
प्रत्यक्षरूप अनुव्यवसाय ज्ञान होता है। 'अनुमिनोमि' इस प्रकार काः अनुमिंतिज्ञान 
बिषयक मानसप्रत्यक्षरूप अनुव्यवसायज्ञान नहीं हुआ करता । अतः उपमिति को 
अनुमिति से भिन्न ही मानना चाहिये । 
उपमान प्रमाण का क्षेत्र 


संज्ञा और संज्ञी का सम्बन्ध ही उपमान प्रमाण का क्षेत्र है। उसके निश्रयाथं _ 


जैसे अप्रसिद्ध वस्तु में प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य ज्ञान को उपमान प्रमाण माना जाता है, 
उसी प्रकार अप्रसिद्ध वस्तु में प्रसिद्ध वस्तु के वैसादृश्य ( वैधम्यं ज्ञान) को भी 
उपमान प्रमाण मानना आवश्यक है । जैसे--उष्ट्र! शब्द का अर्थ जिसको ज्ञात नहीं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८४ तकंभाषा [ उपमानोपसंहार 


है, उसे जब किसी अन्य व्यक्ति से यह ज्ञात होता है कि अन्य सभी पशुओं से विसदृश 
- दीखने वाले पशु को “उष्ट्र' कहते हैं । पश्चात्‌ वह जब कभी अत्यन्त लम्बी गर्दन; 
अत्यन्त चञ्चल होंठ और कछुए जैसे अत्यन्त कठोर उँची-नीची पीठ वाले पशु को कठोर 
काँटे चबाते देखता है तब अन्य सभी पशुओं से इस प्रकार के वैसादृश्य का ज्ञान होने 
पर 'जो अन्य सभी पशुओं से विसदुश होता है उस पशु को उष्ट्र कहते हूँ. इस पुवंश्रुत 
अतिदेशवाबय के अर्थ का स्मरण होने से उस पुरुष को उस विसदृश पशु में 'उष्टू' 
शब्द की वाच्यता का उपमितिरूप निश्चय होता है । इस अनुभव के आधार पर 
सादृश्य ज्ञान के समान ही वैसादृश्य-ज्ञान को भी उपमान प्रमाण मानना आवश्यक 
` प्रतीत होता है । 
उपमान प्रमाण के विषय की विविधता 

उपमान प्रमाण केवल संज्ञा-संज्ञी के सम्बन्ध का ही निश्चय नहीं कराता बल्कि 
अन्य विषय का भी निश्चय कराता है । जैसे--मूँग के आकार में दीखने वाला पौधा 
विषदुर करने की ओषधि है'--यह सुनने के बाद जब जंगल में जाकर मूँग के आकार 
का पौधा देखता है, तब उसे उस पुवंश्रुत वाक्य का स्मरण हो आता है और निश्चय 
होता है कि 'मूँग के आकार का यह पोधा विषहारक है' । अतः स्पष्ट है कि अतिदेश- 
वाक्यार्थ के स्मरण से सादुश्यज्ञान रूप उपमान प्रमाण से शब्द और अर्थ के 
सम्बन्ध ( संज्ञा-संज्ञिसम्बन्ध ) का ही निश्चय नहीं होता, अपितु विषह्रणसाधनत्व 
जैसे अन्य पदार्थ का भी निश्चय होता है। अतः उपमान प्रमाण का क्षेत्र शब्दार्थे 
सम्बन्ध तक ही सीमित न होकर अन्य पदार्थ तक भी फैला हुआ है । 
मीमांसकों की दृष्टि में उपमान की आवश्यकता पर भिन्न कल्पना-- 
` मीमांसक के मत में 'गवय पिण्ड दर्शन” ही उपमान प्रमाण है। उस गवय को 
देखकर उसके सादृश्य का ज्ञान अपनी गाय में उसे होने लगता है, यही 'उपमिति' है। 
अपनी गाय में गवयसादृश्य का जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं हो 
सकता है । क्योंकि प्रत्यक्ष तो तभी होगा जब चक्षु का सन्निकषं रहेगा । वह यहाँ 
सम्भव नहीं है, क्योंकि गवयदर्शन करने वाला पुरुष तो जंगल में स्थित है, और जिसमें 
गवय के सादृश्य का स्मरण कर रहा है, वह गाय, नगर में है। उसी तरह अनुमान 
भी नहीं कर सकता, क्योंकि अनुमान के लिये अनुमापक हेतु में अनुमेय ( साध्य) की 
व्याप्ति और पक्ष-घर्मता का ज्ञान होना आवश्यक है। उसके न होने से इसे अनुमान 
भी नहीं कह सकते । अतः यह उपमान स्वतंत्र प्रमाण है। नैयायिक और मीमांसक 
के उपमान में यही अन्तर है कि नैयायिक को गाय का सादृश्य गवय में प्रतीत 
होता है ओर मीमांसक को गवय का सादृश्य गाय में प्रतीत होता है । 


इति उपमानप्रमाणनिरूपणम्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्यनिरूपण ] शब्दप्रमाणनिरूपणस्‌ १८५ 


शब्द्प्रमाणनिरूपणस्‌ 

आप्तवाक्यं शब्द: । आप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा पुरुषः । वाक्यं त्वाका- 
इक्षायोग्यतासन्निधिमतां पदानां समुहः। अत एव “गौरश्वः पुरुषो हस्ती इति 
पदानि न वाक्यम्‌ । परस्पराकाङ्क्षाविरहात्‌। “वह्निना सिञ्चेदि'ति न वाक्यं 
योग्यताविरहात्‌ । न ह्यर्निसेकयोः परस्परान्वययोग्यतास्ति। तथाहि अग्निनेति 
तृतीयया सेकरूपं कार्य प्रति करणत्वमन्नेः प्रतिपादितम्‌ । न चाग्निः सेके करणी- 
भवितुं योग्यः। तेन कार्यकारणभावलक्षणसम्बन्धेऽरिनसेकयो रयोग्यत्वादरिनना 
सिञ्चेदिति न वाक्यम्‌ । 

एवमेकेकशाः प्रहरे प्रहरे असहोच्चारितानि 'गामानय' इत्यादिपदानि न 
वाक्यम्‌ । सत्यामपि परस्पराकाङक्षायां सत्यामपि परस्परान्वययोग्यतायां 
परस्परसान्निध्याभावात्‌ । यानि तु साकाङ्क्षाणि योग्यतावन्ति सन्निहितानि 
पदानि तान्येव वाक्यम्‌ । यथा-ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इत्यादि । यथा 
च-नदीतीरे पञ्चफलानि सन्ति इति। यथा च तान्पेव-गामानय-इत्यादिपदान्य- 
विलम्बितोच्चरितानि । 

प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान के पश्चात्‌ चतुर्थं प्रमाण 'शब्द' है । 'शब्दप्रमाण' में 
संकेतग्रह के समय अनुमान की आवशयकता होती है । इसलिये अनुमान के. अनन्तर 
'शब्द' का निरूपण किया जा रहा है । और प्रमाण निर्देश करते समय चतुर्थ प्रमाण 
“शब्द? बताया गया है--प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि’ । अतः उपमान प्रमाण 
का निरूपण करने के बाद अवसरप्राप्त 'शब्द' प्रमाण का निरूपण किया जा रहा है। 

आप्तवाक्ष्यप्िति । आप्तपुरुष के वाक्य को शब्द' प्रमाण कहते हैं। आप्तस्त्विति । 
यथाभूत ( जैसा पदार्थ हो वेसा ) अर्थ का ही उपदेश करने वाला पुरुष 'आप्त' 
कहलाता है । और उसके वाक्य को 'शब्द' प्रमाण कहा जाता है। 
वाक्य का लक्षण 

वाकयन्त्विति । आकांक्षा, योग्यता और आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य कहते 
हैं। अत इति । इसी कारण गाय, घोड़ा, मनुष्य, हाथी-ये पद यानी पदसमूह, 
वाक्य नहीं कहलाते, क्योंकि इन पदों में परस्पर आकांक्षा नहीं है। वह्िनेति। इसी 
प्रकार 'अग्नि से सिंचन करे',--इस पदसमूह को भी वाक्य नहीं कह सकते । क्योंकि 
अग्नि और सेचन में परस्पर अन्वित होने की योग्यता नहीं है । 'वह्लिना=अरिन से 
यह तृतीया विभक्ति का रूप है । इस तृतीया विभक्ति से सेचनक्निया के प्रति वह्लि को 
करण -- साधन यद्यपि बताया गया है, तथापि वह्नि में सेचनक्रिया के प्रति करण 
( साधन ) बनने की योग्यता नहीं है । तेनेति। उस कारण कार्यकारणभावरूप 
सम्बन्ध के होने में सेचन की योग्यता अग्नि में न रहने से 'अग्तिना सिञ्चेत्‌ 
अग्नि से सिन करे, इस पदसमूह को 'वाक्य' शब्द से नहीं कहा जाता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८६ तकभाषा [ वाक्यनिरूपण 


एवमिति । इसी प्रकार एक-एक प्रहर के बाद एकं साथ उच्चारण न किये गये 
“गास्‌ आनय'--गाय को ले आओ- इत्यादि पदसमूह को भी वाक्य नहीं कह सकते । 
क्योंकि, यद्यपि यहाँ पर परस्पर अन्वय की आकांक्षा है, ओर परस्पर अन्वित होने की 
योग्यता भी है, तथापि परस्पर सन्निषि ( आसत्ति ) का अभाव है । एक-एक पद का 
उच्चारण इतने विलम्ब से किया गया है, कि उन पदों का सामीप्य नहीं हो पा रहा है। 

यानीति । इससे निष्कर्ष यह निकला कि जो आकांक्षायुक्त, योग्यतायुक्त और 
सन्निधियुक्त पद हों, उस पदसमूह -को ही वाक्य कहते हैं। जैसे--ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत'- -स्वर्गेच्छु पुरुष, ज्योतिष्टोमनामक याग को करे-- इत्यादि वैदिक 
वाक्य, और जैसे--'नदीतीरे पश्चफलानि सन्ति'--नदी के किनारे पर पाँच फल (के 
पेड ) हैँ,--यह लौकिक वाक्य है। और विलम्ब न करते हुए उच्चारण किये गये वही 
'गाम्‌ आनय?--गाय को ले आओ- इत्यादि पद, वाक्य कहलाते हैं। इन तीनों उदा- 
हरणों के पदसमूह अलग-अलग तीन वाक्य हैं। क्योंकि इन पदसमूहों में जो पद हैं, 
वे परस्पर साकांक्ष हैं, परस्पर अन्वययोग्य अथं के बोधक हैं, 'और उनके उच्चारण 


में विलम्ब न करने के कारण वे परस्पर सन्निहित भी हैं । अतः वे सब 'वाक्य' कह 
लाते हैं । 


नन्वत्रापि न पदानि साकाङक्षाणि किन्त्वर्था फलादीनामाघेयानां तीराद्या- 
घाराकाइङक्षितत्वात्‌ । न च विचारयंमाणेऽर्या अपि साकाङ्क्षाः आकाङ्क्षाया 
इच्छात्मकत्वेन चेतनधमंत्बात्‌ । 

सत्यम्‌ । अर्थास्तावत्‌ स्थपदश्षोतय॑न्योन्यविषयाकाइक्षाजनकत्वेन साकाङ्क्षा 
इत्युच्यन्ते। तद्द्वारेण तत्प्रतिपादिकाति पदान्यपि साकाइक्षाणीत्युपचयंन्ते । 
यहा पदान्येवार्थान्‌ प्रतिपाद्यार्थान्तरविषयाकाङ्क्षाजनकानीत्युपचारात्‌ साका" 
ङ्क्षाणि । एवमर्थाः साकाङ्क्षाः परस्परान्वययोग्याः। तदृद्वारेण पदान्यपि 
परस्परान्वययोग्यानीत्पुच्यन्ते । 

सन्निहितत्वं तु पदानामेकेनेव पुंसा अविलम्बेनोच्चरितत्वम्‌, तच्च साक्षादेव 
पदेषु सम्भवति नाथं द्वारा । 

तेनाऽयमर्थः सम्पन्नः । अर्थंप्रतिपादनद्वारा भोतुः पदान्तरविषयामर्थान्तर 
विषयां वाकाङ्क्षा जनयतां प्रतीयमानपरस्परान्बययोय्यार्थप्रतिपादकानां सलि" 
हितातां पदानां समूहो वाक्यम्‌ । 

शंका--नन्विति । यहाँ वाक्य के उदाहरणों में भी 'पदों' को परस्पर आकांक्षा नहीं 
है, अपितु फलादि जो आधेयरूप अथे है, उसको 'तीरादि' जो आधाररूप अर्थ है, 
उसकी आकांक्षा है । इसलिये 'पद' साकांक्ष न होकर “अर्थ” ही साकांक्ष है । न चेतिं। 
ओर वस्तुतः विचार करने पर 'आकांक्षा' तो इच्छारूप होती है, इसलिये वह आकांक्षा 


' रूप इच्छा चेतन ( आत्मा ) का धर्म है, उस कारण “अर्थ को भी साकांक्ष नहीं कर्द 
"८८0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्यनिरुपण ] शब्दप्रमाणनिरूपणस्‌ १८७ 


सकते । क्योंकि 'अर्थ' तो अचेतन है, अतः आकांक्षा को उसका धर्म कैसे कहा 
जायेगा ? निष्कर्ष यह है कि वाक्य के लक्षण में “आकांक्षा” को पद का विशेषण बताना 
ठीक नहीं है । 

उपर्युक्त पूर्वपक्षी के प्रश्‍न का सिद्धान्ती समाधान कर रहा है— 

समाधान--सत्यमिति । आकांक्षा पदों में साक्षात्‌ नहीं रहती है--यह तुमने जो 
कहा है, वह ठीक है । किन्तु अर्थ अपने वाचक पदों के श्रोताओं के मन में एक दुसरे 
पद के प्रति आकांक्षा के उत्पादक होते हैं । अतः पदों को परम्परया साकांक्ष कहा जाता 
है, यानी उन अर्थो के द्वारा उनके वाचक पद भी ( परम्परया ) उपचार से साकांक्ष 
कहे जाते हैं । अथवा 'पद' ही अपने अर्थो को बताकर अन्य ( दुसरे ) अर्थो के विषय 
में आकांक्षा को पैदा करते हं । इसलिये उपचार ( गौणरूप ) से साकांक्ष ( आकांक्षा 
युक्त ) कहे जाते हैं , 

एवमिति । उसी प्रकार ( परम्परा से ) अर्थ भी साकांक्ष होकर परस्पर अन्वय 
के योग्य ( योग्यताविशिष्ट ) होते हैं। और उनके ( उन अर्थों के ) द्वारा 'पद' भी 
( उपचार से ) परस्पर अन्वय के योग्य कहे जाते हैं । तात्पर्यं यह है कि योग्यता और ' 
आकांक्षा ये दोनों धर्म यद्यपि पदों के साक्षात्‌ धमं नहीं हैँ क्योंकि 'योग्यता' पदार्थ का 
साक्षात्‌ धम है और 'आकांक्षा' आत्मा (चेतन ) का साक्षात्‌ धमं है । तथापि ऊपर 
प्रदर्शित रीति से ( उपचार से ) वे दोनों ( आकांक्षा और योग्यता ) 'पदों' के धमं 
कहे जा सकते हैं। इसी अभिप्राय से वाक्य के लक्षण में 'योग्यता और आकांक्षा' को 
पद का विशेषण बनाया गया है। 

सप्चिहितत्वपिति । एक ही मनुष्य, जब पदों का उच्चारण अविलिम्ब से करता है, 
तब पदों में 'सन्निहितत्व” धर्म रहता है। पदों का काळ-व्यवधान से रहित यानी 
विलम्ब न करके उच्चारण करना ही 'सत्तिधि' है । वह “सन्निहितत्व' पदों का साक्षात्‌ 
धर्म है । उसे अर्थ द्वारा मानने की आवश्यकता नहीं है । 

तेनायमिति । इसलिए वाक्य के लक्षण क! यह अर्थं तिष्पन्न हुआ कि अर्थप्रति- 
पादन के द्वारा अन्य पदों के विषय में अथवा अन्य अर्थो के विषय में श्रोता के मत 
में आकांक्षा उत्पन्न करने वाले, तथा--अबाधित अर्थात्‌ स्पष्टरूप से परम्परान्वय- 
योग्य अर्थो को बताने वाले और अविलम्ब से बोले जाने बाले ( सन्निधि युक्त ) पदों 
के समूह को 'वाक्य' कहते हैं । 

आकांक्षा, योग्यता और सन्तिधि से युक्त हुए 
गया । तब जिज्ञासा होती है कि 'पद' किसे कहते 
बताते हैं । माधुरी | 
प्रमाण है । गान्द'प्रमाणं का लक्षण 'आप्त- 


ए पद समूह को “वाक्य' शब्द से बताया 
हैं? इसलिये 'पद' का स्वरूप 


क्रब्दप्रमाण' नैयायिकों का चतुर्थे प्रम 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१८८ तकभाषा [ वाक्यनिरूपण 


वाक्यं शब्दः' किया गया है। उक्त लक्षण में 'शब्दः' पद 'लक्ष्य को बताने के लिये 
प्रयुक्त किया गया है, और आप्तवाक्यम्‌' पद 'लक्षण' को बताने के लिये है। यथाभूत 
अर्थ का उपदेश करने वाला 'आप्त' कहलाता है। यानी जो वस्तु जैसी है, उसे वेसी 
ही बताने वाला मनुष्य 'आप्त' होता है। इस प्रकार का आप्त कोई साधारण से 
साधारण तथा विशिष्ट भी हो सकता है, उसमें उच्च या नीच जाति की अपेक्षा नहीं 
हुआ करती । अतएव भाष्यकार ने कहा है कि “ऋष्याय॑म्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ -- 
[ न्या० भा० ११७ ] यह तो हुआ--लक्षणगत 'आप्त' शब्द का अर्थे। उसी 
प्रकार लक्षणगत 'वाक्य” शब्द का अर्थं है- आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त 
पदों का समुदाय ( समूह ) । एवश्च लक्षण का अर्थं यह निष्पन्न हुआ कि “आप्तपुरुष 
-के द्वारा बताया गया जो आकांक्षा-योग्यता-सन्निधि से विशिष्ट ( युक्त ) पदसमुदाय 
` ( पदसमूह - वाक्य ) हो, उसे 'शब्दप्रमाण' कहते है । 
ग्रन्थकार ने वाक्य का लक्षण--'वाक्यं तु आकांक्षा-योग्यत।-सक्षिधिमतां पदानां 
समूहः” किया है। उक्त लक्षण में 'पदानाम्‌' का विशेषण 'आकांक्षा-योग्यता-सन्निधिमताम्‌' 
दिया है । इस विशेषण को देने का प्रयोजन यह है कि 'वाक्य-लक्षण की अपुणंता को 
“दूर करना? । यदि “पदानां समूहः वाक्यम्‌ इतना ही 'वाक्य' का लक्षण करें तो वह 
वाक्य का पूर्ण लक्षण नहीं हो पायेगा, क्योंकि 'पदों' के विशेषण--'आकाक्षा-योग्यता” 
'सन्निधि'--में से किसी एक की भी कमी रहने पर कोई भी पद समूह किसी पूर्ण अथं , 
का बोध कराने में समर्थ नहीं हो पायेगा। तब उसे “वाक्य” कैसे कहा जायेगा ? 
वाक्य” तो वही कहलाता है, जो पूर्ण अर्थ का बोध कराता है। इसीलिये शबर 
स्वामी ने वाक्य का लक्षण किया है--'अर्थेकत्वादेक वाक्यं साकांक्षं चेद्‌ विभागे 
स्यात्‌’ । इसी बात को ध्यान में रखकर ग्रन्थकार ने 'पदानाम्‌' में आकांक्षादि विशेषणों 
को जोड़ दिया है और 'आकांक्षा-योग्यता-सन्निधिमतां पदानां समूहो वाक्यम्‌? लक्षण 
किया है। लक्षण में 'आकांक्षा' पद न दें तो 'गोः, अश्वः, पुरुषः, हस्ती' इस प्रकार कहे 
गये पदों के समूह को भी “वाक्य” कहना पड़ेगा, क्योंकि इन पदों में परस्पर सन्निधान 
है ओर इनके अर्थो में भी परस्पर अन्वित होने की योग्यता भी है, तथापि परस्पर 
आकांक्षा न होने के कारण उसे वाक्य नहीं कहा जाता । अतः निराकांक्ष पदसमूह 
में वाक्यत्व की अतिप्रसक्ति के निवारणार्थं लक्षण में 'आकांक्षा' का निवेश करना 
आवश्यक है । यदि लक्षण में से 'योग्यता' पद को हटा दें तो 'वह्लिना सिञ्चेत्‌' इस 
पदसमूह को भी वाक्य” कहना होगा । क्योंकि यहाँ पर भी पद परस्पर सांकांक्ष हैं 
और परस्पर सन्निहित भी हैं। 'बह्लिना' पद के श्रुत होने पर 'वह्लिना किं कुर्यात्‌' 
इस आकांक्षा की शान्ति *सिञ्चेत्‌’ पद से हो जाती है, और “सिळ्चेत पद के सुतने 
पर किन सिञ्चेत्‌’ इस आकांक्षा की शान्ति 'वह्मिना' पद से हो जाती है । इसलिये 
'बह्लिना और :सिञ्चेत्‌' ये दोनों पद परस्पर साकांक्ष हैं। तथा एक के उच्चारण 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्यत्तिरूपण ] दान्दप्रमाणनिरूपणम्‌ १८९ 


के वाद दूसरे के उच्चारण विलम्ब में भी नहीं किया गया है । इसलिये दोनों पद पर- 
स्पर सन्निहित भी हैं । परन्तु वल्लि तो दाहक होता है, उसमें जल की तरह सिद्वन की 
योग्यता नहीं है । अतः 'वल्लि' शब्दोत्तर श्रूयमाण तृतीया विभक्ति से उक्त दोनों पदों 
के अर्थो में कार्य-कारणभाव की प्रतीति तो होती है, किन्तु, उन अर्थो में परस्पर अन्वय 
की योग्यता न होने के कारण 'वह्लिना सिञ्चेत्‌’ यह पदसमूह “वाक्य” नहीं कहलाता । 
यदि वाक्य लक्षण में 'योग्यता' का निवेश न करें तो उक्त पदसमूह में वाक्यत्व 
की अतिप्रसक्ति होगी । तन्निवारणार्थं लक्षण में 'योग्यता' का निवेश किया गया है । 
इसी तरह लक्षण में यदि 'सन्निधि' पद का निवेश न करें तो 'गाम्‌' और 'आनय' 
इन पदों को एक साथ उच्चारण न कर केवल 'गाम्‌' का उच्चारण करके दूसरे पद 
'आनय' का उच्चारण चार प्रहर बाद करं; तब भी उसे वाक्य कहना होगा, क्योंकि 
दोनों पद परस्पर साकांक्ष हैं और परस्परान्वय की योग्यता भी रखते हैं। तथापि 
अविलम्व सहोच्चारणरूप सन्निधि के न रहने से उक्त पदसमूह को वाक्य नहीं माना 
गया है। अतः असन्निहित पदसमूह में वाक्यत्व की अतिप्रसक्ति के वारणार्थं 'सन्निधि' 
पद का निवेश, लक्षण में करना आवश्यक है । एवं च निष्कर्ष यह है कि जो पद परस्पर 
साकांक्ष, अन्वययोग्य, और सन्निहित होते हैं, वे ही “वाक्य” कहलाने योग्य होते हैं । 
जैसे--'ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत' 'नदीतीरे पश्चफलानि सन्ति’ और अविलम्ब 
से कहे गये 'गाम्‌ आनय' इत्यादि पदसमूह को वाक्य कहते हैं । क्योंकि ये पद परस्पर . 
साकांक्ष तथा परस्परान्वययोग्य अर्थ के प्रतिपादक हैं और उनके उच्चारण में विलम्ब 
न होने से परस्पर सन्निहित हैं । 

शंका--ऐसा परिष्कृत लक्षण होने पर भी लक्षण-गत आकांक्षा शब्द में शंका 
की जा रही है । उन पदों को वाक्य” नहीं कह सकते, क्योंकि आकांक्षा, उन पदों 
को नहीं रहती, अपितु उनके अर्थों को रहती है। जैसे किसी भी वाक्य को ले सकते 

हैं, "नदीतीरे पः्वफलानि सन्ति'--इस वाक्य के--नदीतीरे, पश्च, फलानि, सन्ति 

' पदों को परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा नहीं है, क्योंकि ये सभी पद, एक दुसरे के 
विना भी अपना अस्तित्व रखते हैं। आकांक्षा तो उन पदों के अर्थों को हो रही है, 
क्योंकि 'तीर' आधार के खूप में और 'फल' आधेय के रूप में ज्ञात हो रहा है। 
तीर की अधारता, फलरूप आधेय के बिना तथा फल की आधेयता; तीररूप आधार 
के बिना हो नहीं सकती । किन्तु सुक्ष्म विचार करने पर अर्थ भी साकांक्ष नहीं 
रहते । क्योंकि 'आकांक्षा' तो इच्छारूप है । वह आकांक्षा रूप इच्छा तो चेतन आत्मा 
का ही धर्म हो सकती है, तीर आदि अचेतन अर्थो का धर्म नहीं हो सकती । तब 
पद या अर्थों को साकांक्ष कँसे कहा जाय ? 

समा०--आकांक्षा को चेतन आत्मा का धर्म कहना उचित ही है वह अचेतन अर्थ 
या पद का धमं नहीं है । तथापि अचेतन अर्थ और पदों पर उसका आरोपित व्यवहार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९० तकभाषा [ पदार्थज्ञानप्रक्रिया 
( औपचारिक व्यवहार ) तो कर ही सकते हैं । अर्थात्‌ आकांक्षा का आश्रय, अचेतन न 
हो सकने पर भी उन अचेतन अर्थ के बोधक पदों का श्रवण करने वालों के मन में वे 
अर्थ, परस्पराकांक्षा ( अन्योन्यविषयक आकांक्षा ) के उत्पादक तो होते ही हैं । इसलिये 
उपचार से उन्हें साकांक्ष कह सकते हैं। इस प्रकार साकांक्ष हुए अर्थो के द्वारा 'पद' 
भी साकांक्ष कहे जाते हैं, क्योंकि पद उन अर्थों के प्रतिपादक होते हैं । 


अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 'पद' अपने अर्थों को बताकर अन्य अर्थ 
की आकांक्षा को पैदा.करते हैं । इस कारण 'पद' सीधे ही उपचार से साकांक्ष कहे जा 
सकते हैं। जब कि अर्थ! परस्पर साकांक्ष और परस्परान्वय के योग्य हँ तो उनके 
द्वारा उतके प्रतिपादक पद भी परस्पर सार्काक्ष और परस्परान्वय के योग्य है--यह 
कह सकते हैं । अर्थात्‌ पदों की साकांक्षता वास्तविक न होकर साकांक्ष अर्थों द्वारा 
आपस में औपचारिक हुआ करती है । लेकिन पदों की सन्निधि अर्थ द्वारा न होकर 
साक्षात्‌ ही होती है । क्योंकि एक आदमी के द्वारा अविलम्ब से उच्चरित होने को ही 
“सन्निधिः कहते हैं, और उच्चारित होना 'पदों' का अपना धर्मे है। इस प्रकार से अपने 
अर्थ के प्रतिपादन द्वारा सुनने वाले को अन्य पदविषयक अथवा अन्य अर्थविषयक 
आकांक्षा को उत्पन्न करने वाले और आपस में प्रतीत होने वाले सम्बन्ध के योग्य अर्थों 
का प्रतिपादन करने वाले, तथा एक ही आदमी के द्वारा अविलम्ब उच्चरित होने वाले 
“दों? के समूह को 'वाक्य' कहते हैं । है 
पढं च वर्णसमूहः । समृहश्चात्र एकज्ञानविषयीभावः । एवं च वर्णानां क्रम- 
बतामाशुतरविनाशित्वेन एकदाऽनेकवर्णानुभवासम्भवात्‌ पुवंपुर्ववर्णाननुभूय? 
अन्त्यवर्णभ्रवणकाळे पुर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्कारसहक्कतेन अन्त्यवर्णसम्बन्धेत 
तेन धोत्रेणेकदेव सदसदनेकवर्णावगाहिनी पद 
प्रतीतर्जन्यते, सहकारिदाढर्चात्‌ प्रत्यभिज्ञानवत्‌ । प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षे ह्यतीतापि 
पुर्वावस्था स्फुरत्येब। ततः परवपूर्वपदानुभवजनितसंस्कारसहकतेनान्त्यपदविषेण 
आत्रन्रियेण पदाथंप्रत्ययानुगृहीतेनानेकपदावगाहिनी वाक्यप्रतीतिः करियते ! 
तदिदं वाष्यमाप्पुरुषेण प्रयुक्त सच्छब्दनामक प्रमाणस्‌ । फलन्त्वस्य 
वाक्याथज्ञानम्‌ । तच्चेतच्छब्दलक्षणं प्रमाणं लोके वेदे च समानम्‌ ! लोके त्व 


„शेषो यः कश्षिदेवाप्तो भवति, न सर्वः अतः किज्ञिदेव लौकिक वाक प्रमाणं, 


यदाप्तवक्तुकम्‌ । वेदे तु परमाप्तश्रोमहेश्वरेण कृतं सवमेव वाक्यं प्रमाणं, सर्वस्य 
वाप्तवाक्यत्वात्‌ । 


पद का लक्षण और (पद प्रतीति' का प्रकार- 


| पदं चेति । 'वणेसमुदाय' ( वर्णसमूह ) को 'पद' कहते हैं ।. पद के लक्षण में प्रयुक्त 
समुदाय (समूह्‌) का अर्थ है-एक ज्ञान का विषय होना । इस प्रकार क्रमिक और क्षणिक 


CO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पदार्थज्ञानप्रक्रिया ] शब्दप्रमाणनिरूपणस्‌ १९१ 


( शीघ्रतर विनाशी ) अनेक वणोँ का एक काल में एक साथ अनुभव होना संभव ही नहीं 
है । तथापि पूर्व-पूवं वणों का अनुभव करके अन्तिम वणं के श्रवण के समय, पूर्व-पूर्व 
वणो के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कारों से सहकृत अन्तिम वर्ण से सम्बद्ध, पद-व्युत्पादन 
समयग्रह से अनुग्रहीत, हुए श्रोत्र ( कान ) के द्वारा एक काल में ही विंद्यमान्‌ सत्‌ 
( अन्तिमवर्णं ) और अविद्यमान्‌ = असत्‌ ( नष्ट हुए पूवं वणं ) अनेक वर्णों का ग्रहण 
( अवगाहन ) करने वाली पद-प्रतीति उत्पन्न होती है, किन्तु यह तभी होता है, जब 
सहकारी ( संस्कार ) की प्रबलता ( दृढता ) रहती है । जैसा कि प्रत्यभिज्ञा में हुआ 
करता है । प्रत्यभिज्ञेति । प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष 'सोऽयं देवदत्तः' में अतीत पूर्वावस्था, ( जो 
“सः पद से सूचित होती है ) प्रतीत ( स्फुरित = भासित ) होती ही है। तत इति ॥ 
उस पदप्रतीति के बाद उसी क्रम से पूर्व-पूर्व पद के अनुभव से उत्पन्न हुए सस्कार 
के सहयोग से युक्त, अन्तिम पद का ग्रहण करने वाले, तथा पदों के अर्थज्ञान से 
अनुग्रहीत हुए श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा अनेक पदों को ग्रहण करने वाली पदसमूहात्मक 
वाक्य की प्रतीति होती है । । 

तदिदमिति । यही वाक्य, आप्तपुरुष के द्वारा प्रयुक्त होने पर उसे 'शब्दभ्रमाण 
कहते हैं। और उसका फल है--'वाकय के अर्थ का ज्ञान होना'। यह 'शब्द' संज्ञक 
प्रमाण लोक तथा वेद दोनों में समानरूप से होता है । 

लोके त्विति । वेद की अपेक्षा लोक में इतना ही अन्तर ( विशेष-भेद-भिन्नता ) 
है कि लोक में कोई विरला ही मनुष्य आप्त' कहने योग्य होता है, सभी “आप्त 
कहलाने योग्य नहीं रहते । इसलिये कहीं कहीं यदा कदा कोई एकाध लौकिक वाक्य 
ही प्रमाण होता है जिसे कहने वाला आप्त पुरुष होता है । 

वेदे त्विति । किन्तु वेद के तो सभी वाक्य, परम आप्त परमात्मा के द्वारा रचित 
हैं, अतः वेद के सभी वाक्य प्रमाण हैं, क्योंकि सभी वेदिक वाक्य, आप्तवाक्य हैं । 

माधुरो ।$ 
ग्रन्थकार ने 'पदं जञ वर्णसमूहः” यह पद का लक्षण किया है। किन्तु वर्णो का 

समूह होना संभव न होने से उक्त लक्षण को कैसे संगत कहा जाय ? क्योंकि समूह 
शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ पर बहुत से सहावस्थित पदार्थों का न 
किया जाता है । जैसे किसी एक ही जगह सहावस्थित रूप में अनुभव किये जाते ह 
धव, खदिर, पलाश आदि पदार्थों का अथवा हाथी, आदमी घोड़ों का समूह शब्द 
व्यवहार किया जाता है। किन्तु 'वर्णो' की उत्पत्ति-विनाश होते रहने से उनका 
अनुभव वैसा नहीं हो पाता है। अतः वर्णों का समूह होना कदापि संभव मीर पा । 

इसके समाधानार्थं ग्रन्थकार ने कहा कि समूहश्चात्र उचाव 3: | ) 
- अर्थात्‌ वास्तविक समूह का संभव न बन पाने पर भी बुद्धि में उनका ( वर्णो का 


समूह संभव हो सकता है अर्थात्‌ बौद्ध समुह का बनेना संभव है । 


- GCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९२ तक भाषा [ पदा थंज्ञानप्र क्रिया 


इस पर पुनः शंका हो सकती है कि 'एकज्ञानविषयत्व' जिन में हो उसे “एक 
वर्ण” कहेंगे । इस रीति से ज्ञानविषयत्व होने से वर्णो का वोद्धसमूह यदि कहें तो वह 
भी ठीक नहीं है। क्योंकि अनेक घटों के रहने पर 'एको घट:” यह ज्ञान नहीं होता, 
उसी तरह अनेक वर्णो के रहने पर 'एको वर्ण:” यह ज्ञान नहीं हुआ करता । अर्थात्‌ 
अनेकों में अनेक की और एक में एक की ही--प्रतीति होती है । अतः वर्णो का 
वास्तविक समूह जैसे असंभव है, वेसे ही उनका कल्पनिक समूह भी असंभव है। उस 
पर यह समाधान दिया कि 'एकज्ञानविषयत्वं नाम एक पद, इति ज्ञानविषयत्वम्‌-- 
एक ज्ञान विषयत्व का अर्थ है एक पद, इत्याकारक ज्ञान का विषय होना । यह 
विषयता तो वरणो में हो ही सकती है । 

तब वेयाकरण कहता है कि “एकं पदम्‌' यह प्रतीति 'स्फोट' से होती है । स्फोट 
के होने में प्रत्यक्ष और अर्थापत्ति दो प्रमाणों को दे सकते हैं। जँसे--“गौः' यह एक 
पद है, यह प्रतीति, नानावर्णो के अतिरिक्त ही है, इसमें किसी का विवाद नहीं है। 
विना किसी वाधक के उक्त पदानुभव को मिथ्या भी नहीं कह सकते । अतः प्रत्यक्ष 
प्रमाण से 'स्फोट' का आस्तित्व सिद्ध हो जाता है। उसी तरह 'पदाथंप्रतीत्यन्ययानुप- 
पत्ति ( अर्थापत्ति ) से भी 'स्फोट' की सिद्धि माननी होगी । 

यदि यह कहो कि 'वर्णो से ही अथंप्रतीति होती है'--तो तुम्हें यह वताना होगा 
कि वह 'अथंप्रतीति' व्यस्त-वर्णो से होती है, या समस्त-वरणो से होती है ? प्रथम पक्ष 
इसलिये ठीक नहीं है कि अर्थ-प्रत्यायक किसी एक वर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णों को 
व्यर्थं कहना होगा । और दूसरा कारण यह भी है कि एक-एक वर्ण से अर्थ प्रतीति का 
होना कहीं दृष्टिगोचर भी नहीं है। उसी तरह द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
उत्पन्न-विनाशी वर्णो का समस्त ( एकत्रित ) होना असंभव है । व्यस्त और समस्त कें 
सिवाय कोई तीसरा प्रकार हो नहीं सकता । इसलिये वर्णो की वाचकता अनुपपन्न हो 
जाती है । अतः उसकी उपपत्ति के लिये “स्फोट' को स्वीकार करना ही चाहिये जिसके 
प्रभाव से अर्थ-प्रतिपत्ति हुआ करती है। इसी अभिप्राय से वैयाकरण कहते हैं कि 
“वर्णातिरिक्त, तथा वर्णाभिव्यङ्ग्य एवं अथंप्रत्यायक जो नित्य शब्द है, .वही स्फोट 
है । अत एव 'स्फोट' शब्द के अर्थ को दो प्रकार से वैयाकरण बतलाते है--'स्फुट्यते 
व्यज्यते वर्णे: इति स्फोटः वर्णाभिव्यङ्ग्यः ।” और 'स्फुटति स्फुटीभवति अस्मात्‌ अर्थः 
इति स्फोटः अथंप्रत्यायक: ।' 

इसी प्रकार भगवान्‌ पतञ्जलिं ने भी अपने महाभाष्य में बताया है--'अयं गौरि 
त्यत्र कः शब्द । येनोच्चारितेन सास्नालाङगूलककुदखुरविषाणानां सम्प्रत्ययो भवतिं 
स शब्दः । अथवा प्रतीतपदार्थकी लोके घ्वनिः शब्द इत्युच्यते इति ॥ अतः वथाः 
करण का कहना है कि "स्फोट' का अवलम्वन करके ही 'एक पदम्‌? यह प्रतीति 


होती है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पदार्थज्ञानप्रक्रिया ] शब्दप्रमाणनिरूपणमु १९३ 


इसका उत्तर ग्रन्थकार ने 'सदसदनेकवर्णावगाहिनी पदप्रतीतिर्जन्यते' कहकर 
दिया है । अर्थात्‌ 'पदप्रतीति जो होती है, 'वर्णो' से अतिरिक्त नहीं है । वह किसी 
लौकिक 'स्फोट' से नहीं होती है । 'स्फोट' के होने में कोई प्रमाण नहीं हे । क्योंकि 
'प्रत्यक्ष' प्रमाण से स्फोट की सिद्धि नहीं की जा सकती । 'गौ:' कहने पर 'गकारः 
'औकार' 'विसगं' आदि वर्णो के अतिरिक्त किसी भी पदार्थ का अनुभव नहीं हो रहा है । 
वैयाकरण भी आँख बन्द करके अम्तहृष्टि होकर यदि विचार करे तो उसे भी यही 
अनुभव होगा कि 'गोः' कहने पर 'वर्णो' की ही प्रतीति हो रही है। वर्णों की प्रतीति 
के सिवाय अन्य किसी की प्रतीति नहीं हो रही है। अतः 'स्फोट' के होने में 'प्रत्यक्ष' 
प्रमाण नहीं है-यह स्पष्ट हो जाता है । तथा उसके होने में 'अर्थापत्ति' प्रमाण को 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'वर्णो' से ही अथंप्रतिपत्ति के हो जाने पर, 'अर्थापत्तिऱकी 
उपपत्ति अन्यथा भी बतायी जा सकती है । किंच-वैयाकरण यह बताये कि 'अभिव्यक्त 
हुआ स्फोट,' अर्थं का प्रत्यायन ( बोधन ) कराता है, या 'अनभिव्यक्त स्फोट', अर्थ 
का प्रत्यायन कराता है ? विचार करने पर यही कहा जायेगा कि 'अनभिव्यक्ति' पक्ष 
ठीक नहीं है । क्योंकि 'अनभिव्यक्त' रहकर ही यदि वह अर्थ का प्रत्यायन' करेगा तो 
'र्वेपदार्थप्रत्ययलक्षणकार्य' को भी कर देगा। क्योंकि वैयाकरणों ने 'स्फोट'.को 
नित्य माना है । तव निरपेक्ष हेतु ( कारण ) के संदा विद्यमान रहने से 'कार्योत्पत्ति' 
में विलम्व होने की कोई वात ही नहीं है। अच्छा, यदि 'सर्वपदाथंप्रत्ययलक्षणकार्यो- 
त्पादकत्व' प्रसंग के निरसनाथे 'अभिव्यक्त स्फोट' को अथे का प्रत्यायक कहेंगे, तो 
अभिव्यक्ति करने वाले 'वर्णो' में से प्रत्येक वर्ण अभिव्यक्ति करता है, या समस्त वर्ण 
मिलकर अभिव्यक्ति करते हैं? दोनों ही पक्षों में उन्हीं दोषों की पुनरावृत्ति होगी, 
जिन दोषों को आप वर्णो के वाचकत्वपक्ष में उपस्थितं किया करते हैं। एवं च 
'स्फोटाभिव्यञ्जकत्वपक्ष' में भी वे ही दोष पुनः उपस्थित होंगे । 

“यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते वणंबुद्धिभिः । 
सोऽपि पर्यनुयोगेन न वै तेन विमुच्यते ॥ 
--( श्लो० वा० सू० ५ स्फो० वा० इलो० ९१ ) 
तथा च--'यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः । 
नैकः . पर्यंनुयोक्तव्यस्तादुगर्थेविचारणे ॥' 

इस नियम के अनुसार वैयाकरणों को तुष्णीम्भाव की ही शरण लेनी चाहिये । 

किच--वैय(करणों को प्रथमतः 'स्फोट' की कल्पना, तदनन्तर उसमें “वाचकत्व | 
शक्ति' की कल्पना करनी पड़ रही है। इस प्रकार दो नयी कल्पताओं के करने की: 
अपेक्षा उभयवादिसिद्ध वर्णो में ही केवल “वाचकत्वशक्ति' की कल्पना कर सः 
अच्छा होगा । एवं च यह स्पष्ट हो रहा है कि “पदपरतीति' जो है, वह 'वर्णावगाहिनी - 


१ RcoVasishtna Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 
- 


१९४ तकभाषा [ पदार्थज्ञानप्रक्रिया 


' ही है । वह 'वर्णो' के अतिरिक्त शशविषाणसदृश किसी स्फोट का, अवगाहन नहीं कर 
रही है । यह ध्यान रखना होगा कि किसी एक वर्ण से “एकं पदम्‌' इत्याकारक पद 
प्रतीति का होना हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उसी से अथंप्रतिपत्ति हो जाने पर तदितर 
वर्णों का होना व्यर्थ ही हो जायेगा । हम तो यह कह रहे है कि 'अनेकवर्णावगाहिनी 
पदप्रतीतिर्जन्यते' । वैयाकरण यह भी नहीं कह सकता कि चरम ( अन्तिम ) वर्ण 
के श्रवणकाल में अन्य वणो के न रहने से अनेक वर्णावगाहिंनी प्रतीति कँसे हो सकेगी? 
क्योंकि हम 'सदसदनेकवर्णावगाहिंनी पदप्रतीतिः जन्यते’ कह रहे हैं । चरमवणं 
“सत्‌? है, और उसके पूर्व के वर्ण 'असत्‌' हैं। वह यह भी नहीं कह सकता कि 'सद- 
सदनेकवर्णावगाहन' के क्रमिक होने से पदप्रतीति नहीं होगी । क्योंकि हम 'एकदैव सद- 
सदनेकवर्णागाहिनी पदप्रतीति' कह रहे हैं ॥ जब एक साथ ( युगपत्‌ ) 'सदसदनेकवर्णा- 
वगाहन' होगा, तब 'पदप्रतीति' अवश्य ही होगी । इस प्रकार की 'पदप्रतीति' श्रोत्र से 
होती है । किन्तु श्रोत्रेन्द्रिय तो विद्यमान अर्थ का ही ग्रहण कर सकती है, अविद्यमान 
अर्थं का नहीं, क्योंकि वह बाह्येन्द्रिय है--ओत्ेस्द्रियं सन्तमेव अथं गृह्हाति नाऽसन्तं 
बाह्योद्धियत्वात्‌ सम्प्रतिपन्नवत्‌'-इस अनुमान से असद्‌ वर्णो का ग्रहण, श्रोत्र से 
कँसे होगा ? इस पर ग्रन्थकार ने कहा है कि पपूर्व-पू्वंवर्णानुभवजनितसंस्कार सहकृतेन 
अन्त्यवणंसम्बन्धेन' अर्थात्‌ सहकारी के प्रभाव से असद्वर्णो का ग्रहण उपपन्न हो 
जाता है । ऊपर दिया गया अनुमान तो प्रत्यभिज्ञायमान विषय के ग्राहक चक्षुरादि 
में अनैकान्तिक ( व्यभिचरित) हो जाता है। इस पर वयाकरण पुनः कह सकुता 
है कि 'पूर्व-ू्वंवर्णानुभवजनितसंस्कारसहक्ृत हुए श्रोत्र' से सदसदनेकवर्णो की प्रतीतिं 
भले ही हुआ करे, किन्तु 'पद' की प्रतीति कँसे हो सकती है? इस पर ग्रन्थकार 
( नैयायिक ) ने कहा 'पदब्युत्पादनसमयग्रहानुुहीतेन श्रोत्रेण' पदव्युपादन का जो समय 
ग्रह ( संकेतग्रह ) उस सेअनुग्रहीत शरत्र' रहता है । जैसे--'अमुक पद! से 'अमुक अर्थ' 
समझना चाहिये (अस्मात्‌ पदात्‌ अयमर्थो बोद्धव्यः ) इत्याकारक संकेतग्रह से/पद' के 
अर्थ ( पदार्थ ) का ज्ञान होता है । वैसे ही घ्‌+अ ट्‌ +अ वर्णो के मिश्रण से '्च्ट' 
शब्द निष्पन्न होता है, और उक्त प्रकार के संकेतग्रह से 'घट' पद का बोध होता है । 
“वद' का संकेतग्रह करने वाले श्रोता को ही “घट' के अन्तिमवणं का अनुभव करते 
हुए 'घट' पद की प्रतीति होती है। इस प्रकार के संकेतप्रह को 'प्रप्रतीति' में 
निमित्त बताया गया हे । ४ 5 
'महपिपाणिनि ने सुपूतिङ्कन्त पदम्‌' सूत्र से पदसंज्ञा का विधान करते हुए 
विभक्त्यन्त को 'पदु” कहा है । और न्यायसूत्रकार गौतम महर्षि ने 'ते विभक्त्यभ्ताः 
पदम्‌” इस प्रकार“पद' का स्वरूप बताया है । इस प्रकार के 'पदस्वरूप' को जाननेवाला 
जो श्रोता, इस पदबोधन-विषंयक संकेतग्रह से परिचित रहता है वही "घटम्‌ आनय' 
इत्यादि वाक्य को सुनकर 'घटम्‌' पद के अन्तिम वर्ण का अनुभव करते समय “पद. 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पदार्थज्ञानप्रक्तिया ] शब्दप्रमाणनिरूपणस्‌ १९५ 


की प्रतीति कर सकता है। यदि वह 'पद' के स्वरूप से परिचित नहीं रहेगा तो-उसे 
'पद' की प्रतीति नहीं हो पायेगी । अतः आशुतर विनाशी वर्णो में भी 'पद' की प्रतीति 
हो सकती है । पद प्रतीति के ल्यि 'स्फोट' की कल्पना करना आवश्यक नहीं है--यह 
नैयायिक ने बताया । एवं च ग्रन्थकार ने 'पदं च बणंसमूहः' कहकर वणो के समूह्‌ 
को 'पद' बताया है । और 'समूह' का अर्थ किया कि 'एकज्ञानविषयीभावः' अर्थात्‌ एक 
ज्ञान का विषय होना । अर्थात्‌ 'एक ज्ञान में भासित होने वाले वर्णो? का नाम 'पद' 
है । 'पद' के लक्षण में प्रयुक्त 'समूह' का तात्पयं यह नहीं है कि 'अनेकवर्णात्मक' ही 
पद होता हे । बहुत से स्थलों पर 'एकवर्णात्मक' भी पद होता है । जैसे-विष्णु 
का वाचक अ' यह एकवर्णात्मक ही 'पद' है। सुख का वाचक 'क' पद, आकाश 
का वाचक 'ख' पद इत्यादि एक वर्णात्मक ही पद हैं। इस पर यह प्रश्‍न हो सकता है 
` कि यदि एकवर्णात्मक भी 'पद' होगा तो 'घट' को एक पद नहीं कहा जा सकेगा, 
क्योंकि उसमें तो अनेक वर्णो के होने से वह कई पदों का समूह कहलायेगा । किन्तु 
इसका उत्तर यह होगा कि 'वणंसमूहः पदम्‌'--यह 'पद' का पुर्णलक्षण नहीं है, यह 
तो एक संकेतमात्र है । पद का सम्पूणं लक्षण इस प्रकार होगा--'शक्तः साभिप्राय! 
वर्णो-वर्णंसमूहो वा पदम्‌' । अर्थात्‌ जो वर्णं या वर्णसमूह किसी अर्थं में शक्त ओर 
साभिप्राय होता है, उसे 'पद' कहना चाहिये । ऐसा लक्षण करने पर कहीं पर भी दोष 
नहीं होगा । इस पर पुनः प्रश्‍न हो सकता है कि “अनेक वणों' में पदप्रतीति मानने पर 
'सरः' पद में जितने वणं हैं, ठीक उतने ही वणं “रस? पद में भी हैं। उसी प्रकार 
'वनम्‌-नवम्‌', 'नदी-दीनः', 'मारः-रामः', 'राजा-जारा’ इत्यादि पदों से अथंभेद की 
प्रतीति नहीं होनी चाहिये । उस पर ग्रन्थकार कहते हैं कि हमने 'वर्णानां क्रमवताम्‌' 
कहा है । 'क्रम' का अर्थ है 'पौर्वापयं'। वह 'पोर्वापयंरूप क्रम” उत्पन्न होने वाले वर्णो 
में ही रहना संभव है । किन्तु 'वर्णो. की नित्यता' तो अनुमानभ्रमाण से सिद्ध है । 
अनुमान इस प्रकार है--'शब्दो नित्यः, अमतं्रव्यत्वात्‌, आकाशवत्‌’ । उस पर नेयायिक 
कहता है कि शब्द का नित्यत्व बताने के लिये आपने जो 'हेतु' दिया है, वह 'सद्धेतु' 
न होकर 'हेत्वाभास' है, क्योंकि वह 'असिद्धि' दोष से दूषित होने से वह स्वयं ही 
असिद्ध है । शब्द में 'गुणत्व' की सिद्धि निश्चित हो चुकी है। अतः ऐसे दुष्ट अनुमान 
' से 'शब्द' में नित्यता को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है । तस्मात्‌ 'वर्णात्मक शब्द, 
उत्पत्ति-विनाशवान्‌ होने से 'अनित्य' है, क्योंकि उसके ‘उत्पत्ति और विनाश प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। ऊपर 'वणों के क्रमविपर्यय' को प्रदशितकर उनमें 'अथंभेदप्रतीति के नु 
हो सकने की आपत्ति उपस्थित की थी । किन्तु इस प्रकार आक्षेप करना निरंक है, 
क्योंकि हमने 'विपरीत क्रम' वाले वों में वाचक शक्ति नहीं नानी है । किन्तु “शक्ति 
तो कार्य से उन्नेय हुआ करती है । जैसा उनका कार्य देखा जाता है तदनुसार उनकी 


| : शक्ति की कल्पना की जाती है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०९ -- तर्कभाषा [ पदार्थज्ञानप्रक्रिया 


ध्यावन्तो यादृशा ये च यदर्थप्रतिपादने । 
वर्णाः प्रज्ञातसामर्थ्यास्ते तथेवावबोधका: ॥ 
इस प्रकार से 'वाक्य में स्थित वर्णे' उच्चरित-प्रध्वंसी होने के कारण उनका 

'युगपत्‌ अनुभव' संभव न होने से पूर्वोक्त 'सहकारियों के द्वारा उपकृत हुए श्रोत्र' से 
“अनेक वर्णो' में पदप्रतीति होती है । अर्थात्‌ इस प्रकार की प्रतीति पैदा कराने का 
सामथ्यं जो 'भ्रोत्र' में देखा जाता है, वह 'सहकारियों के दाढ्य' से (बलसे ) 
_ होता है । 'ओोत्रेरिदरय' के तीन सहकारी होते है--( १ ) पुर्वे-पुव॑वर्णो के अनुभव से 
ˆ उत्पन्न होने वाला संस्कार, ( २ ) अन्तिम (चरम ) वणे का श्रोत्र से ग्रहण किया 
जाना, ( ३ ) श्रोता को होने वाली पदप्रतीति । इस पर भी पूर्वपक्षी पुनः कह्‌ सकता 
है कि पूर्व-पूर्व वर्णो के अनुभवजन्य संस्कार के बल पर ( संस्कार से युक्त हुए ) 
श्रोत्र से सत-असत्‌ ( विद्यमान्‌ तथा अतीत ) वणो की एक साथ ( युगपत्‌ ) प्रतीति 
कैसे हो सकेगी-? क्योंकि जिस विषय के अनुभव से जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, वे 
संस्कार उसी विषय का स्मरण कराने में समर्थ रहते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य किसी 
कार्य को करने की सामर्थ्यं उनमें नहीं है । इसीलिये मण्डनमिश्च ने स्फोटसिद्धि में 
कहा भी है--- 

“संस्काराः खलु यद्वस्तुरूपप्रख्याविभाविताः । 

फलं तत्रैव जनयन्त्यतोऽर्थे धीर्न कल्प्यते ॥' 


तस्मात्‌ उन संस्कारों के सहयोग से भी श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा सत्‌-असत्‌ वर्णो का 
एक्र साथ ( युगपत्‌ ) अवगाहन करने वाली 'पदप्रतीति' नहीं की जा सकती । इस पर 
नंयायिक कहता है कि यदि संस्कार दृढ होता है तो वह स्मृति के अतिरिक्त अन्य कार्य 
को भी करा देता दै । जैसे 'प्रत्यभिज्ञा-प्रत्यक्ष' में संस्कार 'चक्षुरिन्द्रिय का सहकारी 
हो जाता है और 'चक्षु' से ही 'सोऽयं देवदत्तः' यह प्रत्यभिज्ञा होती है । इस प्रत्यभिज्ञा 
में पुर्वानुभुतविषय' की अतीतावस्था और वर्तमान में अनुभूयमान वतंमानावस्था' दोनों 
का स्फुरण ( भान ) होता है । अर्थात्‌ इसमें “स्मरण और प्रत्यक्ष' दोनों रहते हैं । 
एवं च 'संस्कारसहकृतचक्षु' में 'स्मृति-व्यतिरिक्तप्रत्यभिज्ञानजनन सामथ्यं का होना 
सर्वानुभवसिद्ध है । न्यायशास्त्रकारों ने कहा भी है-- 
'यद्यपि स्मृतिहेतुत्व॑ संस्कारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
कार्यान्तरेऽपि सामर्थ्यं तस्य न प्रतिहन्यते ॥' 
तस्मात्‌ पूर्वपूर्वं वर्णो के संस्कार' की दृढता से “श्रोत्र' द्वारा भी 'सत्‌-असत्‌ 
वर्णो' का एक साथ भान हो सकता है। “अकेली इन्द्रिय' या “अकेले संस्कार' में ऐसी 
प्रतीति कराने का सामथ्ये नहीं है, किन्तु दोनों के मिल जाने पर वह सामथ्ये हो 
जाता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वाक्यार्थज्ञानप्रक्रिया ] शब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ १९७ 


वाक्यार्थज्ञानप्रक्रिया-- 

'पदसमूहो चाक्यम्‌' । 'अनेक पदों' में वाक्य प्रतीति का प्रकार भी इसी तरह है। 
“भ्रोत्र' से ही वाक्यप्रतीति भी होती है। वह “वाक्यप्रतीति' भी अनेक पदों का ग्रहण 
करती है, अर्थात्‌ अनेक पदावगाहिनी होती है। यहाँ भी 'समूह” का अर्थ 'एकज्ञान- 
विषयत्व'--एक प्रतीति का विषय होना है। जब “अनेक पदों' में या 'एक पद' में 
“इदम्‌ एकं वाक्यम्‌'--यह एक वाक्य है ऐसी प्रतीति होती है, तब उस 'पदसमूह' को 
या 'एक पद' को “वाक्य” कहते हैं। जैसे एक वर्णात्मक 'पद' होता है, वैसे ही एक 
पदात्मक “वाक्य' भी होता है। उस “'वाक्यप्रतीति” में भी 'पदप्रतीति' की तरह तीन 
सहायक होते हैं। (१) पुर्व-पूर्वं पदानुभवजनित संस्कार, (२) चरम पद का 
श्रोत्र से ग्रहण, (३ ) श्रोता को होने वाली पदाथंप्रतीति । इस प्रकार 'आकांक्षा', 
'योग्यता', 'सन्निधि' से युक्त पद समुह को 'वाक्य' कहा गया है । 

इस पर वैयाकरण कह सकता है कि अनेक पदों में 'एकं वाक्यम्‌' प्रतीति का 
होना जो आपने बताया है, वह नानापदातिरिक्त वाक्यस्फोट को स्वीकार किये बिना 
कैसे संभव होगा ? जैसे परस्पर विलक्षण पुष्पों में अनुस्यूत हुए सूत्र के बिना 'माला' 
की प्रतीति नहीं होती, उसी तरह 'पदों की माला” में भी किसी 'भिन्न निमित्त के 
बिना 'एकप्रतीति' नहीं हो सकेगी । जब तक “वाक्यस्फोट' का स्वीकार नहीं किया 
जायेगा तब तक 'वाक्यार्थंप्रतीति' का होना संभव ही नहों है । 

इस पर नेयायिक कहता है कि 'वर्णो' में वाचकत्व बताकर 'पदस्फोट' का निरा- 
करण करने से ही 'वाक्यस्फोट' का भी निराकरण हो ही गया हे । जैसे 'पदस्फोट' 
का निराकरण करने पर 'वर्णो' में ही 'पदप्रतीति' हो जाती है, वसे ही 'वाक्यस्फोट' 
के निराकरण से 'पदों' में ही 'वाक्यप्रतीति' हो जाती है । अर्थात्‌ 'पदसंस्कार-सहकृत 
अन्तिम पद' से सम्बद्ध हुए श्रोत्रेन्द्रिय से वह वाक्यप्रतीति हो 'जाती है। एवं च 
'वाक्यप्रतीति' में 'पदा्थंप्रतीति' अंग है, क्योंकि 'पदार्थ' की प्रतीति न होने पर कितना 
ही पदश्रवण करता रहे, 'वाक्यप्रतीतिं' नहीं हो पाती । अतः 'वणंसमूह' को 'पद' और 
“वदसमूह' को 'वाक्य' कहा गया है । ऐसे 'पदससूह रूप वाक्य' का प्रयोग यथाथंदर्शी 
एवं यथाथंवक्ता 'आप्त' जब करता है तब उस वाक्य को :ही 'शब्दप्रमाण' कहते हैं । 
'शब्द' शब्द की व्युत्पत्ति--'शब्दयते अनेन इति शब्द: की जाती है । इस प्रकार 
करण व्युत्पत्ति से 'शब्द' शब्द की निष्पत्ति होती है। किन्तु “करण' उसी को 
कहा जाता है, जो 'फलवान्‌' रहता है। अतः उक्त 'शब्द-प्रमाण' का फल है-- 
वाक्यार्थ-'ज्ञान' । 

कुछ लोग 'शब्द' का फल निरूपण इस प्रकार करते हैं-- 

'पृद', पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं, 'पदाथं' वाक्यार्थं ज्ञान को पंदा करते हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९८ : तकंभाषा [ शब्दप्रामाण्यविचार 


तथा च 'वाक्यार्थज्ञान' में 'पदार्थ' ही करण है, और पदार्थों के प्रतिपादन करने में 
पदों का उपयोग होता है । 

किन्तु इसका खण्डन तो 'वाक्य' का फल वाक्यार्थ ज्ञान है--यह कहने से ही हो 
जाता है। 'पदार्थ' तो कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि 'नियत पूर्वंभावित्व'--इस 
कारणत्व रूप के अवगत होने पर ही पदार्थ! को कारण कहा जा सकेगा। जब कि 
वह 'सामान्य कारण' भी नहीं है तो उसे “विशेष कारण' ( करण ) कैसे कहा जायेगा ? 
किन्तु 'पद' तो नियमतः पूर्वभावी होते हैं। वाक्याथंप्रतीति के कराने में वे अवान्तर 
ब्यापार के रूप में 'पदार्थप्रतिपादन' करते हैं। इस रीति से 'पदार्थप्रतिपादन' को 
भवान्तरव्यापार बनाकर 'वाक्यार्थं प्रतीति’ के वे जनक कहलाते हैं । “नहि स्वा 
स्वस्य व्यवधायकम्‌'- अपना ही अंग, अपना व्यवधायक नहीं हुआ करता है--इस 
न्याय से 'ब्यापार' कभी व्यवधायक नहीं होता है । कहा भी है-- 


'साक्षाद्‌ यद्यपि कुर्वन्ति पदार्थंप्रतिपादनम्‌ । 

वर्णास्तथापि नैतस्मिन्‌ पर्यवस्यन्ति निष्फले ॥ ३४२ ॥ 

वाक्यार्थमितये तेषां प्रवृत्तो नान्तरीयकम्‌ । 

पाके ज्वालेव काष्ठानां पदा्थंप्रतिपादनम्‌ ॥' इति ॥ ३४३ ॥ 
--( इलो ० वा० वाक्याधिकरण ) 


इस प्रसंग में प्राभाकर मतानुसारी कुछ लोग 'वेदिकवाक्य'का प्रामाण्य पृथक्‌ 
मानकर 'लौकिकवाक्य' को अनुमान के अन्तर्गत मानते हैं । अर्थात्‌ 'लौकिकवाक्य' 
का प्रामाण्य अनुमानविधया मानते हैँ । 
इस पर नैयायिक कहता है कि 'वेद' के तुल्य ही 'लोक' में भी 'आकांक्षादिमात्‌ 
वाक्‍य? ही वाक्यार्थे प्रतिपादन करने में समर्थ समझा जाता है। तब वाक्य से ही 
वाक्यार्थप्रतिपत्ति- ( वाक्यार्थज्ञान ) के संभव हो जाने से, 'जो वैदिक हैं, वे ही 
लौकिक है'--इस 'लोक-वेदाधिकरणन्याय' से लोकिक वाक्य और वैदिक वाक्य दोनों 
की समानयोगक्षेमता होने के कारण अनुमान में 'छौकिकवाक्य' का अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता । 'शब्दप्रमाण' अन्यप्रमाणों की तरह स्वतंत्र प्रमाण ही है। इसीलिये उसका 
लक्षण 'आत्तवाक्यं शब्द किया गया है। अर्थात्‌ 'शब्दप्रमाण' का 'लक्षण' यानी 
असाधारणधमं 'आप्तवाक्यत्व' है, जो लौकिक और वैदिकवाक्यों में साधारण रूप से 
स्थित है । 'वेद' की तरह 'लोक' में भी 'वाक्यरूप शब्द वाक्यत्वेन रूपेण ही (अर्थात्‌ 
अपने निजी रूप से ही ) प्रमाण है । अनुमानत्वेन रूपेण ( अनुमानंप्रमाण के रूप में ) 
उसे 'प्रमाण' समझना उचित नहीं है । फिर भी लोक और वेद की सर्वात्मना समानता 
नहीं है । 'आप्त' और 'अनाप्त' की विशेषता को देखते हुए लोक और वेद में अन्तर 
_ उपलब्ध होता है । क्योंकि 'यथाथंदर्शी' एवं 'यथायंवादी' को ही आप्त' कहा जाता है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्दप्रामाण्यविचार ] शन्दप्रमाणनिरूपणस्‌ १९९, 


जो स्वयं भ्रान्त’ और 'बिप्रलम्भक' ( वंचक ) हो उसे 'आप्त' नहीं समझा जाता । 
उसे 'अनाप्त' कहते हैं । लौकिक पुरुषों में भ्रान्ति-विप्रलम्भ ( भ्रम-विप्रलिप्सा = 
वंचकता ) की उपलब्धि होने से किचिदेव लौकिक वाक्य' को प्रमाण माना जाता है । 
सभी लौकिक वाक्यों को प्रमाण नहीं माना जाता । जो लौकिकवाक्य आप्तपुरुष 
के द्वारा कहा गया हो, उसे ही प्रमाण माना जाता है । किन्तु ऐसी स्थिति वेद में नहीं 
है। वेद का 'अक्षर-अक्षर' प्रमाण है, उसमें अप्रामाण्य की गन्ध तक नहीं है, क्योंकि 
'बह' परमेश्वरप्रणीत है । 
शंका--वेद यदि परमेश्वर प्रणीत हैं तो भी उसका प्रामाण्य निराशंक नहीं हो 
सकता, क्योंकि पुरुषों में राग-देषादि की संभावना रहने से अयथाथे वाक्यों का भी 
प्रणयन हो सकता है। कह! भी है-- 
“रागद्वेषादिकालुष्यं पुरुषेषूपलम्यते । 
अतः प्रामाण्यशङ्काऽपि निष्कलङ्के प्र सज्यते ॥ 
अतः वेद का निविचिकित्स प्रामाण्यलाभ करने के लिये उसे ( वेद को ) 'नित्य' 
मान लेना चाहिये । 


समा०--वेदकर्ता परमेश्वर, साधारण पुरुषों ( लौकिक पुरुषों ) के समान नहीं 
है । वह केवल 'आप्त' ही नहीं, बल्कि 'परम-आप्त' है । 'प्रक्षीणरागादिदोषत्वे 
सति उपदेषटूत्वम्‌'--आप्तत्वम्‌, यह 'आप्त' का लक्षण है। इस प्रकार आप्तत्व, ` 
दो प्रकार का होता है--( १) पर (२) अपर। उनमें 'पर-आप्तत्व' उसी में 
हो सकता है जिसने सबको विषय बना लिया हो, ऐसा सर्वज्ञ के सिवाय दूसरा है, 
कोई नहीं है, एक मात्र सवंज्ञ ही हे । किन्तु दूसरा 'अपर आप्तल्व' असवंविषयक है । 
वह आयं-म्लेच्छ आदि असवंज्ञों का भी हो सकता है। यथार्थतः सर्वायंदर्शी होने 
से परम आप्त, जिसके -रांग-द्वेषादि दोषों का क्षय हो गया है ऐसा कृपालु परमेश्वर, 
लोगों को उपदेश देने के लिये प्रवृत्त होकर यथाथं उपदेश ही देता है। अतः उसके 
द्वारा प्रणीत सभी वाक्य प्रमाण माने जाते हैं । शंका करने वाले ने जो यह कहा था 
कि 'वेद' को 'नित्य' मानकर उसका 'प्रामाण्य' मानना चाहिये-यह कथन निःसार 
है, क्योंकि “प्रामाण्य' तो ,'दोषाभावप्रयुक्त, है, 'नित्यत्वप्रथुक्त' नहीं । वेद को नित्य 
मानने पर भी 'मन? या /भ्रवणेर्बरिय' में आगन्तुकदोष की सम्भावना रहने पर संशय 
या विपर्यय ( मिथ्याज्ञान) के होने से अभ्रामाण्य की उपलब्धि देखी जाती है। और 
नित्यत्व के न मानने पर भी दोषशूत्य चक्षुरादि इन्द्रियों में प्रामाण्य की उपलब्धि 
होती देखी जाती है । किन्तु पुरुषधौरेय में किसी प्रकार के भी दोषों की सम्भावना 
नहीं की जा सकती । इसलिये कहा गया है कि 
. 'क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०० तकंभाषा [ शब्दप्रामाण्यविचार 


इस प्रकार के ईश्वर के मानने में अनुमान-प्रमाण जागरूक है--'अङ्कुरादिकं 
सकतृंकं कार्यवा त्‌ कुम्भवत्‌'--इत्यादि, ईश्वरसाधक अनेक अनुमान दिये जा सकते हैं । 
श्री उदयनाचायं ने कहा भी है-- 


'कार्यायोजनश्वुत्यादेः पदात्‌ प्रत्ययतः श्रृतेः। 
वाक्यात्‌ संख्याविशेषाच्च साध्यो विश्वविदव्ययः ॥' 


—च्यo कु० ५।१ 


विद वाक्यों के अनादि होने में प्रमाण नहीं है--यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
वेदवाक्यानि अनित्यानि वाक्यत्वात्‌ कालिदासदिवाक्यवत्‌'--इत्यादि अनुमान किया 
जा सकता है। इस पर यदि कहें कि वेदवाक्य के नित्य होने में भी अनुमान किया 
जा सकता है--'वेदवाक्यानि नित्यानि अस्मयंमांणकतृंकत्वात, आकाशवत्‌’ । किन्तु 
यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अननुभूयमानकतूंक-घटादि में व्यभिचार होगा । यदि 
“अज्ञायमानकतृंकत्व' को हेतु बनाएँ तो 'असिद्धि' होगी। क्योंकि अनुमान और 
आगम से उसका ज्ञान हो सकता है। यदि यथाश्रुत को ही मान लिया जाय, तो भी 
जीणं कूप-आराम आदिं पदार्थो में व्यभिचार होगा। इन दोषों के निरसनार्थ यदि 
सम्प्रदायाऽविच्छेदे सति’ यह विशेषण दें तो भी गाथादिशब्द और सुभाषितश्लोकों में 
व्यभिचार होगा । किच---सम्प्रदाय” का अर्थ है--वृद्धव्यवहारानुगत पदवर्णस्वर आदि 
का नियम, उसका अविच्छेद यानि 'यथापूवं उच्चारण'। तो सपक्ष और विपक्ष में 
उसके न रहने से 'दुष्टांन्ताऽसिद्धि' होगी । अतः परम आप्त परमेश्वर के द्वारा प्रणीत 
होने से वेद का प्रामाण्य निरावाध सिद्ध हो जाता है। इसीलिये महि कणाद ने 
कहा है--'तद्वचनादाप्तप्रामाण्यम्‌'। 
इस प्रसंग में वेशेषिकों का मत भिन्न है- न्यायशास्त्र में प्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण 
बताये गये हैं, किन्तु न्याय के समानतंत्र कहलाने वाले वैशेषिक दशन में केवल दो ही 
“प्रत्यक्ष और अनुमान" प्रमाण स्वीकार किये गये हैं । और इन से भिन्न उपमान, शब्द, 
ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अनुपलब्धि ( अभाव ) इन छह प्रमाणों का अनुमान में 
४ ही अन्तर्भाव, वेशेषिकों ने माना है । वैशेषिक दर्शन में 'अथातो धर्म व्याख्यास्यामः'- 
( वे० सू० १।१।१ ) सूत्र के द्वारा 'धर्मव्याख्यान' की प्रतिज्ञा की गई है। तदनन्तर 
तृतीय सूत्र--तह्ृचनादाम्तायस्य प्रामाण्यम्‌’ -( वे० सू० १।१।३ ) से वेदप्रामाण्य 
को बताया गया है । तथापि “शब्द' को पृथक्‌ प्रमाण न मानकर उसका अनुमान में ही 
अन्तर्भाव किया गया है । अनुमान में अन्तर्भाव करने का कारण 'समानविधि' बताते 
हैं । जैसे 'अनुमान' में--( १ ) व्याप्तिग्रह, ( २ ) लिङ्गज्ञान, ( ३ ) व्याप्तिस्मृतिः के 
पञ्चात्‌ (४ ) अनुमिति’ उत्पन्न होती है, उसी प्रकार 'शब्दप्रमाण में ( १ ) संकेत- 
ग्रह ( २) वाक्यश्रवण, (३) पदार्थस्मृति के पश्चात्‌ (४ ) 'शांब्दबोध' होता है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्दप्रामाण्यविचार ] शब्दप्रमाणनिरूपणम २०१ 


इसी 'समानविधि' के कारण “शब्द” का “अनुमान! में 'अन्तर्भाव किया गया है । 
वैशेषिक दर्शन ने श्रुति-स्मृतिरूप आम्नाय को भी 'अनित्य' और उसका 'प्रामाण्य'--- 
वकतृप्रामाण्याधीन माना है और 'तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌',--( वे० सुऽ 
१।१।१ ), 'बुद्धिपूर्वावाक्यकृतिवेदे'--( वै० सु० ६१।१) इन सूत्रों से 'वेद' की 
अनित्यता और 'परतः प्रामाण्य' बताया है । 

किन्तु न्यायदर्शन शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानता है। और मीमांसादर्शन 'वेद' को 
नित्य और उसका 'स्वत:प्रामाण्य' बताता है। और 'शब्द' को स्वतंत्र प्रमाण 
मानता है । 

यद्यपि मीमांसादशेत के प्राभाकर संप्रदायानुयायी श्रीशालिकनाथ मिश्र आदि ने 
वैशेषिक के समान 'अनुमान' में ही शब्दप्रमाण का अन्तर्भाव कर लिया है, तथापि वे. 
“वैदिक शब्द” को स्वतन्त्र शब्दप्रमाण' के रूप में स्वीकार करते हैं। हाँ, केवल 
“लौकिक शब्द' को स्वतंत्र शब्दप्रमाण के रूप में नहीं मानते, उसी को 'अनुमान' के, 
अन्तर्गत मानते हैं । प्रभाकर मीमांसकों का कहना है कि 'पदार्थ-संसर्ग बोध' रूप शाब्द- 
बोध ही 'शब्दप्रमाण' का फल है । और लौकिक वाक्यों के प्रति 'प्रामाण्य' बोध होने 
के लिये 'आप्तोक्तत्व' का ज्ञान आवश्यक है । आप्तपुरुष उसी को कह सकते हैं, जिसे - 
उच्चरित वाक्य के अर्थ का यथाथे ज्ञान हो । एवं च 'पदार्थसंसग' रूप “वाक्यार्थ' जो ' 
है, वह, वक्ता के ज्ञान के अन्तगंत हो जाता है । उस 'ज्ञान का बोध' अनुमान से हो 
जाता है । इसलिये लौकिक वाक्य को 'शब्द-प्रमाण' के रूप में नहीं माना गया है । 
वह तो अनुमान से ग्रृहीत किये गये 'पदार्थ-संसगं' रूप वाक्यार्थ का अनुवाद मात्र 
करता है। किन्तु वैदिक-व।क्य तो अपौरुषेय है । इसलिये उनमें 'आप्तोक्तत्व' होने की 
अपेक्षा ही नहीं है । अतः 'वैदिकवाक्यरूप शब्द” स्वतंत्र प्रमाण है । 

प्रभाकर मिश्र के इस कथन का खण्डन श्री उदयनाचायं ने अपनी स्यायकुसुमांजलि 
में किया है। श्री उदथनाचार्य कहते हैं कि प्राभाकर के कथनानुसार प्रथमतः अनुमान 
की प्रक्रिया से तथा बाद में शब्द की प्रक्रिया से 'पदार्थंसंसगं' के बोध को मानकर 
'शब्द' को अनुवादक और अनुमान को प्रमाण माना गया है । किन्तु यह कथन उचित 
प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अनुमानप्रक्रिया और शब्दप्रक्रिया में अन्तर है, क्योकि' 
अनुमान करने के लिये 'व्याप्तिस्मरण' आवश्यक है। व्याप्तिस्मरण करते हैं तो . 
विलम्ब होना निश्चित है और शब्दप्रक्रिया में वैदिक वाक्यों में 'संसर्गंबोध' की 
शक्ति तो पहले से निश्चित हो चुकी है। अतः निश्चित शक्ति वाले वाक्य से पहिले ही , 
संसर्ग का बोध' हो जायेगा और अनुमान की प्रक्रिया से. 'संसर्ग का बोध' विलम्ब 
से होगा । इसलिये “अनुमान? को ही 'अनुवादक' कहना होगा । 

यदि 'लौकिकवाक्य' को 'अनुवादक' ही कहना चाहते हो तो वैदिकवाक्यो में भी . 
अमी वैदिकाः पदार्थाः परस्परं संसगेवन्तः, व्यस्तपुन्दुषणांशद्छैः पदे: स्मारितत्वात्‌ -- 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०२ तकभाषा . [ शक्यार्थविचार 


इस अनुमान से, संसग का निर्णय पहिले ही हो जाने से 'वेदिकवाक्य' को भी 'अनु- 

वादक? कहना होगा । अतः लौकिक-वैदिक दोनों प्रकार के वाक्यों को 'अनुवादक' 

मान लो या दोनों को प्रमाण मान लो । केवल वैदिक वाक्यों को 'प्रमाण' कहना और 

लौकिकवाक्यों को 'अनुवादक' कहना तो 'अर्धेजरतीयन्याय' होगा, वह ठीक नहीं है। 
इसी कथन को न्यायकुसुमाञ्जलिकार के शब्दों में दे रहे हैं-- 

“प्राभाकरास्तु वेदस्याऽपौरुषेयतया तत्र बक्तृज्ञानानुमानाऽसम्भवात्‌ शब्दः प्रमा- 
णम्‌ । लोके त्वाप्तोक्तत्वज्ञानमपेक्षितम्‌ । तथा च 'अयं वक्ता स्वप्नयुक्तवक्या थंज्ञानवान्‌, 
भ्रमाद्यजन्यवाक्यार्थज्ञानजन्यवाक्यप्रयोक्तृत्वात्‌' इत्यनुमानाद्‌ वकतृज्ञानावच्छेदकतया, 
उत्तरकालं वा 'एते पदार्थाः परस्परं संसृष्टा वक्तृयथार्थंज्ञानविषयत्वात्‌' इत्यनुमाना- 
त्साक्षाद्‌ वाक्यार्थ सिद्धे; क्ळप्तसामर्थ्यात्‌ शब्दात्पुनरन्वयधीरित्यनुवादको लौकिकः 
शब्दो न प्रमाणमिति प्राहुः । 

तत्राह-- 


“निर्णीतशक्तेर्वाक्याद्धि प्रागेवार्थस्य निणंये । 
च्याप्तिस्मृतिविलम्वेन रिङ्गस्यंवानुवादिता ॥ 
व्यस्तपुन्दूषणाशङ्केः स्मारितत्वात्‌ पदैरमी । 
अन्विता इति निणीति वेदस्यापि न तत्कुतः ॥” 
--( न्या० कु० ३, १४, १५ हरिदासीय वि० ) 
उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि “शब्द” एक स्वतंत्र प्रमाण है । अब 
उसके 'अर्थ' पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाय । 'शब्द' अपनी 'सहजशक्ति' से 
जिसको बतावे, - बंही उसका 'अथं' है । शब्द अपनी सहजशक्ति रूप संबंध से अर्थं 
बोध को नियन्त्रित कर देता है। उस सहज शक्ति को ही 'अभिधा' शक्ति के नाम से 
कहा जाता है। उस “अर्थ के सम्बन्ध में अनेक मत हैं। नैयायिकों का अपना मत है 
कि 'शब्द' को सुनने पर श्रोता को जो-जो वोध होता है, वह सभी अथं है। उन सभी 
में उस 'शब्द' की सहजशक्ति है । जैसे 'गो' शब्द के सुनने पर एक विशेष 'जाति, 
- विशेष आकार को व्यक्ति का वोध होता है। अर्थात्‌ 'गोत्व' 'सास्ना' 'व्यक्ति' इन 
सभी में 'गो' शब्द की शक्ति है । जैसे कि सूत्रकार गौतममहषि ने 'जात्याकृतिव्यक्तपः 
पदार्थः-सूत्र से बताया है । इस सूत्र गत 'आकृति' शब्द पर भी अनेक मत हैं । 
प्राचीन नेयायिकों ने 'आकृति' शब्द से 'अवयवसंस्थान रूप आकार? को माना 
है । किन्तु नवीननेयायिकों ने 'आकृति' शब्द से 'जाति और व्यक्ति के सम्बन्धरूप 
'समवाय' को माना है। एवं च “जाति, आकृति, और व्यक्ति' को 'शब्द' का अर्थ 
मानने वाला प्राचीन मत है, और 'जाति और व्यक्ति दोनों के सम्बन्धरूप समवाय 
को 'शब्द' का अथ मानने वाला नवीनमत है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भतान्तरखण्डन ] शब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ २०३ 


किन्तु मीमांसक विद्वान्‌, उपरिनिदिष्ट नेयायिकों के मतों को न मान कर केवल 
"जाति! को ही 'शब्द' का अर्थ मानते हैं। आकृति और व्यक्ति को ये 'शब्द' का अर्थ 
नहीं कहते । लाघव की दृष्टि से इन्होंने एक मात्र 'जाति' को ही शब्दार्थ के रूप में 
माना है । शब्दश्रवण करने पर “व्यक्ति” का ज्ञान तो आक्षेप से हो जाता है। जैसे 
“प्रभाकरमीमांसक' के मत मे 'शब्द' के वाच्य ( शक्‍य ) अर्थ केबल 'जाति' को 
मानकर 'जातिबोधक सामग्री' से ही 'व्यक्ति' का बोध होना बताया गया है । क्योंकि 
“्यक्ति' में तुल्यवित्तिवेद्य॒ता ( समानसामग्रीग्राह्मता ) रहती है । 

श्रीकुमारिळभट्टपाद ने भी 'शब्द' का शक्यार्थ ( वाच्यार्थं ) केवल 'जाति' को ही 
माना है । इतने अंश में दोनों की समानता है। और “व्यक्ति' का ज्ञान, अनुमान से 
होना उन्होंने बताया है । मण्डन मिश्र के मत में भी 'जाति' का बोध 'शब्द' की 
'अभिधाशक्ति' से होना बताया है। अर्थात्‌ 'शब्द' का शक्याथं ( वाच्याथं ) जाति’ 
है, और 'व्यक्ति' का ज्ञान, लक्षणा से होता है । कुब्जशक्तिवादी श्रीकर ने भी 'जाति' 
को ही शब्द का वाच्यार्थं ( शक्यां ) माना है, और “व्यक्ति का बोध, “व्यक्ति' के 
बिना 'जाति' की अनुपपत्ति को देखकर 'अर्थापत्ति' प्रमाण से शब्दजन्य ही माना है । 
तात्पर्यं यह है कि 'शब्द' की शक्ति केवल 'जाति' में ही है, 'व्यक्ति' में नहीं । इसलिये 
“व्यक्ति! का ज्ञान, 'शब्दशक्ति' से नहीं है । अपितु प्रकारान्तर से होता है । 
मीमांसकमत का खण्डन-- 

नैयायिक का कहना है कि उपर्युक्त मीमांसकमत में कोई औचित्य प्रतीत नहीं हो 
रहा हैं, क्योंकि शब्दश्रवण होने पर 'जाति' और 'व्यक्ति' दोनों का ज्ञान, समानरूप से 
ही होता है । उसमें किसी प्रकार का कोई कालभेद या प्रक्रियाभेद नहीं है। अतः 
“जाति! का ज्ञान, 'शब्दशक्ति' से और “व्यक्ति' का ज्ञान प्रकारान्तर से बताना उचित 
नहीं है । इसलिये 'जाति' की तरह ही 'व्यक्ति' को भी 'शब्द' का शक्यार्थे ( वाच्याथं ) 
ही मान लेना चाहिये । 

मीमांसकों का जो यह कहना है कि 'शब्द' का अर्थ वही माना जाता है, जो 
'अनन्यळभ्य' हो । अर्थात्‌ 'प्रकारान्तर' से जिसका ज्ञान नहीं होता, उसे ही “शब्द का 
वाच्यार्थं ( शक्याथं ) माना जाता हे । किंन्तु उनका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 
'व्यक्ति' की 'अनन्यलभ्यता' अप्रामाणिक है । उनकी बताई हुई सभी पढ़तियाँ सदोष 
हैं । जैसे-- 
प्रभाकर के मत में दोष-- 

केवल 'तुल्यविततिवेद्यता' कहकर 'व्यक्ति' के बोध की उपपत्ति नहों हो सकेगी । 
क्योंकि किसी भी 'कार्य' की उत्पत्ति, किसी 'कारण' से ही हुआ करती है, कारण के 
अभाव में नहीं । केवल 'तुल्यवित्तिवेद्यता' के नियम को कहने मात्र से नहीं हो सकती । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०४ तकभाषा [ मतान्तरखण्डन 


श्रीकुमारिलभट्टपाद के मत में दोष-- 

इस मत में अभिधाशक्ति से 'जाति' का बोध और अनुमान से 'व्यक्ति' का बोध 
होना माना जाता है । किन्तु 'अनुमान' से 'व्यक्ति' का बोध इसलिये नहीं हो सकता 
कि अनुमान से होने वाले ज्ञान में 'वस्तु' का भान, पक्ष, साध्य और उन दोनों के 
सम्बन्ध के रूप में ही होता है । किन्तु व्यवहारोपयोगिनी व्यक्ति, इन तीनों में से किसी 
भी रूप में अनुमान-जन्यज्ञान ( अनुमिति) का विषय नहीं हो सकती । क्योंकि 
मीमांसकभट्ट के मतानुसार “व्यक्ति! तो 'शब्द' का वाच्य होती ही नहीं है। अतः शब्द- 
श्रवण करने वाले श्रोता को उसका ( व्यक्ति का ) ज्ञान होना संभव ही नहीं है । और 
श्रोता को उसके ज्ञात हुए विना अनुमान-जन्य वोध में उसका भान कभी हो ही नहीं 
सकता, क्‍योंकि उक्त त्रिविध रूपों में से किसी भी रूप में उसका भान होने के लिये 
उसका ( व्यक्ति का ) परामर्शं के रूप में ज्ञान होना चाहिये। परन्तु शब्दश्रवण 
करने वाले श्रोता के लिये वह ( व्यक्ति ) शब्दवाच्य न रहने से उसकी अनुपस्थिति 
है, इसलिये वह परामर्श का विषय नहीं हो सकती । अतः अनुमान से व्यक्ति का बोध 
कहना समुचित नहीं है । 
मण्डनमिश्र के मत में दोष-- 


मण्डनमिश्र के मतानुसार 'जाति' तो शब्द का वाच्य ( शक्य ) है, और 'व्यक्ति' 
का ज्ञान 'लक्षणा' सें होता है । किन्तु यह कथन निःसार-सा प्रतीत होता है । क्योंकि 
'लक्षणा' के बीज 'अन्वयानुपपत्ति' के रहने पर ही 'लक्षणा' हुआ करती है । किन्तु 
"गो: अस्ति' कहने पर 'गोत्व' में 'अस्तित्व' के अन्वय की अनुपपत्ति तो है नहीं । तब 
अन्वयानुपपत्ति'रूप बीज के न होने के कारण 'गोव्यक्ति' में 'गो' शब्द की लक्षणा न 
होने पर भी तथा 'गो' शब्द का वाच्य न होने पर भी 'गो'व्यक्तिकावोधतोहो ही 
जाता हे । अर्थात्‌ विना लक्षणा के ही 'गोव्यक्ति' का वोध हो जाता है । एवं च इस 
मत में 'व्यक्ति' के बोध का उपपादन नहीं हो पाया है । 


कुब्जशक्तिवादी श्रीकर के मत में दोष-- 

इनके मत के अनुसार 'जाति' का भान 'शब्द' की शक्ति से होता है, और “व्यक्ति 
का भान 'अर्थापत्ति' प्रमाण से होना बताया गया है । किन्तु विजातीय प्रमाणों से 
(एक ज्ञान' की उपपत्ति नहीं होती । इसलिये 'शब्द' और 'अर्थापत्ति' के परस्पर 
सहयोग से “व्यक्ति का भान नहीं हो सकता। नैयायिक का कहना है कि शब्दको 
सुनने पर 'जाति' और “व्यक्ति! दोनों का ज्ञान युगपत्‌ ( एक साथ ) ही होता है, 
क्रम से नहीं । किन्तु अनन्यलभ्यः शब्दार्थः’ मानने पर दोनों का युगपत्‌ ज्ञान कसे 
संभव हो सकता है ? अतः 'जाति' की तरह “व्यक्ति! को भी शब्द का वाच्य ही मानता 
चाहिये । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरखण्डन ] शब्दप्रमाणनिरूपणम्‌ २०५ 


शब्द को सुनने के वाद केवल किसी पदार्थ का ज्ञान न होकर अनेक पदार्थों के 
परस्पर सम्वन्ध का ज्ञान हुआ करता है। किन्तु पदार्थों के परस्पर सम्वन्ध का ज्ञान 
किस कारण होता हे? इसे भी विचार कर लें। क्या पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में 
“पद' की शक्ति होने से उस संवंध का ज्ञान होता है? अथवा वाक्य के अवयवभूत पदों 
की परस्पराकांक्षा से उस सम्बन्ध का ज्ञान होता है? अर्थात्‌ वाक्य के सामथ्यं 
( वाक्यरचना के प्रभाव ) से उस संबंध का ज्ञान होता है । 


उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर मीमांसकों ने दो प्रकार से दिया है। मीमांस!शास्त्र.का 
दुसरा नाम 'वाक्यशास्त्र' भी है। किसी भी वाक्य का अर्थ लगाने का उत्तरदायित्व 
मीमांसकों पर ही होता है । उपर्युक्त दो प्रकारों में से 'एक प्रकार' का नाम 'अभ्रिः 
हितान्वयवाद' है, और “दूसरे प्रकार' का नाम 'अन्विताभिधानवाद' है । 


अभिहितान्वयवाद-- 

शीकुमारिलभट्टुपाद 'अभिहितान्वयवादी' हैं। नेयायिक भी इसी के समर्थक है । 
प्रश्‍न यह उपस्थित है कि 'वाक्यार्थ' किसे कहते हैं ? इस पर सवंवादिसम्मत उत्तर यह 
है कि 'पदार्थंसंसगंबोध' को 'वाक्याथं' कहते है । इस वाक्यार्थं की निष्पत्ति का प्रकार 
अभिहितान्वयवादी कुमारिलभट्ट यह बताते हैं कि किसी भी वाक्य के घटक पद अपनी- 
अपनी अभिधाशक्ति के द्वारा अपने-अपने अर्थों को बताते हैं, उन अर्थो के सम्बन्ध 
को नहीं बताते । पदों के द्वारा अभिहित ( बताये हुए ) अर्थों का परस्पर सम्बन्ध- 
ज्ञान तो उन पदों के पौर्वापयंरूप वाक्य-सामर्थ्यं के वल पर हुआ करता है। अभिप्राय 
यह है कि पदों ( शब्दों ) के अपने-अपने अर्थ से भिन्न एक नया अर्थ वाक्यार्थ के रूप 
में प्रकट होता है । उसका क्रम इस प्रकार है-प्रथमतः 'पद' अपनी-अपनी अभिधा- 
शक्ति ( अभिधावृत्ति ) से अपने अर्थो ( पदार्थों) को अभिहित करते ( बताते ) हैं । 
तदनन्तर उन अभिहित हुए अर्थो की अथवा अथंप्रतिपादक पदों की आकांक्षा, 
योग्यता, सन्निधि को देखते हुए उनका परस्पर अन्वय ( सम्बन्ध ) हो जाता है। 
इस प्रकार पदों से अभिहित हुए अर्थो का परस्पर अन्वय होता है-यही “अभिहिता: 
न्वय' शब्द का अथे है 'अभिहितानाम्‌ अन्वय:--अभिहितास्वय:' । अभिहितान्वयः 
सम्बन्धी वाद यानी सिद्धान्त । इस अभिहितान्वयवाद को जो मानता है, उसे 'अभि- 
हितान्वयवादी' कहते हैं । ग्रन्थकार ने “वाक्य तु आकांक्षा योभ्यतासन्निधिमतां पदानां 
समूह: तथा 'पदार्थंप्रत्ययानुग्रहीतेन' कहा है, इससे अवगत होता है कि कुमारिल की 
तरह न्याय-वैशेषिक दर्शन के विद्वान्‌ भी अभिहितान्वयवादी ही हैं । वाच्य के अथ के 
विषय में मीमांसक कुमारिलभट्ट और नैयामिक-वैशेषिक तीनों का सिद्धान्त समान ही 
हैं । इस मत में 'पदार्थ' तो वाच्यार्थ है और पदार्थंसंसरग वाक्यार्थं है । एवं च वाक्यार्थ 
और वाच्यार्थ अलग-अलग हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०६ तकभाषा [ मतान्तरखण्डन 


अन्विताभिधानवाद-- 

वाक्यार्थं के विषय में दुसरा प्रकार--'अन्विताभिधानवाद' है । इसको मानने वाले 
प्रभाकर मीमांसक हैं, इन्हीं को 'गुरुः कहा जाता है। इनके मत को 'गुरुमत' या 
'प्राभाकरमत' कहते हैं। प्रभाकर मीमांसक वाक्यार्थे की प्रक्रिया को इस प्रकार 
बेताते हैं-- | 


वाक्यघटक पद, अपने-अपने शुद्ध अर्थ ( केवल अथंमात्र ) को न बताकर परस्पर _ 


अन्वित ( परस्पर सम्बद्ध ) अर्थ को ही अभिधाशक्ति के द्वारा अभिहित करते 
( बताते ) हैं। व्यवहार आदि के द्वारा अन्वित-अथ में ही शक्तिग्रह हुआ करता है । 
अर्थात्‌ अभिधाशक्ति के द्वारा पद 'अन्वित अथं’ का ही अभिधान करता है इस कारण 
ही इसे 'अन्विताभिधान' कहा जाता है--अर्थात्‌ अन्वित का अभिधांन । इस अन्वित 
के अभिधान के सिद्धान्त को 'अन्विताभिधानवाद' कहा गया है। इसके मानने वाले 


प्रभाकर और उनके अनुयायियों को 'अन्विताभिधानवादी' कहते हैं। इस मत ट 


में -पदों का अथे ही 'वाक्यार्थ' है और ( अभिधाशक्ति के द्वारा प्रतिपादित होने 
से ) वही वाच्याथं भी है । एवं च इनके मत में 'वाक्यार्थ/ और वाच्यार्थ-एक ही है, 
अलग-अलग नहीं है । 

इस अन्विताभिधान में भी तीन प्रकार हैं--( १ ) कार्यान्विताभिधान, (२) 
इतरान्विताभिधान, और ( ३) अन्विताभिधान । 

इन तीनों में से प्रभाकर मीमांसक-- 

१--'कार्यान्विताभिधान' को ही मुख्यतया मानते हैं। इसमें प्रत्येक शाब्दबोध 
कार्यत्वविषयक ही होता है। इस कारण कार्यत्वबोधक लिडादि-प्रत्ययरहित वाक्यों 
से शाब्दबोध नहीं होता है । 

२--कार्यत्वविषयक ही शब्दबोध होता है--इस नियम को स्वीकार न करने 
वाले लोगों ने “इतरान्विताभिधान' पक्ष माना है । 

३--इतर अर्थे का लाभ पदान्तर से संभव होने के कारण कुछ विद्वानों ने 'अन्वि- 
ताभिधान' पक्ष को माना हे । / 

गदाधर के शक्तिवाद की हरिनाथी व्याख्या में 'अन्विताभिधान' को “भट्ट मत 
कहा है, किन्तु यह भट्ट कौन है-यह अवगत नहीं हो सका है। ' 

'पद' के अर्थ को 'पदार्थ' कहते हैं। तथापि “पदार्थ' क्या है? यानी उसका स्व 
रूप क्या है? इस विषय में दार्शनिकों के अपने-अपने भिन्न-भिन्न विचार हैं । 

मीमांसक के मत में पद का अर्थ--जाति है । 

प्राचीन नैयायिक के मत में पद का अर्थ--जातिविशिष्ट व्यक्ति है । 

नव्य नैयायिक के मत में पद का अर्थ- व्यक्ति ही है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रमाणचतुष्टयोपसंहार ] शब्दप्रमाणनिरूपणस्‌ २०७ 


वैयाकरण के मत में पद का अरथं- जाति, गुण, क्रिया, तथा द्रव्य ( यादु- 
च्छिक ) है। 

अलङ्कारशास्त्रियों के मत में पद का अर्थ--वैयाकरणों के अनुसार “गौ: शुक्ल: 
चलः डित्थः’ इत्यादौ चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः--इस भाष्यवचन को उद्धृत करते 
हुए जाति, गुण, क्रिया और यदुच्छा को ही स्वीकार किया गया है । 

बौद्धों के मत में पद का अर्थ-अपोह ( अतद्व्यावृत्ति यानी तद्भिन्न-भिन्नत्व ) है। 

तर्कभाषाकार के मत में पद क। अर्थ--प्राचीन नैयायिको के अनुसार जाति- 
विशिष्टव्यक्ति ( अथवा जाति-आङ्ृति-व्यक्ति ) तीनों ही है। 

वाणितानि चत्वारि प्रमाणानि । एतेस्योऽन्यन्न प्रमाणम्‌, प्रमाणस्य सतोऽत्रे- 


वान्तर्भावात्‌ । 
॥ न्यायदर्शनोक्तप्रमाणचतुष्टयनिरूपणं समाप्तम्‌ ॥ 


वणितानीति । नैयायिक-सम्मत चारों प्रमाणों का वर्णन अभी तक किया गया 
इन चार प्रमाणों के अतिरिक्त और कोई अधिक प्रमाण नहीं है । प्रमाणस्येति। क्योंकि 
जो भी प्रमाण हो सकता हो तो उसका इन्हीं चार प्रमाणों में ही अन्तर्भाव हो जाता 
है। इसलिये नैयायिक के मत में चार ही प्रमाण माने जाते है । जब इन चार प्रमाणो 
के अतिरिक्त अन्य कोई प्रमाण ही नहीं है, तब इन चारों में अन्तर्भाव का प्रश्‍न ही 
उपस्थित नहीं होता'*'यह सूचित करने के लिये ही “प्रमाणस्य सतः' कहा गया है। 

माधुरी 

न्यायशास्त्र के अनुसार चार ही प्रमाण हैं, अधिक नहीं । किन्तु भिन्न-भिन्न दाशं- 
निकों ने मतों में उनकी संख्या के विषय में कुछ न्यूनाधिक भाव दृष्टिगोचर होता 
है । जैसे 

( १ ) चार्वाक दाशंनिक के मत में केवल एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण है । 

( २ ) बौद्धदाशंनिक और वैशेषिक के भत में प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण हैं | 
( वैशेषिक ने उपमान और शब्द का अनुमान में अन्तर्भाव कर लिया है) Fe 

( ३ ) सांख्य-योग दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष; अनुमान और आगम तीन ही प्रमाणों को 
माना है । ( उपमान का अनुमान में अन्तर्भाव करते हैं ) 

( ४) नेयायिक दार्शनिकों के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान और शब्द इन चार 
प्रमाणों को माना गया है । 

(५ ) प्रभाकर मीमांसक, के मत में प्र्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और 
अर्थापत्ति- यै पाँच प्रमाण हैं । शा 

( ६ ) कुमारिलभट्ट मीमांसक तथा वेदान्तियो के मत में प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि इन छह प्रमाणों को स्वीकार किया गया है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०८ तकभाषा [ अर्थापत्तिविचार 


(७) पोराणिकों ने उपर्युक्त छह प्रमाणों के साथ-साथ ऐतिह्य और संभव दो 
और अधिक प्रमाण मानकर कुल आठ प्रमाणों को स्वीकार किया है । 
आचायं विश्वेश्वर सिद्धान्तशिरोमणि दार्शनिक विद्वान्‌ ने अपनी दर्शनमीमांसा में 
उक्त सभी प्रमाणों का संग्रह एक पद्य में कर दिया है--- 
'प्रत्यक्षमात्रं चार्वाका वौद्धा वेशेषिका द्वयम्‌ । 
सांख्या योगास्त्रयं चेव ताकिकाश्च चतष्टयम्‌ ॥ 
पश्च प्राभाकरा, भाट्टास्तथा वेदान्तिनश्च षट्‌ । 
पौराणिकास्तथा चाष्टौ प्रमाणानि ब्रुवन्ति वे ॥ 


न्याद्शनसम्मत चार प्रमाणों का निरूपण समाप्त । 


अर्थापत्तिएमाणविचारः 


नन्वर्थापतिरपि पृथक्‌ प्रमाणमस्ति । अनुपपद्यमानाथदशनात्‌ तदुपपादकी- 
भूतार्थान्तरकल्पनम्‌ 'अर्थापत्तिः। तथाहि, 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते' इति 
ष्टे श्रते वा रात्रिभोजनं कल्प्यते । दिवाऽमुञ्जानस्य पीनत्वं रात्रिभोजन- 
मन्तरेण नोपपद्यतेऽतः पीनत्वान्यथानुपपत्तिप्रसुतार्थापत्तिरेव रात्रिभोजने प्रमा- 
णमु । तच्च प्रत्यक्षा दिभ्यो भिन्नं, रात्रिभोजनस्य प्रत्यक्षाद्यविषयत्वात्‌ । 

शंका --नन्वर्थापत्तिरपीति । मोमांसक अथवा वेदान्ती, 'नैयायिक' से कहता है कि 
अर्थापत्ति भी तो एक पृथक्‌ प्रमाण है। जिसका लक्षण इस प्रकार है—अनुपपद्यमा- 
नेति । अनुपपद्यमान अर्थ को देखकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना करना 'भर्था- 
पत्ति' कहलाती है। तथा हीति। जैसे--'देवदत्त दिन में नहीं खाता है, परन्तु 
मोटा है । यह देखने पर या सुनने पर उसके रात्रिभोजन की कल्पना कर ली जाती है 
क्योंकि दिन में न खाने वाले का मोटा होना, 'रात्रिभोजन किये विना उपपन्न नहीं हो 
सकता । अतः “अन्यथा ( रात्रिभोजन के विना ) पीनत्व की अनुपपत्ति ही उसके 
रात्रिभोजन में प्रमाण है । 

'अर्थापत्ति' शब्द का प्रयोग 'प्रमा” और 'प्रमाण' दोनों के लिये होता है । 'अथंस्य 
आपत्ति: --अर्थापत्ति:, ऐसा षष्ठीतत्पुरुष समास करने पर 'अर्थापत्ति शब्द की 'कल्पना' 
अर्थ होने से--अर्थापत्ति का अर्थ 'प्रमा' होता है। और अर्थस्य आपत्ति: यस्मात्‌' ऐसा 
बहुब्रीहि समास करने पर अर्थापत्ति का अर्थ 'प्रमाण” होता है। इसलिये 'प्रमा' और 
माण दोनों अर्थो में 'अर्थापत्ति' संज्ञक एक ही शब्द का प्रयोग होता है। एवं च 
'बहुन्रीहि के अनुसार 'अर्थापत्ति शब्द', अर्थ की विजातीय प्रमा के साधनभूत “अर्थपतिं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अर्थापत्तिपृथक्त्वखण्डन ] अर्थापत्तिप्रमाणविचार: “२०९ 


नामक प्रमाण का वाचक है । और षष्ठीतत्पुरुष संमास के अनुसार 'अर्थापत्ति' शब्द, 
अर्थापत्तिनामक विजातीय प्रमा का वाचक है। शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त यदि एक 
हो तो एक शब्द, दो अर्थो का वाचक नहीं होता है । किन्तु यहाँ पर "प्रमा और प्रमाण 


* अर्थं में अर्थापत्ति शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न-भिन्न है । 


तच्चेति । और वह ( अर्थापत्ति ) प्रमाण, अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों से भिन्न है, 
क्योंकि 'रात्रिभोजन”, प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण का विषय नहीं है । इसलिये 'अर्थापत्ति' 
स्वतन्त्र प्रमाण है । 

चेतत्‌ । रात्रिभोजनस्यानुमानविषयत्वात्‌। तथा हि, अयं देवदत्तो रात्रौ 
भुङ्क्ते दिवाऽभुञ्ञानत्वे सति पीनत्वात्‌ । यस्तु न रात्रो भुङ्क्तं नासौ दिवाऽ- 
भु्जानत्वे सति पोनो, यथा दिवा रात्रो चाऽभुञ्जानोऽपीनो, न चायं तथा, 
तस्मान्न तथेति केवळव्यतिरेक्यनुमानेनेव रात्रिभोजनस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । किमर्थ 
सर्थापत्तिः पृथक्त्वेन कल्पनया । 

॥ इति अर्थापत्तिप्रमाणविचारः ॥ 


इस प्रकार मीमांसक या वेदान्ती के कहने पर नैयायिक कहता है कि--नेतदिति । 
ऐसी बात नहीं है । क्योंकि “रात्रिभोजन' तो अनुमान का विषय है । अर्थात्‌ अनुमान 
से ही उसके रात्रिभोजन करने का ज्ञान हो जाता है । इसलिये “अर्थापत्ति' को अलग 
से स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । देवदत्त के रात्रिभोजन का अनुमान 
यह होगा-_तथा होति। 'अयं देवदत्तः रात्रौ भुङ्क्ते दिवा अभुञ्जानत्वे सति 
पीनत्वात्‌!--यह देवदत्त रात में भोजन करता है- यह प्रतिज्ञा है। (दिन में भोजन न 
करने पर भी पुष्ट रहने से--यह हेतु है । 'यस्तु रात्रो न भुङ्क्ते, नासौ दिवाऽभुञ्जा- 
नत्वे सति पीन:--यथ। दिवारात्रौ च अभुञ्जानः अपीनः'--जो रात में भोजन नहीं 
करता है, और दिन में भी भोजन नहीं करता है वहं पुष्ट नहीं हो पाता है--जैसे 
दिन और रात में भी भोजन न करने वाला दुबला होता है--यह व्यतिरेकव्याप्ति 
और उसका उदाहरण है। “न चायं तथा'--यह देवदत्त वैसा दुबला नहीं है--यहे 
उपनय है । 'तस्मात्‌ न तथा'--इसलिये वैसा यानी दिन और रात में भोजन न करने 
वाला नहीं है- अर्थात्‌ "रात्रि में भोजन करता है'--यह निगमन है । इति केबलब्यति- 
रेकीति । इस रीति से 'केवलव्यतिरेकीअनुमान' द्वारा ही रात्रिभोजन की प्रतीति जब 
हो रही है, तब 'अर्थापत्ति' को अलग स्वतंत्र प्रमाण मानने की क्या आवश्यकता है ? 
माधुरी 
“मानाधीना मेयसिद्धि--किसी भी 'प्रमेय' की सिद्धि प्रमाण' के अधीन होती है । 
इसीलिये दार्शनिको को “प्रमाण' केनिरूपण की आवश्यकता हुई । और अपने-अपने 
विचार से प्रमाणों को उन्होंने निर्धारित किया । नेयायिकों ने अपने विचार से 


१४ त० 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१० तकभाषा [ अर्थापत्तिपृथक्त्वखण्डन 


प्रमेय की सिद्धि के लिये प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों को ही माना है और उससे अधिक 
किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं--यह भी सूचित कर दिया है । 
इस पर मीमांसक तथा वेदान्ती जैसे दार्शेनिक विद्वानों ने कहा कि जिन प्रमेयों 
का ज्ञान प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों से नहीं हो पाता उनके ज्ञान के लिये और भी अन्य 
प्रमाण का स्वीकार करना होगा । जैसे--हमने देखा या सुना है कि 'देवदत्त दिन में 
भोजन नहीं करता फिर भी वह खूब पुष्ट, स्थूलकाय है । तव हमारे मन में आता 
है कि विना खाये-पीये तो पुष्ट होना, स्थूलकाय रहना संभव नहीं हैं । इसलिये जवकि 
वह दिन में बिना खाये-पीये भी मोटा-पुष्ट वना हुआ है तो वह रात में अवश्य ही 
खाता पीता होगा । एवं च 'देवदत्त रात में खाता है”-यह ज्ञान ( प्रमा ) हमें हो 
रहा है, उसके होने में कोई प्रमाण ( प्रमा का करण यानी साधन ) अवश्य ही होना 
चाहिये । वह प्रमाण “अर्थापत्ति” ही है, क्योंकि स्वीकृत चार प्रमाणों में से किसी से भी 
“रात्रिभोजन' का ज्ञान नहीं हो रहा है। अर्थापत्ति का लक्षण ग्रन्थकार ने किया है कि 
'अनुपपदमानाथंदर्शनातु_तदुपपादकीभूतार्थान्‍वरकल्पनम्‌ अर्थापत्तिः । उक्त उदाहरण में 
-अनुपपद्यमान अर्थ है-'भोजन न करने वाले देवदत्त का पुष्ट बना रहना । इस अनुप- 
पद्यमान अर्थे का उपपादक है- “रात्रिभोजन' । इस प्रकार अनुपपद्यमान अर्थ के देखने 
से या सुनने से यहाँपर “रात्रिभोजन' की कल्पना जो की गई है, वह “अर्थापत्ति प्रमाण 


से की गई है। यहाँ पर 'अनुपपद्यमान अर्थ” का दर्शन या श्रवण ही “रात्रिभोजन' की हि 


कल्पना ( प्रमा ) का करण है। प्रमा का कारण होने से ही अर्थापत्ति' को प्रमाण 
कहा गया है । और उपपादक अर्थ की कल्पनारूप जो प्रमा है, वही उस प्रमाण का 
फल है । मीमांसकों के मत में यह अर्थापत्ति 'दृष्टार्थापत्ति' और 'श्रुतार्थापत्ति' भेद से 
दो प्रकार की मानी जाती है । दृष्टार्थापत्ति में 'अर्थ' का अध्याहार किया जाता है। 
और श्रतार्थापत्ति में 'शब्द' का अध्याहार किया जाता है। अर्थापत्ति को अन्य प्रमाणों 
से पृथक्‌ सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने अनुमान किया है कि “अर्थापत्ति: प्रत्यक्षा- 
दिभ्यो भिन्नम्प्रमाणं रात्रिभोजनस्य प्रत्यक्षाद्यविषयत्वात्‌'। 'देवदत्त रात में भोजन 
करता है' इस तथ्य को किसी ने प्रत्यक्ष देखा नहीं है, इसलिये “रात्रिभोजन' को प्रत्यक्ष 
प्रमाण का विषय नहीं कह सकते । “रात्रिभोजन' को अनुमान का विषय भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि “रात्रिभोजनव्याप्य-हेतु में पक्षधमंतानिश्चयरूप लिद्भूपरामर्श के विना 
भी “रात्रिभोजन' की कल्पना होती है । अर्थात्‌ रात्रिभोजन के साथ व्याप्ति का निश्चय 
नहीं है। यह रात्रिभोजन की कल्पना “उपमान' प्रमाण का भी विषय नहीं है क्योंकि 
अतिदेश वाक्य के अर्थस्मरण के साथ होने वाले सादृश्यज्ञान से “रात्रिभोजन' की प्रमा 
“(ज्ञान ) नहीं हो' रही है। तथा इस 'रात्रिभोजन' के ज्ञान को 'शब्दप्रमाण' 


“ ( आप्तवाक्य ) से उत्पन्न भी नहीं कहा जा सकता । अत: यह उपपादक ज्ञान ( रात्रिः ` 


' झोजन-) शब्दप्रमाण का भी विषय नहीं है। अन्त में यही कहना पड़ेगा कि इस 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अर्थापत्तिपृथक्त्वखण्डन ]  अर्थापत्तिप्रमाणविचार: २११ 


“रात्रिभोजन' रूप प्रमा का जो करण है, वह अर्थापत्ति” ही है। एवं च 'अर्थापत्ति- 
प्रमाण” एक स्वतंत्र प्रमाण है । 

इस पर नेयायिक कहता है कि यह रात्रिभोजन की कल्पना रूप जो प्रमा है, वह _ 
कोई 'विजातीयप्रमा' नहीं है। वह तो 'अनुमिति' प्रमा ही है । यह प्रमा तो केवल- 
व्यतिरेकी-अनुमान से हो जाती है। उस केवलबव्यतिरेकीअनुमान का प्रयोग तकं- 
भाषाकार ने 'तथा हि अयं देवदत्तो रात्रौ भुङ्क्ते, दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्‌' 
कहकर प्रदर्शित किया है। इस अनुमानप्रयोग में 'देवदत्त-पक्ष है। और “रात्रि- 
भोजन' साध्य है, तथा 'दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वात्‌'--यह हेतु है। 'यस्तु न 
रात्रौ भुङ्क्ते नाऽसौ दिवाऽभुञ्जानत्वे सति पीनः' जो रात में भोजन नहीं करता और 
दिन में भी भोजन नहीं करता, वह पीन यानी पुष्ट, मोटा-ताजा नहीं रह सकता-- 
यह व्यतिरेकव्याप्ति है । 'साध्याभाव के साथ साधनाभाव की व्याप्ति’ को व्यतिरेक 
व्याप्ति कहते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में “रात्रिभोजन' रूप साध्य का अभाव अर्थात्‌ “रात्रि ` 
भोजनाभाव'-यह साध्याभाव है और 'दिवाऽभुञ्जानस्वे सति पीनत्व'--दिन में न खाने 
वाले की पुष्टतारूप साधन का अभाव अर्थात्‌ दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनत्वाभाव-- 
यह साधंनाभाव है । इस व्यतिरेकव्याप्ति में अन्वयी उदाहरण नहीं होता है । बल्कि 
व्यतिरेकी उदाहरण होता है । जेसे--'दिवा रात्रो अभुञ्जानः अपीनः' । एवं च केवल- 
व्यतिरेकी अनुमान से 'रात्रिभोजन' रूप कल्पना ( प्रमा ) का साधनभुतञ्ञान, हमें 
रात्रिभोजनरूप साध्य की व्यतिरेकव्याप्ति से विशिष्ट दिवा अभुञ्जानत्वे सति पीनस्व- 
रूप हेतु के परामर्श में जब उपलब्ध हो रहा है । तब आपकी कल्पना को “अनुमिति” 
कहने में कौन-सी अड्चन है ? अतः 'अर्थापत्ति' को पृथक्‌ प्रमाण मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । उसका अनुमान में ही अन्तर्भाव हो जाता है । क्योंकि आपने ही 
'पीनत्व और रात्रिभोजनत्व' के कार्यकारण भाव को बताकर घूम-धूमध्वज की तरह 
“नियम्यनियामक्रभाव' को प्रदर्शित किया है। हाँ, अनियम्य की नियामक के अभाव 
में कोई अनुपपत्ति नहीं होती है । कहा भी है । 

'अनियम्यस्य  नायुक्तिर्तातियन्तोपपादकः । इति । 
“न्‌ चानयोविरोधोऽरिति प्रत्यक्षे चाप्यसौ समः ।' इति । 
--( स्या० कु० स्त० ३।१९ ) 

जो अव्याप्य पदार्थ होता है उसकी ही व्यापक के बिना कोई अनुपपत्ति नहीं _ 
होती है। और जो .अनुपपद्यमान क, व्यापक नहीं है, वह उस अनुपपद्चमान का 
उपपादक भी नहीं हो सकता । इसलिये उपपाद्यज्ञाने से कल्प्य जो उपपादकज्ञान है, 
वह तो व्याप्यज्ञानजन्य-व्यापकज्ञानरूप अनुमान ही है । 

इति अर्यापत्तिप्रमाणविचारः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१२ तकंभाषा [ अभावविचार 


अभावग्रमाणविचारः 


-. जन्वभावाख्यमपि पृथक्‌ प्रमाणमस्ति। तच्चाभांवग्रहणायाङ्गोकरणोयम्‌ । 
तथाहि घटाद्यनुपलब्ध्या घटाद्यभावो निश्चीयते । अनुपलब्धिश्वोपलब्धेरभावः । 
इत्यभावप्रमाणेन घटाद्यभावो गुह्यते । 

नेतत्‌ । यद्यत्र घटोइमविष्यरत्ताह भूतलमिवाद्रकष्यदित्यादितकंसहकारिणाऽ 
नुपलम्भसनाथेन प्रत्यक्षेणेवाभावग्रहणात्‌ । | 

झंका--नन्वभावाख्यमपीति । मीमांसकों में भाट्ट मीमांसक और वेदान्ती 'अभाव' 
संज्ञक प्रमाण भी पृथक्‌ मानते हैं ¦ क्योंकि 'अभाव पदार्थे” ( प्रमेय ) के ज्ञान ( ग्रहण ) 
के लिये उस 'अभावप्रमाण' ( अनुपलब्धि प्रमाण ) को अवश्य स्वीकार करना 
चाहिये । क्योंकि घटादि पदार्थं की अनुपलब्धि से घटादि पदार्थं के अभाव का ग्रहण 
'( ज्ञान ) होता है । 

समा०--नेतदिति । यह बात नहीं है । यदि यहाँ 'घट' होता तो भूतल की तरह 
दिखाई देता । इस प्रकार तर्क के साथ अनुपलब्धि से युक्त प्रत्यक्ष' प्रमाण से ही 
अभाव? पदार्थ ( प्रमेय ) का ग्रहण हो जाता है। एवं च अभाव पदार्थं के ज्ञानार्थं 
अलग से 'अभाव' ( अनुपलब्धि ) प्रमाण मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


माधुरी 


वेदान्ती तथा भाटटमतानुयायी मीमांसकों का कहना है कि “भूतले घटो नास्ति कहने 
पर घट के अभाव' का ज्ञान होता है, यह सर्वानुभवसिद्ध है । इसका अपलाप नहीं किया 
जा सकता । अतः उस 'अभाव' का ज्ञान जिस साधन से होता है, उसे 'झभावग्रसाण' 
कहते हैं । घटादि भावपदार्थं की उपलब्धि के सभी साधनों के विद्यमान रहने पर 
भी जव घटादि भावपदार्थ की उपलब्धि नहीं हो रही है तव हमें निश्चय हो जाता है 
कि यहाँ पर “घट' ,आदि पदार्थ नहीं है । भावपदार्थ की उपलब्धि के सांधन 
प्रकाश ( आलोक ),-..चक्ष, और /भावपदार्थ के साथ उस चक्षुरिन्द्रिय का संयोग, 
होते हैं.। इन तीनों साधुं के रहते पर भी यदि केवल भूतल का ही प्रत्यक्ष हो रहा है, 
“घट? की. उपलब्धि ( ग्रहण ) नहीं हो रही है । उपलब्धि के प्रकाशादि सभी साधनों 
के रहते प्रत्यक्षयोग्य भूतल की उपलब्धि के समान ही प्रत्यक्षयोग्य घट की भी उपलब्धि 
होनी चाहिये-थी, किन्तु नहीं;हो रही है, इससे हमें विश्वास ( निश्चय ) हो जाता है 
कि “भूतल में घट का अभाव! है । एवं च अनुपलब्धि से अभाव का निश्चय हो रहा हैं! 
अनुपलब्धि का अथं है उपलब्धि का अभाव । अतः अनुपलब्धि ( अभाव ) रूप प्रमाण 
से ही 'अभाव' रूप प्रमेय का निश्चय होता है । अतः अभाव के ज्ञान का साधन. 
(प्रमाण ); उपलब्धि का अभाव ( अनुपलब्धि ) ही है । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभावविचार ] अभावप्रमाणविचार: २१३ 


मीमांसकों का कहना है कि घटादि भावपदार्थो के अभाव का ज्ञान ( ग्रहण ), 
प्रत्यक्षादि चारों प्रमाणों से कोई प्रमाण नहीं करा सकता । जैसे--प्रत्यक्ष इसलिये 
नहीं हो सकता कि इन्द्रिय का व्यापार भूतछादि अधिकरण का ज्ञान कराने में ही 
समाप्त होता है । दूसरी वात यह है कि 'अभावपदाथं' के साथ इन्द्रिय का संयोग 
( सन्निकर्ष ) भी हो नहीं सकता । 

उसी तरह 'अभाव' के साथ व्याप्ति न! होने से अनुमान के द्वारा भी उसका 
ग्रहण नहीं होगा । तथा उपमान या शब्द प्रमाण से भी 'अभाव' पदार्थ का ज्ञान नहीं 
हो सकता । अर्थापत्ति से भी 'अभावपदार्थ' का ग्रहण नहीं होता । इसलिये एक स्वतंत्र 
रूप से ही 'अभाव' ( अनुपलब्धि ) प्रमाण का स्वीकार करके 'अभाव' पदार्थ का 
ज्ञान होना सुलभ हो जाता है । 

इस पर नैयायिक कहता है कि “अभाव पदार्थ के ग्रहणार्थं एक स्वतन्त्र 'अभाव- 
प्रमाण” मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 'अभावप्रमाण' का तो प्रत्यक्ष 
प्रमाण! में ही अन्तर्भाव हो जाता है । अर्थात्‌ 'अभावपदार्थ' का ज्ञान भ्रत्यक्षप्रमाण' 
से ही हो जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा भावपदाथं के ग्रहण में और अभावपदाथं 
के ग्रहण में अन्तर इतना ही है कि 'अभावपदाथं' के ग्रहण करने में प्रत्यक्षप्रमाण 
( चक्षुरादि इन्द्रिय ) के सहकारी कारण दो होते है--(१) तर्क और (२) 
अनुपलब्धि । 'तर्क' तो इस प्रकार होगा कि “यदि अत्र घटोऽभविष्यत्‌ तहि भूतलमिव 
अद्रक्ष्यत्‌--यदि यहाँ घट होता तो भूतल के समान वह भी दिखाई देता । और दुसरा 
सहकारी कारण 'अनुपलब्धि' इस प्रकार होगी--प्रकाश, इन्द्रियसन्तिकर्ष आदि सभी 
उपलब्धि-साधनों के रहने पर भी प्रत्यक्ष होने योग्य घट का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है । 
एवं च घटाभावादिपदार्थ के ग्रहण में प्रकृष्ट (साधकतम ) कारण अर्थात्‌ करण तो चक्षु- 
रिन्द्रिय आदि ( प्रत्यक्ष ) ही हैं, और तर्क तथा घटादि की अनुपलब्धि ये दोनों उसके 
सहकारी कारण हैं । अतः प्रत्यक्ष से ही जब अभाव पदार्थं का ग्रहण हो जाता है, तब 
उसके लिये एक स्ततन्त्र प्रमाण यानी अनुपलब्धि संज्ञक 'अभावभ्रमाण' मानने की कोई 
आवश्यकता नहीं है ग्रन्थकार ने 'अभावप्रमाण' का अन्तर्भाव 'प्रत्यक्षप्रमाण' में किया है । 

किन्तु न्यायसुत्रकार ने--'शब्द ऐतिह्यानर्थान्तरभावादनुमानेर्यापत्तिसम्भवासावा- 
नर्थान्तरभावाच्चाप्रतिषेष:!--( न्या० सू० २1२1२ ) इस सूत्र से अनुमान में उसका 
अन्तर्भाव बताया है । भाष्यकार और वार्तिककार ने भी अनुमान में ही अन्तर्भाव 
बताया है। किन्तु श्रीवाचस्पतिमिश् ने 'अभावभ्रमाण' का अन्तर्भाव प्रत्यक्ष' में 
किया है। उसी के आधार पर तर्कभाषाकार ने भी उसका अन्तर्भाव, प्रत्यक्ष में 
बताया है । वैशेषिको ने भी 'अभावोऽप्यनुमानमेव' कहकर अनुमान में ही अभाव का 
अन्तर्भाव किया है । न्यायबिन्दु ( २।२। ५) को देखने से अवगत होता है कि बौद्ध 
नैयायिकों ने भी 'अभाव' को अनुपलब्धिलिङ्गक अनुमान ही कहा है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१४ तकंभाषा [ इन्द्रियग्राह्मत्वविचार 


नन्विन्द्रियाणि सम्बद्धाथंग्राहकाणि । तथा होन्द्रियाणि वस्तुप्राप्यप्रकाश- 
कारीणि ज्ञानकारणत्वादालोकवत्‌ । | 

यहा चक्षु:थोत्रे वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगादिवत्‌ । 
त्वगादीनान्तु प्राप्पप्रकाशकारित्वमुभयवादिसिद्धमेव । 

इस पर अर्थात्‌ अभावप्रमाण का 'प्रत्यक्षप्रमाण' में अन्तर्भाव हुआ सुनकर मीमांसक 
पुनः नैयायिक के उक्त कथन में दोष प्रदर्शन करने के लिये तैयार हुआ है । प्रत्यक्ष में 
अभावप्रमाण का अन्तर्भाव न हो सकने में मुख्य तीन कारण हैं-- 


(१) जो भी इन्द्रिय हो, वह सम्बद्ध अथं की ही ग्राहक होती है । 

(२ ) अभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध नहीं हो सकता। तथा विशेषण- 

विशेष्यभाव नामक सन्निकर्ष तो कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 

( ३ ) असंबद्ध-अभाव का इन्द्रिय से ग्रहण नहीं हो सकता । 

'नन्विन्द्रियाणीति ।' मीमांसक और वेदान्ती कहते हैं कि 'घटाभाव या पटाभाव 
आदि अभावपदार्थ के साथ इन्द्रिय का कोई सम्बन्ध तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 
सम्वन्ध तो विद्यमान भावपदार्थ के साथ ही हुआ करता है, यह तो अभावपदार्थ है 
उसके साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होना कथमपि संभव नहीं है इसलिये उस अभाव पदार्थ 
के ग्रहण।थं 'अभाव' (अनुपलब्धि ) नामक पृथक्‌ प्रमाण हमने माना है । मीमांसक अपने 
मन्तव्य ‘इन्द्रियाणि सम्वद्धाथंग्राहकाणि' को बड़े विस्तारसे बता रहा है-तया हीति। 
इन्द्रियां अपने सम्बद्ध अर्थ का ही सवंदा ज्ञान कराती हैं। उसी बात को अनुमान 
प्रमाण से पुष्ट कर रहे हैं--/इन्द्रियाणि वस्तुप्राप्यप्रकाशकारीणि ज्ञानको रणत्वात्‌- 
“इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकाशित करती हैं-यह प्रतिज्ञावाक्य है, क्योंकि 
ये इन्द्रियां, ज्ञान कराने में कारण हैं--यह हेतु है । जैसे प्रकाश ( आलोक )- यह 
उदाहरण है। 

यद्वेति । अथवा--'चक्षुःशरोत्रे वस्तुप्राप्यप्रकाशकारिणौ बहिरिन्द्रियत्वात्‌ त्वगा- 
दिवत्‌'--'चक्षु और श्रोत्र ये दो इन्द्रियाँ वस्तु को प्राप्त करके प्रकाशित करती है 
यह प्रतिज्ञावाक्य है। क्योंकि ये दोनों इन्द्रियां बाह्य इन्द्रियाँ हैं--यह हेतु है! 
जैसे--त्वक्‌ आदि इन्द्रियाँ--पह उदाहरण है । त्वगादीनान्त्विति । त्वक्‌ आदि इरिद्रयों 
का वस्तु को प्राप्त करके प्रकाशित करना'-पूर्वंपक्षी और सिद्धान्ती दोनों वादियों 
को सम्मत ही है । 

माधुरी 
मीमांसक और वेदान्तियों ने कहा कि 'इन्द्रियाँ अपने से सम्बद्ध हुए अर्थ का ही 
ज्ञान करा सकती हैं, अर्थात्‌ 'इन्द्रियाँ प्राप्यप्रकाशकारी होती हैं” यानी वस्तु को प्राप्त 
करके ही उसे प्रकाशित: करती हैं । यह उभयवादिसम्मत सिद्धान्त है यह कहकर 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RO NC Sannin 


इन्द्रियग्राद्यत्वविचार ] अभावप्रमाणविचार: | २१५ 


सूचित कर दिया कि इन्द्रिय के द्वारा किये जाने वाले प्रत्यक्ष से 'अभावपदा्थ' का 
ग्रहण नहीं हो सकता । 

इन्द्रियद्वारा सम्वद्ध अर्थं के ग्रहण करने में अनुमान के दो प्रयोग उपस्थित किये 
हैं-( १) इन्द्रियाणि वस्तुप्राप्यप्रकाशकारीणि ज्ञानकारणत्वात्‌ आलोकवत्‌--इस 
प्रथम अनुमान का अभिप्राय यह है कि जो ज्ञान कराता है, वह ज्ञेयवस्तु के साथ 
सम्बद्ध होकर ही उसका ज्ञान करा पाता है, जैसे प्रकाश ( आलोक ); चाक्षुष-प्रत्यक्ष 
में निमित्त होकर किसी वस्तु का ज्ञान कराता है। यही कारण है कि अन्घेरे में 
“वस्तु” का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । इसीलिये आलोक ( प्रकाश ) को ज्ञान का 
सहकारी कारण कहते हैं। वह प्रकाश जिस वस्तु से सम्बद्ध होता है, उसी वस्तु का 
यह चक्षुरिन्द्रय प्रत्यक्ष करा पाता है। वैसे ही इन्द्रियां भी ज्ञान की कारण हैं। 
अतः वे भी सम्बद्ध वस्तु का ही ज्ञान कराती है, असम्बद्ध वस्तु का नहीं । अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ वस्तु को प्राप्त करके ही उसको प्रकाशित करती हैं। ऊपर निर्दिष्ट अनुमान- 
प्रयोग में 'इन्द्रियाणि' यह पक्ष है, 'वस्तुप्राप्यप्रकाशकारित्व'--यह साध्य है, और 
'ज्ञानकरणत्वात्‌'--यह हेतु है । र 

उस पर कोई शंका करने वाला आपत्ति कर सकता है कि मीमांसक ने जो यह 
कहा है कि 'सभी ज्ञानकारण, वस्तु को प्राप्त होकर ही उसे प्रकाशित करते हैं--वह 
ठीक नहीं है । क्योंकि किसी वस्तु के चाक्षुष प्रत्यक्ष में हमारा शरीर भी कारण होता 
है, किन्तु शरीर क्या प्रत्येक वस्तु के समीप जाता है? वह तो नहीं जाता । दूसरी 
बात यह है कि 'मन' भी प्रत्येक ज्ञान के होने में 'कारण' है । नेयायिको के मतानुसार 
वह अणुपरिमाणवाला मन, सवंदा शरीर के भीतर ही रहता है, उसे वस्तु के समीप 
वाहर जाते हुए किसी ने नहीं देखा । तीसरी बात यह है कि स्मृतिज्ञान के होने में 
“मन? भी कारण है, और वह साधारण कारण नहीं; अपितु प्रकृष्ट कारण होने से उसे 
'करण' ही कहना होगा । परन्तु देखा जाता है कि हमारी स्मरणीय वस्तु के साथ, मन 
का संबन्ध होना असंभव है । अतः 'ज्ञानकारणत्वात्‌' यह हेतु 'मन' में व्यभिचरित है । 
बौद्धो के मत में तो चक्षु और श्रोत्र दोनों इन्द्रियाँ प्राप्यकारी नहीं पानी गई हैं। न 
चक्षुरिन्द्रिय घट के समीप पहुचती है और न घट ही चभुरिन्द्रिय के पास जाता 
है। उसी प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय भी शब्द के उत्पत्तिप्रदेश में नहीं जाता । बोद्धो के अभि- 
धमंकोष में बताया है कि मन, चक्षु, और श्रोत्र ये तीनों 'प्राप्यप्रकाशकारी' नहीं 
हैं--'अप्राप्तान्यक्षिमन:शओत्राणि त्रयमन्यथा-( अभिध० को० २४२ ) ॥ जैन- 
दार्शनिक भी 'मन' और 'चक्षु को प्राप्य प्रकाशकारी नहीं मानते हँ । मीमांसक केवल 
“मन? को ही अप्राप्यप्रकाशकारी कहते है । नैयायिक-वैशेषिक तो समस्तबाह्म ड्त्द्र्यो 
को प्राण्यप्रकाशकारी ही बताते हैं। लेकिन अन्तरिर्द्रिय मन को भी कुछ विद्वानों ने 


विद्वानों ने मन 
संस्कारछक्षुण  प्रत्याव्नत्ति से टप्ञाप्युझकाशकारी माना MIE Kosha 


२१६ तक भाषा [ इन्द्रियग्राह्मत्वविचार 


को प्राप्यकारी नहीं माना है । सांख्य, योग और वेदान्त ने सभी इन्द्रियों को प्राप्य- 
प्रकाशकारी माना है। इन मत-मतान्तरों के कारण सन्देह हो जाता है, उसे दुर 
करने के लिये दुसरा अनुमान प्रयोग 'यद्वा' कहकर किया गया है-“चक्षुःश्रोत्रे वस्तु- 
प्राप्पप्रकाशकारिणी बहिरिन्द्रयत्वात्‌, त्वगांदिवत्‌” 'त्वगादीनान्तु प्राप्यप्रकाशका रित्व- 
मुभयवादिसिद्धमेव ।' अर्थात्‌ चक्षु और श्रोत्र, स्वसंबद्ध वस्तु के ही ग्राहक होते हैं, 
क्योंकि वे दोनों बाह्येन्द्रिय हैं, जैसे त्वगिन्द्रिय संयोग संबंध से स्वसंबद्ध द्रव्य का 
ग्रहण करती है। घ्राणेन्द्रिय आदि स्वसंयुक्त-समवायसंबंध से स्वसंबद्ध गन्ध का ग्रहण 
करती है। त्वक्‌ आदि इन्द्रियों की स्वसम्बद्ध-ग्राहकता तो उभयवादिसम्मत है। 
विवाद तो केवल चक्षु और श्रोत्र की सम्बद्धग्राहकता के बारे में है। कुछ लोग इन 
दोनों को सम्बद्धग्राहक कहते हैं और कुछ लोग इनको असम्बद्धग्राहक बतलाते हैं ! 
चक्षु और श्रोत्र को प्राप्यकारी कहने वालों से यह पूछ सकते हैं कि क्या चक्षु, अर्थ के 
देश में जाकर उससे संबद्ध होता है ? या अर्थ स्वयं चक्षु के देश में जाकर उससे सम्बद्ध 
- होता है-? इस प्रश्न पर प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं होगा क्योंकि अनुभव के विरुद्ध है । 
जैसे बाण, अर्थ के देश में पहुँचकर उसके साथ सम्बद्ध होता है, वैसे चक्षु का अथंदेश 
में पहुचना किसी को उपलब्ध नहीं हुआ है । दुसरा पक्ष भी इसलिये ठीक नहीं होगा 
कि अग्नि, या छुरी के दर्शन से दाह का होना या कटना आदि होने लगेगा, किन्तु 
ऐसा होता नहीं है । अतः चक्षु को प्राप्यकारी नहीं कह सकते । क्योंकि आँख के खुलते 
ही शाखा और चन्द्र की उपलब्धि एक ही समय में होती है। और काँच, अभ्रपटल, 
स्फटिकादि के व्यवधान से भी उपलब्धि होती है । तो वीचीतरंगन्याय से श्रवण-पथ 
पर अवतीणे हुए शब्द की उपलब्धि होती है--यह कहना भी ठीक नहीं होगा, क्‍योंकि 
श्रूयमाण शब्द, प्राच्य है कि प्रतीच्य है, उदीच्य है कि अवाच्य है इत्यादि देशविशेष 
का व्यवहार उपपन्न नहीं होगा । अत: चक्षु और श्रोत्र को प्राप्यकासे नहीं कह सकते । 
इस प्रकार कहने वालों के प्रति चक्षु और श्रोत्र को पक्ष बनाकर अनुमान-प्रयोग 
के द्वारा उनका प्राप्यकारित्व सिद्ध करने के लिये यह दुसरा अनुमान 'यद्वा' से कहा 
गया है। स्मृति के प्रति मन को करण न कहने वालों को 'बाह्येन्द्रियत्वात यह हेतु 
कहना होगा । विपक्ष में बाधक तकं यह होगा कि 'इन्द्रियों को अप्राप्तप्रकाशक कहने 
पर समस्त अथं की उपलब्धि होने लगेगी । चक्षु का अर्थ के साथ सम्बन्ध चक्षुरश्मियों 
के द्वारा हो सकता है। एककाल में उपलब्धि का होना तो संभव ही नहीं दै । इन्द्रियौं 
का व्यापार इंतना आशुसंचारी होता है कि शतकमलपत्र के भेद की तरह कालसल्निकर्ष 
के होने से योगपद्याभिमान होता है । और काँच, अभ्रकादि के स्वच्छ रहने से उनकी 
' तेजोगति का प्रतिघातक कोई नहीं हो सकता । इसी अभिप्राय से सूत्रकार ने अधप” 
समाधानों को बताया है--अप्राप्य-प्रहणं काचा भ्रपटलस्फटिकान्तरितोपळव्येः, कुडा 


दिव्यवहितानुपलब्धेरप्रतिषेध: अप्रति पति? ४४८ 
र ' 000. Vasishtha Tripath! दीतिषातात सणिकर्षापपत्ति- 1. (जया ० 1. छी 


अभावेन्द्रियसम्बन्धविचार ] अभावप्रमाणविचारः २१७ 


४६-४७ ) अर्थात्‌ तृण, रुई आदि लघुद्रव्य वायु से उड़कर काँच या अभ्रक में टकराते 
हैं। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवधानरहित चक्षु का ही पदार्थ के साथ संयोगादि 
सन्निकषं होता है। और व्यवधान रहने से पदार्थं के समीप इन्द्रिय की प्राप्ति होने में 
व्याघात होता है । अर्थात्‌ इन्द्रिय का पदार्थ के साथ सन्निकर्षे नहीं होता है। अतः 
प्रस्तुत प्रसंग में यदि चक्षु के किरणों का पदार्थ के साथ सन्निकषं न होने के कारण 
काँचादिकों के नीचे रहने वाले पदार्थो का चाक्षुष प्रत्यक्ष न होगा । किन्तु काँचादि 
पदार्थों के व्यवधान में भी पदार्थों का चाक्षुष प्रत्यक्ष तो होता है । इससे स्पष्ट होता 
है कि चक्षुरादि इन्द्रियां व्यापक होने से अपने अपने विषयों के समीप न पहुंच कर ही 
विषयों का ज्ञान उत्पन्न करती हैं । अतः इन्द्रिय अप्राप्यप्रकाशकारी हैं। अत एव 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ अभौतिक यानी आहंकारिक हैं । क्योंकि भौतिक पदार्थो का भौतिक 
दुसरे पदार्थं के समीप पहुंचकर ग्रहण करने का धर्म दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार 
पूर्वपक्ष होने पर सूत्रकार ने कहा कि सांख्यमत के अनुसार यदि इर्द्रियाँ, विषय के 
समीप विना पहुंचे ही अपने अपने विषयों का ज्ञान कराती हैं तो भीत की आड में 
रहने वाले पदार्थों का भी चाक्षुष ज्ञान होने लगेगा, किन्तु होता नहीं है । अतः इन्द्रियाँ 
भौतिक ही हैं । आहंकारिक नहीं हैं । 

शंका--नैयायिक के प्राप्यकारीपक्ष में भी काँच, अभ्रक, स्फटिकमणि आदि के 
व्यवधान में पदार्थ का ज्ञान नहीं होना चाहिये । 

समा०--इस पर नैयायिक ने समाधान दिया कि काँच, अभ्रक, स्फटिकमणि ये 
स्वच्छ द्रव्य हैं। वे चक्षुरिन्द्रिय के रश्मियों ( किरणों ) को नहीं रोक पाते, इसलिये 
कांचादि से व्यवहित रहने पर भी पदार्थों का चाक्षुष प्रत्यक्ष हो जाता है । 

यह जो कहा था कि शब्दग्रहणपक्ष में दिगूविशेष का व्यवहार न हो सकेगा । 
किन्तु वह भी ठीक नहीं है। दिगुविशेष का अनुसंधान करने वाळा व्यक्ति, किस 
दिग्विशेष से शब्द हो रहा है, उसे जान सकता है । क्योंकि अनुसंधान-शून्य व्यक्ति 
को किधर से शब्द हो रहा है--यह सन्देह हुआ करता है। अतः चक्षु और श्रोत्र की 
प्राप्यप्रकाशकारिता सिद्ध हो जाती है । त्वगिन्द्रिय का जो दृष्टान्त दिया था, वह भी 


` साध्यविकल नहीं है। 


शंका--अच्छा तो उक्त रीति से इन्द्रियों की प्राप्यकारिता यदि है तो अभावग्राहक 
जो इन्द्रिय है, वही स्व-संबद्ध अभाव का भी ग्रहण करेगी, तब उसे षष्ठप्रमाणगस्य 
होने की कल्पना क्यों की जा रही है? 

न चेर्द्रियाभावयोः सम्बधोऽस्ति संयोगसमवायौ ही सम्बन्धौ, न च तो तयो 
स्त: । द्रव्ययोरेव संयोग इति नियमात्‌ । अभावस्य च ब्र व्यत्वाभावात्‌ । अयुत- 
सिद्धधभावान्न समवायोऽपि । 


समा०--न चेति । मीमांसक कहता है कि इन्द्रिय का अभाव के साथ संबंध नहीं 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ तक भाषा [ अभावेन्द्रियसम्बन्धविचार 


हो सकता । अर्थात्‌ इन्द्रिय और अभाव दोनों का कोई संवन्ध नहीं है । नैयायिक एवं 
वैशेषिक के मतानुसार संयोग और समवाय दो ही संवन्ध तो हैं। और वे दोनों उनमें 
( इन्द्रिय और अभाव में ) नहीं हुआ करते । द्वव्ययोरेवेति । क्योंकि संयोगसम्बन्ध 
तो दो द्वव्यों में ही होता है। किन्तु 'अभाव' तो द्रव्य नहीं है । उसी तरह इन्द्रिय और 
अभाव दोनों का समवाय संबन्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन दोनों में अयुतसिद्धता 
नहीं है । 
माधुरी 
पुवंपक्ष--मीमांसक तथा वेशेषिको के मत में 'संयोग' और 'समवाय” नामक 
दो ही सम्बन्ध हैं। इन दोनों में से कोई भी सम्बन्ध, इन्द्रिय का अभाव के साथ 
नहीं है । क्योंकि संयोग सम्बन्ध तो दो द्रव्यो में ही होता है । जैसे इन्द्रिय का घट- 
पटादि के साथ संयोग संवन्ध होता है क्योंकि इन्द्रिय और घट या पट दोनों द्रव्य हैं । 
किन्तु 'अभाव' तो द्रव्य नहीं है। इस कारण इन्द्रिय का अभाव के साथ संयोग सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । उसी तरह इन्द्रिय का अभाव के साथ 'समवाय” सम्वन्ध भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि अयुतसिद्ध पदार्थों का ही 'समवाय' सम्बन्ध हुआ करता है । अयुत- 
सिद्ध पदार्थ पाँच ही गिनाये गये हैं। जैसे---अवयव-अवयवी, गुण-गुणी, क्रिया- 
क्रियावान्‌, जाति-व्यक्ति, नित्यद्रव्य-विशेष । जिन दो पदार्थों में से कोई एक अविनश्यद्‌ 
अवस्था में दुसरे से अलग नहीं रह सकता उन दो पदार्थों को 'अयुत सिद्ध” कहते हैं । 
और उन्हीं का परस्पर 'समवाय सम्बन्ध! होता है। इन्द्रिय और अभाव ये दोनों ही 
एक दुसरे से अलग रहा करते हैं। इसलिये ये दोनों अयुतसिद्ध पदार्थ नहीं है। इन 


दोनों की अयुतसिद्ध में गणना न रहने से इनका परस्पर समवाय-संबन्ध भी नहीं 
माना गया है । 


विशेषणविशेष्यभावश्व सम्बन्ध एव न सम्भवति भिन्नोभयाधितेकत्वा- 
भावात्‌ । सम्बन्धो हि सम्बन्धिस्यां भिन्नो भवत्युभयसम्बन्ध्याशरितञ्चैकश्च। यथा 
भेरादण्डयोः संयोगः। स हि भेरीदण्डाम्यां भिन्नस्तदुभयाश्रितश्रेकश्च । न च 
विशेषणविशेष्यभावस्तथा। तथाहि दण्डपुरुषयोविशेषणविशेष्यभावो न ताम्यां 
भिद्यते । न हि दण्डस्य विशेषणत्वसर्थान्तरं, नापि पुरुषस्य विश्ेष्यत्वमर्थान्तर- 
सपि तु स्वरूपमेव । अभावस्यापि विशेषणत्वाद्‌ विशेष्यत्वाच्च । न चाभावे 
कस्यचित्‌ पदायंस्य द्रव्याद्यन्यतमस्य सम्भवः । तस्मादभावस्य स्वोपरक्तब्रुदि" 
जनकत्वं यत्स्वरूपं तदेव विशेषणत्वं, न तु पदार्थान्तरम्‌ । 


उक्त पूर्वपक्ष पर सिंद्धान्ती ( नैयायिक ) ने कहा कि इन्द्रिय का अभाव के साथ 
तो हम भी 'संयोग' या 'समवाय' सम्बन्ध' नहीं मानते । हम तो कहते हैं कि इन्द्रिय 


और अभाव दोनों में ' - म स्कुव्रा न्धसै 
८८७. Vasishtha मे विशेषण विशेष्याः , सम्बुछ हो सकता दै.) इस सम्ब 


अभावेन्द्रियसम्बन्धविचार ] अभावप्रमाणविचारः २१९ 


इन्द्रिय को 'अभाव' का ज्ञान हो सकता है । पीछे हम वता चुके हैं कि “यदा चक्षुषा 
संयुक्ते भुतले घटाभावो ग्रह्यते 'इह भुतले घटो नास्ति' इति तदा विशेषण-विशेष्य भावः 
सम्बन्धः ।” 
नैयायिक के उक्त कथन का खण्डन करने के र्ये पुर्वंपक्षो ( मीमांसक ) कह 
रहा है-- 
विशेषणेति । इन्द्रिय और अभाव दोनों का सम्बन्ध 'विशेषण-विशेष्यभाव' जो 
नैयायिक वता रहा है, वह तो बन ही नहीं सकता । भिन्नेति । क्योंकि वह ( विशेषण- 
विशेष्यभाव ) तो सम्बन्धियों से भिन्न; उभयाश्रित ( दोनों पर आश्रित) और एक 
न होने से उसे सम्बन्ध ही नहीं कह सकते हैं । सम्बन्धो हौति । सम्बन्ध का स्वरूप तो 
यह है कि वह ( सम्बन्ध ) तो अपने दोनों सम्बन्धियों से भिन्न होता है, तथा अपने 
दोनों सम्बन्धियों पर आश्रित रहता है और स्वयं अकेला ( एक ) होता है । यथेति । 
जैसे- भेरी और दण्ड का संयोगसम्बन्ध है, वह ( संयोगसम्बन्ध ) भेरी और दण्ड 
दोनों सम्बन्धियों से भिन्न है, तथा दोनों ( भेरी और दण्ड ) पर आश्रित है, ओर 
स्वयं एक (अकेला ) भी है। किन्तु 'विशेषण-विशेष्यभाव' नामक सम्बन्ध वैसा 
नहीं है । 
तथा हीति । जैसे--'दण्डी पुरुषः' इस विशिष्ट प्रतीति में क्रमशः दण्ड और पुरुष 
का जो 'विशेषण-विशेष्यभाव' है, वह, उन ( दण्ड और पुरुष के स्वरूप ) से भिन्न नहीं 
है, अपितु उनका ( दण्ड और पुरुष का ) स्वरूप ही है । क्योंकि 'अभाव' भी विशेषण 
तथा विशेष्य हुआ करता है । यदि 'विशेषण-विशेष्यभाव” को सम्बन्धियों का स्वरूप- 
मात्र न मानकर उनसे अलग माना जाय तो 'संयोग' ( गुण ) आदि के समान द्रव्यादि 
पदार्थों में ही उसका भी अन्तर्भाव हो जायेगा । किन्तु द्रव्यादि पदार्थों मै उसका 
अन्तर्भाव नहीं है । और सात पदार्थों के अतिरिक्त आठवाँ पदार्थ कोई माना नहीं गया 
है । विशेषणता को तथा विशेष्यता को द्रव्यादि छह पदार्थो में से कोई एक ( अन्य- 
तम ) इसलिये भी नहीं मान सकते, कि 'अभाव' में कोई पदार्थ नहीं रहता । क्योंकि 
“अभाव! किसी का आश्रय नहीं होता है । 'गुण' आदि केवल भाव पदार्थे के ही आश्रित 
रहते हैं । 'विशेषण-विशेष्यभाव' को अभाव के आश्रित कैसे कह सकते हैं ? तस्मादिति । 
इसलिये स्व ( घटाभाव ) से उपरक्त ( विशिष्ट ) ज्ञान ( बुद्धि या प्रतीति ) को पैदा 
( उत्पन्न ) करा अर्थात्‌ “स्वोपरक्त बुद्धिजनकत्व' जो 'अभाव' का स्वरूप है, वही 
“विशेषणभाव' है, उससे अलग कोई अर्थान्तर नहीं है । 
माधुरी 
ग्रन्थकार ने 'सम्बन्ध' का लक्षण किया है--सम्बन्घो हि सम्बन्धिभ्यां भिन्नो सवति, 
उभयसम्वरध्याधितश्च, एकत्व । इस लक्षण में तीनं अंश हैं । यें तीनों अंश “संयोग' 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 


२२० तकभाषा [ अभावेन्द्रियसम्बन्धविचार 


तथा 'समवाय' सम्बन्ध में प्राप्त होने से सम्वन्ध का लक्षण उक्त दोनों सम्बन्धों में 
संगत हो जाता है। किन्तु 'विशेषण-विशेष्यभाव' में सम्बन्ध का लक्षण घटित न हो 
पाने से उसको 'सम्बन्ध' कहना कदापि उचित नहीं है। विशेषण-विशेष्यभाव' को यदि 
सम्वन्ध कहें तो उसे अपने सम्बन्धियों से भिन्न रहना होगा, किन्तु वह तो सम्बन्धी का 
स्वरूपमात्र ही है, उनसे अलग नहीं है। जैसे--'दण्डी पुरुष: कहने पर “दण्ड विशिष्ट 
पुरुष” की प्रतीति होती है। इस प्रतीति में 'दण्ड' विशेषण है और “पुरुष” विशेष्य है। 
अर्थात्‌ दण्ड में विशेषणता और पुरुष में विशेष्यता है। दण्ड की विशेषणता, दण्ड के 
स्वरूप से कोई भिन्न वस्तु नहीं है, तथा पुरुष की विशेष्यता भी पुरुष के स्वरूप से 
कोई भिन्न वस्तु नही है। तात्पयं यह है कि 'विशेषण-विशेष्यभाव' दोनों, अपने 
सम्बन्धियों के स्वरूपमात्र ही हैं, भिन्न नहीं है । 
शंका--विशेषण-विशेष्यभाव को सम्वन्धि ( वस्तु ) स्वरूप न मानकर उनसे 
भिन्न ही उसे क्यों न माना जाय ? 
` समा०--गप्रन्यकार ने उत्तर दिया है कि 'अभावस्यापि विशेषणत्वात्‌ विशेष्य- 
त्वाच्च' । “अभाव' भी विशेषण तथा, विशेष्य होता है। जैसे--'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌' 
घटाभाव से विशिष्ट ( युक्त ) भूतल है। इस प्रतीति में 'घटाभाव' विशेषण है तथा 
“भुतल' विशेष्य है। और “भुतले घटाभाव:' घटाभाव, भुतल से विशिष्ट है। इस 
प्रतीति में भुतल' विशेषण है, तथा 'घटाभाव' विशेष्य है। एवं च 'घटाभाव' और 
“भुतल' में विशेषण-विशेष्यभाव तो है ही । अतः भूतल के द्वारा घटांभाव के साथ 
इन्द्रिय का सम्बन्ध होने में कोई अड्चन नहीं है । एवं च आपके कथित नियम-- 
(इन्द्रिय, स्वसम्वद्ध अर्थ का ही ग्राहक होता है'--के अनुसार भी इन्द्रिय से 'अभाव' का 
ज्ञान ( ग्रहण ) हो सकता है। उसके लिये 'अभाव' ( अनुपलब्धि ) नामक प्रमाण को 
अलग से मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । क 
आक्षेप- इस पर पूर्वपक्षी कहता है कि घटाभाव से इन्द्रिय का सम्बन्ध या भूतल 
के द्वारा घटाभाव के साथ इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है--यह नहीं कह सकते । क्‍योंकि 
उसमें सम्बन्ध का लक्षण घटित नहीं हो रहा है । क्योंकि वह ( सम्बन्ध अर्थात्‌ 
विशेषण-विशेष्यभाव सम्बन्ध ) दो संबन्धियों ( व्यक्तियों ) के आश्रित नहीं है, तथा 
आश्रयभूत दोनों सम्बन्धियों ( व्यक्तियों ) से भिन्न भी नहीं है, और वह स्वयं एक 
व्यक्तिरूप ( अकेला ) भी नहीं है। क्योंकि “विशेषण-विशेष्यभाव” का अर्थ है 
विशेषणता और विशेष्यता । “विशेषणता? केवळ विशेषण में ही रहती है, और वह 
विशेषणस्वरूप ही रहती है, विशेषण से भिन्न नहीं रहती । उसी तरह 'विशेष्यता' 
केवल विशेष्य में ही रहती है, और वह विशेष्यस्वरूप ही एहती है, विशेष्य से भिन्न 
नहीं रहती । विशेषण और विशेष्य दोनों परस्पर भिन्न पदार्थ हैं। एवं च विशेषण और 
विशेष्य अपने-अपने वैयक्तिक ( प्रातिस्विक ) रूप से एक-एक व्यक्ति के आश्रित रहते 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभावेन्द्रियसम्बन्धविचार ] अभावप्रमाणविचारः २२१ 


हैं । और आश्रयरूप होने से आश्रय से भिन्न नहीं हैं। और स्वयं एक नहीं है अर्थात्‌ 
परस्पर भिन्न विंशेषणता-विशेष्यतारूप है। एवं च सम्वन्ध का लक्षण उसमें घटित 
न हो पाने से उस को ( विशेषण-विशेष्यभाव को ) 'सम्वन्ध' नहीं कह सकते । जैसे 
दण्ड और पुरुष के वीच में रहने वाला 'विशेषण-विशेष्यभाव' विशेषणता रूप और 
विशेष्यतारूप है। अतः वह कोई “एक पदार्थ” नहीं है। वह दण्ड और पुरुष में 
आश्रित है, वह दण्ड और पुरुष से भिन्न कोई एक-पदार्थ नहीं है. । उसी तरह घटा- ` 
भाव और भूतल के बीच रहने वाला 'विशेषण-विशेष्यमाव भी विशेषणतारूप और 
विशेष्यतारूप है और वह घटाभाव औरं भूतल के आश्रित है। वह, घटाभाव और 
भूतल से भिन्न कोई एक-पदार्थ नहीं है । यदि उसे घटाभाव और भूत से भिन्न भी 
मान लिया जाय तो भी वह कोई नवीन पदार्थ नहीं होगा अपितु उसे द्रव्यादि छह 
पदार्थो में से ही कोई पदार्थं कहना होगा । तब वह 'अभाव' में आश्रित नहीं हो 
सकेगा । क्योंकि द्रव्यादि छह पदार्थो में से कोई भी पदार्थ “अभाव! में नहीं रहता । 
अतः यह कहना होगा कि “अभाव में जो 'स्वोपरक्तबुद्धिजनकता' ( घटाभाव 
विशिष्टं भूतलमित्याकारक प्रतीति की उत्पादकता ) है, वही 'अभाव' गत विशेषणता 
है। और वह विशेषणता 'अभाव' से भिन्न नहीं है, अवितु 'अभावस्वरूप' ही है । 
उसी प्रकार “स्वोपरक्तबुद्धिजनकता' जो भुतल में है, वही भूतलगत 'विशेष्यता' है, 
वह भी भूतलस्वरूप ही है, भुतल से भिन्न नहीं है। निष्कर्ष यह है कि घटाभाव 
और भूतल के बीच रहनेवाला जो 'विशेषण-विशेष्यभाव' है, वह दो सम्बन्धियों 
( व्यक्तियों ) के आश्रित नहीं है, और दोनों व्यक्तियों से भिन्न भी नहीं है, और स्वयं 
एक व्यक्तिरूप नहीं है । अतः उसे ( विशेषण-विशेष्यभाव को ) 'सम्वन्ध' के नाम से 
नहीं कह सकते । जब 'विशेषण-विशेष्यभाव' नाम का कोई सम्बन्ध ही तिद्ध नहीं है, 
तव उसके द्वारा 'अभाव' का या भूतल द्वारा अभाव का इन्द्रिय के साथ सन्निकर्ष 
(सम्बन्ध ) होना कैसे संभव होगा ? इसलिये 'अभाव' के ग्रहणार्थं ( ज्ञानार्थं ) किसी 
अन्य प्रमाण को स्वीकार करना ही होगा। 'विशेषण-विशेष्यभाव' में ‘विशेषणं च 
विशेष्यं च = विशेषण-विशेष्ये, तयोर्भावः = विशेषण-विशेष्यभावः' इस प्रकार 'इतरे- 
तरदन्द्र और षष्ठीतत्पुरुष' समास होगा । और 'इन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदम्प्रत्येकमभिसम्व- 
द्धचते' नियम के अनुसार 'भाव' शब्द का 'विशेषण' और 'विशेष्य' दोनों में सेप्रत्येक के 
साथ 'अन्वय' होगा अर्थात्‌ 'विशेषणभाव' और 'विशेष्यभाव' ऐसा कहा जायेगा । 

जिस प्रकार "विशेषण-विशेष्यभाव' को 'सम्वन्ध' नहीं मान सकते उसी तरह 
“व्याप्य-व्यापकभाव' तथा 'कार्य-कारणभाव' को भी 'सम्बन्ध' के नाम से नहीं कह 
सकते--इस बात को ग्रन्थकार कह रहे हैं । 

एवं व्याप्यव्यापकत्वकारणत्वादयोऽपयृह्याः। स्वप्रतिबदबुद्धिजनकत्वं स्वरूप- 
सेव हि व्यापकत्वसरन्यादीनाम्‌ । कारणत्वसपि कार्यानुकृतान्वयव्यतिरेकि स्वरूप- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ररर तकंभाषा [ अभावपृथकत्व बण्डन 


सेव हि तत्त्वादीनां, न त्वर्थान्तरमभावस्यापि व्यापकत्वास्कारणत्वाच्च । 
नह्यभावे सामान्यादिसम्भवः। तदेवं विशेषणविशेष्यभावो न विशेषणविशेष्य- 
स्वरूपास्यां भिन्नः । 


एवमिति । इसी प्रकार अर्थात्‌ जैसे 'विशेषण-विज्ञेष्यभाव' को सम्बन्ध' शब्द से 
नहीं कह सकते । उसी प्रकार 'व्याप्य व्यापकभाव तथा 'कार्य-कारणभाव' को भी 
'सम्बन्ध' शब्द से नहीं कह सकते । क्योंकि 'व्यापकत्व' का स्वरूप यह है-—स्व-प्रति- 
बद्धेति । 'स्व-प्रतिबद्धबुद्धिजनकत्वं व्यापकस्वम्‌' । जैसे--'अरिनिमान्‌ धूमात्‌' में “अग्नि 
व्यापक है और 'धूम' व्याप्य है। क्योंकि “यत्र-यत्र धूमः, तत्र-तत्र अग्निः’ ऐसी प्रतीति 
होती है । व्यापकत्व के रक्षणगत 'स्व' शब्द से 'अग्नि' को लीजिये । 'स्व' ( अग्नि ) 
से 'प्रतिबद्ध ( व्याप्त ) 'धूम' है अर्थात्‌ 'अग्निना व्याप्तो : घूम: इस ज्ञानका 
उत्पादक जो “अग्नि! का स्वरूप है, वही उसकी 'व्यापकता' है । फारणत्वमपीति। 
उसी तरह 'कार्यानुकृतान्वय-च्यतिरेकित्वं कारणत्वम्‌'-जिसके अन्वय-व्यतिरेक का 
कार्य के द्वारा अनुकरण ( अनुसरण ) किया जाता है, उसे 'कारण' कहते हैं । अर्थात्‌ 
तन्तु का स्वरूप ही 'कारणता' है । क्योंकि 'पट' कार्य के द्वारा तन्तु के ही अन्वयः 
च्यतिरेक का अनुकरण किया जाता है । यह 'व्याप्य-व्यापकभाव' और 'कार्य-कारण- 
भाव? कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है। अभावस्यापीति । 'अभाव' में भी व्यापकता और 
कारणता रहती है । वह व्यापकता, कारणता यदि द्रव्यादिस्वरूप होगी तो वह 
“अभाव? में नहीं रह सकेगी । क्योंकि 'अभाव' में कोई द्रव्यादि पदार्थ नहीं रहता है । 
उपर्युक्त कथन पर यदि कोई शंका करे कि जैसे 'चटत्व' आदि जाति की तरह ही 
“व्यापकत्व' आदि जाति (सामान्य ) भी है, वह 'अभाव' में रहती ही है । तब कँसे 
' कहा जाता है कि द्रव्यादि छह.पदार्थो में से कोई भी पदार्थ 'अभाव' में नहीं रहता हैं। 
उस पर उत्तर यह है-“नहि अभावे सामान्यादिसम्भवः इति ।' “अभाव में तो सामान्य 
आदि कोई पदार्थं कभी भी नहीं रहता । नर्हीति । अभाव में 'सामात्य' आदिं पदार्थ 
का रहना संभव ही नहीं है । तदेवमिति । उसी तरह “विशेषण-विशेष्य भाव' भी 
विशेषण तथा विशेष्य के स्वरूप से अलग ( भिन्न ) नहीं है । 
नाप्युभयाथितो, विशेषणे विशेषणभावमात्रस्य सत्त्वाद्‌ विशेष्यभावस्या- 
भावाद्‌ विशेष्ये च विशेष्यभावमात्रस्य सद्भावाद्‌, विशेषणभावस्थाभावात । 
नाप्येको, विशेषणं च विशेष्यं चे तयोर्भाव इति हन्द्वात्परं श्रूयमाणो भावशब्दः 
अत्येकमभिसम्बक्यते । तथा च विशेषणभावो विशेष्यभावद्चेत्युपपत्नम्‌ । ववतो 
चेकश्च सम्बन्धः । तस्माद्‌ विशेषणविशेष्यभावो न सम्बन्धः । एवं व्याप्यव्यापक 
भावादयोऽपि । सम्बन्धशब्दप्रयोगस्तुभयनिरूपणीयत्वसाघर्म्येणोपचारात्‌ । 
तथा चासम्बद्धस्याभावस्येन्द्रियेण ग्रहणं न सम्भवति । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभावपृथक्त्वखण्डन ] अभावप्रमाणविचार: २२३ 


नाप्युभयाथित इति । वह 'विशेषण-विशेष्यभाव' उभयाश्रित भी नहीं है । क्योंकि 
विशेषण में केवळ विशेषणभाव ( विशेषणता ) रहता है । उसमें विशेष्यभाव 
( विशेष्यता ) नहीं रहता । उसी तरह विशेष्य में केवल विशेष्यभाव ( विशेष्यता ) 
रहता है, उसमें विशेषणभाव ( विशेषणता ) नहीं रहता । उक्त दोनों में से कोई भी 
'उभयाश्रित' नहीं है । नाप्येक इति । और न एक ही है । क्योंकि विशेषण और विशेष्य 
दोनों के भाव को विशेषण-विशेष्यभाव कहते हैं । इस विग्रह में द्वन्द्व समास के अन्त में 
जो “भाव' शब्द सुनाई दे रहा है, उसका प्रत्येक ( विशेषण तथा विशेष्य ) के साथ 
अन्वय ( सम्वन्ध ) होता है। क्योंकि ६न्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकमभिसम्बध्यते'--- 
यह नियम है। तब 'विशेषण-विशेष्यभाव' का अर्थ होता है--विशेषणभाव और 
विशेष्यभाव । इससे स्पष्ट होता है कि ये दो हैं, किन्तु सम्वन्ध तो एक होता है । 
तस्मादिति । इसलिये 'विशेषण-विशेष्यभाव' को सम्बन्ध शब्द से नहीं कह सकते । 
एवं व्याप्यव्यापके इति । इसी प्रकार 'व्याप्य-व्यापकभाव' आदि भी सम्बन्ध नहीं हैं । 
फिर भी इसे 'सम्बन्ध' जो कहा जाता है, वह 'उभयनिरूपणीय' ( दो के द्वारा बताया 
जाने से ) होने की समानता के आधार पर लक्षणा से किया जाता है । अर्थात्‌ 
उसके लिये 'सवन्ध' शब्द का व्यवहार गौण रूप से होता है । इसी बात को ग्रन्थकार 
ने 'उभयनिरूपणीयत्व' साधम्येॅणोपचारात्‌' से बताया है । 

तथा चेति। इस प्रकार इन्द्रिय से असम्बद्ध रहने वाले 'अभाव' का इन्द्रिय से 
ग्रहण नहीं हुआ करता है-। 

सत्यम्‌ । भावावच्छिन्नत्वाद्‌ व्याप्रर्भावं प्रकाशयदिन्द्रियं प्राप्तमेव प्र काशयति 
नत्वभावमपि। अभावं प्रकाशयदिर्द्रियं विशेषणविशेष्यभावमुखेनेवेति 
सिद्धान्तः । 

असम्बद्धाभावग्रहेऽतिप्रसङ्कदोषस्तु विशेषणतयैव निरस्तः समश्च परमते । . 

यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि वा समः। 
नेकः पयंनुयो क्तव्यस्तादृगथंविचारणे ॥ 
॥ इति अभावप्रमाणविचारः ॥ 


` मीमांसक के आक्षेप का नैयायिक समाधान दे रहा है-- 
सत्यमिति । 'इन्द्रिय-अपने से सम्बद्ध हुए अर्थ का ही ग्रहण करती है', यह कहना 
सत्य है। परन्तु यह व्याप्ति ( नियम) 'भावपदार्थ' के लिये ही है। अर्थात्‌ “भाव 
पदार्थ को प्रकाशित ( ग्रहण ) करने वाली इन्द्रिय, प्राप्त ( सम्बद्ध ) अथं को ही 
प्रकाशित ( ग्रहण ) करती है । वह 'अभ।व' पदार्थ का ग्रहण नहीं करती । अभाव 
प्रकाशयदिति । 'अभाव पदाथं' को प्रकाशित ( ग्रहण) करने वाली इन्द्रिय तो 
'विशेषण-विशेष्यभाव' के द्वारा ही उसे ग्रहण ( प्रकाशित ) करती है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२४ तकंभाषा [ अभावपृथक्त्वखण्डन 


असम्बद्धाऽभावग्रहे इति । असम्बद्ध अभाव का प्रकाशन ( ग्रहण ) स्वीकार करने 
पर जो अतिप्रसङ्ग ( अतिव्याप्ति ) दोष का भय है, उसका निराकरण तो 'विशेषणता' 
( इन्द्रिय सम्बद्ध-विशेषणविशेष्यभाव ) के द्वारा ही हो जाता है । समश्चेति। और 
यह अतिप्रसंग दोष तो दुसरे ( पूर्वपक्षी ) के मत में भी तुल्य ( वैसा ही ) है। 

यत्रोभयोरिति । जहाँ ( जब ) उभय ( दोनों ) पक्षों में 'दोष' तुल्य रहता है, 
और उस दोष का परिहार भी तुल्य (समान ) रहता है, वहाँ ( उस स्थिति में ) 
अर्थात्‌ उस प्रकार के अर्थ का विचार करते समय किसी एक ही पक्ष पर आक्षेप 
( पर्यनुयोग ) नहीं करना चाहिये । 


माधुरी 

'विशेषण-विशेष्यभाव' यानी विशेषणता और विशेष्यता जैसे अपने सम्बन्धियों 
के स्वरूप से भिन्न नहीं है, वेसे ही 'ब्याप्य-व्यापकभाव' यानी व्याप्यता और व्यापकता, 
और 'कार्य-कारण भाव' यानी कार्यता और करणता, भी अपने सम्बर्धियों के स्वरूप 
से भिन्न नहीं है । जैसे--'घूम और अग्नि! में व्याप्य-व्यापकभाव है । यहाँ धूम' व्याप्य 
( ब्याप्त ) है । अर्थात्‌ 'घूम' प्रतिवद्ध है । 'प्रतिवन्ध' का अर्थ है “व्याप्तिः । जिसमें 
किसी की व्याप्ति रहती है, उसे 'प्रतिवद्ध' ( व्याप्त) कहते हैं । 'धूम' में अग्नि की 
व्याप्ति रहती है । इसलिए “अग्नि! से प्रतिबद्ध 'धूम' है । इसी बात को ग्रन्थकार 
ने सूचित किया है--'स्व-प्रतिवद्धवुद्धिजनकत्वं स्वरूपमेव हि व्यापकत्वमर्न्यादीनाम्‌' । 
यहाँ 'स्व' शब्द से अग्नि ( व्यापक ) को समझना चाहिये । एवं च 'स्व-प्रतिवद्ध' यानी 
अग्नि से प्रतिवद्ध अर्थात्‌ व्याप्त धूम हुआ है । तव 'अग्नि-प्रतिवद्धो धूमः’ ( अग्निना 
व्याप्तो घूम: ) इस प्रकार के ज्ञान ( प्रतीति ) को पैदा करने वाला जो अग्नि 
का स्वरूप है, वही उसका ( अग्नि का ) व्यापकत्व ( व्यापकता ) है । उसके स्वरूप 
से अलग कोई ऐसा "व्यापकता? नाम का पदार्थ नहीं है, जो अग्नि में रहता हो। 
उसी प्रकार “अग्नि: धूमव्यापकः'-अरिन, धूम का व्यापक है--इस प्रतीति को पैदा 
करने वाला ( जनक ) जो घूम का स्वरूप हुँ, वही 'धूम' की व्याप्यता ( व्याप्यत्व ) 
है। उससे अलग ( भिन्न ) कुछ नहीं हे । एवं च “व्याप्य-व्यापकभाव” भी अपने 
संवन्धियों के स्वरूप से भिन्न नहीं है, अर्थात्‌ तत्स्वरूप ही है । 

इसी प्रकार 'कार्य-कारणभाव' के वारे में भी जानना चाहिये। जैसे--तन्तु' का 
कार्य 'पट' है । अर्थात्‌ 'तन्तु' कारण है और 'पट' कायं है । 'तन्तु' में जो कारणता 
है, वह तन्तु का स्वरूप ही है । उससे अलग कुछ नहीं है । यह 'तन्तुस्वरूप' वही है, 
जिसके 'अन्वय-व्यतिरेक' का 'पट' (कार्य ) के द्वारा अनुसरण ( अनुकरण ) किया 
जाता है। यानी 'तन्तु' के होने पर ही 'पट' की उत्पत्ति होती है और 'तन्तु' के 
न रहने पर ( अभाव में ) पट की उत्पत्ति नहीं होती । 'तन्तु' का जो यह स्वरूप 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभावेन्द्रियसम्बन्धविचार ] अभावप्रमाणविचारः ० डा 


है, वही उसकी “कारणता' कहलाती है । उसके स्वरूप से भिन्न 'कारणता' नामकी . 

कोई वस्तु नहीं है । उसी तरह 'पट' में जो कार्यता है, वह भी 'पट” का स्वरूप ही 

है । उसके स्वरूप से भिन्न 'कायंता' नाम की कोई वस्तु नहीं है । इसलिये 'कार्य- 

कारणभाव' को भी ,उसके अपने सम्बन्धियों के स्वरूप से अलग नहीं कर सकते । . 

इतीतरह आधाराधेयभाव; स्वस्वामिभाव, प्रतियोग्यनुयोगिभाव, आदि भी अपने 

सम्वन्धिव्यक्तियों के स्वरूपमात्र ही हैं। उनसे अलग नहीं हैं। अतः इन्हें 'सम्बन्ध 
शब्द से नहीं कह सकते । 


यदि 'कार्य-कारणभाव, व्याप्य-व्यापकभाव, विशेषण-विशेष्यभाव” को उनके अपने 
सम्वन्धियों से पृथक्‌ ( भिन्न) कहा जाय तो उनका द्रव्य, गुण' आदि छह पदार्थों में 
से ही किसी एक में अन्तर्भाव कहना होगा । परन्तु वह उचित नहीं है । क्योंकि 'अभाव' 
में व्यापकत्व, कारणत्व विशेषणत्व भी रहता है। उन व्यापकत्व, कारणत्व, विशेष- 
णत्व को द्रव्यरूप यदि कहें तो वे 'अभाव' में नहीं रह पायेंगे। क्योंकि अभाव' में 
कोई द्रव्य नहीं रहता; यह प्रसिद्ध है। उपयुक्त जितने संवन्ध बताये हैं, वे एक व्यक्तिरूप 
नहीं हैं। तथापि इनमें 'संवन्ध' का व्यवहार जो किया जाता है, उसे गोण व्यवहार 
ही समझना चाहिये । क्‍योंकि उनमें 'सम्ब॒न्ध' का “उभयनिरूपणीयत्वरूप साधम्यं' है । 
जैसे भेरी और दण्ड का 'संयोगसंबन्ध' भेरी और दण्ड के विना नहीं जाना जाता । 
उन दोनों के द्वारा ही वह जाना जाता है। उसी तरह 'विशेष्रण-विशेष्यभाव' आदि 
संबन्ध विशेषण और विशेष्य आदि दोनों के विना नहीं जाना जाता । अर्थात्‌ उन दोनों 
से ही जाना जाता है । अतः 'उभयनिरूपणीयत्व” ( उभयबोध्यत्व ) के कारण ही इन 
संबन्धो में साधम्य होने से ही इनमें 'सम्बन्धत्व' न रहने पर भी इनको उपचार से | 
( गोणरूप से ) सम्बन्ध कह दिया जाता है । एवं च इन्द्रिय का अभाव' के साथ कोई 
सम्बन्ध न होने से 'अभाव' सर्वथा इन्द्रिय से असम्वद्ध है । इन्द्रिय तो स्वसम्बद्ध वस्तु ` 
का ही ग्रहण किया करता है। अतः “अभाव” रूप प्रमेय का ग्रहण करने के लिये 
अभाव” ( अनुपलब्धि ) नामक प्रमाण को स्वतन्त्र रूप में मानना ही होगा । 


इस पर नेयायिक कहता है कि “इन्द्रिय स्वसंबद्ध अर्थ का ही ग्रहण करती है'-- 
यह नियम सभी पदार्थों के लिये नहीं है। पदार्थं दो प्रकार के होते हैं--( १ ) भाव- 
पदार्थ और ( २ ) अभावपदार्थं । उनमें से केवल 'भावपदार्थे' के लिये ही उक्त नियम 
है । 'भावपदा्थ' का ज्ञान तभी हो पायेगा, जब वह इन्द्रिय से सम्बद्ध होगा, अन्यथा 
नहीं । अभाव.पदार्थ के लिये उक्त नियम नहीं है । क्योंकि अभाव पदार्थ का ज्ञान तो - 
“विशेषण-विशेष्यभाव? की सहायता से इन्द्रिय के द्वारा ही हो जाता है। उस ( अभाव 
पदार्थे ) के साथ इन्द्रिय-सम्बन्ध की अपेक्षा नहीं है। अतः अभावपदार्थ के ज्ञान के. 
लिये 'अभाव' संज्ञक स्वतंत्र प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है. 

१५? Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२६ तक भाषा [ अभावेन्द्रियसम्वन्धविचार 


. पहले बता चुके हैं कि 'संयोग” आदि पाँच प्रकार के संबंधों में से किसी एक 
संबंध से सम्बद्ध हुए विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकष के द्वारा 'अभाव' पदार्थ का ग्रहण 
होता है । अर्थात्‌ अनुकूल तकं तथा अनुपलब्धि की सहायता से “इन्द्रिय' अपने से 

` असम्बद्ध अभाव का भी ग्रहण करती है । 


नैयायिक के इस कथन पर पुर्वपक्षी पुनः शंका करता है कि अपने से असम्बद्ध 
अभाव का इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण मानने पर तो किसी भी असम्बद्ध पदार्थ का ग्रहण 
इन्द्रिय से होने लगेगा । व्यवहित पदार्थ का भी इन्द्रिय से ग्रहण किया जा सकेगा | 
जैसे चक्षु से संयुक्त हुए भूतल पर घटाभाव का ज्ञान होता है, वैसे ही चक्षु से असंयुक्त 
अन्य भुतल पर भी घटाभाव का ज्ञान होने लगेगा । किन्तु यह अनुभवविरुद्ध होने से 
दोनों पक्षों.को मान्य नहीं है । अन्यथा अतिप्रसंगदोष प्राप्त होगा । अर्थात्‌ अनभिमत 


विषयों का ग्रहण होने लगेगा । 
इस पर नेयाथिक ने समाधान दिया कि “( १ ) संयोग, (२ ) संयुक्तसमवाय, 
(३ ) संयुक्तसमवेतसमवाय, ( ४ ) समवाय, ( ५ ) समवेतसमवाय'--इन पच्चविध 
सम्बन्धों में से अन्यतम सम्बन्ध से सम्बद्ध हुए विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकर्ष से इन्द्रिय 
के द्वारा अभाव का ग्रहण हो जाता है । जैसे--'घटाभाववद्‌ भूतलम्‌ यहाँ पर 'भूतल' 
के साथ इन्द्रिय का संयोग सम्बन्ध है। इस संयुक्त हुए भुतल में विशेषण के रूप में 
“घटाभाव” का ग्रहण होता है । अतः अतिप्रसंगादि कोई.दोष नहीं हो पाता । व्यवहित 
पदार्थं के ज्ञान का प्रसंग भी नहीं प्राप्त होगा । इन्द्रिय से असंयुक्त स्थल पर भी 
अभाव के ज्ञान का प्रसंग नहीं होगा । क्योंकि व्यवहित पदार्थ के साथ और असन्निक्ृष्ट- 
स्थल के साथ संयोग आदि पंचविध सम्बन्धो में से कोई भी संबन्ध नहीं है । एवं च 
इन्द्रिय संयुक्त ( सम्बद्ध ) हुए पदार्थ में विशेषण-विशेष्यभाव सन्निकर्ष से अभाव का 
ज्ञान होता है । इस सिद्धान्त में कोई भी दोष नहीं है । 
इस पर पूर्वपक्षी पछता है कि संवंध का लक्षण घटित न हो पनि से जब विशेषण- 
विशेष्यभाव नाम का कोई सम्बन्ध ही नहीं है तो इन्द्रिय से असम्बद्ध अभाव का 
ग्रहण, नेयायिक को मानना पड़ेगा । तब अतिप्रसंगदोष को तो मानना ही होगा । 
तब नेयायिक कहता है कि अभाव” को स्वतन्त्र प्रमाण मानने वाले तुम्हारे पक्ष 
में भी यही दोष है। तुम्हें भी 'प्रमाण'के द्वारा असम्वद्ध अर्थ का ग्रहण मानना पड़ता 
है । क्योंकि 'अभाव' संज्ञक प्रमाण का 'घटाभाव' रूप प्रमेय के साथ कोई सम्बन्ध तो 
है नहीं । इस प्रकार जब कि दोनों के पक्षों में दोष और उसका परिहार समान रूप से 
हो रहा हो, वहाँ एक पक्ष को ही दोष प्रदर्शन कर दबाना उचित नहीं है । 
निष्कर्षं यह है कि नैयायिक चार प्रमाणों को ही मानता है वह 'अभाव' संज्ञक 
पृथक्‌ प्रमाण का ?वीकार नहीं करता । उसके मत में तो योग्य पदार्थ की 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रमाणोपसंहार ] अभावप्रमाणविचारः २२७ 


न होने पर अनुकूल तक की सहायता से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही, 'अभाव' का ग्रहण 
किया जाता है । 

उक्त चार प्रमाणों के अतिरिक्त अन्य दो प्रमाणों ( मीमांसकसम्मत अर्थापत्ति 
और अनुपलब्धि ) का अन्तर्भाव उक्त चार प्रमाणों में ही नेयायिक किया करते हैं । 
सिंहावलोकन 

तकंभाषाकार केशवमिश्र ने मीमांसक सम्मत 'अर्थापत्ति' प्रमाण का अन्तर्भाव 
'केबलव्यतिरेकीअनुमान' में और मीमांसक सम्मत 'अभावप्रमाण' का अन्तर्भाव 'प्रत्यक्ष- 
प्रमाण में ही कर दिया है। क्योंकि अर्थापत्ति के विषय का ग्रहण अनुमान से । ही हो _ 
जाता है, और 'अभाव' का ग्रहण प्रत्यक्ष! से ही हो जाता है। इस न्यायसद्धान्त के 
अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द--ये चार ही प्रमाण सिद्ध होते हैं । परन्तु 
न्यायशास्त्र की अपेक्षा भी कम प्रमाण मानने वाले सांख्य, योग, वेशेषिक आदि 
आस्तिक दर्शन भी हैं। अधिक प्रमाणों को मानने वाले भी आस्तिक दर्शन हें । उसी | 
तरह कम प्रमाण मानने वालों में नास्तिक दर्शन भी हैं । 

१ एक प्रमाणवादी ( प्रत्यक्षप्रमाण मात्र ) चार्वाक नास्तिक दर्शन है। 

२ द्वि-प्रमाणवादी ( प्रत्यक्ष तथा अनुमान ) बोद्ध तथा वैशेषिक हैं। 

३ त्रिप्रमाणवादी ( प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द ) सांख्य और योग हैं। 

४ चतुःप्रमाणवादी ( प्रत्यक्ष, अनुमान उपमान, शब्द ) नेयायिक हैं । 

५ पश्चप्रमाणवादी ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, ) प्राभाकर- 
मीमांसक हैं । 

६ षट्प्रमाणवादी ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव) 
कुमारिलभट्ट मीमांसक और वेदान्ती हैं । 

७ अष्टप्रमाणवादी ( प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव, ऐतिह्य, 
सम्भव ) पौराणिक हैं । 
उपमानप्रमाण पर सांख्यदशंन के विचार-- 

शोवाचस्पति मिश्र ने सांख्यततत्वकौमुदी ( कारिका ५ ) “उपमान' प्रमाण के भिन्न- 
भिन्न तीन लक्षण किये हैं, तदनुसार क्रमशः प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द इन तीन प्रमाणों 
में उस ( उपमान ) का अन्तर्भाव कर दिया है । 

( १ ) 'उपमानं तावत्‌, यथा गौस्तथा गवय इति वाक्यम्‌ । तज्जनिता धीरगम 
एव । 

( २ ) योऽप्ययं गवयशब्दो गोसदृशस्य वाचक इति प्रत्यय: सोऽप्यनुमानमेव । यो 
हि शब्दो वृद्धेयंत्र प्रयुज्यते सोऽसति वृत्त्यन्तरे तस्य वाचक: । यथा गोशब्दो गोत्वस्य । 
प्रयुज्यते चैष गवयशब्दो गोसदुशे इति तस्यव वाचक इति तज्ज्ञानमनुमानमेव । 

( ३) यत्तु गवयस्य चक्षुःसन्निकृष्टस्य गोसादृश्यज्ञानं तत्मत्यक्षमेव। अत एव 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha , १ 


२२८ [ तकभाषा [ प्रमाणोपसंहार 


स्मयेमाणायां गवि गवयसादृश्यज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ । न ह्यन्यत्‌ गवि सादृश्यमन्यच्च गवये । 
भूयोश्वयवसामान्ययोगो हि जात्यन्तरवर्ती जात्यन्तरे सादृश्यमुच्यते । सामान्ययोग- 
श्चैक: । सचेद्‌ गवये प्रत्यक्षो गव्यपि तथेति नोपमानस्य प्रमेयान्तरमस्ति, यत्र प्रमा- 
णान्तरमुपमानं भवेदिति न प्रमाणान्तरमुपमानम्‌ । 
उपमान के उक्त 'तीन लक्षणों' के अनुसार उपमान? का स्वाभिमत 'तीन प्रमाणों' 
में अन्तर्भाव हो जाता है । 'प्रसिद्धसाघर्स्यात्‌ साष्यसाधनमुपमानम्‌' इस नैयायिकोक्त- 
लक्षण के अनुसार 'यथा गौस्तथा गवयः' इस 'वाक्य” को “उपमान प्रमाण' कहें तो उससे 
उत्पन्न 'ज्ञान! ( वाक्यार्थज्ञान ) को ही उसका फल कहना होगा । तव “वाक्यजन्य 
वाक्यार्थज्ञान' तौ शब्दप्रमाण का. विषय है । अतः 'शब्द प्रमाण' से ही जब कायं 
हो जाता है तो उसके लिये स्वतन्त्ररूप से 'उपमान-प्रमाण' को मानने की क्या 
आवश्यकता है । 
उपमान का लक्षण गोतम ने 'प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌' सूत्र के द्वारा 
बताया है। भाष्यकार ने उसकी व्याख्या "समाख्यासस्वन्धप्रतिपत्तिरुपमानार्थः की 
है । उसी के परिष्कृतस्वरूप 'संज्ञा-संज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तिरपमानार्थः' को 'तर्कभाषांकार 
ने दिखाया है । तदनुसार 'उपमानप्रमाण' का फल .'संज्ञा-संज्ञिसम्बन्ध की प्रतीति' 
को ही माना जाता है । अतः श्रीवाचस्पति मिश्र ने उसका अन्तर्भाव 'अनुमान' में कर 
दिया है ।-“गवय शाब्दः गोसदुशस्य वाचकः वुद्धजनव्यवहारात्‌' इस प्रकार अनुमान 
प्रयोग करते हैं। अतः 'उपमान' को अलग प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है । 
“उपमान' में विषय में मौमांसकों का. कहना है .कि 'यथा गौस्तथा गवयः इस 
वाक्यश्रवण के पश्चात्‌ वन में गया हुआ व्यक्ति वहाँ पर जब “गोसदृश पशु' 
( गवय ) को देखता है, तव यह सर्वप्रथम यही विचार करने लगता है कि “इसके 
समान मेरी गौ है” अर्थात्‌ 'अनेन सदृशी मदीया गौ: यहाँ पर सामने न रहने वाली 
(अप्रत्यक्ष ) गो में प्रत्यक्ष दृश्यमान 'गवय' का जो सादृश्य प्रतीत होता है, वह 
“उपमान प्रमाण' से ही प्रतीत होता है। - 
किन्तु वाचस्पति मिश्र ने उक्त 'सादृश्यज्ञान' को प्रत्यक्षप्रमाण का विषय माना है । 
क्योंकि यद्यपि 'गो' प्रत्यक्ष नहीं है, 'गवय' प्रत्यक्ष है। किन्तु गौ. तथा गवय का 
“सादृश्य' तो एक ही है। वह 'सादृश्य', जब कि 'गवय' में प्रत्यक्ष हो रहा है तो 
उससे 'अभिन्न गोनिष्ठ सादृश्य' भी प्रत्यक्ष है। इस रीति से “उपमान' प्रमाण को 
अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है । 
' अभावप्रमाण के विषय में सांख्यशास्त्र के विचार-- . 
ˆ नेयायिकों ने 'अभाव? प्रमाण का अन्तर्भाव अपने 'प्रत्यक्ष' प्रमाण में किया है! 
उसी तः 0044 सांख्यशास्त्र ने भी 'उसका? अन्तर्भाव 'प्रत्यक्षप्रमाण' में ही किया है । 
तथापि उसके उपपादन का मार्ग, नैयायिको से भिन्न है। सांख्य कहता है कि "भूतल 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Go Kosha 


प्रामाण्यशव्दाथं ] प्रामाण्यवादः २२९ 


का स्वरूप? प्रतिक्षण परिवतंनशील है । इन परिवतंनों में कभी तो 'भूतल' घट से युक्त 
( घटवत्‌ ) होता है । और घट के हट जाने पर 'केवलभ्रूतल' शेष रह जाता है । जब 
'केवलभूतल रह्‌ जाता है तब की अवस्था को 'घटाभाववदुभूतलम्‌' कहते हें । अतः 
'घटाभाव' भी भूतल का स्वरूषबिशेष ही है। “भुतल का ज्ञान' ( ग्रहण ) इन्द्रिय के - 
द्वारा होने से 'केवल्य' रूप विशेष भी, जो 'घटाभाववद्भूतलम्‌' शब्द से कहा जाता है, 
वह भी प्रत्यक्ष ही है । अतः 'अभाव' का अन्तर्भाव 'प्रत्यक्ष' में ही करना चाहिये। 
और 'अर्थापत्ति' तथा 'संभव' दोनों का अनुमान में और 'ऐतिह्य' का 'शब्दप्रमाण में , 
अन्तर्भाव कर दिया गया है। 
वेशेषिकों के विचार 

वेशेषिक शास्त्र ने 'प्रत्यक्ष और अनुमान” दो ही प्रमाणों को माना हे । तदतिरिक्त 
सभी प्रमाणों का अन्तर्भाव 'अनुमानप्रमाण' में कर दिया है । वेशेषिकशास्त्र में बताया 
गया है-- 

प्रसिद्धाभिनयस्य चेष्टया प्रतिपत्तिदशंनात्‌ तदप्यनुमानमेव । 

आप्तेनाऽप्रसिद्धस्य गवयस्य गवा गवयत्वप्रतिपादनादुपमानमप्याप्तवचनमेव । 

दर्शनार्थादर्थापत्तिविरोध्येव । श्रवणादनुमितानुमानम्‌ । 

सम्भवोऽप्यविनाभावित्वादनुमानमेव । अभावोऽप्यनुमानमेव । यथोत्पन्नं कायं 
कारणसड्धावे लिङ्गम्‌, एवमनुत्पन्नं कार्यं कारणासद्भावे लिङ्गम्‌' । 

इस रीति से वेशेषिकशास्त्र ने 'उपमान' 'शब्द', 'अर्थापत्ति', 'सम्भव' तथा 'अभाव' 
इन प्रमाणों का साक्षात्‌ या परम्परया अनुमान में ही अन्तर्भाव कर दिया है । इन्होंने 
'ऐतिह्य' की जगह 'चेष्टा' कहकर उसका अन्तर्भाव बताया है । 

इति अभावप्रमाणबिचारः । 


आमाण्यवाद्‌; 


इदमिदानीं निरूप्यते । जलादिज्ञाने जाते, तस्य प्रामाण्यमवधायं कश्चिज्ज- 
लादौ प्रवतंते। कञ्चित्तु सन्देहादेव प्रवृत्तः प्रवृत्त्पुत्तरकाले जलादिप्रतिलम्भे सति 
प्रामाण्यमवधारयतीति वस्तुगतिः । 

इदमिति । अब यह ( प्रामाण्यवाद ) निरूपण करते हैं। नेयायिकों के कथना- 
नुसार यह ध्यान में आता है कि कोई व्यक्ति जल आदि का ज्ञान होने पर उसका 
प्रामाण्य निश्चित करके उसके ( जलादि के ) लेने में प्रवृत्त होता है । और कोई 
व्यक्ति जलादि के सन्देह से भी प्रवृत्त होता है, तदनन्तर जलं की प्राप्ति यंदि हो जाती 


है तो जल ज्ञान के पूर्व प्रमाण्य का निश्चय कर लेता है--यह वास्तविक स्थिति है । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३० तकंभाषा [ प्रामाण्यशब्दार्थ 


माधुरी 
तर्कभाषाकार केशव मिश्र ने प्रामाण्य के सम्बन्ध में केवल महामीमांसक कुमारिल- 
भट्टपाद के मन्तव्य की ही मुख्यरूप से आलोचना की है । पहले वता चुके हैं कि “प्रमा” 
के करण को प्रमाण कहते हैं 'प्रमाकारणम्प्रमाणम्‌ इति । 'प्रमा' का अर्थ है 'यथाथं 
अनुभव? । जैसे--'प्रमा के करण' के अर्थ में 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही 
“परमा? ( यथार्थ अनुभव यानी ज्ञान ) के अर्थ में भी. 'प्रमाण' शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । 'प्रमाण्यवाद' में प्रमाण्य का अर्थ है प्रमाण का भाव'। यहाँ 'भाव' अर्थ 
में "ष्यम्‌? प्रत्यय किया गया है। 'भाव' अर्थ में 'त्व' प्रत्यय भी होता है, तब 
“प्रमाणत्व' बनता है । 'प्रमाणत्व” या प्रामाण्य' दोनों का अर्थं एक ही है । प्रामाण्य 
या प्रमाणत्व का अर्थ हुआ 'ज्ञान की यथार्थता' । अत एव तकंभाषाकार ने कहा हैं 
कि 'ज्ञानस्य याथारथ्यंलक्षणम्प्रामाण्यम्‌'। “ज्ञान की यथार्थता’ ही ज्ञान का प्रामाण्य है। 
“प्रामाण्यसम्वन्धी वाद:--प्रामाण्यवादः' अर्थात्‌ 'ज्ञान! के प्रामाण्य का विचार । 

अब अमुक ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है, इसका निर्णय कैसे किया जाता है? 

इसे शास्त्रीयभाषा में इस प्रकार कहा जायेगा 'ज्ञान का प्रामाण्य कैसे गृहीत होता है? 
या 'ज्ञानों का 'प्रामाण्यग्रह' कैसे होता है? इस विषय पर दाशनिकों ने बहुत ही गम्भीर 
विचार किया है । यह प्रामाण्य विचार सर्वप्रथम 'वेद' के लिये ही उदित हुआ । क्योंकि 
वेदविरोधियों का उस समय जमघट बहुत था। उस स्थिति में वेदिक-कर्मानुष्ठान, 
वेद प्रामाण्य के विना होना संभव ही नहीं था। अत एव मीमांसकों ने अपला सर्वस्व 
ही उसके प्रामाण्य की सिद्धि में लगा दिया। 'स्वतःप्रमाणं परतःप्रमाणं कीरांगना 
यत्र गिरो गिरन्ति'--यह अद्भुत वातावरण पैदा हो गया था । उसके फलस्वरूप 
'वेद' के प्रामाण्य की सिद्धि में यशोरूप दुग्ध का पान सर्वप्रथम मीमांसकों ने ही 
किया है । तदनन्तर उसी न्याय से सामान्यत: सभी ज्ञानों को लेकर प्रामाण्य का 
विचार करते हुए व्यवहार को शुद्ध किया गया है । लोकव्यवहार में अहनिश देखते 
हैं कि प्रत्येक आदमी की प्रवृत्ति, किसी प्रयोजन से ही हुआ करती है । किसी पदार्थ का 
जब ज्ञान होता है, तब 'वह पदार्थ” अपने लिए लाभकर है या नहीं--यह सोचते हैं । 
यदि वह पदार्थं 'लाभकर' प्रतीत हुआ तो उसका 'ग्रहण' करने का प्रयत्न करते हैं । 
यदि 'हानिकर' प्रतीत हुआ तो उसे 'त्यागने' की सोचते हें । यदि वह पदार्थे, लाभ 
कर भी नहीं और हानिकर भी नहीं” हो तो उसकी ओर से 'उदासीन' ( तटस्थ) हो 
जाते. हैं । तात्पयं यह है कि प्रत्येक मनुष्य की प्रवृत्ति का कारण उसकी 'हान-उपादानः 
उपेक्षाबुद्धि' ही है । अर्थात्‌ सबकी प्रवृत्ति में निमित्त उसका 'ज्ञान' ( बुद्धि ) ही दै । 
व्यवहार में हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु के 'यथार्थज्ञान' से तथा 'संशयात्मर्कः 
ज्ञान' से भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है । किसी आदमी के घर के समीप ही एक जर्ण 
सरोवर है, वहाँ से प्रतिदिन वह जल लाया करता है। उसके पास कोई दुसरा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रामाण्यविषयकमतभेद | प्राभाण्यवाद: २३१ 


व्यक्ति आकर उससे पूछता है कि यहाँ कहीं जल है ? तब उत्तर देने वाला व्यक्ति 
अपने मन में निश्चितरूप से समझता है कि “मुझे समीपस्थित जल का जो ज्ञान है, वह 
निश्चितरूपेण प्रामाणिक है । अपने प्रामाणिक ज्ञान के अनुसार वह जल लाने के लिए 
प्रवृत्त हुए आदमी से कहता है । यह अभ्यासदशापन्न प्रमाणिक ( यथार्थ ) ज्ञान है । 

कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि मारवाड आदि मरुभूमि में प्रखर 
ग्रीष्मत्‌ की धूप से तृषित हुआ व्यक्ति जल की खोज में भटकते-भटकते किसी कारण 
कहीं दुरी पर उसे जल का सन्देह (सम्भावना) हो जाता है । जल का सन्देह होने 
मात्र से ही वह जल लेने तथा अपनी तृष्णाशान्ति के किये प्रवृत्त होता है। और 
सौभाग्यवश उसे जल की प्राप्ति हो जाती है, तब वह कह उठता है कि मेरी प्रवृत्ति 
सफल हुई । इस सफल प्रवृत्ति को ही “समर्थ प्रवृत्ति” यानी ज्ञान के अनुकूल प्रवृत्ति 
( प्रवृत्तिसामथ्यं ) कहते हैं। इसी के वल पर वह 'सन्दिग्धजल ज्ञान! का प्रामाण्य 
( प्रामाणिकता ) समझता है । यह अनभ्यासदशापन्न प्रामाणिक ( यथार्थ ) ज्ञान है । 

इस द्विविध प्रवृत्ति को देखकर मन में संदेह उठता है कि ज्ञान के प्रामाण्य” का 
निश्चय, क्या प्रवृत्ति के पहले होता है या प्रवृत्ति के बाद “ज्ञान के प्रामाण्य' का निश्चय 
किया जाता है? 


उपर्युक्त स्थिति न्यायदर्शंन के मतानुसार बतायी गयी है । एक ज्ञान अभ्यासद- 
शापन्न स्थिति का हे और दूसरा ज्ञान अनभ्यासदशापन्न स्थिति का हे । 


अत्र कश्चिदाह । प्रवृसेः प्रागेव प्रामाण्यादधारणात्‌ । अस्यार्थः । येनेव यज्ज्ञानं 
गुह्यते तेनेव तद्गतं प्रामाण्यमपि न तु ज्ञानग्राहकादन्यज्‌ ज्ञानधसंस्य 
प्रामाण्यस्य ग्राहकम्‌ । तेन ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य । 
ज्ञानं च प्रवृत्तेः पुर्वेमेव गृहीतं कथमन्यथा प्रामाण्याप्रामाण्यसन्देहोऽपि स्यात्‌ । 
अनधिगते धर्मिणिसन्देहानुदयात्‌ । तस्मात्‌ प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञाततान्यथानुप- 
पत्तिप्रसूतयाऽर्थापत््या ज्ञाने गृहीते ज्ञानगतं प्रामाण्यमप्यर्थापत्त्येव गृह्यते। ततः 
पुरुषः प्रवतंते । न तु प्रथमं ज्ञानमात्रं गृह्यते ततः प्रवृत्त्युत्तरकाले फलदशंनेत 
ज्ञानस्य प्रामाण्यमवधायंते । 

अत्रेति । इस विषय में कोई ( मीमांसक ) कहता है-प्रवृत्ति के पूर्व ही 'प्रामाण्य' 


“का अवधारण ( निश्चय ) हो जाता है। अतः 'प्रवृत्तिसाफल्य' 'प्रामाण्य' का अनुमापक 


नहीं होता है । 

अस्येति। इसका अथं यह है कि जिस सामग्री से जिस 'ज्ञान' क। ग्रहण होता है, 
उसी सामग्री से “उस ज्ञानगत-( ज्ञान में. रहने वाले ) प्रामाण्य” का भी ग्रहण होता 
है। ज्ञानग्राहक सामग्री से भिन्न अत्य कोई सामग्री उस (ज्ञान ) के प्रामाण्य की 


नैयायिक शि 1 
ग्राहक नहीं है।। अर्थात्‌ नैयायिक का जो कथन है कि ज्ञान' का ग्रहण 'अनुब्यवसाय 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३२ “तकभाषा [ प्रामाण्यविषयकमतभेद 


से और उसके 'प्रामाण्य” का ग्रहण 'प्रवृत्तिसाफल्यसूलक अनुमान? से होता है-- 
वह उचित नहीं है । तेनेति। इसलिए अर्थात्‌ ज्ञानग्राहक' और 'तत्प्रामाण्य-ग्राहक' 
सामग्री. के एक होने से ( ज्ञानग्राहक सामग्री के अतिरिक्त उसके प्रामाण्य ग्रहण में 
अचय सामग्री की अपेक्षा न रहने से) “ज्ञान के प्रामाण्य का 'स्वतस्त्व' स्वभावतः ही 
` सिद्ध है। इसलिए ग्रन्थकार ने स्पष्ट कर दिया हे कि ज्ञानग्राहकातिरिक्तानपेक्षत्वमेव 
स्वतस्त्वं प्रामाण्यस्य ।' 
ज्ञानं चेति । 'ज्ञान' का ग्रहण तो प्रवृत्ति होने के.पूर्व ही हो जाता है, यह निश्चित 
है । अन्यथा “ज्ञान' रूप धर्मी का ग्रहण हुए बिना उसके 'प्रामाण्य' या 'अप्रामाण्य' 
का सन्देह ही कैसे होगा ? ज्ञान 'धर्मी' है और 'प्रमाण्य' या 'अप्रामाण्य' उसका घमं 
है । 'धर्मी' के अज्ञात. रहने पर उसके “धर्म के विषय में सन्देह ही नहीं हो सकता । 
तस्मादिति । इसलिये 'प्रवृत्ति' होने के पुवे ( अभ्यासदशा में ) ही ज्ञातताऽन्यया- 
- नुपपत्त्या ( 'ज्ञान' रूप कारण के बिना 'ज्ञातता” रूप कार्य की अनुपपत्ति होने से) 
उत्पन्न होने वाले “अर्थापत्ति प्रमाण से 'ज्ञान' का ग्रहण होने पर उसमें (ज्ञान में ) 
रहनेवाले 'प्रामाण्य' का भी उसी 'अर्थापत्ति' से ग्रहण हो जाता है । उसके बाद 'पुरुष 
की प्रवृत्ति' होती है । यह मोमांसकों का कहना हे । नैयायिकों के मन्तव्य के अनुसारं 
प्रथमतः केवल 'ज्ञान' का ग्रहण और उसके बाद प्रवृत्ति उसके अनन्तर 'फल' को 
देखकर उस 'ज्ञान' के 'प्रामाण्य' का निश्चय किया जाता है किन्तु नैयायिको का यह 
सिद्धान्त ठीक नहीं है । मीमांसकों के द्वारा यह पूर्वपक्ष उपस्थित किया गया है । 
माधुरी 
शास्त्रकारों ने उत्पत्ति” तथा 'ज्ञसि' दो दृष्टियों से 'प्रामाण्य' के स्वतस्त्व का 
विचार किया हे । अतः 'प्रामाण्यः और 'अप्रामाण्य' का स्वतस्त्व दो प्रकार का होता 
हैं । एक 'उत्पत्ति' में 'स्वतस्त्व' और दुसरा “ज्ञप्ति में 'स्वतस्त्व' । उत्पत्ति में 'स्वत- 
स्त्व' का अभिप्राय यह हे कि जिस 'कारण सामग्री' से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसी 
सामग्री' से उसका ( ज्ञान ) प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य भी उत्पन्न होता है- उत्पत्तो 
स्वतस्त्व नाम ज्ञानकारणमात्रजन्यत्वम्‌ । ज्ञानं येन जायते तेनेव प्रमाणं सदेव जायत 
. इत्यथंः । और ज्ञाप्ति' में 'स्वतस्त्व' का अभिप्राय यह है कि 'जिस साधन? के द्वारा 
ज्ञान का ग्रहण होता है, 'उसी के द्वारा' ज्ञान के “प्रामाण्य या अप्रामाण्य' का भी 
ह Me जाल तु ज्ञानप्राहकमात्नप्ाह्मत्वम्‌ । येन ज्ञानं जायते तेनेव 
ड इसी तरह 'प्रामाण्य' का परतस्त्व भी दो प्रकार से होता है--एक तो 'उत्पत्ति' 
में परतस्त्व और दुसरा 'ज्ञप्ति' में परतस्त्व । उत्पत्ति में “परतस्त्व का ताते 
यह हे कि. जिस 'कारणसामग्री' से ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे “भिन्न कारणों' से 


4 14 (1 1 नि उर < {) 
प्रामाण्य तथा 'अप्रामाण्य उत्पन्न होते हैं । इद्रियार्थसन्चिकर्ष आदि से ज्ञान 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रामाण्यविषयकमतभेद ] प्रामाण्यवाद: २३३ 


उत्पन्न होता हे किन्तु गुण” अथवा 'दोष' से 'ज्ञान' का प्रामाण्य या अप्रामाण्य 
उत्पन्न होता है--'परतस्त्वमपि द्विविधमुत्पत्तौ ज्ञप्ती च । तत्रोत्पत्तो परतस्त्वं च ज्ञान- 
कारणातिरिक्तक्ारणजन्यत्वम्‌ । इन्द्रिया्थ संयोगादिना ज्ञानं जायते तदतिरिक्तेन गुणेन 
दोषेण घा तज्ज्ञानं प्रमाणमप्रमाणं वा जायत इत्यर्थः ।' 

ज्ञप्ति' में परतस्त्व का अभिप्राय है--/जिस साधन के द्वारा ज्ञान! का ग्रहण 
होता है, उससे भिन्न साधन के द्वारा “ज्ञान के प्रामाण्य” तथा 'अप्रामाण्य' का 
निश्चय करना -ज्ञप्ती परतस्त्वं च ज्ञानग्राहकातिरिक्तग्राह्मत्वम्‌ । ज्ञानं च मनसा गह्यते, 
तद्गतं प्रामाण्यमनुमानेनेत्यर्थः । तर्कंभापाकार ने उत्पत्तिविषयक स्वतस्त्व-परतस्त्व 
पर विचार नहीं किया हे । केवल ज्ञप्तिबिषयक 'स्वतस्त्व-परतस्त्व' का ही विचार 
प्रदर्शित किया है । लोकव्यवहार में जैसे 'यथाथंज्ञान' से प्रवृत्ति होती है तर्थव 'सम्दिग्ध 
ज्ञान से भी प्रवृत्ति हुआ करती हुँ। कोई तृषातं ( प्यासा ) आदमी अपनी तृषा 
(प्यास ) शान्ति के लिये 'जल' चाहता है । उसे यह भी ज्ञात है कि कहाँ पर जल है। 
क्योंकि अनेक वार उसी स्थान से उसने जल लिया है । एवं च जल ज्ञान की 'अभ्यासः 
दशा' से युक्त रहने पर भी “समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व' लिङ्ग (हेतु ) से अपने मन में 
हुए 'जल ज्ञान' की यथार्थता का निश्चय करके, बाद में वह उस ओर प्रवृत्त होता है । 
अर्थात्‌ 'ज्ञान' के अनन्तर ही ( प्रवृत्ति होने के पूवं ही ) उसके प्रामाण्य का भी उसे 
ज्ञान ( ग्रहण ) हो जाता है । और बाद में 'भवृत्ति' होती है । किन्तु अनभ्यासदशापन्न 
ज्ञान में 'प्रामाण्य' का निश्चय न होने पर भी 'प्रवृत्ति' हुआ करती है । क्योंकि इस 
स्थिति में 'प्रामाण्य' का निश्चय करना सुलभ होता हे । नैयायिको को भ्रवृत्ति' के पहले 
ज्ञानगत प्रामाण्य' के निश्चय कर लेने की आवश्यकता नहीं होती । उनके मत में 
'केवळ ज्ञान' होने मात्र से ही प्रवृत्ति हो जाती है। इतना ही आवश्यक है कि उस 
ज्ञान में 'अप्रामाण्य' की गन्ध न आती हो । अतः नेयायिकों को ज्ञान के भ्रामाण्य' 
की स्वतोग्राह्मता मानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 

मश्न--'अभ्यासदशापश्नज्ञान' में तो 'समर्थप्रवृत्तिजनकत्बात्‌' यह हेतु हो सकता 
हे । जैसे विमतं जलज्ञानं, समर्थ-परवृत्तिजनकत्वात्‌' यह अनुमान प्रयोग कर सकते हैँ। 
किन्तु 'अनभ्यासदशापन्न ज्ञान' में जहाँ 'प्रवृत्ति' हुई ही नहीं है, वहाँ 'सम थंपरवृत्ति- 
जनकत्वात्‌' यह हेतु कैसे उपपन्न हो सकेगा ? 

उत्तर--यहाँ 'अनभ्यासदशापन्न जान' में 'समथंप्रवृत्तिजनकत्वात्‌' इस हेतु में कुछ 
और अधिक जोड़ देंगे, अर्थात्‌ 'सम्ंप्रवृत्तिजनकज्ञ।नसजतीयल्बात्‌' को 'हेतु' बना देंगे । 
तब कोई दोष नहीं होगा । 'अम्यासदशापन्न' शब्द का उल्लेख बौद्धो ने तथा जनों ने 
भी अपने दर्शनों में 'स्वतः-प्रमाण्यवाद' की चर्चा करते समय किया है। एवं च यहाँ 
अनभ्यासदशा' में अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'विमतं जल्ज्ञान प्रमाणं समर्थ- 


प्वृत्तिजनकज्ञानसजातीयत्वातु' इति । 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३४ तकंभाषा [ प्रामाण्यविषयकमतभेद 


नैयायिक विद्वान्‌ 'ज्ञान' का प्रमाण्य तथा अप्रामाण्य 'स्वतोग्राह्म' नहीं कहते 
हैं । वे तो 'ज्ञान' के प्रामाण्य तथा अप्रामाण्य को 'परतोग्राह्य' कहते हैं । अभिप्राय 
यह है कि जिन कारणों से 'ज्ञान' ( प्रामाण्य और अप्रामाण्य के आश्रयभूत ज्ञान ) 
का ज्ञान होता है, उन्हीं कारणों से उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ज्ञान नहीं 
होता है । किन्तु उसके ल्यि 'अन्य कारणों की अपेक्षा होती हे । 'ज्ञान' के प्रामाण्य- 
ज्ञान के लिये 'सफलप्रवृत्तिजनकत्व'--हेतुक अनुमानरूप “अन्य कारण' की अपेक्षा 
होती है । उसी तरह 'ज्ञान' के अप्रामाण्यज्ञान के लिये 'विफलप्रवृत्तिजनकत्वात्‌' 
हेतुक अनुमान रूप 'अन्य कारण' की अपेक्षा होती है । परन्तु प्रामाण्य और अप्रामाण्य 
के आश्रयभूत 'ज्ञान' का ज्ञान करने के लिये उपयुक्त 'हेतुओं की अपेक्षा नहीं रहती, 
क्योंकि अनुव्यवसाय’ से ही उसका ज्ञान हुआ रहता है। उदाहरणार्थं 'जलज्ञान' 
प्रमात्मक हो चाहे अप्रमात्मक हो, वह 'अनुब्यवसाय' खूप मानसप्रत्यक्ष से जाना 
जाता है । और उसका प्रामाण्य ( प्रमात्व ) या अप्रामाण्य ( अप्रमात्व ) 'अनुव्य- 


वसाय? रूप मानसप्रत्यक्ष से ग्रहीत न होकर उपयुंक्त-हेतुक अनुमान से होता है। 


-अत एव न्यायदर्शन के अनुसार "प्रामाण्य और अध्रामाण्य' “स्वतोग्राह्म' न होकर 
'परतोग्नाह्म' माने जाते हूँ । 


'ज्ञान' के प्रामाण्य ( प्रमात्व) और अप्रामाण्य ( अप्रमात्व ) के वारे में| न्याय- 
वैशेषिक सांख्य-योग और मीमांसा-वेदार्‍त के भिन्न-भिन्न मत हैं । 


न्याय-वैशेषिक दर्शनों का कथन है कि 'निविकल्पक प्रत्यक्ष! के अतिरिक्त जितने 
भी “ज्ञान हैं वे सव 'यथार्थंज्ञान' और 'अयथा्थंज्ञान' ( प्रमा और अप्रमा ) के भेद 
से दो प्रकार के होते हैं । 'पथाथंज्ञान' कभी 'प्रमा' शब्द से और कभी 'प्रमाण' शब्द से 
भी कहा जाता है। तथा 'अयथार्थ ज्ञान को कभी 'अप्रमा' शब्द से और कभी 
'अप्रमाण' शब्द से भी कहा जाता है। जव “यथार्थ ज्ञान' को 'प्रमा' शब्द से कहते 
हैं, तब उसके 'असाधारण-धर्म' को 'प्रमात्व' कहते हैं। और जब “यथार्थ ज्ञान! के 
'प्रमाण' शब्द से कहते हैं, तव उसके 'असाधारण धर्म! को प्रामाण्य शब्द से कहते हैं । 
उसी प्रकार अयथार्थ ज्ञान को 'अप्रमा' शब्द से कहने पर उसके 'असाधारण धर्म को 
“अप्रमात्व' शब्द से कहते हैं और 'अयथाथे ज्ञान' को “अप्रमाण' शब्द से कहने पर 
उसके असाधारण घमं को 'अप्रामाण्य' शब्द से कहते हैं । 


इस विवेचन से न्याय-वेशेषिक दर्शन का सिद्धान्त स्पष्ट हो जाता है कि क्सी 
पदार्थ के हानोपादानाथं ( ग्रहण, त्याग ) की जाने वाली प्रवृत्ति या निवृत्ति के 
उस 'पदार्थ' का केवल ज्ञानमात्र होने की आवश्यकता है, उसके 'प्रमात्व' और 
'अप्रमात्व' के निश्चय की कोई आवश्यकता नहीं है । उक्त न्यायसिद्धान्त को न्याय 


मञ्जरी, कन्दली आदि ग्रन्थों में बड़े विस्तार के साथ बताया गया है । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मीमांसकमतनिरूपण ] प्रामाण्यवादः २३५ 


नैयायिकों के प्रतिद्वन्द्वी महामीमांसक श्रीकुमारिलभट्ट हँ । इनके मत में ज्ञान 
का “प्रामाण्य' स्वतः है, और 'अप्रामाण्य' परतः है । वे कहते हैं-- 
“स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम्‌ । 
न हि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन शक्यते ॥' 
--( इलो ० वा० सू० २ वा० ४७) 
फ्रमाणो' का प्रामाण्य स्वतःग्रहीत होता है। क्योंकि 'ज्ञान' में स्व-विषय के 
अवधारण की शक्ति यदि 'स्वतः न हो तो उसे किसी अन्य के द्वारा उसमें उत्पन्न नहीं 
करायी जा सकती । भाट्टमीमांसक 'स्वतः-्रामाण्यवादी' हैं। जहाँ 'प्रमाष्यग्रह' के 
लिये ज्ञानग्राहक सामग्री के अतिरिक्त सामग्री की अपेक्षा नहीं की जाती वहाँ उस 
'ज्ञान' को 'स्वतःप्रमाण' कहा जाता है । अर्थात्‌ जहाँ “ज्ञान तथा तद्गत “प्रमाण्य! 
दोनों का ग्रहण एक ही सामग्री से होता है, तव उसे 'स्वतःप्रमाण' कहते हैं। अतः 
स्वतःप्रमाण का लक्षण- -ज्ञानग्राहकातिरिक्ताञनपेक्षत्व' किया गया है । और जहाँ ज्ञान- 
ग्राहकसामग्री और तद्गत प्रामाण्यग्राहक सामग्री भिन्न-भिन्न ( पृथक्‌-पृथक्‌ ) रहती है, 
वहाँ 'परतःप्रामाण्य' माना जाता है। अत एव 'परतस्त्व' का लक्षण--ज्ञानग्राहका- 
तिरिक्ताऽपेक्षत्व' किया गया है। एवं च मीमांसकों के मत से ज्ञान का प्रामाण्य 
स्वतोग्राह्म है, और 'अप्रामाण्य' परतोग्राह्म है । 
मीमांसाशास्त्र के तीन सम्प्रदाय ( प्रस्थान ) हैं। ( १) भाइ-सम्प्रदाय, (२) 
प्रभाकर-( गुरु) सम्प्रदाय, ( ३ ) मुरारि-( मिश्र-) सम्प्रदाय । 
प्राभाकर सम्प्रदाय में भी ज्ञानोत्पादक सामग्री और ज्ञानग्राहकसामग्री अलग-अलग 
नहीं है । इसलिये घटज्ञानोत्पत्ति की समग्री का सन्निधान होने पर उत्पन्न होने वाले 
“बटज्ञान' का आकार 'अयं घटः' नहीं है, अपितु “घटमहं जानामि' है । क्योंकि इस 
ज्ञान में ( १) घट, (२ ) घटज्ञान, ( ३) घटज्ञाता--इन तीनों का ( ज्ञेय, ज्ञान, 
और ज्ञाता का ) ज्ञान होता है । अत एव प्राभाकरमत में “त्रिपुरी विषयकज्ञान' माना 
जाता है। 


घ्राभाकर सम्प्रदाय के अनुसार 'ज्ञान' को स्वप्रकाश माना जाता है। वह ( ज्ञान) 
अपने 'जन्म ( उत्पत्ति ) क्षण! में भी 'अज्ञात' नहीं रहता है । वह 'ज्ञायमान' होकर ही 
उत्पन्न होता है । क्योंकि 'ज्ञान' की उत्पादक और ग्राहक सामग्री एक ही है, भिन्न- 
भिन्न नहीं है । अन्यथा दोनों भिन्न-भिन्न सामग्रियों के सन्निधान में कदाचित्‌ काल- 
भेद भी हो सकता है । कभी 'ज्ञानोत्पादक सामग्री का सञ्चिधान' पहले हो जाय और 
'ज्ञानग्राहक सामग्री का सन्निधान” वाद में हो, तब “ज्ञान! उत्पन्न होकर भी 'अज्ञात' 
ही रह सकता है, उस कारण उसकी 'स्व-प्रकाशता' का ही भंग हो जायेगा । इसलिये 


ज्ञान की स्वभ्रकाशता को कायम रखने के लिए ्ञानोत्पादकसामग्री और ज्ञानग्राहक 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३६ तकंभाषा [ मीमांसकमतनिरूपण 


सामग्री! को एक ही मानना होगा, अलग-अलग नहीं । इसी प्रकार ( प्राभाकर 
सिद्धान्त में ) 'ज्ञान' की उत्पादक सामग्री को ही झानग्राहकसामग्री मान कर उसी को 
ज्ञान' के 'प्रामाण्य' का भी ग्राहक बताया गया है । इसलिये 'ज्ञान' के साथ ही ज्ञान' 
का प्रामाण्य भी ज्ञात हो जाता है। एवं च 'ज्ञान' जब उत्पन्न होता है, तब वह जिस 


प्रकार अपने विषय को ( घट को ) तथा स्वयं को और अपने आश्रय (ज्ञाता ) को | 
विषय करता है, उसी प्रकार वह अपने 'प्रामाण्य' को भी विषय करता है । 'प्रामाण्य' | 
को विषय बना लेने पर 'घटमहं प्रमिणोमि' उसका आकार होता है। क्योंकि उसमें | 


“घट”, 'घटज्ञान', 'घटज्ञाता', के समान 'घटज्ञान'गत प्रामाण्य की भी प्रीति होती है। 


च 


मीमांसाशास्त्र के तीसरे सम्प्रदाय के प्रवतंक श्रीमुरारिमिश्ष का सिद्धान्त, | 
नेयायिकों से कुछ भिलता-जुलता सा ही है । इन के मत में भी 'ज्ञान' का ग्रहण | 
'अनुव्यवसाय' से ही होता है किन्तु उसके प्रामाण्य ( ज्ञानगत प्रामाण्य ) का ग्रहण | 
किंसी अन्य कारण से न होकर उसी 'अनुव्यववसाय' से ही होता है। क्योंकि | 


श्रीमुरारिमिश्र भी श्रीकुमारिछ भट्ट और प्रभाकर भट्ट ( गुरु के समान ही 'ज्ञान' 


के विषय में स्वतःप्रामाण्यवादी हैं। क्योंकि इनके मत में भी ज्ञानग्राहक और तद्गतं , 


` प्रामाण्यग्राहक सामग्री ( अनुव्यवसाय ) एक ही है, भिन्न नहीं है । 


थोकुमारिलभट्टपाद 'ज्ञान' को अतीन्द्रिय कहते हैं। अतः उनके मत में उसका | 
(ज्ञान का ) 'ज्ञान' ( ग्रहण ) ज्ञातता छिङ्गकअनुमान' से होता है । और उसी अनुमान | 
, से 'ज्ञान' के 'प्रामाण्य' का भी ग्रहण हो जाता है। एवं च तीनों मीमांसक-सम्प्रदायों । 
में 'ज्ञानग्राहक-सामग्रीग्राह्मत्व' रूप स्वतोग्राह्यत्व सुस्थिर रहता है। इस रीति. 


से तीनों सम्प्रदायों में 'ज्ञान' का जो पहला ( प्रथम ) ज्ञान जिस सामग्री से होता है 
उसी से उसका प्रामाण्य ( प्रमात्व ) भी समझ में आ जाता है। 


किन्तु 'ज्ञान' का अप्रामाण्य, तीनों मतों में परतोग्रा ह्य ही है, उसे स्वतोग्राह्म नहीं | 


माना है । क्योंकि उसका ग्रहण ( ज्ञान ), ज्ञानाग्रहकसामग्री से न होकर 'ज्ञानाधीन 
प्रवृत्तिवेफल्य ज्ञान' आदि अन्य कारणों से होता है। . _ 


| 


शंका--प्रमाणभूत ज्ञान के प्रथमज्ञानकाल में ही जैसे उसका 'प्रामाण्य' स्वतः ज्ञात. 


हो जाता है, वैसे ही अप्रमाणभूत ज्ञान के प्रथमज्ञानकाल में ही उसका आप्रामाण्य भी 
स्वतः ज्ञात हो जाता है, ऐसा क्यों नहीं कहते ? उसे ( अप्रामाण्य को ) परतोग्राह्य 
मानने का आग्रह क्‍यों किया जा रहा है? 

समा०--प्रत्येक ज्ञान के मुख्य प्रयोजन दो ही होते हैं--( १) प्रवृत्ति और (२) 
निवृत्ति। ज्ञात हुआ पदार्थ ( वस्तु ) यदि 'अनुकुल' हो तो प्रवृत्ति और तिङ 
हो तो निवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति या निवृत्तिरूप प्रयोजन, 'ज्ञान' को प्रमाण मानते 
पर ही हो सकता है । उसे अप्रमाण मान लेने पर तो प्रवृत्ति-निवृत्ति का तो प्रश्‍न ही 


नहीं उठता है। किच ज्ञान को प्रमाण ( स्वत: प्रमाण ) मानने पर ही विरोधी ज्ञान 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वतस्त्वपरतस्त्वविवाद ] प्रामाण्यवादः २३७ 


का प्रतिवन्ध होता है । जैसे भतल पर “घट' का ज्ञान होने पर भुतलपर घटाभाव के 
ज्ञान का प्रतिवन्ध हो जाता है। किन्तु उस ज्ञान को अप्रमाण ही मान लेने पर 
विरोधी ज्ञान के प्रतिवन्ध का प्रश्‍न ही नहीं उठता है। 


किञ्च प्रामाण्य' को स्वतोग्राह्म कहने में युक्ति है, और अप्रामाण्य को स्वतोग्राह्म 
कहने में कोई युक्ति नहीं है । क्योंकि प्रवृत्ति आदि के होने में निमित्त, -ज्ञान' है, शतं 
इतनी ही है कि उसमें अप्रामाण्य की गन्ध न आती हो । अप्रामाण्य की गन्ध ( ज्ञान- 
प्रतीति ) आते ही उस ज्ञान से प्रवृत्ति आदि नहीं होती है । अतः ज्ञान के प्रयोजन- 
भूत प्रवृत्ति आदि के सम्पादनार्थ, उसके कारणभूत ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय रहना 
आवश्यक है । यदि ज्ञान में अप्रामाण्य की प्रतीतिं रहेगी तो ज्ञान के प्रामाण्य का 
निश्चय नहीं किया जा सकेगा । और प्रामाण्य का निश्चय न हो सकने पर प्रवृत्ति आदि 
प्रयोजन भी सम्पन्न नहीं हो पायेंगे। यदि 'प्रामाण्य' को स्वतोग्राह्म न मानकर 
परतोग्राह्म मानेंगे. तो जिस “पर” ( किसी अन्य कारण ) से प्रामाण्य की प्रतीतिं 
होगी, उसके सन्निहित होने के पूर्व प्रामाण्य का निश्चय तो हो ही* नहीं सकेगा, 
तब 'प्रवृत्ति आदि के कारणभूत "ज्ञान! के उत्पन्न होने पर भी प्रवृत्ति नहीं हो 
पायेगी । तब ज्ञान' का उत्पन्न होना ही व्यर्थं होगा । अतः उत्पन्न हुए ज्ञान की सार्थ- 
कता के लिये 'प्रामाण्य' को स्वतोग्राह्म मानना ही योग्य है । अप्रामाण्य को स्वतः 
मानने पर प्रामाण्य का निश्चय न हो सकने से प्रवृत्ति न हो सकेगी, और प्रवृत्ति 
आदि प्रयोजन के न होने पर 'ज्ञान' की उत्पत्ति ही व्यर्थं होगी। इसलिए अभ्रामाण्य 
को परतः मानना ही उचित है । 


अत्रोच्यते । ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसुतयाऽर्थापत्त्या ज्ञानं गुह्यते इति यदुक्तं 
तदेव वयं न मृष्यामहे तया प्रामाण्यग्रहस्तु दूरत एव। तथा हि इदं किल 
परस्याभिमतम्‌ । घटादिविषये ज्ञाने जाते “मया ज्ञातोऽयं घट” इति घटस्य 
ज्ञातता प्रतिसन्धीयते । तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम कश्चिद्धर्मो जात इत्यनु- 
सीयते । स च ज्ञानात्पु्वंमजातत्वात्‌, ज्ञाने जाते च जातत्वादन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
ज्ञानेन जन्यत इत्यवधार्यते । एवं च जञानजन्योऽसो ज्ञातता नाम धर्मा ज्ञानसन्त- 
रेण नोपपद्यते कारणाभावे कार्यानुदयात्‌ । तेनार्थापत्त्या स्वकारण ज्ञातं ज्ञात- 
तयाऽऽक्षिप्यत इति । 

न चेतद्युक्तम्‌ । ज्ञानविषयताति रिक्तामा ज्ञातताया अभावात्‌ । 

सोमांसक के इस पूर्वपक्ष पर नेयायिक का “उत्तरपक्ष” प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
अत्रोच्यत इति । नैयायिक कहता है कि 'ज्ञातता' की अन्यथानुपपत्ति से प्रसूत 'अर्थाः 
पत्ति' से ज्ञान का ग्रहण किया जाना, -ळो आपने बताया है, उसे हम नेवाधिक लोग 
स्वीकार नहीं कर सकते हँ । तब उसके द्वारा ( अर्थापत्ति के द्वारा.) 'प्रार्माण्यग्रह' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२३८ तकंभाषा [ स्वतस्त्वपरतस्स्वविवाद . 


का होना तो बहुत दूर की बात है । तथा होति । परपक्षी ( मीमांसक के पूर्वपक्ष ) का 

अभिप्राय यह है कि 'घट' आदि किसी विषय का ज्ञान होने पर “मया ज्ञातोऽयं घट:!-- ' 
मैंने यह घट जान लिया है--इस प्रकार 'घट' की 'ज्ञातता' का अनुभव ( प्रतीति) । 
होता है । इस अनुभव के बल पर 'घट' ज्ञान होने के वाद उसमें ( घट में ) 'ज्ञातता' | 


नामक किसी (धर्म के उत्पन्न होने का अनुमान होता है। स चेति। उस धर्म 


( ज्ञाततारूप धर्म ) का "ज्ञान! से पहिले उत्पन्न न होना तथा 'ज्ञान' के उत्पन्न होने | 


के बाद उत्पन्न होना इस “अन्वय और व्यतिरेक' . के बल पर स्पष्ट हो जाता है कि 
वह 'ज्ञातता' धमं तो 'ज्ञान' से ही उत्पन्न होता है । 
एवं चेति। इस प्रकार जान से उत्पन्न ( जन्य ) होने वाले उस 'ज्ञातता' नामक 


धर्म की उपपत्ति, 'ज्ञान' के विना तो हो नहीं सकती । क्योंकि 'कारण' के अभाव में ' 


कार्य को उत्पत्ति नहीं हुआ करती । तेनार्थापत्त्येति । इसलिये 'अर्थापत्ति' प्रमाण के 
बल पर वह 'ज्ञातता' नाम का धर्म, अपने कारणभूत ( हेतुभूत ) 'ज्ञान' का आक्षेप 


करता है । इस प्रकार से ग्रन्थकार ने पूर्वपक्षी मीमांसक के मत का अनुवाद कर दिया | 


है । अव ग्रन्थकार उसके मत का खण्डन करेंगे । 


न चेतदिति । मीमांसकों के पुर्वेपक्ष का समाधान करते हुए नेयायिक कहता है-- | 
ज्ञानविषयता से भिन्न 'ज्ञातता' नाम का कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं है । अतः मीमांसकों | 


का कहना ठीक नहीं है । 


ननु ज्ञानजनितज्ञातताधारत्वमेव- हि घटादेज्ञानविषयत्वम्‌। तथा हिं न | 
तावत्‌ तादाम्येन विषयता, विषयविषयिणो घंटज्ञानयोस्तादात्म्यानभ्युपगमात्‌ | । 
तदुत्पत्त्या तु विषयत्वे इर्द्रियादेरपि विषयत्वापत्तिः। इन्द्रियादेरपि तस्य ज्ञान" | 
स्योत्पत्तेः । तेनेदमनुमोयते । ज्ञानेन घटे किश्विज्जनितं येन घट एव तस्यं | 
ज्ञानस्य विषयो नास्यः। इत्यतो विषयत्वान्यथानुपपत्तप्रसुतयाऽर्थापत््येव ज्ञातता" 


सिद्धिः, न तु प्रत्यक्षमात्रेण । 


नैयायिक के समाधान को सुनकर मीमांसक पुनः अपने मतके अनुसार ज्ञातता | 
. की सिद्धि कर रहा है-नन्विति। मीमांसक कहता है कि विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रतूत | 


, अर्यापत्ति' के आधार पर ही 'ज्ञातता' की सिद्धि. हो जाती है । नैयायिक ने हमारी 
_ज्ञातता' को जो 'ज्ञानविषयता? रूप बताया है, उसका स्वरूप यही होगा कि ञान 
से जन्य जो ज्ञातता है, उस ( ज्ञातता ) का आधार होना ही 'ज्ञानविषयता' हैं। रथ 
“घट' आदि में ज्ञानविषयता है। i 
. तया हीति । क्योंकि 'विषय' ( घट आदि ) और विषयी! (ज्ञान ) कां 'तादाल्य 
न होने के कारण उस ( तादात्म्य ) से 'विषयता” नियन्त्रित नहीं हो सकती है। 
त्येति । “तदुत्पत्तिः से यानी 'घटज्ञान' की उत्पत्ति 'घट' से होती है, 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
1 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
|| 
| 
। 
| 
। 
। 
1 
ह 


स्वतस्त्वपरतस्त्वविवाद ] प्रामाण्यवादः २३९ 


उसमें 'विषयता' को स्वीकार करने पर तो “इन्द्रिय, आलोक आदि' से भी 'ज्ञान' की 
उत्पत्ति होने के कारण इन्द्रिय आदि में भी 'विषयता' माननी होगी । अर्थात्‌ इन्द्रिय, 
आलोक आदि भी 'घटज्ञान' के बिषय कहलाने लगेगे। क्योंकि 'इन्द्रिय आदि' से भी 
'उसज्ञान' की उत्पत्ति होती है। तेनेति। अतः तादात्म्य’ अथवा 'तदुत्पत्ति' या अन्य 
किसी भी प्रकार से 'विषय-नियन्त्रण' का उपपादन संभव न हो सकने से यह अनुमान 
किया जाता है-ज्ञानेनेति। 'ज्ञान' से घट में कुछ (ज्ञातता नाम का धर्म ) उत्पन्न 
कर दिया है। जिसके कारण 'घट' ही उस ज्ञान का 'विषय' होता है, 'अन्य पटादि' 
उसके विषय नहीं होते हैं। इत्यत इति। इसलिये 'विषयत्व' की अन्यथा ( ज्ञातता 
के विना ) अनुपपत्ति होने से प्रसूत ( उत्पन्न ) जो 'अर्थापत्ति' प्रमाण है, उसके द्वारा 
ही 'ज्ञातता' धर्म की सिद्धि होती है । नैयायिक के कथनानुसार केवल 'प्रत्यक्षमात्र' 
से नहीं । “ज्ञातता” धर्म की सिद्धि के लिये मीमांसक ने इस प्रकार से अपने कथन को 
प्रस्तुत किया है, जो नैयाथिक के दृष्टि से पूर्वपक्ष के रूप में है । 

सैवम्‌ स्वभावादेव विषयविषयितोपपत्तेः । अर्थज्ञानयोरेताहश एव स्वाभा- 
विको विशेषो येनानयोविषयडिषयिभावः । इतरथातीतानागतयोदिषयत्वं न 
स्यात्‌ । ज्ञानेन तत्र ज्ञातताजननासम्भवादसति घमिणि धर्मजननायोगात्‌ । 

किञ्च, ज्ञातताया अपि स्वजञानविषयत्वात्‌ तत्रापि ज्ञाततान्तरप्रसङ्भ स्तथा 
चाऽनवस्था । अथ ज्ञाततान्तरमन्तरेणापि स्वभावादेव दिषयत्वं ज्ञाततायाः । 
एवं चेत्‌ तहि घटादावपि कि ज्ञाततयेति । 

मीमांसक से नेयायिक कहता है--मेवमिति । मीमांसकजी ! आपका उक्त कथन 
ठीक नहीं है क्योंकि 'विषय-विषयिभाव' तो स्वाभाविक है । अर्थज्ञानयोरिति। अअर्थे' 
( पदार्थ ) और 'ज्ञान' की ऐसी ही कुछ स्वाभाविक विशेषता है, जिससे उन दोनों में 
'विषय-विषयिभाव' हो जाता है अर्थात्‌ स्वभाव से ही 'पदाथं' ( वस्तु ) विषय 
होता है और 'ज्ञान' विषयी होता है । इतरथेति। अन्यथा ( अंगर ज्ञानजनित 
-ज्ञातता' के बलपर ही 'विषय-विषयिभाव' माना जाय तो ) 'अतीत' और “अनागत! 
पदार्थो में 'विषयता' नहीं बन पायेगी । ज्ञनेनेति। क्योंकि '्ञान' के द्वारा 'अतीत- 
अनागत पदार्थोँ' में 'ज्ञातता' का उत्पन्न होन। संभव नहीं है। उसका कारण यह है कि 

_जो-'घर्मी' अस्तित्व में ( विद्यमान ) ही नहीं है, उसमें 'धमं' को उत्पन्न नहीं किया 

जा सकता । 

किञ्चेति । दूसरा दोष यह भी होगा कि “ज्ञातता' को भी अपने ( ज्ञातता 
विषयक ) “ज्ञान' का (विषय” यदि कहा जाय तो उसमें पुनः दुसरी 'ज्ञातता' माननी 
होगी-इसी प्रकार प्रत्येक ज्ञाततारूप विषय पर एक-एक ज्ञातता को मानते जाने से 
“अनवस्था' होगी। अथेति । इस अनवस्था दोष से वचने के लिये 'ज्ञातता' में एक अन्य 
'ज्ञातता' को स्वीकर किये बिना ही उसे (ज्ञातता को ) स्वाभाविकरूप से ज्ञान 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० तकंभाषा [ स्वतस्त्वपरतस्त्वविवाद 


'का विषय माना जाता है--ऐसा यदि मीमांसक कहे तब तो 'घट' आदि में भी 
'ज्ञातता' को मानने से क्या लाभ है? 'अभिप्राय' यह है कि जैसे एक अन्य ज्ञातता के 
स्वीकार किये बिना ही 'ज्ञातता' अपने “ज्ञात का ( ज्ञातताविषयक ज्ञान का ) विषय 
हो.सकती है, वैसे ही 'घट' आदि पदार्थ भी 'ज्ञातता' के विना ही स्वाभाविकरूप से 
'ज्ञान' के विषय हो सकते हैं। तव उन 'घटादि' पदार्थो में भी 'ज्ञातता' को मानने की 
आवश्यकता क्यों है? 
माधुरी 
मीमांसक स्वतःप्रामाण्यवादी हैं । इन्होंने 'स्वतःप्रमाण' का लक्षण 'ज्ञानग्राहकाति- 
{र्क्तातिरिक्तानपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्‌’ किया है । अर्थात्‌ ज्ञानग्राहक सामग्री से अतिरिक्त 
सामग्री प्रामाण्यग्रह के लिये जहाँ अपेक्षित नहीं होती हो उसे स्वतःप्रामाण्य कहते हैं। 
अर्थात्‌ “ज्ञान और उसका 'प्रामाण्य' जहाँ एक ही सामग्री से ग्रहीत होता है, वहाँ 
'स्वतःप्रामाण्य' समझा जाता है । 
इसके विपरीत -ज्ञानग्राहकातिरिक्तापेक्षत्वं परतस्त्वम्‌' अर्थात्‌ जहाँ 'ज्ञान' और 
-उराका 'भ्रामाण्य' दोनों की ग्राहक सामग्री पृथक्‌-पृथक्‌ रहती है वहाँ 'परतः प्रामाण्य’ 
समझ। जाता है। 
मीमांसकों के सिद्धन्तानुसार 'ज्ञान' और उसके 'प्रामाण्य” की ग्राहकसामग्री एक 
ही है यानी 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूत अर्थापत्ति' ही है । 
किन्तु नैयायिकों के सिद्धान्तानुसार 'ज्ञान' की ग्राहकसामग्री 'अनुव्यवसाय' है और 
ज्ञानगत 'प्रामाण्य' की ग्राहकसामग्री पूर्वोक्त ज्ञानग्राहकसामग्री।से भिन्न 'प्रवृत्तिसाफल्य- 
मुलक अनुमान! हे । 
किन्तु मीमांसक के मत में 'अयं घट:” इत्याकारक ज्ञान से 'घट में 'ज्ञातता' नाम 
का एक धर्म पैदा होता है । यह धर्म 'अयं घट: इस ज्ञान के पहिले नहीं था, किन्तु 
इस ज्ञान के अनन्तर उत्पन्न हुआ है । इसल्यि उस धर्म ( ज्ञातता ) को अयं घट: 
इत्याक।रक ज्ञान से जन्य कहा जाता है, इसलिये उस 'धर्म' की उत्पत्ति में कारण 
(हेतु ) भूत पहिले उत्पन्न हुए 'ज्ञान' को कहना होगा । 
इस ज्ञातता धर्म की प्रतीति 'ज्ञातो मया घटः' इस ज्ञान में हो रही है । यह 
ज्ञातता' धर्म, अपने हेतुभूत ( कारणरूप ) 'ज्ञान' के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता है । 
इसलिये 'ज्ञातता' की अन्यथा अनुपपत्ति से प्रसूत ( पैदा हुई ) अर्थापत्ति’ प्रमाण से ही 
उस 'ज्ञातत्त।' पसक धर्म का ग्रहण ( ज्ञान ) होता है । और 'ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूत 
Wr र तक पा उस ज्ञान' में रहनेवाले 'प्रामाण्य' का प 
हो जाता है। इस रीति से ज्ञान' ग्राहक अ 


तद्गत 'प्रामाण्य की ग्राहकसामग्री एक होने से मीमांसको के मत में 'ज्ञान' का स्वतः 
प्रामाण्य सिद्ध होता है। ४ +. 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्वतस्त्वपरतस्त्वविवाद ] प्रामाण्यवाद: २४१ 


किन्तु नैयायिकों के सिद्धान्तानुसार उनके ( नेयायिकों के ) मत में 'ज्ञातता? 
नाम का कोई पदार्थ ही नहीं है । मीमांसक को 'स्वत:प्रामाण्य? के सिद्धथथे ज्ञातता' 
की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कल्पना किये बिना उनका 'स्वतःप्रामाण्य' 
सिद्ध नहीं हो सकता है। उक्त कल्पनागौरव. से बचने के लिये नेयायिक के परितोषाथं 
एक दुसरी रीति से अर्थात्‌ 'ज्ञाततान्यथानुपपत्ति' के बजाय 'विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसुत 
अर्थापत्ति’ से ज्ञातता' को सिद्ध करते हैं। निष्कर्ष यह है कि 'अयं घटः? इत्याकारक 
ज्ञान का विषय “घट' होता है, 'पट' नहीं । यदि 'ज्ञानजनितज्ञातताधारत्व' को विषय- 
नियामक नहीं मानते हैं तो इस “विषय नियन्त्रण” का उपपादन, नेयायिक के सिद्धान्त 
में 'तडुत्पत्ति सिद्धान्त” को मानकर भी किया जा सकता हैं । और बोद्धो के सिद्धान्त 
में 'तावात्म्य सिद्धान्त' को मानकर भी किया जा सकता है । 


“तदुत्पत्तिसिद्धान्त' का अभिप्राय यह है कि 'ज्ञानोत्पत्ति में 'विषय' भी कारण 
होता है। एवं च 'अयं घटः? इत्याकारक ज्ञान, 'घट' से उत्पन्न होता है। इसलिये 
“घटज्ञान' का विषय 'घट' होता है, 'पट' नहीं । नेयायिकों को समझाने के लिये 
“तदुत्पत्ति' पक्ष का आश्रय करके यह समाधान मीमांसक ने किया है। 


किन्तु यह 'समाधान' निदुंष्ट नहीं है । इसमें दोष यह होगा कि 'घटज्ञान' की 
उत्पत्ति में जैसे 'घट' ( विषय ) कारण होता.है, उसी प्रकार 'आलोक? ( प्रकाश ) 
तथा 'इन्द्रि भी कारण होता है तब “घट? से उत्पन्न होने के कारण यदि 'घटज्ञान' 
का विषय “घट” हो सकता है, तो 'घटज्ञान' आलोक से तथा इन्द्रिय से भी उत्पन्न 
होता है। अतः 'धटज्ञान' का विषय आलोक तथा इन्द्रिय को भी/समझना होगा । 
किन्तु नैयाथिक आदि कोई भी व्यक्ति 'घटज्ञान' का बिषय 'आलोक तथा इर्द्रिय' को 
मानने के लिये तैयार नहीं है । इसलिये 'तदुत्पत्ति' के आधार पर विषयनियन्त्रण' 
( विषयनियमः) का उपपादन नहीं कर सकते । अतः उक्तं समाधान उचित नहीं है। : 
अतः 'ज्ञानजनितज्ञातताधारस्व' को ही 'विषयुनियामक' मानना चाहिये । 


अब द्वितीय पक्ष- “तादात्म्य' ( तदाकारता ) का है । यह पक्ष, बोद्धों का तथा | 
वेदान्तियों का है । बोद्धो में भी 'वैभाषिक' बीड़ों का मत है कि 'ज्ञान' यद्यपि स्व- . 
भावतः निराकार है, तथापि 'पदार्थ' के ( विषय के ) आकार से वह ( ज्ञान ) आकार 
चान्‌ कहलाता है । यही कारण है कि वह ज्ञान कभी-कभी .घटाकार 'पटाकार', तो 
कभी 'ग्रहाकार' आदि भिन्न-भिन्न आकारों में प्रतीत होता हैं। इस आधार पर येह 
कल्पना कर सकते हैं कि जो ज्ञान, जिस पदार्थ के आकार से आकारवान्‌ होता है, वही 
पदार्थे, उस 'ज्ञान' का।विषय कहा जाता है । 'घटज्ञान' 'घट' के आकार से आकारवान्‌ 
होता है, 'पट” आदि किसी अन्य “पदार्थ के आकार से आकारवान्‌ नहीं होता है, 
इसलिये 'घट' ही 'घटज्ञान' का विषय कहलाता है। इस रीति से . तत्तदु ज्ञान' के 

र Collection. By Siddhanta eGangotri Qyaan si 


२४२ तकंभाषा ` [ पूर्वपक्षखण्डन 


आकार से 'विषयत्व' का नियन्त्रण ( नियमन ) किया जा सकता है। अतः ज्ञान- 
विषयता' के नियमनाथे 'ज्ञातता' की कल्पना उचित नहीं है । 

किन्तु यह कथन भी ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है । क्योंकि “तत्तद्‌ ज्ञान! में 'तत्तद्‌ 
अर्थविषयकत्व' से अतिरिक्त 'तत्तद्‌ अर्थाकारत्व' असिद्ध है। अतः आकार से 
'विषयता' का नियमन करना शकय नहीं है। 

सौत्रान्तिक बौद्ध के मतानुसार बाह्यपदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करके 'ज्ञान' 
को तज्जन्य ( विषयजन्य ) तदाकार माना जाता है। इनके मत में 'घट' और “घट- 
ज्ञान! का 'तादात्म्य' ( तदाकारता ) माना जाता है । इसलिए 'घटज्ञान' का विषय 
“घट! ही होता है, 'पट' नहीं । अतः “ज्ञानविषयता” के नियमनाथं ज्ञातता” को कल्पना 
करना अनावश्यक है । किन्तु 'तादात्म्य' के आधार पर भी “विषय” नियमन करना 
उचित नहीं है, क्योंकि 'ज्ञान' और 'विषय' दोनों नितान्त भिन्न-भिन्न हैं। 'घटादि' 
“विषयों का वाह्य अस्तित्व है और उससे भिन्न 'ज्ञान' का अस्तित्व आभ्यन्तर है । इस- 
लिये भिन्नदेश होने के कारण 'घट' और 'ज्ञान' का तादात्म्य नहीं हो सकता है । एवं 
च विषय! का नियमन 'तदुत्पत्ति' पक्ष से या 'तादात्म्य' पक्ष से भी नहीं बन पा रहा 
है । उसका उपपादन एकमात्र 'ज्ञातता' के आधार पर ही हो सकता है। 'घटज्ञान' 

। से उत्पन्न हुई 'ज्ञातता' केवल 'घट' में ही रहती है, 'पट' में नहीं । इसलिये 'घटज्ञान' 
का विषय 'घट' ही होता है, 'पट' नहीं । इस रीति से 'ज्ञातता' के आधार पर ही 
“विषय का नियमन' हो सकता है, अन्यथा नहीं । एवं च 'विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूत 
अर्थापत्ति’ ही 'ज्ञातता' के होने में प्रमाण है । 

'विषयत्वान्यथानुपपत्तिप्रसूत अर्थापत्ति से जब. 'ज्ञातता' की प्रतीति हो जाती है, 
तब वह ( ज्ञातता ) अपने उत्पादककारणरूप 'ज्ञान' को 'ज्ञाततान्यथानुपपत्ति प्रसूत 
अर्थापत्ति’ प्रमाण से सिद्ध कर देती है। और उसी 'अर्थापत्ति' से 'ज्ञानगत प्रामाण्य' 
की भी प्रतीति हो जाती है । एवं च ज्ञानग्राहक सामग्री और प्रामाण्यग्राहक सामग्री के 
एक ही रहने से ज्ञानग्राहकातिरिक्ताऽनपेक्षत्वं स्वतस्त्वम्‌ यह 'स्वतःप्रामाण्य' का लक्षण 


पूर्णरूपेण समन्वित हो जाता है। इसलिये 'मीमांसक' ने 'स्वतःप्रामाण्य'' वाद को ही 
माना है। 


'मीमांसक' सम्मत स्वतःप्रामाण्य का 'नेयायिक' के द्वारा खण्डन-- 

£ 'स्वतःप्रामाण्य' के विपरीत 'नेयायिक' अपने सिद्धान्त को उपस्थित करते हुए 
कहता है कि 'मीमांसक' ने “विषय-विषयिभाव' के उपपादनार्थ 'ज्ञातता' को जो 
'स्वीकार किया है, वह अनुचित है। क्योंकि 'ज्ञातता' के आधार पर 'विषय-विषयि- 
भाव' को मानने में. दो दोष प्रसक्त होंगे। एक दोप तो यह होगा क्रि अनागत 
(भविष्यत्‌ ) और अतीत ( भूतकाल ) के पदार्थ, कभी भी 'ज्ञान' के विषय नहीं हो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पूर्वपक्षखण्डन ] प्रामाण्यवाद: २४३ 


सकेंगे। क्योंकि मीमांसकों के मत में 'ज्ञान' का “विषय” वही हो सकता है, जो 'ज्ञान' - 
से उत्पन्न ( जन्य ) हुई 'ज्ञातता” का आधार होता हो । वतंमान कालीन ज्ञातता का . 
आधार तो वतंमान पदार्थ” ही हो सकता है। क्योंकि अतीत और अनागत वस्तुओं 
( पदार्थों ) का वतंमानकाल' में तो अस्तित्व ही नहीं है । उस स्थिति में ज्ञान' से 
उत्पन्न होने वाली “ज्ञातता', उन अतीतादि पदार्थों में कैसे रह सकेगी ? एवं च श्ञातता' 
के आधार पर 'विषयनियम' को मानने पर 'अतीत-अनागत पदार्थो' को 'ज्ञान' का 
विषय नहीं कह पायेंगे । अतः 'विषयनियमन” को स्वाभाविक ही कहना चाहिये । 

-ज्ञातता' के आधार पर 'विषय-विषयिभाव' मानने पर दुसरा दोष 'अनवस्था' 
नाम से उपस्थित होगा । क्योंकि 'ज्ञानजन्य ज्ञातता' का जो 'ज्ञान' होगा, उस ज्ञान 
का 'विषय' स्वयं 'ज्ञातता' होगी । किन्तु वह ( ज्ञातता ) तभी विषय बन सक्तेगी, कि 
जब वह स्वयं, ज्ञानजन्यज्ञातता' का आधार बनेगी । एवं च 'एक ज्ञातता” में ज्ञान की 
विषयता सिद्ध करने के लिये उसमें दूसरी 'ज्ञातता' माननी होगी। वह दूसरी 
ज्ञातता' भी अपने 'ज्ञान' का 'विषय' होती है। उसमें 'तीसरी ज्ञातता” माननी होगी । 
इस रीति से--एक में दुसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी, इस प्रकार से एक 
पर एक मानते रहने की विश्रान्ति कभी होगी ही नहीं । इसी को 'अनवस्था? दोष कहते . 
हैं। इस कारण 'ज्ञातता' के आधार पर 'विषय-नियम? ( विषय-विषयिाव ) नहीं 
माना जा सकता । क्योंकि उसके न मानने में 'अनवस्था' दोष बाधक हो रहा है। _ 
अतः “विषय नियम” को स्वाभाविक ही कहना चाहिये । एवं च नैयायिकसम्मत 'ज्ञान- 
विषयता' से भिन्न 'ज्ञातता' नाम की कोई वस्तु नहीं है । Ra 

अस्तु वा ज्ञातता तथापि तन्मात्रेण जञानं गम्यते ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्ञाना- 
व्यभिचारिणा प्रमाण्यमिति कुत एव ज्ञानग्राहकग्राह्मता प्रामाण्यस्य । अथ केन- 
चिउ्ज्ञातताविशेषेण प्रमाणज्ञानाव्यभिचारिणा ज्ञानप्रामाण्ये सहैव गृह्येते । एवं 
चेदप्रामाण्येऽपि शक्यमिदं वत्तुम्‌ । केतचिञ्ज्ञातताविज्ञेषेण अप्रमाणज्ञानाव्यभि- 
चारिणा ज्ञानाप्रामाण्ये सहैव गृह्येते इत्यप्रामाण्यमपि स्वत एव गृह्यताम्‌ । 

अस्त्विति । नैयायिक कहता है. कि यदि भट्टपाद के प्रति आदर होने से 'ज्ञातता' 
को स्वीकार भी कर लें तो भी ज्ञातता' मात्र से 'ज्ञान' का ग्रहण होता है । अर्थात्‌ 
यथार्थज्ञान हो चाहे अयथार्थज्ञान हो सभी प्रकार के ज्ञान से उत्पन्न होने वाली सभी 
प्रकार की 'ज्ञातता' से “ज्ञान' का ग्रहण हो ही जायेगा । ज्ञातताविशेषेणेति । और 
'अमाणज्ञानं' के साथ नियमपूर्वक ( निश्चितरूप से ) रहने वाली यानी अव्यभिचारिणी 
“विशेष प्रकार की ज्ञातता' से 'प्रामाण्य” का ग्रहण होता है । तब “ज्ञान और प्रामाण्य 
दोनों की ग्राहकसामग्री एक ही है--यह्‌ कैसे कहा जायेगा? अर्थात्‌: ज्ञानग्राहकसामग्री 
से ही प्रामाण्य का ग्रहण भी हो जाता है- यह कँसे कह सकते हैं? अथ केतचिदिति। 


इस प्रकार यदि यह कहा जाय कि प्रमाणज्ञात्र के अव्यभिचारी ( यथाथंज्ञान से 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४४, तकभाषा [ पूर्वपक्ष खण्डन 


_ उत्पन्न हुए ) किसी. 'ज्ञाततानिरेष' से ज्ञाने और उसके प्रामाण्य' का ग्रहण एक 
साथ ही होता है। एवं चेदिति। तब तो यह भी कह सकते हैं कि अप्रमाणज्ञान 
की अव्यभिचारिणी' किसी ज्ञातताविशेष ( अयथाथं अथवा भ्रमज्ञान से उत्पन्न हुई 
ज्ञातता ) से 'ज्ञान' और उसके अप्रामाण्य का ग्रहण भी एक साथ ही होता है। अतः 
'प्रामाण्य” को भी स्वतोग्राह्म ही कहना चाहिये। मीमांसक तो 'अप्रामाण्य' को 
'परतोग्राह्म' मानते हैं । और “प्रामाण्य' को स्वतोग्राह्य बताते हैं । 
माधुरी 
'यथार्थज्ञान' से जिस प्रकार 'ज्ञातता' उत्पन्न होती है उसी प्रकार अयथार्थ- 
ज्ञान्‌ से Sid ज्ञातता उत्पन्न होगी तब 'यथार्थज्ञानजन्यज्ञातता' से यदि 'ज्ञान' और 
उसके ' ” दोनों का ग्रहण होता है, तो 'अयथार्थज्ञानजन्यज्ञातता' से 'ज्ञान' 
और उसके 'प्रामाण्य' का ग्रहण भी एक साथ होता है--यह कहना होगा । अभिप्राय 
यह्‌ है कि जिस ज्ञाततान्यथानुपपत्तिप्रसूत अर्थापत्ति' से 'प्रामाण्य' का ग्रहण होता है, 
उसी अर्थापत्ति से 'अप्रामाण्य” का भी ग्रहण हो सकता है। एवं च “प्रामाण्य और 
अप्रामाण्य दोनों को ही 'स्वतः' ही मानना चाहिये । 
नेयायिक कहता है कि दोनों के समान रहने पर ,मीमांसक की तरह हम उनमें 
वैषम्य दृष्टि नहीं रखते. हैं॥ परतः प्रामाण्यवादी हम नैयायिकों के मत में 'ज्ञान' और 
* तद्गत 'प्रामाण्य' दोनों की ग्राहकसामग्री भिन्न-भिन्न है । 'अनुव्यसाय” से तो 'ज्ञान' का 
ग्रहण होता है और तद्गत ''प्रामाण्य' या 'अप्रामाण्य' का ग्रहण 'प्रवृत्तिसाफल्य' या 
भवृत्तिवेफल्य' मूलक अनुमान से क्रमशः होता है । दोनों की ( ज्ञान.और प्रामाण्य या 
अप्रामाण्य की ) ग्राहक सामग्री भिन्न-भिन्न रहने से हम परतः प्रामाण्य को ही स्वीकार 
करते हैं। 'अयं घटः' इत्याकारक जो प्रथम ज्ञान है, उसे हम 'व्यवसाय' ज्ञान कहते 
हैँ । उसके अनन्तर 'घटज्ञानवानहम्‌' अथवा 'घटमहं जानामि’ इत्याकारक जो 'ज्ञान' 
होता है, अर्थात्‌ 'ज्ञानविषयक ज्ञान, उसे हम 'अनुव्यवसाय' ज्ञान कहते हैं । इसी 
` “अनुव्यवसाय से पूर्वोतपन्न 'ज्ञान' का ग्रहण होता है । 
मीमांसक के मत में 'ज्ञातता' की उत्पत्ति भी 'अयं घटः' इत्याकारक ज्ञान से 
होती है, और नैयायिको के मत में 'अनुच्यवसाय' की उत्पत्ति भी 'अयं घटः? इत्या- 
कारक ज्ञान से ही होती है। तथापि दोनों में भेद यह है कि मीमांसक की 'ज्ञातता' 
तो 'घट' में रहने वाला एक घमं हे । किन्तु नैयायिकों का 'अनुव्यवसाय', 'घट' में 
रहने वाळा धर्म नहीं है, वह तो “आत्मा? में रहनेवाला घम हे। 
अथवमप्यशरामाण्यं परतस्तहि प्रामाण्यमपि परत एव गृह्णाताम्‌ । ज्ञानग्राह- 


कादत्यत इत्यर्थः । ज्ञानं हि मानसप्रत्यक्षेणेव गृह्यते प्रामाण्यं पुनरनुमानेन । 


नथाहि जलज्ञानानन्तरं जलाथिनः प्रवृत्तिदेंघा, फलवती, अफला चेति। तत्र या . 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पूवंपक्ष खण्डन ] प्रामाण्यवादः २४५ 


फळवती प्रवृत्ति: सा समर्था तया तज्ज्ञानस्य याथाथ्यंलक्षणं प्रामाण्यमनुमीयते । 
प्रयोगश्च विवादाध्यासितं जरज्ञानं प्रमाणं, समथंप्रवृत्तिजनकत्वात्‌ । यत्न प्रमाणं 
तन्न समर्था प्रवृत्त जनयति यथा प्रमाणाभास इति केवलव्यतिरेकी । 

अथेवमिति । इस पर भी ( हमारी युक्तियुक्त उक्ति को सुनकर भी ) 'अप्रामाण्य' 
को 'परतोग्राह्य' ही यदि कहते हो तो 'प्रामाण्य” को भी 'परतोग्राह्म' मान लो । यानीं 
ज्ञानग्राहकसामग्री के अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री के द्वारा ही 'प्रामाण्य' का ग्रहण 
होता है, इसे मान लेना चाहिए । अपने आग्रह को त्याग दीजिये--यह अर्थ है । शानं 
हीति। “ज्ञान का ग्रहण मानसम्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) से होता है। और “प्रामाण्य” 
का ग्रहण प्रवृत्तिसाफल्यभूलक 'अनुमान' से होता है । तथा हीति। इस विषय को इस 
प्रकार समझिये, जैसे--जलज्ञान के बाद जलार्थी पुरुष की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती 
हुई देखने में आती है । अर्थात्‌ एक सफल प्रवृत्ति और दुसरी निष्फल प्रवृत्ति यानी 
विफल प्रवृत्ति । उसमें से जो सफल ( फलवती ) प्रवृत्ति है, उसे 'समर्था' कहते हैं । 
उस समर्था प्रवृत्ति से पूर्व हुए उस ज्ञान का यथार्थ्यरूप प्रामाण्य अनुमित किया जाता 
है । अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'विवादाध्यासितं जलज्ञानं प्रमाणं, समथंप्रवृत्ति- 
जनकत्वात्‌ संदिग्ध ( विवादग्रस्त ) जल्ज्ञान, प्रमाण है, क्योंकि उससे प्रवृत्ति 
सफल हुई है यानी वह ( जलज्ञान ) सफळ प्रवृत्ति का जनक है । जो सफल प्रवृत्ति 
का जनक नहीं हो पाता, वह प्रमाण नहीं होता है, जैसे 'प्रमाणाभास'--यह 'केवल- 
ब्यतिरेकी' अनुमान है । 

माधुरी 


मीमांसक 'अप्रामाण्य' को यदि 'परतः' स्वीकार करते हैं तो वे “प्रामाण्य” . 


को भी 'परतः' मान लें। किन्तु मीमांसक ऐसा स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । 
वह 'प्रामाण्य' को तो 'स्वतः' कहता है, किन्तु 'अप्रामाण्य' को “करणदोष' जन्य 
यानी 'परतः' मानता है । उस पर नेयायिक का कहना है कि जब 'प्रामाण्य ' और 
अप्रामाण्य' दोनों की एक-सी स्थिति है, तो दोनों को ` ही 'स्वत:' मान लो अथवा 
दोनों को ही 'परतः” मान लो । दोनों की स्थिति समान रहते हुए भी एक को 
“स्वतः” कहना और दुसरे को 'परतः' कहना उचित नहीं है । 

अत्र च फलवत्परवृत्तिजनकं यज्जलज्ञानं तत्पक्षः, तस्य प्रामाण्यं साध्यं यायाः 
थ्यंमित्यथंः । न तु प्रमाकरणत्वं, स्मृत्या व्यभिचारापत्तेः। हेतुस्तु समथंप्रवृत्ति- 
जनकत्वं फलवत्प्रवृत्तिजनकत्वमिति यावत्‌ । 


(अनेन तु केवलव्यतिरेक्यनुमानेनाभ्यासदशापश्तस्य ज्ञानस्य ्रामाण्येऽ्वः ` 
'बोधिते तदृदृष्टान्तेन जलप्रवृत्तेः पूर्वमपि तज्जातीयत्वेन लिड्रेनान्वयव्यतिरेक्यनु- 


मानेनान्यस्य ज्ञातस्यानभ्यासदशापन्नस्य प्रामाण्यमनुमीयते। तस्मात्‌ परत एव 
प्रामाण्यं न ज्ञानग्राहकेणैव गृह्यत इति । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४६ तकंभाषा [ निष्कर्ष 


(५ ० | अन्नेति ॥ यहाँ व्यतिरेकी अनुमान में सफल प्रवृत्ति का जनक जो “जलज्ञान" है, दा 


वह 'पक्ष है। और उसका प्रामाण्य ( याथार्थ्यं ) 'साध्य' है । “स्मृति” में व्यभिचरित 
हो जाने से 'प्रमाकरणत्व” को यहाँ 'साध्य' नहीं समझना चाहिए। और साध्यरूप 
' आआमाण्य' का साधक जो 'हेतु' है, वह 'समथंप्रवृत्तिजनकत्व' है। अर्थात्‌ सफल 
( समर्थं ) प्रवृत्ति का जनक होना यह हेतु' है । 
अनेनेति । इस केवलव्यतिरेकी अनुमान से 'अभ्यासदशापन्न' ज्ञान के प्रामाण्य का 
निश्चय हो जाने पर उसको दृष्टान्त मानकर जलप्रवृत्ति के पहिले भी 'तज्जातीयत्व' 
रूप लिङ्ग ( हेतु ) से 'अन्वयव्यतिरेकी' अनुमान के द्वारा 'अनभ्यासदशापन्न' ज्ञान के 
प्रामाण्य का भी अनुमान कर लिया जाता है। तस्मादिति। इसलिए “परत: प्रामाण्य' 
ही स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि ज्ञानग्रहक सामग्री से ही उसके 'प्रामाण्य” का 
ग्रहण नहीं होता है । 
पड़: माधुरी 
पहले बता चुके हैं कि प्रत्यक्षज्ञान 'निविकल्पक' और 'सविकल्पक प्रत्यक्ष? के भेद 
से दो प्रकार का होता है। हमारा सम्पूर्ण व्यवहार 'सविकल्पक' से ही हुआ करता 
है, तथापि 'सविकल्पक' का मूल “निविकल्पक” ही रहता है। 'निविकल्पक? के 
पश्चात्‌ ही 'सविकल्पक' ज्ञान होता है। यही 'सविकल्पक' ज्ञान, प्रत्येक वस्तु का 
निश्चयात्मक ज्ञान कराता है। इसी सविकल्पक ज्ञान से प्रत्येक वस्तु के नाम, जाति, 
खूपरंग, परिमाण आदि का निश्चय होता है। इस “निश्चयात्मक ज्ञान' को ही “व्यव- 
सायज्ञान' कहते हैं। जैसे 'यह घट है” “यह ग्रह है, 'यह आदमी है! इत्यादि । इस 
ब्यवसायात्मकज्ञान के अनन्तर ( अनु ) “मया ज्ञातोऽयं घट:'--मैंने यह घट जान 
लिया है, अथवा 'घटमहं जानामि'-मैं घट को जानता हैं--इस आकार में पुनः 'ज्ञान' 
होता है। इसी दवितीयज्ञान को 'अनुव्यवसाय' कहते हैं। 'व्यवसाय' ज्ञान के पश्चात्‌ 
( बाद ) होने से इस द्वितीयज्ञान को 'अनुब्यवसाय' ज्ञान कहते हैं । 'अयं घट: इत्यादि 
घटविषयक ज्ञान “व्यवसायात्मकश्ञान' है । इस ज्ञान में “घट? का ज्ञान होने से 'घट' 
be ककी क घट:' अथवा 'घटमहं जानामि' इत्यादि सर्वा- 
हल 0000 घटज्ञान का 'ज्ञान' होता है, इसलिए यहाँ पर 
हा तीय होता है। अर्थात्‌ पूर्व हुआ 'घटज्ञान' ( व्यव- 
हि ज्ञान ( अनन्तरोत्पन्न अनुव्यवसायात्मकज्ञान ) का 
प: ।य यह है कि 'अनुव्यवसायात्मक मानसप्रत्यक्षरूप ज्ञान! से 
हत इर व्यवसायात्मक 'अय घटः अस्ति' इत्यांकारक 'ज्ञान' का प्रत्यक्ष होता है । 
“व्यवसायज्ञान > मानसप्रत्यक्ष ( अनुव्यवसाय ) से जिस प्रकार श्ञान' होता 
है, उसी प्रकार इस 'ज्ञानगत प्रामाण्य' का “ज्ञान” ( ग्रहण.) मानस प्रत्यक्ष से नहीं 


किया जाता । यदि 'व्यवसाय ज्ञान' का ज्ञान ( ग्रहण ) होने के साथ ही “तद्गत 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निष्कषे ] प्रामाण्यवाद: २४७ 


प्रामाण्य' का भी ज्ञान ( ग्रहण ) हुआ करता तो 'अनुव्यवसायज्ञान' के पश्चात्‌ जो 
सन्देह हुआ करता है, वह न होता । 
इस सर्वानुभवसिद्ध परिस्थिति की ओर देखते हुए नैयायिक कहता है कि “व्यव- 
सायात्मकज्ञान' के 'प्रामाण्य' या अप्रामाण्य' का निश्चय, किसी वस्तु के उपादान 
( ग्रहण ) या हान ( त्याग ) की चेष्टारूप प्रवृत्ति को देखकर “अनुमान' से किया 


जाता है । वह प्रवृत्ति" सफला और विफला भेद से दो प्रकार की हुआ करती है। : 


प्रवृति के सफल होने पर 'ज्ञान' का 'प्रामाण्य' ( यथार्थता), जैसे होता है उसी 
तरह प्रवृत्ति के विफल होने पर 'ज्ञान' के “अप्रामाण्य” ( अयथार्थंता ) को “अनुमान! 
से निश्चित किया जाता है। इस बात को ग्रन्थकार ने 'केवलव्यतिरेकी' अनुमान 


का प्रयोग करके दिखाया है । क्योंकि इस प्रसंग में 'अन्वय-च्यतिरेकी' अनुमान प्रयोग , 


नहीं हो सकेगा। 'जल्ज्ञान' में 'प्रामाण्य' की सिद्धि करना है, इसलिये .'सफल 
प्रवृत्त के जनक 'जल्ज्ञान' को 'पक्ष' कहा गया है। जलज्ञान में 'प्रामाण्य” का 
सन्देह है, और वही ( प्रामाण्य ) साध्य है। जिस में 'साध्य” का सन्देह रहता है, उसे 
पक्ष कहते हें--'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: । 

प्रमाण के भाव को “प्रामाण्य” ( यथाथंत्व या याथार्थ्यं ) कहते हैं । किन्तु 'प्रमा- 
करणं प्रमाणम्‌ इस प्रमाणलक्षण के अनुसार 'प्रमाण” का अर्थ 'प्रमा का करण' होगा, 
तब 'प्रामाण्य' का अर्थ 'प्रमाकरणत्व' होना चाहिये । अतः 'प्रामाण्य” का अर्थ “याथार्थ्यं 
या “यथार्थंता' कैसे किया जा रहा है? ग्रन्थकार ने इसका उत्तर 'स्मृत्या व्यभिचारा- 
पत्ते: कहकर दिया है । उनका कहना है कि 'प्रामाण्य' का अर्थ यदि 'प्रमाकरणत्व 
करेंगे और उसको यदि 'साध्य” बनावेंगे तो “यथार्थ स्मृति' में 'प्रामाण्य” नहीं हो 
सकेगा । क्‍योंकि 'सफलप्रवृत्तिजनकत्व' रूप हेतु, उस 'साध्य' का व्यभिचारी हो 
जायेगा । तब अनुमान ही नहीं हो पायेगा । | 

अभिप्राय यह है कि 'स्मृति’ और 'अनुभव' दोनों ही 'यथार्थ' और 'अयथाथं' भेद 
से दो-दो प्रकार के होते हँ । यथार्थ अनुभव को ही 'प्रमा' कहते हैं और उसके 'करण' 
को “प्रमाण” समझते हैं । इस पारिभाषिक 'प्रमाण' शब्द से 'यथार्थस्मृति' ग्रहीत नहीं 
होती है । क्योंकि यथार्थस्मृति प्रमा’ की कोटि में नहीं है । इस प्रसंग में 'प्रमाकरणत्व- 
रूप प्रामाण्य” को साध्य बनाकर उसकी सिद्धि केलिये 'स मथंप्रवृत्तिजनकत्व' को 
हेहु बनावें तो उसमें व्यभिचार दोष होने से वह 'अनैकान्तिक' असद्‌ हेतु हो जायेगा । 
उदाहरणार्थ--किसी वस्तु को हमने किसी जगह पर रखा हुआ देखा था। दुसरे दिन 
उस वस्तु की आवश्यकता होने पर हमें स्मरण हो आया कि वह 'वस्तु' अमुक 
जगह पर रखी है । इस प्रकार स्मरण हो आने से हम उस वस्तु को लेने के लिये 
प्रवृत्त हुए और वह 'वस्तु' उसी जगह पर मिल गई । ऐसे स्थलों में 'स्मृति भी 
समर्थ ( सफल ) प्रवृत्ति की जनक तो है, किन्तु इसमें (स्मृति में ) 'समर्थ्रवृत्ति- 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४८ तकंभाषा [ निष्कर्ष 


जनकत्व' रूप जो हेतु है, वह तो विद्यमान है, किन्तु यहाँ साध्य जो प्रामाण्य ( प्रमा- 
करणत्व ) है, वह नहीं है । अतः उक्त हेतु, व्यभिचारी हो जाने से असद्धेतु हो गया है। 
इसलिए उक्त अनुमान प्रयोग में 'प्रामाण्य' शब्द से 'याथाथ्ये' को ही समझना चाहिये । 
तब कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्मृति भी एक “यथार्थ ज्ञान ही है। एवंच 
यहाँ पर ज्ञान की यथार्थता' ही प्रामाण्य शब्द का अथं है। _ ; 

इस केवलव्यतिरेकी अनुमान से :मभ्यासदशापन्न ज्ञान' में 'प्रामाण्य' का ज्ञान 
होने पर उसी दृष्टान्त से 'तज्जातीयत्व' हेतुक अन्वयव्यतिरेकी अनुमान से अनभ्यास- 
दशापन्न ज्ञान में भी प्रामाण्य की प्रतीति जलप्रवृत्ति के पूर्व भी हो जाती है। यह 
प्रामाण्यप्रतीति हमेशा 'परत:” ही होती है। स्वतः कभी नहीं होती। क्योंकि 


ज्ञानग्राहक सामग्री के अतिरिक्त तद्गतप्रामाण्यग्राहक सामग्री रहती है। एक ही 
सामग्री से दोनों सम्पन्न नहीं होते हैं । 


चत्वार्येव प्रमाणानि युक्तिलेशोक्तिपूर्वंकम्‌ । 
केशवो बालबोधाय यथाज्ञास्रमवणंयत्‌ ॥ 


इति प्रमाणपदार्थः समाप्त: । 


चत्वार्येवेति । इस ग्रन्थ में तकंभाषाकार केशवमिश्र ने बालकों के बोधार्थ संक्षिप्त 
युक्तियों के साथ न्यायशास्त्रसम्मत चार ही प्रमाणों का वर्णन किया है । 


इति प्रमाणपदार्थनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अथ प्रमेयनिरूपणम्‌ 


प्रमाणाच्युक्तानि, अथ प्रमेयाण्युच्यन्ते । 

'आत्मशरीरेर्द्रियारथंबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभावफरूदुःखापवर्यास्तु प्रमेयम्‌? 
इति सूत्रम्‌ । क 

प्रमाणानीति । न्यायशास्त्रसम्मत 'प्रमाणों' को बता दिया गया । उसके बाद अब 

'प्रमेयों' को बताया जा रहा है। 

आत्मेति । (१) आत्मा, (२) शरीर, ( ३ ) इन्द्रिय, ( ४) अर्थ, (५) 
बुद्धि, (६ ) मन, (७) प्रवृत्ति, (८) दोष, (९ ) प्रेत्यभाव, (१०) फल, 
( ११ ) दुःख ( १२ ) अपवगं--ये बारह 'प्रमेय' हैँ । न्याय दर्शन के प्रथमाध्याय के 
प्रथम आह्लिक का यह नवाँ सुत्र है। साधारणतया 'प्रमा' ( यथार्थ ज्ञान ) के विषय 
को 'प्रमेय” कहते हैँ । किन्तु 'प्रकरण' के अनुसार यहाँ पर उस प्रमा के विषय को 
'प्रमेय' कहा गया है, जिसके 'ज्ञान' से निःशेयस (मोक्ष) की उपलब्धि में सहायता प्राप्त 
होती है । इन प्रमेयों के मिथ्या ज्ञान से मनुष्य संसारसमुद्र में डूबा रहता है । किन्तु 
इनके 'तत्त्वज्ञान' से मनुष्य संसारसमुद्र में डूबने से वचता है और मुक्त हो जाता है । 


हे ( १ ) आत्मनिरूपणम्‌ | 

तत्रात्मत्वसामात्यवानात्मा । स च वेहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तः, . प्रतिशरीरं 
भिन्नो नित्यो विभुश्च । स च मानसप्रत्यक्षः । विप्रतिपत्तो तु बुद्धयादिगुण- . 
लिङ्गकः। तथा हि बुद्धयादयस्तावद्‌ गुणाः, अनित्यत्वे सत्येकेन्द्रियसात्रग्राह्म- - 
त्वात्‌ । गुणश्च गुण्याथित एव । 

उक्त बारह प्रमेयो में से पहिले प्रमेय को बता रहे हैं-क्योंकि वही ( आत्मा 
ही ) बारह प्रमेयों में प्रधान हैं । 

तत्रेति । 'आत्मत्व' सामान्य ( जाति ) जिस पर रहता है उसे 'आत्मा कहते हैं । 
स चेति। वह देह, इन्द्रिय आदि से व्यतिरिक्त ( पृथक्‌ ) है। वह प्रत्येक शरीर में 
उृथक्‌-पृथक्‌, नित्य और विभु ( व्यापक ) है तथा मानसप्रत्यक्ष का विषय है यानी 
उसका ज्ञान, मानसप्रत्यक्ष से होता है । चिप्रतिपत्ताविति। उसकी प्रत्यक्षगम्यता 
में मतभेद ( विप्रतिपत्ति ) होने पर उसे बुद्धि आदि गुणलिङ्गक बताते हुए अनुमान- 
गम्य बताते हैं और उससे ( अनुमान से ) 'आत्मा' की सिद्धि की जाती है। क्योंकि 


१. न्यायसूत्र १. १. ९ । i 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५० तकंभाषा [ आत्मा 


“बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न'--इन गुणों की प्रत्यक्षसिद्धता में ( अस्तित्व 
में) किसी का भी मतभेद नहीं है। इन गुणों का अस्तित्व सभी को स्वीकार है । 
इसलिये इन गुणरूप लिङ्गो ( हेतुओं ) से उनके आश्रयभुत देह आदि से भिन्न 'आत्मा' 
का अनुमान सरलता से हो सकता है । 

शंका--यह कहना तो ठीक है कि 'गुण' निराश्रय नहीं रहते । इसलिये उन बुद्धि 
आदि गुणों के आश्रयरूप में 'आत्मा' का अनुमान किया जा सकता है । किन्तु जब तक 
बुद्धि आदि पदार्थों में 'गुणत्व' सिद्ध न किया जाय, तव तक उनके आश्रय के रूप में 
'आत्मा' को आप कंसे सिद्ध कर सकते हैँ? क्योंकि यदि बुद्धि आदि में गुणत्व न हो 
कर कुछ अन्य ही हो तो वे वुद्धि" आदि निराश्रय भी रह सकते है। अतः 'बुद्धि' 
आदि के द्वारा आत्मा का अनुमान करने के पूर्व उनमें 'गुणत्व' का अनुमान प्रदर्शित 

. करिये । अतः अनुमान प्रयोग इस प्रकार कर रहे हैं । 


तथा होति । बुद्धि आदि अनित्य हैं, तथापि वे केवल एक इन्द्रिय से ही ग्राह्म होने 
के कारण 'गुण' हैं। 'गुण', गुणी के आशित ही रहता है । 


माधुरी 

निरूपित और निरूपयिष्यमाण ( वृत्त-वतिष्यमाण ) दोनों की संगति प्रदर्शित 
करने के लिये निरूपित विषय का अनुवादमात्र करते हुए निरूपयिष्यमाण विषय को 
बता रहे हैं। प्रमाण निरूपण करने के पश्चात्‌ उन प्रमाणो के द्वारा प्रमातव्य ( बोद्धव्य ) 
क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर 'प्रमेय' निरूपण करना उचित ही है। न्यायसूत्र के 
द्वारा 'प्रमेयविभाग' का वोधन कराया गया है । 'प्रमा” का जो विषय होता है उसे प्रमेय 
कहते है “सामान्येन नपुंसकं प्रयोक्तव्यम्‌'--इस नियम के अनुसार सामान्याभिप्राय से 
'नपुंसकरिंग' का निर्देश किया है। 'आत्मा' से लेकर “मोक्ष' तक द्वादश प्रमेय हैं । 
““ सूत्रकार ने आत्मा आदि प्रमेयो' का जिस क्रम से निर्देश किया है, वह भी हेतु 
पुरःसर है । “भाक्तृत्वेन' प्रधानता होने से आत्मा का प्रथम उद्देश ( नाम ग्रहण ) किया 
हैं। तदनन्तर भोक्ता के शरीर ( भोगायतन ) का, तदनन्तर शरीरसंयुक्त रहने से 


ज्ञानसाधन चुरादि इन्द्रिय का, तदनन्तर इन्द्रिग्राह्म द्रव्यादि अर्थ का, तत्पश्चात्‌ अर्थः । 


प्रकाशरूप बुद्धि का, तदनन्तर बुद्धिसाधनभूत मन का तदनन्तरः-“इष्टअनिष्ट बुद्धि के 
प्रति कारणभूत' प्रवृत्तिलक्षण अदृष्ट का, तदनन 
लक्षण रागादिदोष का, 


) शरीरत्याग का, जो उसके ( आत्मा के ) 


4 


वही प्रेत्यभाव' (मरण ) है, उस प्रेत्यभाव का 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मा ] आत्मनिरूपणम्‌ २५१ 


नामग्रहण किया गया है, तदनन्तर पुनः उत्पन्न हुए ( जात ) प्राणी को ही सुख-दुःख 
का का अनुभव होता है, इसलिये तत्स्वरूप ( सुख-दुःखरूप ) फल का, तदनन्तर शरी- 
रादि विशति तत्त्व भी दुःखरूप होने से उसकी हेयता को सूचित करने के लिये पीडारूप 
दुःख का उसके समनन्तर ही एकर्विशति प्रभेदभिन्न दुःखों की आ।त्यन्तिकनिवृत्ति का 
अर्थात्‌ अपवर्गं (मोक्ष ) का निर्देश किया गया है--यही कार्य-कारणभाव सौत्रक्रम में 
नियामक है । 'आत्मा' से लेकर 'मोक्ष' तक बारह प्रमेयों में से प्रथम प्रमेय आत्मा' का 
लक्षण--'आत्मत्वसामान्यचान्‌ आत्मा- किया गया है। क्योंकि 'लक्षण' के द्वारा ही 
'लक्ष्यभूत पदार्थ' को सजातीय-विजातीय पदार्थों से भिन्न किया जा सकता है। प्रमेयभूत 
आत्मा” के सजातीय पदार्थ 'शरीर' आदि सभी प्रमेय हैं, क्योंकि सभी में 'प्रमेयत्व' 
ध्म समानरूप से है । और 'प्रमाण' आदि “विजातीय पदार्थ हूँ । इन सभी 'सजातीय- 
विजातीय” पदार्थों में 'आत्मत्व' जाति नहीं रहती । वह तो केवल 'आत्मा' पर ही 
रहती है । अतः 'आत्मत्वजाति ( सामान्य ) मान्‌ को ही आत्मा' कहा गया है । - 

झंका-यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को अहमस्मि'--मैं हुँ--यह मानसप्रतीति हुआ 
करती है। उस मानसप्रतीतिरूप अनुभव को 'अहं करोमि, अहं जानामि, अहं- 
मिच्छामि, अहं सुखी, अहं दुःखी' इत्यादि शब्दों से प्रत्येक व्यक्ति प्रकट करता 
रहता है । अतः इस प्रतीति का जो आधार ( आलम्बन ) है, उसी को 'आत्मा' कहना 
चाहिये । इस प्रकार 'आत्मा' का अस्तित्व सिद्ध हो ही जाता है । तब उसका अलगं 
से लक्षण करने की क्या आवश्यकता है ? 

समा०--तथापि 'धर्मम्प्रति विप्रतिपन्ना बहुविदः' इस न्याय से आत्मा के स्वरूप. 

आदि के विषय में भी विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत उपलब्ध होते हैं । अर्थात्‌ 'अहं सुखी 
अहं जानामि’ इत्यादि रूपों में 'आत्मा' का भानस प्रत्यक्ष सभी को होता है, तथापि 
कुछ लोग उस अनुभव के बारे में विप्रतिप्रत्ति करते हैं कि 'मैं' ( अहम्‌ ) शब्द से 
आत्मा! का ज्ञान न होकर देह, इन्द्रिय, अथवा मन” का ही उससे ग्रहण होता है । 
क्योंकि ज्ञान, इच्छा, सुख, दुःख' आदि के साधनों ( विषयों ) का साक्षात्‌, 
सम्बन्ध, 'देह' से ही रहता है । 'शरीर, इन्द्रिय, मन' में ही उनकी उत्पत्ति और 
अनुभव होता रहता है । अतः इनमें से ही किसी को आत्मा' कहना उचित होगा । 
इनसे भिन्न आत्मा! नाम की कोई वस्तु (पदार्थ ) नहीं है। ऐसा माननेवालों के. 
भ्रम का निरसन करने के लिये स्वाभिमत ( न्याय-वेशेषिक-सम्मत ) “आत्मस्वरूप” 
को ग्रन्थकार ने बताया है। 'आत्मा' के सम्बन्ध में चार सिद्धान्त किये गये हैं-- 

( क) देहादिश्यतिरिक्तः, ( ख ) प्रतिशरीरं भिन्नः, ( ग ) विभुः, ( घ ) नित्यः । 

( क ) देहादिव्यतिरिक्तः--यह आत्मा, सशिरस्कपिण्ड ( देह ) तथा चक्षुरादि, 
इन्द्रिय से, तथा 'आदि' शब्द से 'मन' को समझना चाहिये, इन तीनों से भिन्न 
( व्यतिरिक्त ) है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५२ तक भाषा [ पर्वपक्षनिरूपण 


इस सम्बन्ध में चार्वाक ( चारुवाक्‌ ) नाम का नास्तिक दार्शनिक अपना विचार 
उपस्थित करता है-- 

(१) चार्वाक--'पृथिव्यादि भुतो’ से 'चैतन्य' की उत्पत्ति वैसे ही होती है, जैसे 
किण्वादि से मदशक्ति उत्पन्न होती है। और स्थूलोऽहम्‌, कृशोऽहम्‌--मैं स्थूल हूं, 
मैं.कृश हँ--इत्यादि प्रयोगों से भी देह में ही 'अहम्‌' की प्रतीति होती है । क्योंकि 
“स्थूलोऽहम्‌' इत्यादि प्रयोगों में 'समानाधिकरण्य' का अनुभव होता है । एवं 'स्थूलत्व' 
आदि देह के ही घमं हँ । तदतिरिक्तत्वेन 'अहमर्थ' का परिग्रह न होने से “चैतन्यः 
विशिष्टदेह' ही “आत्मा' है-यह 'मत' भूतचतुष्टयवादी चार्वाक का है। 

( २) एक अन्य चार्वाक--'सुषुप्ति अवस्था” में शरीर के अस्तित्व में भी" “चक्षु- 
रादि इन्द्रियों का उपरम होने से 'रूप' आदि का ज्ञान नहीं होता है । “वरगोष्ठी' 

` कै. समान 'परस्पर गुण-प्रधान भाव” से अनुरोध ( अनुसरण ) करना संभव न होने 
से तथा 'काणोऽहम्‌, मूकोःहम्‌---मैं काना हुँ, मैं गुँगा हँ--इत्यादि प्रयोगों से, और 
इन्द्रिय धर्मो' ( काणत्व, मूकत्वादि धर्मों) का सामाधिकरण्य दृष्टिगत होने से 
“इन्द्ियाँ' ही 'अहम्‌' प्रतीति का आलम्बन है--ऐसी प्रतीति होती है--ऐसा कहता है । 
अर्थात्‌ ‘इन्द्रियाँ' ही आत्मा! हैँ । 

(३ ) एक अन्य चार्वाक--स्वप्नावस्था में चक्षुरादि इन्द्रियों का उपरम होने- 
पर भी ( इन्द्रियों का व्यापार रुक जाने पर भी ) 'मन' से ही समस्त व्यवहार होते 
रहते हैं । अतः 'अहमु' का अर्थ 'मन' ही है । अर्थात्‌ 'मन' ही ‘आत्मा’ है । इस प्रकार 
मन-आत्मवादी चार्वाक अपने मत को उपस्थित करता है। 

इन सभी चर्वाकों के मतों के निरसनाथं ग्रन्थकार ने कह दिया है कि 'आत्मा' 
तो देह, इन्द्रिय और मन” इन तीनों से भिन्न है। अर्थात्‌ न 'देह' आत्मा है, न 
“इन्द्रियाँ' ही आत्मा! है, तथा न 'मन' ही आत्मा! है । 

(  / प्रतिशरीरं भिन्न:--प्रत्येक शरीर ( देह ) में अलग-अलग ( भिन्न-भिन्न ) 
“एक-एक' 'आत्मा' है । वेदान्तियों का मत है कि जैसे 'एक' ही “आकाइश' भिन्न-भिन्न- 
उपाधियों के कारण 'घटाकाश, मठाकाश' के रूप में अलग-अलग प्रतीत होता है, वैसे 
ही एक हो ब्रह्म ( आत्मा ), शरीररूप उपाधि के भेद से अनेक” भासित होता है । 
वस्तुतः ब्रह्म (आत्मा ) एक ही है-यह वेदान्तियो का मत है। उसका खण्डन 
“प्रतिशरीरं भिन्न” कहकर कर दिया गया है । 

र ( ग ) विभुः--'आत्मा' व्यापक ( विभु ) है । 'आत्मा' के परिमाण? के सम्बन्ध 
में रामानुजादि कुछ वैष्णवो के विचार भिन्न हैं। वे आत्मा का परिमाण 'अणु' 
कहते है । ' जैनदार्शनिक “आत्मा” का 'मध्यमपरिमाण? ( देहपरिमाण ) बताते हैं । 
शरीर के छोटे-बड़े परिगाण के अनुसार 'आत्मा' का भी संकोच विकासशील 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चार्वाकमतखण्डन ] आत्मनिरूपणम्‌ २५३ 


परिमाण, 'दीपक की प्रभा! के समान होता है । अतः इनके मतों के निरसनार्थं 
“आत्मा? का सकंमुतंद्रव्यसंयोगित्व' रूप 'विभु' परिमाण ग्रन्थकार ने बताया है। 

( घ ) नित्यः--'आत्मा' नित्य है। वौद्धदाशंनिकों का कहना है कि 'पशवस्कन्ध' 
( रूपस्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध और विज्ञानस्कच्धः) से भिन्न 
“आत्मा” नाम की कोई वस्तु नहीं है । 'अहम्‌' प्रतीति का आलम्बन 'पच्चस्कन्ध' ही है, 
और वह 'क्षणिक' है (प्रतिक्षण वह नवीन-नवीन उत्पन्न होता, और नष्ट होती 
रहता है.) । इस बौद्धमत के खण्डना्थं ग्रन्थकार ने 'आत्मा' को “नित्य” बताया है । 

झंका--'शरीर-इन्द्रिय आदि! से पृथक्‌ “आत्मा! के होने में कोई प्रमाण तो है नहीं 
क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे शरीरादि से अलग रहता हुआ अपनी आँखों से 
देखा नहीं है । अतः 'आत्मा' है भी या नहीं ? 

समा २--'चाक्षुष प्रत्यक्ष से 'आत्मा'की पृथक्‌ उपलब्धि न हो सकने पर भी 
“मानसप्रत्यक्ष' ( मन [ मनस्‌ ] संज्ञक इन्द्रिय से किया जाने वाला प्रत्यक्ष ) से आत्म- 
तत्त्व” ( आत्मनामक वस्तु ) की 'पृथक्‌' उपलब्धि हुआ करती है । एवं च “आत्मा के 
होने में “मानस प्रत्यक्ष” प्रमाण है। घने से भी घने ( निबिड घने ) अन्धकार में छिपा 
व्यक्ति, जिसे अन्य कोई भी व्यक्ति चक्षुरिन्द्रिय ( आँख ) से देख नहीं पा रहा है। न 
देख पाने के कारण उसकी अनुपलब्धि का निश्चय करके एक स्वर से कह देते हैं कि 
“वह नहीं है! । सबके द्वारा उसके 'आस्तित्व' का निषेध होते रहने पर भी उस छिपे 
हुए व्यक्ति को अहमस्मि'--मैं हूँ-इस प्रकार से उसका 'मन” संज्ञक इन्द्रिय उसे 
( आत्मा को ) देखकर बताता रहता है । 'मन' के द्वारा देखा जाना ही “मानस प्रत्यक्ष' 
कहलाता है । अत एव 'उस व्यक्ति' को "मैं हू' यह प्रतीति होती रहती है । एवं च उस 
"आत्मा? के होने में यह 'मानस-प्रत्यक्ष' ही सबसे बड़ा प्रमाण हैँ। 

शंका--उक्त युक्ति से 'आत्मा' का अस्तित्व होने पर भी देह-इन्द्रियादि से उसकी 
भिन्नता ( पृथक्त्व ) तो सिद्ध नहीं हो पा रही है । अतः देह, इन्द्रिय, मनं आदि में 
से ही किसी को आत्मा” समझ छिया जाय । इनसे भिन्न 'आत्मा' नाम की कोई वस्तु 
नहीं है । 

समा०--इन देहात्मवादियों के साथ आत्मा के स्वरूप और उसके अस्तित्व का 
विचार करने के लिये अनुमान प्रमाण का प्रयोग करं रहे हैं । क्योंकि 'आत्मा' सब 
के प्रत्यक्ष का विषय रहने पर भी उसमें देहात्मवा दियों को भ्रान्ति होने के कारण 
विप्रतिपत्ति हो रही है |. . . 

“देह, इन्द्रिय, मन' आदि वस्तुएं ( पदा थे.) अचेतन ( जड़ ) हैं । किन्तु 'आत्मा' 
` चेतन वस्तु है । अतः वह सभी 'जड वस्तुओं' से भिन्न है । तथा उसके भिन्न होने में 
दुसरी युक्ति यह है कि 'देह' ( शरीर ) का प्रत्यक्ष, बाह्मेन्द्रिय 'चक्षु अथवा 'त्वक्‌ 
से होता है । “अन्तरिन्द्रिय मन' से नहीं । अतः 'देह' को आत्मा नहों कह सकते । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By. Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५४ तकंभाषा [ चार्वाकमतखण्डन 


अब रही 'इन्द्रियों' की वात । “इन्द्रियों' का प्रत्यक्ष न हो पाने से उन्हें अतीन्द्रिय 
कहा जाता है। इन्द्रियों के अस्तित्व की सिद्धि अनुमान” प्रमाण से की जाती है। 
अनुमान प्रयोग से चार्वाकैकदेशी के द्वारा सम्मत 'देहात्मवाद' का खण्डन हो जाता है । 

अनुमान प्रयोग--'न तावद्‌ देहस्य आत्मकत्वं सम्भवति वाह्येन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ 
घटवत्‌'। यहाँ 'देह' पक्ष है, 'आत्मकत्वाभाव' साध्य है, 'बाह्येन्द्रियग्राह्यत्व' हेतु है, 
और 'घट' उदाहरण है। “जहाँ-जहाँ 'वाह्यन्द्रियग्राह्यत्व' रहता है, वहाँ-वहाँ 'आत्मकत्व' 
का सम्भव नहीं होता है', जैसे--घट” । इस अनुमान के बल पर 'देह' को आत्मा! 
नहीं कह सकते । और 'देह' को 'आत्मा' कहने में 'बाधक तक! भी उपस्थित होता 
है। वह वाधक तकं यह है--“'बचपन में जिन माता-पिता का “मैंने” अनुभव किया था, 
वही मैं आज बुढ़ापे में भी उन मृत ( नष्ट ) हुओं का अनुभव कर रहा हूँ ।” योऽहं 
बाल्ये पितरावन्वभूवं स एव स्थाविरे भ्रणण्टुन्‌ अनुभवामि-इत्याकारक जो प्रतिसंधान 
होता है, वह नहीं बन पायेगा । क्योंकि 'बालशरीर' और 'स्थविरशरीर' कभी भी 
एक न होने से उसमें 'प्रत्यभिज्ञा' ( वही यह शरीर है ) की गन्ध भी नहीं है। अतः 
दोनों शरीर एक नहीं हैं, भिन्न-भिन्न हैं। जैसे बदर ( बेर), आमलक ( आँवला ), 
बिल्व ( बेलफल ) का परिमाण भिन्न-भिन्न होने से उन्हें भिन्न समझा जाता है, वैसे 
ही बाल्य-क्रोमार-स्थविर अवस्था के शरीर भी भिन्न-भिन्न परिमाण के अधिकरण 
( भिन्न-भिन्न परिमाण वाले ) होने से भिन्न-भिन्न ही हैं, वे भिन्न-भिन्न शरीर एक ही 
नहीं हैं । 

तथा किण्वादि से मदशक्ति के समान देह के आकार में परिणत हुए भूतो से 
“चैतन्य” की उत्पत्ति को बताना भी उचित नहीं है। क्योंकि हरिद्रा संयुक्त हुए चूर्ण में 
“राग' आदि के तुल्य प्रत्येक अवयव में “चैतन्य” का उत्पन्न होना अनिवार्य है । इस 
प्रकार “अनेक स्वतन्त्र चेतनों का एक-एक के प्रति संभव न होने से तथा 'युगपत्‌ 
परस्पर विरुद्ध क्रिया' के होने से 'शरीर' में उन्मथन आदि होता रहेगा । 

यदि 'संघात' से चैतन्य का योग होना कहें तो 'एक अवयव? के छिन्न होने पर 
भी 'आत्मा' का अवयव छिन्न हो गया कहना होगा। तब अचेतनत्व की प्राप्ति 
होगी । एवं च 'स्थूलोऽहम्‌' इत्यादि बुद्धि तो भ्रम ही है । अतः अनात्मा में आत्म- 
बुद्धि करना ही 'अविद्या' है--'अनात्मन्यात्मबुद्धिरविद्या' यही अविद्या का स्वरूप है । 
इसलिये 'देह' को आत्मा कहना ठीक नहीं है 1. 

दुसरे चार्वाक ने 'इन्द्रियो' को आत्मा वताया था । किन्तु वह भी ठीक नहीं है । 
अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'इन्द्रियाणाम्‌ आंत्मत्वं न सम्भवति करणत्वात्‌ 
वाष्पादिवत्‌' । यहाँ “इन्द्रिय” पक्ष है, 'आत्मत्वाभाव' साध्य है, 'करणत्व' हेतु है, 
“बाष्प' आदि दृष्टान्त हुँ । इस अनुमान से 'इन्द्रियों' में आत्मत्व की सिद्धि नहीं हो 
रही है । अन्यथा “चक्षुरिन्द्रिय' के नष्ट होने पर भी आदमी कहता है कि आिंस मैने 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मतत्त्वसिद्धि ] आत्मनिरूपणम्‌ २५५ 


पहले कभी किसी वस्तु के रूप को चक्षु रो देखा था, वहाँ मैं इस समय उस वस्तु का 
स्पर्श कर रहा हूँ 'योऽहं चक्षुषा रूपमद्राक्षं स एवेतहि स्पृशामि’ यह प्रतिसन्धान उत्पन्न 
नहीं हो सकेगा । इस प्रकार वाधकतकं के उपस्थित रहने से “इन्द्रियों' को आत्मा 
कहना ठीक नहीं है । क्योंकि “अन्य पुरुष” के द्वारा अनुभव किये गये पदार्थ का “अन्य 
पुरुष” को प्रमितिसन्धान नहीं हुआ करता । यहाँ पर 'बरगोष्ठीच्याय' को जोड़ना 
भी उचित नहीं है, क्योंकि दुष्टान्त-दार्ष्टान्तिक में वैषम्य है। क्योंकि 'प्रत्येक पुरुष” 
का भोग्य नियत होने से 'वर' का भोग्य असाधारण है । किन्तु यहाँ वेसा न होने से 
“साधारण” है । अनेक के सन्निधि में 'भोग्य' के साधारण रहने पर 'प्रतितियत भोग्य- 
व्यवस्था? का सम्भव नहीं हो सकता है । किश्च--“चक्षुरादीन्द्रियम्‌ अचेतनम्‌, नियत- 
विषयत्वात्‌ प्राच्योदीच्यगवाक्षादिवत्‌' चक्षुरादि इन्द्रिय अचेतन है, नियत विषय होने 
से, प्राच्य-उदीच्य झरोखे की तरह । अतः “इन्द्रियों' को भी 'आत्मा' कहना ठीक 
नहीं है। 

यदि देह तथा इन्द्रिय को आत्मा नहीं मान सकते हैं, तो न सही । 'मन' को ही 
आत्मा मान लीजिये । किन्तु यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि 'मन' को आत्मा 
कहने वाले से हम यह पूछते हैं कि वह “मन”, जो रूप का साक्षात्कार करता है, उस 
समय उसे चक्षुरादि इन्द्रियों के व्यतिरिक्त अन्य किसी कारण की अपेक्षा होती है 
अथवा नहीं ? तब प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि “अर्थ में कोई विवाद ही 
नहीं है, केवल संज्ञा भेदमात्र है, उसी के कारण विवाद चल रहा है। द्वितीय पक्ष 
भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रिय से संयुक्त हुए रूपादिकों में युगपत्‌ अनेक 
ज्ञानोत्पत्ति होने का प्रसंग प्राप्त होगा । इसलिये मन को भी आत्मा नहीं कह सकते । 
अतः 'आत्मा' तो देह, इन्द्रिय और मन से व्यतिरिक्त (भिन्न) ही है। 

इस प्रकार “देह, इन्द्रिय और मन इन सब से पृथक्‌ ( भिन्न ) 'आत्मा' है”-- 
यह सिद्ध कर देने पर भी “चार्वाक दार्शनिक? की विप्रतिपत्ति दुर नहीं हो रही है। 
वह कहता है कि 'अहम्‌ अस्मि --मै हुँ-यह प्रतीति तो 'देह या इन्द्रिय के विषय 
में ही हो रही है। उसके इस विप्रतिपत्ति को दुर करने के लिए नेयायिक 'अनुमान 
प्रमाण” को उपस्थित कर रहा है--बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, ढेष, भ्रयत्न' ये अनित्य 
होते हुए केबल एक इन्द्रिय से ही ग्राह्य होते हैं, अतः ये सब 'गुण' हें । और “गुण 
सवंदा गुणी के आश्रित ही रहते हैं । एवं च बुद्धि आदिं गुण' जिस 'गुणी' के आश्रित 
रहते हैं वही 'आस्मा' है । इसे परिशेष-अनुमान से नैयायिक सिद्ध करेगा । समस्त विश्व 
में नौ ही 'द्रव्य' हैँ । इन नौ द्रव्यो में 'आत्मा' को यदि छोड़ देते हैं तो आठ ही द्रव्य 
बचते है--(१-५) ,पः्चभूत, (६) दिक्‌ ( ७ ) काल ओर (८) मन ये आठौं बुद्धि 
(ज्ञान ) के आश्रय तो हो नहीं सकते । अतः इत आठों द्रव्यों से पृथक्‌ किसी 'नवम 
द्रव्य' को ही बुद्धि का आश्रय मानना होगा, जो बुद्धि (ज्ञान) का आश्रय हो सके । वही 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२५६ तकंभाषा [ आत्मतत्त्वसिद्धि 


“नवम द्रव्य” 'आत्म शब्द से कहा जाता है। इस 'परिशेषानुमान' से “आत्मा” की सिद्धि 
होती हे । क्योंकि 'बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न” आदि गुण ही 'आत्मा' के 
ज्ञापक लिङ्ग ( हेतु ) हैं। बुद्धि आदि' में विशेष गुणत्व सिद्ध करने के लिये अनित्यत्वे 
सति एकेर्द्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌'-यह हेतु ग्रन्थकार ने प्रदर्शित किया है। तथाहि-- 
बुद्ध घादयस्तावद्‌ गुणाः, अनित्यत्वे सत्येकेर्ब्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌' इति । यहाँ पर 'हेतु' का 
इतना लम्बा स्वरूप न देकर केवल 'ग्राह्मत्वात्‌' इतना ही कहते तो. 'परमाणु' में उक्त 
गुण के लक्षण की'अतिव्याक्ति होगी। क्योंकि 'परमाणु' आदि द्रव्य भी 'अनुमान' से 
` ग्राह्य होते हैं । अतः उक्त अंतिव्याप्ति से बचने के लिये 'गुणलक्षण' में 'इन्द्रिय' पद 
का निवेश किया गया है। उससे 'परमाणु' में अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि वह 
( परमाणु ) इन्द्रिय-ग्राह्म नहीं है, अपितु 'अनुमान' से ग्राह्य है। अव यदि 'इद्धिय- 
्राह्मत्वात्‌' इतना ही हेतु, “गुणत्व' की सिद्धि के लिये रखें, तो “घट-पटादि' द्रव्यों में 
अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि वे 'घट-पटादि द्रव्य’ भी 'इन्द्रियग्राह्य' होते हैं। इस 
अतिव्याप्ति के निरसनार्थं लक्षण में 'एक' और 'मात्र' पद क) निवेश किया है । उससे 
“घट-पटादि' द्रव्यो में लक्षण नहीं जा पायेगा क्योंकि 'घट-पटादि' द्रव्यों का 'चक्षुरि- 
न्द्रिय' से भी ग्रहण होता है तथा 'चक्षु' के बिना टटोल कर 'स्पर्श' के द्वारा 'त्वगि- 
न्द्रिय' से भी ग्रहण किया जाता है । अर्थात्‌ 'घट-पटादि द्रव्यों' का ग्रहण दोनों इन्द्रियो 
से होता है। अतः वे 'घट-पटादि द्रव्य” 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्य' नहीं हैं। इसलिये उनमें 
लक्षण के न जाने से अतिव्याप्ति नहीं होती है। अब यदि 'एकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वात्‌' 
इतना ही कहें तो 'सुखत्व', रूपत्व” जाति को भी 'विशेषगुण' कहना पड़ेगा । क्योंकि 
'सुखत्व' आदि 'जाति' का भी येनेन्द्रियेण यद्‌ ग्रह्मते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिस्त- 
दभावस्तत्समवायश्च गृह्यते"--इस नियम के अनुसार 'एकेन्द्रिय? ( चक्षुरिन्द्रिय ) से ही 
ग्रहण किया जाता है। अतः 'सुखत्वादिजाति' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके 
निवारणार्थ 'अनित्यत्वे सति’ यह्‌ विशेषण देना चाहिये । उसके देने से अतिव्याप्ति 
` नहीं होगी, क्योंकि 'सुखत्व, रूपत्व” आदि जाति, 'एकेस्द्रियमात्रग्राह्यम! होने पर भी 
'अनित्य' नहीं हैं, अपितु “नित्य' है । एवं च 'अनित्यत्वे सति एकेन्द्रियमात्रग्नाह्मत्वात' 
इस हेतु से बुद्धि आदि गुण' ही प्राप्त होते है । और 'गुण', गुणी के ही आश्रित रहता 
है । इसे बताने के लिये 'बुद्धयादिः गुण्याश्रितो भवितुमहंति, गुणत्वात्‌ रूपवत्‌' यह 
अनुमान प्रयोग किया जा सकता है। अतः बुद्धि आदि विशेष गुणों का 'आश्रय' किसी 
गुणी ( द्रव्य ) को अवश्य मानना ही होगा । एवं च 'आत्मा' के अतिरिक्त अन्य जो 
पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ और मन “आठ द्रव्य! हैं, वे बुद्धि 
आदि गुणों के आश्रय ( गुणी द्रव्य ) नहों हो सकते । इसलिये परिशेषात्‌ उन आठ 


` द्रव्यो से भिन्न किसी नवम द्रव्य ( गुणी ) को ही स्वीकार करना होगा । वह स्वीकार 
` किया जाने वाळा 'द्रव्य' ही 'आत्मा' है । टाका 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


आत्मतत्त्वसिद्धि ] आत्मनिरूपणम्‌ २५७ 


तत्र बुद्धयादयो गुणा न भूतानां मानसप्रत्यक्षत्वात्‌ ये हि भूतानां गुणास्ते ' 
न मनसा गृह्यन्ते यथा रूपादयः। नापि दिक्कालंमनसां गुणा, विशेषगुणत्वात्‌ । 
ये हि दिक्कालादिगुणाः संख्यादयो न ते विश्ञेषगुणास्ते हि सवंद्रव्यसाधारण- 
गुणा एव। बुद्धयादयस्तु विशेषगुणाः । गुणत्वे सत्येकेन्द्रियमात्रग्राह्मत्वाद्‌, 
रूपवत्‌ अतो न दिगादिगुणाः । 
तस्मादेभ्योऽष्टभ्यो व्यतिरिक्तो बुद्ध्यादीनां गुणानामाश्रयो गुणी वक्तव्य: 
स एवात्मा । पुर 
शंका--उपयुंक्त प्रकार से नवमद्रव्य ( आत्मा ) की सिद्धि होने परभी मन में 
उपस्थित हुई शंका अभी दुर नहीं हो पा रही है । क्‍योंकि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों 
को ही बुद्धचादि गुणों का आश्रय क्‍यों नही कहते? जिससे एक अतिरिक्त नवम 
द्रव्य “आत्मा” की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी । 
समा०--तत्रेति । “बुद्धि आदि' मानसप्रत्यक्ष के विषय होने से वे, 'पृथिवी आदि 
पाँच भूतों' के 'गुण' नहीं हैं, क्योंकि “रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, जो पञ्चभूतों के - 
गुण हैं, उनका 'मन' से ग्रहण नहीं होता है । जेसे--'रूप' आदि गुणों का 'मानस 
प्रत्यक्ष ( मन से प्रत्यक्ष ) नहीं होता है। यह एक “अनुमान प्रयोग' हुआ, जिससे 
बताया गया कि “पृथिवी आदि आठ द्रव्य” 'बुद्धि' आदि के आश्रय नहीं हैं । 
नापीति। दुसरा अनुमान यह होगा कि (दिक, काल और मन? इन तीन द्रव्यो के 
भी गुण “बुद्धि आदि' नहीं हो सकते हैं। क्योंकि "बुद्धि आदि' तो विशेष गुण हैं। 
ये हीति । और 'दिक्‌, काल” आदि द्रव्यों के जो 'संख्या' आदि गुण हैं, वे “बिशेष गुण' 
नहीं हैँ। वे तो सभी द्रव्यो में रहने वाले 'साघारण गुण' ही हैं । बुद्धयादयस्त्विति । 
किन्तु “बुद्धि' आदि तो 'विशेष गुण’ हैं । गुणत्वे सतोति । क्योंकि “रूप” के समान केवल 
(एक इन्द्रिय मात्र' से ग्राह्य गुण होने से 'बुद्धि' आदि “विशेष गुण” सिद्ध होते हैं। 
जो 'गुण' होता हुआ एकेन्द्रियमात्रग्राह्य होता है, उसे 'विशेष गुण' कहते हैं। अत 
इति। इसलिये 'बुद्धि आदि! को दिगादि द्रव्यों के 'गुण' नहीं समझना चाहिये । 
तस्मादिति । इसलिये इन आठ ( पृथिवी आदि पश्चभुत, दिक्‌, काल ओर मन ) 
द्रब्यों से भिन्न किसी नवम द्रब्य ( गुणी ) को 'बुद्धि' आदि गुणों का आश्रय कहना 
चाहिये । उसी “नवम द्रव्य” को आत्मा कहते हैं । 
माधुरी ड 
परिशेषानुमान के आधार पर--बुद्धयादिगुण, आत्मा के आश्रित होते है इसे 
सिद्ध करने के लिये प्रथमतः प्रसक्त प्रतिषेध बताया गया है । पृथिबी आदि जो आठ 
. गुणी ( द्रव्य ) हैं, उनमें से पृथिव्यादि पश्चभुतो के तो ये बुद्धि आदि' गुण हो नहीं 
सकते । क्योंकि बुद्धि आदि गुणों का मानस प्रत्यक्ष हुआ करता है। इसी बाते को 
अनुमान प्रयोग के द्वारा बता रहे हैं--'बुद्धघादयो भुतगुणा न भवन्ति; (प्रतिज्ञा ) 


१७तळ Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


L 


२५८ तकंभाषा [ आत्मतत्त्वसिद्धि 


` 'मानसप्त्यक्षत्वात्‌, ( हेतु ), 'ये हिं भूतानां गुणाः ते न मनसा ग्रृह्मन्ते, यथा रूपादयः 
( व्यतिरेकी उदाहरण ) इस ग्रन्थ से वैधर्म्यं का उदाहरण बताकर बुद्धि आदि में 
भूतगुणत्व का-निषेध-प्रदशित किया है। आठ द्रव्यों में से--( १ ) पृथ्वी, (२ ) जल 
_ (अप) (३) तेज, (४) वायु, (५) आकाश--ये पाँच द्रव्य, 'पश्वभूत' शब्द 
से कहे जाते हैं। “भूतत्वं नाम वाह्नेन्द्रियग्राह्मविशेषगुणवत्त्वमु,--बाह्योन्द्रिय से ग्राह्म 
विशेषगुण जिसमें होता है, उसे भूत' कहते हैं। अतः यहाँ पर “भूत' शब्द से पृथिवी 
/ आदि पाँच का ग्रहण किया जाता है। उक्त पञ्च भूतों के 'गन्ध, रस, रूप, स्पर्श 
: और शब्द' इन गुणों का 'प्रत्यक्ष' बाह्य इन्द्रियो से होता है । 'मन' से नहीं। किन्तु 
शुद्धि! आदि का प्रत्यक्ष 'मन' से होता है, 'बाह्येन्द्रिय' से नहीं । यह भेद होने से 
* “बुद्धि आदि को 'प्वंभूतो' का गुण नहीं कहते हैं । तथा दुसरा अनुमान यह होगा कि 
: थि बुद्धि आदि, 'विशेषगुण' होने से 'दिक्‌, काल, मन' इन तीन द्रव्यों के भी 'गुण' 
` नहीं कहलाते । क्योंकि 'दिक्‌ आदि तीन द्रव्यों' में 'सामान्यगुण' रहते हैं, विशेपगुण 
\ नहीं। बुद्धि आदि तो विशेषगुण हैं, इनकी विशेषगुणता को पीछे बता चुके हैं। इसी 
को ग्रन्थकार ने दूसरे अनुमान प्रयोग के द्वारा बता दिया है कि 'नापि दिक्काल- 
मनसां गुणाः ( प्रतिज्ञा ), 'विशेषगुणत्वात्‌' ( हेतु ), अतः यह व्याप्ति है कि येहि - 
, दिककालादिगुणा: न ते विशेषगुणाः । यथा संख्यादय:'--( व्यतिरेकी उदाहरण ) है। 
` “संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व--ये सात, सभी द्रव्यों के 
'सामान्यगुण' माने गये है । और वाकी अवशिष्ट्र/गुणीं को विशेषगुण कहा जाता है । 
प्रयोगश्च, बुद्धयादयः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्वव्याशिताः, पुथिव्यादष्ट- 
द्रव्यानाथितत्वे सति गुणत्वात्‌ । यस्तु पृथिव्याद्ष्टद्रव्यव्यतिरिक्तद्रव्याश्षितो न 
भवति, नासो यार तिल आधी सति गुणोऽपि भवति 
यथा रूपादिरिति. केवलव्यतिरेकी । अर वा। तथाहि, बुद्धयादयः 
पुथिव्याददषटदरव्यव्यतिरिक्तद्रव्याभिताः पृथिव्याद्यष्टद्रव्प्रानाभ्रितत्वे सति गुणः 
त्वात्‌ । यो यदनाथि तो. गुणः स तदतिरिक्ताशितो भवति । यथा पुथिष्याद्यना- 
शितः शब्दः पृथश्रिव्याद्यतिरिक्ताकाशाश्रय .इति। तथा च बुद्धघादयः पृथिव्याः 
दष्टद्रव्यातिरिक्ताश्रया: । 
„ - ¬तदेवं पुथिव्यादष्टदरव्यव्यतिरिक्तो नवमं द्रव्यमात्मा सिद्ध: । 
प्रयोगश्रेति । आत्मा के अस्तित्व का साधक अनुमान प्रयोग इस प्रकार हैः 
. (१): (२) सुब, (३) दुःख, (४) इच्छा, (५) देष, (६) प्रयत्न 


/ये की र ह ), ( । ) पृथिवी, (२) जल, (३) तेज, (४) वायु, 
(५) आकर, ( ६ ) काल, (७) दिक्‌ ( द्रव्यों से अतिरिक्त 
/ | भिन्न) द्य हि (८ ) मन, इन आठ द्वव्यों से अ 


में आश्रित रहते हैं ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि ये, पृथिव्यादि आठ द्रव्यों पर 
आश्रित न -रहकर भी 'गुण' कहलाते हैं ( हेतु ) । यस्त्विति ॥ जो, पूथिव्यादि आठ . | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मतत्त्वसिद्धि ] आत्मनिरूपणम्‌ ; RS २५९ | 


द्रव्यो से अतिरिक्त किसी द्रव्य में आश्रित नहीं रहता, वह पृथिव्यादि आठ द्रव्यं में 
अनाश्रित ( आश्रित न होता हुआ) गुण भी नहीं हो सकता है, जैसे 'रूप' । यह. 
'क्ेवळव्यतिरेकी' अनुमान है, क्योंकि यह साध्यव्यतिरेक में हेतुव्यतिरेक की व्याप्ति 
के आधार पर किया गया है। १ ; 

इसी बात को 'अन्वयब्यतिरेकी' अनुमान से भी बता सकते हैं-अम्बयब्यति- - 
रेकीति । अथवा अन्वयव्यतिरेकी अनुमानप्रयोग इस प्रकार कर सकते हैं। तथा हीति। 
बुद्धयादिगुण, पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित हैं ( प्रतिज्ञा ), ' 
क्योंकि ये, पृथिव्यादि आठ द्रव्यों में अनाश्रित होकर गुण हैं ( हेतु ), जो जिस द्रव्य में. 
अनाश्रित गुण होता है, वह गुण, उससे भिन्न द्रव्य में आश्रित होता है । जेसे--प्रथिवी 
आदि आठ द्रव्यों में अनाश्रित 'शब्द' पृथिवी आदि से भिन्न नवम द्रव्य आकाश में 
आश्रित रहता है ( उदाहरण ) । तथा चेति । अतः बुद्धि आदि गुण, पृथिव्यादि अष्ट 
द्रव्यो से भिन्न द्रव्य में आश्रित है। 

तदेवमिति । इस रीति से पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से पृथक्‌ नवम द्रव्य 'आत्मा' 
सिद्ध किया जाता है । 

माधुरी 

अभी तक किये गये विवेचन से यह सिद्ध किया गया कि पृथिव्यादि आठ द्रव्यों 
से भिन्न जो द्रव्य, इन वुद्धथादि गुणों का आश्रय होगा, वही 'आत्मा' पदार्थं है 
यह निष्कर्ष अनुमान प्रमाण के आधार पर प्राप्त हुआ है। इस आधारभूत अनुमान 
का प्रयोग दो प्रकार से किया गया है--( १ ) केवलव्यतिरेकी और ( २) अन्वय- 
व्यतिरेकी । पहले बता चुके हैं कि 'गुण' अवश्य ही “गुणी' (द्रव्य ) में आश्रित रहता 
है। अतः इस नियम के अनुसार बुद्धि" आदि गुणों को भी “गुणी' (द्रव्य) के 
आश्रित रहना ही होगा । विचार करने पर निश्चित हो जातां है कि वे बुद्धि आदि 
गुण, पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश-कालदिक्‌ और मनं इन आठ द्रव्यो में से किसी भी 
द्रव्य पर आश्रित नहीं'हैं। इसलिये उन बुद्धयादि गुणों के आश्रयभूत, उक्त आठ 
द्रव्यो से अतिरिक्त नवम द्रव्य को मानना ही होगा, वही' (आत्मा! पदार्थ है । 

शंका---उक्त प्रकार से एक नवम द्रव्य को मानने की अपेक्षा पृथिव्यादि आठ- 
द्रव्यों में से ही किसी एक द्रव्य में बुद्धघादिगुणों को आश्रित-मान लिया जाय तो क्या 
हानि है? | 
__ समा०--हमें दो अनुमानों के आधार पर. निश्चित हो गया है कि वे बुद्धि आदि, 
पृथ्वी आदि द्रव्यो के गुण नहीं हैं.। वे दो अनुमान इस प्रकार हे--बुद्धघादयो न गुणा: ८ 
भूतानां मानसप्रत्यक्षत्वात्‌ । ये ही भूतानां गुणाः, ते न मनसा गहत, यथा रूपादकः । " 
अर्थात्‌ बुद्धि आदि; “पृथ्वी आदि भ्रूर्तो' “के गुण नहीं हो सकते, क्योंकि उन गुणों 
का मानसप्रत्यक्ष होता है.। 'जो भूतो के गुण होते हैं," उनका मानसप्रत्यक्ष नहीं 


* CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६०. तकंभाषा [ आत्मतत्त्वसिद्धि 


होताः -यह नियम है । जैसे रूपादि गुणों का मानसप्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि 
वे, भूतों के गुण हैं। दूसरा अनुमान इस प्रकार है-“नापि दिककाळमनसां गुणा 
विशेषगुणत्वात्‌ । ये हि दिक्कालादिगुणाः, संख्यादयः, न ते विशेषगुणाः; ते हि सर्वे 
्रव्यसाधारणगुणा एव' । अर्थात्‌ बुद्धि आदि गुण, “दिक्‌, काल और मन' इन द्रव्यों के 
भी 'गुण' नहीं हो सकते, क्योंकि वे विशेष गुण हैं। यह एक नियम है--'जो, 
दिक्‌, काल ओर मन इन तीनों में से किसी का गुण होता है, वह 'विशेषगुण' नहीं 
कहलाता । जैसे - संख्या, परिमाण आदि, 'दिक्‌, काळ और मन' के गुण हैं, इसलिये 
वे विशेषगुण नहीं कहलाते, अपितु उन्हें समस्त द्रब्यों का साधारण गुण कहा जाता है। 
इन दो अनुमानप्रमाणों ने यह निश्चित कर दिया कि पृथिव्यादि आठ द्रव्य, 
बुद्ध्यादि 'गुणों' के आश्रय नहीं हैं । 
_ शंका--बुद्धयादिगुणों को ही 'विशेषगुण' क्यों मान रहे हैं? 
समा०--'बुद्धघादयस्तु विशेषगुणाः ( प्रतिज्ञा ), गुणत्वे सति एकेन्द्रियमात्रग्राह्म- 
त्वात्‌ ( हेतु ), रूपवत्‌ ( उदाहरण ) अतो न दिगादिगुणाः । अर्थात्‌ ( बुद्धि आदि तो 
विशेषगुण हैं, क्योंकि ये गुण होते हुए केवल एक इन्द्रिय से ग्राह्य होते हैं । जैसे-- 
रूप। अतः बुद्धि आदि, 'दिशा' आदि के गुण नहीं हैं। इस प्रकार 'बुद्धि' आदि में 
विशेषगुणत्व का निश्चय किया जाता है । निष्कर्ष यह है कि बुद्धि आदि ये 'विशेष- 
गुण' होने से इन्हें “दिशा, काल, मन' के गुण नहीं कहा जाता । क्योंकि दिक, 
काल, मन के जो गुण होते हैं वे सामान्यगुण होते हैं। और बुद्धि आदि गुणों.का 
“मानसप्रत्यक्ष' होने से वे पृथिवी आदि के भी गुण नहीं हो सकते। पृथिवी आदि के 
गुणों का तो वाह्यन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है। अतः परिशेष्यात्‌ नवम द्रव्य की कल्पना 
अनिवायं होती है। आकाश-निरूपण के प्रसंग में 'पारिशेषानुमान' का परिचय दिया 
जायेगा । इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि परिशेषानुमान से 'आत्मा' पदार्थं सिद्ध 
होता है । पूर्ववत्‌, शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट--इन तीन अनुमानों में से 'शेषवत्‌' 
को परिशेषानुमान भी कहते हैं। ऐसा न्यायभाष्यकार ने ( १।१५ में ) कहा है । 
यहाँ पर ग्रन्थकार ने इस परिशेषानुमान का दो प्रकार से प्रयोग किया है--एक 
'केवलव्यत्तिरेकी' के रूप में और दूसरा 'अन्वयव्यतिरेकी' के रूप में । - | 
“ (१) केवलव्यतिरेकी-अनुमान को 'प्रयोगश्च' कहकर ग्रन्थकार स्वयं बता रहें | 
है--बुद्धघादय: पृथिव्यादष्टदव्यातिरिक्तदरव्याश्रिता: (प्रतिज्ञा ), पृथिव्याद्षटदरव्या- | 
ऽनाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌, “( हेतु ), ` यस्तु पृथिव्यादयष्टदरव्याति रिक्तद्रव्याश्ितो न 
भवति, ना$सो पृथिव्याचष्टदरव्याऽनाश्रितस्वे सति गुणोऽपि भवति ( व्यतिरेकव्याप्ति ) 
यथा ख्पादिरिति ( उदाहरण ), अर्थातु-- बुद्धि आदि पदार्थ पृथिव्यादि आठ द्रव्यो से 
पृथक्‌ किसी अन्य द्रव्य में रहते हुँ, वयोकि ये बुद्धधादि पदार्थ, 'पृथिब्यादि' आठ 
द्रव्यों में,न रहते हुए भी 'गुण' हँ, जो पृथिव्यादि आठ द्रव्यों से. भिन्न अन्य किसी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मतत्त्वसिद्धि ] आत्मनिरूपणम्‌ -२६१ ` 


द्रव्य में आश्रित नहीं रहता, वह पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में अनाश्रित हुआ 'गुण' भी 
` नहीं होता ( अपितु पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में आश्रित ही गुण होता है )--यह व्यति- 
रेकव्याप्ति' है । जैसे “रूप” आदि गुण, अथवा 'आकाश' आदि द्रव्य । निष्कर्ष यह है कि. 
जो पदार्थ, पृथिव्यादि आठ द्रव्यों से अतिरिक्त अन्य किसी:द्रव्य में आश्रित नही हैं, : 
तो उसकी दो प्रकार से ही स्थिति हो सकती है--( १ ) यदि वह 'गुण' है तो उसे 
पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में से किसी न किसी द्रव्य में आश्रित रहना ही होगा । जैसे 
*रूप' आदि पदार्थे । ये रूपादि पदार्थं, 'पृथिव्यादि” आठ द्रव्यों से भिन्न अन्य किसी द्रव्य 
में आश्रित नहीं हैं, तथापि “गुण” कहलाते हैं। इसलिये 'पृथिव्यांदे' आठ द्रव्यों में से 
ही किसी न किसी द्रव्य में वे आश्रित होते है । 

जो पदार्थे, 'पृथिव्यादि” आठ द्रव्यों से भिन्न किसी अन्य द्रव्य में भी आश्रित 
नहीं है तथा पृथिव्यादि आठ द्रव्यो में से किसी द्रव्य में भी आश्रित नहीं है, तो वह 
पदार्थ “गुण” नहीं हो सकता । जैसे 'आकाश' आदि द्रव्य । 'किन्तु 'बुद्धि' आदि पदार्थ 
की स्थिति तो उक्त स्थितियों से विलक्षण ही है। वे बुद्धि आदि पदाथ, पृथिव्यादि 
अष्टद्रव्यो में से किसी द्रव्य में आश्रित नहीं हैं, तथापि “गुण” कहलाते हैं। अतः 
कहना होगा कि वे अवश्य ही पृथिव्यादि अष्टद्रव्यो से भिन्न किसी द्रव्य में आश्रित 
हैं--यह अनुमान केवलव्यतिरिकी है, क्योंकि यह साध्यव्यतिरेक में हेतुव्यतिरेक की 
व्याप्ति के आधार पर--अर्थात्‌ “जो पदार्थ पृथिव्यादि अष्टद्रव्यो से पृथक्‌ किसी अन्य 

द्रव्य में आश्रित न होकर भी पृथिव्यादि अष्ट द्रव्यो में भी आश्रित नहीं रहता, वह 
गुण” भी नहीं. कहलाता'--यही व्यतिरेकव्याप्ति है--यह केवलव्यतिरेकी-अनुमान 
किया गया है। ` 

बुद्धि आदि गुणों का आश्रय, पृथिव्यादि अष्टद्रव्यो से भिन्न द्रव्य को केवलव्यति- 
रेकी अनुमान के द्वारा बताने का अभिप्राय यह है--'वह नवमं द्रव्य “आत्मा! ही हो 
सकता है, अन्य कोई नहीं । क्योंकि 'सभी आत्मा' पक्ष के ही अन्तत है । इसलिये 
कोई 'अन्वयी दृष्टान्त' उपलब्ध नहीं होता है जिसे बुद्धधादि पदार्थों के आश्रय 
रूप में प्रदर्शित कियः जा सके। एवं च यहाँ पर अन्वयव्याप्ति. के न बन सकने से 
केवलव्यतिरेकी अनुमान ही दिखाया गया है। 

( २ ) किन्तु विचार करने पर इस प्रसंग में अन्वय-व्यतिरेकी अनुमान कीसी 
संभावना हो सकती है । अतएव 'अन्वयव्यतिरेकी वा” कहकर ग्रन्थकार ने अन्वय- 
व्यतिरेकी अनुमान को भी प्रदर्शित किया है । क्योंकि नियम ( व्याप्ति ) के स्वरूप 
'यत्‌-तत्‌' शब्दों से बुद्धि आदि’ किसी “गुणविशेष' को न बताकर केवल “गुणसामा 
को बताया गया हे । इस सामान्य नियम का आधार लेकर उदाहरण ( दृष्टान्त ) 
बता दिया कि जैसे 'शब्द' ( गुण.) पृथिवी आदि द्रव्य में आश्रित नहीं रहता, 
अतः वह पृथिवी आदि द्रव्यों से भिन्न आकाश द्रव्य में आश्रित होता है । उसी तरह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ __ - _ तकंभाषा [ आत्मतत्त्वसिद्धि 


बुद्धि आदि गुण भी पृथिवी आदि अष्ट द्रव्य के आधितनहोनेसे उनसे भिन्न द्रव्य में 
आश्रित होते हैं। इसतरह अन्वय तथा व्यतिरेक उपलब्ध हो जाने से अन्वय-व्यतिरेकी 
अनुमान से भी 'आत्मा' को बताया जा सकता है । ; 

अन्वयव्यतिरेकी अनुमान का प्रयोग 'अन्वयव्यतिरेकी चा । तथाहि’ कह कर 
किया गया है 'बुद्धयादयः पृथिव्याद्यष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रिता:, (प्रतिज्ञा ),. पृथि- 
व्याद्षष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति गुणत्वात्‌ ( हेतु), यो यदनाश्रितो गुणः स तदतिरिक्ता- 
भ्रितो. भवति, ( व्याप्ति ) यथा पृथिव्याद्यनाशित; शब्द: पृथिव्याद्यतिरिक्ताकाशाश्रय 
इति ( उदाहरण ) । अर्थात्‌ बुद्धि आदि पदार्थं, पृथिव्याद्यष्टद्रव्यों से अतिरिक्त 
किसी द्रव्य में आश्रित हैं, क्योंकि वे बुद्धचादि पदार्थ, पृथिव्याद्यष्टद्रव्यो में आश्रित 
न रहते हुए भी 'गुण' कहलाते हैं। जो, जिसमें आश्रित न होते हुए भी 'गुण' 
कहलाता है, वह उससे भिन्न में आश्रित रहता है--यह्‌ व्याप्ति ( नियम ) है। 
जैसे--'शब्द' पदार्थ, पृथिव्यादि द्रव्यों में आश्रित न होता हुआ भी 'गुण' कहलाता; 
है, अतः वह ( शब्द ), पृथिवी आदि द्रव्य से भिन्न 'आकाश' संज्ञक नवम द्रव्य में 
आश्रित रहता है। उसी तरह बुद्धि आदि पदार्थे, पृथिव्याद्यष्ट द्रब्यों में अनाश्रित 
होते हुए भी 'गुण' कहलाते हैं, इसलिये मानना ही होगा कि वे, पृथिव्यादि आठ 
द्रव्यो से अतिरिक्त अन्य द्रव्य में अवश्य ही आश्रित होंगे । एवं च केवळव्यतिरेकी तथा 
अन्वयव्यतिरेकी दोनों अनुमानों से “बुद्धि आदि” गुणों के आश्रयरूप में पृथिव्यादि 
अस) से अतिरिक्त जिस द्रव्य की सिद्धि की गई है वह 'आत्मा' संज्ञक नवम 
द्रव्य है । 

इस प्रकार आत्मा की सत्ता को सिद्ध करने के बाद नैयायिको के 'नानात्मवाद 
पर वेदान्तियों का कहना है कि 'ब्रह्म' ही अपनी अविद्या से संसार में आता है 
अर्थात्‌ संसारिक बन्धनों से बद्ध होता है और अपनी विद्या से वह मुक्त भी होता है । 
'अविद्योपहित ब्रह्म ही 'जीव'रूप को ग्रहण करता है । अर्थात्‌ 'जीव' शब्द से कहा 
जाता है । एवं च घटाकाश-मठाकाश में परस्पर भेद न होने से जीवों का भी परस्पर 
भेद नहीं है । अतः घटाकाश-मठाकाश . की तरह व्यवहूत होने वाले 'जीव-ब्रह्म 
दोनों का एकत्व हीं है--ऐसा कहने वाले .वेदान्तियों के पास 'एकमेवाहितोयं ब्रह्म 
. इत्यादि श्रुतिवचन ही प्रमाण है । ु 
.._ किन्तु-इनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'अनुमान प्रमाण” की कसौटी पर 
उनका कथन खरा नहीं निकल रहा हैं। अनुमान इस प्रकार होगा--'विमतौ भिन्नौ 
` १क्रित्विज्जत्व-सवंजञत्वादिविरुद्धधर्साध्म्स्तत्वातु, दहन तुहिनबत्‌' । जीव और ब्रह्म दोतों 
. हसँ भिन्न-भिन्न हैं, क्योंकि इनके परस्परे विरुद्ध घम हैं, अग्नि और हिम की 
तरह । कहा. भी है--अंयमत (हि भे शेवहेतुर्वा यद्दिरुद्धधर्माष्यास: कारणभेदख । 
` अंतः जीव ओर ब्रह्म की एकत; इटे है, वे दोनों परस्पर भिन्न हैं। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मा का परिमाण ] आत्मनिरूपणस्‌ ग २६३ 


शंका--'जीव-ब्रह्म' का अभेद ( एकत्व ) आगम के बल पर तो सिद्ध ही है। | 

समा०--'एकमेवा द्वितीयं ब्रह्म' यह श्रुति, 'दोनों” के अभेद ( एकत्व ) को. नहीं 
बता रही है, अपितु “परमेश्वर' की अपेक्षया “अन्य कोई पुरुष” उससे अधिक नहीं है- | 
यह बता रही है । अर्थात्‌ अन्य किसी पुरुष में परमेश्वर से अधिकता का निराकरण 
कर रही है । हजारों आगम इकट्ठा ( एकत्रित ) जो जाँय तो भी “घट! को पट नहीं 
वना सकते । इसलिये 'ब्रह्म और जीव! दोनों में परस्पर भेद का संभव होने से तथा : 
“सुखादि की विचित्रता' दीखने से 'उनमें' भेद का ही स्वीकार करना होगा । अत 
एव यह कहा गया है कि 'नानात्मानो व्यवस्थातः ।' 


स च संत्र कार्योपलम्भाद्‌ विभुः, परममहत्परिमाणवानित्यर्थः। विभ- 
त्वाच्च नित्योऽसौ व्योमवत्‌ । सुखादीनां वैचित्र्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः। 

स चेति। और वह आत्मा, सवंत्र कायं ( अदुष्टानुरूप फल ) की उपलब्धि होने 
से 'विभु' है, अर्थात्‌ 'परम महत्‌ परिमाण' वाला है । और 'विभु' होने से वह 
'आकाश' ( व्योम ) के समान नित्य भी है । और प्रत्येक व्यक्ति के सुख आदि भोग, 
भिन्न-भिन्न होने से प्रत्येक शरीर में 'आतमा' भी भिन्न-भिन्न है । अर्थात्‌ सभी का 
'आत्मा' एक नहीं है । 

माधुरी 
आत्मा का परिमाण 

'आत्मा' यह एक अतिरिक्त नवम द्रव्य है, यह निश्चित हुआ है। तथापि कोई भी 
द्रव्य, परिमाणशून्य नहीं हुआ करता । इसलिये उस आत्मा के परिमाण का विचार 
करना भी आवश्यक है । उसके परिमाण के सम्बन्ध में विद्वान्‌ दार्शनिकों के भिन्न-भिन्न 
विचार हैँ । रामानुजादिदार्शतिकों ने उसे 'अणु' परिमाण माना है । जैन दार्शनिकों ने 
उसका 'मध्यम' परिमाण बताया है। मध्यम परिमाण का अथं है 'शरीरसम परिमाण'। 
किन्तु न्याय तथा वैशेषिक दर्शन के. विद्वानों ने उसका 'विभु' अर्थात्‌ परममहत्‌ 
परिमाण-माना है । अत एव तकंभाषाकार ने आत्मा का परिमाण” 'विभु' बताया 
और उसका अर्थ भी स्पष्ट कर दिया है कि 'आत्मा' परममहत्परिमाणवान्‌ है.। यहाँ 
पर “महत्‌' कहकर "भावप्रधान निर्देश” किया है । अन्यथा आन्महृतः समानाधिकरण- 
जातीययोः' सुत्र से 'महापरिमाण' शब्द का प्रयोग किया गया होता। भावप्रधान- 
निर्देश होने से ही 'परममहत्परिमाणवान्‌/का अर्थ यह हुआ कि “परमं मिरवधिकं 
महत्त्वं परिमाणं यस्य सः' ऐसा 'आत्मा'। 'विभुत्व-से 'सवंमूतं-द्रव्य-संयोगित्व 

या इयत्तानत्गच्छिन्त-परिमाणयोगित्व' अथं बताया गया है। सकंमूतंद्रव्यसंयोगित्व 
का अथं है--विश्व॑ के यच्च यावत्‌ समस्त मूतं द्रव्यों से संयुक्त होना । समस्त मतं 
द्रव्यो से 'संयोग” तीन प्रकार से संभव हो सकता हे । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६४ : तकंभाषा [ आत्मा का परिमाण 


उनमें पहला प्रकार तो.यह है कि 'आत्मा' कहीं एक जगह पर स्थिर रहे और 
समस्त मूतंद्रव्य, उसके समीप आ जाँय । 

दुसरा प्रकार यह है कि 'आत्मा' स्वयं, उन मूतंद्रव्यों के समीप पहुँचे । 

तीसरा प्रकार यह है कि उस ( आत्मा ) का इतना महान्‌ परिमाण हो कि विश्व 
के समस्त मूतं द्रव्य उसकी परिधि में आ जाँय । 

इन तीन प्रकारों में से पहला प्रकार अव्यावहारिक होने से उपहासास्पद है। 
दूसरा प्रकार भी बुद्धिग्राह्म नहीं है, क्योंकि यदि वह ( आत्मा ) मूतं द्रव्यों के समीप 
-निरथंक जाता ही रहेगा तो जगत्‌ के अन्यान्यव्यवहार कब और कैसे कर पायेगा | 
दूसरी बात यह भी है कि संसार के सभी मृतंद्रव्यो में एक ही समय में वह संयुक्त नहीं 
हो पायेगा, जिससे उसकी व्यापकता ( विभुता ) सिद्ध नहीं हो पायेगी । परिशेषात्‌ 
तीसरा प्रकार ही एक ऐसा है, जिससे समस्त मूतंद्रव्य उसकी परिधि में आकर युगपत्‌ 
उससे संयुक्त हो सकते हैं। ऐसा होने पर ही उस ( आत्मा ) की “व्यापकता' निर्वाध 
सिद्ध हो सकेगी । 

एक व्यावहारिक उदाहरण से भी उसकी विभुता सरलता से समझ में आ सकेगी। 
किसान धान ( शालि ) बोता है, व्यावहारिक प्रत्यक्ष ( दृष्ट ) सहकारिकारण का 
सान्निध्य सभी 'शालि” बीजों को यद्यपि समानरूप से प्राप्त है, तथापि किसी की 
'शालि' तो फलती है और किसी की नहीं फलती है। अतः कहना होगा कि दुष्ट 
सहकारिकारण के अतिरिक्त 'अदृष्ट भी सहकारी होता है। वह 'अदृष्ट' स्वोपकारक 
प॒वन-पावकादि पदार्थो में क्रिया को उत्पन्न करता है। कहा भी है--'अग्नेरूध्वंज्वलनं 
वायोस्तियंक्‌-पवनम्‌, अणु-मनसोश्चाद्यं कमं इत्येतानि अदृष्टकारितानि' । जैसे भिन्न 
भिन्न स्थानों में शालिसम्पत्तिरूप फल दिखाई देता है, उससे स्पष्ट होता है कि उसके 
कारणभूत 'अदृष्ट' का अधिकरण जो आत्मा है, वह 'विभु' है । अनुमानप्रमाण से भी 
उसकी 'विभुता' बतायी जा सकती है। जैसे-“विमतम्‌ अदुष्टं स्वाश्रयसंयुक्त एव 
आश्रयान्तरे क्रियां जनयति अन्योन्याभाव-विरोधक्गियाहेतुगुणत्वात्‌ गुरुत्ववत्‌' । अथवा 
आत्मा अणुत्वरहितः इन्द्रियग्राह्मगुणाधिकरणत्वात्‌ कुम्भवत्‌'। इन अनुमानों से भी 
आत्मा का 'विभुत्व' सिद्ध होता है। विभुत्व की सिद्धि हो जाने से उसका "नित्यत्व! 
भी सिद्ध हो जाता है। एवं च आत्मा! का विभु परिमाण है । 

निष्कर्ष यह है कि शरीरस्थित जीवात्मा को 'विभ! अर्थात्‌ व्यापक यानी परमः 
महत्परिमाणवान्‌ स्वीकार किया है। उसे “विभुः सिन करने के लिये “सर्वत्र कार्यो- 
पलम्भात्‌' हेतु को बताया है । इस. हेतु के अभिप्राय को समझना आवश्यक है। इस 
संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वस्तुका किसी न किसी प्रकार से उपभोग 
करता रइता है । उस उपभोग्य वस्तु की उत्पत्ति में उसकी उत्पादक कारण सामग्री के 
अतिरिक्त उस उपभोक्ता व्यक्ति का 'अदृष्ट' भी उस सामग्री के साथ जुड़ा रहता है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मा का परिमाण ] आत्मनिरूपणम्‌ २६५ 


अतएव किसी 'घट' आदि के निर्माण में उसकी उत्पादक सामग्री---चक्र, चीवर, कुलाल, 
कपाल आदि के साथ उसके उपभोक्ता व्यक्ति का 'अदृष्ट' भी जुड़ा रहता है। अतः 
घटोत्पत्ति में अन्य उत्पादक सामग्री जैसे 'कारण' कही जाती है, वैसे ही उपभोक्ता 
व्यक्ति के 'अदृष्ट' को भी उसमें कारण मानना चाहिए । क्योंकि एक ही कुलाल के 
बनाये और एक ही 'आवे' में पकाये गये घटों में भी परस्पर भेद दिखाई देता है। 
कोई घट अधिक पका तो कोई घट कम पका रहता है। इस प्रकार कार्य में जो 
भिन्नता उपलब्ध होती है उसमें उपभोक्ता व्यक्तियों का 'अदुष्ट' भेद ही कारण होता 
है । उसी तरह एक ही बगीचे में रगे हुए, एक ही पानी से सींचे हुए वृक्षो के फलों 
में भी भिन्नता दिखाई देती है । उस भिन्नता का कारण उन फलभोक्ताओं का 'अदृष्ट' 
ही समझना चाहिए । एक ही व्यक्ति के जीवनकाल में जिस-जिस वस्तु से उसको भोग 
मिलता है, वह 'वस्तु' किन-किन स्थानों में विभक्त है, उसे गिना नहीं जा सकता । 
जहाँ भी वह व्यक्ति चला जाय, वहीं पर उसे वह भोग उपलब्ध हो जाता है। इसी 
बात को महाकवि श्रीहर्ष ने अपनी काव्यभाषा में कहा है--'वव भोगमाप्नोति न 
भाग्यभाग्‌ जनः ।' इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस भाग्यवान्‌ के भोग की सामग्री 
सर्वत्र सुलभ रहती है । उस सुलभता में उस व्यक्ति का 'अदुष्ट' ही कारण होता है। 
जव अदुष्ट का सर्वत्र सम्बन्ध है, तव उस अदृष्ट के अधिकरण 'आत्मा' की सत्ता भी 
संत्र है, यह मानना ही होगा । उसकी स्त्र 'सत्ता' तभी रहेगी, जब उसे विभु' 
( परममहत्परिमाणवान्‌ ) माना जाय । इसी आशय को व्यक्त करने के लिए 'सवंत्र 
कार्योपलम्भाद्‌ विभुः’ कहा गया है। 

शंका--आत्मा को 'विभु” मानने की आवश्यकता क्या है ! उसका “मध्यम परि- 
माण' अर्थात्‌ पूरे शरीर में व्यापक रहना तो समझ में आता है, किन्तु उसे 'परम- 
महत्‌ परिमाण' वाला कहना समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सरदी-गर्मी के समय 
में सम्पूर्ण शरीर में शीतता-उष्णता का अनुभव युगपत्‌ होता है । अतः उसकी 'विभुता' 
को शरीर तक सीमित समझना चाहिए उसकी व्यापकता को सम्पूर्ण संसार में मानने 
की आवश्यकता नहीं है 1 अतः उसका 'मध्यमपरिमाण' ही उचित प्रतीत हो रहा है । 

समा०--उक्त शंका का समाधान ग्रन्थकार ने 'सवंत्र कार्योपलम्भ' कहकर दे दिया 
है कि समस्त विश्व में आत्मा का कार्य उपलब्ध होने से उसका सर्वत्र अस्तित्व है । 
केवल शरीर में ही नहीं । 

संसार में दो पद्धतियों से कार्य हुआ करता है। कुछ कार्य जो स्वयं के प्रयत्न 
से किये जाते हैं, वहाँ शरीर उपस्थित होने की आवश्यकता रहती है । और कुछ कायं 
'अदुष्ट' के भरोसे होते हैं जिन्हें भगवान्‌ के भरोसे, भाग्य के भरोसे आदि शब्दों से 
कहा जाता है । ऐसे कार्यों के लिये सशरीर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं रहती । 
वहाँ तो 'अदुष्ट' ही उपस्थित रहता है । अदृष्ट की उपस्थिति 'आत्मा' के बिना नहीं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ तकंभाषा [ आत्मा का परिमाण 


हो सकंती । क्योंकि--अदुष्ट की स्थिति आत्मा में ही रहती है। अदृष्ट का अधिकरण 
भात्मा' होता है । अतः कार्योत्पत्ति स्थल में आत्मा की सत्ता ( अस्तित्व ) मानने से 
उस पर स्थित 'अदुष्ट' की स्थिति भी सिद्ध हो जाती है। 

यदि “आत्मा!” मध्यमपरिमाण वाला ही (शरीर में ही सीमित ) माना जायेगा 
तो उसपर स्थित “अदृष्ट” की पहुँच दुर-दुर तक के स्थानों में कैसी हो सकेगी ? 
क्योंकि 'अदृष्ट' ( पुण्य-पाप या धर्म-अधर्म ) तो “आत्मा” का गुण है, वह अपने 
आश्रय ( आत्मा ) को छोड़कर इधर-उधर जा नहीं सकता । साथ ही वह 'अमुतं' 
तथा, 'अद्रव्य' होने से गतिशील भी नहीं है। अतः विश्वभर में अदृष्ट' की युगपत्‌ 
उपस्थिति कराने के लिए उसके अधिकरण 'आत्मा' को 'विभु' परिमाण बाला कहना 
ही होगा । उसे विभु ( व्यापक ) मानने पर वह सम्पूर्ण विश्व में सर्वत्र युगपत्‌ ( एक 
ही समय ) व्याप्त होकर रह सकेगा, तब उसपर स्थित उसका “अदृष्ट' भी सवंत्र 
युगपत्‌ उपस्थित हो सकेगा । जिससे विश्व के भिन्न-भिन्न स्थानों में एक ही समय 
कार्योत्पत्ति के होने में कोई बाधा नहीं हो सकेगी । 

' शंका--जो व्यक्ति जहाँ है वहीं पर वह किसी न कसी कार्य को पैदा करता 
रहता हे । अतः कोसो दुर रहने वाले व्यक्ति के 'अदृष्ट' को उस कार्य का उत्पादक 
मानने की क्या आवश्यकता है? 

समा०--सभी वस्तुएँ सभी के काम में नहीं आती हैं। कोई वस्तु किसी के काम 
की होती है तो कोई वस्तु किसी दुसरे के काम की होती है। कोई वस्तु ऐसी भी 


हैं, जो देश-देशान्तर, विदेश आदि की भी बनी रहती है । उन देश-देशान्तरों में 
र्ना ? गी हें । उन देश-देशान्तरों में या 

विदेशों में उन वस्तुओं का उपयोग करने वाला र 

नहीं पाता । ऐसी स्थिति में यह मानना ही होगा कि जो व्यक्ति चाहे कहीं का भी 


ही, उसकै अदृष्ट से जहाँ कहीं भी पैदा हुई वर व्यक्ति 
के पास पहुँचकर उसके उपयोग में हुई वस्तु, उसके अदृष्ट के बल पर उस व्य 


: पदा हुई हो, वह वस्तु अनेक व्यक्तियों के काम में आती 
है। तात्पर्यं यह है कि तत्तद व्यक्ति के उपयोग में आने वाली वस्तु, उस व्यक्ति के 


है, और दुर-सुदूर भी पैदा हो सकती है । 
आ उणी संभव हो अका है. जब आत, Fre ( विशु ) परिमाण का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मा का परिमाण ] आत्मनिरूपणस्‌ २६७! 


स्वीकार किया जायेगा । अत एव ग्रन्थकार ने 'सवंत्र कार्योलब्धि' के आधार पर' 
'आत्मा' के विभु होने का ही निर्णय किया है । 
झंका--नैयायिक के मत में 'आत्मा' तो अनेक है, और सभी 'विभु' हैं। तबवे 
सभी विभु आत्मा एक स्थान में एक साथ कैसे रह सकेंगे ? जब छोटी-छोटी वस्तुएँ 
_ अपने-अपने छोटे बड़े परिमाण के कारण एक स्थान में एक साथ नहीं रह पाती हैं, 
तब 'परम-महत्परिमाण वाले' अनेक आत्मा; एक स्थान में एक साथ रहेँ, यह संभव 
ही नहीं हो सकता । 
समा०--अन्य वस्तुओं का दृष्टान्त देना ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा को छोड़कर 
छोटे-बड़े परिमाण वाली मूतं वस्तुएं तो जगह को घेर कर रहा करती हैं । जगह घिर 
जाने के कारण दूसरी वस्तु के लिये उस स्थान में अवकाश नहीं मिल पाता । परन्तु 
'आत्मा' पदार्थ तो “मूतं? नहीं है, जिससे वह किसी स्थान को घेर ले । अर्थात्‌ 'अमूतं 
पदार्थ” अपनी स्थिति से जगह को घेरते नहीं हैं। अतः उनके साथ रहने में कोई बाधा 
नहीं है । जैसे एक ही फल, फूल आदि में “रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदिं अनेक गुण 
रहते हैं, क्योंकि वे अमूतं है--इंसलिए वे स्थान का घिराव नहीं करते हैं । उसी तरह 
आत्मा” भी अमूतं पदार्थ है, वह कोई ठोस मूतं पदार्थ नहीं है। अतः एक स्थान में 
अनेक अमूर्ते आत्माओं का एक साथ संयोग होने में कोई बाधा नहीं है । 
शंका--अमूतं विभु आत्माएँ यदि सर्वत्र हैं तो सभी का 'अदुष्ट' समानरूप सेही 
सवंत्र रहेगा । तब सभी कार्य, सभी के अदुष्ट से पैदा होंगे । ऐसी स्थिति में यह 
कैसे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अदुष्ट से जो वस्तु पैदा होती है, वह उसी 
व्यक्ति के काम में आती है । और जो वस्तु जिसके अदुष्ट से पैदा नहीं होती वह 
उस व्यक्ति के काम में नहीं आती । - 
समा०--किसी वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व उस स्थान में किसी के रहने मात्र से वह 
उस वस्तु का उत्पादक नहीं होता है । अपितु उस वस्तु की उत्पत्ति में यदि उसकी 
आवश्यकता अपेक्षित हो तभी वह उस वस्तु का उत्पादक बनता है, अन्यथा नहीं । 
जैसे किसी गुरु के पास अनेक छात्र अध्ययनाथं बैठे हुए हैं। गुरु उन छात्रों को पढा 
रहा है। पढ़ाते समय गुरु ने कोई प्रश्‍न पूछा । उस प्रश्‍न का उत्तर सभी छात्र जानते 
हैं वे सब छात्र उत्तर देने में समर्थ भी है । तथापि गुरु जिस छात्र से उत्तर प्राप्त करने 
की अपेक्षा रखता है, वही छात्र उत्तर देता है । अन्य छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं । 
ऐसे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। जैसे कोई तन्तुवाय अथवा डुलाल किसी 
कपड़े को अथवा घट को बुनता है या बनाता है, उस समय उसके माता, पिता, बच्चे 
` अथवा अन्यान्य कितने ही पट-घट-निर्माणदक्ष लोग भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, किन्तु 
वे पट-घट को बनाने नहीं लग जाते हैं। अपितु उस पट या घट को बनाने में लगा 
हुआ तन्तवाय या कुलाल ही उसका निर्माण किया करता है । और वहाँ उपस्थित अन्य 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६८ तकंभाषा [ आत्मा का परिमाण 


सभी लोग चुप-चाप स्थित रहते हैं । उसी प्रकार वस्तु की उत्पत्ति के समय अनेक 
आत्माओं के अनेक अदुष्टों की उपस्थिति रहने पर भी तत्तद्‌ वस्तु की उत्पत्ति उसी 
व्यक्ति के अदृष्ट से होती है, जिसके लिये उस वस्तु का उपयोग होना है। उसी व्यक्ति 
का अदुष्ट उस वस्तु की उत्पत्ति में आवश्यकरूप से अपेक्षित है । अन्य व्यक्तियों के 
अदृष्ट उस समय वहाँ उपस्थित रहने पर भी वे सव उस वस्तूतपत्ति के प्रति 'अन्यथा 
सिद्ध' होते हैं । 
शंका--सभी आत्माओं की विभुता यदि समान है तो उन आत्माओं में समवायं 
सम्बन्ध से रहने वाले अदृष्ट तथा अन्य गुणों में सांकयं होने की भी संभावना हो 
सकती है । कभी किसी समय किसी कारण से किसी आत्मा में कोई गुण उत्पन्न होता 
है तो उस गुण को अन्य सभी आत्माओं में भी होना चाहिये । क्योंकि उस गुणोत्पादक 
करण का सम्बन्ध अन्य सभी विभु आत्माओं से समान ही है। 
समा०--पट के उत्पादक तन्तुओं का पट निर्माण के अन्यान्य उपकरण तुरी-वेमा 
आदि के साथ सामान्य सम्बन्ध रहता ही है, तथापि उन उपकरणों में पट की उत्पत्ति 
नहीं होती । अपितु तन्तुओं में ही ( पट की ) उत्पत्ति होती है । तन्तुओं में ही पट 
कीं उत्पत्ति होने के लिये उसके कारणभूत तन्तुओं का 'तादात्म्य' अपेक्षित रहता है। 
वह तादात्म्य, पट निर्मापक अन्यान्य उपकरणों में न होने से उनमें पटोत्पत्ति नहीं 
होती, किन्तु तन्तुओं का पट से तादात्म्य होने के कारण तन्तुओं में ही पट की उत्पत्ति 
होती है। इस उदाहरण से यह निष्पन्न हुआ कि किसी वस्तु के उत्पादक कारणों के 
साथ कथंचित्‌ सम्बन्ध हो जाने मात्र से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती । अपितु उसकी 
उत्पत्ति के लिए उसके कारणों के साथ जिस सम्बन्ध की अपेक्षा हो, उस अपेक्षणीय 
सम्वन्ध के रहने पर ही उस वस्तु की उत्पत्ति होती है । 
उसी प्रकार कमं करने वाले के जिस कमं से जिस अदुष्ट की उत्पत्ति होती है, वह 
अदृष्ट उसी कर्मकर्ता की आत्मा में समवाय सम्बन्ध से रहता है । अतः सांकर्यं होने 
की. कोई वात ही नहीं है । 
सांख्यदर्शन ने भी 'आत्मा' का विभु परिमाण ही माना है। परन्तु इनके मत में 
वह 'सबंमूर्त द्रव्यसंयोगित्व” रूप नहीं है। अपितु वह ( विभुत्व ) अपरिच्छिन्नत्वरूप है । 
अर्थात्‌ परिमाणशून्य है । अतः उसका कोई परिमाण नहीं है । 
जेनदार्शंनिकों ने 'आत्मा' को “मध्यमपरिमाण वाला? बताया है । अर्थात्‌ आवश्य- 
कतानुसार रवर की तरह जिसमें संकोच-विकास ( वृद्धि-हास ) होता रहता है । चीटी 


के शरीर में वह छोटा, मनुष्य के शरीर में उसके शरीर के अनुमाप से वैसा और हाथी 
- र क के 2 है । अर्थात्‌ जिस प्राणी का जैसा शरीर रहता 

१ स आकार जाता अन दाशनिको में “आत्मा? 
में दो अंश होते हैं । हो जाता है। जैन दा के मत में 


एक अंश तो ऐसा है, जिसमें वह रावंदा एकरूप ( अपने स्वा" 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आत्मा का परिमाण ] आत्मनिरूपणम्‌ २६९, 


भाविकरूप ) में वना रहता है। इस “अंश' को द्रव्य कहते हैं। और दुसरा अंश, प्रत्येक 
क्षण में परिवर्तित होता रहता है। इस दूसरे अंश को वे लोग 'पर्याय' शब्द से कहते 
हैँ । एवं च आत्मा! द्रव्य और पर्याय एतदुभयअंशवाला होता है । द्रव्यात्मक 'अंश' 
परिमाण रहित होतां है । और पर्यायात्मक “अंश” मध्यमपरिमाण वाला होता.है। 
इस अंश की दृष्टि से उसका “मध्यम परिमाण' कहा जाता है । 

इस पर आस्तिक दार्शनिकों का कहना हुँ कि 'आत्मा' के द्रव्य और पर्याय दोनों 
अंश यदि आपस में एक-दूसरे से परस्पर भिन्न हों तो पर्याय अंश के संकोच-विकास 
का उसके 'द्रव्यात्मक अंश” पर कोई प्रभाव नहीं होगा, तव “आत्मा” को “मध्यम 
परिमाण? का कैसे कहा जायेगा ?' और यदि दोनों अंशों को एक ही ( अभिन्न ) कहें 
तो पर्यायात्मक एक अंश के अनित्य रहने से दूसरे द्रव्यात्मक अंश को भी अनित्य 
कहना होगा । इस तरह अंशद्वयात्मक सम्पूर्ण आत्मा जव अनित्य रहेगा, तो मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसके किये हुए सभी 'कमं' निष्फल होंगे । और दुसरे जन्म में बिना 
कर्म के ही सुख-दुःखादि फल प्राप्त होंगे । अर्थात्‌ कृतहान' और 'अकृताभ्यागम' दोष 
उपस्थित होगा । 

चेदान्तदर्शन में इसके परिमाण के सम्बध में दो प्रकार के मत पाये जाते हैं । अवेत 
वेदान्ती 'आत्मा' को ब्रह्मरूप मानते हैं । और 'ब्रह्म' परिमाणशून्य है,इसलिये 'आत्मा' 
भी परिमाणशून्य है। उसका 'विभुत्व' परिमाणशून्यत्वरूप है। इनके मत में जीवात्मा” 
अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यरूप है । इसलिये अन्तःकरण के परिमाण की दृष्टि से 
उसे मध्यमपरिमाण वाळा कह सकते हैं । 

अन्य बैष्णवदार्शनिकों ने 'आत्मा' को अणुपरिमाण वाला कंहा है। अणु होने से 
यद्यपि वह शरीर के हृदयभाग में स्थित है, तथापि, उसकी ज्ञानरूप प्रभा ( प्रकाश) ' 
सम्पुर्ण शरीर में फँली रहती है । अत एव सुख-दुःख आदिं का युगपत्‌ अनुभव होने में 
कोई रुकावट नहीं होती। क्योंकि शरीर में स्थित ज्ञानवाहिनी-क्रियावाहिनी 
धमनियों के द्वारा शरीर में होने वाली क्रियाओं के संवेदन में कोई बाधा नहीं हो 
पाती । आत्मा के 'अणुत्व” का प्रतिपादक श्रुतिवचन भी है--एषो5णुरात्मा चेतसा 
वेदितव्यः'( मुं उ० ३।९ ) । 

किन्तु श्रुति में प्रतिपादित 'अणुत्व' का तात्पयं अणुपरिमाण के बताने में नहीं 
है । अपितु बाह्योन्द्रियो से उसकी अवेद्यता बताने में है । और अनुमान प्रमाण से भी 
स्पष्ट होता है कि वह अणुपरिमाण वाला.नहीं है । आत्मा अणुत्वरहितः इन्द्रियग्राह्म - 
गुणाधिकरणत्वात्‌ कुम्भवत्‌' इति । अतः आत्मा” को अणुपरिमाणवाला समझना 
उचित नहीं है । उसी तरह आतमा को मध्यमपरिमाणवान्‌ समझना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि सावयवत्वादिं .दोष प्रसक्त होते है.। इन सब बातों का विचार करने पर 
अन्ततोगत्वा आत्मा का विभुवं पक्ष ही समीचीन प्रतीत होता है ' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७० तक भाषा [ ईश्वरतत्त्व 
ईश्वर-- 


ईश्वर की चर्चा,का प्रसंग इसलिये उपस्थित कर रहे हैं कि न्यायदशनकार ने 
'आत्मा' को द्विविध बताते हुए 'ईश्वर का भी संग्रह किया है। तंकंसंग्रहकार ने 
(आत्मा द्विविधः, जीवात्मा-परमात्मा चेति' कहकर उसका स्पष्ट उल्लेख भी किया है। 
अत एवं दीधितिकार रघुनाथ शिरोमणि अनुमान की व्याख्या के आरम्भ में हो 3 
नमः सर्वभूतानि विष्टभ्य परितिष्ठते । अखण्डानन्दबोधाय पूर्णाय परमात्मने ॥' मंगला- _= 
चरण किया है । 

'आत्मत्वजातिमान्‌ और ज्ञानगुणवान्‌'--ये दोनों लक्षण आत्मा की तरह ही 
परमात्मा ( ईश्वर ) में भी घटित हो रहे हैं । न्याय दर्शनकार ने परमात्मा ( ईश्वर ) 
को समस्त जगत्‌ के कर्ता के रूप में, वेदरचयिता के रूप में और शुभाशुभ कर्मों के 
अधिष्ठाता के रूप में स्वीकार किया है । 


। ` शंका-किसी पदार्थ के सिद्ध रहने पर ही उसका लक्षण बनाया जाता है । तथा 
॥जगत्कतृंत्व और वेदरचयितृत्व, तथा कर्माधिष्ठातृत्व, ये सभी तब घटित हो सकते है 
जब 'ईश्वर| नाम का कोई तत्त्व किसी प्रमाण से प्रथमतः सिद्ध हो जाय। बिना उसे 
सिद्ध किये उसमें कतृंत्वादिधर्म बताना तो “मूल नास्ति कुतः शाखा' के समान ही है । 
यद्यपि प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रुति आदि प्रमाणं से 'जीबात्मा' की सिद्धि हो चुकी है, 
तथापि ईश्वर? साधक किसी प्रमाण की-उपलब्धि न होने से 'ईश्वर' की सिद्धि अभी 
नहीं हो पायी है। श्रत्यक्ष प्रमाण” से ईश्वर की सिद्धि कहें, तो वह संभव नहीं है। 
क्योंकि बाह्य-आभ्यन्तर भेद से प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है। “प्राणेन्द्रिय, 
रसनेन्द्रिय चक्षुरिन्द्रिय, त्वगिन्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय इन पाँच इन्द्रियों से “बाह्य प्रत्यक्ष 
' हुआ करता है। 'बाह्य-प्रत्यक्ष' के होने में उक्त पाँच इन्द्रियों को 'प्रमाण' कहा जाता 
'है। ओर “मन' इन्द्रिय को 'आभ्यन्तर प्रत्यक्ष में 'प्रमाण कहते हैं । अर्थात्‌ मन 
- इन्द्रिय से आन्तर प्रत्यक्ष होता है। उक्त पश्चविध बाह्य प्रत्यक्ष में भी 'चक्षु' और 
'त्वक्‌' ये दो इन्द्रिय ही महत्त्वविशिष्ट तथा उद्भूतरूप, और स्पर्श बाले द्रव्य का 
ग्रहण करते हँ । ओर 'घाण', “रसन' तथा 'श्रोत्र'--ये तीन इन्द्रियाँ, 'द्रव्य' का ग्रहण 
नहीं करती हैं । 
नेयायिकों ने तो 'ईश्वर' नामक द्रव्य को 'आकाशादि' द्रव्यो के समान रूप, स्प 
गुणों से रहित मामा है। इसलिये 'बाह्य प्रत्यक्ष प्रमाण' से तो 'ईश्वर' का प्रत्यक्ष 
नहीं सकता । 'मन' रूप आभ्यन्तर प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उसका प्रत्यक्ष हो नहीं सक 
: क्योकि 'मन' से तो 'अहं सुखी’, 'अहं दुःखी इत्पाकारक प्रत्यक्ष, 'जीवात्मा का 
होता है.।. एवं च 'मन' से-भी 'ईश्वर' संज्ञक परमात्मा का प्रत्यक्ष होना संभव नहीं हैं! 
अथवा जैसे “चैत्र: जामक पुरुष का “जीवात्मा? और 'भेत्र' नामक पुंदष का 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ईश्वरतत्त्व ] आत्मनिरूपणम्‌ २७१ 


दोनों परस्पर एक दुसरे से भिन्न हैं। भिन्न होने से चैत्र के 'मन' से 'मैत्र' के जीवात्मा 
का प्रत्यक्ष हो नहीं सकता । उसी प्रकार 'जीवात्मा' से 'परमात्मा' भी अत्यन्त भिन्न 
है । अतः इस 'जीवात्मा' के मन से उस परमात्मा ( ईश्वर ) का प्रत्यक्ष होना भी 
सम्भव नहीं हो सकता । तथा “अनुमान प्रमाण” से भी “ईश्वर' का ज्ञान होना सम्भव 
नहीं है । क्योंकि जैसे 'घूम' रूप हेतु से 'अग्नि' रूप साध्य की व्याप्ति प्रसिद्ध है, वैसी 
व्याप्ति किसी हेतु में ईश्वररूप साध्य की प्रसिद्ध हो तो उस 'हेतु' से ईश्वररूप 
'साध्य' का अनुमान भी किया जा सकेगा । किन्तु किसी भी 'हेतु' में उस ईश्वररूप 
'साध्य' निरूपित व्याप्ति ( साध्य की व्याप्ति ) प्रसिद्ध नहीं है। और अव्यभिचरित 


. सम्वन्ध रूप 'व्याप्ति' ज्ञान के विना अनुमान” हो नहीं सकता । अतः “ईश्वर” के विषय १ 


में अनुमान प्रमाण” का भी संभव नहीं है । 
यदि यह कहो कि ईश्वर के विषय में. 'द्यावाभुमीजनयन्‌ देव एकः', “विश्वस्य . 


:कर्ता भुवनस्य गोप्ता' इत्यादि वेद-वाक्य ही प्रमाण हैं, तो उसका भी संभव नहीं हो 
' रहा है । क्योंकि 'वेदों' का प्रामाण्य तो ईश्वर' के द्वारा प्रणीत होने से ही माना 
' जाता है। अतः प्रथमतः 'ईश्वर' की सिद्धि किसी प्रमाण से होने पर ही 'ईश्वरो- 


च्चरितत्व' रूप हेतु के द्वारा 'वेदों' का प्रामाण्य सिद्ध हो सकेगा । किन्तु 'ईश्वर' की 
सिद्धि अभी तक किसी प्रमाण से हुई नहीं है। इसलिये “ईश्वर' के विषय में “वेद” को 
प्रमाण कहना कैसे संभव हो सकता है ? जब 'वेद' ही अभी प्रमाण नहीं हो पाये है, 
तो 'वेदमूलक स्मृति' को भी ईश्वर के विषय में प्रमाण नहीं कह सकते । एवं च 
प्रमाणाभाव के कारण 'ईश्वर' नाम की कोई वस्तु नहीं है । ८ 
समा०--अनेक अनुमान प्रमाणों से ईश्वर की सिद्धि की जा सकती है। जैसे-- 
क्षित्यङ्करादिक कार्य कतृंजन्यं कार्यत्वात्‌ घटवत्‌'--क्षिति, अङ्कर आदि कार्य, किसी 
कर्ता के द्वारा ही उत्पन्न होने योग्य हैं, क्योंकि वे 'कार्यरूप' हें । “यद्‌ यत्‌ कायं, 
तत्तत्‌ कतूंजन्यम्‌!--जो-जो कार्यरूप पदार्थ होता है, वह किसी कर्ता से ही जन्य हुआ 
करता है--विना कर्ता के कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है । जैसे-“घट' कार्यरूप 
होने से 'कुलाल' रूप कर्ता से ही जन्य होता है। उसी तरह क्षिति, अङ्करादि काय भी _ 
कार्य रूप' होने से किसी 'कर्ता' के द्वारा अवश्य ही जन्य होंगे । ऐसी स्थिति में उन 
क्षिति, अङ्करादि कार्यों का कतृंत्व किसी जीवात्मा में होना कभी भी सम्भव नहीं है, 


` किन्तु 'ईश्वर' में ही उनका कतुंत्व सम्भव हो सकता: है । अतः अनुमान प्रमाण से 


'ईश्वर' की सिद्धि हो जाती है । 
इस प्रकार 'ईश्वर' की सिद्धि हो जाने से तत्मणीत विद' की प्रमाणता भी सिद्ध 
हो जाती है । अत: प्रमाणभूत वेद बता रहा है कि / - 
वा सुपर्णा सुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजति । 
तयोरन्यः पिप्प स्वाद्वत्ति; अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति ॥ ( ऋ० १1१६४२० ) 


१ 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७२ तकभाषा [ ईश्वरतत्त्व 


एक वृक्ष पर दो पक्षी, जो एक दूसरे के सखा ( मित्र ) और सहयोगी हैं, वैठे 
हुए हैं । उनमें से एक सुस्वादु फलों को खाता है, और दुसरा उसके फलों को नहीं 
खाता, किन्तु अपने मित्र का साक्षी और सहायक के रूप में केवल स्थित रहता है । 
उसी तरह 'द्यावाभूमी जनयन्‌ देव एकः, 'विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता,' ईश्वर- 
मुपासीत', 'यः स्ंज्ञः स सवंवित्‌', “यस्य ज्ञानमयं तपः', 'सो5कामयत'--स्वगं और 
भूमि को उत्पन्न करने वाला एक ईश्वर सम्पूर्ण-विश्व का कर्ता है तथा सम्पूर्ण भुवनों का 
रक्षक है, ईश्वर की उपासना करनी चाहिये, जो ईश्वर सामान्यरूप से सव को जानने 
वाला है, वही विशेष रूप से भी सब को जानने वाला है, जिस ईश्वर का ज्ञानमय ही 
तप है, उस ईश्वर ने इच्छा की, इत्यादि अनेक वेद-वचन ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण 
रूप में दिये जा सकते हैं। तथा--- 

“इश्वर: सर्वभूतानां हृहदेशेऽजुंन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सरवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' ( भ० गी० १८६१) 

ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित है और देह ( शरीर ) यन्त्र पर बैठे प्राणियों 
को उनके कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न व्यापारों में नियुक्त करता रहता है--इत्यादि 
स्मृतियों के भी अनेक वचन ईश्वर के सद्भाव में उपलब्ध होते हैं । 

ईश्वर में आठ गुण रहते हैं । 'ज्ञान, इच्छा और प्रयत्न'--ये तीन विशेष गुण तथा 
संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग-ये पाँच समान्यगुण । 'ईश्वर' संख्या में 
एक है और परिमाण में 'परम-महान्‌' हे । उसका ज्ञान, उसकी इच्छा, और उसका 
प्रयत्त--नित्य और सवंविषयक रहता है । 

जीवात्मा में 'ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न' की उत्पत्ति, शरीर के सम्बन्ध से होती है । 
और शरीर का सम्बन्ध, पुर्वाजित कर्मों के फलोपभोगाथं होता है । किन्तु ईश्वर का 


कोई पूर्वकमं नहीं है, जिसके फलभोगाथं उसका शरीर के साथ सम्बन्ध हो। एवंच . 


उसका शरीर से कोई सम्वन्ध न. रहने कारण उस में ज्ञान, इच्छा, और प्रयत्न की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । अतः ईश्वर में ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न! को नित्य स्वीकर किया 
जाता है एवं च उसमें पूर्वोक्त जगत्कतृंत्व, सवंज्ञत्व वेदप्रणेतृत्व, वेदार्थज्ञत्व, अधिष्ठातृत्व 
आदि सभी की उपपत्ति सरलता से हो जाती है। पुरुषार्थ-चतुष्टय की प्राप्ति कराने में 
वह सहायक रहता है । उसकी सहायता और उसके अनुग्रह प्राप्ति के लिये ही मनुष्य 
अहनिश उसकी उपासना करता रहता है । श्रीमदुदयनाचायं अपनी न्यायकुसुमाङ्जलिं 
में कहते हैं-- 
“स्वर्गापवरगंयोर्मा्गेमामनन्ति मनीषिणः। : , 
यदुपास्तिमसावत्र परमात्मा निरूप्यते । ।'—( कुसु० १२ )। 
जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप की भिन्नता 
स्यायदर्शन की दृष्टि में 'जीवातमा' अनेक हैं और वे. स्व-कमं पराधीन हैं । संसार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosta 


| 


जीवात्मपरमात्मभेद ] आत्मनिरूपणम्‌ २७३ 


दशा' में वह सशरीर है, किन्तु तत्त्वज्ञानसाध्य “मोक्षदशा” में वह अशरीर है । श्रृति ने 
उसकी इस स्थिति को 'अशरीरं वा वसन्तम्‌! कह कर बताया है कि मोक्षदशा में 
“मुक्तजीवात्मा' शरीर से रहित कहा जाता है । 

किन्तु ईश्वर' एक है, वह॒ कर्मपराधीन नहीं है, धर्माधर्मादि अदृष्ट के न-रहने से 
उसे शरीर की प्राप्ति नहीं है अर्थात्‌ सवंदा ही वह अशरीर है । बह नित्य मुक्त ही 
रहता है । इस प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा में ब्यायदर्शन की दृष्टि में भिन्नता 
स्पष्ट होती है। 

किन्तु शांकरवेदान्त की दृष्टि में जीवात्मा और परमात्मा दोनों में अभेद है। 
इनका कहना है कि “एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म ।' `नेह नानास्ति किच्वन ।' “मृत्योः स मृत्यु~ . 
माप्नोति य इह नानेव पश्यति ।' 'उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति । द्वितीयाद्‌ 
वै भयं भवति ।' एक अद्वितीय ब्रह्म है। इस अद्वितीय ब्रह्म के सिवाय किच्चिन्मात्र भी 
नाना जगत्‌ नहीं है, इस अद्वितीय ब्रह्म के अतिरिक्त नाना जगत्‌ को जो देखता है, वह 
भेददर्शी मनुष्य पुनः पुनः जन्म-मरणात्मक संसार को प्राप्त होता है । जो पुरुष उस 
अद्वितीय ब्रह्म में किस्चिन्मात्र भी भेद को देखता है, उस भेददर्शी को भय की प्राप्ति 
होती है, क्योंकि द्वितीय से ही भय की प्राप्ति हुआ करती है। इत्यादि अनेक श्रुति- 
वचन “अद्वितीय ब्रह्म' को ही वताते हैं। सत्य ज्ञानमनत ब्रह्म, 'आनन्दो ब्रह्म--वह 
ब्रह्म सत्यरूप' है, तथा 'ज्ञानरूप' है, तथा 'अनन्तरूप' है। "ब्रह्म आनन्दरूप' है । 
अर्थात्‌ वह अद्वितीय ब्रह्म, ( १.) देशपरिच्छेद, ( २) कालपरिच्छेद ( ३ ) वस्तु- 
परिच्छेइ--इन तीनों परिच्छेदों से रहित है, इसलिये 'ब्रह्मः को 'अनन्त' कहा 
जाता है । 'ब्रह्म', उत्पत्ति-विनाश से रहित है, इसलिये उसे 'सत्य' कहा जाता है । 
वह "ब्रह्म अपने प्रकाश के लिये अन्य किसी प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता, इसलिये 
उसे 'ज्ञानरूप' ( चेतन्यस्वरूप ) कहा जाता है। उसकी आनन्दरूपता से ही सत्र 
'आनन्द' की प्रतीति होती है, इसी लिये उसे 'आनन्दरूप' कहा जाता है । 

जितने भी अनात्म पदार्थं घट-पटादि हैं, वे सभी तीन परिच्छेदो वाले ही है। उन 
तीन परिच्छेदों में से 'अत्न्ताभावम्रतियोगित्वं देशपरिच्छेदः--अत्यन्ताभाव की 
प्रतियोगिता को 'देशपरिच्छेंद' कहते हैं। जैसे--घट-पटादि पदार्थ, जिस भूतलादि देश 
में रहते हैं, उस देश को छोड़कर अन्यत्र सवंत्र उनका अत्यन्ताभाव रहता हे । उस 
मत्यन्ताभाव की 'प्रतियोगिता' उन घट-पटादि पदार्थों में रहती है। यही उन घटः 
पटादिकों क। 'देशपरिच्छेद' है । उसी तरह 'ध्वंसभ्रागभाव-प्रतियोगित्वं कालपरिः 
च्छेदः ध्वंसाभाव तथा प्रागभाव की प्रतियोगिता को 'काळपरिच्छेद' कहते. हैं । 
जैसे--'घट' आदि जन्य पदार्थों का अपनी उत्पत्ति से पहले कपालादिकों में 'प्राग- 
भाव” रहता है, और अपने विनाश के बाद उन कपालादिकों में उनका 'भध्वंसाभाव, 


रहता है । उस प्रागभाव तथा प्रध्वंसाभाव की 'प्रतियोगिता' उन घटांदि पदार्थों में 
१५‘{oVasishiha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७४ तकंभाषा [ जीवेश्वरभेद 


रहती है । यही उन घटादि पदार्थों का 'कालपरिच्छेद' है । तथा 'अन्योन्याभाव-प्रति- 
. योगित्वं वस्तुपरिष्छेवः' -भेदरूप अन्योन्याभाव की जो प्रतियोगिता है, उसी को 
-बस्तुपरिच्छेद कहते हैं । जैसे--'घटः पटो न'--घट, 'पट' नहीं है । इस प्रतीति में 
भासमान जो 'घट' आदि वस्तु में 'पट' आदि वस्तु का भेदरूप 'अन्योन्याभाव' हे । 
, उस अन्योन्याभाव की प्रतियोगिता उस 'पट' आदि वस्तु में रहती है । यही पटादि 
वस्तुओं का 'वस्तुपरिच्छेद' है। | | 
ये तीनों परिच्छेद, उस 'ब्रह्म' में नहीं हें । क्योंकि वह तो सर्वत्र व्यापक ( विभु) 
है, इसलिये 'ब्रह्म' में ‹देशपरिच्छेद' का होना संभव नहीं है। 'ब्रह्म' उत्पत्ति-विनाश 
से रहित है, इसलिये 'ब्रह्म' में काळपरिच्छेद' का होना भी संभव नहीं है । एवं ब्रह्म," 
सभी का 'आत्मा' है, इसलिये 'ब्रह्म' में वस्तु-परिच्छेद का होना भी संभव नहीं है। 
मतः “ब्रह्म अपरिच्छिन्न है। उस 'ब्रह्म' के एक देश में 'अव्याकृत' नाम की 'मूल 
प्रकृति' रूपा शक्ति रहती है । वह 'शक्ति' सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका होने से 'त्रिगुणा- 
त्मिका' कहलाती है । वह त्रिगुणात्मक मूलप्रकृति ही 'शुद्ध सत्त्वगुण' की प्रधानता से 
“माया कही जाती है। ओर “मलिन सत्त्वगुण' की प्रधानता से 'अविद्या' कही जाती 
है । रजोगुण', 'तमोगुण' से अनभिभूत 'सत्त्वगुण” को 'शुद्ध' कहते हैं । और "रजोगुण, 
तमोगुण' से अभिभुत हुए 'सत्त्वगुण' को 'मलिन' कहते हैं। एवं च एक ही 'मूलप्रकृति' 
मायारूपा तथा अविद्यारूपा होती है। श्रुति कहती है- “माया चाऽविद्या च स्वयमेव 
भवति’ । इसी माया--अविद्यारूप प्रकृति को “अज्ञान' भी कहते हैं । 


जीव और ईश्वर का भेद-- 


'माया' से विशिष्ट हुए 'ब्रह्म' ( चेतन ) को 'ईश्वर' कहते हैं। और 'अविद्या' से 
विशिष्ट हुए 'ब्रह्म' ( चेतन ) को 'जीवात्मा' कहते हैं । अर्थात्‌ एक ही 'ब्रह्मचेतन' 
'मायारूप' उपाधि के सम्बन्ध से 'ईश्वर' संज्ञा प्राप्त करता है, और 'अविद्यारूप' उपाधि 
के सम्बन्ध से “जीवात्मा' की संज्ञा को प्राप्त करता है। जैसे एक ही 'आकाश' घट- 
मठादि उपाधियों के सम्बन्ध से “घटाकाश, मठाकाश' संज्ञा प्राप्त करता है, वैसे ही 
शुद्धसत्त्वप्रधान-मायारूप उपाधि के सम्बन्ध से वह 'ईश्वर' कहलाता है और वह “सवंत 
सर्वशक्तिमान तथा उसका अपना 'शुद्धब्रह्म' स्वरूप, 'आवरण' से रहित रहता है । इसी- 
. लिए /मांया' उसके अधीन रहती है। उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । अत एव 

उसे 'मा-या' संज्ञा दी गई है । किन्तु 'जीवात्मा' मलिनसत्त्वप्रधान 'अविद्यारूप? उपाधि 
के सम्बन्ध से 'अल्पज्ञ' होता है । अल्पशक्तिमानु होता है । उसके अपने 'शुद्धब्रह्मस्वरूप' 
पर आवरण छाया रहता हे । जिससे वह 'अविद्या! के अधीन रहता है । यद्यपि ईश्वरं 
चेठ़न में तथा 'जीवचेतन' में सवंज्ञत्व-अल्पज्ञत्व आदि धर्म उसके स्वरूपभूत नहीं हँ” 
. तैथापि 'माया' और “अविद्या' रूप! उपाधि के संबंध से बे धर्म उसमें प्रतीत होते हैं । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जीवेश्वरभेद ] आत्मनिरूपणम्‌ २७५ 


तत्त्वज्ञान होने पर 'जीवात्मा' जव उपाधि से रहित हो जाता है तब उसकी 'जीवात्मा' 
संज्ञा नष्ट होकर 'जीवो ब्रह्म॑व नापरः' वह 'ब्रह्म' ही हो. जाता है। इसलिए इनकी 
दृष्टि में “जीव-ब्रह्म' का अभेद ही माना जाता है। 

नैयायिक कहता है कि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस श्रुति के बल पर वेदान्तियों ने 
'ब्रह्म_ को नित्यज्ञानस्वरूप जो स्वीकार किया है, वह उचित नहीं है । क्य। वेदान्ती, 
जीव-ईश्वरोभयसाधारण ब्रह्ममात्र को ज्ञानरूप? कहता है, अथवा केवल 'जीवात्मा' को . 
ही 'ज्ञानरूप' कह रहा है, अथवा केवल 'ईश्वर' को ही 'ज्ञानरूप' बता रहा है? 

उक्त तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प को यदि कहें तो 'जीवात्मा' को भी 'ज्ञान- 
रूपता" प्राप्त होगी । इसी प्रसंग में पुनः एक प्रश्‍न उपस्थित होता है कि वह 'ज्ञान' 
निविषय है अथवा सविषय है? इन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प की संभावना तो 
नहीं की जा सकती । क्योंकि 'निविषयज्ञान' के होने में कोई प्रमाण नहीं है । अतएव 
जो भी ज्ञान होता है, वह सविषय ही होता है। यह नियम है--यद्यज्ज्ञानं तत्तत्‌ 
सविषयं भवति' । इसलिये प्रथम विकल्प का स्वीकार नहीं .कर सकते हैं। अब यदि 
दुसरा विकल्प स्वीकार करें तो यह सोचना होगा कि वह ज्ञान' सम्पूर्णं जगद्विषयक 
` है, अथवा यत्किचित्‌ 'वस्तु'विषयक है ? किन्तु इन दो विकल्पों में से भी प्रथम- 
विकल्प को यदि स्वीकार करते हैं तो सभी जीवातमाओं को 'सकंज्ञ' होना चाहिये । 
परन्तु,कोई भी जीवात्मा सर्वज्ञ होता देखा नहीं है । अतः दुसरा विकल्प मान लिया 
जाय [. वह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि यतृकिच्चिद्वस्तुविषयक कहने पर यत्‌- 
किचित्‌' शब्द से 'एक घटव्यक्ति' का ग्रहण होता है, उससे भिन्न 'पट' आदि वस्तुओं 
शण नहीं होता । अथवा 'यतुकिश्बिद्‌' शब्द से (एक पट व्यक्ति? का ग्रहण हो 
तो ट” आदि वस्तुओं का ग्रहण नहीं होगा । एवं च एक अर्थ की साधक कोई युक्ति 
नहीं/है । अतः विनिगमनाविरह के कारण इस विकल्प के स्वीकार करने पर भी 'ज्ञान' 
में सवंज॒गद्विषयकता ही प्राप्त होगी । उससे इस विकल्प में भी जीवात्मा की सवंज्ञता . 
प्राप्ति का दोष उपस्थित होगा। किञ्च सविषयज्ञानरूप जीवात्मा, “सुषुप्तिः में भी 
विद्यमान रहने से सुपुप्ति की अवस्था में भी उसे विषय का भान होना चाहिये । किन्तु 
सुपुप्ति अवस्था में किसी भी विषय का भान नहीं हुआ करता । इसलिये जीव-ईश्वरों- 
भयसाधारण ब्रह्ममात्र की ज्ञानरूपता का प्रथम विकल्प ठीक नहीं हे । तथा उक्त 
श्रुतिवचनों के आधार पर स्वीकृत किया गया जीवात्मा की ज्ञानरूपता का -द्वितीयपक्ष 
भी पूर्वोक्त दोषों की प्राप्ति होने से ठीक नहीं है। उक्त श्रुतिवचनों के आधार पर 
केवल ईश्वर की ही 'ज्ञानरूपता' का जो तृतीय विकल्प है, उसे स्वीकार करें तो 
'स्ंज्ञता-प्राप्ति' को दोषरूप तो नहीं माना जायेगा, क्योंकि. उसकी सवलत १४५ 
स्वीकार सभी शास्त्रों ने किया है । कोई भी शास्त्र उसे 'अल्पज्ञ' नहीं कहता । तथापि 
'इंश्वर' की श्ञानरूपता' उससे सिद्ध नहीं हो पा रही है । क्योंकि 'यः सवश: स सर्वेबित्‌' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७६ तकेभाषा [ अभेदवादखण्डन 


का अर्थ तो यह है कि 'जो ईश्वर सम्पूर्ण जगत्‌ को सामान्यरूप से विषय करने वाले 
ज्ञान का आश्रय है, वही ईश्वर, सम्पूर्ण जगत्‌ को विशेषरूप से विषय करने वाले ज्ञान 
का आश्रय है । एवं च उक्त श्रुतिवचन से ईश्वर में सम्पूर्णजगद्‌-विषयक “नित्यज्ञान' 
की आश्रयता ही स्पष्ट प्रतीत हो रही है। उसकी 'ज्ञानरूपता' ( ज्ञानस्वरूपता ) 
प्रतीत नहीं हो रही है। इसलिये 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' 
इत्यादि श्रुतिगत 'ज्ञान' शब्द से ज्ञान के आश्रय का ही ग्रहण करना उचित है। 
उसी प्रकार 'आनन्द' पद से 'आनम्द के आश्रय' का ही ग्रहण करना चाहिये । यद्यपि 
“सुखरूप आनन्द' ईश्वर में नहीं रहता है, वह तो जीवात्मा में ही रहता है। इसलिये 
ब्रह्मरूप ईश्वर में आनन्द की आश्रयता का संभव नहीं है, तथापि “आनन्द' शब्द यहाँ 
पर लक्षणावृत्ति के द्वारा 'दुःखाभाव' को बता रहा है। वह 'दुःखाभाव' ईश्वर में 
रहता ही है । लोकव्यवहार में सभी लोग 'सुख' शब्द का प्रयोग 'दुःखाभाव' में किया 
करते हैं । जैसे किसी 'भार' से दुःखी, हुआ आदमी उस भार के दुर हो जाने पर अपने 
को 'सुखी' हुआ समझता है ओर कहता है कि “अब मैं सुखी हुआ हूँ ।! अतः दुःखा- 
भाव में ही 'सुख' शब्द का प्रयोग हुआ करता है । अतः श्रुतिवचन के 'आनन्द' शब्द 
से भी “दुःखाभाव' का ही ग्रहण करना चाहिये । अथवा उस ईश्वर में 'नित्यज्ञान' के 

समान 'नित्य आनन्द' माना जा सकता है । तात्पर्यं यह है कि “ईश्वर” आनन्दरूप नहीं 
है । उसकी आनन्दरूपता के न होने में 'असुखे ब्रह्म' यह श्रुतिवचन है । इस श्रुति ने 
“ईएवर” को 'सुख' से भिन्न वताया है । जो “वस्तु” सुख से भिन्न होती है, वह 'वस्तु 
सुखरूप नहीं हुआ करती । जेसे--'सुख' से भिन्न 'दुःख' को सुखरूप नहीं कहा जाता । 
यदि सुख से भिन्न 'वस्तु' को भी 'सुखरूप' माना जाय तो 'सुख' से भिन्न 'दुःख' को 
भी 'सुख' कहना होगा । 

“आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्वन!--यह अधिकारी पुरुष 'ब्रह्म' के 
आनन्द को जानता हुआ किसी से भी 'भय' को प्राप्त नहीं होता है--इस श्रुतिवाक्य 
ने 'ब्रह्म' और आनन्द? के-भेद को स्पष्ट कर दिया है । इसलिये 'ब्रह्मरूप ईश्वर' की 
आनन्दरूपता न होकर 'आनन्द' ( सुख ) गुण की उसमें 'अधिकरणता' ( आश्रयता ) 
ही स्पष्ट होती है । 
अभेदवाद का खण्डन-- 


वेदान्तियों ने 'जीव और ईश्वर का जो अभेद बताया है, बह भी ठीक नहीं है । 
क्योंकि संसार में कोई 'जीव' सुखी है, तो कोई “जीव' दु:खी है, तथा कोई 'जीव' ज्ञानी 
है, तो कोई 'जीव' अज्ञानी है । इस प्रकार जीवों की विलक्षणता संसार में प्रसिद्ध है! 
यह विलक्षणता, जीवात्माओं को नाना ( अनेक .)- माने बिना संभव नहीं हो सकती । 
समस्त शरीरों में एक ही जीवात्मा के मानने पर किसी एक शरीरी के सुखी या दुःखी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभेदवादखण्डन ] आत्मनिरूपणमु २७७ 


होने पर सभी शरीरधारियों को सुखी या दुःखी हो जाना चाहिए । किन्तु ऐसा होता 
नहीं है । अतः सुख-दुःखादिकों की विचित्रता से 'जीवात्माओं' को नाना ( अनेक ) ही 
मानना होगा । तब अनेक जीवों के साथ ईश्वर का अभेद कंसे संभव हो सकेगा ? यदि 
कदाचित्‌ 'एक ईश्वर' को ही अनेक जीवरूप मानते हैं तो 'ईश्वर' में एकत्व तथा 
अनेकत्व दोनों प्राप्त होंगे किन्तु दोनों का एकत्र रहना अत्यन्त विरुद्ध है । जिस 'वस्तु' 
में एकत्वधर्म रहता है, उस वस्तु में अनेकत्व धर्म नहीं रहता । और जिस वस्तु में 
अनेकत्व धमं रहता है, उस में एकत्व धर्म नहीं रहता । इसलिये 'ईश्वर' से जीवात्मा 
को भिन्न ही मानना चाहिए । 

किःव---एक ईश्वर के साथ अनेक ( नाना ) जीवात्माओं का अभेद मानने पर तो 
'कोई जीवात्मा बद्ध है तो कोई जीवात्मा मुक्त है---यह बन्ध-मोक्ष व्यवस्था नहीं बन 
सकेगी । क्योंकि 'तदभिन्नाभिन्नस्य तदभिन्नत्वनियमात्‌--न्याय से एक ईश्वर से अभिन्न 
बद्ध जीवों का तथा मुक्तजीवों का परस्पर भी अभेद सिद्ध हो जायेगा । उससे बद्धजीवों 
में भी मुक्तता प्राप्त हो जायेगी । तथा मुक्त जीवों में भी बद्धता प्राप्त हो जायेगी । 
किन्तु ऐसा होना नितान्त असंगत ही कहा जायेगा । अतः एक ईश्वर के साथ नाना 
जीवात्माओं का अभेद कहना उचित नहीं है । 

वेदान्तियों ने जीव-ईश्वर दोनों में अभेदसाधनार्थ 'प्रज्ञानं ब्रह्म 'अहे ब्रह्मास्मि” 
'तत्त्वमसि' 'अयमात्मा ब्रह्म' । इत्यादि श्रुतिवाक्यों को जो उपस्थित किया है, उनसे 
'जीव-ईश्वर' की एकता ( अभेद ) सिद्ध नहीं हो रही है । क्योंकि ये सभी वाक्य 
कर्मकर्ता जीवात्मा की स्तुति ( प्रशंसा ) करते हैं इसलिए वे सब 'अ्थंवाद' हैं । अर्थात्‌ 
“यह्‌ कमंकर्ता जीव ईश्वर ही है'--इस प्रकार स्तुति करते हैं । ऐसे अर्थंवादवाक्यों से 
‘जीवात्मा' को ईश्वररूप सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

यदि स्तुतिरूप अर्थवादवाक्य से भी अभेदसिद्धि के प्रदर्शन का आग्रह ( हठ ) करते 
हो तो 'आदित्यो यूपः', 'यजमानः प्रस्तरः-यूप ही आदित्य है, और प्रस्तर ही 
यजमान है--इत्यादि स्तुत्यर्थरूप अर्थवादवाक्यों से भी 'यूपसंज्ञक काष्ठमय स्तंभ 
को आदित्यरूप कहना चाहिए, उसी तरह दभंमुष्टिरूप प्रस्तर को भी यजमानरूप 
कहना चाहिए । किन्तु इस प्रकार की समझ तो प्रत्यक्षप्रमाण के विरुद्ध ही कही 
जायेगी । अभिप्राय यह है कि उन:स्तावक अर्थवादवाक्यों से 'जीवात्मा' को ईश्वरखूप 
सिद्ध नहीं किया जा सकेगा । जब कि सभी लोगों को “मैं ईश्वर नहीं हूँ-इस प्रकार 
जीवेश्वरभेदविषयक अनुभव होता है, तो उस अनुभव के विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन; वेद 
कैसे करेगा ? एवं च उक्त श्रुतिवाक्य, स्तुत्यथंवादरूप होने से 'आदित्यो यूपः' इत्यादि 
वाक्यों के समान अभेदार्थे के साधक नही हैं । अथवा ज्ञानं ब्रह्म' ( शु० र० १२) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों ने उपासना का विधान किया है--यह कहा जा सकता होना है । क्योकि 
ईश्वर की उपासना किये बिना अधिकारी पुरुंष को तत्त्वज्ञान की प्राप्ति ह संभव 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२७८ | तकभाषा [ भ्रुतिप्रमाण 


नही है। इसलिये 'ईश्वरमुपासीत' इत्यादि श्रुतिवाक्यो ने ईश्वर की उपासना का विधान र 
किया है । अभेद का बोधन नहीं । 
जीव और ईश्वर के भेदबोधक श्रुतिवचन-- 


नैयायिक ने अभी तक युक्तियो के द्वारा जीवेश्वर के भेद को सिद्ध किया, किन्तु अब 
वह श्रुति से भी उस भेद को सिद्ध कर रहा है--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' दे 
ब्रह्मणी वेदितव्ये’ 'द्वाविमो पुरुषौ लोके' अर्थात्‌ एक साथ रहने वाले तथा 
परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षी ( जीवात्मा और परमात्मा ) एक ही वृक्ष 
(शरीर ) का आश्रय लेकर रहते हैँ, उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के कर्मरूप 
. फलों का स्वाद ले-लेकर उपभोग करता है; किन्तु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता 
“रहता है। 'दो ब्रह्म ज्ञातव्य हैं” 'लोक में ये दो पुरुष है'--इत्यादि श्रुति के अनेक. 
वचन जीवेश्वर के भेद को बता रहे हैं। अतः जीवेश्वर के भेद को स्वीकार करना 
ही चाहिये । ` 
झंका--जीवात्मा को ईश्वर से भिन्न मानने पर तथा आकाशादि जगत्‌ को सत्य 
याभ टॅ “ब्रह्म! की अद्वयता बताने वाली 'एकमेवाऽद्वितीयं ब्रह्म” श्रुति कैसे संगत हो 
सकेगी ! 
समा०- उक्त श्रुति में जो 'अद्वितीय' पद है, वह 'ब्रह्म' से भिन्न जो सम्पूर्ण जगत्‌ 
है, उसके अभाव को नहीं बता रहा है, अपितु उस ब्रह्मरूप ईश्वर में रहने वाली जो 
'एकत्व' संख्या है, उस “एकत्व संख्या' के समनियत विजातीय पदार्थों की विलक्षणता 
को ही वह बता रहा है। ईश्वर में स्थित जो सम्पूर्णजगत्कतृंत्व है तथा नित्यज्ञान, 
नित्य-इच्छा, नित्य-प्रयत्न की जो आश्रयता है, वही तो उस ईश्वर में विजातीय जीव 
. आदि पदार्थों से विलक्षणता है । अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ का कर्ता तथा नित्य ज्ञान आदि 
का आश्रय एक ईश्वर ही है, उसके अतिरिक्त कोई ऐसा अन्य नहीं है--इस अर्थ को 
अद्वितीय' पद ने बताया है॥ लोकव्यवहार में देखा जाता है कि “किसी' में अन्य 
व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यधिक ज्ञान ( विद्या रहने पर उस 'व्यक्ति' को “एको विद्वान्‌ 
अद्वितीयः' इस प्रकार से लोग कहा करते हैं, .तो कया; यहाँ कहे गये 'अद्वितीय' शब्द 
से हटी विद्वान्‌ से भिन्न सब लोगों के 'अभाव' को बताया जा रहा है? अर्थात्‌ नहीं । 
किन्तु उस “विद्वान्‌ पुरुष” में अन्य समस्त लोगों से विद्या की अधिकतारूप विलक्षणता. 
को बताया जा रहा है। उसी तरह उक्त कुतिवाक्य में स्थित 'अद्वितीय' शब्द से उस 
एक ईश्वर में पूर्वोक्त विलक्षणता को ही बताया गया है। एवं च उक्त श्रति के द्वारा 
शा से भिन्न सम्पूण जगत्‌ के अभाव की सिद्धि नहीं की गई है। बसे ही “रव 
ल्वद ब्रह्म यह श्रुति भी आकाशादि संमस्त जगत्‌ को 'ब्रह्मरूप' नहीं बता रही हैं, 
किन्तु यह समस्त जगत्‌ 'बह्य' के द्वारा व्याप्त है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूप ईश्वर से सम्बन्धित 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भाटमत ] आत्मनिरूपणसु २७९ 


है । यदि कदाचित्‌ समस्त जगत्‌ को ब्रह्मरूप मानने का हठ ही करेंगे तो अनित्य घट- 
पटादि जड़ जगत्‌ से अभिन्न हुए ब्रह्मरूप ईश्वर में भी अनित्यरूपता तथा जड़रूपता 
प्राप्त होगी, जो आपको भी अभीष्ट नहीं है । इसलिये समस्त जगत्‌ को 'ब्रह्म्प' 
कहना उचित नहीं है। 

शंका-- एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय'--में एक ब्रह्म बहुत ( अनेक ) रूप होकर 
उत्पन्न होउँ--इस श्रुति ने तो उस ब्रह्म ( ईश्वर ) को ही समस्त जगद्रूप बताया है । 
यदि इस समस्त जगत्‌ को ब्रह्मरूप नहीं मानोगे तो उक्त श्रुति की संगति कसे लगेगी ? 

समा०--वेदान्ती ने जो अर्थ किया कि "मैं एक ब्रह्म ईश्वर, घट-पटादि अनित्य-जड़ 
जगद्रूप हो जाऊे'--वह ठीक नही हैत उक्त-श्रुति, यह नहीं बता रही है, किन्तु वह तो - 
यह बता रही है कि 'मैं निराकार एंक ईश्वर, अपने भक्तजनों के उद्धारार्थ ब्रह्मा, 
विष्णु, शिवरूप से बहुत होऊं । क्योंकि लोकव्यवहार में देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति 
भी अपनी स्थिति से निकृष्ट होने की इच्छा नहीं करत।, तो जो सर्वज्ञ, सवंशक्ति- 
सम्पन्न चेतन ईश्वर है; वह घट-पटादि जड़-प्रपः्च ( जगत्‌ ) रूप होना कैसे चाहेगा ? 
ईश्वर में ऐसी निकृष्ट ईच्छा की सम्भावना करना कदापि युक्तियुक्त नहीं है ! 

शंका--ब्रह्म ( ईश्वर ) से जड़ जगत्‌ को भिन्न मानने पर समस्त प्रपञ्च द्वैत का 
निषेध करने वाली, तथा अद्वितीय ब्रह्म में द्वैत प्रपञ्च देखने वाले भेददर्शी व्यक्ति को 
पुनः पुनः जन्म-मरणरूप संसार की प्राप्ति का प्रतिपादन करने वाली “नेह नानास्ति 
किचन’ "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ इत्यादि श्रुतिवचनों की संगति 
कैसे लगेगी ? 

समा०--इन श्रुतिवचनों का अर्थ, अभेदवादी ने जो बताया, वह नहीं है। उन 
वचनों का अर्थ इस प्रकार है--एक ब्रह्मरूप ईश्वर में नाना ( अनेक ) ईश्वरता नहीं 
है। तात्पर्यं यह है कि एक ही ईश्वर से इस विशाल जगत्‌: की उत्पत्ति हो सकती है । 
उसके लिये नाना ( अनेक ) ईश्वरों को. मानने की आवश्यकता नहीं है । उस एक 
ईश्वर के विद्यमान रहते हुए भी जो भ्रान्त हुए लोग नाना ईश्वर मानते हैं, वे लोग 
पुनः पुनः जन्म-मरणरूप संसार को प्राप्त होते हैं । एवं च सम्पूर्ण जगत्‌ का. कर्ता-धर्ता- 
हर्ता एक ही ईश्वर है, अनेक नहीं । अतः वेदान्तियों का आत्म विषयक मत ठीक 
नहीं है । 
आत्मा के विषय में महासीमांसक कुमारिलभट्टपाद का मत-- 

मीमांसादशंन के भाट्टसम्प्रदाय में 'आत्मा' को देह ( शरीर ), इन्द्रिय, प्राण, मन, 
बुद्धि, सुख इत्यादि सभी पदार्थो से. भिन्न ( पृथक्‌ ) तथा नित्य और भोग-स्वर्गापवगं- 
भाक्‌ माना गया है । शांकर वेदान्तियों के समाने उसे अकर्ता न मानकर, कर्मेकर्ता' 
के रूप में माना है। आत्मा' में भट्टपाद ने 'चेतनरूप अंश” ( चिदंश ) तथा जड़रूप 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८० तकंभाषा [ भाइमत 


अंश दोनों माने हैं। आत्मा की चित्‌-जडरूपता के विषय में वे युक्ति यह देते हैं कि 
"नोंद ( सुषुप्ति) से जगने पर आदमी यह कहता है--मैं जड़रूप होकर सोता रहा' । 
जगने पर उसे इस प्रकार.से स्मरण होना ही बताता है कि “आत्मा' में जड़रूप अंश 
है । स्मरण उसी का होता है, जिसका पूर्वानुभव हो चुका हो । अनुभूत विषय का ही 
स्मरण हुआ करता है--यह नियम है। इस नियम के अनुसार जगने पर हुए स्मरण 
-.के कारण सुषुप्ति में हुए आत्मा' के जड़ अंश-विषयक अनुभव को अवश्य मानना 
होगा । क्योंक्रिं उस सुषुप्ति में अनुभव-ज्ञान कराने वाले अन्य इन्द्रियादि साधन तो हैं 
नहीं, जो अनुभव करावें। परिशेषात्‌ आत्मस्वरूप-विषयक ज्ञान को ही अपने उस 
. जड़ अंश के ज्ञान का कराने वाला कहना होगा। अर्थात्‌ सुषुप्ति में 'आत्मा' का 
चेतनरूप अंश ही 'आत्मा' के जड़रूप अंश को प्रकाशित करता है। जैसे खद्योत 
( जुगनू ) में प्रकाशरूप अंश तथा अप्रकाशरूप अंश दोनों होते हैं, वैसे ही “आत्मा' 
में भी प्रकाशरूप ( चेतन ) अंश तथा अप्रकाशरूप ( जड़ ) अंश दोनों हैं । अर्थात्‌ 


चेतन' ( ज्ञान ) रूप अंश के होने से वह उसका प्रकाश रूप भी होता है और 'जड़” 


रूप अंश के होने से वह उसका अप्रकाशरूप भी है । 
किश्च- कुछ दाशंनिकों ने 'आत्मा' को ही 'अहम्‌ प्रत्यय' का. विषय माना है । 
अतः उस 'आत्मा' में अहमुप्रत्ययजन्य 'ज्ञातता' घमं की जो आश्रयता है, वही, उसमें 
(आत्मा में ) अहमूप्रत्यय की 'विषयता' है। इस प्रकार की 'अहम्‌प्रत्यय”' की 
. विषयता का होना उस आत्मा के 'चेतन' अंश में तो संभव हो नहीं सकता । क्‍योंकि 
'कर्म-कतृंभाव' का विरोध होता है। उस विरोध के कारण वह “चेतन अंश' स्वयं ही 
स्वयं को प्रकाशित नहीं कर सकता । उसके “चेतन अंश” को यदि अन्य ( दुसरे ) 
चेतन से प्रकाशित माना जाय तो घट-पटादि जड़ पदार्थों के समान उस 'चेतन अंश' 
में भी जडता प्राप्त होगी । अतः 'ज्ञानमात्र' को ही अतीन्द्रिय मानना चाहिये । तब 
अतीन्द्रियज्ञानस्वरूप 'चेतन' अंश में उस 'अहमूप्रत्यय” की विषयता संभव न हो पाने 
सै उसके निर्वाहार्थ उस 'आत्मा' में 'जड' अंश का भी स्वीकार करना चाहिये, जिस 
“जड अंश को विषय करता हुआ वह “अहमूप्रत्यय” आत्मविषयक सिद्ध हो सके । इस 
अकार 'आत्मा' में “चित्‌-जडरूपता' (अंशता ) का स्वीकार सयुक्तिक है । उसी 
तरह उसकी “चित्‌-जडरूप उभयअंशता' श्रुतिवचनों से भी सिद्ध होती है। तथाहिं-- 
“मनसेवानुद्रष्टव्यमु' यह श्रुति 'आतमा' में मनोजन्यज्ञान-विषयता को बता रही है, 
और 'एतदप्रमेयं शुवम्‌--यह 'ब्रहा', अप्रमेय ( प्रमाण का अविषय ) तथा नित्य है 
इस श्रुति के द्वारा- “अप्रमेयम्‌' पद से 'आत्मा' में उस ज्ञान की विषयता का निषेध 
किया गया है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अथं के प्रतिपादक दोनों श्रुतिवचन तभी 
प्रमाण कहे जायेंगे, जब उस “आत्म! में चेतनरूप अंश तथा जडखूप अंश दोनों माने 
जाय । प्रथम श्रुति से तो 'आत्मा' के /जड़” अंश में उस ज्ञान की विषयता को बताया 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भाट्टमत ] आत्मनिरूपणम्‌ २८१ 


गया है, और द्वितीयश्चुति से 'आत्मा' के 'चेतन' अंश में उस ज्ञान की विषयता का 
निषेध किया गया है । इस रीति से 'आत्मा' को चित्‌-जडरूप अंशवाला मानने पर ही 
दोनों श्रुतिवचनों का प्रामाण्य सुरक्षित रह पाता है। अन्यथा 'आत्मा' में केवल 'चेतन' 
रूप अंश मानने पर उस चेतन में ज्ञानविषयता का संभव न हो पाने से वह प्रथमश्रुति 
वचन 'अप्रमाण' होगा । तथा 'आत्मा' में केवल 'जडरूप' अंश मानने पर उस 'जड'' 
में अप्रमेयता का असंभव होने से वह द्वितीय श्रुतिवचन 'अप्रमाण' होगा । एवं च 
दोनों श्रुतिवचनों के प्रामाण्यरक्षणार्थं 'आत्मा' में 'चित्‌-जड' रूप दोनों अंशों को 
मानना होगा । 

निष्कर्ष यह है कि 'आत्मा' कर्ता तथा अपने किये कर्मों का फलभोक्ता भी है । 
वह व्यापक और प्रतिशरीर में भिन्न है अर्थात्‌ एक न होकर अनेक है। ज्ञान, सुख, 
दुःख, इच्छा, आदि गुणों का वह आश्रय है । अर्थात्‌ ज्ञान-सुखादिरूप नहीं है । उसमें 
क्रिया का अस्तित्व भी है। क्रिया दो प्रकार की होती है--( १) स्पन्दरूप और 
( २) परिणामरूप । आत्मा में 'स्पन्दन' क्रिया नहीं होती । वातिककार कुमारिलभट्ट 
ने कहा है-- 

'यजमानत्वमप्यात्मा सक्गियत्वात्‌ प्रपद्यते । 

न परिस्पन्द एवेकः क्रिया न कणभोजिवत्‌ ॥ ( इलो ० वा० ) 
किन्तु परिणामरूप क्रिया उसमें होती है, तथापि उसे वे नित्य मानते हैं । आत्मा में 
चित्‌ तथा अचित्‌ दो अंश रहते हैं। अपने उस 'चिदंश' से उसे प्रत्येक ज्ञान का अनुभव 
होता है और अपने 'अचित्‌' अंश से वह 'परिणाम' को प्राप्त होता है। नैयायिको के 
समान सुःख, दुःख, इच्छा, प्रयत्नादिकों को आत्मा के विशेषगुण के रूप में स्वीकार 
नही किया गया है । अपितु वे आत्मा के 'अचित्‌' अंश के परिणामरूप हैं। आत्मा 
'चेतन्यस्वरूप नहीं है, अपितु “चैतन्य” का आश्रय है । शरीर तथा विषय से संयोग 
की अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर उसमें 'चैतन्य' का उदय होता है । सुषुप्ति में 
वैसी अनुकूल परिस्थिति न रहने से उसमें “चैतन्य” अंश का उदय नहीं हो पाता । ' 
ऐसे अंशद्वयात्मक 'आत्म।' का मानस प्रत्यक्ष होता है। 'अहमात्मानं जानामिं-- 
मैं अपने को जानता हूं-यह अनुभव सभी को होता है। इस अनुभव के आधार पर ' 
वह अपने अस्तित्वज्ञान का 'कर्ता' है और इस आत्मप्रतीति का “विषय? भी वही 
(आत्मा ) है । एवं च कुमारिलभट्टपाद ने 'ज्ञान' का कर्ता तथा उसका विषय, 'आत्मा' 
को ही माना है। आत्मा को ही अपने ज्ञान का कर्ता और उसी को अपने ज्ञान का विषय 
( कर्म ) मानने पर 'कर्म-कतूं विरोध” की शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि “आत्मा 
स्वयं ज्योतिषा आत्मानं प्रकाशयति’ इस वचन से 'आत्मा' में कतुंत्व, करणत्व और 
कमंत्व” तीनों विरुद्ध धर्मों को एकत्र जैसे माना जाता है, वैसे ही 'कतृंत्व ओर कमंत्व' 
का एकत्र समावेश भी हो सकता है । लौकिक-व्यवहार में भी (आत्मानं जानीहि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८२. तकभाषा [ भाट्टमतखण्डन 


अपने को समझो (जानो) आदि तथा वैदिक-व्यवहार में भी “आत्मा वा$रे 
द्रष्टव्य: इत्यादि प्रयोग होते हैं। अतः लौकिक-वेदिक प्रयोगव्यवहार के आधार पर 
'कतृंत्व-कर्मत्व' की भी एकत्र स्थिति होने में कोई अनौचित्य नहीं है । जैसे 'देवदत्तो 
ग्रामं गच्छति' में देवदत्त की गमन क्रिया से उत्पन्न प्राप्तिरूप फल की आश्रयतारूप 


'कमंता' ग्राम में मानी जाती है, उसी तरह आत्मा में रहनेवाले ज्ञान से उत्पन्न प्राकट्य- ... | 


रूप 'ज्ञातता' ( फल ) की आधारता को आत्मा में आत्मस्वयंप्रकाशवादियों को भी 
स्वीकार करनी होगी, अन्यथा आत्मा” का प्रकाश नहीं हो सकेगा । अतः वह, मानस- 
प्रत्यक्ष का विषय होने से उसका प्रत्यक्ष माना जाता है । | 

किन्तु प्राभाकर मीमांसक “आत्मा” को अहं प्रत्ययवेद्य मानते हैं । प्रत्येक ज्ञान में 
कर्ता के रूप में 'आत्मा' की सत्ता है । प्राभाकर मीमांसक भी 'आतमा' को देह, इन्द्रिय, 
प्राण, मन, बुद्धि आदि सभी से भिन्न मानते हैं । इनके मत में भी वह नित्य और विभु 
है । किन्तु वह स्वरूप से तो 'जड़' ही है । उसके साथ मन का संयोग होने पर ही उसमें 
ज्ञान' गुण उत्पन्न होता है । ज्ञानशुण से युक्त होने पर उसे 'चेतन' कहते हैं । सुषुप्त 
अवस्था में 'पुरीतति' नाडी में प्रविष्ट हुए मन का “आत्मा” के साथ ज्ञानादिकों के 


-. _ हेतुभूत ‘संयोग’ के न होने से सुषुप्ति अवस्था में समस्त ज्ञानों से रहित हुआ 


“आत्मा' अपने 'जड' स्वरूप से स्थित रहता है। और जाग्रत्‌, स्वप्न अवस्थाओं में 
“मन' के साथ संयोग होने से चाक्षुष प्रत्यक्षादि ज्ञान से युक्त हुआ 'चेतन? रूप में स्थित 

, रहता है। यही कारण है कि सुषुप्ति से जगा हुआ आदमी “न किखिदवेदिषम्‌' 
` मैंने कुछ भी नहीं जाना इत्यादि वाक्य कहता है। इस लौकिक व्यवहार से 
भी सुपुप्ति में समस्त ज्ञानों का अभाव सिद्ध होता है। 'जड़-आत्मा' में जैसे मन के 
संयोग से आत्मा में 'ज्ञान' गुण उत्पन्न होता है, वैसे ही उसमें सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार से ये गुण भी मन के संयोग से हो उत्पन्न होते हैं । यह 

प्रभाकर मत प्रायः न्यायदशेन के समान ही है । 

किन्तु भट्टपाद का मत न्यायदशंन के तुल्य न होने से नैयायिक उसका खण्डन 

करते हैं--लोक-व्यवहार में परस्पर विरुद्धधमंवाली वस्तु दिखाई नहीं देती । यदि 
एक ही वस्तु में परस्पर विरुद्ध उभयरूपता हो तो एक वस्तु में परस्पर विरुद्ध तेजः 
तिमिर-उभयरूपता होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं है। अतः एक ही आत्मा में 
परस्पर विरुद्ध 'चितु-जडात्मक उभयांशात्मकता' नहीं रह सकती । अन्यथा एक 
ही शरीर में एक 'चेतनअंश वाला” आत्मा और दुसरा 'जडअंश वाल।' आत्मा, ऐसे 
दो आत्माओं का स्वीकार करना होगा। किन्तु यह स्वीकार करना तो अत्यन्त 
* विरुद्ध होगा । किच--एक ही आत्मा में 'चित्‌-जड' दोनों अंशो को मानने वाले भट्ट 
!पाद से पुछा जा सकता है कि वे 'चित्‌-जड' दोनों अंश उस अंशी 'आत्मा' से भिन्न हैं 
या अभिन्न हैँ ? प्रथम पक्ष के स्वीकार करने पर 'चित्‌-जड' दोनों अंशों से भिन्न रहने 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शरीरलक्षण ] | शरीरनिरूपणस्‌ २८३ 


वाला आत्मा 'चित्‌-जड' स्वरूप सिद्ध नहीं होगा । तब “आत्मा चित्‌-जड स्वरूप 
है”--यह आपकी प्रतिज्ञा भंग होगी । और द्वितीय पक्ष के मानने पर 'आत्मा' से भिन्न 
रहने वाले 'जड' अंश में 'अह प्रत्यय' की विषयता रहते हुए भी उसमें वह सिद्ध नहीं 
हो सकेगी । किश्च--आत्मा से अभिन्न रहने वाले चित्‌-जड दोनों अंश 'तदभिन्ना भिन्नस्य 
तदभिन्नत्वनियमात्‌' न्याय के अनुसार परस्पर आपस में भी अभिन्न ही होंगे। उस 
कारण जड अंश को विषय करनेवाला वह 'चित्‌' अंश, उस 'जड” अंश से अभिन्न रहने 
के कारण स्वयं अपने को भी विषय करेगा । तथा(अपने को अविषय करने वाला वह 
“ित्‌' अंश, अपने से अभिन्न उस 'जड' अंश को भी विषय नहीं कर पायेगा। किन्तु 
आत्मा का 'चित्‌' अंश तो आत्मा के 'जड' अंश को विषय करता है । यह्‌ भट्टपाद का 
कथन अनुपपन्न होगा । एवं 'मनसँवानुद्रष्टव्यम्‌' यह श्रुति तो आत्मा में मनोजन्य- 
ज्ञान की विषयता को वता रही है। और 'अप्रमेयम्‌' यह श्रुति आत्मा में चक्षुरादि 
बाह्रोन्द्रिय-जन्य ज्ञान की विषयता का निषेध कर रही है । और दोनों वचन श्रुति के 
ही होने से वे प्रमाण माने जाते हैं। अतः दोनों श्रुतिवचनों की प्रमाणता के रक्षणार्थं 
आत्मा में चित्‌-जडरूपता बताना ठीक नहीं है । 
॥ इति मत्मनिरुपणं समाप्तम्‌ ॥ 


( २ ) शरीरनिरूपणम्‌ 
तस्थ भोगायतनमन्त्यावयवि 'शरीम्‌'। सुखडुःखान्यतरसाक्षात्कारो भोगः । 
स च यदवच्छिन्न आत्मनि जायते तद्भोगायतन, तदेव शरीरम्‌ । चेष्टाभ्रयो वा 
शरोरम्‌ । चेष्टा तु हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था क्रिया, न तु स्पन्दनसात्रम्‌ । 
इति शरीरनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


तस्येति । उस 'आत्मा' के भोग का आयतन ( आश्रय ) अन्त्य अवयवी 'शरीर' 
है । सुखेति । सुख-दुःख में से अन्यतर ( किंसी-एक ) का साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष अनुभव ) 
भोग! कहलाता है। और वह भोग, जिससे सीमित ( अवच्छिन्न, परिमित ) आत्मा 
में होता है, वह ( उस विभु आत्मा का ) “भोगायतन' है.। और वही “शरीर है । 
अथवा चेष्टा का आश्रय 'शरीर' कहलाता है। चेष्टा त्विति। हित की प्राप्ति तथा 
. अहित के परिहार के लिये की जाने वाली क्रिया 'चेष्टा कहलाती है । केवल गतिमात्र 
( स्पन्दन ) “चेष्टा’ नहीं कहलाती । ` 
माधुरी १ 
अन्थकार ने 'शरीर' का लक्षण--भोगायतनम्‌.अन्त्यावयति झरौरम्‌ किया है। 
अर्थात्‌ जो आत्मा के भोग का आयतन (आश्रय ) हो तथा अन्त्य अवयवी हो, 
` उसे 'शरीर' कहते हैँ। 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८४ तकंभाषा [ शरीरलक्षण 


शंका--न्यायदशंन में 'आत्मा' को विभु ( व्यापक ) बताया गया है। विभु 
. होने के कारण सभी मूतंद्रव्यों के साथ उसका संयोग रहना स्वाभाविक है। इसलिये 
सभी मृतंद्रव्यो से वह अवच्छिन्न है । तो क्या उस अवच्छिन्न आत्मा को सभी मृतंद्रव्यों 
से सुब-दुःख का अनुभव होता है? यदि होता हो; तो क्या सभी मूतंद्रव्य, उस आत्मा 
के शरीर कहलायेंगे ? 
समा०--जिस किसी भी मूतंद्रव्य से अवच्छिन्न हुए आत्मा को जिस किसी भी 
मूतंद्रव्य में सुख-दुःख का अनुभव नहीं होता है, अपितु शरीर से अवच्छिन्न ( परिमित; 
सीमित ) हुए आत्मा को ही सुख-दुःख आदि का अनुभव होता है। जिससे परिमित 
( अवच्छिन्न ) हुए आत्मा को उसी में सुखादि का भोग प्राप्त होता है । जहाँ जिस 
आत्मा का शरीर है, वहीं वह आत्मा, सुख-दुःख का अनुभव कर पाता है । जहाँ उसका 
शरीर नहीं है, वहाँ वह सुख-दुःख का अनुभव भी नहीं कर सकता । अर्थात्‌ जिस 
शरीर से वह अवच्छिन्न रहता है, उसी शरीर में उसे सुख आदि का अनुभव होता है। 
इसलिए उस आत्मा के भोग का वही आयतन है। उस भोगायतन को ही शरीर 
कहते हैं । 
शंका--शरीर' का इतना लम्बा-चौड़ा लक्षण बनाने की क्या आवश्यकता ? 
केवल "भोगायतनं शरीरम्‌'- यह छोटा-सा लक्षण ही पर्याप्त है । 
समा०--'भोगायतनम्‌' इतना ही लक्षण यदि शरीर का करें तो कर-चरण आदि 
एक-एक अदयव को भी शरीर कहना होगा, क्‍योंकि प्रत्येक अवयव से सुख-दुःखादि 
. की उपलब्धि ( अनुभव ) आत्मा को होती रहती है । जैसे शरीर के किसी अवयव में 
काटा छगने पर दुःख तथा किसी अवयव में सुन्दर स्पर्शादि के होने पर सुख होता 
है। तब हस्तपादाद्यवच्छिन्न आत्मा ही उन हस्त-पादादि अवयवों में उत्पन्न हुए 
सुख-दुःखादि का अनुभव करता है। अतः वे हाथ पैर आदि सभी, “भोग” के आयतन 
होने से उन्हें 'शरीर' कहना होगा । तब प्रत्येक मनुष्य के अनेक शरीर कहलायेगे, 
जो अनुभव के विरुद्ध होगा । इस अतिव्याप्ति के निरासार्थ 'अवयवी? शब्द का निवेश 
आवश्यक है । अतः यद्यपि हस्त-पाद आदि अवयव 'भोगायतन' तो हैं, किन्तु 'अवयवी' 
नहीं है । वे तो शरीर के 'अवयव' हैं। उन अवयवों से बना हुआ 'अवयवी' ही शरीर 
है। इसलिये लक्षण की अतिव्याप्ति 'अवयवों' में नहीं होगी । एवं च 'भोगायतनम्‌ 
अवयवि शरीरम्‌' यह लक्षण शरीर का करना चाहिये । 
शंका-तथापि हस्तपादादि अवयवों के भी 'अंगुली' आदि 'अवयव' होते हँ 
अतः ( उनकी दृष्टि से ) वे 'हुस्त-पादादि' भी अवयवी हैं । अतः 'ओगाप्यतूनं अवयविं 
शरीरमू' लक्षण की 'हुस्त-पाद' आदि में पुन: अतिव्याप्ति बेडी स्थिर ॑ही । 
समा०--इस अतिव्याप्ति के निराकरणाथं 'अवयवी' में अस्त्व हिकेषण लगा 
देना चाहिये । 'हस्त-पाद आदि “अंगुली” आदि अवयवों की दृड्टि सें 'अवयवी' तो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शरीरलक्षण ] शरीरनिरूपणम्‌ २८५ 


हैं, किन्तु वे हस्त-पादादि “अन्त्य अवयवी' नहीं हैं| अन्त्य-अवयवी तो "सम्पूर्ण 
शरीर' ही है । 

अन्त्यावयवी उसे कहते हैं--जो द्रव्य, अवयवों से जन्य ( उत्पन्न ) हुआ हो: 
किन्तु अन्य किसी अवयवी का जनक नहीं होता हो--उस 'द्रव्य” को 'अन्त्यावयवी 
कहते हैं। उसका लक्षण इस प्रकार होगा--“अवयवजन्यत्वे सति अवयव्यजनकः अन्त्या- 
वयवी' । जैसे--मनुष्यादिको के 'शरीर', हस्त-पादादि अवयवों से जन्य हैं, किन्तु स्वयं 
'समवाय-सम्बन्ध' से अन्य ( दुसरे ) अवयवी के जनक नहीं होते हैं अर्थात्‌ अजनक है । 
इसलिये मनुष्यादिकों के 'शरीर' अन्त्यावयवी कहलाते हैं। उसी तरह घट-पटादि द्रव्य 
भी अपने कपाल-तन्तु आदि अवयवों से जन्य तो हैं, किन्तु वे स्वयं समवाय-सम्बन्ध' से 
दूसरे अवयवी को उत्पन्न नहीं करते । इसलिये वे 'अन्त्यावयवी' कहलाते हैं । 


उक्त 'अवयवी' लक्षण में से 'अवयवजन्यत्वे सति” अंश को यदि हटा दें तो 
'अवयवी-अजनकः = अवयव्यजनकः अन्त्यावयवी' इतना अंश ही शेष रहेगा। तब : 
“आकाशादि' द्रव्यों में तथा गुण-कमं आदि पदार्थो में उसकी अतिव्याप्ति हो जायेगी । 
क्योंकि आकाशादि द्रव्य स्वयं 'समवाय-सम्वन्ध' से किसी भी अवयवी के जनक नहीं हैं, 
तब उन्हें भी 'अन्त्यावयवी' कहना होगा, किन्तु उन्हें 'अन्त्यावयवी' नहीं कहा जाता 
है। इस अतिव्याप्ति के वारणार्थ 'अवयवजन्यत्वे सति' यह विशेषण देना चाहिये। 
तव अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि आकाशादि द्रव्य तथा गुण, कर्मादि पदार्थं 
किन्हीं अवयवों से जन्य ( उत्पन्न ) नहीं हैं। अतः पूर्णलक्षण उनमें घटित न हो पाने से 
अतिव्याप्ति नहीं है । 

अब 'अवयवजन्यः' इतना ही कहें और 'अवयव्यजनक:' न कहें तो हस्त-पादादि 
अवयवों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायेगी । क्योंकि हस्त-पादादि अवयव भी अपने- 
अपने अवयवों से जन्य ही हैं। तथापि उन्हें अन्त्यावयवी कोई नहीं कहता है । उसके 
निवारणार्थ 'अवयव्यजनक:' पद कहना ही होगा । उससे अतिव्याप्ति दूर हो जाती है 
क्योंकि वे हस्त-पादादि तो शरीर आदि अवयवी के जनक ही हैं, अजनक नहीं हैं। 
अब लक्षण में से अवयवी' पद को हटाकर केवल 'अवयवजन्यत्वे सति अजनकः' 
इतना ही /अन्त्यावयवी' का लक्षण करें तो 'असंभव' दोष होगा । क्योंकि यच्च यावत्‌ 
जितने भी शरीर-घट-पट आदि 'अन्त्यावयवी' हैं, वे सभी स्वतिष्ठगुण, क्रिया आदि 
के जनक ही हैं । कोई भी अन्त्यावयवी 'अजनक' नहीं है । यद्यपि उत्पन्न-विनष्ट घट 
आदि 'स्वनिष्ठ गुण, क्रिया के अजनक हैं, तथापि वे भी 'स्वध्वंसादि' के जनक तो होते 
ही हैं। इस असंभव दोष के वारणाथं 'अवयवी? पद देना आवश्यक है । तब घट,आदि 
अन्त्यावयवी स्वनिष्ठगुण, कर्मादि के जनक रहने पर भी किसी 'अवयवी' के जनक नहीं 
हैं । अतः लक्ष्यमात्र-अवृत्तित्वरूप असंभव दोष नहीं है। | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


२८६ तकंभाषा [ शरीरलक्षण 


इसी अभिप्राय से ग्रन्थकार ने 'भोगायतनम्‌ अन्त्यावयविशरीरम्‌'--यह्‌ लक्षण 
शरीर! का किया है। अब यह लक्षण 'हस्त-पाद' आदि अवयवो में अर्थात्‌ अंगुली 
आदि की दृष्टि से उसके अवयवी होने पर भी अतिव्याप्त नहीं हो रहा है । अतः 
अतिव्याप्ति नहीं है । 

* अवयव का लक्षण है--द्रव्यसमवाथिकारणम्‌ अवयवः” । द्रव्य का जो समवाविः 
कारण होता है उसे अवयव कहते हैं। जेसे--'तन्तु', पट ( द्रव्य ) का समवीयिकारण 
है, इसलिये उसे 'पट' का अवयव कहते हैं । जेसे--'कपाल', घट (द्रव्य ) के समवायि- 
कारण हैं, उसी तरह हस्त-पाद आदि, 'शरीर' ( द्रव्य ) के समवाथिकारण हैं । अत 
एव कपाल तथा हस्तपादादि को 'अवयव' कहते हैं । 

यदि हम अवयव के लक्षण में से 'द्रव्य' पद को हटाकर 'समवायिकारणम्‌ अवयवः' 
इतना ही लक्षण करें तो 'आकाशादि' द्रव्यो में अवयवलक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
क्योंकि 'आकाशादि' द्रव्य भी 'शब्दादि' गुणों के समवायिकारण ही हैं। तथापि 
आकाशादि पदार्थो में 'अवयवरूपता' को किसी ने स्वीकार नहीं किया है । अतः इस 
अतिव्याप्ति के वारणार्थं अवयवलक्षण में 'द्रव्य' पद की आवशयकता होती है । उसका 


` निवेश कर देने पर अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । क्योंकि उन आकाशादि पदार्थों में 


किसी द्रव्य की समवायिकारणता नहीं है । 


हस्त-पाद आदि, शरीर के अवयव हैं। इसलिये वे अन्तिम अवयवी नहीं हैं 
अपितु शरीर ही अन्तिम अवयवी है.। क्योंकि 'अन्त्यावयवी' उसे कहते हैं, जो 


` द्रव्यान्तर का अनारम्भक अवयवी हो । अन्य द्रव्य का आरम्भक ( समवायिकारण ) 


जो होता है, उसे 'अवयव' कहते हैं । हस्त-पादादि अवयव, 'शरीर' रूप द्रव्यान्तर के 
आरम्भक ( समवाधिकारण ) होने से उन्हें. 'अन्त्यावयवी' नहीं कह सकते । और 
“शरीर, किसी अन्य ( दुसरे ) द्रव्य का आरम्भक ( समवाथिकारण ) नहीं है । अतः 
वही 'अन्त्यावयवी' है। एवं व 'भोगायतनम्‌ अन्त्यावयविशरीरम्‌' लक्षण से वह शरीर 
ही भोग का आयतन ( आश्रय ) अन्त्य अवयवी लक्षित होता है। उसके हस्त-पादादि 
अवयव लक्षित नहीं हो पाते । यदि इस लक्षण से 'भोगायतनम्‌” शब्द को हटा दें 

'अन्त्यावयविशरीरम्‌' इतना ही लक्षण शेष रहेगा । तब उस लक्षण की 'घट-पट' आदिं 
पदार्थो में अतिव्याप्ति हो जायेगी । क्योंकि घट-पटादि भी अन्य द्रव्य ( द्रव्यान्तर ) 
के आरम्भक नहीं हैं यानी अनारम्भक हैं, इसलिये वे अन्त्यावयवी तो हैं ही! 
उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में “भोगायतनम्‌' शब्द का निवेश करना 
अत्यन्त आवश्यक है । इसका निवेश कर, देने पर “घट? आदि में अतिव्याप्ति नहीं 
होगी, क्योंकि 'घट' आदि, उस -'आत्मा' के भोगायतन ( भोग के आश्रय ) बह 
होते हैं। आत्मा का भोगायतन. तो उसका शरीर ही होता है। उसी से अवच्छिन 
हुम वह आत्मा उसी शरीर में सुखादि भोगों का अनुभव करेता रहता है । अतः 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेष्टाश्रयत्वविचार ] शरीरनिरूपणम्‌ २८७ 


उस आत्मा का भोगायतन उसका शरीर ही है, अन्य घटपटादि द्रव्य नहीं । एवं 
च 'भोगयतनमन्त्यावयवि शरीरम्‌” यह लक्षण जितने प्रसिद्ध शरीर हैं, उन सभी में 
समन्वित हो जाता है । अतः यही लक्षण ठीक है । 

आत्मन आकाशः सम्भूतः' इत्यादि श्रुतियों से तथा पुराणों से भी ज्ञात होता 
है कि ईश्वर ने अपने शरीर से भूमि आदि पदार्थों को उत्पन्न किया । अत एव 
उदयनाचार्य ने पृथिवी आदि के 'परमाणुओं' को ईश्वर का शरीर माना है । अतः 
पूर्वोक्त शरीरलक्षण का समन्वय 'परमाणुरूप शरीर' में भी होना चाहिए । किन्तु 
वह नहीं हो सकता है, क्योंकि 'ईश्वर' कमंपराधीन न रहने से उसमें 'भोग' की 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । इसलिये ईश्वर के 'परमाणुरूप शरीर' को भोगायतन 
नहीं कह सकते । एवं च ईश्वर के शरीर में उक्त लक्षण की अव्याप्ति है । 

अतः ग्रन्थकार ने न्यायसूत्र को दृष्टिगत करते हुए 'चेष्टाश्रयो वा शरीरम्‌'-- 
जो चेष्टा का आश्रय हो, उसे 'शरीर' समझो--यह दुसरा शरीर लक्षण किया है । 
न्यायसूत्रकार ने 'चेष्टेन्द्रियार्थाश्रयः शरीरम्‌ -( न्या० सू० १।१।११ ) यह शरीर 
लक्षण किया है। यहाँ पर 'चेष्टा' का अर्थ केवल स्पन्दन ( गतिमात्र) नहीं है। 
अर्थात्‌ साधारणगति या साधारण क्रिया नहीं है । अपितु प्रयत्नवदात्मसंयोगासमवायि- 
कारणिका क्रिया' है। प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग, जिसका असवायिकारण है, उस 
क्रिया को 'चेष्टा' कहते हैं । अतएव किसी वाहन की गति ( क्रिया ) को 'चेष्टा' नहीं 
कहा जाता है । चेष्टा का आश्रय शरीर ही होता है। 

शंका--मृत मनुष्य के शरीर में 'चेष्टा' नहीं होती है, तब उसे क्या शरीर नहीं 


. कहेंगे ? 


ससा०--जो कभी किसी समय चेष्टा का आश्रय रहा हो यह कहने पर कोई 
व्यभिचार नहीं होगा। इसी बात को श्रीचिन्नम्भट्ट ने कहा है---कादाचित्कस्य 
तदाश्रयत्वस्य विवक्षितत्वात्‌’ । अथवा यह भी कह सकते हैं कि चेष्टा के आश्रयभूत 
अन्त्यावयवी में रहने वाली जाति, उस मृत शरीर में भी रहती है । अत: इस लक्षण 
में कोई दोष नहीं । 

'चेष्टा' का अर्थ अदि''क्रिया मात्र' करें तो पवन, पावक आदि में अतिव्याप्ति हो 


. जायेगी । उस अतिव्याप्ति के वारणार्थं कहना होगा कि यह क्रिया हित की प्राप्ति 


और अहित के परिहारार्थं ही हुआ करती है । अत एव ग्रन्थकार ने 'हिताहितप्राप्ति- 
परिहारार्था क्रिया चेष्टा? यह 'चेष्टा' का लक्षण किया है । यह चेष्टा घट-पटादि जड़ 
वस्तुओं में नहीं रह सकती । किन्तु चेतन के शरीर में ही रह सकती है। यही कारण 
है कि शरीर कां अन्य लक्षण 'चेष्टाश्रयः शरीरम्‌’ किया गया है। र 
ईश्वर का अपना निजी कोई हित या अहित नहीं है। हित-अहित तो रा का 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८८ तक भाषा [ चेष्टाश्रयत्वविचार 


हुआ करता है । अतः उसी के लिये वह ईश्वर, 'परमाणुओं' में क्रिया उत्पन्न करता है। 
एवं च ईश्वर के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली चेष्टा का आश्रय 'परमाणु' होते हैं। 
अत एव 'परमाणु' को ईश्वर का शरीर माना गया है । 

शंका--चेब्टाश्रय: शरीरम्‌’ इस लक्षण की हस्त-पादादि अवयवों में अतिव्याप्ति 
होगी, क्योंकि शरीर के समान हस्त-पादादि अवयव भी चेष्टा के आश्रय हैं, तथापि 
उन्हें कोई शरीर नहीं कहता । 

समा०--उक्त अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 'अन्त्यावयवी' पद को चेष्टा के आश्रयः 
का विशेषण बना देना चाहिये। उससे अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है, क्योंकि 
हस्तपादादि अवयवों में. 'अन्त्यावयवित्व' नहीं है। तब लक्षण इस प्रकार होगा-- 
'अन्त्यावयवित्वे सति चेष्टाश्रयः शरीरम्‌ ।' निष्कर्ष यह है कि शरीरावच्छिन्न आत्मा 
में ही सुब-दुःख का साक्षात्काररूप भोग होता है। घटावच्छिन्न आत्मा में बह भोग 
नहीं होता । यदवच्छिन्न आतमा में भोग के होने से उस अवच्छेदक को 'शरीर' कहा 
जाता है । अत एव शरीर का लक्षण 'भोगायतनं अन्त्यावयविशरीरम्‌' किया है । 

शंका--शरीरादि मृतंद्रव्यो से 'आत्मा' का अवच्छिन्न ( सीमित ) होना उचित 
प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि वह तो अपरिच्छिन्न ( निःसीम ) है, निरंश है । 

समा०--नेयायिक कहता है कि 'आत्मा' का मूतंद्रव्यों के साथ जैसे संयोग सम्बन्ध 
होता है, वैसे ही उसका मृतंद्रव्यों के साथ 'अवच्छेदकता' सम्वन्ध भी होता है। वह 
“अवच्छेद 5ता' सम्वन्ध 'भूतंदरव्यस्वरूप' ही होता है । इसीलिये इस सम्बन्ध को 'स्वरूप- 
सम्बन्ध विशेष' भी कहते हैं। निष्कर्ष यह है कि आत्मा और सूतंद्रव्य के बीच में जैसे 
'संयोग' सम्बन्ध है, वैसे ही उन दोनों के बीच में यह स्वरूप सम्बन्ध’ भी है। 
तात्पर्यं यह है कि मूतंद्रव्य के साथ 'आत्मा' का जो 'स्वरूपात्मक' सम्बन्ध है, उसी को 
'अवच्छेदकता' सम्बन्ध कहा गया है । मुतंद्रव्यो से 'आत्मा” 'अवच्छिन्न' होता है, अर्थात्‌ 
तर “स्वरूप सम्बन्ध से मृतंद्रव्यो के साथ सम्बद्ध होना--यह अभिप्राय विवः 

है 


शंका--मुतंद्रव्यों के साथ 'आत्मा' का 'संयोग' सम्बन्ध मानने की क्या आवश्य” 
कताहे? 

समा०--दोनों के बीच 'संयोग' सम्बन्ध को माने विना उस 'आत्मा' की व्याप 
कता ( विभुता ) उपपन्न नहीं होती है। अतः 'संयोगसम्बन्ध' की वहाँ कल्पना करता 
आवश्यक है । 


॥ इति शरीरनिरूपणम्‌ ॥ 


rrr 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इत्द्रियलक्षण ] इन्द्रियनिरूपणम्‌ २८९ 


( ३ ) इन्द्रियनिरूपणम्‌ 


शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणमतीन्द्रियं इन्द्रियम्‌’ । अतोन्द्रियमिन्द्रियमित्युच्यमाने 
कालादेरपीन्द्रियत्वप्रसङ्गोऽत उक्त ज्ञानकरणमिति । तथापीम्द्रियसन्निकषंति- 
प्रसङ्गोऽत उक्तं शरीरसंयुक्तमिति। शरीर संयुक्तं ज्ञानकरणसिन्द्रियमित्युच्यमाने 
आलोकादेरिर्द्रियत्वप्रस्खोऽत उक्तमतोर्ब्रियमिति । तानि चेर्द्रियाण षद्‌ । 
प्राणरसनचक्षुस्त्वकृभोत्रसनांसि । 


शरीरेति। शरीर से संयुक्त, अतीन्द्रिय ( इन्द्रियों से ग्रहीत न होने वाला, अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष का विषय न होने वाला ) ज्ञान के करण ( साधन ) को (इन्द्रिय कहते हैं ।-- 
यह तो 'इर्द्रिय' का लक्षण किया गया है । अब उक्त लक्षण में “पदकृत्य' बताते हैं-- 
अतीर्द्रियमिति । 'शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणमतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियम्‌!--यह 'इन्द्रिय' का 
पूर्ण लक्षण है । इसमें से यदि हम 'शरीरसंयुक्त ज्ञानकरणम्‌' इतना अंश निकाल दें 
और केवल “अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियम्‌’ इतना ही लक्षण करें तो 'काल' आकाश आदि 
पदार्थो में भी “इन्द्रियत्व” प्राप्त होगा, अर्थात्‌ 'इन्द्रिय' का लक्षण 'काल' आदि-में 
भी चला जायेगा, यानी 'काल' को भी 'इन्द्रिय' कहना पड़ेगा । क्योंकि वे भी शरीर 
से संयुक्त है और अतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ चक्षुरादि से उनका प्रत्यक्ष नहीं होता है | एवं च 
"काल? में इन्द्रिय लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके वारणार्थं 'ज्ञानकरणम्‌' पद का. 
निवेश, लक्षण में करना आवश्यक है । उससे अतिव्याप्ति नहीं हो पायेगी। क्योंकि 
'काल' आदि, “ज्ञान के करण” नहीं होते हैं। यदि 'ज्ञानकरणम्‌' के बजाय 'ज्ञानकारणमू' 
कहें, तो भी 'काल' में अतिव्याप्ति पूर्ववत्‌ ही स्थिर रहेगी, क्योंकि 'कार्य' मात्र के 
प्रति 'काल' को साधारण कारण माना जाता है, अतः वह 'ज्ञान' का भी 'कारण' 
है ही । इसलिये 'लक्षण' में 'ज्ञानकरणम्‌' ही कहना चाहिये, तभी 'काल' में अति- 
व्याप्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि 'ज्ञानकरण' का अर्थ होगा--'्यापार द्वारा ज्ञान का 
असाधारण कारण” । 'करण' का लक्षण है--व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌' । 
एवं च 'काल' तो कार्यमात्र के प्रति 'साक्षात्‌’ कारण होता है । वह ज्ञानः के प्रति 
व्यापार द्वारा असाधारण कारण नहीं है । अतः 'काळ' में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

जरीरसं युक्तमिति । यदि हम “अतीर्ब्रिय' पद को निकाल दें, और केवल 'शरीर- 
संयत्त-ज्ञानकरणम्‌ इच्द्रियम्‌' लक्षण करें तो 'आलोक में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 
'शरीर' के साथ 'आलोक' संयुक्त भी है, और वह चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान! का करण 
( साधन ) भी है । इसलिये इन्द्रियलक्षण 'आलोक' में अतिब्याप्त हो रहा है । उसके: 
वारणार्थं लक्षण में 'अतीरिद्रयम्‌' पद का निवेश करना आवश्यक, है। तब आलोक 
तो इन्द्रिय वेद्य है, वह अतीन्त्रिय नहीं है । एवं च अतीन्द्रिय न होने से, उसमे लक्षण 
अतिव्याप्त नहीं हो सकेगा । | ५ 


१९ त० | 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९० तक भाषा [ क्राणेन्द्रियनिरूपण 


तथापीति । अब यदि हम 'शरीरसंयुक्तम' पद को निकाल दें ओर केवल 'ज्ञान- 
करणम्‌ अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियम्‌' इतना ही लक्षण करें तो विषय के साथ होनेवाले 'इन्द्रिय 
सन्निकर्ष' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'इन्द्रियाथेसक्षिकषं' अपने-- 
निधिकल्पकज्ञानरूप व्यापार के द्वारा सविकल्पकज्ञान' का करण है, और अतीन्द्रिय 
भी है। अतः लक्षण की उसमे ( 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष' में ) अतिव्याप्ति होगी । उसके 
वांरणाथं 'शरीरसंयुक्तम्‌' पद का निवेश करना चाहिये । -तब अतिव्याप्ति नहीं 
होगी, क्योंकि 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष' द्रव्यस्वरूप नहीं है, अतः वह 'शरीरसंयुक्त' 
नहीं है । इसलिये उसमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 
यहाँ पर 'अतीन्द्रिय' का अर्थ इन्द्रिय' से परे अर्थात्‌ इन्द्रियातीत अथवा इन्द्रि 
से अग्राह्य नहीं करना है । अन्यथा 'इन्द्रिय' के लक्षण में ही 'इन्ट्रिय' का प्रवेश होने 
पर 'आत्माश्रय' दोष होगा । इसलिये 'अतीर्द्रिय' का अर्थ यहाँ पर 'अप्रत्यक्ष' ( प्रत्यक्षः 
ज्ञान का विषय न होना) करना चाहिये। तथा भ्रत्यक्षज्ञान' का अर्थ होगा-- 
'ज्ञानाऽकरणकज्ञान' । अर्थात्‌ जिस ज्ञान का 'करण' कोई 'ज्ञान' यानी सविकल्पकज्ञान 
न हो। इस प्रकार अर्थ करने पर 'आत्माश्रय' दोष नहीं हो सकेगा, क्योंकि लक्षणगत 
'अतीन्द्रिय' शब्द के अर्थ में 'इन्द्रिय' का प्रवेश नहीं है । 
वाका--'इर्द्रिय' का इतना लम्बा चौड़ा लक्षण बनाने की क्या आवश्यकता है! 
: क्योंकि 'इन्द्र' शब्द से 'घ' प्रत्यय करने पर 'इन्द्रिय' शब्द बनता है । 'इन्द्र' शब्द 
अथं आत्मा' है, और “घ' 'प्रत्यय' का- अर्थ है 'सम्बन्धी'। एवंच 'इन्द्रिय' का अर्ष 
होगा 'आत्मसम्बन्धी' । अतः 'इन्द्रिय' शब्द के प्रदशित योगलभ्य अर्थ को ही इचिय 
का लक्षण क्यों न मान लिया जाय? 
समा०--'इ्द्रिय' शब्द के योगिक अर्थ को ही उसका लक्षण मानने पर उसकी 
'आत्मसम्बन्धी शरीर' में अतिव्याप्ति होगी। इसलिये उसका ( इन्द्रिय का ) अलग 
ही 'शरीरसंयुक्तं ज्ञानकरणम्‌ अतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियम्‌'-लक्षण किया गया है । 
इन/इन्द्रियों की संख्या छह है--( १) घाण, (२) रसना, (३) चल, 
(४) त्वक्‌, ( ५ ) श्रोत्र--ये पाँच तो बाह्यन्द्रिया हँ, और ( ६ ) 'मन' आभ्यन्तर 
इन्द्रिय है, जिसे 'अन्तःकरण' कहते हैं । दिव 
तत्र गर्घोपलब्धिसाधनमिस्द्रियं प्राणम्‌ । नासाग्रबति। तच्च पार्थिव 
(गन्धवत्वाद्‌ घटवत्‌ । गन्धवत्त्वञ्च गन्धग्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं रूपादिषु पर्छ 
मध्ये यं गुणं गृह्वाति तदिन्द्रियं तद्गुणसंयुक्त, यथा चक्ष्‌ रूपग्राहकं रूपवत्‌ । 
( १ ) घाणेन्द्रिय का निरूपण-- 
//, “तन्रेति,। उन षड्विध इन्द्रियों में से 'गन्ध' की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) के साधनभूत 
'इनद्िय,को प्राण कहते हैं। वह 'नासिका' के अग्रभाग में रहती है । तच्चेति । र्द 
घ्राणेन्द्रियं प्राथिव है (प्रतिज्ञा ), क्योंकि उसमें ( घ्ाणेन्द्रिय में ) गन्धवत्त्व है ह ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


घ्राणेन्द्रियनिरूपण ] इन्द्रियनिरूपणस्‌ २९०१, 


जैसे 'घट' ( उदाहरण ), वह गन्ध का ग्राहक होने से उसमें गन्धवत्त्व है । यदिति । जो 
इन्द्रिय, रूपादि ( रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द ) पाँचों में से जिस गुण को ग्रहण करती 
है वह इन्द्रिय, उसी गुण से युक्त होती है ( यह व्याप्ति है )। जैसे “रूप” की ग्राहक 
चक्षुरिन्द्रिय, 'रूप गुण' से युक्त होती है । 
माधुरी 

घाणादि इन्द्रियाँ, पृथिव्यादि-प्रकृतिक होने से पृथिवी आदि के उद्देशक्रम 
( कथनक्रम ) के अनुसार ही घाण आदि का उद्देशक्रम रखा गया है । 

शंका--किसी भी पदार्थं का जो संज्ञाकरण ( नामकरण ) किया जाता है, वह 
व्यवहारमिद्धर्थं ही किया जाता है। तो 'लघ्वथं संज्ञाकरणम्‌' न्याय से “अचो$- 
न्त्यादि टि” “दाधाघ्वदाप्‌” “यचि भम्‌” इत्यादि में “टि, घु, भ” आदि संज्ञाओं के 
समान एक-एक अक्षर वाली 'संज्ञा' की जाय । - 

समा०--ये श्राणादि संज्ञाऐं, डित्य, डवित्थादि के समान नहीं है, किन्तु अन्वर्थक 
संज्ञाएँ है । उक्त षडिन्द्रियों में से 'गन्ध' की उपलब्धि का साधनभूत जो 'इन्द्रिय' हो, 
उसे “प्राण” कहते हैं । आत्मा जिघ्रति गन्ध वा ग्रह्माति' इस व्यवहार से गन्धोपलब्धि 
का साधन 'घ्राण' संज्ञक इन्द्रिय ही प्रतीत होता है । 'घ्रा' धातु से 'करणाधिकरणयोश्र' 
सूत्र के द्वारा 'करण' अर्थ में 'ल्युट्‌' प्रत्यय करने पर 'घ्राण' शब्द की निष्पत्ति होती 
है । अतः 'घ्चाण' का निदुष्ट लक्षण 'गन्धोपलब्धिसाधनमिद्ियं घ्राणम्‌' ही किया 
गया है। उक्त लक्षण का पदकृत्य समझने के लिये यदि हम 'गन्ध' पद को हटाकर 
केवल 'उपलब्धिसाधनमिन्द्रियं प्राणम--इतना ही लक्षण करें तो 'उपलब्धिसाधन' 
“चक्षुरादि इन्द्रिय' भी होते हैं। अतः उक्त लक्षण 'चक्षुरादि' में अतिव्याप्त होगा । 
किया 'घ्राणेन्द्रिय' का लक्षण और उसका समन्वय होने लगा 'चक्षुरादि' इन्द्रियों में । 
अलक्ष्येपु लक्षणसमन्वयः 'अतिव्याप्तिः' घ्राण का लक्षण करते समय हमारा,लक्ष्य तो 
केवल “घ्राण' है । चक्षुरादि इन्द्रियाँ नहीं है । अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है । 
'उस अतिव्याप्ति के निवारणाथं 'गन्ध' पद का निवेश करना आवश्यक है । तब अति- 
व्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि 'प्राण' इन्द्रिय को छोड़कर अन्य इन्द्रियाँ, गन्धोपलब्धि 
की साधन नहीं होती हैं। एक मात्र “प्राण! इन्द्रिय ही गन्धोपलब्धि का साधन होता 
है । अतः उसमें लक्षण के ससन्वित होने से लक्ष्य में लक्षण का समन्वय हों जाता है । 

उक्त लक्षण में उपलब्धि शब्द के वजाय यदि हम ज्ञान शब्द को रख दें तो लक्षण 
का आकार यह होगा-- गन्धज्ञानसाधनसिन्द्रियं घ्राणम्‌'-गन्धज्ञान के साधनभूत 
इन्द्रिय को 'प्राण' कहते हैं । तब उक्त लक्षण की 'मत' में अतिव्याप्ति हो जायेगी; 
क्योंकि गन्ध के स्मृतिज्ञान में 'मन' इन्द्रिय भी कारण (साधन ) होता है। उस 
अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'उपलब्धिः पद का निवेश करना चाहिये । 'उपलब्धि' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९२ तकंभाषा [ घाणेर्ब्रियनिरूपण 


का अर्थ होता है---भ्रत्यक्ष'। 'मन' गन्ध के प्रत्यक्ष का साधन (करण ) नहीं है। 
प्रतिश्याय ( सर्दी, जुखाम ) के रोगी को कोई गन्ध .नहीं आती है। क्योंकि रोग के 
` कारण उसकी प्राणेन्द्रिय 'गन्ध' ग्रहण करने में पूर्णतया असमर्थं रहती है । अन्यथा 
अर्थात्‌ 'मन' को- उपलब्धि का साधन यदि माना जाय तो प्रतिश्याय के रोगी को 
भी 'गन्ध' आनी चाहिये, किन्तु आती नहीं है । एवं च गन्ध प्रत्यक्ष का साधन 'मन' 
नहीं है, इसलिये 'मन' में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । 

शंका--यह नियम है कि 'आत्मा मनस। संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ततः 
प्रत्यक्षम्‌' । इस नियम के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति में 'आत्मा' और 'मन' का परस्पर 
संयोग अपेक्षित होता है तथा मन और इन्द्रिय का भी परस्पर संयोग 'प्रत्यक्ष' में 
अपेक्षित रहता है । उसके विना 'ज्ञान' की तथा प्रत्यक्ष' की उत्पत्ति ही नहीं होती 
है। अतः गन्ध की उपलब्धि में 'मन' को कारण मानना ही होगा । तब लक्षण में 
“उपलब्धि' पद का निवेश करने पर भी पूर्वोक्त अतिव्याप्ति वैसी ही स्थिर रही। 
` एवं च ‘उपलब्धि’ के बजाय 'ज्ञान' पद के रखने से जो अतिव्याप्ति प्रदर्शित की गई 
थी, वह “उपलब्धि' पद के निवेश करने पर भी वैसी ही कायम रही । 

समा०--'घराणेन्द्रि' के लक्षण में 'उपलब्धिसाधनम्‌' अर्थात्‌ 'उपलब्धिक रणम्‌' 
कहा गया है। और 'केरण' उसे कहते हैं--जो 'व्यापारवान्‌ असाधारण कारण' 
होता है । 'व्यापारवत्‌ असाधारणं कारणं करणम्‌--यह “करण? का लक्षण है । तब 
प्लाणेन्द्रिय के लक्षण का अर्थ यह हुआ कि 'यदिन्द्रियं गन्धोपलब्धेर्व्यापारवद- 
साधारणकारणरूपं करणं भवेत्‌ तद्‌ 'घ्नाणमु! । अर्थात्‌ जो इन्द्रिय, गन्धोपलब्धि में 
व्यापरवत्‌ असाधारणकारण यानी 'करण' हो उसे 'घ्राण' कहते हैं। इतना विश्लेषण 
करने से अब उक्त लक्षण की 'मन' में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 'मन” की 
गन्धोपलब्धि में असाधारण कारणता' नहीं है। वह तो 'ज्ञानमात्र' के प्रति सामात्य 
कारण होता है। 

शंका--गन्ध के स्मरणात्मक ज्ञान में भी मनः सामान्य कारण ( साधारण 
कारण ) होगा । तब लक्षण में 'उपलब्धि' के बजाय 'ज्ञान' पद के निवेश करने पर 

उपलब्धि” पद का ही निवेश क्यों किया ? 


समा०-“यद्‌ यत्‌ जन्यज्ञानम्‌ तत्तत्‌ इन्द्रियजन्यम्‌!--अर्थात्‌ जितने भी जन्य ज्ञान 
हैं, वे सभी “इन्द्रिय रूप असाधारण कारण से जन्य होते हैं । जैसे- जन्यप्रत्यक्ष । 


भ तिज्ञानम्‌ इरिद्र यजन्यं ( इन्द्रियरूपासाधारणकारणेन 
Sr )_ जन्यजञानत्वात्‌ जन्यप्रत्यक्षवत्‌'--इस अनुमान के बल पर स्मृतिज्ञान का भी 

साधारण कारण कोई इन्द्रिय अवश्य ही” होगा । बही “मन! संज्ञक इन्द्रिय है । एवं 
च माज़्स प्रत्यक्ष के प्रति असाधारण कारण जैसे 'भन' है, वैसे ही वह ( मन) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्लाणेन्द्रियनिरूपण ] इन्द्रियनिरूपणस्‌ २९३ 


'स्मृतिज्ञान' के प्रति भी असाधारण कारण है । अतः लक्षण में 'ज्ञान' पद को रखने पर 
“मत? में जो अतिव्याप्ति प्रदर्शित की है, वह ठीक है । उसके वारणार्थ 'उपलब्षि' पद 
का ही निवेश करना समुचित है । 
अब 'गन्धोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं घाणम्‌'--लक्षण में से यदि 'इच्चिय' पद को 
हटा दें तो लक्षण इतना शेष रहेगा--गन्धोपलब्धिसाधन घ्राणम्‌' । तब कुंक्ुमगन्धाभिः 
व्यञ्जक 'घृत' में या 'गन्ध' के आश्रयभूत पुष्प, वस्त्र आदि में अतिव्याप्ति होगी । 
“क्योंकि 'गन्ध' के साथ 'घाण' का सम्बन्ध होने में 'गन्ध' का आश्रय छत, पुष्प, वस्त्र 
आदि भी हैं। निष्कर्ष यह है कि 'घ्राणेन्द्रिय से गन्ध का ग्रहण तभी हो सकेगा, 
जब उसका 'गन्ध' के साथ सम्बन्ध ( सन्निकर्ष ) हो पायेगा । वह सम्बन्ध गन्ध के 
आश्रयभूत घृत, पुष्प, वस्त्र आदि द्रव्यो के माध्यम से ( द्वारा ) ही होगा। उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं । जैसे--'घाणेर्द्रिय' का सन्निकर्ष ( संयोग सम्बन्ध ) 
घृत, पुष्प, वस्त्र आदि के साथ और उन घृत, पुष्पादिकों का समवाय सम्बन्ध के द्वारा 
'गन्ध' के साथ सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) होगा। तभी 'घ्राणसंयुक्तसमवाय गन्ध 
के प्रत्यक्षज्ञान में कारण होगा । इसलिये उक्त सञ्चिकर्ष के घटक होने के कारण घत, 
पुष्प आदि को भी गन्धोपलब्धि में कारण कहा जाता हैँ। | 


एवं च 'गन्धोपलब्धि के साधन --घुत, पुष्प, वस्त्र आदि के होने से उनमें तथ 


उक्त सन्तिकषं में भी 'घ्राण' के लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायेगी । उसके निवारणार्थं न 
प्राण के लक्षण में 'इन्द्रिय' पद का निवेश करना चाहिये । उसके निवेश कर देने परं 


अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

शंका--' प्राण” का सम्पूणं लक्षण--'गन्धोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं घ्राणम्‌ यह्‌ 
हुआ । तथापि सर्वार्थोपलब्धि के साधनभूत 'मन' में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति 
होगी । 

समा०--उसके निवारणार्थं 'इन्द्रियः पद के साथ “बाह्य” विशेषण जोड़ देना 
चाहिये । अर्थात्‌ 'गन्धोपलब्धिसाधनं बाह्यन्द्रियं श्राणम' लक्षण कर देने पर कहीं 
भी अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । . 


उस प्राणेन्द्रिय का निवास स्थान 'नासिका? के अग्रभाग में होता है । किसी भी 
सुगन्धी या दुगन्धी वस्तु का कोई अंश, वायु के माध्यम से नासिका के बि 
पहुंचता है, तब वहाँ पर स्थित घ्राणेरिद्रिय का उस गन्धयुक्त अंश' के साग छ 
सन्निकषं हो पाता है । उस 'अंश' में 'गन्ध' समवाय-सम्बन्ध से रहता है । अतः “प्राण 


ध्ञः क्तसमवाय- 
का 'गन्ध' के साथ 'संयुक्तसमवाय” सन्निकर्ष कहा जाता है। उस सड 


सन्निकषं' से 'प्राण', उस 'गन्ध' को उपलब्ध करता है । इससे यह बात स्पष्ट होती है . 


` कि “घाणेन्द्रिय? स्वयं उस सुगन्धीद्रव्य के पास नहीं जाती है ।/ अपितु उस द्रब्य का ही 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SATO ANS NS 1 a 


२९४ तक॑भाषा [ रसनेन्द्रियनिरूपण 


कोई अंश, वायु के माध्यम से “प्राणेन्द्रिय' के समीप आता है। और समीप आये हुए 
'गन्ध की प्रत्यक्षोपलब्धि उस घ्राण को हुआ करती है । 

सांख्यदर्शनकार ने 'इन्द्रि को 'अहक्कारप्रकतिक' कहा है। अर्थात्‌ 'अहकार' 
से 'इन्द्रिय' की उत्पत्ति होती है। यानी 'अहंकार' कारण है और 'इन्द्रिय' उसका 
कार्य है। सांख्यदर्शन के इस मत का खण्डन करने के लिये ग्रन्थकार ने कहा हे कि 
'तच्च पाथिवं गन्धवत्त्वात्‌ घटवत्‌'। इस कथन से “प्राणेन्द्रिय/ को 'पाथिव' सिद्ध 
किया है, वह 'आहंकारिक' नहीं है। तथाहि--श्राणेन्द्रियः एक 'पा्थिवद्रव्य' है, 
क्योंकि उसकी उत्पत्ति, पृथिवी के परमाणुओं से हुई है। इसीलिये 'पृथिवी' के सभी 
“विशेष गुण' उसमें रहते हैं । तथापि उन सभी गुणों की प्रत्यक्षोपलब्धि नहीं हो 
पाती, क्योंकि वे सब गुण, अदुष्टवशातु अनुद्भूत रहते हैं । 

प्रश्‍न--'घ्राण' में जब कि पार्थिव गुणों की उपलब्धि नहीं हो पाती है, तो कंसे~\ 
कहें कि वह “पाथिवपरमाणुओं' से निमित है । 

- उत्तर- जिसकी उपलब्धि,-'प्रत्यक्ष” से नहीं होती है, उसको 'अनुमान' से जाना 
जाता है । यद्यपि 'प्राण' में 'गन्ध्र' की प्रत्यक्षोपलब्धि नहीं हो पाती है, तथापि उसका 
शान 'अनुमान' से हो जाता है। यह संवंमान्य नियम ( व्याप्ति ) है कि 'जो, जिस गुण 
का ग्राहक बाह्योन्द्रिय होता है, वह उस गुण के सजातीय गुण का आश्रय होता है। 
जैसे 'रूप' गुण का ग्राहक वाह्मन्द्रिय 'चक्षु' है, तो वह चक्षुरिन्द्रिय तत्सजातीय “रूप” का 
आश्रय कहलाता, है । एवंच गन्ध की ग्राहक बाह्यर्द्रिय 'प्राण” है, अतः वह, तत्सजातीय 
'गन्ध' का आश्रय मानी जाती है । इस प्रकार अनुमान के द्वारा 'घ्राण' में 'गन्ध' को ' 
सिद्ध करके, इस 'गन्ध' के ही माध्यम से 'घाण' में पाथिवत्व' का अनुमान से ज्ञान 
ve जाता है। उस अनुमान को “तच्च पाथिव से ग्रन्थकार ने बताया है । अर्थात 
| पार्थिव है, क्योंकि वह, गन्ध का आश्रय है । जो गन्ध का आश्रय होता है, 
ह साथिव हौता है। जैसे 'घट' । इस रीति से 'घ्राणेन्द्रिय में 'गन्धग्राइकत्व' 
होने से 'गन्ध' का अनुमान, तब 'गन्ध! के 'पाधिवत्व” का अनुमान किया जाता है । 
` इससे स्पष्ट हो जाता है कि 'प्राणेन्द्रिय' पाथिव है । 
सरिता रसनम्‌। जिह्वाग्रवति। तच्चाप्यं रसवत्त्वात्‌। 
रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रसस्येवाभिव्यञ्जकत्वाल्लालावत्‌ । 

(२) रसनेन्द्रिय का निरूपण-- 


रसेति। रस की उपलब्धि का साधनभूत जो इन्द्रिय, उसी को 'रसना' कहते हैं । 


त पा के अग्रभाग पर स्थित रहती है। तच्चेति । वह “रसवती” होने से 'आप्य' 
से कह ह को वाली जलीय ) है। रसवस्वमिति । क्योंकि 'रूप' आदि पाँचों में 
अभिव्यञ्जक होने के कारण उसमें “रसवत्त्व' है । अर्थात्‌ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रसनेन्द्रियनिरूपण ] इन्द्रियनिरूपणस्‌ २९५ 


“रसनेन्द्रिय' रसवत्‌ है । जैसे 'छाला' ( लार ), रस की अभिव्यञ्जक होने से रसवती 
(रस से युक्त ) होती है। 
माधुरी 

“रसयति = रसं ग्रह्माति अनेन इति रसनम्‌--जिस से रस का आस्वाद ( ग्रहण ) 
किया जाता है--उसे “रसन” कहते हैं । इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह 'रसन' संज्ञा भी 
अन्वर्थक ( सार्थक ) है । अतः “रसनेन्द्रिय' का लक्षण यह सम्पन्न हुआ--'रसोप- 
लब्धिसाधनसिन्द्रियं रसनम्‌’ । अर्थात्‌ जो इन्द्रिय “रस’ की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष) का 
साधन हो, उसे “रसन' कहा जाता है । उक्त लक्षण में “रस” शब्द को हटाकर केवल 
“उपलब्धिसाधनमिन्द्रियम्‌', इतना ही कहें तो उपलब्धि के साधन 'चक्षुरादि' इन्द्रिय 
भी हैं। तब उनमें भी उक्त लक्षण का समन्वय होने लगेगा, और अतिव्याप्ति होगी । 
उसके निवारणार्थ लक्षण में “रस” पद का निवेश करना चाहिये । जिससे अतिव्याप्ति 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियाँ, उपलब्धि की साधन होती हुई भी “रस' 
की उपलब्धि की साधन नहीं हैं। रस की उपलब्धि की साधन एकमात्र “रसन' इन्द्रिय 
ही होती है । अतः लक्षण की चक्षुरादि इन्द्रियों में अतिव्याप्ति नहीं है । 

लक्षण में 'उपलब्धि' के स्थान पर यदि 'ज्ञान' पद का सन्निवेश करेगे तो “रस- 
स्मृति’ के साधनभूत 'मन' में अतिव्याप्ति होगी । उसके वारणार्थं लक्षण में ज्ञान' पद 
को न रख कर “उपलब्धि! पद को ही रखा गया है । 'उपलब्धि' का अर्थ होता है 
प्रत्यक्ष अनुभव” । 

शंका--लक्षण में उपलब्धिसाधनम्‌' के वजाय यदि--उपलब्धिसाधकम्‌' क्यों 
नहीं कहते ? क्योंकि साधक और साधन में कोई अन्तर नहीं है । 

समा०--यदि 'उपलब्धिसाधकम्‌' कहते हैं तो पुनः “मन' में ही अतिव्याप्ति 
होगी । क्योंकि 'मन' तो 'ज्ञानमात्र' का साधक यानी कारण होता ही है । इस अति- 
व्याप्ति के वारणाथे 'साधकम्‌' की जगह 'साधनम्‌' ही कहना चाहिये । अर 
अर्थं होता है--'करण' । 'विशेष कारण' को 'करण' कहते हैं । 'मन' तो सभी ज्ञानों के 
प्रति 'सामान्य कारण' है, विशेषकारण नहीं। एवं च उसके विशेषकारण न होने से 
उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । र 

यदि हम लक्षण में से 'इन्द्रिय' पद को हटा दें और “रसोपलब्धिसाधनम्‌ रसनम्‌ 
इतना ही लक्षण करें तो “रत के साथ इन्द्रिय का जो 'संयुक्तसमवायसब्चिकर्ष है, 
वह भी रसोपलब्धि का साधन है, तथा उस सन्निकर्ष का घटक जो रसाश्रयभूत द्रव्य 
है, वह भी रसोपलब्धि का साधन है । अतः दोनों में लक्षण के समन्वित हो os 
अतिव्याप्ति होगी । इसी प्रकार सक्तुरसाभिव्यंजक छाला ( लार ) में अतिव्याप्त 
हो जायेगी | उस अतिव्याप्ति के वारणाथं लक्षण में /इन्द्रिय' पद का निवेश करनो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९६ तकंभाषा [ रसनेन्द्रियनिरूपण 


चाहिये । तव अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि 'सन्निकषं' और तदूघटक 'रसा- 
श्रयद्रव्य' दोनों ही 'इन्द्रिय' नहीं हैं । अतः अतिव्याप्ति नहीं है । 
यह 'रसनेन्द्रिय' जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित रहता है। जब किसी रसाले 
पदार्थ का 'जिह्वा' से स्पर्श होता है, तभी अग्रभाग में स्थित रसनेन्द्रिय का उस पदार्थ 
से संयोग' हो जाता है । उस पदार्थ (द्रव्य ) में समवायसम्बन्ध से “रस' ( गुण ) 
रहता है। अतः रसनेन्द्रिय-संयुक्त द्रव्य में स्थित “रस” के साथ उस रसनेन्द्रिय का 
संयुष्तसमवायसन्निकषं होता है । तब जिह्वा पर रखे द्रव्य के रस की उपलब्धि, उस 
रसनेन्द्रिय को उक्त सन्निकर्ष के द्वारा होती है । 
यह 'रसनेन्द्रिय' आप्य ( जलीय ) द्रव्य है क्योंकि वह 'रस' का आश्रय है। जो 
“रस' का आश्रय होता है, वह 'जल' होता है, या 'जलीय' होत है ।--यह अनुमान 
ही उसके जलीय द्रव्य होने में प्रमाण है। यह 'रसनेन्द्रिय', जल के परमाणुओं 
से बना हुआ जलीय द्रव्य है । इसलिये उसमें जल के समस्त विशेष गुण भी होते हैं। 
किन्तु वे अदुष्ट के कारण अनुद्भूत रहते हैं। इस कारण उन गुणों का उनके द्वारा : 
स्वयं उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । 
शंका--रसनेन्द्रियं जलीयं रसवत्त्वात' कहकर 'रसवत्त्व' हेतु से रसनेन्द्रिय में 
“जलत्व या जलीयत्व' साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि शकरा, द्राक्षा, दाडि- 
मादि फलों ( पार्थिव द्रव्यों ) में “रसवत्त्व' तो है किन्तु 'जलत्व' नहीं है। अतः 
व्यभिचार है । 
समा०---उपयुक्त अनुमान में जो हेतु ( रसवत्त्वात्‌ ) दिया है, वह 'सामान्यरस' 
के रूप में नहों हे । अपितु 'विजातीय रस' के हेतु के रूप में दिया है। जो रस, पार्थिव 
द्रव्य में उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु केवल जलीय द्रव्य में ही उत्पन्न होता है, उसे 
अपाकज रस' कहते हैं। पाथिव द्रव्य का 'रस' पाकज होता है । वह तेज के विलक्षण 
क ह रहता है। किन्तु जल का रस सर्वदा एक-सा एकरूप रहता 
) के संयोग से बदलता नहीं है। एवंच अपाकज रस से ही 
कशह जलीयत्व का अनुमान किया गया है। अतः साध्य का व्यभिचार वहाँ 
कैसे नहाना म रस की उपलब्ध तो होती नहीं है, तब उसे 'रसाश्रय' 
शंका--रसनेन्द्रिय में रस की उपलब्धि न रहने पर भी 'रस' अनुमान 
प्रमाण से हो जाती है । अनुमान प्रयोग इस ग री रूपादिषु 
वे 7 छालावत्‌ ।' अर्थात्‌ रसनेन्द्रिय रस का आश्रय 
Re वह्‌ व्या रस्‌ स्पर्शादि पाँच विशेष गुणों में से केवल 'रस” का ही ग्राहक 
, Vash पपर टी यमी होता है! जैसे उब से. विक्की, हुल्ी छार 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Si 


चक्षुरिन्द्रियनिरूपण ] इन्द्रियनिरूपणस्‌ २९७ 


अर्थात्‌ दन्तान्तगंत उदक । मुख में लार के पैदा होने पर ही “रस” का स्वाद आता है, 
अन्यथा नहीं । एवं च 'लार' को रसानुभूति का साधन माना गया है । वह लार, मुख 
में स्थित रसवद्‌ द्रव्य के रूप आदि की ग्राहक नहीं होती, वह तो केवल “रसमात्र 
का ही ग्रहण करती है । इस दृष्टान्त से यह निष्पन्न हुआ कि जैसे रसवद्‌ द्रव्य के 
रूपादिगुणों में से अन्य किसी गुण की ग्राहक न बनकर केवळ रसमात्र की ही ग्राहक 
होने के कारण 'लार' जैसी 'रस' का आश्रय कहलाती है, वसी ही रसनेन्द्रिय भी रसवद्‌ 
व्य. के रूपादिगुणों में से केवल रसमात्र की ग्राहक होने से वह भी “रस' का आश्रय 
कही जाती है । 

रूपोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं चक्षुः । कृष्णताराग्रर्वात । तच्च तेजसं, रूपादिषु 
पञ्चसु मध्ये रूपस्येवाभिव्यञ्जकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ । 


(३) चक्षुरिन्द्रिय का निरूपण 

रूपेति रूप की उपलब्धि के साधनभूत इन्द्रिय को “चक्षु' कहते हैं। वह 
“इन्द्रिय' नेत्र की काली पुतली ( कृष्ण तारा ) के अग्रभाग में रहती है । तच्चेति । 
बह्‌ तैजस ( तेज से उत्पन्न ) है, ( प्रतिज्ञा), क्योंकि रूप आदि पाचों में से केवल 
'रूप” की ही वह अभिव्यञ्जक होती है, ( हेतु ), जैसे--केवल “रूप का अभिव्यञ्जक 
प्रदीप' ( तैजस ) है, ( उदाहरण ) । 

माधुरी 

षते रूपं पश्यति अनेनेति चक्षुः'--जिससे रूप देखा जाता है--इस व्युत्पत्ति 
के बलपर 'चक्षु' का लक्षण यह किया गया है--'रूपोपलब्धिसाधनमिनद्रयं चक्कु: । 
अर्थात्‌ रूप की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) के साधनभूत इन्द्रिय को चक्षु कहते हैं । उक्त 
लक्षण में 'रूप' पद को यदि हटा दें तो किसी की भी उपलब्धि के साधन घ्राणादि 
इन्द्रियों में लक्षण के घटित हो जाने से अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लका 
में 'हूप” पद का निवेश किया गया है । 'ख्पस्मृति' के साधनभूत 'मन' में अतिव्याप्ति 
न हो इसलिये लक्षणगत 'उपलब्धि' के स्थान में 'ज्ञान' पद नहीं दिया गया है । उसी 
तरह पुनः 'मन? में अतिव्याप्ति के निवारणार्थं 'साधन' के स्थान में साधक पद क 
निवेश नहीं किया गया, अपितु 'साधन' पद का ही निवेश किया गया है। एव का 
में 'इन्द्रिय' पद के न देने पर रूप और चक्षु के संयुक्त-समवायस्निकर्ष उ व्यक 
घटक 'घट-पटादि द्रव्य? में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में पय 
पद का निवेश किया गया है । अथवा रूपाभिव्यअजक ब्रा में अतिव्याप्ति 
वारणार्थ 'इर्द्रिय' पद दिया गया है । 

यह चक्षुरिन्द्रिय, नेत्र की कृष्ण पुतली के अग्रभाग पर स्थित रहती है > था 
. रिन्द्रिय में ती हैं। नेत्र खुलने पर उसकी किरणें बाह 


य रश्मियाँ ( किरणें ) त 
0. Vasishtha Tripathi 00160101. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२९८ तकंभाषा [ त्वगिन्द्रियनिरूपण 


निकलती हैं और सम्मुख स्थित द्रव्य के समीप पहुँचती हैं। उन किरणों द्वारा चक्षु 
का द्रव्य के साथ संयोग सन्निकर्ष ( संबंध ) होता है, और द्रव्यगत 'रूप” के साथ 'चक्षु' 
का 'संयुक्तसमवायसन्निकषं' होता है। इन दोनों में से प्रथम सन्निकषं के द्वारा 
'दरव्य' की और दूसरे सन्निकर्ष के द्वारा द्रव्यगतरूप की प्रतीति होती है । इस प्रतीति 
( उपलब्धि ) का साधन होने के कारण 'चक्षु' को इन्द्रिय कहते हैं । 
यह 'चक्षुरिन्द्रिय' तेजस द्रव्य है, क्योंकि 'तेज' के परमाणुओं से वह उत्पन्न 
होता है। उसमें 'तेज' के सभी 'विशेष गुण” उत्पन्न हुए रहते हैं । किन्तु वे, अदृष्ट- 
वशात्‌ अनुद्भूत अवस्था में रहते हैं। इसलिये उन गुणों का तथा 'चक्षुरिन्द्रिय' का 
प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। चक्षुरिन्द्रिय में 'तैजसत्व' की सिद्धि अनुमान से होती है । 
उस अनुमान को ग्रम्थकार'ने 'तच्च तेजसं रूपादिषु पञ्चसु मध्ये रूपस्येव अभिव्यक्ष- 
कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌' के द्वारा बताया है। अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय तैजस है, क्योंकि वह अपने 
से संयुक्त हुए द्रव्य के रूपादि पांच विशेष गुणों से केवल “रूप” का ही ग्राहक होता है । 
जो. अपने से संयुक्त द्रव्य के रूपादि गुणों में से केवल 'रूप' का ही ग्रहण करता है, 
वह 'तैजस' कहलाता है । जैसे--'प्रदीप', यह दृष्टान्त है । 
स्पर्शोपलब्धिसानसिद्धियं त्वक्‌ । सर्वशरीरव्यापि। तत्तु वायवीयं रूपादिषु 
पञ्चसु सध्ये स्पशंस्यैवाभिव्यञ्जकत्वात्‌, अङ्गसङ्भिसलिलशेस्पाभिव्यस्जकः 
व्यजनवातवत्‌ । 
(४) स्पशनेन्द्रिय ( त्वगिन्द्रिय ) का निरूपण-- 
. स्पर्षेति। 'स्पर्श' की उपलब्धि का साधन भूत जो इन्द्रिय है, “त्वक्‌ 
हैं । वह सम्पूर्ण शरीर को व्याप्त करके रहती है। तत्त्विति । Lh तका 
से उत्पन्न ) है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि रूपादि पाँचों में से केवल “स्पर्श की ही अभिः 
व्यञ्जक होती है ( हेतु ) । अङ्गेति । जैसे शरीर में लगे इए जल की शीतलता की 
अभिव्यञ्जक पंखे ( व्यजन ) की वायु ( उदाहरण ) केवल स्पशं की अभिव्यञ्जक 
होती है । 
माधुरी 
मध्चा: क्रोशन्ति’ में जैसे 'मञ्च' शब्द से तत्रस्थ पुरुष समझे जाते है । इसी 
अभिप्राय को ध्यान में रखकर 'त्वक्‌' का लक्षण बताया गया है-“स्पर्शोपलब्धि- 
साधनम्‌ इन्द्रियम्‌ त्यक्‌' । इस लक्षण में यदि 'इन्द्रिय' पद न दे तो :स्परणाभिन्यञ्जक 
व्यजनपवन' आदि में अतिव्याप्ति होगी । उसके वारणाथं लक्षण में 'इन्द्रिय' पद दिया 
म तरह यदि 'स्पर्श' पद को हटा दे, तो रूपादि के ग्राहक 'चक्षु' आदि 
प्ति होती । उसके वारणाथं “स्पशं पद दिया गया है। तथा 'उपलब्धि- 


पाधन' न कह कर उसके जे ॐ 
कह्‌ के स्थान में 'ज्ञानसाधक' कह दें तो, 'मन' में अतिव्याप्ति 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


श्रोत्रेन्द्ियनिरूपण ] इन्द्रियनिरूपणम्‌ २९९ 


होगी । उसके वारणार्थं लक्षण में 'उपलब्धिसाधन' कहा गया है। एवं लक्षण में यरि 
इन्द्रिय पद न रखें तो, 'स्पर्श' के साथ 'त्वक्‌ के 'संयुक्तसमवायसन्निकर्ष' में और 
उस सन्निकर्ष के घटक 'द्रव्य' में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थं लक्षण मे 
इन्द्रिय पद रखा गया है । यह 'त्वगिन्द्रिय' सम्पूर्णं शरीर पर ब्याप्त ( फैला ' 
रहता है । 'वायु' के परमाणुओं से इस 'त्वगिन्द्रिय” की उत्पत्ति होती है, इसलिये इरे 
“वायवीय द्रव्य” कहते है । अनुमान प्रमाण से इसका 'वायवीयत्व' सिद्ध किया जात 
है । उस अनुमान प्रयोग को ग्रन्थकार ने 'तत्तु वायवीयं, रूपादिषु पश्चसु मध्ये स्पर्शस्यैद 
अभिव्यञ्जकत्वात्‌ अङ्गस ङ्गि-सरिलशेत्याभिव्यञ्जकव्यजनवातवत्‌’ से प्रदर्शित कियः 
है । अर्थात्‌ 'त्वगिद्धिय' यायवीय है, क्योंकि वह रूपादि पाँच गुणों में से केवल "स्पर्श 
गुण का ही अभिव्यञ्जक ( ग्राहक ) होता है, जो रूपादि गुणों में से केवल 'स्पशं' गुण 
का ही ग्राहक रहता है, वह 'वायवीय' होता है, जैसे शरीर स्थित जलीय भाग के 
शीतलत्व की अनुभूति कराने वाली पंखे की हवा । 

शब्दोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं ्ोत्रम्‌ । तच्च कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नमाकारमेव, 
न द्रव्यान्तर दाब्दगुणत्वात्‌ । तदपि शब्दग्राहकत्वात्‌ । यदिन्द्रियं रूपादिषु पञ्चसु 
सध्ये यद्गुणव्यञ्जकं तत्‌ तद्ग्ुणसंयुक्तं यथा चक्षुरादि रूपग्राहकं रूपादियुक्तम्‌ । 
शब्दग्राहकञ्च ओत्रमतः शब्दगुणकस्‌ । 
( ५ ) श्रोत्रेन्द्रिय का निरूपण 

दाब्देति । 'श्रुणोति शब्दं गृह्वाति अनेनेति श्रोत्रम्‌ अर्थात्‌ “जिससे सुना जाता 
है'--इस व्युत्पत्ति के बल पर “श्रोत्र' का यह लक्षण निष्पन्न होता है--'शब्दोपलब्धि- 
साधनमिन्द्रियं श्रोत्रम्‌- अर्थात्‌ जो इन्द्रिय, 'शब्द' की उपलब्धि का साधन हो'-- 
उसे 'थोत्र' कहते हैं । उक्त लक्षण में यदि 'शब्द' पद न रखें तो रूपादि की उपलब्धि 
के साधन 'चक्षु' आदि में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थं लक्षण में 'शब्द' पद 
रखा गया है । 'मन' में अतिव्याप्ति के वारणार्थं 'ज्ञानसाधक' ( उपलब्धिसाधक ) 
न कहकर 'उपलब्धिसाधन' कहा गया है। तथा लक्षण में “इन्द्रिय' पद के रखने से, 
शब्द के साथ शत्र के समवायसन्चिकर्ष' में अतिव्याप्ति का वारण हो जाता है। . 

पहले जैसा कहा गया था कि 'घाण? आदि इन्द्रियों पृथिवी आदि से उत्पन्न होने 
के कारण पार्थिव आदि कहलाती थीं, वैसे 'श्ोत्र' इन्द्रियाँ के बारे नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि श्रोत्र, आकाशजन्य नहीं है । अपितु 'आकाशात्मक' ही है । 

प्रदन--'ओत्र' को आकाशात्मक ( आकाशरूप ) कहने में क्या प्रमाण है ? 

उत्तर- “श्रोत्र' को आकाशात्मक कहने में अनुमान प्रमाण है ।- 

तच्चेति । अनुमान प्रयोग यह है--तच्च कणंशष्कुल्यवच्छिन्नमाकाशमेव न 
द्रव्यान्तरं शब्दगुणत्वात्‌' । अर्थात्‌ रत्र आकाशात्मक है (प्रतिज्ञा) क्योंकि ह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०० तकंभाषा [ मन-इन्द्रियनिरूपण 


'शब्द' का आश्रय है ( हेतु ), जो शब्द का आश्रय होता है, वह आकाशात्मक होता है, 
( सामान्यव्याप्ति ), जैसे प्रसिद्ध आकाश ( उदाहरण ) । इस अनुमान-प्रयोग से 
'शब्दगुणत्व' ( शब्दगुणवाला ) होने के कारण “श्रोत्र' की आकाशात्मकता की सिद्धि 
बतायी गयी है। 
तदनन्तर 'श्रोत्र' क्षब्दगुण का आश्रय ( शब्दगुणत्ववान्‌ ) है--इसे भी दूसरे 
अनुमान प्रयोग के द्वारा बताया गया है-तदपीति। “तदपि शब्दगुणकं शब्दग्राहृक- 
त्वात्‌? । अर्थात्‌ 'श्रोत्र' शब्दगुण का आश्रय है ( प्रतिज्ञा), क्योंकि वह 'शब्द' का 
ग्राहक है ( हेतु ) । 
यविन्द्रियमिति । जो इन्द्रिय, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द इन पाँच गुणों में से 
जिस गुण का व्यंजक ( प्रकाशक या ग्राहक ) होता है, वह उस गूण के सजातीय गुण 
का आश्रय होता है ( सामान्यच्याप्ति ), जैसे-चक्षुरादि इन्द्रियां रूप आदि गुणों 
की ग्राहक होने से रूप आदि का आश्रय होती हैं ( उदाहरण ), वैसे ही शब्द गुण का 
ग्राहक होने से श्रोत्रेन्द्रिय भी उसका (शब्द का ) आश्रय है। और 'श्रोत्र' भी 
शब्द का ग्राहक है ( उपनय ), अतः 'शब्दगुणकम्‌' अर्थात्‌ वह 'शब्द-गुणवाला है 
-'( निगमन ) । 
झंका--यदि “श्रोत्र को आकाशात्मक मानते हैं तो बहिरे आदिमी को भी 'शब्द' 
की उपलब्धि होनी चाहिये। क्योंकि वह ( आकाश ) विभु है, नित्य हे । वह सर्वत्र 
"ही सबंदा रहता है । 
समा०--नैयायिक के मत में सभी कार्यों के प्रति तथा भोगों के प्रति 'अदृष्ट' 
को भी निमित्त माना गया है। अतः अदृष्टविशिष्ट आकाश को ही श्रोत्र समझना 
चाहिये । एवं च 'अदृष्ट' के सहायक न होने से बहिरे आदमी को 'शब्द' नहीं सुनाई 
पड़ता । 
सुखाद्यपलब्धिसाधनमिन्द्रियं सनः । तच्चाणुपरिमाणं, हूदयान्तर्वोत । 
(६ ) मनोनिरूपण-- 
सुखेति । सुख आदि की उपलब्धि का सधानभूत अन्तरिन्द्रिय 'भनस' (मन) है । 
तच्चेति । वह अणुपरिमाणवाला है । और हृदय के भीतर रहता है । > 
माधुरी 
“मनस्य ति अनेन इति मन:' जिसके द्वारा “मनन? किया जाता है, इस व्यत्पत्ति 
के अनुसार अहं सुखी, अहं दुःखी--इस प्रकार के सुख-दुःखादि का जो साक्षात्कार 
होता है, उप साक्षात्कार रूप उपलब्धि का जो 'इन्द्रिय” साधन बने उसे 'मन' कहते 
र Fe Me है, बाह्येन्हिय नहीं है । सुखादिकों का साक्षात्कार 
ठुभव.) मनोरूप इन्द्रिय से ही होता है, तदतिरिक्त किसी अन्य इन्द्रिय से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मन-इन्द्रियनिरूपण ] इन्द्रियनिरूपणम्‌ ३०१ 


१ 


नहीं। एवं च आत्मा के सुख-दुःखादि विशेष गुणों की उपलब्धि का साधन जो 
इन्द्रिय हो, उसे 'मन' कहते हैं । अतः 'सुखाद्युपलव्ध्रिसाधनमिन्द्रियं मनः' यह 'मन! का 
लक्षण किया गया है । 


इस लक्षण में 'सुखादि' पद नहीं रखेंगे तो “चक्षुरादि इन्द्रियो' में उक्त लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जायेगी । क्योंकि “मन” के समान “चक्षुरादि' इन्द्रियाँ भी रूपादि पदार्थों 
के साक्षात्कार की साधन हैं ही । अतः इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ उक्त लक्षण में 
'सुखादि' पद का निवेश करना आवश्यक है । चक्षुरादि इन्द्रियाँ रूपादिकों के साक्षात्कार 
की साधन होती हुई भी उन सुख-दुःखादिकों के साक्षात्कार की साधन नहीं हों 
पातीं । उस कारण चक्षुरादि इन्द्रियों में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 
अब उक्त लक्षण में से इन्द्रिय पद को हटा दें और केवल 'सुखाद्युपलब्धिसाधनं मनः" 
इतना ही लक्षण रखें तो 'आतम-मनःसन्निकर्ष' ( आत्मा का मन के साथ जो संयोग 
सम्बन्ध है, उसमें ) में तथा 'आत्मा' में और 'काल, दिक्‌ एवं अदुष्ट में उक्त लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि सुख-दुःखादि के साक्षात्कार के प्रति 'आत्म-मनःसंयोग' 
असमवायिकारण है, और “आत्मा” समवायिकारण है, तथा काल, दिक्‌-आदि 
निमित्त कारण हैं। इसलिये सभी में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थं इन्द्रिय 
पद का निवेश करना अत्यन्त आवश्यक है । आत्म-मनःसंयोगादिकों में 'इन्द्रियत्व' न 
होने से उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । 


उक्त लक्षण में 'उपलब्धि' पद के बजाय 'ज्ञा' पद को रखकर 'सुखादिज्ञान- 
. साधनम्‌ इन्द्रियं मन: कहें तो 'त्वगिन्द्रिय' में 'मन' के लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायेगी । क्योंकि नैयायिक विद्वान्‌ 'सुषुप्ति’ अवस्था में ज्ञान” की उत्पत्ति नहीं 
मानते । उसके उपपत्त्यर्थ वे 'जन्यज्ञानमात्र' के प्रति 'त्वङ्मनःसंयोग' को कारण बताते 
हैं । अतः सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति का प्रश्‍न ही नहीं उठता । क्योंकि सुषुसि 
के समय “मन” पुरीततिसंज्ञक नाडी में प्रविष्ट हो जाता है, वह “त्वक्‌” को छोड़ देता 
है। एवं च सुषुष्ति काल में 'त्वक्‌' के साथ 'मन' का संयोग नहीं रहता है । और 
न्यायसिद्धान्त के अनुसार यच्च यावत्‌ ज्ञान-सामान्य के प्रति 'त्वङ्मनःसंयोग कारण 
हुआ करता है, तदनुसार मन जैसे 'सुखादिज्ञान' के प्रति कारण होता है। वँसे ही [ 
“त्वक्‌' भी 'ज्ञानसामान्य' के प्रति कारण रहेगी । एवंच सुखादिज्ञान के प्रति उसकी 
भी कारणता ( साधनता ) .रहने से उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती है । उसके 
निवारणार्थं लक्षण में 'उपलब्धि' पद देना आवश्यक है । 


शंका--आपने ज्ञानसामान्य के प्रति 'तवगिन्द्रय' को कारण माना है। अत कु 
सुखज्ञान' का ( सुखोपलब्धि का ) भी कारण कहना होगा । तब “उपलब्धि! पद 
देने पर भी 'त्वक्‌'--में अतिव्याप्ति का वारण कैसे होः सकेगा ? 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ss > का Add ६ ste kad re £: 


३०२ तकंभाषा [ मनःपरिमाण 


समा०--'उपलब्धि' पद के देने पर अतिव्याप्ति का वारण इस प्रकार होगा कि 
‘उपलब्धि’ पद में 'उप' शब्द का अर्थ 'समीप' है। और 'लब्धि' शब्द का अर्थ 'ज्ञान' 
है । तव 'सुखाद्युपलव्धिसाधनम्‌ इन्द्रियं मनः? इस लक्षण का अर्थ यह होगा कि 'जो 
इन्द्रिय, समीपः-( अपने सन्निकषं ) से सुख-दुःखादि के ज्ञान का साधन ( करण ) हो 
"वह 'मन' ( इन्द्रिय ) है तब 'त्वक्‌' में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि-'त्वगिन्द्रिय? 
समीप से ( अपने सन्निकर्ष से ) सुख-दुःखादि के ज्ञान का साधन नहीं होता है। तथा 
लक्षण में 'इन्द्रिय' पद के न रखने से “आत्मा” में अतिव्याप्ति होती है । क्योंकि 'मन' 
का आत्मा के साथ 'संयोग' सम्बन्ध रहने से 'मनःसंयुक्त' आत्मा हुआ, और उस 
आत्मा में सुखादिगुण समवायसम्बन्ध से रहते है। अतः सुख-दुःखादिगुणों के साथ 
'मन' का संयुक्तसमवाय सन्निकषं है। अतः उस सन्निकर्ष का घटक 'आत्मा' भी 

१ जो 'सुख-दुःखादि' गुणों का आश्रय है, एवं च 'मुख-दुःखादि’ की उपलब्धि का 

साधन “आत्मा” भी हो सकता है। अतः सुखोपछब्धि के साधन 'आत्मा' में लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो रही है। उसके वारणार्थ लक्षण में 'इन्द्रिय' पद देना आवश्यक है । 
तब सुखादि की उपलब्धि का साधन तो “आत्मा? है किन्तु वह 'इन्द्रिय' नहीं है । 
अतः अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 

इस 'मनःसंज्ञक इन्द्रिय' का परिमाण 'अणु' माना गया है। वह हृदय के अन्दर 
रहता है । वहीं से जैसी जहाँ आवश्यकता होती है तदनुसार शरीर के भिन्न-भिन्न भागों 
में जाता रहता है । 

निष्कर्ष यह है--कि इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष हो जाने पर भी सभी अर्थो ( विषयों ) 
की अत्यक्ष युगपत्‌ ( एक साथ ) नहीं हो पाता है, अपितु क्रम से होता है । क्योंकि 
मन का परिमाण 'अणु' है। इसलिये तत्तद्‌ इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के होने में तत्तद्‌ 
इन्द्रिय के साथ जब 'मन' का संयोग होता है तभी प्रत्यक्ष हो पाता है । अतः 'प्रत्यक्ष- 
म से ह । क्योंकि 'मन' तो अण है, उसका भिन्न-भिन्न 

रहने वाले इन्द्रिय संयोग डे भव नहीं 

अतः एक-एक विपय (अर्थ ) का व. ps र ई न की द 
. क्रमशः हुआ करती है। Pi 

किन्तु मीमांसक 'मन' को विभु परिमाणवाला कहते हे । उसके विभु होने में वे 
शस प्रकार अनुमान करते हैं--'मनः विभु स्पशरहितद्रव्यत्वात्‌ आकाशादिवत्‌'---'मन! 
विभु है--क्योंकि बह 'स्पर्शे' गुण-से रहित 'द्रव्य” है । जो-जो स्पर्शगुण-रहित द्रव्य 
होता है वह 'विभु' ही होता है ।' जैसे-आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा ये चारों 
द्र स्पशगुणरहित द्रव्य हैं, अत: बे a होते हैं। उसी प्रकार 'मन? भी स्पर्श 


किन्तु नैयायिकों की दृष्टि से मीमांसकों का यह्‌ कथन ठीक नहीं है । क्योंकि 'मन' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इन्द्रियसिद्धि ] इन्द्रियनिरूपणम्‌ ३०३ 


यदि विभु होता तो उसका सभी इन्द्रियों के साथ युगपत्‌ ही सम्बन्ध हो सकता था, 
तब एक ही समय में अनेक : इन्द्रियों के द्वारा अपने-अपने विषयों का प्रत्यक्ष भी हो 
सकता था, किन्तु ऐसा होता नहीं है। सूत्रकार ने इसी अभिप्राय को सूचित करने के 
लिये 'मन' की सिद्धि करते हुए कहा है--'युगपज्ज्ञानानुष्पत्तिमंनसोरिङ्गम्‌'-( न्या० 
सू० १।१।१६ ) । 'मन' अणु होने से ही इतनी तीव्र गति का है कि उसे शरीर के 
विभिन्न भागों में जाने के लिये किच्िन्मात्र भी देर नहीं लगती । इस रीति से वह 
( मन ) सभी इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान कराता हुआ सुखादिका ज्ञान कराता है । 


ननु चक्षुरादीस्ट्रियसःद्ावे कि प्रमाणम्‌ ? उच्यते । अनुमानमेव । तथाहि 
रूपाद्युपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌, छिदिक्रियावत्‌ । 
इति इन्द्रियनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


प्रन--नन्विति । चक्षुरादि इर्द्रियों के अस्तित्व में क्या प्रमाण है ? 
उसर--उच्यत इति । बताते हैं--उनके अस्तित्व में 'अनुमान' प्रमाण ही है। 
तथा हीति। जेसे--रूप आदि विषयों का ज्ञान ( उपलब्धि ) किसी 'करण' से ही 
साध्य होता है, ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह ( ज्ञान ) क्रियारूप है, ( हेतु ), जैसे 'छेदन 
क्रिया' कुठारादि करण से होती है । ( उदाहरण ) 
माधुरी 
आँखों में जो 'गोलक' दिखाई देते हैं, वे 'चक्षुरिन्द्रय' नहीं हैं, अपितु 'कृष्णतारा' 
_ में सूक्ष्मतया रहने वाली जो है, वह चक्षुरिन्दरिय है । सुक्ष्मरूप से रहने वाली ये इन्द्रियाँ, 
किसी के प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। वे अतीन्द्रिय है । तथापि उनसे होने वाली रूप 
आदि की उपलब्धिरूपा क्रिया का अनुभव सभी को होता है । अतः रूपोपलब्धिरूपा 
क्रिया का प्रत्यक्ष होने से “मुझे रूप की उपलब्धि हुई' 'मैने उसका रूप देखा' इस प्रकार 
उपलब्धि को सभी प्रकट किया करते हैं । अनुभूत विषय को ही शब्द के द्वारा प्रकट 
किया जाता है। एवं च रूप आदि की उपलब्धिरूपा क्रिया जब प्रत्यक्ष सिद्ध है, तब 
उस क्रिया से उसके 'करण' का अनुमान सरलता से किया जा सकता है। इस 
रीति से रूपोपलब्धिरूप क्रिया के द्वारा उसके 'करण' के रूप में जिसका अनुमान किया 
जाता है, वही 'चक्षुरादि' इन्द्रिय है । 
` शंका--'रूपोपलब्धि' में जो क्रियात्व की विवक्षा की है, वह धात्वर्थरूप है, या 
परिस्पन्दरूप है ? उसे 'धात्वर्थरूप' इसलिये नहीं कह सकते कि उससे निमित्त मात्र 
से साध्य होने वाले प्रध्वंस में अनैकान्तिकता ( व्यभिचार ) होती है । उसी तरह 
उसे परिस्पन्दरूप भी नहीं कह सकते क्योंकि असिद्ध है। एवं च उभयतः पाशारज्जु 
रहने से यह सोचना व्यर्थ है। यहाँ पर 'क्रियात्व' का अर्थ 'कार्यत्व' विवक्षित है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०४ तकभाषा [ अर्थेषट्क 


'कार्यस्वं च अभुस्वा भावित्वम्‌' जो पूर्व नहीं था उसका होना ही कायंत्व है । ऐसा 
मानने पर कहीं कोई दोष नहीं है । 
इति इन्द्रियनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


९ 
(४ ) अथनिरूपणम्‌ 

अर्था: षट्पदार्थाः । ते च ब्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाः । प्रमाणादयो 
यद्यप्यत्रेवान्तभेवन्ति तथापि प्रयोजनवशाद्‌ भेदेन कोतंनम्‌ । 

अर्था इति । 'अर्थ' शब्द से वैशेषिकोक्त द्रव्यादि छह पदार्थ यहाँ विवक्षित हैं । जो 
(१) द्रव्य, (२) गुण, (३) कर्म, (४) सामान्य, ( ५ ) विशेष, ( ६ ) सम- 
वाय के नाम से प्रसिद्ध हैं। यद्यपि न्यायदर्शन में वणित 'प्रामाणादि' पदार्थ, इन 
वैशेषिकोक्त 'द्रव्यादि” पदार्थों में ही अन्तर्भूत होते हैं, तथापि किसी विशेष प्रयोजन 
वश उनको अलग से बताया गया है । री 


माधुरी 

ग्रन्थकार ने प्रमेयनिरूपण के आरम्भ में ही बारह प्रमेयों ( पदाथों ) को गिना 
दिया था । उनमें से ( १) आत्मा, ( २ ) शरीर, और ( ३ ) इन्द्रिय तीन प्रमेयों का 
विवेचन करने के बाद अब क्रमप्राप्त 'अ्थ' नामक चौथे प्रमेय को बताया जा रहा 
है । इस 'अर्थ' नामक प्रमेय के अन्तर्गत वैशेषिकदर्शन के 'द्रव्य, गुण' आदि सम्पूर्ण 
पदार्थों को बताया जा रहा है । 

वैशेषिक दर्शन में ये 'द्रव्य' से लेकर 'समवाय' तक छह “भाव पदार्थ हैं । वेशेषिक- 
सूत्रोक्त इन्हीं षट्‌ पदार्थों ( छह पदार्थों को तकंभाषाकार ने 'अर्थ' शब्द से विवक्षित 
किया है। 'अथं' शब्द की यह व्याख्या, तकंभाषाकार की अपनी स्वतन्त्र है । किन्तु 
न्यायसूत्रकार या उसके भाष्यकार के द्वारा अर्थ' शब्द का तात्पर्य कुछ अलग हीं 
बताया गय। है। न्यायसूत्रकार ने तो यहाँ पर “अथ शब्द से 'गन्ध' आदि पाँच इन्द्रिय- 
विषयों का ग्रहण किया है। 'गन्घ-रस-रूप-स्पर्श-दब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तदर्थाः- 
( त्या० सू० १।१।१५)। इस सुत्र में 'तदर्था: का अर्थ- इन्द्रियार्थाः ( इन्द्रिय के 
विषय )-'गन्ध-रस-रूप-स्पर्श-शब्द' ये पाँच हैं ये क्रमशः पृथिवी, जेल, तेज, वायु और 
आकाश, इन पाँच द्रव्यो के विशेष गुण हैं। एवंच न्यायसूत्र की दृष्टि से 'अर्थ' शब्द 
का तात्पर्यं गन्धादि गुणों में है। और वेशेषिकदर्शनकार की दृष्टि में 'अथं' शब्द से 
द्रव्य, गुण और कर्म तीन पदार्थों का ग्रहण किया जाता है । एवंच इनके मत में अर्थ 
शब्द का तात्पर्य (व्य, गुण और कर्म” इन तीनों में ही है। किन्तु तकंभाषाकार केशव" 
मिश्र ने 'अथं' शब्द के द्वारा “द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय'- यै छट 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तकंभाषा का मतवैशिष्टथ ] अर्थनिरूपणम्‌ ३०५ 


भावपदार्थ, बताये हैं। इन्होंने न “न्याय” का मार्ग अपंनाया और न ही वंशेषिक के 
मार्ग को अपनाया, किन्तु अपना एक अलग ही मागं बनाया है । 

शंका--ग्रन्थकार ने ऐसा क्यों किया? जब कि ग्रन्थकार 'प्रमेयाणि उच्यन्ते” कह- 
कर न्यायदर्शनोक्त बारह प्रमेयों ( पदार्थो ) की व्याख्या करने जा रहे हैं । ऐसी स्थिति 
में 'अर्थ' शब्द से उन्हीं बारह पदार्थों का ही ग्रहण करना था । वह क्यों नहीं किया ? 

समा०--यह्‌ 'तकंभाषा' ग्रन्थ, त्यायदर्शन और वंँशेषिकदर्शन दोनों का सम्मि- 
लितरूप से 'प्रकरणग्रन्थ' है । अतः दोनों दर्शनों के पदार्थो को इसमें बताना ग्रस्थकार 
को अभीष्ट है । एवंच न्यायदशंनोक्त प्रमाणादि सोलह पदार्थों को बताते हुए वंशेषिक- 
दर्शनोक्त द्रव्यादि छह पदार्थो को भी बताने के लिये ही 'अर्थ' शब्द के भीतर उनका 
भी सन्निवेश कर लिया है। इस प्रकार 'अर्थ' शब्द से 'द्रव्यादि' छह पदार्थों का ग्रहण 
करके, वैशेषिकदर्शन में “अर्थ” शब्द से अभिमत द्रव्य, गुण, कर्म तीन का स्वतंत्ररूप 
से और न्यायदर्शन में “अर्थ” शब्द से अभिमत 'गन्ध' आदि 'इन्द्रियायों' का गुणों के 
मध्य संग्रह कर दिया गया है। अतः दोनों दर्शनों में की गयी 'अर्थ' शब्द की व्याख्या 
के साथ ग्रन्थकार के द्वारा की गई 'अथ' शब्द की व्याख्या का समन्वय सरलता से 
हो जाता है। इस ग्रन्थ में मुख्यतया: न्यायदर्शन के 'प्रमाण' आदि सोलह पदार्थो का 
विवेचन किया गया है और “अर्थ! के अन्तर्गत वंशेषिकदर्शन के 'द्रव्य' आदि पदार्थो का 
वर्णन किया है। 

न्यायसूत्र के भाष्य में एक प्रश्‍न और उसका समाधान किया गया है कि 
'प्रमाणादि' समस्त पदार्थो का अन्तर्भाव एक मात्र 'प्रमेय' पदार्थ के भीतर ही हो 
सकता है । तव न्यायदर्शन में सोलह पदार्थो का निरूपण क्यों किया गया है ? इस प्रश्‍न 
का समाधान करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि उनका अन्तर्भाव भ्रमेय' में हो सकता 
है--यह सत्य है । तथापि उनका अलग से प्रतिपादन करने का विशेष प्रयोजन है । 

नीतिशास्त्र में आन्वीक्षिकि त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वतो’ कहा गया है। 
इसके अनुसार 'आन्वीक्षिकी” ( न्यायविद्या ), 'त्रयी' ( वेदविद्या ), 'वार्ता' ( अर्थ- 
शास्त्र--इसमें शिल्प, वाणिज्य, कृषि, भैपज्यादि जीविकोपार्जन के सभी ख्रोतों विशद 
वर्णन किया है), और 'दण्डनीति' ( राजनीति--इसमें राज्यशासन के सभी अंगों 
का वर्णन रहता है )--ये चार प्रकार की पृथक्‌-पृथक्‌ बिद्याएँ विश्वकल्याण के लिये 
सवंमान्य है । इन सबका भी 'प्रमेय' में ही अन्तर्भाव किया जा सकता है । किन्तु 
इनका अलग-अलग विशद विवेचन किये बिना उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । 
अतएव इन्हें स्वतन्त्रविद्याओं के रूप में कहा गया है । 

उसी प्रकार 'प्रमाणादि' पदार्थ, च्यायविद्या के प्रधान 
प्रमाणोदि पदार्थों के ऊपर ही निर्भर है! उनके निरूपण के विना न्यायविद्या 
निरूपण नहीं हो सकता । यदि 'प्रसाणादि' पदार्थो का निरूपण :न्यायविद्या' में 


० त्त 5 १ \ 
Rosen Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अंग हैं । न्यायविद्या, उन 
विद्या का 
न. किया 


\ 


३०६ तकेभाषा . „ [द्रव्यनिरूपषण 


जाय तो 'न्यायविद्या' भी उपनिषदों के समान ही केवल अध्यात्मविद्या ही कहलायेगी । 
उस स्थिति में उसका अन्तर्भाव 'त्रयी' में ही करनां होगा। तब इसे स्वतन्त्र 
विद्या नहीं कर सकेंगे । अतः उस न्यायविद्या के स्वतन्त्र-स्वरूप की रक्षा करने के 
लिये ही इन पदार्थों का निरूपण अलग से किया गया है । 


भाष्यकार के उपयुक्त कथनानुसार ही तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने बताया है कि 

यद्यपि वैशेषिक के 'द्रव्यादि' छह पदार्थों में ही नेयायिकों के प्रमाणादि सोलह पदार्थों 
का अन्तर्भाव हो जाता है, तथापि एक विशेष प्रयोजन से उनको अलग से बताया 
गया है । अन्यथा अर्थात्‌ उनका अलग से प्रतिपादन न किया जाता तो 'न्यायदशेन' 
का वेशेषिकदर्शन की अपेक्षा स्वतन्त्र अस्तित्व न दिखाई देता। एवं च उसकी 
स्वतन्त्रता के संरक्षणार्थ ही इन पदार्थों का पृथक्‌ निरूपण किया गया हे । इस न्याय- 
विद्या में ही न्यायप्रवृत्ति के अंगरूप में संशय से लेकर निग्रहस्थान तक के पदार्थों 
को बताया गया है । इस प्रकार अन्य किसी शास्त्र में भी संशयादि निग्रहान्त पदार्थो 
को नहीं बताया है । एवं च न्यायप्रधान ( अनुमानप्रधान ) होने से यही न्यायविद्या 
समस्त विद्याओं की अनुग्राहक है, और अनुग्राहक होने से ही उसे 'उत्तम' कहा जाता 
-है। क्योंकि 'न्याय' से ही सभी विद्याओं का प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है । न्याय- 
भाष्यकार कहते हैँ--“'सेयमान्वीक्षिकी न्यायविद्या प्रमाणादिभिः पदार्थे: प्रविभज्य- 
माना[--. 

प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌ । 

आश्रयः सर्वधर्माणां विद्योद्देशे परीक्षिता ॥” 

. ध्रमाण-प्रमेयादि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, निःश्रेयसप्राप्ति में निमित्त 
होता है। इसलिये द्रव्यादि अर्थों से अलग प्रमाण-प्रमेयादि का वर्णन करना ही 
चाहिये । न्यायभाष्यकार ने कहा है कि “यद्यपि आत्मा! से भिन्न द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव भी प्रमेय हैं ओर उनके भेदोपभेद भी असंख्य हो 

सकते हैं, तयापि विशेषरूप से “आत्मा” आदि का प्रमेय के रूप में इसलिये उपदेश 
दिया है कि इनके तत्त्वज्ञान से 'अपवर्ग की प्राप्ति होती है, और इनके मिथ्या- 
ब 'संसार' की प्राप्ति होती है । इसलिये यह न्यायविद्या एक पृथक्‌ प्रस्थान 

। 

तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌ । गुणाश्रयो वा । तानि व्यप्तेजो- 
वाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवेव । है योत चि 

जल हे का छह पदार्थों में जो पदार्थ, 'समवायिकारण' बनता है--उसे 
ब्व्य । ॥ अथवा जो “गुण” का 

खै क ये 'दो' लक्षण हैं । 8 TR ताता. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्रव्यनिरूपण ] _अथेनिरूपणस्‌ ३०७ | 


तानीति। वे 'दरव्य' संख्या में नो ही हैं--( १) पृथिवी, (२) जल, 
(३) तेज (अग्नि), (४) वायु ( ५) आकाश, (ये पश्चभूत कहलाते हैं ) 
(६) काळ, ( ७ ) दिक्‌, ( ८ ) आत्मा, और (-९ ) मन ( मनस्‌ ) । Ss 

माधुरी 

पूर्वोक्त द्रव्यादि छह पदार्थों में से 'द्रव्य' का लक्षण 'समवायिकारणं द्रव्यम्‌' अर्थात्‌ 
‘समवायिकारणत्वं द्रव्यत्वम्‌’ किया गया है। जो किसी 'कार्य' का समवायिकारण 
बनता है, उसे 'द्रव्य' कहते हैं । उक्त लक्षण के पदकृत्य पर भी थोडा-सा. विचार कर 
लिया जाय । 

उक्त लक्षण में समवायि' पद को यदि हटा दिया जाय तो “कारण द्रव्यम्‌' इतना : 
ही लक्षण शेष रह जायेगा । तब इस द्रव्य लक्षण की “गुण, कर्म” आदि में अतिव्याप्ति 
हो जायेगी, क्योंकि वे 'गुण, कमं' भी असमवायिकारण तथा निमित्तकारण बनते हैं। ' 
जैसे--'तन्तुरूप', पटरूप का तथा “कर्म, संयोग-विभाग का 'असमवायिकारण' और 
अपने 'प्रत्यक्ष' का 'निमित्तकारण' हुआ करता है । किन्तु 'समवायि' पद के देने पर यह 
अतिव्याप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि 'कार्य' का 'समवायिकारण' ही द्रव्य कहलाता है, 
दूसरा नहीं । एवं उक्त लक्षण में से 'कारणम्‌' ( कारणत्व ) को हटा दें तो शेष 
‘समवायि’ ( समवायित्वं. ) द्रव्यम्‌ ( द्रव्यत्वम्‌ ) इतना ही रहेगा तब उस लक्षण 
की 'गुण' तथा 'कमं' में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि गुण” तथा (कर्म में भी 'गुणत्व' 
तथा 'कर्मत्व” जाति 'समवाय' सम्बन्ध से रहती है । अतः वे 'गुण, कमं' भी समवाय- 
विशिष्ट होने से. 'समवायि” हैं। किन्तु लक्षण में 'कारणम्‌' कहने पर अतिव्याप्ति 
नहीं हो पाती । गुण और कर्म में यद्यपि 'जाति' का समवाय है, किन्तु 'जाति' को 
नित्य माना गया है, वह अनित्य नहीं हे । अत; 'गुण या कमं' उसके ( जाति के ) 
जनक ( कारण ) नहीं कहे जा सकते । अतः अतिव्याप्ति नहीं है । 

किन्तु उक्त लक्षण में 'कारणत्व' का प्रवेश रहने से 'गौरव' होता है यह सोचकर 
दुसरा लघु लक्षण 'गुणाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्‌’ बनाया है । न 

शंका-“गणाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्‌' इस द्वितीय लघु लक्षण की भी घट के प्रथम क्षण 
में उसके 'निर्गुण' रहने से उस में अव्याप्ति' होती है, क्योंकि ल्योय के सिद्धान्ता- 
नुसार प्रथम क्षण में ( उत्पत्ति क्षण में ) गुणरहित (निर्गुण ) घट की उत्पत्ति हुआ 
करती है । इसलिये प्रथम क्षण में 'घट' ( कोई भी द्रव्य ) गुण का आश्रय नहीं बन 
सकता । तब -'गुणाश्रयो द्रव्यम्‌' यह द्रव्यलक्षण उसमें कैसे समन्वित हो सकेगा ? अतः 
अव्याप्ति है । सू 

समा०--योग्यता के आधार पर गुणाश्रयता को मानने में अव्याप्ति दोष नहीं 
होगा । अर्थात्‌ 'गुण' के आश्रय बनने.की “योग्यता' उसमें अपेक्षित है । योग्यता का. 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३०८ तकभाषा र [ द्रव्यनिरूपण 


अर्थ है--गुणा$्त्यंन्ताःभावा$भाव' यानी गुणों के अत्यन्ताभाव ( त्रैकालिक्‌ अभाव ) 
का अभाव । यद्यपि प्रथम क्षण में ( उत्पत्ति क्षण में ) “घट' आदि द्रव्यो में 'गुणों' 
का अभाव है, किन्तु गुणों का 'अत्यान्ताभाव' नहीं है, क्योंकि द्वितीय क्षण में उस 
- उत्पन्न हुए घटादि 'द्रव्य” में 'गुणों' की उत्पत्ति हो जाती है । इसी को दूसरे शब्दों में 
ऐसा भी कह सकते हैं कि 'गुणाश्रयत्व' अर्थात्‌ 'प्रतियोगिव्यधिकरणगुणाभाव- 
शून्यत्व' । जिससे 'गुणाभाव' अपने प्रतियोगी 'गुण' का व्यधिकरण होकर न रहे-- 
वह द्रव्य है। ऐसा कहने पर द्रव्यलक्षण' की अव्याप्ति नहीं हो पायेगी । क्योंकि 
घटोत्पत्ति के प्रथम क्षण में यद्यपि उसमें ( उत्पद्यमान घट में ) गुणाभाव रहता है 
( निर्गुण रहता है ), किन्तु वह गुणाभाव 'प्रतियोगिव्यधिकरण' होकर नहीं रहता है, 
क्योंकि वही द्रव्य ( घट आदि ) द्वितीय क्षण में गुणविशिष्ट ( सगुण ) हो जाता है। 
अर्थात्‌ दुसरे क्षण में वहाँ 'गुण' भी रहता है । अतः अव्याप्ति नहीं है । 
शंका--जो 'घट' अपनी उत्पत्तिक्षण के द्वितीयक्षण में ही नष्ट हो जाय, तब तो 
. उसमें 'गुण' के उत्पन्न न होने से उस 'घट' में जो 'गुणाभाव' है, वह 'प्रतियोगि- 
व्यधिकरण गुणाभाव' ही है। उस घट में ्रतियोगिव्यधिकरणगुणाभावशुन्यत्व' के 
न रहने से 'ग॒णाश्रयत्वं द्रव्यत्वम्‌' लक्षण की अव्याप्ति होगी । 
समा०--उपर्युक्त दोनों लक्षणों का उल्लेख करके एक तीसरे लक्षण की ओर संकेत 
. कर रहे हैं। वह तीसरा लक्षण है--'्रव्पस्वजातिमस्वं द्रव्यत्वस्‌' । अर्थात्‌ जो पदार्थ, 
समवाय सम्वन्ध से 'द्रव्यत्व जाति? विशिष्ट होता है, उस पदार्थ को 'द्रव्य' कहते 
हैं । एवं च 'समवाय सम्बन्ध" से 'द्रव्यत्वजाति” पृथिवी आदि नौ द्रव्यो में रहती है । 
गुणादि पदार्थों में वह नहीं रहती । इसलिये 'द्रव्यत्व जातिमत्त्व! ही द्रव्य का लक्षण 
समुचित है । किन्तु इस लक्षण का औचित्य तभी कहा जायेगा, जब किसी प्रमाण से 
'व्यत्वजाति' की सिद्धि हो जाय, अन्यथा नहीं । विचार करने पर प्रतीत होता है कि 
“अनुमान' प्रमाण से 'द्रव्यत्व जाति' की सिद्धि हो सकती है । वह (द्रव्यजाति की सिद्धि) 
'समवायिकारणता' के 'अवच्छेदक' के रूप में की जाती है । जो इस प्रकार है--दव्य- 
वृत्तिर्या संयोगस्य विभागस्य वा समवायिकारणता सा किस्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ 
छाती आदि नी द्रव्यों में रहने वाली “संयोगगुणरूप' कार्य 
or याचा जो समवायिकारणता है, वह ( कारणता ) क्श 
होती है वह किही बने अनचि हो होगी हे पि भोगो क 
होती है। जसें में ४३४ है। निरवच्छिन्न कोई कारंणता न 
अवच्छिन्न रहती है। उसी, प्रकार 2 रि पात रत 
रहेगी । “एवं च प्रथिवी आदि नौ क याशी तवा पनाच 
च्ल है, उसकी द्रव्यों रै रहने वाली संयोग-विभागरूप कार्य की जो 
/ प्रमबाविकारणता है, अवच्छेवृक 'द्रव्यत्व” जाति ( धर्म ) ही होगी, अन्य कोई 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तम के द्रव्यत्व पर विचार ] अर्थेनिरूपणम्‌ ३०९ 


'धर्म' उसका अवच्छेदक नहीं होगा । वह 'द्रव्यत्व” जाति ( धर्म ) नो द्रव्यो में ही 
रहती है, अन्यत्र नहीं । पूर्वोक्त दो लक्षणों की दृष्टि से देखने पर भी 'द्रव्य” को जब 
हम 'ससमवाधिकारण' या 'गुणाश्रय' कहते हैं, तब हमें 'संयोग-विभाग रूप गुणों की 
'समवाविकारणता' का और उसके 'अवच्छेदक' के रूप में 'द्रव्यत्व” जाति (घमं) का 
भी स्मरण हो आता है । इस प्रकार हमें उक्त दोनों लक्षणों में से ही तृतीय लक्षण का 
भी संकेत मिल जाता है। ग्रन्थकार केशवमिश्र का अभिप्राय भी. इस तृतीय लक्षण में 
ही है--ऐसा प्रतीत हो रहा है । 

'द्रव्याणि नवेव” कहते हुए ग्रन्थकार ने दो बातों की ओर ध्यान आकवित किया 
है। एक तो कुछ लोगों के भ्रम का निराकरण और दुसरा नौ से अधिक द्रव्यों का 
निषेध । कुछ लोगों को यह भ्रम है कि “शब्द”, वायु का ही गुण है, अत: 'आकाश' 
नाम से उसका कोई अतिरिक्त आश्रय नहीं है। तथा “जन्यपदार्थ” ही 'काल' है, उससे 
भिन्न 'काल' नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है । भुत द्रव्य” ही दिक्‌ है, उरासे भिन्न 
(दिक्‌' नाम का कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। 'देह” ( शरीर.) ही 'ज्ञान' आदि गुणों के 
आश्रय हैं, 'आत्मा' नाम का कोई अतिरिक्त द्रव्य नहीं है। “वायु' के परमाणु ही 'मन' 
है, अतः 'मन' नाम का कोई स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। इन भ्रमो का निराकरण 'नवैव' 
कहने से ही हो जाता है तथा मीमांसक के अभिमत द्रव्य का निषेध भी हो जाता है। ` 

ग्रन्थकार ने "नवेव द्रव्याणि’ में 'एव'कार का प्रयोग किया है। उस प्रयोग के 
द्वारा नौ से अधिक संख्या में 'द्रव्य' के होने का निषेध व्यक्त किया है । क्योंकि मीमां- 
सकों ने 'तम' ( अन्धकार ) को भी एक स्वतंत्र पृथक्‌ द्रव्य के रूप में स्वीकार किया 
है । अर्थात्‌ मीमाँसकों ने दस 'द्रव्य' माने हैं । . 
मीमांसकों का मत-- 

'तमस्‌ ` ( तम ) को स्वतन्त्र द्रव्य मानने में मीमांसक यह युक्ति देते हैं-- 

“तमः खलु चले नीलं परापरविभागवत्‌ । | 

प्रसिदधद्रव्यवेधर्म्यान्नवभ्यो भेत्तुमहंति॥” 
'तम' में चलनात्मक क्रिया रहती है, 'तम' का रूप "नील होता है, 'तम' की उत्पत्ति, 
इर तथा समीप के स्थानों में क्रमशः होती है। 'तम' में कालकृत तथा दिकूकृत 'परत्व' 
तथा अपरत्व भी रहता है। उसी तरह एक जगह से विभक्त होकर दूसरी' जगह से 
संयुक्त हुआ भी वह ( तम ) दिखाई देता है । .इसळिये उसमें संयोग-विभाग भी होते 
हैँ । छोटे-बड़े स्थानों में 'तम' छोटा ओर बड़ा भी दिखाई देता है। इसलिये उसमें कई 
अकार का परिमाण भी माना जाता है । भिन्न-भिन्न स्थानों भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ने से 
उसमें विभिन्न संख्याय भी होती हैं। एक जगह का तम, दूसरी जगह के तम से पृथक्‌ 
( भिन्न-अलग ) दिखाई देता है । इसलिये उसमें 'पृथक्त्व' को भी मानना होगा । इस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१० तकभाषा [ तम के द्रव्यत्व का खण्डन 


प्रकार 'जाति और गुणो? का आश्रय होने से 'तम' को पृथिवी आदि प्रसिद्ध नो द्रव्यों 
से भिन्न एक स्वतन्त्र दसबाँ द्रव्य भी मानना चाहिये। (नील तमञ्चलति' यह प्रतीति 
सभी को होती है । इस प्रतीति से “तम? में 'नीलगुण' और 'चलनक्रिया' सिद्ध है । 
गुण तथा क्रिया का आश्रय द्रव्य ही होता है। अतः 'तम' में द्रव्यत्व सिद्ध हो 
जाता है। 
-- तम! में 'गन्धगुण' के न रहने से उसका 'पृथिवी' में अन्तर्भाव नहीं है । 'तम' में 
'तीलरूप' के रहने से उसका जल, वायु, आकाश, तेज, काल, दिक्‌ और आत्मा आदि 
में भी अन्तर्भाव नहीं है, क्योंकि ऊपर परिगणित द्रव्यों में 'नीळरूप' नहीं है । 'जल' 
का रूप 'अभास्वर शुक्ल' है और तेज ( अग्नि ) का रूप 'भास्वरशुक्ल' है । नीलरूप 
नहीं है । शेष वायु, आकाश,. काल, दिक्‌, आत्मा तथा मन--इन छह ्रव्यों में 
किसी प्रकार का कोई रूप नहीं रहता है । किन्तु 'तम' में 'नीलरूप' रहता है । इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि 'तम' का अन्तर्भाव उक्त नौ द्रव्यो में नहीं है । अतः “तम' को 
नौ द्रव्यो से भिन्न दशम द्रव्य मानना. ही चाहिये । मीमांसकों के इस वक्तव्य पर नेया- 
यिक उसका उत्तर देते हैं। - 
“तमः के द्रव्यत्व होने का खण्डन 

'तम' कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है। वह तो 'तेज' का अभावमात्र है। जहाँ पर 
तेज नहीं रहता, या कम रंहता है--वहीं पर 'तम' की प्रतीति होती है । 

'इंका--जैसे आप 'तेज' को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर उसके अभाव को 'तम' बताते 
हैं, तो हम उसके विपरीत ही क्यों न मान लें.? अर्थात्‌ 'तम' को स्वतन्त्र द्रव्य मानकर 
उसके अभाव को ही 'तेज' क्यों न कहें । 

समा०--उक्त शंका उचित नहीं हे । 'तेज' को तो स्वतंत्र द्रव्य के रूप में मानना 
ही होगा, क्योंकि वह उष्णस्पर्श का आश्रय है । 'तम' को स्वतन्त्र द्रव्य मानने में कोई 
प्रबल युक्ति नहीं है । और उसको 'तेज' का अभाव कहने में कोई बाधक भी नहीं है । 
किश्व 'तम' को द्रव्य.कहने में गौरव दोष भी है । जैसे--'तेज' के होने पर 'तम' की 
निवृत्ति हो जाती है और 'तेज' के न रहने पर 'तम' की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार 
'तम' की प्रवृत्ति-निवृत्ति होती रहने से वह ( तम ) जन्य द्रव्य ही कहलायगा, नित्य 
द्र्व्य नहीं । इस प्रकार उसे जन्यद्रव्य कहने पर उसके 'प्रागभाव', 'घ्रध्वंस', तथा 
अनन्त अवयव आदि की कल्पना करनी होगी अर्थात्‌ यह सब गौरव प्रपच करना 
पड़ेगा । और 'तेज' के अभाव को 'तम' मान लेने में किसी भी प्रकार के प्रपञ्च का 
Pd > अतः 'तेजोऽभाव' को ही 'तम कहने में लाघव होने से 

८ ही 'तम' कहना चाहिये । 'तम' नयम का कोई अलग द्रव्य नहीं है । 

तम' को स्वतंत्र पदार्थ मानने वालों को उसमें 'द्रव्यत्व सिद्धि के लिये 'नीलरूपं' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पृथिवीनिरूपण |] अथंनिरूपणमुं ३११ 


गुण और 'चलनरूप” क्रिया का आश्रय मानना पड़ता है। अत एव वे कह देते हैं 
कि 'नीलं तमश्चलति' । 

किन्तु उनका इस तरह कहना ठीक नहीं है। वस्तुतः ये दोनों प्रतीतियाँ ( रूप 
और क्रिया की ) निरा भ्रम हैं। जेसे--“आंकाश' में नीलरूप की प्रतीति का भ्रम हुआ 
करता है, क्योंकि 'आकाश' तो निराकार है, निराकार रहने से वह रूप रहित है। 
तथापि स्वच्छ आकाश को देखकर “नील नभः' का व्यवहार लोग किया ही करते हैं । 
अतः व्यवहार के आधार पर 'प्रतीति' को यथार्थ कह देना ठीक नहीं है । व्यवहार 
तो उलटे-पलटे' भ्रमपूर्ण भी हुआ करते हैं। जैसे--'ऊरु” को जाँघ, और “जाँघ' को 
ऊरु तथा (रंगी” को 'नारंगी' लोग कहा करते हैं। रेलगाड़ी के चलने पर समीप 
के स्थावर-जंगम सभी चलते हुए दिखाई पड़ते हैं । एवं च 'नीलं नभः' यह नीलरूप- 
वत्ताप्रतीति जो होती है, वह केवल “भ्रम! ही है। उसी तरह 'नीलं त॑मः' यह प्रतीति 
भी केवल, भ्रम ही है। तथा 'तमः चलति' यह जो 'चलन क्रिया” की प्रतीति होती 
है, वह भीं भ्रम है । वह 'प्रतीति” औपचारिक है। वस्तुतः 'तम” चलता नहीं है, 
अपितु 'प्रकाश' ( तेज ) द्रव्य, चलता है । उसके चलने से 'तेज' का जो 'भाग' 
आवरण, में आ जाता है, उस कारण जहाँ-जहाँ 'तेज' नहीं पहुंच पाता है, वही “भाग” 
( तेजोऽभाववाला ) चलता हुआ-सा प्रतीत होता है । अतः 'तम' में गति (चलन 
क्रिया) की प्रतीति भी केवल भ्रम ही है। एवं च “तम! को द्रव्य सिद्ध करने वाले 
दोनों; हेतुओं के भ्रमरूप होने से 'तम' को द्रव्य नहीं कह सकते । वैशेषिक दर्शन के 
पश्चमाध्याय के दुसरे आह्लिक के दो. सूत्र इसी बात को बता रहे हैं-- 

'द्रव्यगुणकमंनिष्पत्तिवेधर्म्यादभावस्तम: ॥ १९ ॥ 
“तेजसो द्रव्यान्तरेणावरणाच्च' ॥ २० ॥ 
पृथिव्यादिद्रव्याणि ; 
` तत्र पूथिवोत्वसामान्यवती पृथिवी । काठिन्यकोमलत्वाच्चवयवसंयोगविशेषेण 

युक्ता । घ्राण-शरीर-मृत्पिण्ड-पाषाण-वुक्षादिरूपा । रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-संख्या- 
परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-गुरत्व-दरवत्व-संस्कारवती । सा च 
द्विविधा नित्याऽनित्या च । नित्या परमाणुरूपा अनित्या च कार्यरूपा “१402 
घायाः पृथिव्या रूप-रस-गन्ध-स्पर्शा अनित्याः पाकजाञ्च । पाकस्तु तेजःसंयोगः, 
तेन पृथिव्याः पुर्वरूपादयो नव्यन्त्यन्ये जन्यन्त इति पाकजाः। ' 
( १ ) पृथिवीनिरूपण-- । 

तत्र पृषिबीत्वेति । उन पृथिवी आदि नौ द्रव्यों में से 'पूथिवीत्व' जाति (सामान्य) 
से विशिष्ट जो द्रव्य हो, उसे 'पृथिवी' कहते हैं । 

काठिन्येति । वह कठोर ( पाषाण, लोहा, लकड़ी, इंट आदि में ) तथा कोमल 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१२ तर्केभाषा [ पृषिवीनिख्पण 


( रुई, पुष्प, मखमल आदि ) आदि अवयव संयोग-विशेष से युक्त होती है । अभिप्राय 
यह है--'पूथिवी' के कठिन-कोमल आदि अनेक भेद होते हैं। जिस पृथिवी के अवयवों 
का संयोग दृढ रहता है, वह पृथिवी 'कठिन' होती है । और जिस पृथिवी के अवयवों 
का संयोग 'शिथिल' रहता है, वह 'कोमल' होती है । 
घ्राणेति । वह, घ्राण (इन्द्रिय ), शरीर (मनुष्य आदि का ), और मिट्टी का 
पिण्ड ( गोला ), पाषाण ( पत्थर ), वृक्ष आदि के रूप में होती है । निष्कर्ष यह है कि 
पृथिवी के अनेक स्वरूप होते हैं--श्राण से लेकर वृक्ष आदि तक जो ऊपर बताये गये 
हैं। प्रथिवी के इन सभी रूपों का तीन प्रकार से वर्गीकरण, न्यायशास्त्र के अन्यान्य 
ग्रन्थो में किया है। उसके ( पृथ्वी के ) कुछ रूप तो 'शरीर' के अन्तगंत, और कुछ 
रूपों को 'इन्द्रिय' के अन्तर्गत, तथा कुछ रूपों को “विषय” के अन्तर्गत कर दिया गया 
है। अर्थात्‌ सभी रूपों को 'शरीर-इन्द्रिय-विषय' इन तीन वर्गो में बाँट दिया है। 
शरीरवयं में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वनस्पति आदि का समावेश किया गया 
है। इन्द्रियवर्ग में 'घाण' का समावेश किया गया है। बिषयवग में मृत्पिण्ड, पाषाण 
आदि का समावेश किया गया है। . 
वह ( १ ) रूप, (२) रस, (३) गन्ध, ( ४ ) स्पर्श, (५) संख्या, (६) 
परिमाण, ( ७ ) पृथक्त्व, (८) संयोग, ( ९ ) विभाग, ( १० ) परत्व, ( ११) 
अपरत्व, ( १२ ) गुरुत्व, ( १३ ) द्रवत्व, ( १४.) संस्कार ( वेग, और स्थिति- 
स्थापक ) इन चौदह गुणों से युक्त होती है । 
सा चेति। वह पृथिवी दो प्रकार की है--नित्य और अजित्य। नित्या पृथिवी 
'परमाणुरूप' और अनित्या पर्थिवी 'कार्यरूप' है। अर्थात्‌ 'पृथिवी' के मुख्यतया दो 
हैं-नित्यपृथिवी और अनित्य पृथिवी । जो 'पूथिवी' परमाणृरूप रहती है, उसे 
गत्य पृथिवी' कहते हैं। और जो पृथिवी परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होती है, 
उसे 'अनित्य पृथिवी' कहते हैं। इस 'अनित्य पृथिवी? के भी दो भेद होते हैं-( १) 
अणु और (.२ गो ७ र 
गु हो “२ ) महत्‌ । जो प्रथिवी दो परमाणुओं के संयोग से ( दृघणुक से ) 
अ है बह 'अणु' कहलाती है। तीन इचणुकों के संयोग से उत्पन्न होने वाली 
र को “बसरेणु' कहते है । अर्यात्‌ परमाणुषट्क सम्बद्ध रेणु यानी द्रधणुकत्रयात्मक 
स्पा पृथ्वी और उससे भी बड़ी सम्पूर्ण पृथ्वी 'महत्‌' समझी जाती है । द्विविधाया 
इति । नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की पृथिवी से सम्बद्ध ' र 
ये चारों गुण' अगि द्ध रूप, रस, गन्ध, स्पर्श 
उण अनित्य और पाकज होते हैं। 'पाक' से उत्पन्न 
वा द र पाक से उत्पन्न होने वाले को पाकज 
५३ पाक का अर्थ होता है--'तेज का 'विलक्षण संयोग? । इस विलक्षण 
तेजःसंयोग रूप पाक से पाथिव घटादिरूप पृथिवी में पूर्व रहने वाले रूप | रस, गन्ध 
और स्पर्श का नाश होकर उनके स्थान पर नवीन रू कल 
जाते हैं। जैसे कच्चे घडे का इयाम प, रस, गन्ध, स्पर्शं उत्पन्न हो 
3 मरूप नष्ट होकर उसकी जगह रक्त रूप' पैदा हो 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पाकक्रियाविचार ] अर्थनिरूपणम्‌ ३१३ 


जाता है । कच्चे आम का हरा रूप, सूर्य के तेज:संयोग से लाल, पीला हो जाता है, 
उसका खट्टा रस नष्ट होकर, मधुर रस उत्पन्न होता है, अव्यक्त गन्ध नष्ट होकर 
व्यक्त सुगन्ध पंदा हो जाता है। एवं च तेजःसंयोग से उत्पन्न होने वाले रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श ये चारों 'पाकज' कहलाते हैं। इस रीति से सम्पूर्ण विश्व के पाथिव 
द्रव्यो पर पाक का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये पाकज गुण केवल पृथिवी में ही 
रहते हैं, अन्यत्र नहीं । 
माधुरी 
ग्रन्थकार ने द्रव्यादि पदार्थो का निरूपण वंशेषिकों के अनुसार किया है । वेशेषिक- 
दर्शन में ( १ ) द्वित्व, (२ ) पाकजोत्पत्ति, ( ३) विभागज विभाग तीनों का विशद 
विवेचन उपलब्ध होता है। उनके उत्पत्तिविनाश को प्रक्रिया को प्रशस्तपादभाष्य 
में सविस्तर बताया गया है। ये तीनों वंशेषिकदर्शन के प्रधान, महत्वपुर्ण विषय कहे 
जाते हैँ । इन्हीं तीनों के आधार पर वेशेषिक दर्शन के पाण्डित्य की परीक्षा हुआ 
करती थी । इस सम्बन्ध में एक श्लोक प्रसिद्ध हे-- 
“द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वैशेषिकं विदुः ।।” 
--( सवं० द० पृ० २२० ) 

पीलूपाक और पिठरपाक-- 

ऊपर बता चुके हैं कि कच्चे घड़े का श्यामरूप अरिनसंयोग से नष्ट होकर 
रक्तरूप की उत्पत्ति होती है । उस रक्तरूप की उत्पत्ति की प्रक्रिया में न्यायदर्शन तथा 
वैशेषिकदर्शन का कुछ मतभेद है । अतः इस सम्बन्ध में दोनों के सिद्धान्तों के नाम 
भिन्न-भिन्न हैं । इस पाकजोत्पत्ति को वशेषिकदर्शन 'पीलुपाक' के नाम से कहता है। 
'पीलु' शब्द का अर्थ 'परमाणु' है। एवं च 'पीलुपाक' का अर्थ है--'परमाणुओं का 
पाक? । वैशेषिको के मत के अनुसार 'परमाणुओं' में पाक होता है। परमाणुओं में 
'पाकज रूप, रस आदि गुण' उत्पन्न होते हैं । पिण्डरूप “घट' आदि में नहीं। “घड़े” 
के प्रत्येक 'परमाणु' के बीच अग्नि ( तेज ) का प्रवेश होता है । इसीलिये पकते समय. 
'घड़े' के परमाणुओं के घटारम्भक संयोग का नाश होकर उसके “परमाणु' अलग- 
अलग हो जाते हैं । तब उन विभक्त हुए परमाणुओं में 'श्यामरूप' का विनाश होकर 
नवीन रक्तरूप उत्पन्न होता है । तदनन्तर वे रक्त हुए परमाणु प्राणियों के अदुष्टवशात्‌ 
परस्पर मिलकर 'घड़े' का पुननिर्माण करते हुँ--इसी को 'पीलुपाक' कहते हैं 1 आवे 
. में जब घडा रखा जाता है, उस समय घड़े के परमाणु परस्पर एक दूसरे से संयुक्त 
रहते हैं, किन्तु उनके बीच जब अग्नि का प्रवेश होता है तो उनमें कुछ अन्तरं हो 
जाता है, उस कारण उनके बीच अग्नि को प्रवेश करने की जगह मिल जाती है । इसी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१४ तकभाषा [ पाकक्रियाविचार | 


अन्तर या विभाग को 'घट का नाश” कहते हैं। रक्तरूप पैदा होने के वाद घड़े के | 
उण्डे होते समय जैसे-जैसे उनके बीच से 'अग्नि' निकलता जाता है, वेसे-वेसे वे परमाणु 


पुर्ववत्‌ पुनः परस्पर मिल जाते है । इसी पुनःसंयोग के द्वारा 'घट का पुननिर्माण' 


हुआ कहा जाता है 'पीलुपाक' के अनुसार इनके मत में यही 'पाकजोत्पत्ति' की | 


प्रक्रिया है । 


नेयायिकों के मत के अनुसार जो पाकज प्रक्रिया है उसे 'पिठरपाक' कहा जाता । 


है। इनके मत में पाकजगुणों की उत्पत्ति 'परमाणुओं' में न हो कर 'घड़े' के सम्पूर्ण 
'पिण्ड' में होती है। 'पिठर' शब्द का अर्थ 'पिण्ड' है। उस 'पिण्ड' में पाक होने के 
कारण ये लोग उस पाकज प्रक्रिया को 'पिठरपाक' कहते हैं। इनका कहना है कि 
` 'परमाणुओं' के बीच अग्नि का प्रवेश मानने पर भी “पिण्ड' ( घट द्रव्य ) का नाश 
` नहीं होता है । यदि 'पिण्ड' ( घट ) का नाश कहें तो उत्पत्ति-विनाश की प्रक्रिया में 
गौरव मानना होगा। इसलिये “पिठर' ( पिण्ड ) में ही पाक होता है। यही दोनों 
में अन्तर है। घटादिक पिण्ड ( अवयवी ) में सूक्ष्म छिद्र होते ही हैं। उन सूक्ष्म 
. छिदो के माध्यम से अरिन के सूकम अवयव उस पिण्ड ( घट ) के भीतर प्रविष्ट होते 
हैं। अग्नि के अवयवों के संयोग से उस पिण्ड ( घट ) के भीतरी अवयवों में रक्तरूप 
आदि उत्पन्न होते हैं । 
शंका--घट आदि को छिद्रयुक्त मानने में क्या प्रमाण है? 


समा०--यदि घटादि पिण्डों में छिद्र न हों तो तण्डुल आदि का पाक नहीं होना 
चाहिये । घट आदि ( हृण्डिया ) में तण्डुल और जल डालकर एवं नीचे से अग्नि के 
प्रज्वलित कर देने पर उन तण्डुल आदि का पाक होता दिखाई देता है । इससे स्पष्ट है 
कि उस अग्नि के सुक्ष्म अवयव उस घट के भीतर उसके सुक्ष्म छिद्रों द्वारा प्रविष्ट हो 
कर उन तष्डुलों का पाक तैयार करते हैं। अत: घटादि पिण्ड ( अवयवी ) को 
छिद्रयुक्त मानना ही होगा । / 

वैशेषिकों को इस पाकजप्रक्रिया में 'इघणुक' से लेकर “घट” तक समस्त अवयबियों 
का नाश स्वीकार करना पड़ता 
अवयवियों की पुनरुत्पत्ति, तथा उन 
उन्हें करनी पड़ती है, जिससे वैशेषिकों के मत में क 


वही यह घट है--जो आंवे में पकने के लिये 
डाळा था--ऐसी प्रत्यभिज्ञा भी घट के नष्ट न के 
बल पर पूर्वोत्तर घट का अभेद होने में प्रमाण है। इस प्रत्यभिज्ञा 


नाश नहीं होता है। द भी सिद्ध होता है। एवं च अवयवी ( पिण्ड ) का / 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है। एवं च अनन्त अवयवियों का नाश, तथा अनन्त | 


| 


जलनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ३१५ 


तकंभाषाकार श्रीकेशवमिश्र की दृष्टि-- 

वैशेषिकदर्शन का 'पीलुपाक' और न्यायदर्शन का 'पिठरपाक' दोनों में से तकंभाषा- 
कार का झुकाव "पिठरपाक' की ओर ही दिखाई देता है । क्योंकि तकंभाषाकार ने 
नित्य और अनित्य दोनों प्रकार की पृथ्वी को 'पाकजगुणों' का आश्रय बताया है । 
उनका यह कथन न्यायद्शंन के ही अनुकूल हो सकता है, क्योंकि नैयायिको ने 
'परमाणु' और 'अवयवी' दोनों में पाक का होना बताया है । 

वैशेषिकों ने अनित्य पृथिवी को 'पाकज गुणों” का आश्रय नहीं माना है, क्योंकि 
उनके ( वेशेषिकों के ) मत में 'अवयवी' का द्व्यणुकान्त नाश हो जाने पर उसके 
परमाणुओं में ही 'पाक' का होना माना जाता है । परमाणुओं में पाक हो जाने के 
पञ्चात्‌ जब नवीन अवयवी की उत्पत्ति होती है तब उसमें कारणगत गुणों से ही 
नवीन रूप आदि का जन्म होता है । इसलिये उनके मत में “पाकजगुणों' का आश्रय 
“नित्य पृथ्वी! ही हो सकती है । अनित्य पृथिवी, पाकजगुणों का आश्रय नहीं है । 


अप्त्वसामान्ययुक्ता आप: । रसनेरिद्रियशरीरसरित्समुद्रहिमकरकादिरूपाः। 
गन्धवर्जंस्नेहयुक्तपूर्वोक्तगुणवत्यः । नित्या अनित्याञ्च। नित्यानां रूपादयो नित्या 
एव । अनित्यानां रूपादयोऽनित्या एव । 
( २) जलनिरूपण- 

अप्त्वेति । 'अप्त्व' जाति ( सामान्य ) से युक्त 'आप्‌' ( जल ) है। रसनेति। 
उसके अनेक रूप हैं । जैसे--रसनेर्द्रिय, वरुणलोक में प्रसिद्ध जलीयशरीर, और सरित्‌, 
समुद्र, हिम और ओला ( करका) आदि। गर्षेति। जल के इन सभी भेदों में 
गन्ध को छोड़कर 'पृथिवी' के शेष सभी गुण रहते हैं। जल में 'गन्ध' के बदले 
"स्नेह? संज्ञक एक नवीन गुण रहता है। इस प्रकार 'जल' में 'रूप, रस, स्नेह, स्पर्श, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और 
संस्कार- ये चौदह गुण रहते हैं । नित्येति । वह जल, नित्य और अनित्य के भेद से 
दो प्रकार का है । 'नित्यजल' परमाणुरूप होता है, और 'अनित्यजल' कार्यरूप होता 
है। नित्य ( परमाणुरूप ) जल के 'रूपादि' गुण 'नित्य' ही होते हैं, और अनित्य 
( कार्यरूप ) जल के 'रूपादि' गुण 'अनित्य' ही होते हैं । 

माधुरी 

ग्रन्थकार ने 'जल' का लक्षण 'अप्त्वसामान्ययुक्ता आपः' किया है । उक्त लक्षण में 
जो 'अपू" शब्द है, उसका अर्थ 'जल' है । 'आपः स्त्री भूम्नि इस कोष के अनुसार 
'अप्‌' शब्द का प्रयोग “नित्य स्त्रीलिङ्ग में और बहुवचन में ही .हुआ करता है। 
इसीलिये 'आपः' यह स्त्रीलिंग में बहुवचनान्त प्रयोग किया गया है। 'अप्‌' शब्द का 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१६ तकभाषा [ जलनिरूपण 


अर्थ 'जल' है । और “अप्त्व' का अथे 'जलत्व' है । यह “अप्त्व” ( जलत्व ) जाति (धर्म), 
"अपू? ( जल ) से भिन्न पदार्थ में न रहने वाली किन्तु समस्त 'अप्‌' ( जल ) में रहने 
वाली जाति है। अतः जल का लक्षण 'अप्त्व' ( जलत्व ) जातिमत्त्व ही है। एवं च 
'अप्स्व' जाति से ( सामान्य से ) युक्त को ही 'अप्‌' ( जल ) कहा जाता है। “जल” के 
भी शरीर, इन्द्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार होते हैं। अर्थात्‌ जलीय शरीर; 
जलीय इन्द्रिय और जलीय विषय--ये ही तीन प्रकार हैं। जलीय शरीर 'अयोनिज' 
होता है। ये जलीय शरीर 'वरुणलोक' में हुआ करते हैं। ज़लीय इन्द्रिय “रसना' 
(.रसनेन्द्रिय ) है, और जलीय विषय नदी, समुद्र, कूप, तडाग आदि हैं। “जल! 
में रूप, रस, स्नेह तथा स्पशं ये चार विशेष गुण रहते हैं और संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
“संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व और संस्कार--ये दश. सामान्य गुण 
रहते हैं । “सर्वं वाकयं सावधारणम्‌' यह एक नियम है । तदनुसार 'अब्भक्षो वायुभक्षः’ 
इस न्याय से 'अप एव भक्षयति' कहने से 'वायुभेव भक्षयति” यह अर्थ उपलब्ध होता है । 
उसी तरह यहाँ पर भी 'जल' में शुक्लवणं ( रूप ) ही होता है, 'जल' में मधुर रस 
ही होता है, 'जल' में शीत स्पशं ही होता है, और 'जल' में ही स्नेह होता है। इसी 
बात को वैशेषिक सूत्रकार ने बताया हे--'ख्परसस्पद्दावत्य आपो द्रवाः स्निग्धा:-- 
( वै० सु० २१२ )। एवश्च अभास्वर शुक्लमात्ररूपवत्त्वम्‌, शीतमात्रस्पशंवत्त्वम्‌, 
स्नेहवत्त्वमू, सांसिद्धिकद्रवत्ववत्त्वम्‌' इत्यादि अनेक लक्षण, जल के हो सकते हैं । ऊपर 
बता चुके हैं कि नित्य-अनित्य भेद से 'जल' दो प्रकार का होता है। अत: परमाणुरूप 
नित्य वळ छ ४ नेह गण भी नित्य होता है । उसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता 
क का rt 
नाश हुआ करता है। 'अनित्य 


को जन्य शब्द से भी कहा जाता है । अनित्य स्नेह की उत्पत्ति अनित्य जल ( जन्य 
जल ) में हुआ करती है । नित्यजल 


र ( परमाणुरूप जल ) में अथवा उससे भिन्न 
( अतिरिक्त ) पदार्थ में उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। इस परिस्थिति को देखने से 
उसका कायकारणभाव यह निर्धारित किया जाता है कि 'समवायसम्बन्ध' से रहने 
बाले 'जन्यस्नेह' के प्रति 'तादात्म्यसम्वन्ध' से जन्यजल कारण होता है । 'जन्यजल' में 
'जन्यस्नेह की जो कारणता है, वही 'जन्यस्नेह' की समवायिकारणता है। क्योंकि 
जन्यस्नेह्‌ रूप गुण, 'समवाय' सम्बन्ध से उत्पन्न होकर 'जल' द्रव्य में रहता है । 
इतना समझने पर 'जलत्वजाति' को सिद्ध करने के लिये जो दो अनुमान किये जाते हैं 
उज हा सरलता से हो सकेगा । उन दो अनुमानों में से पहिले “अनुमान से तो 
जन्यस्नेह' की समवायिकारणता के अवच्छेदक ( नियामक ) रूप में 'जन्यजलस्व' 
जाति की सिद्धि होती है । और दसरे अनुमान से 'जन्यजल' की समवायिकारणता के 
अवच्छेदक ( नियामक ) रूप में 'जलत्व' जाति की सिद्धि होती है । | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जलत्वजातिसिद्धि ] अर्थेनिरूपणम्‌ ३१७ 


जन्यजल में 'जलत्व' जाति की सिद्धि का अनुमान 

'जन्यजलनिष्ठा या स्नेहसमवायिकारणता सा किच्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌, 
पटनिष्ठकार्येतानिरूपिततन्तुनिष्ठसमवायिकारणतावत्‌' । जल में रहने वाली स्नेहगुण 
की जो समवायिकारणता है, वह कारणता किसी धर्म से अवच्छिन्न होने योग्य है, 
क्योंकि वह भी एक 'कारणता' है। जो भी 'कारणता' होती है, वह किसी घमं से 
अवच्छिन्न ही होती है। कोई भी 'कारणता' ऐसी नहीं होती, जो 'तिरवच्छिन्न' हो । 
जेसे--'तन्तु' में रहने वाली 'पट' की समवायिकारणता, 'तन्तुत्व' धर्म से अवच्छिन्न 
होती है । उसी प्रकार “जल' में रहने वाली 'स्नेह' गुण की समवायिकारणता भी 
किसी धमं से अवच्छिन्न अवश्य होगी । उस कारता का 'अवच्छेदक धर्म” जलत्व जाति 
ही हो सकती है । उसके सिवाय कोई दूसरा धमं उस कारणता का अवच्छेदक नहीं 
हो सकता । क्योंकि जो धर्म जिस कारणता के न्युनदेश में तथा अधिक देश में न 
रहकर 'कारणता' के ही समान देश में रहंता है, वही धर्म उस कारणता का 
अवच्छेदक हुआ करता है। जिस कारणता का धर्म उसके न्यूनाधिक देश में रहता 
है, वह धर्म उस कारणता का अवच्छेदक नहीं होता है । एवं च 'अन्यूनानतिरिक्त- 
वृत्ति धर्मं ही अवच्छेदक होता है--इस नियम को दृष्टिगत करते हुए हम देखते 
हैं कि जन्य 'स्नेहगुण' की समवायिकारणता केवल जन्य 'जलमात्र' में ही रहती है। 
नित्य जल तथा उसके अतिरिक्त किसी दुसरे द्रव्य में नहीं रहती । इसलिये जन्य 
'जलत्व' जाति में ही उस जन्यस्नेह की समवायिकारणता की अवच्छेदकता का होना 
संभव हो सकता है। एवं च जातिबाधकाभावसहक्कत उक्त अनुमान से जन्यजलनिष्ठ- 


जन्यस्नेहसमवायिकारणता का अवच्छेदक धमं जन्य 'जलत्व' जाति ही हो सकती है । 
शंका--जन्यजल में 'जलत्व' जाति ( धर्म ) की तरह 'सत्ताजाति' तथा "द्रव्यत्व 


जाति' भी तो रहती है। तब उन्हीं में से किसी को 'कारणतावच्छेदक' धर्म क्यों नहीं 
कहते ? 

समा०--'सत्ताजाति’ तथा 'द्रव्य'वजाति' केवल जल में ही नहीं रहती, अपितु 
'पृथिवी' आदि द्रव्यों में भी रहती है । इसलिये अधिक देशवृत्ति होने के कारण वह 
सत्ताजाति या द्रव्यत्वजाति दोनों में से कोई भी उस कारणता की अवच्छेदक नहीं हो 
सकेती । एवं च जन्यस्नेह की समवायिकारणता के अवच्छेदक ( नियामक ) खूप में 
'जन्यजलत्व' जाति की सिद्धि पहिले अनुमान के द्वारा की गई है। 

अब दुसरे अनुमान से जन्यजल की समवायिकारणता के अवच्छेदक ( नियामक ) 
रूप में 'जलत्व' जाति की सिद्धि की जाती है। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा-- 
समवायसम्बन्धावच्छिन्न-जन्यस्नेहत्तावच्छिन्न-जन्यस्तेहतिष्ठजन्यता निरूपिता, तादात्म्य- 
` सम्वन्धावच्छिन्ता या जन्यजलतिष्ठा समवायिकारणता, सा किचिद्धर्मावच्छिन्ना, कारण- 
_ तात्वात्‌, पटनिष्ठकायंतानिरूपित-तन्तुगतकारणतावत्‌ः। अर्थात्‌ समवाय सम्बन्ध से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३१८ तकभाषा [ जलत्वजातिसिद्धि 


जन्यजल के प्रति तादात्म्यसम्बन्ध से 'जल' कारण होता है । एवं च 'जल' में रहनेवाली 
'जन्यजल' की जो कारणता है, वही 'जन्यजल' की 'समवायिकारणता' है। इस जन्य- 
जल में रहनेवाली 'समवायिकारणता' को 'पक्ष' बनाया गया है । वह 'जन्यजल' की 
'समवायिकारणता' किसी धम से अवच्छिन्न, अवश्य ही रहेगी, क्योंकि वह भी एक 
'कारणता' है । जो-जो 'कारणता' कहलाती है, वह सभी किसी धमं से अवच्छिन्न ही 
हुआ करती है । जैसे--तन्तु' में रहनेवाली 'पटकारणता' 'तन्तुत्व' धम से अवच्छिन्न 
होती है । इस द्वितीय अनुमान से 'जन्यजल' की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप 
में जिस धर्म की सिद्धि होती है, वह 'धमं' समस्त जल में रहता है । जल के अतिरिक्त 
अन्य किसी पदार्थ में नहीं रहता । उसी धमं का नाम “जलत्व” है। उसे जातिरूप 
मानने में कोई बाधक नहीं है। अतः जातिबाधकाभावसहकुत उक्त अनुमान से उसमें 
जातित्व” सिद्ध हो जाता है । 
“नित्यजल' में 'जलत्व' जाति की सिद्धि-- 
शंका--ऊपर प्रदर्शित किये गये अनुमान से दृघणुकादिरूप 'जन्यजल? में यद्यपि 
'जलत्व' जाति की सिद्धि कर सकते हैं, तथापि 'परमाणुरूप नित्यजल' में 'जलत्व? 
जाति की सिद्धि कैसे होगी ? क्योंकि 'परमाणुरूप नित्यजल” में रहने वाला 'स्नेहगुण” 
भी नित्य होता है, और 'द्वघणुकादिरूप अनित्यजल' में रहने वाला 'स्नेहगुण' अनित्य 
होता है। 'जो “धर्म” नित्य-अनित्य दोनों में रहता है उस 'धर्म” को कार्यता का अव- 
च्छेदक नहीं माना जाता । जैसे--नित्य-अनित्य 'परिमाण' में रहने वाला 'परिमाणत्व” 
धर्म, द्रव्यनिरूपित कार्यता का “अवच्छेदक' नहीं हुआ करता, उसी प्रकार 'स्नेहत्व? 
धर्मं भी नित्याउनित्य 'स्नेह' में रहने के कारण जलनिरूपित 'कार्यता' का अवच्छेदक 
नहीं हो सकेगा । किन्तु 'जन्यस्नेहत्व' धे ही उस कार्यता का अवच्छेदक होगा । उस 
ह 'समवायिकारणता' केवल “जन्यजळ' में ही रहेगी । 'परमाणुरूपनित्य- 
` जल' में गी नहीं । इस १ में 'जलत्वः 
अ लड र मी उक्त अनुमान से 'परमाणुरूप नित्यजल' में 'जलत्व 
समा०---'दयणुकादिरूप जन्यजल' में 'जन्यस्नेह' की समवायिकास्णत्ता रहती 
` है--यह कहना सत्य है, इसमें किसी का भी विवाद नहीं है । इसोलिये प्रथमत: “जन्य- 
स्नेह' की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में 'जन्यजलत्व? जाति की सिद्धि कर दी 
है। अर्थात्‌ जन्यजलमात्रवृत्ति 'जलत्वजाति' की सिद्धि की गई है। उसके बाद जन्य- 
जलत्व जाति से अवच्छिन्न 'जन्यजल' में' रहने वाली 'समवायिकारणता? का अवच्छेदक 
होगा जन्य-अजन्य समस्त जलवृत्ति शुद्धजलत्व' । वही शुद्धजलत्व” जातिरूप धर्म है, 
यह सिद्ध हुआ। जैसे यहाँ पर “द्वघणुकादि अनित्य जल! में “ऽणुकादिजन्यजल' की 
“समवायिकारणता' है, वैसे ही 'परमाणुरूप नित्यजल' में भी द्वघणकरूप जन्यजल की 
समवायिकरणता है। अतः 'परमाणुरूप नित्यजल' में तथा हृधणुकादिरूप अनित्यजल 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेजोनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ३१९ 


में भी उस जन्यजलं की समवायिकारणता का अवच्छेदक धमं 'जलल्व' होगा । 
उस 'जळत्व' धमं को -हो 'जलत्व' जाति कहते हैं। इस रीति से 'जलत्व' 
जातिं के सिद्ध हो जाने से 'जलत्वजातिमत्त्व' रूप जल का लक्षण जो किया गया है, 
वह उचित ही है|। र 

जल में १४ गुण रहते हैं। चतुदंश गुणों वाले जल के दो भेद होते हैं--( १) 
नित्य और (२ ) अनित्य । उनमें 'परमाणुरूप जल”. नित्य कहा जाता है। और 
परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होने वाला 'द्रघणुकादिरूप समस्त जल' अनित्य कहा 
जाता है, उसे 'अवयवी' कहते हैं। यह अवयवीरूप अनित्यजल शरीर, इन्द्रिय, 
विषय के भेद से;तीन प्रकार का होता है । नित्य जल के 'रूप-रस-स्नेह-स्पशे-एकत्व- 
संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-गुरुत्व-द्रवत्व गुण नित्य होते हैं। और अन्य गुण अनित्य 
होते हैं। तथा अनित्य जल के सभी गुण अनित्य होते हैं। “नित्यजल' में केवल 'दैशिक 
परत्व-अपरत्व' रहता है । 'कालिक परत्व-अपरत्व' नहीं रहता । अनित्य जल में दैशिक 
और कालिक दोनों प्रकार के परत्व-अपरत्व रहते हैं। ऊपर बताये गये अनित्य जल 
के तीन वर्गों में से 'जलीय शरीर' वरुणलोक में होता है । उस शरीर की रचना 
जल के परमाणुओं से होती है । उस शरीर में भी पृथिवी का उतना अंश मिश्रित 
रहता है, जितने से कर-चरणादि की रचना होकर उसे उपयोगक्षम बनाया जा सके । 
एवं जलीय इन्द्रिय तो. “रसना” ही है । इन्द्रिय और शरीर के अतिरिक्त (भिन्न ) 
जितना भी जल है, वह सब, भोगसाधन होने के कारण 'विषय” कहलाता है।. 
जलीयशरीर का; लक्षण यदि करना हो तो इस प्रकार किया जा सकता है--'शीत- 
स्पशेवत्‌ शरीरं जलीयशरीरम्‌'--जो शरीर समन पससबल्ध से शीतस्पर्शवाला हो, उसे 
जलीयशरीर समझना चाहिये । यह जलीय शरीर /अयोनिज' होता है । 
_ शेंका--उत्पन्न विनष्ट जलीयशरीर में तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न जलीयशरीर 
में शीतस्पर्श का अभाव रहने से अव्याप्ति है । 

समा०--अव्याप्ति के निरसनार्थ जल के लक्षण की तरह यहाँ भी 'शीतस्पर्श- 
समानाधिकरणः:व्यत्वव्याप्यजातिमत्‌ ¦ शरीरं जलीयशरीरम्‌” इस प्रकार “जरूत्व- 
जातिघटित लक्षण कर लेने से अव्याप्ति नहीं होगी । इस लक्षण में 'शरीरम्‌' पद, 
गया है इन्द्रिय मै और जलीय-विषय में 'लक्षणश्की अतिव्याप्ति के निरसनाये रखा 

1 है। अ 


तेजस्त्त्रसामान्यवत्‌ तेजः। चक्षुःशरीरसवितृसुवर्णवह्िविद्यदादिप्रभेदम्‌ । 
रुप ्प्ञ-संख्या-परिमाण-पृथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्वाऽपरत्वःद्रवत्व-संस्कार” 
चत्‌ । नित्यमनित्यञ्न पूर्ववत्‌ । तच्चतुर्विधम्‌--. 

१: उद्भूतरूपस्पर्शम्‌। २. अनुदृभूतरूपस्पर्शम्‌ । २. अनुद्भूतरूपसुद्भूत- = 
स्पशम्‌ । ४. उदृभूतरूपमनुदूभूतस्पश्ंञ्चेति । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२० ` तकंभाषा [ तेशोनिरूपण | 


(३) तेजोनिरूपण- 


तेजस्स्वेति । 'तेजस्त्व' जाति जिस पदार्थं में रहती है, उसे 'तेजस्‌' कहते हैं । यह | 
'तेजस्‌ का लक्षण है। यह तेजस्‌ भी शरीर, इन्द्रिय और विषय भेद से तीन प्रकार | 


का होता है । चक्षुरिति । जैसे --चक्षु ( इन्द्रिय ) है, और शरीर ( सूर्यंलोक में रहने 
वाले शरीर ) सूर्य, सुवणं, अग्नि, विद्युत्‌ आदि भेदों से युक्त होता है । 

रूपेति । यह तेजस्‌ पदार्थं--( १ ) रूप, ( २) स्पशं, ( ३ ) संख्या, (४) परि- 
माण, ( ५ ) पृथक्त्व, ( ६ ) संयोग, (७ ) विभाग, (८) परत्व, ( ९ ) अपरत्व, 
( १०) द्रवत्व, ( ११ ) संस्कार--ग्यारह्‌ गुणों से युक्त रहता है । 

नित्यमिति । वह तेजस्‌ पदार्थं भी पर्थिवी आदि के समान पुंवत्‌ ही नित्य-अनित्य 
के भेद सेदो प्रकार का होता है । अर्थात्‌ परमाणु रूप अग्नि नित्य, और कार्यरूप 
अग्नि अनित्य होता है । 

तच्चेति। वह अनित्य तेज चार प्रकार का होता है--( १ ) “उद्भूतरूपर्पर्श' 
अर्थात्‌ जिसमें अग्नि का भास्वरशुक्लरूप और उष्णस्पर्श दोनों उद्भूत ( प्रत्यक्ष के 
योग्य ) रहते हैं ।- जैसे--सुयं, अग्नि आदि । इन दोनों में अग्नि का भास्वर शुल्करूप 
और उसका उष्णस्पशं दोनों उद्भूत ( प्रत्यक्ष अनुभव के योग्य ) रहते हैं। 

त ( ) भनुद्भूतरूपस्पर्शे' अर्थात्‌ जिसमें तेज का भास्वर शुल्करूप और उष्णस्पर्श 
दोनों में से कोई भी उद्भूत ( अनुभव के योग्य) न हो । जैसे--चक्षुरिन्द्रिय । 
यह्‌ चकुरिन्दिय, रूप का ग्राहक रहने से 'तैजस इन्द्रिय' है। परन्तु उसमें न तो 
तिज' का भास्वर शुक्ल रूप ही अनुभूत होता है, और न उष्ण स्पर्श का ही अनुभव 
होता है। अतः उसके रूप और स्पशं दोनों ही अनुद्भूत हैं। जो 'चक्ष', आँख से 
दिखाई देती है, वह तो केवल 'गोलक' मात्र है । उस गोलक से भिन्न उसमें रहनेवाली 


शुक्लरूप उसमें नहीं दीखता । 


(४) उदृभूतेति। 'उद्भूतरूपमनुद्भूतस्पशंड्चेति ।' 
र ङ्‌ अर्थात्‌ जिस तेज का 
or उद्भूत ( अनुभव के योग्य ) हो, ऐसा उद्भूतरूप जिसमें रहता है, 
नु उस तेज का उष्णस्पर्श उद्भूत ( अनुभव के योग्य ) न हो, ऐसा अनुद्भुतस्पर्श 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta éGangotri Gyaan Kosha 


तेजोविषयनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ३२१ 


जिसमें रहता है, उस 'तिज' को 'उद्भूत रूप वाला और अनुद्भुत स्पर्श वाला' कहते हैँ। 
जैसे--दीपक का प्रभा-( प्रकाश )मण्डल । उसका भास्वर शुक्लरूप तो दीखता 
है, परन्तु उष्ण स्पर्श का अनुभव अधिक दूर पर नहीं होता है । 

४ माधुरी 

ग्रन्थकार ने तेज' का लक्षण 'तेजस्त्वसामान्यवत्‌' अर्थात्‌ 'तेजस्त्वजातिमत्‌-- 
तेजः' किया है । इसका अर्थ यह होता है कि जो द्रव्य” समवायसम्बन्ध से 'तेजस्त्व' 
जाति से युक्त रहता है, उसे 'तेज' कहते हैं। वह 'तेजस्त्वजाति” समवायसम्बन्ध 
से केवल 'तेज' में ही रहत्ती है। 'तेज' के अतिरिक्त ( भिन्न ) पृथिवी आदि द्रव्यों में 
वह ( तेजस्त्वजाति ) नहीं रहती । अत: 'तेजस्त्वजातिमत्त्व' या “जस्त्बसामान्यवत्‌' 
रूप तेजोलक्षण ठीक ही किया गया है । किन्तु इसे तभी ठीक कहा जा सकता है, 
जब 'तेजस्त्वजाति' किसी प्रमाण से सिद्ध हो। उस 'तेजस्त्वजाति' को सिद्ध किये बिना 
उक्त लक्षणं को ठीक नहीं कह सकते । 
तेजस्त्वजाति की सिद्धि-- 

अग्नि, सूर्य, चन्द्र, दीपक, विद्युत्‌ आदि पदार्थों, में “इदं तेज: “इद तेज: इस 
प्रकार की एक-धमंप्रकारक एकाकार प्रतीति सभी को होती है। इस एकाकार 
प्रतीति का विषय 'तेजस्त्व' जाति ही है । अतः तेजस्त्व' जाति के होने में 'इद तेज:' 
यह प्रत्यक्ष' ही प्रमाण है । 

शंका--अग्नि, सूर्य आदि तेजों में जो 'तेजस्त्वजाति' है, उसके अस्तित्व में तो 
प्रत्यक्ष प्रमाण हो सकता है । किन्तु जो परमाणुरूप अतीन्द्रिय तेज है, तथा चक्षुरि- 
रिद्रयरूप अतीन्द्रिय तेज है, उसका प्रत्यक्ष तो “इदं तेज:” इत्याकारक प्रतीति से नहीं 
- हो पाता है । अतः अतीरिद्रय तेजों में प्रत्यक्ष प्रमाण से 'तेजस्त्वजाति' की सिद्धि नहीं 
हो सकती है । 

सभा०- -समस्त तेजों में 'तेजस्त्व' जाति की सिद्धि अनुमानप्रमाण से हो सकती 
है। अनुमान का आकारः यह होगा--तिजोनिष्ठा या उष्णस्पशंसमवायिकारणता सा 
किच्चिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌'। 'तेज' में रहने वाली जो 
उष्णस्पर्श की समवाधिकारणता, वह 'कारणता' किसी 'धमं' से अवच्छिन्न होने योग्य - 
है, 'कारणता' होने से । जो भी 'कारणता' होती है, वह किसी 'धर्म' से अवच्छिन्न ही ` 
होती है । कोई भी 'कारणता' निरवछिन्न नहीं हुआ करती है। जैसे तन्तुओं में रहने 
वाली पट की समवायिकारणता तन्तुत्व घमं से अवच्छिन्न रहती है। वैसे ही तेज में 
रहने वाली उष्णस्पर्श की समवायिकारणता भी किसी धमं से अवच्छिन्न अवश्य 
होगी । उस कारणता के अवच्छेदकरूप में 'तेजस्त्व' जाति ही सिद्ध होती है । उसके 
अतिरिक्त अन्य किसी जाति की उस कारणता के अवच्छेदक रूप में प्रतीति नहीं होती 


१ त० 
८७८०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२२ ) तकभाषा [ तेजोविषयनिरूपण 


है । क्योंकि "तेज? में रहनेवाली 'द्रव्यत्व' जाति तथा 'सत्ताजाति” केवल 'तेजोमात्रवृत्ति/ 
नहीं है, अपितु अधिकदेश-व्यावृत्त, अतः तेज में रहने वाली उष्णस्पर्श की समवायि- 
कारणता की वे जातियाँ अवच्छेदक. नहीं हो सकतीं । क्‍योंकि 'अवच्छेदक' वही धर्म 
होता' है, जो “अन्यूनानतिरिक्तवृत्ति' | रहता है। यहाँ पर ऐसा धमं 'तेजस्त्व' हो है। 
अतः वही यहाँ पर 'कारणतावच्छेदक' होता है। एवं च समस्त तेजों में 'तेजस्त्व' 
जाति की सिद्धि हो जाती है । 
शंका--अनुमानप्रमाण के द्वारा 'तेजस्त्व' जाति की सिद्धि होने पर भी परमाणु- 
रूप नित्यतेज में तेजस्त्वजाति की सिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि 'परमाणुरूप 
तेज! में 'उष्णस्पशं नित्य रहता है, और द्व्यणुकादिकायंरूप 'समस्त तेजो' में 
“उष्णस्पर्श” अनित्य रहता है। ऐसे नित्य-अनित्य उष्णस्पर्श में रहने वाला 'उष्ण- 
स्पर्शत्व' धमं तेजोनिरूपित (तेज में रहने वाली) कार्यता का अवच्छेदक नहीं हो 
सकता । किन्तु 'जन्यउष्णस्पशेत्व” धर्मं ही तेजोनिरूपित कायंता का 'अवच्छेदक' 
होगा । उस “जन्य उष्णस्पर्श' की समवायिकारणता, 'द्वयणुकादिरूप जन्यतेज” में ही 
रहती है । 'परमाणुरूप नित्यतेज' में नहीं रहती । अतः उस परमाणुरूप नित्य तेज में 
“तेजस्त्वजाति' की सिद्धि ऊपर प्रदर्शित किये गये अनुमान के द्वारा नहीं हो सकती । 
समा०--पुर्वोक्त 'जलत्व' जाति की सिद्धि के समान यहाँ भी प्रथमतः 'जन्य- 
उष्णस्पर्शं की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में दृघणुकादिजन्यतेजोवृत्ति 
'तेजस्त्व' जाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये, उसके वाद उस 'जन्यतेजस्त्वजाति' से 
अवच्छिन्न 'जन्यतेज' की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में नित्य-अनित्यरूप समस्त 
तेजोविपयक तेजस्त्व' जाति की सिद्धि करनी चाहिये । जैसे--'द्वयणुकादिरूप अनित्य- 
तेज में त्यणुका दिरूप जन्यतेज की समवायिकारणता है, बैसे ही “परमाणुरूप नित्यतेज' 
में भी उस द्वचणुकरूप जन्यतेज की समवायिकारणता है । उस कारण उस जन्यतेज की 
समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में 'तेजस्त्व' जाति की सिद्धि समस्त तेजोविषयक 
हो सकती है । यद्यपि सूर्येछोक में स्थित तँजसशरीरादि अन्त्यावयबी तेज से तथा 
चक्षुरिन्द्रिररूप तेज से कित्ती भी जन्यतेज की उत्पत्ति नहीं होती है, तथापि उस 
ह तेज में तथा उस चक्षुरिस्हियरूप तेज में भी उस जस्यतेज की 'स्वरूप- 
Oe हमा ही है । इसलिये उस तेज में भी 'तेजस्त्व' जाति की 
योग्यत्वरूपः कारणता को स पिज ह कफ 
पाकची मानकर नित्य-अनित्यरूप समस्त तेजो में जन्य उष्णस्पश 
" अवच्छेदकरूप में तेजस्त्वजाति की सिद्धि की जा सकती है । 


एवं च अनुमानप्रमाण से तेजस्त्वजारि श्रूप 
तेज का लक्षण उचित ही है। ते की सिद्धि होने से 'तेजस्त्वजा तिमत्त्व 


तत्र (१) उद्भूतर्पस्पशं यथा सौरादितेजः, पिण्डीभूतं तेजो वह्णंयादिकम्‌ । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ' 


तेजोविषयनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ३२३ 


सुवणंन्तु उद्भूताभिभुतरूपस्पशंम्‌, नानुदृभूतरूपस्पशँ । तदनुदृभुतरूपत्वेऽ- 
चाक्षुषं स्यात्‌, अनुद्भुतस्पशंत्वे त्वचा न गृह्मत । अभिभवस्तु बलवत्सजातोयेन 
पाथिवरूपेण स्पर्शेन च कृतः । 

(२) अनुद्भूतरूपस्पद् तेजो यथा चक्षुरिन्द्रियम्‌ । (३) अनुद्भूतरूपसुद्‌सूतस्पशं 
यथा तप्तवारिस्थं तेजः। (४) उद्भूतरूपमनुद्भूतस्पशं यथा प्रदीपप्रभामण्डलम्‌ । 
उक्त चारों भेदों के उदाहरण 
उद्भूतेति । ( १ ) उद्भूतरूप-स्पर्शवाले तेज का उदाहरण--जैसे-सू्ये आदि का 

तेज तथा पुञ्जीभ्रुत तेज अग्नि आदि का है । 
सुवणं का तेजस्त्व-- 

सुवर्णन्त्विति । तेज के भेद ( विषय ) बताते हुए 'सविटू , सुवणं, वह्निं, विद्युत्‌ 
आदि भेद कहे गये हैं । उन भेदों में 'सुवणं' भी एक भेद है। नैयायिकों ने उसको ' 
( सुवर्ण को ) 'उद्ूताभिभूतरूप-स्पशे' का बताया है । अर्थात्‌ उसके उष्णस्पर्शं और 
भास्वरशुक्लरूप को विजातीय बलवत्‌ पाथिवरूप तथा स्पर्श ने अभिभूत कर दिया है 
( दबा दिया है ) । अतः सुवणं में पीतरूप और अनुष्णाशीतस्पर्शं की प्रतीति होती है । 
उसमें रूप और स्पर्श, अनुद्भूत नहीं है । तदनुद्भूतेति। क्योंकि “रूप यदि अनुद्भूत 
(प्रत्यक्ष के अयोग्य ) रहेगा तो उसका 'चाक्षुषप्रध्यक्ष न हो सकेगा। और 'स्पशं' 
यदि अनुद्भूत ( प्रत्यक्ष के अयोग्य ) रहेगा तो उसका 'त्वाचप्रत्यक्ष' नहीं हो पायेगा । 
इसलिये अनुद्भूतरूप-स्पर्ण कहकर तेज के जो चार भेद प्रदर्शित किये गये हैं 
उन चारों से अतिरिक्त 'सुवणं' एक अलग ही 'उद्भूताभिभुतस्पशं'वाला पाँचवाँ 
भेद, 'तेज' का कहना चाहिये । क्योंकि उसमें 'अग्नि' के भास्वरशुक्लरूप तथा 
उष्णस्पर्श की जगह 'पीतरूप' और “अनुष्णाशीतस्पशं' उपलब्ध होता है । अतः 
उस 'सुवणं तेज' का 'उद्‌भूताभिभुतस्पश वाला यह पाँचवाँ भेद है । सुवर्णात्मक तेज 
के रूप और स्पर्श का अभिभव तो बलवत्‌ सजातीय पाथिवरूप तथा स्पर्शं ने कर 
दिया है । इसलिये सुवर्ण में पीतरूप और अनुष्णाशीतस्पशं उपलब्ध होता है । 

दुसरे प्रकार का तेज चशुरिर्द्रिरूप है । इसका शुक्लभास्वररूप और उष्णस्पर्श 
अनुद्भूत है, किसी को उसका अनुभव नहीं होता है । तीसरे प्रकार का तेज तप्तजल 
में स्थित तेज है । इसका उष्णस्पशं तो उद्भूत है किन्तु उसका शुक्ल भास्वर रूप 
अनुद्भूत है । चौथे प्रकार का तेज है प्रदीप की प्रभा । इसका शुक्लभास्वर रूप तो 
उद्भूत है, किन्तु उष्णस्पशं अनुद्भूत है । 

माधुरी 

तैजस विषय का प्रसंग चल रहा है । उसका लक्षण 'उष्णस्पर्शवद्विषयः तेजस- 

विषय:!---जो विषय समवायसम्बन्ध से उष्णस्पर्शवाला हो उसे तैजसविषय कहते हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२४ तकंभाषा [ तेजोविषयनिरूपण 


द्ृचणुकरूप तेज से लेकर अग्नि, सूर्य, विद्युत्‌ आदि तेज तक समस्त कार्यरूप तेज 
समवायसंबंध से उष्णस्पर्श वाले होते हैं, इसलिये उन्हें तैजसविषय कहा करते हैं। 
उक्त लक्षण, यद्यपि उत्पन्नविनष्ट तेजसविषय में तथा उत्पत्तिक्षण/वच्छिन्न तँजस- 
विषय में उष्णस्पर्शगुण का अभाव होने से अव्याप्त रहता है, तथापि तेजस्त्वजाति- 
घटित लक्षण कर लेने से अव्याप्ति नहीं हो सकेगी । जातिघटित-लक्षण का आकार 
यह होगा--“उष्णस्पर्शसमानाधिकरणब्रव्यत्वव्याप्यजातिमहिषयः तेजसविषयः । 
यह तैजसविषय भी ( १) उदभूतरूपस्पशं, ( २) अनुद्भूतरूपस्पशं, ( ३) 
उद्भूतस्पर्शाऽनुद्भतरूप, ( ४ ) उद्भूतरूपानुद्भूतस्पर्श के भेद से चार प्रकार का 
बताया है । अर्थात्‌ तेजोद्रव्य चार प्रकार का होता है । 
धंका--सुवर्ण, रजतादि रूप तेज का उपयुक्त चार प्रकार के तेजों में से किस 
तेज में अन्तर्भाव है ? 
र इला तेज का “उद्भूतरूप-स्पश वाले प्रथम तेज में अन्तर्भाव 
ताहै। 
शंका तब सुवणं के शुक्लभास्वररूप तथा उष्णस्पशं का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? 
समा०--सुवणंरूप तेज में उद॒भूतरूपस्पशं के होते हुए भी उसके ग्रहण न हो 
सकने में “बलवान्‌ सजातीय पाथिवरूप और स्पर्श कृत-अभिभव' ही कारण है । क्योंकि 
तैजस सुवर्ण में मिश्रित हुआ पीतिमगुरुत्व का आश्रयभूत जो पाथिवभाग है, उसमें जो 
'पीतरूप' है, तथा 'अनुष्णाशीतस्पशं' है, बह पीतरूप तथा अनुष्णाशीतस्पर्श अपनी 
रूपत्व' जाति तथा “स्पशंत्व' जाति के द्वारा उस सुवर्णात्मक तेज के 'रूप-स्पशं' के 
सजातीय है, और उस सुवर्णात्मक तेज के 'रूप-स्पर्श' से वह पाथिवभाग का रूप- 
स्पर्श बलवान्‌ भी है। उस पाथिवभाग के रूप-स्पर्श की प्रवलता, 'प्रत्यक्षज्ञान'रूप 
कायं के अनुरोध से जानी जाती है। अर्थात्‌ दोनों प्रकार के रूप-स्पर्श में से जिस रूपः 
स्पश का अत्यक्ष ज्ञान होता है, उसी रूप-स्पर्श को प्रबल ( बलवान्‌ ) कहा जाता है। 
एव च इस प्रकार की प्रबलता पाथिवभाग के रूप-स्पर्श में ही है। उस सुवर्णात्मक तेज 
के रूपन्स्पर्श में नहीं है। ऐसे बलवान्‌ और सजातीय-पार्थिवरूप-स्पर्शकृत अभिभव से 
“उपस. सुवर्ण के पा का ग्रहण नहीं होता है अभिभव का अर्थ है--“बलवत्स- 
जातीयग्रहणङ्तमप्रहुणम्‌ भभवः'--बर्वान्‌ तथा सजातीय वः रने पर 
अन्य वस्तु का जो अग्रहण, वही उस वस्तु का अभिभव कहा र ॥ 102 
यय कवा या दीपक के प्रकाश में पाथिवभागके पीतरूप का ग्रहण होने से तैजस 
कय पर क ग्रहण भले ही मत हो किन्तु अन्धकार में उस. पाथिवभाग' 
वो 3४ भत्यक्षज्ञान ) नहीं होता है । अतः 'बलवत्‌ सजातीय- 
अप्नहगरूप अभिभव' के न हो पाने से अन्धकार में भी तैजस सुवर्ण के 
भाइत्ररशुक्लरूप का ग्रहण होना चाहिए, किन्तु होता नहीं है। न 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेजोविषयनिरूपण ] अथंनिरूपणम्‌ ३२५ 


समा०--अभिभव के लक्षण में किच्चित्‌ परिष्कार कर देने पर उक्त शंका का 
समाधान हो जाता है। अभिभव का परिष्कृत लक्षण यह होगा--'बलवत्सजातीय- 
सम्वन्धकृतमग्रहणम्‌ अभिभवः- बलवान्‌ तथा सजातीय वस्तु के सम्बन्ध से अन्य 
वस्तु का जो अग्रहण होता है, वही उस वस्तु का अभिभव है। इस प्रकार के 'अभिभव' 
को मानने पर “तेजस सुवर्ण' के रूप-स्पर्श में पाथिवभाग के रूप-स्पर्श का 'स्व- 
समवायिसंयुक्तसमवाय” सम्बन्ध उस अन्धकार में भी विद्यमान है । यहाँ पर स्व' 
शब्द से पार्थिव भाग के 'पीतरूप' को तथा 'अनुष्णाशीतस्पर्श' को ग्रहण कीजिये । उस 
पीतरूप और अनुष्णाशीतस्पश का समवायिकारण 'पाथिवभाग? है। उस पाथिवभाग 
का संयोगसम्बन्ध 'तैजस सुवर्ण” में है। उस 'तैजस सुवण? में “भास्वरशुक्लरूप तथा 
'उष्णस्पशं' का समवायसम्बन्ध है । इस रीति से परम्परया तैजस सुवर्ण के रूप-स्पशं 
में पाथिवभाग के रूप-स्पर्श की स्थिति है। उस स्थिति का होना ही तैजस सुवर्ण के 
रूप-स्पर्श का अभिभव है। उस अभिभव के कारण तैजस सुवर्ण के भास्वर शुक्लरूप 
का तथा उष्णस्पशे का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता है। अपितु उस पाथिव भाग के 'पीतरूप' 
तथा 'अनुष्णाशीतस्पशं' का ही प्रत्यक्ष होता है । इसप्रकार के अभिभव से तैजस सुवणं 
के भास्वर शुक्लरूप तथा उष्णस्पर्शं का ग्रहण न हो सकने पर भी वह “सुवणं? उद्भूत- 
रूप स्पशंवाला ही कहा जाता है । उसे 'अनुद्भूत रूप-स्पशंवाला' नहीं कहते । 

शंका--'सुवर्ण” को 'उद्भूतरूप-स्पर्शं' वाला तैजस द्रव्य मानने पर अन्धकार में 
भी उस सुवर्ण का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये, क्योंकि 'महत्परिमाणवाले तथा 
उद्भूतरूप-स्पर्शं वाले तँजस द्रव्य के चाक्षुषप्रत्यक्ष में 'अन्य तेज' के संयोग की अपेक्षा 
नहीं रहती । जैसे--“सुयं, दीपक आदि तेज' के चाक्षुषप्नत्यक्ष में दूसरे किसी तेज:- 
संयोग की अपेक्षा नहीं हुआ करती । उसी तरह “सुवर्णात्मक तेज! के चाक्षुष प्रत्यक्ष 
में भी अन्य किसी तेजःसंयोग की अपेक्षा नहीं होगी । अतः अन्धकार में भी सुबर्ण 
का चाक्षुष प्रत्यक्ष होना चाहिये किन्तु अन्धकार में सुवर्ण का चाक्षुष प्रत्यक्ष किसी 
को भी होता नहीं है । इसलिये 'सुवर्ण' को तैजस द्रव्य कहना उचित नहीं है । 

समा०--अरूपी द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता है । रूपी द्रव्य का ही चाक्षुष 
प्रत्यक्ष हुआ करता हे--यह नियम है । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 'द्रव्य' के 
चाक्षुष प्रत्यक्ष में उसके 'रूप' के चाक्षुष प्रत्यक्ष की 'आलोक-संयोग' आदि सामग्री 
भी कारण होती है। तैजस सुवर्ण के शुक्लरूप का पाथिव पीतरूप के द्वारा अभिभव 
हो जाने से उस शुक्लरूप के चाक्षुष प्रत्यक्ष का होना तो संभव ही नहीं है। और 
पाथिवपीतरूप के चाक्षुष प्रत्यक्ष की सामग्री ( आलोकसंयोगादि ) के न होने सें 
उसके भी चाक्षुषप्रत्यक्ष का होना संभव नही है । इसलिये सुवर्ण के किसी रूप का 
अच्धेरे में चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता. है । 

शंका--जैसे काष्ठ आदि पृथिवी के रक्त-पीतादि रूपों का अभिभव होने पर भी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२६ तकंभाषा [ वायुनिरूपण 


अग्नि कां भास्वरशुक्लरूप स्वयं को तथा अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। 
वैसे ही पाथिव भाग के पीतरूप के द्वारा अभिभूत होने पर भी तैजस सुवर्ण का भास्वर 
शुक्लरूप स्वयं अपने को तथा स्वसमीपवर्ती अन्य पदार्थो को अवश्य ही प्रकाशित 
करेगा । 

समा०--काष्ठादि पृथिवी के रक्त-पीतादिरूपों ने 'अग्नि' के भास्वर शुक्लरूप 
का अभिभव नहीं किया है, अपितु उस 'भास्वररूप' के शुक्लत्व का अभिभव किया है। 
इसलिये अग्नि का वह भास्वररूप, अपने को तथा स्वसमीपवर्ती अन्य पदार्थों को 
प्रकाशित कर पाता है । किन्तु यहाँ पर सुवर्ण रूप के 'शुबलत्व” तथा 'भास्वरत्व' दोनों 
का ही अभिभव, पाथिव पीतरूप ने किया है । इसलिये तैजस सुवर्णं का भास्वर शुक्ल- 
रूप अपने को तथा अन्य पदार्थो को प्रकाशित नहीं कर पाता है। अतः “सुवणं” उद्‌भुत 
अभिभूत-स्पर्शवाला ही तेज है । 

वायरुत्वाभिसस्बन्धवात्‌ वायुः । त्वगिर्द्रियप्राणवातादिप्रभेदः । स्पर्श-संख्या- 
परिमाण-पुथक्त्व-संयोग-विभाग-परत्व-अपरत्व-वेगवान्‌ । स च स्पर्शाद्यनुमेयः। 
तथाहि योऽयं वायो, वाति, अनुष्णाशीतस्प्ष उपलभ्यते स गुणत्वाद्‌ गुणिनमन्तरे- 
णानुपपद्यमानो गुणिनमनुमापयति। गुणी च वायुरेव। पृथिव्याद्यनुपलब्धेः । 
वायुपुथिवोव्यतिरेकेण अनुष्णाशीतस्पर्शाभावात्‌ । स च द्विविधो नित्याऽनित्य- 
भेदात्‌ । नित्यः परमाणुरूपो वायुः, अनित्यः कार्यरूप एव । 
(४ ) वायुनिरूपण-- 


बायुत्वेति । “वायुत्व' जाति के अभिसम्बन्ध ( समवायसम्बन्ध ) से युक्त जो हो, | 


उसे 'वायु' कहते हें । उसके 'त्वगिन्द्रिय', प्राण तथा 'वात' आदि अनेक भेद हैं| 


उसमें (१ ) स्पशं, (२ ) संख्या, ( ३) परिमाण, (४) पृथकत्व, ( ५ ) संयोग, | 
(६ ) विभाग, (७) परत्व, (८) अपरत्व, ( ९ ) वेग--ये नौ गुण रहते हैं। | 
स चेति। वह स्पर्शं आदि से अनुभेय है । तथा हीति। जैसे- वायु के बहने पर जो | 
यह अनुष्ण-अशीत स्पर्शं का अनुभव होता है, वह 'गुण' होने से 'गुणी? के विना अनुप | 
पद्यमान होकर 'गुणी' का अनुमान कराता है। वह गुणी 'वायु' ही है। क्‍योंकि | 


“पृथिवी आदि की उपलब्धि नहीं होती है। और 'वायु' तथा 'पृथिवी' के अतिरिक्त | 


अन्यत्र कहीं अनुष्ण-अशीतस्पर्श नहीं है। स च द्विविधेति। वह वायु नित्य और 


अनित्य भेद से दो प्रकार का है.। 'परमाणुरूप' वायु, नित्य हे और “कार्यरूप' वायु 
अनित्य है । 


माधुरी 


'वायुत्व' जाति के अभिसम्बन्ध का जो आश्रय रहे, उसे पायु! शब्द से समझा | 


जाता है। 'वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः--इस वायुलक्षण में से मदि 'अभि' शब्द 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वायुनिरूपण ] अ्थनिरूपणसु ३२७ 


हटा दें तो 'वायुत्वसम्बन्धवान्‌ वायु: इतना ही वायुलक्षण शेष रहेगा । तब उस शेष- 
लक्षण की 'काल' में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'वायुत्व' के कालिक सम्बन्ध का आश्रय 
'काल' भी है। एवंच 'काल' भी 'वायुत्वसम्बन्धवान्‌' रहने से उसमें अतिव्याप्ति हो 
जाती है । उसके निवारणार्थं 'अभि' शब्द को जोड़कर कहा गया कि वायुत्व के केवल 
'सम्बन्ध' के आश्रय को “वायु” नहीं कहते, अपितु 'वायुत्व' के “अभिसम्बन्ध' के आश्रय 
को 'वायु' कहते हैँ । 'अभिसंबंध' का अर्थ होगा--“अभिमत सम्बन्ध'। जिस सम्बन्ध 
को स्वीकार करने पर कोई 'दोष” न हो, उसे अभिमत सम्बन्ध' कहते हैं, यानी निदुष्ट 
( दोषरहित ) सम्बन्ध । प्रकृत प्रसंग में ऐसा निदुष्ट सम्बन्ध 'समवाय' ही हो सकता 
है, क्योंकि “वायुत्व' 'समवायसम्बन्ध' से ही “वायु में रहता है। अर्थात्‌ वायुत्व का 
समवाय वायु में ही रहता है, अन्यत्र नहीं। एवंच “वायुत्व के अभिमत सम्बन्ध 'समवाय' 
को 'वायु' का लक्षण बनाने में कोई दोष नहीं है 
शंका--वायुलक्षणगत 'अभिसम्बन्ध' शब्द से 'समवाय' सम्बन्ध की प्रतीति 
होने पर भी “द्रव्य, गुण, और कर्म' तीनों में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि सभी समवेत 
पदार्थों में रहने वाला 'समवाय' तो एक ही है । तब 'वायुत्व' और 'सत्ता' जाति का 
'समवाय' भी एक ही है । एवं 'वायुत्व के समवाय' को 'वायु' का लक्षण मानने पर 
'समवायरूप' के जो भी आश्रय होंगे वे सभी आश्रय 'वायुत्व समवाय? के भी आश्रय 
कहुलायेंगे । तब 'वायुल्वसमवाय' रूप वायुळक्षण, 'वायु' के अतिरिक्त अन्य “द्रव्य, गुण, 
कम, में भी समन्वित हो जायगा, जिससे अतिव्याप्ति होगी । 
समा०---उक्त अतिव्याप्ति के निराकरणाथं “वायुत्व के समवाय' में एक विशेषण 
जोड़ देंगे, अर्थात्‌ 'वायुस्वभ्रतियोगिकत्व'-विशेषण से विशिष्ट 'समवाय' कह देने पर 
अतिव्याप्ति नहीं होगी । एवं च 'वायुत्व समवायवान्‌ वायु:” इतना ही वायुलक्षण न 
होकर अब परिष्कृत लक्षण इस प्रकार होगा--वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्ट-समवाय- 
वानू वायुः’ ऐसा कहने पर 'वाुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय' का आश्रय वायु 
ही हो पायेग , उसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होगा, क्योंकि 'आश्रयता' वायु में ही 
है, अन्य में नहीं । अतः यह प्ररिष्कृत लक्षण, दोषरहित है । 
शंका लक्षण को परिष्कृत करने पर भी 'वायुत्वप्रतियोगिंकत्वविशिष्टसमवाय' 
और 'समवाय' को परस्पर भिन्न नहीं कह सकते, क्योंकि समवायत्वेन 'समवाय' 
एक ही है । तब "विशिष्ट समवाय' भी 'समवाय' के सभी आश्रयों में रह सकता है.। 
' अतः परिष्कृत लक्षण होने पर भी 'अतिव्याप्ति' का वारण नहीं हो रहा है । 
समा०-'विशिष्टसमवाय' और 'समवाय' की एकता होने पर भी 'विशिष्ट- 
समवायत्व' रूपेण उसका आश्रय 'वायु” ही होगा दुसरा कोई नहीं । क्योंकि 'धमं और 
उसका सम्बन्ध” दोनों जहाँ रहते हैं, वहीं पर उस धमं के उस सम्बन्ध की 'तद्धमं- 
प्रतियोगिकत्वविशिष्टतत्सम्बन्धरूपेण' आश्रयता होती हैं?--यह नियम है । अतएव 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३२८ तकंभाषा र [ वायुनिरूपण 


जैसे 'घट-भुतलसंयोग' -के 'घट' और 'भूतल” दोनों आश्रय हैं; तथापि 'तद्धमंप्रति- 
योगिकत्वविशिष्टतत्सम्बन्ध” रूप से 'घट” का आश्रय “भुतल' ही कहलाता है। स्वयं 
“घट? आश्रय नहीं होता । क्योंकि 'भूतल' में 'घट' की आश्रयता, केवल 'घटसंयोग' 
के कारण नहीं हो रही है, अपितु 'घटप्रतियोगिकत्वविशिष्ट संयोग” के कारण मानी 
जा रही है। 'संयोग' तो केवल 'संयोगत्व” रूप से 'घट' में रहता है, 'घटप्रतियोगि- 
कत्वविशिष्टसंयोगत्व' रूप से नहीं। और घट-निरूपित-भूतलनिष्ठ-आश्रयता का 
नियामक, उक्त 'विशिष्टसंयोगत्वेन' ही उक्त “संयोग” होता है। अतः उसी तरह 
वायु” से भिन्न पदाथं, वायुत्व” प्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवाय? के आश्रय नहीं हो 
सकते हैं, क्योंकि 'वायु' से भिन्न जो 'द्रव्य, गुण, और कर्मे! पदार्थ हैं, वे 'केवल 
समवाय' के आश्रय हैं अर्थात्‌ उनमें 'केवळ समवाय? ही रहता है । 'वायुत्वविशिष्ट- 
समवाय' नहीं रहता । वह तो एकमात्र वायु” में ही रहता है। अत: विशिष्टसमवाय 
की अतिव्याप्ति, वायु से भिन्न पदार्थों में नहीं हो रही है.। एवं च 'वायुत्व' का 
समवायसंबंध मात्र “वायु' का लक्षण नहीं है, अपितु 'वायुत्वाभिसंबंध' वायु का 
लक्षण किया गया है। एवं च वायुत्व जाति और उसके 'लक्षणत्व' का नियामक 
सम्बन्ध “समवाय” है। अभिप्रा “वायुट र्‌ न्ध 
जिसमें ह जे का कह है ही है कि त्वजाति” समवायसम्वन्ध से 
प्रश्‍न--किन्तु वायुत्वजातिमत्त्वरूप वायु का लक्षण तभी सिद्ध हो सकेगा, जब 
किसी प्रमाण से “वायुत्वजाति' की सिद्धि की जाय । वायुत्वजाति की सिद्धि किये बिना 
“वायु का लक्षण कर पाना संभव नहीं है । 
उत्तर--अनुमान प्रमाण से 'वायुत्वजाति' की सिद्धि हो सकती है । क्योंकि प्राचीन 
नैयायिक-वैशेषिको के मत से रूप रहित वायु का प्रत्यक्ष ज्ञान तो होता नहीं है । अतः 
“अयं वायुः, अयं वायुः' ऐसी एकाकार प्रत्यक्ष प्रतीति से तो 'वायुत्वजाति' को सिद्ध 
करना संभव नहीं है । अतः अपाकज अनुष्णाशीत स्पर्श की समवायिकारणता के 
अवच्छेदकरूप में ही वायुत्वजाति की सिद्धि हो सकती है । अनुमानभ्रयोग इस प्रकार 
होगा--'वायुनिष्ठा या उक्तस्पर्शसमवायिकारणता सा किचिद्धर्मावच्छिन्ना कारणत्वात्‌, 
पटनिष्ठकायंतानिरूपित-तन्तुनिष्ठकारणतावत्‌' । अर्थात्‌ “वायु! में रहने वाली अपाकज 
अनुष्णाशीतस्पशं की जो समवायिकारणता है, वह कारणता, किसी धर्म से अवच्छिन्न 
अवश्य ही है, क्योंकि वह भी 'कारणता' ही है। 'जो-जो कारणता होती है, वह 
( कारणता ) किसी धर्म से अवच्छिन्न ही हुआ करती है”, निरवच्छिन्न कोई कारणता 
नहीं हुआ करती। जैसे--तन्तुओं में रहने वाली 'पटकायं' की समवायिकारणता, 
` 'तन्तुत्व' धमं से अवच्छिन्न हुआ करती है, उसी तरह यहाँ पर वायुनिष्ठसमवायि- 
कारणता भी. किसी धमं से अवश्य ही अवच्छिन्न होगी । तब उस कारणता का 
अवच्छेदक धर्म 'वायुत्वजाति' ही हो सकती है। वायुस्वजाति से भिन्न अन्य कोई धमं, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वायुनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ३२९ 


उस कारणता का अवच्छेदक नहीं हो सकता हे । क्योंकि जो धर्म जिस कारणता के 
अधिक देश में तथा न्यूनदेश में न रह कर उसके समान देश में रहा करता है, वही 
धर्म उस कारणता का अवच्छेदक कहलाता है। उस कारणता के अधिक या न्यूनदेश 
में रहने वाला “धर्म! उसका ( कारणता का ) अवच्छेदक नहीं हुआ करता । ऐसी 
स्थिति में “स्पर्श” की समवायिकारणता भी एकमात्र वायु? में ही रहती है और 
'वायुत्वजाति' भी केवल उसी में (वायु में ) ही रहती है । अतः 'कारणता' के समान- 
देशवृत्ति होने से 'वायुत्वजाति” ही उस कारणता की अवच्छेदक हो रही है। 'सत्ता- 
जाति' तथा 'द्रव्यत्वजाति', तो उस कारणता की अपेक्षा अधिकदेशवृत्ति होने से उसकी 
अवच्छेदक नहीं हो सकती । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से जन्य अपाकज अनुष्णाशीत 
स्पर्श की समवायिकारणता के अवच्छेदक रूप में जन्य-“वायुत्वजाति' की सिद्धि हो 
जाती है । 

शंका--अपाकज अनुष्णाशीतस्पशं की समवायिकारणता यद्यपि दृघणुकादिरूप 
जन्यवायु में तो है, तथापि परमाणुरूप नित्यवायु में वह नहीं है । क्योंकि परमाणुरूप 
नित्यवायु में 'स्पर्श' भी नित्य रहता है और 'नित्यपदार्थ' का कोई भी समवायिकारण 
नहीं होता है। इसलिये उक्त अनुमान से दृघणुकादि रूप अनित्य वायु में ही 'वायुत्व- 
जाति' की सिद्धि होगी, किन्तु परमाणुरूप नित्यवायु में 'वायुत्वजाति” की सिद्धि 
नहीं हो पायेगी । ; 

समा०-पूर्वोक्त जलत्वजाति की सिद्धि के समान ही यहाँ पर भी उस अनुमान 
से प्रथमतः जन्यवायु में वायुत्वजाति की सिद्धि कर लेनी चाहिये, तदन्तर उस 'जन्य- 
वायुत्वाव च्छिन्न जन्यवायु' की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में 'वायुत्व' जाति 
की सिद्धि करनी चाहिये । यह .'वायुत्वजाति’ नित्य-अनित्य समस्त वायु में रहेगी । 
जैसे द्यणुकादिरूप अनित्यवागु में त्र्यणुकादिरूप जन्यवायु की समवायिकारणता रहती 
है, वैसे ही परमाणुरूप नित्यवायु में भी उस द्वचणुकरूप जन्यवायु की समवायिकारणता 
रहती है। उसकारण उस जन्यवायु की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में 
वायुत्वजाति की सिद्धि हो जाती है, जो वागुत्वजाति समस्त नित्याऽनित्य वायु में 
रहती है ' 

शंका---त्वगिन्द्रियरूप वायु से तथा शरीरादिरूप अन्त्यावयवी वायु से अन्य 
किसी भी वायु की उत्पत्ति नहीं होती है । इसलिये उस त्वगिर्द्रिय-शरीरादिरूप वायु 
में जन्यवायु की समवायिकारणता के अवच्छेदकरूप में वायुत्वजाति की सिद्धि कंसे हो 
पायेगी ? 

समा०--जेसे वन में स्थित 'दण्ड' में 'घट' रूप कार्य की “स्वरूपयोग्यत्व' रूप 
कारणता रहती है, वेसे ही 'त्वगिन्द्रियरूप' तथा 'शरीरादिरूप' अन्त्यावयवी वायु में 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३० तकंभाषा [ वायुनिरूपण 


भी उस जन्यवायु की 'स्वरूपयोग्यत्वरूप कारणता' रहती है । उस कारण त्वगिन्द्रिय- 
शरीरादिरूप वायु में भी 'वायुत्वजाति' की सिद्धि हो सकती है । 

ग्रन्थकार ने 'वायु' के 'इन्द्रिय और विषय'-ये दो ही भेद बताये हैं । 'प्राणवायु, 
और 'वात' इन दोनों को विषय के खूप में बताया है । किन्तु विश्वनाथ भट्टाचायं ने 
'मुक्तावली' में 'वायवीयशरीर' को भी बताया है--'तत्र शरीरमयोनिजं पिशाचादी- 
नाम्‌ ( न्या० सि० मु० का० ४३ ) । शरीर के भीतर संचार करने वाले वायु को 
“प्राणवायु' कहते हैं। एक ही वायु के द्वारा भिन्न-भिन्न कायं किये जाने से उसके 
“प्राण, अपान, समान, उदान, और व्यान--ये पाँच नाम हो जाते हैं । जिसके स्पर्श 
का हमें अनुभव होता है, उस “वायु” को “वात” से बताया गया है । प्राचीन नैयायिकों 
का सिद्धान्त है कि 'ब हिरिर्द्रियजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे रूपं कारणम्‌' ( न्या० सि० मु० का० 
५६ ) । तदनुसार वे 'वागु' का प्रत्यक्ष नहीं मानते, क्योंकि वायु 'रूप'रहित है । 

किन्तु नवीन नैयायिक और मीमांसक 'वायु' का प्रत्यक्ष मानते हैं । उनका कहना 
है कि 'वायु' स्व गिर्द्रियजन्य-भरत्यक्षज्ञान का विषय है । इनके मत में बाह्यद्रव्य के 
प्रत्यक्ष की सामग्री इस प्रकार है--'बाह्यद्रव्य के प्रत्यक्ष होने में महत्त्वविशिष्ट 'उद्भूत- 
रूप' तथा 'उद्भूतस्पशं' दोनों कारण नहीं हैं, तथा केवल 'महतत्वविशिष्ट उद्भूतरूप' 
भी कारण नहीं है । किन्तु 'द्रव्य' के चाक्षुष प्रत्यक्ष में तो 'महत्त्वविशिष्ट उद्भूतरूप' 
कारण है, ओर उसी के ( द्रव्य के ) 'त्वाचप्रत्यक्ष' में 'महत्त्वविशिष्ट उद्भूतस्पशं' 
कारण है । उसके 'स्वाचप्रत्यक्ष' में 'उद्भूतरूप' की अपेक्षा नहीं रहती । “वायु” में 
“रूप? गुण तो रहता नहीं है, इसलिये 'महत्त्वविशिष्टउद्भूतरूप का अभाव” रहने से 
(बायु' का “चाक्षुष प्रत्यक्ष भले ही न हुआ करे, किन्तु उसमें ( वायु में ) 'महत्त्व- 
विशिष्ट उद्भूतस्पर्शं' विद्यमान है। उसकारण 'वायु' के 'त्वाचप्रत्यक्ष' में कोई बाधक 
नहीं है । अतः 'वायु' त्वगिन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष का विषय होता है । 

जैसे वायु का त्वाचप्रत्यक्ष होता है, वैसे ही 'तप्तजल' में स्थित 'तेज' का भी 
स्वाच प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह 'प्रभा' का भी 'चाक्षुषप्रत्यक्ष' होता है । क्योकि 
“द्रव्य” के त्वाचप्रत्यक्ष का कारण जो महत्त्ववि शिष्ट उद्भूतस्पशं है, वह ( उद्भूत 
स्पर्श ) जैसे 'वायु' में रहता है, वैसे ही बह ( उद्भूतस्पर्श ) 'तेज' में भी रहता 
है। और 'द्रव्य' के चाक्षुपप्रत्यक्ष का कारण जो महत्त्वविशिष्ट उद्भूतरूप है, वह 
( उद्भूतरूप ) जैसे 'घट-पट' आदि द्रव्यं में रहता है, वैसे ही “प्रभा” में भी रहता 
है। इसलिये तप्तजलस्थित 'तेज' के त्वाचप्रत्यक्ष में तथा “प्रभा' के चाक्षुष प्रत्यक्ष में 
कोई बाधक नहीं है । प्रत्युत सावंजनिक प्रतीति उसकी समर्थक है । “मैं वायु का स्पर्श 
करता हूँ मैं तप्तजलस्थित तेज का स्पर्श करता हँ, "मैं प्रभा को देखता ह 
यह अनुभव सभी को होता है । 

यदि कोई इन प्रतीतियों ( अनुभवों ) को भ्रमरूप कहे तो उससे यह पूछा जा 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वायुनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ “- ३३१ 


सकता है कि उस “भ्रम” में कोई प्रमाण है या वह युक्तिरहित, प्रमाणरहित है ? 
ऐसा पूछने पर 'प्रतीति' को भ्रम कहने वाला यदि उस भ्रम को युक्तिप्रमाणरहित 
ही स्वीकार करता है तो “अह घट स्प्रुशामि', 'अहं पट पश्यामि” इत्यादि प्रतीतियों 
को भी उसे भ्रमरूप ही समझना चाहिये, किन्तु इन प्रतीतियों की भ्रमरूपता तो उसे 
भी मान्य नहीं हो सकती । इसलिये इस प्रथम पक्ष को वह भी स्वीकार नहीं करेगा । 
यदि द्वितीय पक्ष को वह स्वीकार करने के लिये तैयार हो तो, वह संभव नहीं 
हो सकेगा, क्योंकि जिस प्रतीति के उत्तरक्षण में विरोधी प्रतीति होती है, उस 
प्रतीति को ही भ्रम” रूप कहा जाता है । जैसे--'शुक्ति' में 'इदं रजतम्‌' की प्रतीति 
होने पर 'नेदं रजतम्‌' ऐसी विरोधी प्रतीति हुआ करती है । इसलिये (इदं रजतम्‌' 
इस प्रतीति को भ्रमरूप कहा जाता है। इस प्रकार की विरोधी प्रतीति, उन प्रतीतियों 
के अनन्तर नहीं होती है, इसकारण उन प्रतीतियों को भ्रमरूप नहीं कह सकते । 

ग्रन्थकार ने प्राचीन मत के अनुरोध से “स च स्पर्शानुमेयः' कहा हे । क्योंकि वायु 
के चलने पर झनुष्णाशीतस्पशं की प्रतीति त्वगिर्द्रिय सेहोती है। तब अनुमानप्रयोग 
इस प्रकार होगा--'सः स्पर्श: किच्चिदाश्रितः गुणत्वात्‌ रूपवत्‌--वह स्पर्श, किसी 
द्रव्य के आश्रित है, क्योंकि वह “गुण' है । जो 'गुण' होता है, वह किसी द्रव्य के 
आश्रित ही रहता है । 'गुण' कभी भी निराश्रय नहीं रहता । जैसे--'रूप गुण होने से 
“पृथिवी, जल तेज' इन द्रव्यों के आश्रित रहता है । .वंसे ही 'स्पर्श' भी गुण होने से 
किसी द्रब्य के आश्रित अवश्य ही रहेगा । इस प्रकार के अनुमान से उस स्पशं गुण में 
किच्चिद्‌ द्रव्याश्रितत्व सिद्ध होता है। तब 'किव्चित्‌ पद से वायु” रूप द्रव्य का 
ही ग्रहण किया जाता है । 

शंका--'स स्पर्शः किञ्चिद्‌ आश्रितः, इस अनुमान-प्रयोगगतभप्रतिज्ञा वाक्य में 
स्थित जो 'किच्चितु' पद है, वह नियमतः किसी एक ही अर्थ का तो वाचक नहीं है, 
किन्तु प्रसङ्गानुसार वह ( किञ्चित्‌ पद ) सभी पदार्थो का परामशंक हो सकता है। 
अतः 'किच्चित्‌” पद से केवल 'वायु' द्रव्य का ही ग्रहण करना संभव नहीं है । अपितु 
'किच्चित्‌” पद से 'पृथिवी' आदि द्रव्यों का भी ग्रहण किया जा सकता है । 

समा०--शंका करने वाले की शंका ठीक है। 'किंग्बित्‌' पद से यद्यपि प्रसंगानुसार 
सभी पदार्थों का ग्रहण हो सकता है, तथापि यहाँ पर 'किस्चित्‌' पद से केवल “वायु” 
का ही ग्रहण करना संभव हो रहा है। उससे भिन्न अन्य किसी पदार्थं का 'किस्बित्‌' 
पद से ग्रहण करना संभव नहीं हो रहा है“ क्योंकि 'रूप' आदि गुण समवायसम्बन्ध 
से केवल द्रव्यपदार्थ में ही रहते हैं । द्रव्य-पदार्थं से भिन्न “गुण, कर्म, सामात्य, विशेष; 
समवाय, अभाव? इन छह पदार्थों में वे 'रूप' आदि गुण नहीं रहते । इसलिये 'स्पर्श' 
गुण के आश्रयरूप में उन “गुणादि' छह पदार्थों का ग्रहण 'किस्चित्‌' पद से करना कभी 
भी संभव नहीं है । अव रहा 'द्रव्य” पदार्थ, उसमें भी 'पृथिवी' द्रव्य का ग्रहण “किच्चित्‌' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३२ तकभाषा [ वायुनिरूपण 


पद से नहीं कर सकते, क्योंकि 'जो पाथिवद्रब्य उद्भूत स्पशंवाला' होता है, वह उद्भूत- 
रूपवाल। भी अवश्य होता है। और जो पाथिवद्रव्य महत्त्वविशिष्ट उद्भुतरूपवाला 
तथा उद्भूतस्पशंवाला होता है, वह पाथिवद्रव्य, चक्षुरिन्द्रिय से अथवा त्वगिन्द्रिय से 
अवश्य ही प्रतीत होता है। ऐसा उद्भूतरूपवाला तथा उद्भूतस्पशंवाला कोई पाथिव- 
द्रव्य प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसका 'अनुष्णाशीतस्पशं' त्वगिन्द्रिय से ग्रहण होता 
हो । इसलिये 'किच्चित' पद से 'पृथ्वी' द्रव्य का ग्रहण नहीं किया जा सकता । उसी- 
तरह 'किजित्‌' पद से 'जल' द्रव्य का तथा तिजस्‌' द्रव्य का भी ग्रहण नहीं कर सकते, 
क्योंकि 'जल' में तथा 'तेजस्‌' में अनुष्णाशीत स्पर्श नहीं रहता । 'जल' में तो शीत- 
स्पर्श रहता है और 'तेजस्‌' में उष्णस्पर्श रहता है। अतः अनुष्णाशीतस्पर्श के आश्रय- 
रूप में जल' या तिजस्‌' का भी 'किच्चित्‌' पद से ग्रहण नहीं कर सकते । अब शेष रहे 
आकाश, काळ, दिक्‌ और आत्मा” इन चारों द्रव्यों का भी 'किच्चित्‌' पद से ग्रहण 
करना संभव नहीं है, क्योंकि ये चारों द्रव्य “विशु' है । 'जिस द्रव्य का समस्त मृतंद्रव्यों 
के साथ संयोग होता है उस 'द्रव्य/ को विभु कहते हैं। यदि 'किच्चित्‌” पद से 
आकाशादि चारों विभु द्रव्यों का ग्रहण करें तो उस 'अनुष्णाशीतस्पशं' का सर्वत्र ही 
त्वाच प्रत्यक्ष होना चाहिये । किन्तु वायु के प्रवेश से रहित 'गुफा' आदि स्थानों में 
स्थित आदमी को उस अनुष्णाशीत स्पर्श का त्वाच प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिये 
अनुष्णाशीतस्पर्श के आश्रयरूप में आकाशादि विशु द्रव्यों का भी 'किच्चित्‌” पद से 
ग्रहण नहीं कर सकते । - 
| प्रन--ऐसा कोई नियम नहीं है कि 'जो गुण, विभु द्रव्य के आश्रित रहे, उस 
गुण की सवंत्र ही प्रतीति हो' । क्योंकि 'शब्द' गुण, 'आकाशरूप विभुद्रव्य' के आश्रित 
रहता है, तथा ज्ञान, सुख, दुःख' आदि गुण, 'आत्मारूप विभुद्रव्य' के आश्रित रहते 
हैं, किन्तु उन शब्द, ज्ञानादि गुणों की सकंत्र प्रतीति नहीं होती है । अतः सर्वत्र प्रतीति 
का आक्षेप उचित नहीं है । 
उत्तर--'गुण' दो प्रकार के होते हैं--एक 'व्याप्यवृत्तिगुण और दूसरे 'अब्याप्य- 
वृत्तिगुण । 'शब्दादि' गुण तो अव्याप्यवृत्तिगुण हैं, अर्थात्‌ अपने a द्रव्य के 


किच्चिद्देश में ( कुछ भाग में ) रहते हैं, और किच्चिद्देश में 
विभुद्रव्य के आश्रित रहने परभी शब्दादि गुणों देश में नहीं रहते हैं। इस कारण 


प्रतीति सर्वत्र होनी ही चाहिये, किन्तु होती नहीं है । अतः 
विभु दव्यो का ग्रहण नहीं कर सकते । एवं 
करना भी संभव नहीं है, क्योंकि “मनस्‌? अर्तं 


उपूभुतरूप भौर उद्रृधुतस्पशं का अभाव है, उस कारण वह 'मनस्‌', चाक्षुषज्ञान तथा 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SR 
न 


वायुनिरूपण ] अथनिरूपणस्‌ ३३३ 


त्वगिन्द्रियजन्यज्ञान का विषय नहीं हे । ऐसे अतीन्द्रिय 'मनस्‌' के आश्रित होने पर 
वह 'अनुष्णाशीतस्पशं' भी अतीन्द्रिय होगा । किन्तु उस अनुष्णाशीतस्पर्श का तो सभी 
को त्वाचप्रत्यक्ष होता रहता है । अतः उस स्पर्श के आश्रयरूप में “मनस को भी 
“किश्चित्‌' पद से नहीं ले सकते हैं। एवंच परिशेष से 'किच्ित्‌' पद उस 'वायु' द्रव्य 
का ही परामर्शक होता है। अतः परिशेषानुमान से अनुष्णाशीतस्पर्शगुण का आश्रय 
“वायुः द्रव्य ही सिद्ध होता है। इतना ही नहीं अन्य हेतुओं से भी “वायु अनुमेय ही 
सिद्ध होता है । जैसे पर्णादिकों के शब्द विशेष से, तथा तृण, तूल, मेघ, विमान आदि 
की आकाश में अधःपतनाभावरूप धृति से किवा वृक्ष की शाखाओं के चलनरूप कर्म 
से भी 'वायु' का अनुमान होता है । अतः अनुमान-प्रमाणजन्य अनुमितिज्ञान का ही 
वह ( वायु ) विषय है- यह वात सिद्ध होती है । 

वायु के “नित्य, और अनित्य! रूप से दो भेद हैं। उनमें परमाणुरूप 'वायु” नित्य 
है, और द्वथणुक से लेकर महावायु तक समस्त 'वायु' अनित्य है । अनित्य वायु के 
(शरीर, इन्द्रिय और विषय? रूप से तीन भेद किये जाते हैं। वायु के परमाणुओं से 
बना हुआ “वायवीय शरीर' वायुलोक में रहता है । 

अपाकाजानुष्णाशोतस्पर्वन्मात्रवृततदरव्यत्वसाच्षदृष्याप्यजातिमत्श्रीरं वायवीयशरी- 
रमु--यह वायृत्वजाति-घटित लक्षण, 'वायवीयशरीरः का किया जाता है। इस 
प्रकार जातिघटित लक्षण करने से उत्पन्न-विनष्ट वायवीयशरीर में तथा उत्पत्तिक्षणा- 
वच्छिन्न वायवीय शरीर में अव्याप्ति नहीं होती है । ऐसा वायवीय शरीर पिंशाचादिकों 
` का होता है। ये वायवीय शरीर 'अयोनिज' ही होते हैं । 

'त्वक्‌' “वायवीय इन्द्रिय’ है । शरीर और त्वक्‌ से भिन्न जितना भी अनित्य वायु 
है, वह साक्षात्‌ अथवा परम्परया भोग का साधन होने से 'विषय? कहलाता है । 

त्विगिन्द्रिय' वायवीय ( वायूपादानक ) है, यह अनुमान से सिद्ध होता है । अनु- 
मानप्रयोग इस प्रकार है--त्वगिन्द्रियं वायवीयं, द्रव्यत्वे सति रूपादिषु पञ्चसु मध्ये 
स्पर्शस्यैव अभिव्यञ्जकत्वात्‌, अङ्गसञ्गिसलिलशैत्याभिव्यञ्जकव्यजनपवनवत्‌--यह 
स्वगिन्द्रि' वायवीय है, दरव्यरूप होता हुआ रूपादि पाँच गुणों में से “सपशंगुण' का ही 
अभिव्यञ्जक होने से, क्योंकि जो द्रव्य, 'रूपादि पाँच गुणाँ' में से केवल 'स्पर्शगुण' 
का ही अभिव्यञ्जक होता है, वह द्रव्य 'वायवीय” ही होता है । जैसे--शरीर के स्वेद 
( पसीना ) जल के शीतस्पर्श का अभिव्यञ्जक व्यजन ( पंखे ) का पवन ( वायु = 
हेवा ) है। वह व्यजन का पवन, स्वेदजल के रूपादि गुणों का अभिव्यंजक नहीं 
होता है, वह तो केवल उस स्वेदजल के शीतस्पशं का ही अभिव्यंजक होता है । यही 
कारण है कि 'ब्यजन्‌-पवन' में वायवीयत्व की प्रसिद्धि है । उसी तरह त्वगिन्द्रिय' भी 
पृथिव्यादि द्रव्यो के रूपादि पाँच गुणों में से केवल स्पशंगुण का ही अभिव्यञ्जक होता 
. है। उनके रूपादिगुणों का अभिव्यंजक नहीं होता है । इसलिये 'त्वगित्हिय' को 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३४ तकंभाषा [ उत्पत्तिक्रम 


वायवीय ही मानना चाहिये । इस वायवीय इन्द्रिय' का लक्षण इस प्रकार होगा— 
'अपाकजानु्णाशीतस्परंवन्मातरवृततदरव्यत्वसाक्षाद्वचाप्यजा तिम दिन्द्रियं वायवीयेन्द्रियमु' | 
इस प्रकार जातिघटित लक्षण करने से उत्पन्न-विनष्ट त्वगिन्द्रिय में तथा उत्पत्तिक्षणा- 
वच्छिन्न त्वगिन्द्रिय में अव्याप्ति नहीं होती है । 

उसी प्रकार .'वायवीय विषय” का लक्षण यह होगा--'रूपरहितस्पर्शवद्‌ विषय: 
वायवीयविषय:? । जो विषय, 'खूपगुण' से रहित होता हुआ स्पर्शगुणवाला होता है, 
उसे 'वायवीय विषय” कहते हैं। अथवा उत्पन्नविनष्ट वायवीयविषय में तथा 
उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायवीयविषय में स्पशंगुणाभाव-प्रयुक्त अव्याप्ति के निरसनाथं 
यहाँ भी जातिघटित लक्षण कर सकते हैं--'रूपरहितस्पशंवदवृत्तिद्रव्यत्वसाक्षाद- 
व्याप्यजातिमद्विषयः वायवीयविषयः' अथवा 'अपाकाजानुष्णाशीतस्पर्शवन्मात्रवृत्ति- 
्रव्यत्वमद्व्याप्यजातिमद्विषयः वायवीयविषयः' । इस प्रकार वायुत्वजातिघटित दोनों 
लक्षणों से उत्पन्न-विनष्ट तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायवीय विषय में अव्याप्ति नहीं 
हो पाती है, क्योंकि उत्पन्नविनण्ट तथा उत्पत्तिक्षणावच्छिन्न वायवीयविषय में “वायुत्व' 
जाति विद्यमान है। 

( कायंद्रव्याणामुत्पत्तिविनाशक्रमः ) 

तत्र पृथिव्यादीनां चतुर्णां कायंद्रव्याणामुत्पत्तिविनाक्रमः कथ्यते । द्वयोः 
परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति द्वयणुकमुत्पद्यते । तस्य परमाणू समवायिकारणं, 
तत्संयोगोऽसमवायिकारणम्‌, अहृष्टादि निमित्तकारणम्‌ । ततो हृद्यणुकानां 
त्रयाणां क्रियया संयोगे सति तर्यणुकमुत्पद्यते। तस्थ इयणुकानि समवायिकारणं, 
शेषं पुंवत्‌ \ एवं त्यणुकेश्चतुभिश्चतुरणुकम्‌ । चतुरणकेरपरं स्थूलतरं स्थुलतरेर- 
परं स्थूलतमम्‌ । एवं क्रमेण महापृथिवी, महत्य आपो, महत्‌ तेजो, महांश्च 
वायुरुत्पद्यते । कार्यगता रूपादयः स्वा्यसमवायिकारणगतेभ्यो रूपादिभ्यो 
जायन्ते । 'कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते' इति न्यायात्‌ । 
कायंद्रव्यों की उत्पत्ति का क्रम-- 


तत्रेति। दो प्रकार के पृथिव्यादिभूतों में से. परथिवी आदि चार कायंद्रव्यों की 
उत्पत्ति का क्रम बताया जा रहा हे--दृयोरिति । ईश्वरसंकल्प और जीवों के अदृष्ट 
के कारण दो परमाणुओं में होने वाली क्रिया के द्वारा संयोग होने पर अर्थात्‌ दो 
परमाणु परस्पर मिलकर एक 'द्रयणुक' उत्पन्न होता है। दोनों परमाणु उस 
द्वयणुक के 'समवायिकारण' हँ । उन दोनों परमाणुओं का 'संयोग' असमवायिकारण, 
और “जीवों के अदुष्ट आदि' निमित्तकारण हैं। उसके अनन्तर तीन द्वथणुको में 
ईश्वरेच्छा और जीवों के अदृष्ट से होने वाली क्रिया से संयोग होने पर अर्थात्‌ 'तीन 
द्यणुक' मिलकर 'एक त्र्यणुक' उत्पन्न होता है । 'तीनों द्वथणुक' उस त्र्यणुक के 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


डू 
nnn ्w\3य_\™\— \  \ ७ ७nn 


उत्पत्तिक्रम ] अर्थनिरूपणस्‌ ३३५ 


समवायिकारण हैं और 'शेष? पूर्ववत्‌ ही समझना चाहिये । अर्थात्‌ तीनों द्वथणुको का 
संयोग 'व्यणुक” का असमवायिकारण तथा अदुष्ट आदि निमित्तकारण होते हैं । 
एवमिति । इसी प्रकार 'चार त्र्यणुको' से चतुरणुक, चतुरणुकों-से दुसरा स्थूलतर द्रव्य 
उन स्थूलतरों से अन्य स्थूलतम द्रव्य उत्पन्न होते हैं। एवमिति। इस प्रकार क्रम से 
महास्थूल पृथिवी, महत्स्थूल जल, महत्स्थूछ-तेज, और महान्‌ स्थूल-वायु उत्पन्न 
होता है । 
कार्य के गुणों की उत्पत्ति-प्रक्रिया-- 

कार्यगतेति । 'कार्य' ( पृथिवी आदि ) में रहने वाले 'रूप' आदि गुण, अपने-- 
( रूपादि के ) आश्रय ( द्दघणूकादि ) के समवायिकारण ( परमाणु आदि ) में रहने 
वाले 'रूप' आदि गुणों से उत्पन्न होते हैं। क्योंकि यह नियम है--कारणगुणा हि 
कायंगुणानारभन्ते'--कारण के गुण ही कायं के गुणों को उत्पन्न करते हैं । 

- माधुरी 

ग्रन्थकारने पृथिवी, जल, तेज, वायु--इन चारों को नित्य और अनित्य भेद से 

दो-दो प्रकार का बताया है । परमाणुरूप पृथिवी आदि चारों तत्त्वों को नित्य कहा है । 
इन्हीं चारों नित्य तत्त्वों को 'सुक्ष्मभूत' भी कहते हैं। ये परमाणुरूप “सूक्ष्मभूत' ही 
“पृथिव्यादि स्थूलभूतों' के 'कारण' कहे जाते हैं। ये पृथिव्यादि स्थूलभूत “कार्यो 
कहे जाते हैं । ये कार्यरूप पृथिव्यादिस्थूलभुत 'अनित्य' होते हैं। अपने कारणों से 
इनकी उत्पत्ति होती है, अनन्तर उनका विनाश भी होता है । 

झंका--प्रस्थकार ने “चतुर्णा कायंद्रव्याणाम्‌ उत्पति-विनाशक्रमः कथ्यते’ कहकर 
प्रथमतः उत्पत्ति’ को ही क्यों बताया ? 'विनाश' को प्रथमतः क्यों नहीं बताया ? 

समाञ--'जातस्यैव नाशो भवति, अजातस्य नाशासम्भवात्‌---जिसकी उत्पत्ति 
हुई हो उसी का नाश होता है, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति ही नहीं हुई हो उसका नाश 
कैसे संभव हो सकता है? इस अभिप्राय से ही ग्रन्थकार ने प्रथमतः सृष्टि की 
उत्पत्ति कही है । उपर्युक्त वाक्य में 'चतुर्णा' न कह कर केवल 'कायंद्रव्याणां कहते 
तो तीन कार्यद्रव्यों का ही उपादान ( ग्रहण ) किया जाता, 'चार' का नहीं, क्योंकि 
“बसन्ताय कपिञ्जलानालभेत' इस न्याय से वहुवचन का पर्यवसान त्रित्व” में ही 
होता है । अतः 'चतुर्णाम्‌' कहा गया है। तब 'पृथिबी, जल, तेज, वायु” चारों 
की उपलब्धि हो जाती है । इन चारों को 'कायंद्रब्य' कहकर यह सुचित किया है 
कि इनका बाध ( निवृत्तिःविनाश ) अपरिहाय है, उसका. परिहार हो नहीं सकता, 
किन्तु नित्य पदार्थो की न उत्पत्ति होती है और न विनाश ही होता है । उनकी उत्पत्ति 
का तथा विनाश का होना कभी भी संभव नहीं है। 

कार्यद्रव्यों की उत्पत्ति द्वचणुकादि प्रक्रम से होती है और क्रियाविभागादिन्याय से 
उनका विनाश होता है। इसी उत्पत्तिक्रम को तथा विनाशक्रम को ग्रन्थकार बता 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३६ तकंभाषा [ उत्पत्तिक्रम 


रहे हैं। यद्यपि इस क्रम को पृथिवी आदि चारों के प्रकरणों में बताना चाहिये था, 
तथापि ग्रन्यगौरव के भय से और समानन्याय होने से दोनों ( उत्पत्ति-विनाश ) को 
एकत्र ही बता देना उचित समझा गया । 
परमाणुवादियों के मतानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति 
दृथणुकादि कार्य रूप पृथिवी, जल, तेज, वायु को 'अवयवी' कहा जाता है । किन्तु 
कुछ न।स्तिकवादी 'अवयवी' पदार्थ को नहीं मानते । अपितु 'परमाणुओं' के समूहरूप 
पुञ्ज को ही 'घट-पटादि' रूप मानते हैं। उन नास्तिको के मत का निराकरण करने 
के लिये द्वयणुकादिकायरूप पृथिवी, जळ, तेज, वायु के उत्पत्ति-विनाशक्रम को वता 
रहे हैं अर्थात्‌ पहले उत्पत्ति को बताकर पश्चात्‌ विनाशक्रम को बतावेंगे ।; 

'एकोऽहं बहु स्याम्‌’ इस श्रुति के अनुसार परमेश्वर को सृष्टिरचना करने की जब 
इच्छा ( संकल्प ) होती है, तब उसकी इच्छामात्र से ही समस्त परमाणुओं में “क्रिया! 
उत्पन्न होती है, उस क्रिया से सजातीय दो-दो परमाणुओं का परस्पर “संयोग? होता 
है, अर्थात्‌ पृथिवी के परमाणुओं का तो पृथिवी के परमाणुओं के साथ, और जल के 
परमाणुओं का जल के परमाणुओं के साथ और तेज के परमाणुओं का तेज के 
परमाणुओं के साथ, ओर वायु के परमाणुओं का वायु के परमाणुओं के साथ संयोग 
होता है, इसी को सजातीय परमाणुओं का संयोग कहते हैं । परमाणुओं की कोई 
कमी नहीं है, वे अनन्त हैं, असंख्य हैं । 

इस प्रकार सजातीय परमाणुओं के. क्रियाजन्य संयोग से 'द्रयणुक' की उत्पत्ति 
कार्य के रूप में होती है। अर्थात्‌ पृथिवीत्व जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व के रूप में 
सजातीय दो परमाणुओं के संयोग से 'द्रघणुक' रूप “कार्य उत्पन्न होता है। 

उत्पन्न हुए ये द्वथणुकादमक कायं भी असंख्य हैं। उनमें जो-जो “भावकार्य' होते 
हैं, वे तो 'सवं भावकाय, कारणत्रयजन्यम्‌' इस नियम के अनुसार 'समवायिकारण, 
असमवायिकारण, और निमित्तकारण'-इन तीन कारणों से ही उत्पन्न होते हैं। 
“भावकार्ये' कहने का उद्देश्य यह है कि 'प्रध्वंस' जो 'अभावरूपकायं' है, वह केवल 
'निमित्तकारण' से ही उत्पन्न होता है। 'प्रध्वंसाभाव” रूप कार्य की उत्पत्ति में 
'समवायिकारण', 'असमवायिकारण' की अपेक्षा नहीं रहती । 'द्वधणुक' में भावकार्य- 
रूपता होने से 'द्वथणुकात्मक कायं' भी पूर्वोक्त तीन कारणों से ही उत्पन्न होगा। 
द्थणुकात्मक कार्य के 'समवायिकारण' तो 'दो परमाणु” होते हुँ। और (दो परमाणुओं 
का संयोग” ( दो परमाणुओं का क्रियाजन्यपरस्पर सम्बन्ध ) उस 'द्रघणुकात्मक कार्ये 
का “असमवायिकारण” होता है । और (१) ईश्वर, (२ ) उसकाज्ञान, ( ३ ) उसकी- 
इच्छा, (४ ) उसकी भ्रयत्नरूपकृति ( ५) काल, (६ ) दिशा, ( ७ ) प्रागभाव, 
( ८) जीवों के पुण्य-पापरूप अदुष्ट और ( ९ ) प्रतिबन्धकाभाव --ये नौ, उस 
द्रभणुकात्मक कार्ये के निमित्तकारण होते हैं । अर्थात्‌ ये नौ तो समस्त कार्यात्र के 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उत्पत्तिक्रम ] अर्थेनिरूपणस्‌ ३३७ 


निमित्तकारण होते हैं। अत एव इन नौ कारणों-को कार्यमात्र के प्रति साधारण कारण 
कहा जाता है । इस प्रकार उक्त तीन कारणों से इचणुकात्मक कायं की उत्पत्ति होती है । 
तदनन्तर उन इचणुकों में भी पुनः क्रिया होती है, उससे सजातीय तीन-तीन द्वथणुकों 
का परस्पर संयोग होता है, उससे 'त्र्यणुक' कायं की उत्पत्ति. होती है। ये 'त्र्यणुक? 
कायं भी असंख्य हैं । इस “तर्यणुक कार्य” के 'तीन द्वथणुक' तो समवायिकारण हैं, और 
उन तीन इचणुकों का परस्पर संयोग, उस 'त्र्ययुक' कायं का असमवामिकारण है, 
एवं पूर्वोक्त ईश्वरादि नौ, उस 'त्र्यणुक' कार्य के निमित्तकारण हैं । इस प्रकार 'त्र्यणुक' 
कार्यों की उत्पत्ति के अनन्तर उन त्र्यणुको में भी पुनः “क्रिया” उत्पन्न होती है । उस 
क्रिया से सजाजीथ चार-चार त्र्यणुकों का परस्पर संयोग होता है, उस संयोग से 'चतुर- 
णुक' कार्ये की उत्पत्ति होती है । वे चतुरणुक भी असंख्य हैं। उस 'चतुरणुक कायं” के 
वे “चार त््यणुक' तो समवायिकारण होते हैं, और उन चार त्र्यणुकों का 'परस्पर 
संयोगसम्वन्ध' असमवायिकारण होता है, और पूर्वोक्त ईश्वरादि नौ कारण उसके 'निमित्त- 
कारण' कहलाते हैं । इसप्रकार से “पाँच चतुरणुक' मिलकर दुसरे 'पः्चाणुक'नामक 
स्थूलतर कार्यं को पैदा करते है । तदनन्तर वे 'पच्चाणुक'संज्ञक स्थूळतर कार्यरूप 
अवयव परस्पर मिलकर दूसरे 'स्थूलतम कार्य” को उत्पन्न करते हें । इस प्रकार पूवं- 
पूर्वं कारण की अपेक्षा करते हुए उत्तर-उत्तर स्थूलकायं की उत्पत्ति का क्रम चलता 
रहता है । तब महान्‌ पृथिवी, महान्‌ जल, महान्‌ तेज और महान्‌ वायु उत्पन्न होते हैं । 

जैसे 'परमाणुरूप समवायिकारण' की अपेक्षा '्रयणुक' कायं में द्विगुणित स्थूलता 
रहती है, और 'द्रथणुक'रूप समवायिकारण की अपेक्षा “त््यणुक'कार्य में त्रिगुणित 
स्थूलता रहती है और 'त्र्यणुकरूप समवायिकारण' की अपेक्षा 'चतुरणुक'कायं में 
चतुगुणित स्थूलता होती हे । इसी प्रकार महान्‌ पृथिवी आदि कार्यों में उनके पुर्व-पू्व 
समवायिकारणों की अपेक्षा.उत्तर-उत्तर कार्यो में स्थूलता की अधिकता हुआ करती है । 

उत्तर-उत्तर कार्ये, अपने पूवं-पू्वं समवायिकारणों से भिन्न हुआ करते हैं । जेसे-- 
परमाणुरूप समवायिकारण से 'दथणुक' कार्य, भिन्न होता है, दृथणुकरूप समवायि- 
कारण से “श्र्यणुक' कार्य भिन्न होता है, इसी प्रकार महान्‌ परथिवी आदि सभी कायं 
अपने समवायिकारण से भिन्न ही उत्पन्न होते हैं । 

पुवं-पुवे समवायिकारणरूप द्रव्य’ के रूपादि गुण, उत्तर-उत्तर 'कायंद्रव्य” रूपादि- 
गुणों को उत्पन्न करते हैं । जैसे--समवायिकारणभूत तन्तु के रूपादिगुण 'पट कार्य के 
रूपादि गुणों को उत्पन्न करते हैं। उसी तरह समवायिकारणभूत परमाणु के रूपादि- 
गुण, द्वयणुक'कायं के रूपादिगुणों को तथा समवायिकारणभूत 'द्रयणुक' के खूपादि- 
गुण, अपने “त्र्यणुक'कायं के रूपादि गुणों को उत्पन्न करते हें । इसी प्रकार महान्‌ 
पृथिवी आदि कायंद्रव्य पर्यन्त, पुर्व-पृवं समवायिकारण के रूपादिशुण, उत्तर-उत्तर 
कायंद्रव्य के गुणो को उत्पन्न करते हैं । 

२२ त० 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३३८ तकंभाषा [ उत्पत्तिक्रम 


भ्रश्‍ल--पाकजरूप-रसादि तथा दित्वादि तथा संयोग-विभागादि गुणों की उत्पत्ति 
तो 'कारण' के गुणों से नहीं होती है, उनकी उत्पत्ति अपने आश्रयद्रव्य में समवेत जो 
'तेज:संयोग”, उससे होती है । तो आप कँसे कह रहे हैं कि 'कारण' के गुण ही कायंगत 
गुणों के उत्पादक होते हैं ? 

उत्तर -यहाँ पर कारण के गुणों से उत्पन्न होने वाले कार्यगत रूपादि गुणों का 
ही विचार किया जा रहा है । अन्य गुणों का नहीं । 

शंका--दृयणुक कार्य का आरम्भ जैसे 'दो परमाणुओं' से बताया है, वैसे 'तीन 
परमाणुओं' से 'दृणुक'कार्य का आरंभ क्यों नहीं कहते? तथा 'त्र्यणुक' कार्य का 
आरंभ 'तीन द्वयणुक' के बजाय 'दो दृघणुक? से क्‍यों नही कहते ? 

समा०--'तीन परमाणुओं' में 'द्वयणुक' काय की आरंभकता मानने में 'गौरव' 
होगा । क्योंकि दो परमाणुओ से ही जब 'द्वयणुक'कायं की उत्पत्ति हो सकती है, तो 
तीन परमाणुओं में उसकी आरंभकता क्‍यों मानी जाय? और दूसरी बात यह 
है कि तीन परमाणुओं से द्वथणुककायं की उत्पत्ति मानने में कोई प्रमाण नहीं है । 
इसलिये लाघवात्‌ दो परमाणुओं में ही द्वथणुककायं की आरंभकता मानी जाती है। 
तीन में नहीं । 

शंका-तीन परमाणुओं में द्वथणुक'कार्य की आरंभकता मानने में गौरवदोष 
होता है, उसके निवारणाथं दो परमाणुओं में ही द्वथणुककाय की आरंभकता मानने 
में जैसे लाघव बताया गया है, उसी तरह तीन द्वथणुको में 'त्यणुक'कार्य की आरंभकता 
मानने भी गौरव दोष होगा, उसके निवारणार्थं दो द्वअणुकों में ही 'व्यणुक'कार्य की 
आरंभकता माननी चाहिये, जिससे लाघव होगा । 

समा०- दो दृधणुको से त्र्यणुककायं की उत्पत्ति मानने में यद्यपि लाघव है, तथापि 
दो दृथणुक से त्र्यणुककार्यं की उत्पत्ति मानने पर उस त्र्यणुककाय में “महत्त्व 
परिमाण' नहीं होगा, ओर उसके न होने से उस त्र्यणुक का चाक्षुष्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा । क्योंकि 'कायं' के 'महत्त्वेपरिमाण' के प्रति उस कार्य के समवायिकारण का 
'महत्त्वपरिमाण', अथवा उस समवायिकारण की 'बहुत्वसंख्या' असमवायिकारण 
होती है । जैसे-समवाथिकारण 'तन्तु' का महत्त्वपरिमाण 'पट' कार्य के “महत्त्व? 
परिमाण' का 'असमवायिकारण” होता है। और 'समवायिकारण' का 'परिमाण' 
जो “कार्य के परिमाण को “उत्पन्न करता है, वह अपने 'समानजाति' वाले तथा 
अपने से 'उत्क्ृष्ट परिमाण' को ही उत्पन्न करता है। जैसे कारणरूप 'तन्तु' का 'महत्त्व- 
'परिमाण' अपने समानजाति वाले तथा अपने से उत्कृष्ट 'पट के महत्त्वपरिमाण” को 
उत्पन्न करता है । ऐसी स्थिति में 'द्वचणुकरूप कारण” में 'महत्त्वपरिमाण' तो है नहीं, 
किन्तु 'अणुत्वपरिमाण' ही है। अत एव उन पिस्माणुओ' के समान उस 'दृथणुक' का 
भी प्रत्यक्ष नहीं होता है । ऐसी स्थिति में 'द्रघणुक'कारण के 'अणुपरिमाण' से 'व्यणुक'- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विनाशक्रम ] अर्थनिरूपणख्‌ ३३९, 


कार्ये के परिमाण की उत्पत्ति मानने पर उस 'त्र्यणुक' का परिमाण उस “दृघणुक' के 
अणुत्वपरिमाण की अपेक्षा 'अणुतर' ही होगा । किन्तु सिद्धान्त में त्र्यणुक' को 
महत्त्वपरिमाण वाला माना गया है । अत एव श्र्यणुक' का चाक्षुषप्रत्यक्ष होता है। 
इससे स्पष्ट है कि “त्र्यणुक' का महत्त्वपरिमाण उस 'इचणुक रूप समवाथिकारण के 
परिमाण से उत्पन्न ( जन्य ) नहीं है। किन्तु उस 'इणुक'रूप कारण में स्थित जो 
'बहुत्वसंख्या' है, उस 'बहुत्वसंख्या' से ही 'व्यणुक” का “महत्त्वपरिमाण' उत्पन्न 
होता है । वह 'बहुत्वसंख्या' कभी भी 'दो' में नहीं रहती । किन्तु 'तीन' से लेकर 
उत्तरोत्तर संख्या में ही वह 'बहुत्वसंख्या' रहती है । इसलिये 'त्र्यणुक काय में महत्त्व- 
परिमाण की उत्पत्ति के लिये 'कपिञ्जलत्याय' से तीन 'इघणुकों' से ही उस 'व्यणुक' 
कार्य की उत्पत्ति मानी गई है । 


इत्यमुत्पन्नस्थ रूपादिसतः कायंद्रव्यस्य घटादेरवयवेषु कपालादिषु नोदना- 
दभिघाताद्वा क्रिया जायते । तया विभागस्तेनावयव्यारम्भकस्यासमवायिकारणी- 
सूतस्य संयोगस्य नाशः क्रियते, ततः कार्यद्रव्यस्य घटादेरवयवितो नादा: । 
एतेनावयव्यारम्भकासमवायिकारणनारे द्रव्यनाशो दशितः । 

क्रचित्‌ समवायिकारणनाशे द्रव्यनाशो यथा पुर्योक्तस्येव पृथिव्यादेः संहारे 
सझ्निहीर्षामंहेश्वरस्य सज्लिहीर्षा जायते । ततो दइच्यगुणकारम्भकेषु परमाणुषु 


क्रिया, तया विभागः,' ततस्तयोः संयोगनाज्ञे सति द्व्णुकेषु नष्टेषु स्वाभय- 


नाशात्‌ त्र्यणुकादिनाशः । एवं क्रमेण पृथिव्यादिनाज्ञः। यथा वा तन्तुनां नाशे 
पटनाशः। तद्गतानां रूपादीनां स्वाभयनाशेनेव नाशः। अन्यत्र तु सत्येवाश्रये 
विरोधिगुणप्राढुभविण विनाशः । यथा पाकेन घटादौ रूपादिनाश इति । 


कायंद्रव्यों का विनाशक्रम-- 


इत्थमिति । इस प्रकार उत्पन्न हुए रूपादि गुणों से युक्त कायंद्रव्य 'घट' आदि के 
अवयव, जो 'कपाल' आदि है, उनमें 'नोदन' ( चेतनप्रदत्त प्रेरणा ) अथवा 'अभिघात? 
( जड़ पदार्थ के साथ संघर्ष ) से 'क्रिया' उत्पन्न होती है। उस 'क्रिया' से संयुक्त 
'कपालादि' अवयवों में “विभाग उत्पन्न होता है। उस विभाग से अवयवी ( घट-पट 
आदि ) के आरम्भक ( उत्पादक ) जो असमवायिकारण 'कपाल' हैं, उनके 'संयोग' का 
नाश होता है । उस 'कपालसंयोग' के नाश से कायंद्रव्यरूप 'घटादि' अवयवी का नाश 
होता है। एतेनेति । इप प्रदर्शित उदाहरण से 'अबयबो? ( घट-पटादि ) के उत्पादक 
( आरम्भक ) 'असमवायिकारण' ( कपालादि अवयवों का संयोग ) के नाश होने से 
'कायंद्रव्य' का नाश दिखाया गया है । 

क्वचिदिति । कभी-कभी 'समवायिकारण' का नाश होने से भी 'कायंद्रव्य' का. 


नाश -होता है । जैसे-- पूर्वोक्त ( उपयुक्त) 'पृथिवी' आदि. के संहार का काल निकट ` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४० तकभाषा [ विनाशक्रम 


आने पर महेश्वर को सृष्टि के संहार करने की इच्छा ( सड्जिहीर्षा ) हो उठती है । 
उस सञ्जिहीर्षा से 'द्वयणुको' के उत्पादक ( आरम्भक ) परमाणुओं में “क्रिया' 
होती है । उस क्रिया से परमाणुओं के संयोग का 'विभाग' होता है, उस विभाग से 
उन दोनों परमाणुओं के संयोग का नाश होता है। इस प्रकार अपने ( त््यणुक के ) 
आश्रय का ( द्व्यणुक का ) नाश हो जाने से 'व््यणुक” आदि का नाश हो जाता है । 
इस प्रकार त्र्यणुक के नाश से चतुरणुक आदि का नाश होते-होते क्रमशः स्थूल 'पृथिवी' 
आदि समस्त महाभूतों का नाश होता है। इस रीति से सृष्टि का संहार किया जाता 
है । अथवा जैसे सृष्टि की दशा में कभी-कभी आश्रय के नाश से कायंद्रव्य का नाश हो 
जाता है। अथवा जैसे आग में .तन्तुओ के जल जाने पर ( तन्तुओ' का नाश होने 
पर ) उनसे बने 'पट' का भी नाश हो जाता है । इस प्रकार दोनों उदाहरण कार्य- 
द्रव्य के समवायिकारण' के नाश से कार्य के नाश के हैं । 
नाश के दो प्रकारों को प्रदर्शित कर अब 'कार्य' के 'गुणों' के नाश की प्रक्रिया 
को बताते है-- 
तदुगतानामिति । उपयुक्त दोनों उदाहरणों में उन 'त्र्ययुकादि' और जिनका पाक 
नहीं हो सकता ऐसे 'पट' आदि पाथिव द्रव्य, जल और तेज ( कायंद्रव्यो ) में स्थित 
“रूप' आदि गुणों का अपने 'आश्रय' ( समवायिकारण ) के नाश से ही नाश हो जाता 
है । अन्यत्र त्विति । और कहीं उक्त द्रव्यों से भिन्न द्रव्यो में ( 'घट' आदि में ) आश्रय 
( घट ) के विद्यमान रहते हुए ही विरोधी गुण ( पाकज रक्तरूपादि ) के प्रकट होने से 
ही पूर्ववर्ती ( श्याम ) 'रूप' आदि गुणों का नाश होता है। जैसे 'घटादि” पाथिव 
द्रव्यो में 'रूपादि' गुण का नाश पाक से होता है । 
माधुरी 
शंका--पहले बताया गया है कि 'भावकायं' हमेशा अपने समवायिकारण, असम- 
वायिकारण और निमित्तकारण से ही उत्पन्न होते हैं“-किन्तु ऐसा नियम नहीं 
बनाया जा सकता, क्योंकि जैसे--'दघणुकादि' भाव कार्य हैं उसी तरह सृष्टि के 
आरंभकाल में परमाणुओं की संयोगजनक “क्रिया” भी भावका है। परन्तु उस 
य का कोई 'असमवायिकारण' प्रतीत नहीं हो रहा है। 'परमाणु' तो उस क्रिया 
समवायिकारण' कहलाते हैं, और 'ईश्वर आदि' नो, उस क्रिया के 'निमित्तकारण' 
कहलाते हैँ । अतः 'परमाणुओं' की 'क्रियां' जैसे 'असमवायिकारण' के विना ही 
उत्पन्न होती है वैसे ही 'इचणुकादि' भावकार्य भी 'असमवायिकारण' के बिना ही 
उत्पन्न क्यों नहीं हो सकते ? 
ससा०---उस क्रिया' के असमवायिकारण के विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न 
सज है कुछ अ्रन्यकारों का कहना है कि एक परमाणु के साथ दूसरे परमाणु का जो 
नोदन/ नाम! का. संयोग ( मृदुसंयोग, जिसके होने से किसी प्रकार का शब्द नहीं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विनाशक्रम ] अथंनिरूपणस्‌ ` ३४१ 


होता ) होता है, वही नोदनाख्य संयोग, उन “परमाणुओं की क्रिया” का असमवायि- 
कारण है । और कभी-कभी अभिघात' नाम का संयोग (कठोर संयोग, जिसके 
होने से शब्द होता है) होता है । इस असिघाताख्य संयोग से परमाणुओं में क्रिया 
उत्पन्न होती है। अतः वही ( अभिघाताख्य संयोग ) उन परमाणुओं की क्रिया का 
असमवायिकारण कहलाता है । 

शंका--'नोदनाख्य संयोग” या 'अभिघाताख्य संयोग” में परमाणुक्रिया की असम- 
वायिकारणता मानने में अनवस्था दोष होगा। क्योंकि जिस द्वितीय परमाणु के 
नोदनाख्य या अभिघाताख्य संयोग से प्रथम परमाणु में क्रिया उत्पन्न हुई है, वही 
नोदनाख्य या अभिघाताख्य संयोग, द्वितीय परमाणु की क्रिया से ही उत्पन्न होगा, ओर 
वह द्वितीय परमाणु की क्रिया भी उस द्वितीय परमाणु के साथ तृतीय परमाणु के 
नोदनाख्य संयोग या अभिघाताख्यसंयोग से जन्य होगी और वह तृतीय परमाणु का 
नोदनाख्य संयोग या अभिषाताख्य संयोग भी तृतीय परमाणु की क्रिया से उत्पन्न 
होगा । और वह तृतीय परमाणु की क्रिया भी उस तृतीय परमाणु के साथ चतुर्थ 
परमाणु के नोदनाख्य संयोग अथवा भभिघाताख्य संयोग से उत्पन्न होगी । इस प्रकार 
'क्रियाओं' की तथा नोदनाख्य या अभिघाताख्य संयोगों की परम्परा मानने में अनवस्था 
दोष प्राप्त होगा । इसलिये एक परमाणु के साथ दुसरे परमाणु का जो नोदनाख्य या 
अभिघाताइप संयोग है, उसमें उस परमाणु की क्रिया 'असमवायिकारणता' का 
होना संभव नहीं है । 

समा०--जँसे--चीज से अंकुर उत्पन्न होता है। और अंकुर से पुनः बीज उत्पन्न 
होता है, उस बीज से पुन: अंकुर उत्पन्न होता है, उस अंकुर से पुनः बीज उत्पन्न होता 
है । इस बीजाङ्कुर की अनवस्था को जैसे दोपरूप नहीं माना जाता, वैसे ही 'शरीर' 
से पुण्य-पाप ( धर्माधमं ) रूप अदृष्ट उत्पन्न होते हैं और उस अदुष्ट से पुनः शरीर 
उत्पन्न होता है, उस शरीर से पुनः अदृष्ट उत्पन्न होते हैं । इस 'शरीरादृष्ट' की अन- 
वस्था को शास्त्रकारों ने दोषावह नहीं माना है। उसी प्रकार 'परमाणुक्रिया और 
नो दनाभिधाताख्य संयोग” की अनवस्था को भी शास्त्रकारों ने दोषावह नहीं माना 
है। “मूल अर्थ को नष्ट करने वाली अनवस्था को ही शास्त्रकारों ने दोषाबह माना 
है । इसलिये एक परमाणु के साथ दुसरे परमाणु के नोदनाख्यसंयोग या अभिघाताख्य 
संयोग में उस परमाणु क्रिया की असमवायिकारणता हो सकती है । 


कुछ लोगों का कहना है कि परमाणुओं में जो 'वेगाख्य-संस्कार' नामका गुण है, ` 


बही ( वह वेगसंस्कार ही) उस परमाणु की क्रिया का 'असमवायिकारण' है। 
जैसे--बाण आदि का “वेग” द्वितीय-तृतीयादि क्रियाओं का असमवायिकारण कहा 
जाता है, वैसे ही उस परमाणु का “वेग” उसकी ( परमाणु की ) क्रिया का असमवायि- 


कारण हो सकता है। 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RE STEVES I OVE SREY GHOSE SE ENON, 


३४२ तकभाषा [. विनाश के कारण 


झंका--उन परमाणुओं के 'वेग' को यदि उन “परमाणुओं की क्रिया” का 
“असंमवायिकारण' कहें तो 'कल्पनागौरव' का दोष होगा । क्योंकि जैसे--प्रथम नोद- 
नाख्य या अभिघाताख्य संयोग से बाण में 'क्रिया' उत्पन्न होती है, उस क्रिया से बाण 
में 'वेग' उत्पन्न होता है, उस 'वेग' से उस बाण में पुनः दूसरी क्रिया उत्पन्न होती है, 
उस दुसरी 'क्रिया' से उस बाण में पुनः दुसरा 'वेग' उत्पन्न होता है। इस रीति से 
जब तक उस बाण का भूमि पर पतन नहीं होता है, तब तक उस बाण में क्रियाओं 
की परंपरा तथा वेगों की परंपरा के विषय में कल्पना करनी ही पड़ती है । उसी तरह 
परमाणुओं की क्रिया का असमवायिकारण जो 'वेग' है, वह भी उन परमाणुओं की 
दुसरी क्रिया से उत्पन्न ( जन्य ) होगा और वह दूसरी क्रिया भी किसी दूसरे 'वेग' 
से जन्य होगी, और दूसरा 'वेग' पुनः तीसरी क्रिया से जन्य होगा । इस प्रकार प्रलय 
के आदिम क्षण से लेकर सृष्टिकाल के आदिमक्षण तक परमाणुओं में 'क्रियाओं' की 
परम्परा तथा 'वेगों' की परम्परा के विषय में कल्पना करनी होगी । तब कल्पना- 
./ गौरवदोष प्राप्त होगा । अतः 'वेग' में परमाणु के क्रिया की 'असमवायिकारणता' 
' को मानना संभव नहीं है । 
; । समा०--'कल्पनागौरव' को सवंत्र दोषावह नहीं माना जाता, किन्तु जो 'कल्पना- 
गोरव' निष्फल होता है, उसे ही दोषावह समझा जाता है । परन्तु फलजनक 
कल्पनागौरव को दोषावह नहीं कहा जाता । ऐसी स्थिति में द्र्घणुकादि' कार्य की 
उत्पत्तिरूप' फल यहाँ भी विद्यान्‌ है, अतः फलजनक होने से यहाँ भी कल्पनागौरव 
को दोषाबह नहीं मान सकते । एवंच तत्तत्‌ परमाणुनिष्ठ 'वेग' में तत्तत्‌ परमाणु के 
(क्रिया की असमवायिकारणता का रहना संभव हो सकता है । अतः 'असमवायिकारण' 
के"नाश से 'कायंद्रव्य' का नाश होना उचित ही है। 
पहले बता चुके हैं कि 'पृथिवी, जल, तेज, वायु? इन चार कार्यंद्रव्यों की उत्पत्ति 
ओर विनाश अपनी-अपनी प्रक्रिया के अनुसार हुआ करते हैं। अर्थात्‌ यह कार्यंद्रव्य 
की सृष्टि उत्पन्न होने के पश्चात्‌ कुछ सयमतक स्थित रहती है, तदनन्तर परमेश्वर 
को उत्पन्न किये कायंद्रब्य का संहार ( नाश) करने की इच्छा होती है। 
उस इच्छा से पृथिव्यादि चारों कायंद्रव्यो के परमाणुओं में पुनः क्रिया उत्पन्न 


` . होती है, उस क्रिया से दो-दो परमाणुओं का परस्पर विभाग होता है, उस 


विभाग के होने से दो-दो परमाणुओं के संयोग का नाश होता है, उस संयोग के नाश 
होने से उन 'ददथणुक'कार्यो का नाश होता है । उन 'द्र्णुक'रूप समवायिकारणों का 
नाश होने से 'त्र्यणुक'रूप कार्यों का नाश होता है। त्र्यणुकरूप समवायिकारण का 
नाश होने से 'चतुरणुक' कायं का नाश होता है। इस रीति से पूरव-पूर्वं समवायिकारण 
के नाश से उत्तर-उत्तर कायं के नाशक्रम के अनुसार महान्‌ पृथिवी, महान्‌ जल, 


महान्‌ ताठ का नाश h होता i दषएकादि कदको, घ ल्लददोते अहव्तनत्े$/ पादि 


विनाश के कारण ] अर्थनिरूपणस्‌ ३४३ 


गुण भी अपने-आप नष्ट हो जाते हैं। इस दचणुकादि समस्त कायंद्रव्यो के नाश को 
शास्त्रकारों ने 'अवान्तरं प्रलय” की संज्ञा दी है। तात्पयं यह है कि 'प्रलय' दो प्रकार 
का होता है--( १ ) अवान्तरप्रलय और ( २.) महाप्रलय । अवान्तरप्रलय का लक्षण 
भी. इसी प्रकार किया गया है--“सवंकायंद्रव्यध्वंसः अवान्तरप्रलयः'। वैसे ही 'मह- 
प्रलयः' का लक्षण इस प्रकार हे--'सर्वेभावकायंध्वंस: महाप्रलुय:--अनित्यद्रव्य, 
अनित्यगुण और कर्म” इन तीनों को 'भावकायं' कहते है । इन सब भावकार्या के ध्वंस 
को 'महाप्रलय' संज्ञा दी गई है । 

प्रदन--उपयुंक्त सृष्टि और प्रलय में कोई प्रमाण भी है, या दाशंनिकों की केवल 
अपनी कल्पना है ? 

उत्तर--सृष्टि-प्रलय को बताने वाली भगवती श्रुति ही स्वयं प्रमाण है । भगवती 
श्रुति कह रही है--धाता यथापूर्वंमकल्पयत्‌”-परमेश्चर ने पूवंसृष्टि के समान ही 
इस सृष्टि की रचना की है। यहाँ 'यथापूवंम्‌' कह कर यह सूचित किया है कि पूव 
और उत्तर सृष्टि के मध्य 'प्रल्य' था । 

परन्तु मीमांसक, “सृष्टि' को प्रवाहरूप से नित्य मानते हैं। उनका कहना है कि 
जैसे 'बीजाद्कुर' का प्रवाह अनादि है, उसमें 'बीज' प्रथम है, या अङ्कुर प्रथम है-- 
यह निर्णय करना असंभव है । अतएव उस अनादि प्रवाह का कभी अन्त ही नहीं है । 
वह तो अनादि तथा अनन्त है । एवं इस जगत्‌ की सृष्टि में तथा उसके प्रलय में भी 
कोई प्रमाण नहीं है । यदि जगत्‌ (सृष्टि ) का प्रलय माना जाय तो 'अक्षय्यं ह वे 
चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति’ इस श्रुतिवचन के द्वारा “चातुर्मास्थ“याजी को 
अविनश्वर स्वर्गादि सुख की जो प्राप्ति बताई है वह अनुपपन्न होगी । अतः स्पष्ट है 
कि 'जगत्‌' का प्रलय नहीं होता है। 

पहले बता चुके हैं कि दृथणुकादि कायंद्रव्यों का नाश, ईश्वर की सञ्जिहीर्षा के 
कारण होता है । उसके विषय में प्राचीन नैयायिकों का कथन है कि किसी कायंद्रव्य 
का नाश तो असमवायिकारण के नाश होने से होता है और किसी कायंद्रव्य का 
नाश 'समवायिकारण' के नाश होने से होता है। यदि सर्वत्र 'समवायिकारण' के 
नाश से ही 'कायंद्रव्य' का नाश माना जायगा तो द्वथणुक' रूप कायंद्रब्य का नाश 
नहीं हो सकेगा । क्योंकि द्वथणुकरूप कायंद्रव्य के समवायिकारण जो “दो परमाणु" हैं, 
वे नित्य है । उन नित्य परमाणुओं का कभी भी नाश नहीं होता है। इसलिये उन 
इचणुकरूप कायंद्रव्य का नाश तो 'परमाणुसंयोग' रूप असमवायिकारण के नाश होने 
से ही होता है। 'दो परमाणुओं का संयोग” ही 'द्रयणुक' का असमवायिकारण होता 
है । उन दो परमाणुओं के 'संयोग' का नाश, उन परमाणुओं की क्रियाजन्य विभाग 
से हो जाता है। तब त्र्यणुकरूप कार्यं से लेकर महान्‌ कायं तक जितने भी कार्य- 


द्रव्य हैं, उन सबका तो द्रभणुकादिरूप समवायिकारण के नाश से ही नाह हो जाता 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४४ तकभाषा [ विनाश के कारण 


है। क्‍योंकि वे द्वघणुकादिसमवायिकारण अनित्य ही हैं। इस प्रकार कार्य द्रव्यरूप 
जगत्‌ की स्थिति में भी किसी कायंद्रव्य का तो 'असमवायिकारण' के नाश होने से नाश 
होता है, और किसी कायंद्रव्य का समवायिकारण' के नाश होने से नाश होता है। 
जैसे--जहांपर 'तन्तु~रूपसमवायिकारण के विद्यमान रहते हुए भी उन तन्तुओं के 
संयोगमात्र का नाश होता है, वहाँ पर तो :तन्तुसंयोगरूप-असमवायिकारण के नाश 
से ही उस 'पटरूप कायंट्रव्य' का नाश होता है और जहाँ अग्नि आदि से उस तन्तुरूप 
समवायिकारण का ही नाश हो गया है वहाँ उस तन्तुरूप समवायिकारण के नाश से 
ही पटरूप कायंद्रव्य का नाश माना जाता है । 

जो लोग सबंत्र “असमवायिकारण' के नाश को ही कायंद्रव्य के नाश का हेतु 
( कारण ) कहते हैं, उनके मत में गोरवदोष उपस्थित होता है, क्योंकि अग्नि आदि 
के द्वारा 'तन्तु' आदि समवायिकारण के नष्ट होने पर 'पटा दिकायंद्रव्य' को दो क्षणतक 
निराश्रय रहना होगा, क्योंकि प्रथम (एक ) क्षण में तो 'तन्तुओं' का नाश होगा, 
और द्वितीयक्षण में 'तन्तुसंयोग' का नाश होगा, और तृतीयक्षण में 'पटरूपका यंद्रव्य' 
का नाश होगा। यही महान्‌ गौरवदोष उनके मत में होता है। किन्तु प्राचीन 
नेयायिकों के मत में वहं गोरवदोष नहीं होने पाता । क्योंकि प्राचीन नैयायिकों के 
मत में तो 'तन्तुरूपसमवायिकारण' के नाशक्षण के उत्तरक्षण में ही 'पटरूप कायंद्रव्य' 
का तथा 'तन्तुसंयोगरूप-असमवायिकारण' का नाश हो जाता है । 

किन्तु नवीन नैयायिको के मतानुसार उक्त प्राचीन मत ठीक नहीं है, क्योंकि 
किसी द्रधणुकरूप कायंद्रव्य का तो 'असमवायिकारण' के नाश से नाश और किसी 
उ्यणुकादिरूप कायंद्रव्य का 'समवायिकारण' के नाश से नाश मानने में महानु गौरव- 
दोष होता है । अर्थात्‌ 'कायंद्रव्य' नाश की कारणता के 'असमवायिकारणनाशत्व और 
समवायिकारणनाशत्व' ये दो धमं 'अबच्छेदक' मानने पड़ते हैं। इसलिये प्राचीन 
नेयायिकों का मत ठीक नहीं है । अतः नवीन नैयायिकों के मतानुसार सवंत्र 'असम- 
वायिकारण' के नाश को ही समस्त कायंद्रव्य के नाश का कारण मानने पर उस कार्य- 
द्रव्य के नाश की कारणता का 'असमवायिकारणनाशत्व' रूप एक ही धर्म 'अवच्छेदक' 
होता है। इस प्रकार लाघव होने से सवंत्र 'असमवायिकारण' के नाश से ही 'कार्य- 
त्र का नाश मानना चाहिये। और जहाँ कहीं 'अवयवरूप समवायिकारण' का 
नाश होता है, वहाँ पर भी 'अवयवसंयोगरूप असमवायिकारण? का नाश तो अवश्य 
न हा ही र अतः आश्रयभूत द्रव्य के नाश से उस द्रव्य के आश्रित रहने वाले 
रुणो का भी नाश अवश्य होता ही है। उसकारण प्रलयकाल में जैसे द्रथणुक- 
सप कायद्रव्य का “परमाणुसंयोगरूप असमवायिकारण' के नाश होने से नाश होता है, 


244 न को मेद्रव्यों का भी उन 'द्रभणुकादि अवयवों के संयोगरूप असमवायि” 
८८७. ही नाश हो जाता 1३७, जप काड़ वपता ळायंदरव्यासा- जप्त की 


परिमाणुसिद्धि ] अर्थनिरूपणम्‌ ३४५ 


स्थितिकाल में भी सवंत्र 'अवयवसंयोग' रूप असमवायिकारण के नाश से ही घट-पटादि 
कायंद्रव्यो का नाश हो जाता है । 

द्रब्यगंत 'रूपादिगुण' नित्य और अनित्य दो प्रकार के होते हैं । जो “गुण' कायं- 
रूप ( अनित्य ) होते हैं, उनके नाश के भी दो प्रकार हें । उनमें एक प्रकार तो 
यह है कि 'समवायिकारण' के नाश से उन खूपादिगुणों का नाश होता है । ओर दूसर। 
प्रकार यह है कि 'विरोधी गुणों' के प्रकट होने से उन रूपादि गुणों का नाश होता है । 
प्रथम प्रकार में जैसे--रूपादि गुणों का आश्रय ( समवायीकारण ) द्रव्य होता है, 
उसके नष्ट होने पर उसके उत्तरक्षण, में उसके रूपादिगुण भी नष्ट हो जाते हैं । 
उदाहरणार्थ जैसे--'पट' के नष्ट हो जाने पर उसके “रूपादिगुणों' का भी नाश हो 
जाता है । दुसरे प्रकार में रूपादिगुणों का आश्रय यथास्थित रहने पर भी उसके 
रूपादिगुणों के विरोधी गुणों के उत्पन्न हो जाने से "पूर्व के रूपादियुणो का नाश 
हो जाता है। जैसे--'घट' में उसके 'श्यामरूपगुण' का विरोधी :रक्तरूपगुण' उत्पन्न 
होने पर उसके पूव का 'श्यामरूपगुण' नष्ट हो जाता है। यहाँ पर ख्पादिगुणों का 
आश्रय 'घट' विद्यमान है, तथापि उसमें विरोधी गुण के उत्पन्न हो जाने से उसका पूवं 
का श्यामरूप नष्ट हो जाता है । यह कथन 'पिठरपाक' के सिंद्धान्तानुसार ठीक ही 
है। किन्छु वैशेषिकों के पीलुपाकवाद के अनुसार यहाँ समवायिकारण' के नाश से ही 
'घटगतरूप' गुण का नाश माना जा सकता है । - 'गुणनाश' के सम्बन्ध में नैयायिकों 
के मत का खण्डन शारीरकभाष्य २।२।१२ में आचायंपाद ने किया है । 

( परमाणुसिद्धिः ) 

कि पुनः परमाणुस<द्धावे प्रमाणम्‌ ? 

उच्यते, यदिदं जालसुर्यमरीचिस्थं सर्वतः सुक्ष्मतमं रज -उपछभ्यते तत्‌ 
स्वलपपरिमाणद्रव्यारब्धं कायंद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌ । तच्च द्रव्यं कार्यमेव महद्‌- 
्रव्यारम्भकस्य कार्यत्वनियमात्‌। तदेव दृ्णुकाख्यं ब्रव्यं सिद्धम्‌। तदपि 
स्वल्पपरिमाणसमवायिकारणारब्धं कायंद्रव्यत्वाद्‌ घटवत्‌ । यस्तु दघणुकारस्भकः 
स एव परमाणुः। स चानारब्ध एव । 2 

प्रश्‍न किम्पुनरिति । अच्छा तो पुनः 'परमाणु' के अस्तित्व (सत्ता) में क्या 
प्रमाण है ? 

उत्तर--उच्यत इति । बताते है--किवाड़ आदि के किसी छिद्र में से आती हुई 
सूयकिरणों में चारों ओर सूक्ष्मतम जो धूलिकण दृष्टिगोचर होते हैं, वे त्रसरेणु 
( त्र्यणुक ) कहलाते हैं । उनका छठा ( षष्ठ ) भाग 'परमाणु' होता है । तबिति 
वह 'त्र्यणुक', स्वल्प परिमाणबाले द्रव्य (तीन द्वअणुकों ) से उत्पन्न हुआ है 
( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह 'कार्यद्रव्य' है ( हेतु ), 'घट” के समान ( उदाहरण ) 7 
इस अनुमान से त्र्यणुक ( त्रसरेणु ) रूप जो धूलिकण ( रजःकण ) हैं, उनके अवयवः 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४६ तकंभाषा [ परमाणु सिद्धि 


रूप द्विथणुक' की सिद्धि होती है । तच्चेति । यह छोटे परिमाणवाला ( स्वल्पपरिमाण 
वाला ) 'द्रव्य' भी 'कार्य' ही है । क्योंकि एक नियम है कि 'महद्‌ द्रव्य का आरम्भक 
( समवायिकारण ) कायं द्रव्य” ही होता है ।' तदेवमिति । इस रीति से 'द्वयणुक' संज्ञक 
' 'कार्यद्रव्य/ की सिद्धि की गई है। तदपीति। “वह 'दृचणुक” भी स्वल्पपरिमाण वाले 
( अपने से छोटे परिमाण वाले ), समवायिकारण ( द्रव्य ) से बना हुआ ( उत्पन्न 
हुआ ) है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह 'कायंद्रव्य' है (हेतु ) जैसे--'घट' ( उदाहरण ) 7 
यस्त्विति । जो उस द्वयणुक' का आरम्भक (कारण ) है, वही 'परमाण्‌' है। वह 
( परंमाणु ) किसी से उत्पन्न नहीं होता-है, अर्थात्‌ वह अनारब्ध ( नित्य ) ही है। 
माधुरी 

'परमाणु' नित्य होने से परमाणुरूप पृथिवी; जल, तेज और वायु को भी नित्य 
कहा जाता है । किन्तु “परमाणु' की 'नित्यता' का विचार तो तभी हो सकता है, जब 
'परमाणु' को प्रथमः किसी लक्षण या प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाय । 'परमाणु' 
का “अस्तित्व” किसी लक्षण या प्रमाण के द्वारा सिद्ध किये विना उसकी 'नित्यता' का 
विचार करना संगत नहीं कहा जा सकता । अतः 'परमाणु' का लक्षण प्रथमतः 
देखा जाय । परमाणु का लक्षण यह किया जा सकता है--'मनोभिश्नत्वे सति 
परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः'--अर्थात्‌ जो द्रव्य 'मन' से भिन्न रहता हुआ 
सभवायसम्बन्ध' से परम-अणुत्व परिमाणवाला हो, उस द्रव्य को परमाणु कहते है । 
छक्षणसमन्वय इस प्रकार होगा--पृथिवी, जल, तेज, वायु, इन चारों के परमाणु 'मन' 
से भिन्न हैं, तथा 'समवायसम्बन्ध' से 'परम अणुस्व' परिमाण वाले भी हूँ । अतः 
“परमाणु' का निमित लक्षण ठीक है। उक्त लक्षण को 'पदकृत्य' के द्वारा भी परख 
लिया जाय । उक्त लक्षण में से “मनो भिन्नत्वे सति' इस सत्यन्त पद को हटा दें और 'पर- 
साणुस्वपरिमाणबान्‌ परमाणुः' इतना ही लक्षण 'परमाणु' का करें तो 'मन! में ही उस 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'मन' भी परमाणु के समान 'परमअणुत्व परि 
माणवाला ही है। अतः उस अतिव्याप्ति के निरासार्थ 'मनोभिन्नत्वे सति' यह सत्यन्तं 
पद रखना आवश्यक हे । तब “मन' में ही 'मन' का भेद रहना संभव न होने से “मन! 
में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। अव लक्षण में से 'परम' पद को हटाकर 'मनो भिन्नत्वे 
सति अणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणु: इतना ही लक्षण करें तो कायंद्रव्यरूप 'द्वयणुक' में 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि दो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न हुआ जो 
'इघणुक रूप कायं है, वह 'मन' से भिन्न भी है तथा 'अणुत्वपरिमाणवाला' भी है । अतः 
उस अतिव्याप्ति के निरासार्थ 'अणुत्व परिमाण' में 'परम” विशेषण देना आवश्यक है । 
तव 'इयणुक में 'मध्यमअणुत्व' परिमाण रहने पर भी 'परमअणुत्वपरिमाण' तो नहीं 
i he में परमाणुकक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। अब यदि अनोभि्त 

बबन पया गा ही मल्हा करें, (याह) लिग न 


परमाणुसिद्धि ] अर्थनिरूपणस्‌ ३४७ 


तो 'परमाणु” और “मन' इन दोनों को छोड़कर सभी द्रव्यों में परमाणुलक्षण की 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'परिमाण' गुण, पृथिव्यादि द्रव्यो में ही रहता है, और 
पृथिव्यादि आठ द्रव्य 'मन' से भिन्न भी हैं। अतः इस अतिव्याप्ति के निरसनाथं लक्षण 
में 'परमअणुत्व' को 'परिमाण” का विशेषण बनाना ही चाहिये । तब पृथिव्यादि नौ 
द्रव्यो में परिमाण के विद्यमान रहते हुए भी 'परमअणुत्वपरिमाण' केवल 'परमाणु' 
और 'मन' में ही रहता है । अन्य किसी द्रव्य में वह 'परम-अणुत्व' परिमाण नहीं 
रहता । अतः परमाणुभिन्न द्रव्यों में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। यदि लक्षण में 
'परमाणुत्वपरिमाणवान्‌” न कहकर केवल 'मनोभिन्नः. ,परमाणु: इतना ही कहें तो 
'परमाणु मन! से भिन्न द्रव्य-गुणादिक सभी पदार्थों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी । उस अतिव्याप्ति के निरासाथ लक्षण में 'परमाणुत्वपरिमाणवान्‌' कहना ही 
चाहिये । तब 'परमाणुमन' से भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ 'परमाणुत्वपरिमाणवाला' 
नहीं है । अतः द्रव्यादिक पदार्थों में परमाणु लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है । 
'लक्षण-प्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इस नियम के अनुसार 'परमाणु' पदार्थ की 
सिद्धि लक्षण से तो कर दी गई, अब दो अनुमानप्रमाणों के द्वारा उसकी सिद्धि का 
प्रदर्शन करते है--उन दो अनुमानों में से प्रथम अनुमान के द्वारा यह बताया है कि 
श्यणुक' के आरम्भक ( समवायिकारण ) 'दृधणुक' होते हैं और द्वितीय अनुमान के 
द्वारा यह बताया है कि जो 'दघणुक' के आरंभक ( समवायिकारण ) होते हैं, वे 
ही 'परमाणु' कहलाते हैं। अनुमान प्रयोग का प्रकार--किसी झरोखे से प्रविष्ट होने 
वाले सूर्यकिरणों में स्थित सूक्ष्य रजःकणों को 'त्र्यणुक' कहते हैं । उसी को 'त्रसरेणु या 
त्रुटि! भी कहते हैं । 'तत्‌ त्र्यणुकं अवयवजन्यं चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ घटवत्‌“---श्यणुक” अपने 
अवयवों से उत्पन्न ( जन्य ) होता है, चाक्षुषद्रेव्य होने से ( चक्षुरिन्द्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञान 
का विषय 'द्रव्य' होने से), 'जो भी चाक्षुष. द्रव्य होता है, वह अवयवों से ही 
उत्पन्न होता है /--यह नियम है । जैसे --'घट' “चाक्षुषद्रव्य' है, इसलिये वह “कपाल 
रूप अवयवों से जन्य ( उत्पन्न ) भी है । उसी तरह 'त्र्यणुक' भी चाक्षुषद्रव्य है। 
इसलिये वह ( त्यणुक ) भी अवयवों से अवश्य ही जन्य होगा। उस अ्यणुक' के 
अवयव 'दृघणुक' ही होते हैं, क्योंकि परस्पर संयुक्त हुए “तीन दृघणुको' से ही 'त्र्यणुक' 
रूप कार्य की उत्पत्ति होती है । इसलिये तीन दृथणुक उस अज्यणुक' रूपं कार्य के 
आरंभक अवयव कहे जाते हैं । इस अनुमान से 'दथणुक' की सिद्धि की गई है । 

उक्त अनुमानप्रयोग में प्रयुक्त हेतु “चाकषुषद्रव्यत्वात्‌' के बजाय केवल '्रव्यत्वात्‌' 

को ही 'हेतु' रखें तो वह 'द्रव्यत्वात्‌' हेतु, आकाशादि नित्यद्रव्यों में भी रहने से 
“व्यभिचारी” हो जाता है । क्योंकि आकाश, काल, आत्मा, मन, परमाणु--इन नित्य- 
द्रव्यो में अवयवजन्यत्वरूप 'साध्म' तो है नहीं, किन्तु द्रव्यत्वरूप 'हेतु' उनमें भी है । 
अतः अवयवजत्यत्वरूप साध्य के अभाववाले उन आकाशादि नित्यद्रव्यों में 'द्रव्यत्व' रूप 


ripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


oe SN ० Le 


३४८ तकंभाषा [ अनार्धत्वसिद्धि 


हेतु के रहने से ( वृत्ति होने से ) . वह हेतु ( द्रव्यत्व हेतु ) व्यभिचारी हो गया है । 
उस व्यभिचारदोष के निरसनाथे (द्रव्यत्वात्‌' हेतु में 'चाक्षुष' विशेषण अवश्य देना 
चाहिये । उसके देने पर आकाशादि' द्रव्यो में महत्वसमानाधिक रण-उद्भुत 'रूप' के 
` न रहने ( अभाव ) से 'चाक्षुषत्व' तो है नहीं । इसलिये आकाशादि नित्य द्रव्यो में 'हेतु' 
का व्यभिचार भी नहीं है। अब यदि 'चाक्षुपत्वात्‌' इतने को ही हेतु' करें ओर 
'दरव्य' पद न रखें तो चाक्षुषज्ञान ( प्रत्यक्षज्ञान) के विषय होनेवाले 'गुण-कर्मादि 
पदार्थों में 'हेतु' का व्यभिचार होगा, क्योंकि 'गुणकर्मादिको' में 'अवयवजन्यत्व' 
रूप साध्य तो हे नहीं, किन्तु 'चाक्षुषत्व' रूप हेतु, उन गुणकर्मादिको में भी 
विद्यमान है। उस कारण 'अवयवजन्यत्व' रूप साध्य के अभाव वाले ( साध्या- 
भावाधिकरण ) उन 'गुण-कर्मादिको' में 'चाक्षुषत्व' हेतु के रहने से (वृत्ति होने से ) 
वह ( चाक्षुषत्व ) हेतु व्यभिचारी हो गया है। उस व्यभिचारदोष के निरासाथं 
'चाक्षुषत्वात्‌' हेतु के साथ “द्रव्य' पद भी कहा गया है--यानि “चाक्रुषद्रव्यत्वातु' इतने 
को 'हेतु बनाया गया है। तब गुण-कर्मादिकों में चाक्षुपत्व रहने पर भी 'द्रव्यत्व' तो 
है नहीं । इस कारण गुण-कर्मादिकों में 'हेतु' ( चाक्षुषद्रव्यत्वात्‌ ) का व्यभिचार नहीं 
है । इस रीति से अनुमान प्रमाण के द्वारा 'श्यणुक' के 'अवयव' सिद्ध किये गये हैं अर्थात्‌ 
श्र्यणुक' को सावयव सिद्ध किया गया है । त्र्यणुक के अवयवों को ही 'द्र्चयणुक' कहा 
जाता है । क्‍योंकि परस्पर संयुक्त 'तीन दृघणुको' से ही त्र्यणुक'कायं की उत्पत्ति 
होती है । एवंच 'तीन दृचणुक” ही 'त्र्यणुककाय' के आरंभक अवयव हैं। इसप्रकार 
'इथणुक' की सिद्धि कर लेने के पश्चात्‌ पुनः दुसरा अनुमान करना होगा, जिससे 
'दयणुक' के भी अवयव सिद्ध किये जायेंगे । अनुमानप्रयोग इस प्रकार होगा--स 
हयणुक: अवयवजन्यः महृदारम्भकत्वात्‌ कपालवत्‌'--अर्थात्‌ वह द्वयण्‌क भी अपने 
अवयवों से उत्पन्न ( जन्य ) होता है, महत्त्वपरिमाणवाले 'त्र्यगुकद्रव्य” का आरम्भक 
( उत्पादक-जनक ) होने से । “जो भी द्रव्य 'महत्त्वपरिमाणवाले द्रव्य” का आरंभक होता 
है, वह द्रव्य अपने अवयवों से जन्य ही हुआ करता है'--यह नियम है। जैसे-- 
“कपाल रूप द्रव्य महत्त्वपरिमाणवाले “घट' द्रव्य का आरम्भक है, इसलिये वह 'कपाल'- 
द्रव्य 'कपालिकारूप अवयवों से जन्य ही रहता है । वैसे ही महत्त्वपरिमाणवाले 
“व्यणुकद्रव्य' की आरंभकता उन 'इथणुकों' में भी है । अतः वे 'दृधणुक' भी अपने 
अवयवों से अवश्य ही जन्य होंगे। इसप्रकार अनुमानप्रमाण के द्वारा ढूचणुक' के भी 
अवयवों की सिद्धि की जाती है। एवच 'दघणुक' के आरंभक अवयवों को ही 'परमाणु' 
कहा जाता है। क्योंकि परस्पर संयुक्त हुए 'दो परमाणओं' से ही 'दृणुक कार्य 
की उत्पत्ति होती है। इसकारण “दो परमाणु' ही 'दधणुक' के आरंभक अवयव हैं । 
और 'वे परमाणु” किसी अवयव' से जन्य नहीं होते हैं। अत: वे 'प्रमाणु” अजन्म ही 
( निस्‌ 10 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri.Gyaan Kosha 


अनारब्धत्वसिद्धि ] अर्थनिरूपणम्‌ ३४९ 


ननु कायंद्रव्यारम्भकस्य कायंद्रव्यत्वाव्यभिचारात्‌ तस्य कथमनारब्धत्वम्‌ ? 

उच्यते, अनन्तकार्यपरम्परादोषप्रसङ्गात्‌ । तथा च सत्यनन्तद्रव्यारब्धत्वा- 
विशेषेण मेरुसर्षपयोरपि तुल्यपरिमाणत्वप्रसङ्गः । तस्मादनारब्घ एव 
परमाणुः। 

प्रइन--नत्विति । कार्य ( अनित्य ) द्रव्य के आरम्भक ( कारण ) का 'कायंद्रव्य' 
होना निश्चित है, उसमें कभी व्यभिचार नहीं होता हे । अतः अनित्य द्रब्य के 
( द्र्यणुक के ) उत्पादक ( आरंभक ) उस 'परमाणु' का अनारब्धत्व ( नित्यत्व ) कंसे 
हो सकता है? 2 

उत्तर--उच्यत इति। उत्तर देते है--'परमाणु' को अनित्य ( कायंद्रव्य ) 
कहने पर “अनन्त कार्य-परम्परा' का दोष प्रसक्त होता है। तथा चेति। अभिप्राय 
यह है कि यदि 'परमाणु' का भी 'कारण' माना जाय तो पुनः उसके 'कारण' का 
भी 'कारण', पुनः उसका भी 'कारण', पुनः उसका भी 'कारण'--इस प्रकार अनन्त 
'कारणों” और अनन्त 'कार्यो' की परम्परा चलती जायगी, जिसका कहीं भी विराम 
नहीं हो सकेगा । और ऐसा होने पर सुमेरु पर्वत और सरसों का दाना--दोनों के 
अनन्त अवयवों से उत्पन्न होने में दोनों की समानता होगी । जिससे सुमेरुपवंत और 
सरसों के दाने का परिमाण तुल्य ( समान ) होने लगेगा । क्योंकि सुमेरुपर्वत के भी 
अनन्त ( असंख्य ) अवयव हैं, और सषंप ( सरसों ) के दाने के भी अनन्त अवयव हैं । 
इसलिये जव दोनों ही अनन्त अवयवों से उत्पन्न ( बने ) हैं, तो दोनों का परिमाण भी 
समान मानना ही होगा । किन्तु वैसा मनना, युक्ति-विरुद्ध है। इसलिये 'परमाणु' 
अनारब्ध (नित्य ) ही है । ” 

माधुरी 

शंका--अनुमानप्रमाण के बल पर “दचणुक्र” कार्यं में जैसे अवयव-जन्यत्व' सिद्ध 
किया है, वैसे ही अनुमान के द्वारा उन 'परमाणुओं' में भी 'अवयवजन्यत्व' क्यों नहीं 
सिद्ध करते हैं ? परमाणुओं में भी 'अवयवजन्यत्व' सिद्ध करने के लिये हम यह अनुमान 
प्रयोग कर सकते हैं--'परमाणुः अवयवजन्यः, कायंद्रव्यसमवायित्वात्‌ कपालवत्‌-- 
अर्थात्‌ 'परमाणु' भी अपने अवयवों से जन्य होता है, 'द्रयणुक'रूप कायंद्रव्य का 
समवायिकारण होने से। 'जो-जो द्रब्य, कायंद्रव्य का समवायिकारण होता है, वह 
द्रव्य, अपने अवयवों से जन्य ही हुआ करता है'--यह नियम है । जैसे-कपाल, 'घट- 
रूप! कार्यद्रव्य का समवायिकारण होने से 'कपालिकारूप अवयवों' के द्वारा जन्य होता 
है, वैसे ही 'परमाणू' भी 'दृ्रणुक' रूप कायंद्रव्य का समवायिकारण होने से किसी 
अवयव से अवश्य ही जन्य होना चाहिये। इस रीति से अनुमान के बळ पर 
'परमाणुओं' में भी 'अवयव-जन्यत्व' सिद्ध किया जा सकता है । अतः 'परमाणुओं' को 
'अवयवजन्य' न क्रहना उचित नहीं है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५० तकभाषा [ अनारब्धत्व द्धि 


समा०--प्रर्दाशत अनुमान के बल पर “परमाणुओं' में यदि 'अवयवजन्यत्व' माना 
जायगा तो 'परमाणुओं' के आरम्भक 'अवयवों' में भी 'परमाणुरूप' कायंद्रव्य का 
'समवाथिकारणत्व' होने से 'परमाणुओं' में अवयवजन्यत्व ही सिद्ध होगा । फिर उन 
'अवयवों' में भी उसके 'अवयव' समेवायिकारण होने से 'अवयवजन्यत्व” ही सिद्ध होगा । 
इस प्रकार विरामरहित 'अवयवधारा' मानने पर 'अनवस्था' दोष होगा । उस अनवस्था 
दोष के निरासाथं दूर जाकर किसी न किसी 'अवयव' को 'अवयवजन्य' कहना 
छोड़ना ही पड़ेगा । तव भी उस 'अजन्य अवयव” में उस 'का्यंद्रव्य' का 'समवायित्व'- 
रूप हेतु व्यभिचारी कहुलायेगा । अतः इतनी दूर जा कर विराम करने की अपेक्षा 
'परमाणु' को हो जन्य न कहकर ( अजन्य कहकर ) विराम क्यों नहीं किया जाय? 
जिससे 'अनवस्था' दोष नहीं हो पायेगा । 

प्रन--'बीजाङ्कर' की धारा में 'अनवस्था' को जैसे दोषावह नहीं माना जाता, 
अथवा 'अदुष्ट-शरीर की धारा मानने में अनवस्था को जैसे दोषावह नहीं माना 
जाता, वैसे ही 'परमाणुंओं' की विरामरहित अवयवधारा मानने में भी 'अनवस्था' 
को दोषावह नहीं कहना चाहिये । 

समा०--जो 'अनवस्था', किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध रहती. है उसे-दोषावह 
नहीं समझा जाता । और जिस 'अनवस्था' में कोई प्रमाण नहीं रहता उस अनवस्था 
को तो दोषावह ही माना जाता है। बीज-अंकुरों की अनवस्था में 'प्रत्यक्षप्रमाण' है, 
उसी तरह 'अदुष्ट-शरीर' की अनवस्था में 'शास्त्र' प्रमाण है उस तरह 'परमाणुओं' 
के अवयवों की अनवस्था में कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्युत प्रत्यक्षप्रमाण का 'विरोध' 
ही है। वह 'विरोध' ही उस 'अनवस्था' का बाधक है वह विरोध इस प्रकार है-- 
अनवस्था को स्वीकार करने पर 'सुमेरु पर्वंत' का और सरसों ( सर्षप ) के दाने का 
परिमाण एक-सा ( समान-तुल्य ) ही होने लगेगा क्योंकि द्रव्यनिष्ठ परिमाण के 
“उत्कर्ष' तथा 'अपकषं' का प्रयोजक उस द्रव्य के आरम्भक अवयवों की संख्या ही 
होती है । एवं च न्यून संख्या वाले अवयवों से उत्पन्न ( आरब्ध ) 'द्रब्य' अपकृष्ट 
परिमाणवाला कहलाता है, और अधिकसंख्यावाले अवयवों से आरब्ध 'द्रव्य' उत्कृष्ट 
'परिमाणवाला कहलाता है । किन्तु 'अवथवों की अनवस्था मान लेने पर उत्कषापकर्ष- 
प्रयोजक अवयवों की अधिक-न्यूनसंख्या का सम्भव नहीं हो सकता । क्योंकि जैसे-- 
सुमेरुप्वंत असंख्यात अवयवों से आरब्ध है, बैसे ही सरसों ( सर्प ).का दाना भी 
असंख्यात अवयवों से आरब्ध है। इसलिये सुमेरुपवंत का तथा सर्षप के दाने का 
परिमाण तुल्य होना चाहिये। किन्तु दोनों को तुल्य समझना तो प्रतयक्षप्रमाण के 
विरुद्ध ही कहलायगा। और सुमेरुपवंत के अवयवों की धारा तथा सर्षप के अवयवों 
की धारा को यदि 'परमाणु' तक ही स्वीकार करते हैं ( परमाणु के आगे उसकी 
अवयव धारा को नहीं मागते हैं तो मेद-सर्षप की 'तुल्यता” का दोष प्रसक्त नहीं हो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनारब्धत्वसिद्धि ] अथेनिरूपणम्‌ ३५१ 


सकेगा । क्योंकि 'सर्षंप' का दाना न्यूनसंख्यावाले अवयवों से आरब्ध है, और 'सुमेरु- 
पर्वंत' अधिकसंख्यावाले अवयवों से आरब्ध है । इसलिये 'सर्षप' के दाने का अपकपं है 
और 'सुमेरु' के अवयवों का उत्कर्ष है । अत एव दोनों में “अन्तर” सर्वजनप्रत्यक्ष- 
सिद्ध है । अतः 'परमाणु' अनाख्ध (नित्य ) ही है । 
( इ्यणुकादीनामवयवनियमः ) 

इचणुक तु द्वास्यामेव परमाणुम्यामारभ्यते। एकस्यानारम्भकत्वात्‌; 
चयादिकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । त्र्यणुकं तु त्रिभिरेव द्ृ्यणुकेरारम्यते । एकस्या- 
नारम्भकत्वात्‌ । द्वाम्यामारम्भे कारयग्ुणमहत्वानुपपत्तिप्रसङ्कात्‌ । कार्ये हि महत्त्वं 
कारणमहत्त्वाद्वा कारणबहुत्वाद्वा । तत्र प्रयमस्यासम्भवाच्चरममेषितव्यम । न 
च चतुरादिकल्पनायां प्रमाणमस्ति त्रिभिरेव महत्त्वारम्भोपपत्तेरिति । 

इृयणुकमिति । 'द्रयणुक' तो 'दो परमाणुओं' से उत्पन्न होता है, एक 'परमाणु' के 
अनारम्भक होने से । जब कि दो 'परमाणुओं' से ही 'दृघणुक' की उत्पत्ति का होना 
संभव है। तब तीन-चार आदि की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है । अतः 'दो 
परमाणुओं' से ही 'दृथणुक' की उत्पत्ति होती है । त्र्णुकमिति। और 'त्र्ययुक' तो 
“तीन द्व्णुकों' से ही पैदा होता है । क्योंकि 'एक द्वथणुक' आरम्भक नहीं होता है। 
द्वाभ्यामिति । यदि 'दो दृघणुकों' से श्र्यणुक' की उत्पत्ति ( आरम्भ ) कहें, तो कार्य- 
(त्र्यणुक ) में 'महत्त्व' ( महत्‌ परिमाण ) नहीं हो सकेगा। अर्थात्‌ त्र्यणुक' रूप कार्य 
में 'महत्‌ परिमाण? की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। कार्ये हीति। क्योंकि 'कारण' के 
महत्त्व से अथवा (कारण? के बहुत्त्व से ही 'कायं' में 'महत्त्व' ( महत्‌ परिमाण ) या 
बहुत्व हुआ करता है। अर्थात्‌ 'कार्य' के महत्‌-परिमाण फी उत्पत्ति में दो ही कारण 
हुआ करते हैं । तत्रेति । उनमें से 'त्र्यणुक' में महत्‌-परिमाण की उत्पत्ति के लिये 
“प्रथमकारण' ( कारणगतमहत्त्व ) का संभव नहीं है । क्योंकि त्र्यणुक' के कारणभुत 
'दचरणुंक' में 'महत्‌-परिमाण' है ही नहीं । उसका ( इथणुक का ) परिमाण तो 'अणु' 
माना गया है । इसलिये अन्तिम ( चरम) कारण ( कारणगत बहुत्व) को ही 
श्र्यणुक' के 'महत्‌ परिमाण' का उत्पादक स्वीकार करना चाहिये । वह 'बहुत्व' ती 
संख्या में उपपन्न हो जाता है। इसलिये उससे अधिक “चार आदि' को कारण मानने 
की कल्पना भै कोई प्रमाण नहीं है। तीन 'इथणुको' से ही 'त्र्यणुक' के महत्त्व की 
उपपत्ति हो जाने से तीन से अधिक या न्यून द्वयणुको को श्र्यणुक का कारण कहना 
ठीक नहीं है । अतः 'तीन दृचणुक' ही 'त्र्यणुंकोत्पत्ति' में कारण होते हैं । 

माधुरी 

प्रदन--परमाणु की सत्ता और उसकी नित्यता को पहिले बता चुके हैं। अब यह 

विचार प्रस्तुत किया जा रहा है किं “दो परमाणुओं' से ही 'द्ृभणुक' और “तीन 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५२ तकंभाषा [ अनारब्धत्वसिद्धि 


हृघणुकों' से ही 'त््यणुक' क्यों बनता है ? 'एक परमाणु' से अथवा “तीन परमाणुओं' 
से 'द्रथणुक की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? वसे ही 'दो दृघणुको' से अथवा “चार 
दृघणुकों' से 'एक त्र्यणूक' की उत्पत्ति क्यों नहीं होती है ? तीन ही द्व्थणुको से 'एक 
त्र्यणुक की उत्पत्ति क्यों बताई जा रही है? 
उत्तर--'एक परमाण्‌' से तो कोई भी “कार्य” उत्पन्न नहीं होता है। और जब 
'दो परमाणुओं' से द्वघणुक' बन सकता है, तो 'तीन परमाणुओं' की अपेक्षा क्यों की 
जाय ? यदि (दो परमाणुओं' से द््रणुक की उत्पत्ति न मानी जाय तो कहना होगा 
कि “एक परमाणु' से या “तीन परमाणुओं' से या उससे भी 'अधिक परमाणुओं' से 
ढृचणृक' की उत्पत्ति होती है । 
किन्तु यह कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऊपर कह चुके हैं कि “एक परमाणु! 
तो किसी कार्य का आरंभक ( उत्पादक ) नहीं हो सकता, क्योंकि यदि 'एक ही 
परमाणु! अपने 'कायं' के उत्पादन में समर्थ रहे तो 'काय' की उत्पत्ति सव॑दा ही होती 
रहेगी, क्योंकि 'परमाणु' तो नित्य है, और उसे किसी अन्य की अपेक्षा भी न होगी । 
तब “कार्य को नित्य भी कहना होगा, किन्तु 'कायं' को “नित्य” कहना तो वदतोव्याघात 
है । क्योंकि एक ओर 'कायं' कहना और दूसरी ओर उसे “नित्य” बताना, यह नितान्त 
विरुद्ध है। इसलिये “एक परमाणु को किसी 'कार्य' का आरंभक ( उत्पादक ) नहीं 
कह सकते। अतः दो परमाणुओं' से ही “इधणुक” बनता है। क्योंकि तीन या 
` उससे अधिक परमाणुओं से द्वघणुक की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं है । इसी प्रकार 
तीन द्थणुकों' से ही 'त्र्यणुक' की उत्पत्ति होती है । 'एक द्ृथणुक' से या 'दो द्वघणुक' 
से अथवा चार-पाँच आदि द्वधणुको' से श्र्यणुक' की उत्पत्ति को मानना ठीक नहीं है । 
क्योंकि ऊपर कह चुके हैं कि “एक कारण किसी कार्य का उत्पादक नहीं होता है । 
इसलिये “एक द्वयणुक' से त्र्यणूक कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती । “दो हचणुकों से 
यदि व्यणुक' की उत्पत्ति कहें तो 'व्यणुक” में महतु परिमाण की उत्पत्ति नहीं हो 
सकेगी । क्योंकि 'महत्परिमाण' की उत्पत्ति में दो ही कारण होते हैं--एक तो 'कारण- 
गतमहत्त्व और दुसरा 'कारणगत वहुत्व' । अर्थात्‌ किसी 'कार्य' में 'महत्‌परिमाण? तभी 
पैदा हो सकता है, जब उसके 'कारण' में 'महतु परिमाण? हो अथवा उसके 'कारण' में 
'बहुत्वसंख्या' हो अर्थात्‌ दो” से 'अधिक' कारण हों । इनके अतिरिक्त 'कार्य' में महत्‌- 
परिमाण' की उत्पत्ति में और कोई कारण नहीं है। 'त्यणुक' का परिमाण तो 'महत्‌- 
परिमाण' है। यह 'महत्परिमाण' तभी उत्पन्न हो सकता है जव 'त्र्यणुक' के कारण- 
भूत 'दृयणुक' में 'महत्‌परिमाण' हो अथवा उसमें 'बहुत्वसंख्या' हो । किन्तु श्र्यणुक' 
के कारणभूत 'द्वघणुक' का परिमाण तो 'अणुपरिमाण' माना जाता है । इसलिये उसमें 
'महतुपरिमाण' तो रहता नहीं है । अतः “व्यणुक' के' 'महतूपरिमाण' का कारण 'कारण- 
गत महत्त्व तो कह नहीं सकते । तब दूसरा कारण अर्थात्‌ 'कारणबहुत्व-संख्या' को ही 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनार्धत्वसिद्धि ] अथंनिरूपणम्‌ - ३५३ 


द्वियणुक' के 'महतुपरिमाण' का कारण मानना ही होगा । इस 'बहुत्वसंख्या' को कम 
से कम 'तीन” की अपेक्षा होती है । इसलिये 'दो द्ृधणुकों' से तो 'त्र्यणुक की. उत्पत्ति 
हो नहीं सकती । अतएव 'बहुत्वसंख्यावाले' तीन द्वयणुको से हो 'त््यणुक” कार्य की 
उत्पत्ति का स्वीकार करना चाहिये। और जब “बहुत्वसंख्या', 'कपिञ्जल' न्याय. 
से 'तीन में' उपपन्न हो जाती है, तव उससे अधिक “चार या पाँच द्वथणुको” को 
ब्यणुक' की उत्पत्ति में कारण मानने की आवश्यकता ही नहीं रहती । इसलिये 'तीन 
इचणुकों' से ही 'त्र्यणुक” की उत्पत्ति मानी जाती है । 

शंका--जब कि तव्यणुक” कार्य का “महत्‌परिमाण' है, तो उसके कारणभूत 
द्वियणुक' के परिमाण को भी 'महतुपरिमाण' क्‍यों नहीं कहते ? 'द्वघणुक' के महत्‌ 
परिमाण की उत्पत्ति के लिये 'परमाणु' का भी 'महत्‌परिमाण' क्यों न माना लिया 
जाय? क्योंकि जो 'द्रव्य' सावयवद्रव्य से उत्पन्न होता है, वह 'महत्परिमाणवाला? 
ही होता है । जैसे--त््यणुकद्रव्य', 'द्ृधणुकरूप” सावयवद्रव्य से आरब्ध ( उत्पन्न ) 
होता है। इसीलिये “त््यणुक” को महत्त्वपरिमाणवाला भी कहा जाता है । उसी प्रकार 
अवयवों के अनवस्थापक्ष में “परमाणु” भी सावयवद्रव्य से ही आरब्ध हो सकता है । 
उस कारण 'परमाणु भी 'त्र्यणुक' के समान ही “महत्परिमाण” वाला हो सकता है । 

समा०- किन्तु इस प्रकार 'परमाणु' को और 'द्थणुक' को महत्परिमाणवाला 
कहना युक्तिविरुद्ध होगा, क्योंकि 'परमाणुओं' में महत्परिमाण का स्वीकार करने पर 
उन 'परमाणुओं' का “रयणुक' के समान चाक्षुषप्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु उनका 
चाक्षुषप्रत्यक्ष आज तक किसी को भी नहीं हुआ है। 'अवयवों' का अनवस्थापक्ष 
स्वीकार्य नहीं है । मेरु, सर्षप, घट, पट आदि जितने भी 'अवयवी' द्रव्य हैं, उनके 
अवयवों की धारा का कहीं तो विराम कहना ही होगा । ऐसी स्थिति में उस अवयव- 
धारा का जहाँ भी विराम होगा, उसी को हम 'परमाणु' कहते हैं । 

शंका-तथापि विराम के आश्रयरूप 'परमाणुओं' की नित्यता में तो कोई 
प्रमाण नहीं है । तब 'परमाणु' को नित्य क्यों कहा जा रहा है? 

समा०--अवयवधारा के विश्रामावधिभूत 'प्ररमाणु' को अनित्य मानने पर 'असम- 
वेत भावकार्य' की उत्पत्तिं माननी होगी । अर्थात्‌ 'परमाणुरूपभावकाय की 'समवायि- 
कारण” के विना ही उत्पत्ति माननी होगी । किन्तु भावकायं की अकारण उत्पत्ति 
कहना अत्यन्त असंगत है । क्योंकि जो 'भावकायं' होता है, वह 'समवायिकारण, 
असमवायिकारण और निमित्तकारण'--इन तीन कारणों से ही होता है t समवायि 
कारण? के बिना कोई भी 'भावकार्य' उत्पन्न नहीं हुआ करता । ! 

शंका-'प्रध्वंसाभाव' रूप कार्य तो “समवायिकारण' तथा .'असमवायिकारण' 
“के विना ही केवल एक 'निमित्तकारण' मात्र से ही उत्पन्न होता है । तब आप केसे 
कह रहे हैं कि तीन कारणों” के बिना कोई 'कार्य उत्पन्न नहीं होता है । ! 

२३ त 


७ . : 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५४ | तकंभाषा ` [ आकाशनि रूपण 


समा०--हम 'अभाव काये' के विषय में नहीं कह रहे हैं। हम.तो 'भावकायें' के 
बारे में बता रहें हैं कि कोई भी ''भावकायं' जब उत्पन्न होता है, तब वह 'तीन 
कारणों' से ही पैदा होता है । अतः “परमाणु' भी भावख्प हैं। यदि उन 'परम।णुओं' 
को अनित्य कहते हैं तो 'समवाबिकारण' के विना ही उस 'परमाणु' रूप भावकायं की 
उत्पत्ति माननी होगी । और यदि इस 'असमवेत भावकायं की उत्पत्ति! के दोष से 
बचने के लिये उन परमाणुओं को 'द्वयणुको' के समान किसी 'अवयव' से जन्य कहते 
हैं तो मेरु-सषंपतुल्यता का दोष उपस्थित होता है । किन्तु 'परमाणुओं' को नित्य मान 
लेने पर उक्त दोनों दोषों की प्राप्ति नहीं हो पाती है । अतः 'परम।णुओं' को नित्य 
मान लेना ही उचित है । 

शंका--परमाणुओं को नित्य मान लेने पर भी उनके 'परमअणुत्व' परिमाण में तो 
कोई प्रमाण नहीं हे । अतः उन्हें 'परमाणुपरिमाण' वाला कहना ठीक नहीं है । 

समा०--जेसे 'महत्त्वपरिणाम' का तारम्य, आकाशादि विभुद्रव्य में पर्यवसित 
( विश्रान्त--विरत ) होता है। वेसे ही 'अणुत्वपरिमाण' के तारतम्य का भी कहीं 
पर्यवसान तो कहना ही होगा । अतः उस तारतम्य का विश्राम 'परमाणुओं' में ही 
होता है । इसलिये 'परमाणुओं' का 'परमअणुत्व परिमाण' कहा जाता है । 

परमाणुओं का अस्तित्व जैसे अनुमान प्रमाण से सिद्ध होता है, वैसे ही उनके 
अस्तित्व में शास्त्रप्रमाण भी है। तथाहि--'जालसूर्यसरीचिस्थं यत्सुक्म दृश्यते रजः । 
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥' तथा--'यस्मा्नाल्पतरोऽस्ति यः परमो- 
ल्स्तत्र निवतंते । यतश्च नाल्पोयोऽस्ति तं परमाणु प्रचक्ष्महे ॥ चरमः सद्विशेषाणामने- 
कोऽसंयुतः सदा । परमाणुः स विज्ञेयो नुणामेक्यश्रमो यतः ॥? इत्यादि अनेक प्रमाण 
उसके अस्तित्व में उपलब्ध हो सकते हैं। एवं च 'लक्षण-प्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः’ के 
अनुसार 'परमाणु' पदार्थ की सिद्धि, लक्षण से भी तथा प्रमाण से भी हो रही है। 
अतः “परमाणु' का अस्तित्व निर्वाध सिद्ध होता है । 

शब्दगुणकमाकाशम्‌ । शब्द-सख्या-परिमाण -संयोग-विभागवत्‌ । 
एकं विभु नित्यञ्च । शब्दलिड्भकन्न । FS ग 

शब्दलिङ्गकत्वमस्य कथं ? 

परिशेषात्‌ । प्रसक्तप्रतिषेधेष्न्यत्राप्रसड्भात्‌ शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः 
परिष्षेष? । परि सम्प्रत्ययः 


तथाहि शान्दस्तावद्‌ विशेषगुणः सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्यन्द्रियग्राह्य- ` 


त्वाद्‌ रूपादिवत्‌ । गुणश्च गुण्याशित एव । न चास्य पृथिव्यादिचतुष्टयमात्मा च 
गुणो भवितुमहंति, । ये हि पृथिव्यादीनां गुणा न ते 
थोत्रेन्दियेण गृह्यन्ते, यथा रूपादयः, शब्दस्तु त्रेण गृह्यते । न दिक्कालमनसां 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आकाशनिरूपण ] अर्थेनिरूपणस्‌ ३५५ 


गुणो विश्ञेषगुणत्वात्‌ । अत एम्योऽष्टभ्योऽतिरिक्तः शब्दगुणी एषितव्यः, स 
एवाकाश इति । | 

स चेको, भेदे प्रमाणाभावात्‌ । एकत्वेनेवोपपत्ते: । एकत्वाच्चाकादात्वं 
नाम सामान्यमाकाशे न विद्यते सासान्यस्यानेकवृत्तित्वात-विभु चाकाशम्‌ परम- 
महत्परिमाणवदित्यर्थ: । सर्वत्र तत्कार्योपलब्धेः । अतएव विभुत्वान्नित्यमिति। 
( ५) आकाशनिरूपण-- 

शब्दगुणकमिति । शब्दगुणवाला 'आकाश' है । वह ( १) शब्द, ( २ ) संख्या, 


( ३ ) परिमाण, (४) पृथक्त्व, (५ ) संयोग, और (६) विभाग--इन छह - ` 


गुणों वाळा है । वह एक, नित्य और विभु है । ओर 'शब्द'रूप लिङ्ग से ( अनुमान के 
द्वारा ) उसकी सिद्धि होती है । अर्थात्‌ 'आकाश', णब्दलिङ्गक है, यानी आकाश 
का अनुमापक 'शब्द' है । 

प्रशन--शाब्दलिङ्गकत्वमिति । इस आकाश का 'शब्दरिङ्गकत्व' कैसे है ? अर्थात्‌ 
'शब्द' उसका अनुमापक केसे होता है? 

उत्तर-परिशेषादिति । परिश्ञे अनुमान से उसका 'शब्दरिङ्गकत्व' जाना जाता 
है। प्रसक्तेति । 'परिशेष' अनुमान उसे कहते हैं--'जहाँ प्राप्त हुए पदार्थो का 
निषेध हो जाने पर अन्य किसी पदार्थ की प्राप्ति न न होने से जो पदार्थ बच ( शेष ) रहे, 
उसमें जो सम्प्रत्यय ( प्रतीति ) अर्थात्‌ अनुमिति कर लेना---यही 'परिशेष' अनुमान 
कहलाता है । यही “परिश्ेषानुमान' का लक्षण है । 

तथाहीति । उक्त परिशेषानुमानलक्षण का 'लक्ष्य' में समन्वय कर रहे है--'शब्द' 
विशेष गुण है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह, सामान्य ( जाति) से युक्त होकर हमारी 
बाह्य एकमात्र श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्य है (हेतु), जैसे रूप आदि ( उदा०)। 
इस अनुमान से 'शब्द' में 'गुणत्व' को सिद्ध किया गया है। और जो 'गुण” होता 
है, वह “गुणी' के आश्रित ही रहता है। न चेति। 'पृथिवी, जल, तेज और वाु' 
ये चार तथा 'आत्मा'--इसके (शब्द के ) आश्रय ( गुणीद्रव्य : नहीं हो सकते, 
क्योंकि “शब्द! का श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण किया जाता है । पृथिवी, जल, तेज और वायु 
तथा आत्मा- इन पाँचों के विशेष गुणों में से किसी का भी 'श्रोत्रेन्द्रिय' से ग्रहण नहीं 


किया जाता है । जैसे “रूप. आदि गुण हैं, उनका 'श्रोत्र' से ग्रहण नहीं होता है। , 


किन्तु 'शब्द' का ग्रहण तो 'शरोत्र' से. हुआ करता है । इससे यह स्पष्ट होता हैः कि 
शब्द', पूर्वोक्त 'पृथिवी आदि चार और आत्मा--इन पाँचों का “गुण” नहीं है । तथा 
ओत्रग्राह्म 'शब्द', 'दिक्‌, काळ, मन'---इन तीनों का भी 'गुण' नहीं है, क्योंकि “शब्द” 
तो विशेष गुण है । . दिक्‌, काल और मन--इन तीनों में कोई 'विशेष गुण' नहीं रहा 


करता, अपितु 'सामान्यगुण' रहते हैं । इसलिये वह ( शब्द ), इन तीनों का भी "गूरी 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SENS 


३५६ तकंभाषा, ' [ आकाशनिरूपण 


नहीं है। अतः इन आठौं से अतिरिक्त कोई 'गुणी द्रब्य, उसके ( शब्द के ) लिये होना 
ही चाहिये, क्योंकिः 'गुण' होने के नाते उसे अपने आश्रय की आवश्यकता है, बिना 
आश्रय के वह ( गुण ) कभी रह नहीं सकता । एवं च परिशेषात्‌ नवद्रव्यों में से एक 
'आकाश' द्रव्य ही बचा रहता है, जो इसके ( शब्द के) आश्रय होने योग्य है। 
निष्कर्ष यह हुआ कि 'शब्व' का जो आश्रय है, वही आकाश है। 

स चेति। वह ( आकाश ) 'एक' है, क्योंकि उसके अनेक होने में कोई 'प्रमाण' 


नहीं है । अर्थात्‌ भेदसाधक प्रमाण के अभाव में उसे ( आकाश को ) एक ही माना 


जाता है, अनेक नहीं । उसे एक मानना युक्तियुक्त भी है। एकत्वादिति। उसके 
'एक' होने से ही उसमें ( आकाश में ) 'आकाशत्व' नाम का 'सामान्य' ( जाति ) भी 
नहीं रहता है। क्योंकि 'सामान्य' ( जाति) तो 'अनेक' में रहने वाला धमं है। वह 
कभी भी 'एकव्यक्ति' में नहीं रहता है । और वह ( आकाश ) 'विभु' ( व्यापक ) है, 
अर्थात्‌ उसका 'परममहत्परिमाण' है । क्योंकि उसका कार्य सवंत्र उपलब्ध होता है । 
इसीलिये उसे 'विभु' कहा गया है, और 'बिभु' होने से वह 'नित्य' भी है । 
माधुरी 

आकाश का लक्षण 'शब्दसमवायिकारणस्‌ आकाशमु' किया जाता है । अर्थात्‌ 

जो द्रव्य, 'शब्दगुण' का समवायिकारण हो, उस 'द्रव्य' को आकाश कहते हैं । वह 


क 'शब्दगुण' वा से एकमात्र 'आकाश' द्रव्य में ही उत्पन्न होता है, 'पृथिवी' 
- आदि द्रव्यो में नहीं । इसलिये 'आकाश' में 'शब्दगुण' की समवायिकारणता रहती है । 


इसी आशय को गभितकर ग्रन्थकार ने 'शब्दगुणम्‌ आकाशम्‌' यह लक्षण किया है। 


- उक्त लक्षण की निदुंष्टता जानने के लिये उसके पदक्ृत्य को जानना आवश्यक है । 


यदि हम केवळ 'गुणकस्‌ आकाशम्‌' इतना ही आकाश का लक्षण करें तो सभी द्रव्य, 
किसी न किसी गुण के आश्रय हैं ही, तो उन में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
जायगी, उसके निरसनाथं 'शब्द' पद का निवेश करना आवश्यक है । तब 'शब्दगुण- 
वाळा' अर्थात्‌ शब्द गुण का आश्रय एक 'आकाश' द्रव्य ही मिलेगा, अन्य नहीं । अब 
यदि “शब्द; आकाशम्‌' इतना ही लक्षण करें तो 'दिक्‌ और काल" में अतिव्याप्ति हो 
जायगी, क्योंकि 'शब्द', 'दैशिक सम्बन्ध' से 'दिक में और 'कालिक सम्बन्ध? से 'काल' 
में रहता है। अतः 'शब्द' के आश्रय 'दिक्‌' और 'काल' भी हैं। इसलिये उनमें लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी। उसके निरसनाथं 'गुण' पद का निवेश करना आवश्यक है । एवं 
ल 2012 सम्बन्ध से जिसमें रहता है, उसी 'द्रव्य” को आकाश कंहते हैं! 
दिक्‌ और काल' में तो सभी पदार्थ ( वस्तुएँ ) रही हैं, उसी तरह. ( पदार्थ = वस्तु 
होने के नाते ) वह ( शब्द ) भी उनमें रहता है, वह 'गुण” होने.के नाते उनमें नहीं 
रहता है । “गुण' के नाते तो वह 'आकांश' में ही रहता है । अत एव वह उनमें दैशिक 
कालिक सम्बन्ध से रहता है । इसलिये लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । तथापि 


८७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आकाशसिद्धि ] अथेनिरूपणस्‌ ३५७ 


महाप्रलय के समय आकाश में शब्द को उत्पत्ति नहीं होती है, अतः उसका आश्रय 
“आकाश' को कंसे कहा जायेगा । एवं च प्रलय के समय “आकाश!” में . शब्दाश्रयता 
कें न रह पाने से लक्षण की अव्याप्ति हो रही है । उस अव्याप्ति का वारण करने के 
लिये 'शब्द' का अर्थ यह करना होगा कि प्रतियोगिव्यधिकरणशब्दाभावरहितत्वम्‌'-- 
अर्थात्‌ 'शब्दाभाव' अपने प्रतियोगी 'शब्द” का व्यधिकरण होकर जिसमें न रहता 
हो उसे 'आकाश' कहते हैं । आकाश के समस्त देश में और सभी काल में 'शब्द' तो 
रहता ही है। अर्थात्‌ 'शब्द', आकाश में उत्पन्न होता है, इसलिये वह उसका 'जन्य- 
गुण' है, और आकाश” उसका समवायिकारण है, उस कारण आकाश में 'समवायि- 
कारणता' रहेगी और उस समवायिकारणता का “अवच्छेदक घर्म' होगा, “आकाश? 
में रहने वाला “विशेष” पदार्थ। वह “विशेष” पदार्थ, सबंदा सभी समय “आकाशः 
में रहता हे । अतः उसमें ( आकाश में ) 'शब्दाभाव? कभी भी अपने 'प्रतियोगी शब्द? 
का व्यधिकरण होकर रह नहीं सकता । इसलिये आकाश में 'प्रतियोगिव्यधिकरण- 
शब्दाभाव का अभाव रूप शब्द हमेशा रहने से लक्षण समन्वय “प्रलयकालीन आकाश 
में भी हो जाता है। इसलिये 'अव्याप्ति' नहीं है । अतः ग्रन्थकार ने 'आकाश' का जो 
, लक्षण किया है, वह दोषरहित होने से ठीक है। उस लक्षण से लक्षित आकाश', 
सभी मृतंद्रव्यों से संयुक्त रहता है, अर्थात्‌ विभु ( व्यापक ) है, और वह नित्य है यानी 
उसकी उत्पत्ति और विनाश कभी नहीं होता है । 
उस आकाश के शब्द, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग--ये छह 
गुण होते हैं । इन छहों में 'शब्द' तो उसका 'विशेषगुण' है। शेष 'पाँच' सामान्यगुण 
हैं। इन पाचों में से 'एकत्व संख्या, परिमाण, और पृथकृत्व ये तीन गुण, नित्य हैं, अन्य 
गुण 'अनित्य' हैं । 
आकाश के गुणभूत 'शब्द' का ग्रहण “श्रोत्र” से होता है। 'शब्द' में विशेष- 
गुणत्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण” से होती है । जैसे--'शब्दः विशेषगुणः सामान्यवत्त्वे 
सति अस्मदादिबाह्यकेन्द्रियग्राह्यत्वातू, रूपादिवत्‌'- अर्थात्‌ 'शब्द' विशेष गुण है, 
(प्रतिज्ञा ) क्योंकि वह ( शब्द ), 'सामान्य' ( जाति ) का आश्रय होता हुआ हम 
जैसे मानवो के एक बाह्येन्द्रिय ( श्रोत्र ) से ही ग्राह्य होता है । जैसे 'रूप' को 'विशेष- 
गुण” करते हैं, क्योंकि 'रूप' के आश्रित 'रूपत्व सामान्य” रहता है । अतः “रूपत्व'- 
( सामान्य ) का आश्रय हुआ “रूप”, उसका ग्रहण हम जैसे मानवों के एक बाह्ोन्द्रिय 
(चक्षु) से ही होता है। “विशेष गुण! को पहिचानने का एक नियम है--'जो गुण, 
सामान्य” का आश्रय हो और साधारण मनुष्य के एक बाह्योन्द्रिय से ग्रहण करने 
योग्य हो'-- उसे 'विशेषगुण” जानना चाहिये । 
उपयुक्त अनुमान में 'शब्द' तो पक्ष है, 'विशेषगुणत्व' साध्य है, और 'सामान्यवत्तेः ' 
सति**९९५९०९०००० '“ग्राह्मत्वात'---यह हेतु है 1 'रूप' आदि--दृष्टान्त है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५८ तकंभाषा [ आकाशसिद्धि 


उक्त 'सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादिबाह्यकेन्द्रियग्राह्यत्वात्‌' हेतु में से “सामान्यवत्त्वे 
सति? इस सत्यन्त पद को यदि हटा दें तो बचे हुए शेष अंश की “रूपत्वादि सामान्य' 
में अतिव्याप्ति हो जायेगी । उस अतिव्याप्ति को दूर करने के लिये “सामान्यवत्त्वे 
सति? कहना चाहिये । तब “रूपत्व” स्वयं ही 'सामान्य' है, वह 'सामान्यवान्‌' नहीं है, 
क्योंकि 'सामान्य' ( जाति ) पर 'सामान्य' नहीं रहता है । एवं च 'रूपत्व', सामान्यवान्‌ 
न होने से अतिव्याप्ति नहीं है । यदि केवल 'ग्राह्मत्वात्‌' इतना ही कहें तो 'परमाणु' 
आदि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे 'अनुमान/ से ग्राह्य हैं। इस अतिव्याप्ति के 
वारणार्थं 'इन्द्रियः पद का निवेश किया गया है । अब केवल 'इन्ट्रियग्राह्यत्वात्‌' 
इतना ही कहें तो 'घट-पट' आदि में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि घट-पट आदि पदार्थं, 
'इन्द्रियग्राह्म' हैं । अतः उस अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ 'एक' पद कहा गया है, अर्थात्‌ 
'एकेन्द्रयग्राह्मत्वात्‌' कहना चाहिये। 'घट-पटादि’ द्रव्यपदार्थं द्वीन्द्रिय ( चक्षु और 
त्वक्‌ से ) ग्राह्य होते है । अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब केवल “एकेन्द्रिय- 
ग्राह्मत्वात्‌/ इतना ही यदि कहें तो एकेन्द्रियग्राह्म आभ्यन्तर “आत्मा” भी होता है, 
इसलिये “आत्मा! में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थं 'बाह्य' कहना चाहिये 
_ अर्थात्‌ 'बाह्यैकेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌' कहना चाहिये । तब उतने मात्र से 'परमाणुओं' में 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वे परमाणु, योगियों के 'बाह्यैकेन्द्रिय' से ग्राह्य होते हैं । 
उस अतिव्याप्ति को हटाने के लिये 'अस्मदादि' कहना चाहिये । अर्थात्‌ 'अस्मदादिं- 
बाह्यकेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌' इतना कहना चहिये। तब वे, हम जैसे साधारण आदमियों के 
बाह्म-एकेन्द्रिय से ग्राह्य न हो सकने से उनमें अतिव्याप्ति नहीं हैं। अव यदि केवल 
* सत्यन्त पद “सामान्यवत्त्वात्‌' को ही कहें, शेष अंश न कहें तो 'आत्मा' में अतिव्याप्ति 
होगी, क्योंकि उसमें “साथान्यवत्त्व' है ही अर्थात्‌ आत्मा में 'आत्मत्व' रहने से 'आत्मा' 
सामान्यवान्‌ तो है ही। इसलिये उसमें अतिव्याप्ति हो रही है। उस अतिव्याप्ति के 
.निवारणार्थ सत्यन्त पद के अतिरिक्त शेष. अंश' को भी कहना चाहिये । उसके रहने 
पर “आत्मा' में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'आत्मा! अन्त रिग्द्रिय 'मनस्‌ से ग्राह् 
होता है, वह बहिरिन्द्रिय से ग्राह्य नहीं होता है। अतः 'सामान्यवत्त्वे सति अस्मादादिं 
उ यह सम्पूणं हेतु सार्थक है। इसमें एक शब्द भी निरर्थक 
नहीं है । 
एवं च 'शब्दगुणक आकाश” एक है, विभु है, नित्य है, और वह शब्दकिङ्गक है। 
शंका शब्द तीव्र है, तीव्रतर है, तीव्रतम है--इस प्रकार शब्दभेद की प्रतीति 
होने से 'आकाश' में अनेकता की प्रतीति होती है। क्योंकि 'कारण' भेद पर ही 'कायं' 
का भेद होता है । ऐसी स्थिति में 'आकाश' को 'एक' कैसे माना जा सकता है? 


० —t “1 ७७, उपपत्तेः >> § 
समा०--'एकत्वेनेव उपपत्तेः कहकर ग्रन्थकार ने उक्त शंका का समाधान किया 


है । आकाश को 'एक' मान लेने से ही उससे सम्बन्धित सभी व्यवहार उपपन्न हो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


आकाशसिद्धि ] अर्थनिरूपणम्‌ ३५९ 


जाते हैं । उसके लिये आकाश को अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है । 'शब्द' के 
तीव्न-तीत्रवर आदि जो भेद बताये गये हुँ, उससे आकाश की अनेकता सिद्ध नहीं हो 
सकती है । क्योंकि आकाश में “शब्द” के उत्पादक तो 'अभिघातादिसंयोगविशेष' 
हैं। उनके भेद से शब्द में तीव्र-तीब्रतरादि भेद हुआ करते हँ । आकाश' के एक होने 
से ही उसमें “आकाशत्व' जाति भी नहीं होती है । 'जाति' तो 'नित्यत्वे सति अनेक- 
समवेत? हुआ करती है । इसलिये आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व--इन तीन धर्मों को 
जाति' रूप नहीं कहा जाता । क्योंकि अनेक व्यक्तियों में समवायसम्बन्ध से रहने वाला 
जो नित्य धर्म है--उसी को 'जाति' कहते हैं। आकाश, काल, दिक्‌--इन तीनों द्रव्य, 
पृथिवी आदि द्रव्यों के समान अनेकव्याक्तिरूप नहीं हैं । पृथिवी आदि द्रव्य तो अनेक- 
व्यक्ति रूप हैं। इसीलिये पृथिवीत्व, जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व, आत्मत्व, मनस्त्व--ये 
छह धर्म, पृथिवी आदि द्रव्यपदार्थो के अनेक व्यक्तिरूप होने से उनमें समवेत 
होते हैं। अतः वे 'जाति” रूप कहलाते हैं । निष्कर्ष यह है कि एक धमंप्रकार जो 
एकाकार प्रतीति होती है, वही 'जाति' की साधक हुआ करती है । जैसे- अनेक 
घट-व्यक्तियो में 'अयं घटः, अयं घटः' करके एक घटत्वधमंप्रकारक एकाकार प्रतीति 
होने से ही वह सभी घटों में 'घटत्व” जाति की साधक बन जाती है। वह एकाकार 
प्रतीति अनेकव्यक्तियों में ही होती है, एकव्यक्ति में कदापि नहीं होती । अतः 
एकाकार प्रतीति रूप साधक के. न रहने से 'आकाशत्व' आदि धमं जाति रूप नहीं हैं । 
अपितु 'उपाधिरूप' हैं । 'जाति' से 'भिन्न धर्म” को 'उपाधि' कहते हैं । 

आकाश को विभु कहा गया है, क्योंकि 'एकत्वे सति सवंत्र कार्योपलब्धे:' । 'शब्द' 
का समवायिकारण “आकाश” है । 'शब्द', तो उसका (आकाश का ) कार्य है। उस 
शब्द की उपलब्धि सवंत्र होती है। एक ही समय में अनेक स्थानों पर शब्दों की 
उपलब्धि तभी हो सकती है, जब 'शब्द' का आश्रय सवंत्र विद्यमान रहे, क्योंकि 'गुणी' 
के विना 'गुण' नहीं रहता है-यह नियम है। अतः 'शब्द' का आश्रय सर्वत्र 
विद्यमान है--यह मानना ही होगा । आकाश को 'विभु' और (एक? बताया गया है । 
उसके 'विभुत्व' में 'एकत्वे सति सर्वत्र कार्योपलब्धेः' यह हेतु प्रदशित किया गया है। 
उसी प्रकार आकाश की 'नित्यता' में 'विभुत्वात' हेतु है । जो 'द्रव्य' विभु होते हैं, वे 
“नित्य” हुआ करते हैं, जैसे--'आल्मा' विभु है, इसीलिये वह 'नित्य' भी है। 

आकाश! का प्रत्यक्ष न होने पर भी उसकी 'सत्ता' का अनुमान “शब्द? नामक रिंग 
(हेतु ) के द्वारा किया जाता है। इस अनुमान को 'परिशेषानुमान' कहा गया है। 
इस परिशेषानुमान के तीन अंग बताये जाते है--( १ ) जो प्रसक्त ( प्राप्त ) होता है, 
उसका प्रतिषेध किया जाता है,--इसे 'प्रसक्त प्रतिषेधे' से बताया गया है। (२) 
आप्त हुए पदार्थों से भिन्न पंदार्थो में प्रसंग ( प्राप्ति) ही नहीं है यह प्रदर्शित 
किया जाता जाता है--इसे 'अन्यत्र अप्रसङ्गातु' से बताया गया है, - ( ३ ) जो शेष 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६० तकभाषा [ कालनिरूपण 


बचा रहता है, उसमें होने का निश्चय कर लिया जाता है--इसे “शिष्यमाणे सम्प्रत्ययः' 
से कहा गया है । इस रीति से 'शब्द गुणाश्रय' के अनुमान का प्रयोग इस प्रकार किया 
गया है--'शब्दः पृथिव्यादष्टद्रव्यातिरिक्तद्रव्याश्रित: अष्टद्रव्यानाश्रितत्वे सति 
द्रव्याश्रितत्वात्‌, यन्नैवं तन्नैवं, यथा रूपम्‌'- अर्थात्‌ “शब्द गुण', 'पृथिवी आदि आठ 
द्रव्यों से भिन्न किसी 'द्रव्य' के आश्रित होने योग्य है, पृथिवी आदि आठ द्रव्यों के 
अनाभ्रित हुआ किसी द्रव्य के आथित होने से । यह कह कर बता रहे हैं कि 'शब्द' 
के आश्रयरूप में पृथिव्यादि आठ द्रव्य प्रसक्त ( प्राप्त ) होते हैं। 'आकाश' तो 
अभी 'साध्य' ही है, इसलिये वह प्रसक्त ( प्राप्त ) नहीं है। इस तरह प्रसक्त हुए 
पृथिव्यादि आठों द्रव्य, 'शब्द' गुण के आश्रय नहीं बन सकते--यह प्रदर्शित करना 
ही 'प्रसक्तप्रतिषंध' हे । निष्कर्ष यह है कि 'रूपादि ग्रुणों' की तरह 'शब्द' भी गुण है। 
अतः वह्‌ भी किसी (द्रव्य के आश्रित होने योग्य है। रूपादि गुणों की तरह 'शब्द' 
में भी गृथिव्यादि अष्ठद्रव्यों का आश्रितत्व प्राप्त हुआ था, किन्तु 'अष्टद्रव्यानाश्रि- 
तत्वे सति' कह कर उसका निषेध किया गया है। और “शब्द में गुण-कर्मादि पदार्थों 
के आश्वितत्व” की तो प्राप्ति है ही नहीं। अत: परिशेषतः 'आकाश' रूप द्रव्य का 


आधितत्व 'शब्द' में मानना पड़ता है। यह 'आकाशाश्रितत्व' ही अनुमिति का विषय. 


है। इस प्रकार 'परिशेषानुमान' से 'आकाश' की सिद्धि की गई है। 


कालोऽपि दिगृविपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः। संख्या-परिमाण-पुथक्त्व-संयोग- 
विभागवान्‌ । एको नित्यो विभुश्च । कथमस्य दिगृविपरीतपरत्वापरत्वानुमेय- 
त्वम्‌ । उच्यते। सन्निहिते वृद्धे सन्निधानादपरत्वाहे तद्विपरीतं परत्वं प्रतीयते । 
सहदे १ यूनि व्यवघानात्‌ त । तदिदं तत्तद्विपरीतं 

त्वञ्च काय तत्कारणस्य दिगादेरसम्भवात्‌ कालमेव कारणमनुमाप- 
यति। स चेकोऽपि वतंमानातीतभविष्यत्क्रियोपाधिवज्ञाद्‌ वरतमानादिव्यपदेशं 
रूभते । पुरुष इव पच्यादिक्रियोपाधिवशात्‌ पाचक-पाठकादिव्यपदेदवाम । नित्य- 
त्वविभुत्वे चास्य पुर्ववत्‌ । 
( ६ ) कालनिरूपण-- 


काल इति । दिगूविपरीत अर्थात्‌ दिशा? के 'परत्व-अपरत्व' से भिन्न जो 'परत्व- 
अपरत्व' हैं उनके द्वारा 'काल' का अनुमान किया जाता है। वह ( अनुमेय काल ) 
(१) संख्या, ( २ ) परिमाण, ( ३ ) पृथकत्व, ( ४ ) संयोग और ( ५ ) विभाग- 
इन पाँच गुणों का आश्रय है । और वह ( काल ) एक, नित्य तथा विभु है। 


अश्न--कथमिति। उस 'काल' का 'दिगूचिपरीत परत्वाऽपरत्व' से अनुमान कैसे 
किया जाता है? 


उत्तर--उच्यत इति । उत्तर दे रहे हैं--समीप में ही स्थित कोई 'वृद्ध पुरुष | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालनिरूपण ] अर्थनिरूपणमु ३६१ 


दूरी पर ( दुर स्थान में ) स्थित “तरुण पुरुष' की अपेक्षा समीप स्थित होने के कारण 
'दिशा' की दृष्टि से यद्यपि 'अपर' कहलाने योग्य है यानी दैशिक 'अपरत्व' का पात्र 
है, तथापि उस “वृद्ध पुरुष' में 'तरुण' ( युवा ) पुरुष की अपेक्षा उस 'अपरत्व' के 
विपरीत 'परत्व” की प्रतीति होती है । इसी तरह दूर स्थान पर स्थित 'तरुण षुरुष' 
( युवा पुरुष ), समीप के स्थान पर स्थित “वृद्ध पुरुष' की अपेक्षा दुरी पर स्थित 
होने के कारण दिशा की दृष्टि से दैशिक “परत्व” का पात्र है, तथापि “वृद्ध पुरुष” की 
अपेक्षा उस "युवा पुरुष” में अपरत्व' की प्रतीति होती है । 

तदिदमिति । समीप में स्थित वृद्ध पुरुष और दुरीपर स्थित युवा पुरुष में प्रतीय- 
मान होने वाले इस दैशिक "परत्व और अपरत्व' के विपरीत जो यह परत्व तथा 
अपरत्व है, वह 'कायं' है। उस ( कार्य ) का, कारण 'दिशा' आदि तो हो नहीं 
सकते । क्योंकि यदि इस कार्य का कारण 'दिशा' होती तो समीपस्थ वृद्ध में दूरस्थ 
युवा की अपेक्षा 'परत्व' और दूरस्थ युवा में, समीपस्थ वृद्ध की अपेक्षा 'अपरत्व' 
प्रतीत न हुआ होता । इसलिये इस 'परःव और अपरत्व' कार्य का 'दिशा' से अति- 
रिक्त (भिन्न ) अन्य कोई कारण अवश्य होगा । वही 'काल' पदार्थं है। एवं च 
परत्वापरत्वरूप कार्य, अपने कारण के खूप में 'काल' का ही अनुमान कराता है। 
स चेति। यद्यपि वह 'काल' एक है, तथापि वर्तमान भूत, भविष्यत्‌ क्रिया की उपाधि 
के कारण 'वर्तमानादि' व्यवहार को प्राप्त करता है । 

पुरुष इति । जैसे--एक ही पुरुष, 'पचन क्रिया' की उपाधि से “पाचक' और 
(पठन क्रिया” की उपाधि से 'पाठक' आदि व्यवहार ( व्यपदेश ) को प्राप्त होता है। 
'काळ' की 'नित्यता' और 'विभुता' पूर्ववत्‌ अर्थात्‌ 'आकाश' के समान ही समझनी 
चाहिये । 

माधुरी 

द्रव्यगणना में यह 'काल' षष्ठ द्रव्य है । दिग्‌ विपरीत ( दिङ्‌ मूलक जो नहीं है 
ऐसे ) परत्व-अपरत्व, से ,उसका अनुमान किया जाता है, अतः वह ( काल ) अनुमेय 
है । 'काल' को हम दिगुविपरीत 'परत्व-अपरत्ब' का कारण दो-भ्रकार से कह सकते हैं । 
उनमें से ( १ ) दिगूविपरीत परत्वापरत्व के असमवायिकारण बनाकर अथवा (२) 
तिमित्तकारण बनाकर । क्योंकि 'दिंगूविपरीत परत्वापरत्व' एक-एक भावात्मक कार्य 
है “भावात्मक कार्ये की उत्पत्ति सवंदा समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्त- 
कारण से हुआ करती है'--यह नियम है । उपयुक्त उदाहरण में प्रदर्शित जो (वृद्ध 
पुरुष” और “युवा पुरुष” है, उनमें तो 'दिगूविपरीत परत्वापरत्व' के 'समवायिकारण' 
की प्रतीति होती है तथा उक्त दोनों पुरुषों के साथ जो 'काल' का संयोग है, उसमें 
'दिगूविपरीत परत्वापरत्व' के 'असमवायिकारणता” की अतीति होती है, ओर वृद्ध- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६२ तक॑भाषा [ कालनिरूपण 


पुरुष' में 'रविक्रिया' का बहुतर सम्बन्ध तथा 'युवापुरुष' में रविक्रिया का जो अल्प- 
तर सम्बन्ध है, उसमें 'निमित्त कारणता' की प्रतीति होती है । 


'काल' को यदि हम एक स्वतन्त्र द्रव्य नहीं मानते हैं तो दिग्‌विपरीत परत्वा- 
परपत्व के असमवायिकारण तथा निर्मित्तकारण की उपपत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि 
वृद्ध और युवा पुरुष' के साथ “रविक्रिया” का 'साक्षात्‌ सम्बन्ध” नहीं होता है, अपितु 
स्वाश्रयसंयुक्तसंयोग' रूप 'परम्परासम्बन्ध' है । यह परम्परासम्बन्ध भी, 'काल' को 
स्वतन्त्र द्रव्य न मानने पर कभी संभव नहीं हो सकता है। उक्त परम्परासम्बन्ध- 
घटक जो 'स्व' शब्द है, उससे “रविक्रिया' का ग्रहण करना चाहिये, उसका आश्रय 
( रविक्रिया का आश्रय') होगा “रवि', उससे संयुक्त होगा 'काल', उस काल का 
संयोग होगा उक्त दोनों पुरुषों के साथ । इस रीति से दोनों पुरुषों के साथ “रविक्रिया? 
का सम्बन्ध परम्परया हो पाता है, साक्षात्‌ नहीं। इस स्थिति में यदि 'काल' को 
स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में न माना जाय तो उक्त परम्परा सम्बन्ध, उन पुरुषों के साथ 


कैसे संभव हो सकेगा? तव उन में परत्वापरत्व ( छोटे-बड़े ) का व्यवहार 
कथमपि नहीं हो पायेगा । 


प्रन--ऊपर प्रदाशितरूप में असमवायिकारण और निमित्तकारण न मानकर 
यदि हम दोनों पुरुषों के साथ रहने वाले दिक, आकाश, आत्मा के 'संयोग” को 
“असमवायिकारण' मान लेंगे और रविक्रिया का उन दोनों पुरुषों के साथ जो 
स्वाश्य ( रवि ) संयुक्त ( दिक्‌, आकाश, आत्मा ) संयोग सम्बन्ध है, उसके ज्ञान 
को ही 'निमित्तकारण' मान लेंगे, तब भी दोनों पुरुषों में “परत्व-अपरत्व ( छोटे- 
बड़े ) का व्यवहार किया जा सकता है। इसलिये असमवायिकारण और निमित्त- 


कारणता के उपपत्त्यर्थ एक स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में 'काल' को मानने की कौन-सी 
आवश्यकता है ? 


समा०--उक्त कल्पना इसलिये उचित नहीं है कि असमवायिकारणता तथा 
निमित्तकारणता के उपपत्त्यर्थ 'दिक्‌' को आधार माना जायगा तो उन से उत्पन्न होने 
वाले 'परत्वापरत्व' को 'दिगूविपरीत' नहीं कह सकेंगे । यदि 'आकाश' और 'आत्मा' 
के आधार पर उन कारणों को कहा जाय तो वह भी ठोक नहीं होगा, क्योंकि वैसा 
मानने पर 'दिक्‌' को 


कारण यह है कि दिझमुलक 'परत्वापरत्व' की असमवायिकारणता और निमित्तः | 


दिगूविपरीत परत्वापरत्व के उक्त दोनों कारणों की उपपत्ति के लिये 'काल को स्वतन्त्र 
द्रव्य के रूप में स्वीकार करना ही होगा । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालनिरूपण ] अर्थनिरूपंणमुं ३६३ 


कुछ ग्रन्थों में 'काल के तीन प्रकार के लक्षण किये हैं--( १ ) 'विभुत्वे सति 
दिगसमवेत-परत्वासमवायिकारणाधिकरणं काल: । (२) परत्वानाश्रयत्वे सति 
_ विजातीयपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रय: कालः'। ( ३) अतीतादिव्यवहारहेतु: 
कालः” । प्रथमलक्षण का अर्थ यह है--जो 'द्रव्य' विभु होता हुआ 'दिशा' में असमवेत 
'परत्व' के असमवायिकारण का अधिकरण होता है, उस द्रव्य को काल कहते हैं। 
उक्त 'लक्षण' का 'लक्ष्य' में समन्वय--कनिष्ठभ्राता में जों कनिष्ठता है, और ज्येष्ठ- 
भ्राता में जो ज्येष्ठता है, वह 'कालिक परत्वापरत्व' के कारण ही है । कनिष्ठभ्राता 
की अपेक्षा ज्येष्ठभ्राता में जो 'कालिकपरत्व' है, उस 'परत्वगुण' का 'समवायि- 
कारण'--ज्येष्ठश्राता का 'शरीर/ है, और ज्येष्ठभ्राता के शरीर के साथ 'काल' का 
जो संयोगसम्बन्ध है, वह उस 'परत्व” का 'असमवायिकारण' है। वह 'संयोगरूप 
असमवायिकारण' 'दिशा' में समवाय सम्बन्ध से नहीं रहता, किन्तु उस ज्येष्ठ्राता . 
के 'शरीर' में तथा 'काल' में समवाय सम्बन्ध से रहता है। इसलिये 'परत्व' के 
असमवायिकारण रूप 'संयोग' का आधार 'काल' है, और वह्‌ 'विभु' भी है । अतः 
'काल' के उक्त लक्षण का समन्वय, लक्ष्य में होता है । ज्येष्ठभ्राता के 'शरीर' में 
लक्षण की अतिव्याप्ति के निरसनार्थ 'विभुत्वे सति’ कहा गया है। तथा “दिशा में 
लक्षण की अतिव्याप्ति के निरसनार्थ 'दिगसमवेत' कहा गया है । अन्यथा समीप रखे 
हुए “घट” की अपेक्षा कहीं दुर जगह में रखे हुए “घट! में दैशिकपरत्व है । उस परत्व 
का समवायिकारण वह 'घट' है; और उस “घट” के साथ 'दिशा' का जो संयोग 
सम्बन्ध है, वह उस परत्व का असमवायिकारण है । उस 'संयोग' का अधिकरण वह 
'दिशा' भी है । और वह 'विंभु' भी है। अतः अतिव्याप्ति हो जायगी। उसका 
निवारण 'दिगसमवेत' कहने से हो जाता है। 'घट' के साथ 'दिशा' का जो संयोग 
सम्बन्ध है, वह यद्यपि “घट! में स्थित 'परत्व' का असमवायिकारण है, तथापि वह 
“संयोग? उस 'दिशा' में 'असमवेत' नहीं है । अपितु उस 'दिशा' में वह 'समवायः 
सम्बन्ध' से रहता है इस कारण 'दिशा' में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। 

अब उक्त लक्षण में यदि 'परत्व' पद न दें तो 'आत्मा' में अतिव्याप्ति होगी । 
क्योंकि 'आत्मा' के साथ 'मन का” जो संयोगसम्बन्ध है, वह, 'आत्मा' में रहने वाले 
ज्ञानादि' गुणों का 'असमवायिकारण' है, और वह 'संयोग' आत्मा तथा मन में 
समवायसम्बन्ध से रहता भी है, 'दिशा' में नहीं रहता । . इसलिये असमवायिकारण रूप 
जो 'आत्म-मनःसयोग' है वह 'दिशा' में असमवेत भी है । ऐसे संयोगरूप असमवायि- 
कारण का अधिकरण 'आत्मा' है, और वह (आत्मा ) विभु भी है । इसलिये लक्षण 
की उस में ( आत्मा में ) अतिव्याप्ति हो जाती है, किन्तु 'परत्व' पद के रखने पर 
वह 'आत्ममनः संयोग? यद्यपि -ज्ञानादि गुणों’ का असमवायिकारण हैं, तथापि 'परत्व' 
का 'असमवायिकारण' नहीं है। इसलिये "संयोग? की 'अंधिकरणता” को लेकर अब 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६४ तकंभाषा [ काळनिरूपण 


अतिव्याप्ति नहीं दी जा सकती है । एवं च उक्त लक्षण का प्रत्येक पद सार्थक है और 
लक्षण भी निदुंष्ट है । 

कुछ विद्वानों ने 'काल' का लक्षण इसं प्रकार किया है--परत्वानाश्चयत्वेति 

विजातीयपरत्वासमवायिकारणसंयोगाश्रयः कालः’ । अर्थात्‌ 'परत्वापरत्व' ये दोनों 
गुण--'पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन'--इन पाँच मूतंद्रव्यों में ही रहते हैं। 
“आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा--इम चार विभुद्रव्यों में उक्त दोनों 'परत्व-अपरत्व' 
गुण नहीं रहते । इस कारण 'काल', उस “गुण का अनाश्रय भी है। कनिष्ठभ्राता की 
अपेक्षा ज्येष्ठभ्राता में “विजातीय परत्व' रहता है। अर्थात्‌ यह 'कालिक परत्व' उस 
. 'बैशिकपरत्व' से विलक्षण है। ज्येष्ठश्राता के शरीर के साथ 'काळ' का जो संयोग 
सम्बन्ध है, वह “विजातीय परत्व' का असमवायिकारण है। उस 'संयोग' का आश्रय 
` 'काळ' होने से 'काल' में लक्षण समन्वय हो जाता है । 
उक्त लक्षण में 'परत्वानश्रय्वे सति' न. कहने पर 'ज्येष्ठ शरीर? में लक्षण की 
अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'ज्येष्ठ शरीर' में स्थित जो 'कालिक परत्व' है, उसका 
'असमवायिकारण', उस शरीर के साथ रहने वाला 'कालिकसंयोगसम्बन्ध' है । उस 
संयोगसम्बन्ध की आश्रयता जैसे काल में है, वैसे ही उस ज्येष्ठ-शरीर में भी है। 
इस कारण ज्येष्ठ-शरीर में लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है, उसके निवारणार्थं 
लक्षण में 'परत्वानाश्रयत्वे सति' कहना आवश्यक है । तब “ज्येष्ठ शरीर? उस “परत्व 
गुण' का अनाश्रय नहीं अपितु 'परत्वगुण' का आश्रय ही है। इसलिये अब लक्षण 
की अतिव्याप्ति “ज्वेष्ठ-शरीर” में नहीं हो रही है। अब लक्षण में 'विजातीय” पद 
यदि न दे, तो 'दिशा' में काल के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि समीपदेश- 
वृत्ति 'घट' की अपेक्षा दुर देश में स्थित 'घट' में रहने वाला जो 'दैशिकपरत्व' है, 
उस 'परत्व' का 'असमवाथिकारण', उस घट के साथ रहने वाला 'दिशा का संयोगः 
सम्बन्ध है । उस संयोगसम्बन्ध की आश्रयता 'दिशा' में भी है, और वह 'दिशा' 
उस 'परत्वगुण' का अनाश्रय भी है। इसलिये लक्षण की “दिशा? में अतिव्याप्ति हो 
रद्दी है। उसके निवारणाथं लक्षण में 'विजातीय' पद रखना आवश्यक है। तब 
'कालिक परत्व' में जो 'दैशिकपरत्व' से विलक्षणता है, वही 'परत्व' में 'विजातीयता' 
है। ऐसी “विजातीयता' उस 'दैशिकपरस्व' में नहीं है, अपितु 'कालिकपरत्व' में ही है । 
इसलिये 'दिशा' में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति अब नहीं हो पायगी । 

' उसी तरह विजातीय परत्व' पद के न रखने पर “आत्मा” में भी अतिव्याप्ति हो 3 
सकती है । क्योंकि आत्मा” परत्व गुण का अनाश्रय भी है, और आत्मवृत्ति ज्ञानादि | 
गुणों का असमवायिकारण जो 'आत्म-मन:संयोग' है, उसका आश्रय भी है। अतः ' | 
“परत्वानाश्रयत्वे सति असमवायिकारण-संयोगाश्रय' होने से 'आत्मा' में अतिव्याप्ति 
हो रही है। उसके निवारणाथं 'विंजातीय परस्व' पद का निवेश करना आवश्यक है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालभेदखण्डन ] अर्थनिरूपणम्‌ ३६५ 


तब 'आत्म-मनःसंयोग' यद्यपि “ज्ञानादिगुणों' का असमवायिकारण है, तथापि वह 
'विजातीयपरत्वत का असमवायिकारण नहीं है। अतः “आत्मा” में लक्षण की : 
अतिव्याप्ति नहीं है। एवं च हितीय लक्षण में भी सभी 'पद' सार्थक हैं, कोई निरर्थक 
नहीं है । और दोष रहित रहने से लक्षण भी ठीक है । 

श्री अन्नम्भट्ट ने 'काल' का लक्षण 'अतीतादिव्यवहारहेतुः काल:' किया है । अर्थात्‌ 
अतीत, भविष्यत्‌, व्तमान'--इस प्रकार के व्यवहार का जो हेतु है, उसे 'काल' 
कहते हैं । 

उक्त लक्षण में स्थित 'हेतु' शब्द से 'असाधारण निमित्तकारण' ही विवक्षित है। 
'समवायिकारण अथवा असमवायिकारण अथवा निमित्तकारण' विवक्षित नहीं है। 
अतः अतीतादि व्यवहारों की 'असाधारण निमित्तकारणता' केवल 'काल' में ही होती 

“है । दूसरे किसी पदार्थं में नहीं । अतः लक्षण समन्वय “काल में हो जाता है। 

'काल” का कोई उद्भूतरूप या उद्भूतस्पर्श न होने से उसके अस्तित्व में 'प्रत्यक्ष- 
प्रमाण” तो हो नहीं सकता । इसलिये 'अनुमान प्रमाण” से 'काल' के अस्तित्व की 
सिद्धि की गई है । अनुमान प्रमाण के अतिरिक्त श्रुति-स्मृति के वचनों से भी 'काळ' 
की सिद्धि होती है। श्रुति कहती है--कलनात्‌ सर्वभूतानां स कालः परिकीतित:-- 
समस्त जन्यपदार्थो के आयु की संख्या करने से उसे 'काल” कहा जाता है । तथा स्मृति 
भी कहती है--'कालः कलयतामहम्‌'-समस्त जन्य पदार्थों के आयु की संख्या कराने 
वालों के मध्य, मैं 'काल' हू । 'काल' में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, 
विभाग--ये पाँच गुण रहते हैं। तथा वह 'काल' विभू और नित्य है। और 
आकाश के समान वह 'एक' है । 

शंका--'काल' में समवायसम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले जो 'द्वित्व' द्विपृथक्‌त्व,. 
संयोग, विभागादि गुण हैं, उनके प्रति 'काल' समवायिकारण ही है और “निमित्त- 
कारण” तो उसे कहा जाता है, जो 'समवायिकारण, असमवाय्रिकारण--दोनों 
कारणों से भिन्न कारण होता है। इसलिये उन द्वित्वादि गुणों के प्रति 'समवायि- 
कारणपरूप काल” को 'निमित्तकारण' तो नहीं कहा जा सकता । किन्तु उन द्वित्वादि- 
गुणों को छोड़ कर अन्य कार्यमात्र में 'काळ' को निमित्तकारण कहा जा सकता है। 
अतः कार्यमात्र के प्रति 'काल' को निमित्तकारण कहना ठीक नहीं है । 

समा०--समस्त कार्यमात्र के प्रति 'काल' को जो निमित्तकारणता कही गई है 

'कालिकसम्बन्ध से ही कही गई है । इसलिये स्ववृत्ति द्वित्वादिकों के प्रति समवाय- 
सम्बन्ध से 'काल' में 'समवायिकारणता' के रहने पर भी 'कालिक सम्बन्ध' से 
उनके प्रति 'काल' को निमित्तकारण कहने में कोई वाधक नहीं है। अतः “कार' 
सर्वकार्यमात्र के प्रति 'कालिकसम्बन्ध' से निमित्तकारण ही है । 

बांका--'काळ' के भेद का स्वीकार करने में कोई प्रमाण न होने से वह 'एक' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६६ तकंभाषा [ कालभेदखण्डन्‌ 


है--यह जो कहा गया है, वह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि 'अतीत, 
वतमान, भविष्यत्‌, क्षण, पल, घड़ी, मुहूतं, प्रहर, दिन, रात्रि, पक्ष, महिना, ऋतु, 
अयन, संवत्सर'--इत्यादि कालभेद का अनुभव सभी को होता है। अतः लोकानुभव 
के बलपर 'काल' का भेद ही सिद्ध होता है । इसलिये 'काल' को एक कहना उचित 
नहीं है, उसे नाना ( अनेक ) मानना चाहिये । 

समा०--जैसे एक ही देवदत्तादि व्यक्ति, पचन क्रिया, पठन क्रिया आदि 'उपाधि' 
के भेद से 'पाचक, पाठक' आदि नामों से कहा जाता है, वसे ही भेद से रहित 'एक' 
ही काल, अनेक उपाधियों के भेद से “अतीत” आदि अनेक संज्ञाओं ( नामों ) से कहा 
जाता है । प्राचीन नेयायिकों के मत से “रविक्रिया” ही उस 'एक काल" की उपाधि है। 
ओर नवीन नेयायिकों के मत से 'जन्यवस्तुमात्र' ही उस 'एक कार” की उपाधि है। 
निष्कर्षं यह है कि पूर्वव्यतीत हुई रविक्रिया रूप विशेषण से विशिष्ट हुआ जो काल 
है-उसे अतीतकाल कहते हैं । 
` अतएव अतीतकाल का लक्षण यह किया जाता है--'वतंसानध्वंसप्रतियोगित्व- 
मतीतत्वम्‌अर्थात्‌ इदानीं काल में वर्तमान जो ध्वंस, उस ध्वंसं की प्रतियोगिता 
को ही 'अतीत' कहते हैं। जैसे--इस वतंमानकाल से पूवं जितनी भी 'रविक्रिया' 
उत्पन्न होकर नष्ट हुई हैं, तथा जितने भी जन्य पदार्थ उत्पन्न होकर नष्ट हुए हैं, 
उन सभी क्रियाओं का ध्वंस तथा उन सभी जऱ्यपदार्थो का ध्वंस, इस वर्तमानकाल 
में विद्यमान हे । उस वर्तमान ध्वंस की प्रतियोगिता, उन क्रियाओं में तथा उत 
जन्यपदार्थो में रहती है। यही ( प्रतियोगिता) उन क्रियाओं की तथा उन जन्य” 
पदार्थों की 'अतीतता' है । 

वर्तमान का लक्षण--'स्वघ्वंसप्रागभावानधिकरणकालवृत्तित्वं वतंमानत्वम्‌ 7 
अर्थात्‌ उस क्रिया के तथा जन्यपदार्थ के ध्वंस का तथा प्रागभाव का अनधिकरणभूत 
जो काळ है, उस काल में उस क्रिया की तथा उस जन्यपदार्थं की जो विद्यमानता 
है, वही उस क्रिया की तथा जन्यपदार्थ की “वतमानता' है । अभिप्राय यह है 
उत्पत्तिक्षण से लेकर विनाशक्षण तक जितने काल में वह क्रिया तथा वह जन्यपर्दाथ 
विद्यमान है, उतना काल, उस क्रिया के तथा उस जन्यपदार्थ के प्रागभाव का अधि- 
करण नहीं है, क्योंकि उस 'क्रियारूप' प्रतियोगी की तथा उस 'जन्यपदार्थरूप' प्रतियोगी 
की उत्पत्ति से उस क्रिया का प्रागभाव तथा उस जन्यपदार्थ का प्रागभाव नष्ट हो गया 
है और वह काल उस क्रिया के तथा उस जन्यपदाथ के प्रध्वंसाभाव का भी अधिकरण 
नहीं है। उस कारण उस क्रिया का तथा जन्यपदार्थ का जो प्रध्वंसाभाव, अग्रिम 
विनाशक्षण में उत्पन्न होने-वाला है, उस स्वःध्वंस के तथा स्वप्रागभाव के अनर्धि- 


करणभुत काळ में उस क्रिया की तथा उस जन्यपदार्थ की विद्यमानता है, वही उस 
क्रिया की तथा उस जन्यपदार्थ की “वर्तमानता' है। 


दै ८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालोंपाधिविचार ] अर्थनिरूपणम्‌ ३६७ 


भविष्यत्‌ काल का लक्षण--वरतमानप्रागभावप्रतियोगित्वं भविष्यत्वम्‌' । अर्थात्‌ 
जो क्रिया तथा जो जन्यपदाथ इस वतंमानकाल के बाद (आगे ) उत्पन्न होने वाले 
हैं, उस क्रिया का तथा उस जन्यपदार्थं का इस वतंमानकाल में प्रागभाव है। उस 
वर्तमान प्रागभाव की प्रतियोगिता, उस क्रिया में तथा उस जन्यपदार्थं में है । यही उस 
क्रिया की तथा जन्यपदार्थं की 'भविष्यत्ता' है । एवं च जिस प्रकार 'एक ही काल', का 
उक्त क्रियादिरूप उपाधि के भेद से अतीत, बर्तमान, भविष्यत्‌' इन व्यवहारों का 
विषय होता है, उसी तरह एक ही काल” उस क्रियादिरूप उपाधि के सम्बन्ध से 
'क्षणादि' व्यवहार का भी विषय होता है। अतः 'कालभेद' औपाधिक है । वस्तुतः 
'काल' एक ही है। 

षड्दशँनों के अतिरिक्त महावंयाकरण भर्तृहारि एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भी 'काल'- 
तत्त्व पर बहुत गंभीर विचार किया है। भारतीय वेयाकरणों ने “लकार' की कल्पना 
एवं पाश्चात्य वैयाकरणों ने 'टेन्स' की कल्पना की है। किसी 'क्रिया' तथा 'आख्पात' 
के विचाराथं 'लकार' की या 'टेन्स' की आवश्यकता होती है । यह 'लकार' या 'टेन्स' 
ही 'काल' को सूचित करते हैं। 'क्रिया'की महान्‌ शक्ति यह 'काल' ही है अत एव 
भतृंहरि ने 'क्रियासमुद्देश” के अनन्तर “कालसमुद्देश' को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। 
"क्रिया? में 'क्रमरूपता' रहती है, उस क्रमख्पता का निष्पादक 'काल' होता है । 
'लकार' और 'काल' दोनों के ग्यारह भेद वेयाकरणों को मान्य हैं। कोई भी 'क्रिया' 
ग्यारह लकारों विभक्त रहती है । और “भुत, भविष्यत्‌, वर्तमान' के रूप में तीन कालों 
से उसका सम्बन्ध रहता है। उनमें से पाँच का सम्बन्ध तो भुतकाल से, चार का 
सम्बन्ध भविष्यत्‌- से, और दो का सम्बन्ध वर्तमान से रहता है। तथापि “क्रिया! 
एक ही रहती है । तात्पर्यं यह है कि सभी लकार 'काल' की ही परिधि में हैं । प्रत्येक 
की बुद्धि में कुछ 'भाव' स्थित रहते हैं, और वे 'काल' के ही अन्तर्गत हो जाते हैं । 
अर्थात्‌ 'काल' के भीतर 'भावों' का प्रतिबिम्ब दीखने लगता है वाक्यपदीय के 
व्याख्याकार श्रीहेलाराज ने स्पष्ट कहा है कि “अनुभूत स्मर्यमाण अवस्था” ही “भाव' 
हैं। यद्यपि 'क्रिया' एक ही है, तथापि उसके विविध रूपों को पानी के “रहट' 
की आवतन गति।:के अनुसार यह काल निरन्तर घुमाता रहता है अथवा उन 
रूपों को खण्डित करता रहता है । अतएव 'क्रियाभेदाय कालस्तु', “कालो भेदाय 
कल्पते' कहा गया है उनका “खण्डित रूप' दिखाई देने पर भी उनको 'अखण्डरूप' 
में देखने की शक्ति इस 'काल' के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसी लिये उसे 'काल' 
कहा जाता है। अतएव 'कलनात्‌ कालः' कहा गया है। वह 'काल' अखण्ड है 
ओर एक है। उसकी अखण्ड सत्ता ( अखण्ड प्रवाह ) रहने पर भी उसके 'प्रवाह' 
की दो अवधियां ( सीमाऐ ) भतृंहरि ने बताई हैं। .उन दो अवधिबिन्दुओं को 
चाहे 'जन्म, नाश' कहो अथवा 'बन्ध, मोक्ष! कहो चाहे “प्रतिबन्ध, अभ्यनुत्ञा' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३६८ तकभाषा [ कालोपाधिविचार 


कहो, किसी शब्द से उन दो बिन्दुओ को कहा जा सकता है। इसी के माध्यम 
से सम्पूर्ण लोक व्यवहार चलता रहता है। अन्यथा लोकव्यवहार ही उच्छिन्न 
हो जायगा । कालपरिच्छेद के निमित्त, उसके अवधिभूत दो विन्दुओं को मानने 
पर भी उसके अखण्ड प्रवाह में ( निरन्तर गति) में कोई वाधा नहीं होती है। 
उसकी एकता, तीनों कालों में स्थिर बनी रहती है । हमें लाभ इतना ही होता है कि 
उसके अवधिभूत दो विन्दुओं को कल्पित करने पर उसके ( काल के ) अखण्ड प्रवाह 
में विभाग, को उसके अवयवों को और उसके क्रम को हम देख पाते हैं। जैसे अखण्ड 
शरीर के अवयव होते हुए भी, वे स्वतन्त्र नहीं माने जाते हैं। वैसे ही अखण्ड 
एक नित्य 'काल' के दो बिन्दुओं के कारण उसका विभाजन या उसका सावयवत्व 
आपाततः दीखने पर भी उसकी अखण्डता आदि में कोई हानि नहीं होती । 

इसी प्रकार संगीतशास्त्र के आचार्यो ने भी 'काल'तत्त्व पर बहुत चिन्तन-मनन 
किया और उसकी अभिव्यक्ति करने में वे अन्यान्य 'कालचिन्तक दार्शनिकों” से अग्रसर 
सिद्ध हुए । संगीतज्ञ ने सूक्ष्म से भी सुक्ष्मरूप में 'काल' की अनुभूति की और करवाई । 

“काल? की मूल धारणा तीन रूपों में चली आ रही है। पहली धारणा में 'काल' 
के स्वरूप को 'दैवी' अर्थात्‌ शक्ति’ के रूप में माना गया है। इसीलिये भगवान्‌ 
स्वयं कह रहे है कि 'कालः कलयतामहम्‌’, 'अहमेवाक्षयः कालः’ तथा महाकाल को 
मृत्यञ्जय का ही स्वरूप कहा जाता है। महाकाल को यमराज का ही स्वरूप कहते 
है । 'जन्म' यानी आरम्भ और “मृत्यु” यानी अन्त--इन दो बिन्दुओं के मध्य में ही 
सम्पूर्ण प्राणियों के आयु की लीला होती है । दोनों 'बिन्दु' मानवीय-पकड़ से परे हैं, 
अतएव यह उसका 'देवोस्वरूप' कहा जाता है । कोई भी मनुष्य, अपने भावी जन्म के 
काल और स्थान ( देश ) को तथा अपनी मृत्यु की विधा; काल एवं स्थान को नहीं 
जान पाता । वे दोनों मानवीय अधिकार के परे हैं। वे केवल दार्शनिक चिन्तन-मतन 
के ही विषय बने रहते हैं। किन्तु संगीतशास्त्र के आचायों ने 'सशब्द' और 'तिःशब्द' 
क्रियाओं के माध्यम से उन “दोनों बिन्दुओं' को अभिव्यक्त कर दिया है क्योंकि 
यह 'काल' बहुत बड़ी शक्ति के रूप में है । इसलिये उसकी मापक इकाइयाँ भी 'काल' 
का ही स्वरूप हुआ करती हैं । संगीत में हम इन इकाइयों को 'ताल' की मात्राओं के 
रूप में देखते हैं। वे संयुक्त हो कर ही 'ताल' के स्वरूप को बनाती हैं । तव गायक उस 
“काल! को एक कालखण्ड की आवतंक गति में मापता चला जाता है। अखण्डता 
में भी खण्ड-खण्ड के रूप में 'काल' का प्रत्यक्ष होता रहता है, क्‍योंकि इतनी बड़ी 
विस्तृत शक्ति को देखने की शक्ति इन्द्रियों में नहीं है जैसे हम कपड़े को नापते हैं 
तो छोटी से छोटी इकाई से नापते हैं। स्थूल को स्थूल से और सुक्ष्म को सूक्ष्म से 
ही नापा जाता है। संगीत में काल की छोटी से छोटी इकाई पाँच रूघु अक्षर से 
लेकर दस लघु अक्षर के काल तक मानी जाती है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कालोपाधिविचार ] अर्थनिरूपणम्‌ ३६९ 


निष्कर्ष यह है कि क्रिया के माध्यम से या खण्ड-खण्ड के रूप में काल फी 
उपस्थिति हमारे सामने हुआ करती है । क्रिया के विना काल' की सत्ता नहीं दिखाई 
देती, और 'क्रिया' किसी चेतन के द्वारा ही की जाती हे । अतः वणों में गुरुत्व 
लघुत्व रूप जो काल की शक्ति है, वह चेतन शक्ति को पाकर ही अभिव्यक्त होती 
है । काल कु यह स्वरूप कहीं दिशा के रूप में तो कहीं शब्द के रूप में, कहीं स्वर 
के रूप में और कहीं प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। काल के ही क्रियात्मक 
और गुरुत्व रूपों को हम ताल” के आवतन में प्रतिष्ठित गीत, वाद्य और नृत्य 
के स्वरूप में देख पाते हैं । 

काल के देवी और क्रियात्मक रूप के अतिरिक्त एक अन्य रूप का भी दर्शन 
लोकव्यवहार में हम .करते हैं। उसे हम क्रमता या संख्या के नाम से कहते हैं । 
काल हमेशा किसी क्रिया अथवा क्रमता के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। वह क्रिया 
अथवा क्रमता किसी संख्या अथवा संख्येय के माध्यम से प्रत्यक्ष होती है । अतएव तालू 
के खण्डो में संख्या और संख्येय का स्वरूप हमारे सामने आता है । 

जैसे 'त्रिताल' की 'सोलह मात्राएँ' होती हैं । उनमें चार-चार मात्राओं के चार 
खण्ड बराबरी के किये जाते हैं । किसी खण्ड में भी अन्य खण्डों की अपेक्षा न्यूनता 
या अधिकता नहीं रहती । इंन चार-चार मात्राओ के चार खण्डों में से 'तीन खण्डों' 
के काल का स्वरूप 'सशब्दक्रिया' के द्वारा और 'एक खण्ड” के काल का स्वरूप 
“नि:शब्द क्रिया के द्वारा हमारे सामने आता है । अर्थात्‌ पहिली मात्रा, पांचवीं मात्रा 
और तेरहवीं मात्रा पर गायक, वादक लोग 'ताली” बजाकर तथा नवीं मात्रा पर्‌ 
'खाली' दिखाकर चार-चार मात्राओं में विभक्त हुए कालखण्ड के 'संख्या-संख्येय” 
स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण करते हे । इसका ( त्रिताल का ) 'छन्द-आत्मक' स्वरूप के 
दर्शन हमें त्रिताळ के 'जगण' (151) के स्वरूप में प्राप्त होते हँ । क्योंकि “मध्य का खण्ड? 
निःशव्दक्रिया के कारण प्रथम और अन्तिम खण्ड की अपेक्षा द्विगुणित होता है । निष्कर्ष 
यह है कि 'ताल” का परिचय कराने के लिये उसकी कुल मात्रा ( संख्या ) और उनके 
विभागे ( संख्येय ) का बोध सशब्द और निःशब्द अर्थात्‌ 'ताली और खाली? के द्वारा 
कराया जाता है। इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'काल? के तीनों ( दैवी, 
क्रियात्मक ओर क्रमता ) रूपों का दर्शन हम संगीत में कर पाते हैं। संगीत में 'काल' 
की छोटी से छोटी इकाई 'पाँच लघु” अक्षर से लेकर 'दश' लघु अक्षर के “काल! तक 
मानी जाती है । तथा साहित्यशास्त्र. में.'अधमात्रा' से लेकर “प्लुत” मात्रा तक मानी 
जाती है। इसीलिये 'व्यञ्जन' -अर्धमात्रिक और 'स्वर' एक, दो, तीन मात्रिक भी 
होते हुँ । और काव्यवाङ्मय में काल की गति का दर्शन 'गणों' के रूप में होता है। 
“काल! की निरन्तरता और व्यापकता रूप महान्‌ शक्ति, नाम-रूपात्मक जगत्‌ के कण: 
कण में व्याप्त है, और वही समय-समय पर अभिव्यक्त और स्पन्दित होती रहती हैं। 

२४ तश , 

८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७० तर्केभाषा [ दिकूनिरूषण 


वही 'काल'शक्तिख्प होने के कारण स्वयं अभिव्यक्त होती है और दुसरे पदार्थ 
आदि को भी अभिव्यक्त करता है । भावात्मक मानसिक जगत्‌ में भी जो गहराइयाँ 
आती हैं, वे भी 'काल'शक्ति के प्रभाव से ही आती हैं। वही आयुरूप होकर आकृति 
और सत्ता का प्रदान करती है। काल के स्वरूप की चर्चा अनन्त काल से होती चली 
आ रही है और होती रहेगी । उसकी उपेक्षा किसी क्षण भी कोई मनीषी नहीं कर 
सकता । गुरुत्वाकर्षण के कारण ही 'शक्ति' का “प्रतिष्ठान 'काल' बनता है। 'काल' 
के नैरन्तर्यं और विभुत्व आदि गुण तो अनन्त चेतन शक्ति के प्रतीक हैं। एवं 'गुरुत्व', 
जगत्‌ की सत्ता का प्रतिष्ठान बनकर सुक्ष्म और स्थूल का अनूठा समन्वय उपस्थित 
करता है । इस विवेचन से यही प्रतीत होता है कि कालरूप महाशक्ति ही ब्रह्म-विष्णु 
और रुद्र के रूपों में प्रकट होकर जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का सम्पादन 
यथासमय करती रहती है । 


- कालविपरीतपरत्वापरत्वानुसेया दिक्‌ । एका नित्य विभ्वी च । संख्या- 
परिमाण-पृथक्त्द-संयोग-विभागवती । पुर्वादिप्रत्ययेरनुमेया । तेषामन्यनिमित्ता- 
सम्भवात्‌ । पुर्वस्मिन्‌ पश्चिमे वा देशे स्थितस्य वस्तुनस्तादवस्थ्यात्‌ । सा 
चेकापि सवितुस्तत्तद्वेशसंयोगोपाधिवशात्‌ प्राच्यादिसंजाँ लभते । 

(७) दिक ( दिशा ) का निरूपण-- 
' कालविपरीत-'परत्व, अपरत्व' से जो अनुमेय होती है, उसे 'दिक कहते हैं । वह 
"एक, नित्य, और विभु' होती है । वह ( १) संख्या, (२) परिमाण, ( ३ ) पृथवत्व, 
(४) संयोग ( ५) विभाग--इन पाँच गुणों से युक्त होती है । वह पूर्व पश्चिम 
आदि की प्रतीति ( प्रत्यय ) से भी अनुमेय होती है । क्योंकि उन 'पूर्व-पश्चिम' आदि 
प्रतीतियों का कोई अन्य निमित्त नहीं हो सकता है । पूर्व या पश्चिम देश में स्थित 
“वस्तु” तो उस एक ही अवस्था में रहती है। तथापि “वह वस्तु” पूर्वदिशा में या 
पश्चिम दिशा में रखी है--यह जो भिन्न-भिन्न व्यवहार छोग किया करते हैं, उसमें 
(दिक्‌' के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं उपलब्ध होता है। वह 'दिक्‌' ( दिशा ) 
'एक' ही है, तथापि भिन्न-भिन्न देश ( स्थानों ) के साथ सूर्य संयोग' रूप उपाधि के 
कारण ( सूर्य के संयोग होने के कारण ) पूर्व, पश्चिम आदि अनेक संज्ञाओं को प्राप्त 
होती है । ` 
माधुरी 

पूर्व वणित_'काल के समान' यह 'दिक्‌' भी एक स्वतंत्र द्रव्य है । इसके भी तीन 
प्रकार से लक्षण प्राचीन आचायों के अपने-अपने ग्रन्थों में किये हैं-- 1? 
'अकालस्वे सति अविशेषगुणा महतो दिक! । ( २) 'प्राच्यादिव्यवहारहेतुदिक' । ( २ ) 
'दुरत्वार्तिकत्वधीहेतुदिक्‌' । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिकूनिरूपण ] अर्थतिरूपणम्‌ ३७१ 


प्रथम लक्षण का अभिप्राय यह है--जो द्रव्य, काल. से भिन्न रहता हुआ तथा 
'विशेषगुणों' से रहित होता हुआ 'परममहत्त्व-परिमाण' से युक्त रहता है, उस “द्रव्य 
का दिक्‌ कहते हैं। यह 'दिक्‌'रूप द्रव्य, 'काल” से भिन्न भी है, तथा 'रूपादिक' 
विशेषगुणों से रहित भी है, ओर 'परममहत्त्व-परिमाण' से युक्त भी है। अतः 
'दिग्लक्षण' अपने लक्ष्यभूत 'दिक्‌ में समन्वित हो रहा है । 

उक्त क्षण में यदि 'अकालत्वे सति” पद न रखें तो 'काल' द्रव्य में लक्षण की 
अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योंकि जैसे 'दिक्‌', विशेषगुणों से रहित है और 'परम- 
महत्त्व-परिमाणवाली' है, वैसे ही 'काल' द्रब्य भी 'विशेषगुणों' से रहित है, और "परमः 
महत्त्व-परिमाणवाला' भी है । अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। 

उक्त अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ 'दिग्लक्षण' में 'अकालत्बे सति'--यह सत्यन्त 
पद' रखना आवश्यक है। तब “स्वयं का भेद स्वयं में नहीं रहा करता” इस नियम 
के अनुसार 'काळ' में काळ का भेद न रहने के कारण 'काल' में 'दिरलक्षण' की 
अतिव्याप्ति न हो पायगी । 

अब उक्त लक्षण में 'अविशेषगुणा' पद को यदिन रखें तो 'आकाश' में तथा 
'आत्मा' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि जैसे 'दिक्‌', काल से भिन्न हैं तथा 
“परममहेत्त्व-परिमाणवाली' है, वैसे ही 'आकाश' और 'आत्मा' भी 'काल' से भिन्न है, _ 
और 'परममहत्त्व-परिमाण' से युक्त भी हैं । अतः अतिव्याप्ति हो रही है । 

उक्त अतिव्याप्ति के निवारणाथं लक्षण में 'अविशेषगुणा' यह पद, रखना आवश्यक 
है । तब “आकाश” और 'आत्मा', विशेषगुणों से रहित नहीं हैं। क्योंकि 'आकाश' में 
तो 'शब्द' नाम का विशेषगुण रहता है, और “आत्मा” में 'ज्ञानादिक' विशेषगुण रहते 
हैं । अतः 'आकाश' और “आत्मा” में लक्षणोक्त 'अविशेषशुणा' के कारण अतिव्याप्ति 


नहीं हो पाती । 
अब लक्षण में यदि 'महती' पद न रखें तो 'मन' में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 


(दिक्‌' के समान “मन' भी काल से भिन्न है, तथा 'विशेषगुणों' से रहित भी है । 

उस अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ लक्षण में 'महती' पद को रखा गया है । तब 
“मन” में तो 'परमअणुत्व-परिमाणवाला' होता है, उसमें ( मन में ) महत्त्वपरिमाण 
नहीं रहता । इस कारण 'मन' में 'दिग्लक्षण? की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 

द्वितीय लक्षण 'प्राच्यादिव्यवहार हेतुः दिक्‌’ भी किया जाता है। अर्थात्‌ “यह.. 
पूर्वेदिक्‌ है, 'यह दक्षिण दिक्‌ है', 'यह पश्चिम दिक्‌ है', 'यह उत्तर दिक्‌ है”, इसी प्रकार 
उपदिशाएं भी--'यह्‌ अग्नेयी' 'यह नेऋंती', 'यह वायवी', 'यह ऐशानी?, “यह ऊर्ध्वा, 
यह अधः' है । इनका “शब्दरूप व्यवहार' तथा 'ज्ञानरूप व्यवहार' सब लोग सवदा 
किया ही करते हैं। इन समस्त व्यवहारों का जो हेतु ( कारण ) होता है, उसे 'दिक्‌' 
कहते हैं । .ये निदिष्ट व्यवहार “दिशा' के कारण ही होते रहते हैं। उस व्यवहार में 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७२ तक भाषा [ दिक्सिद्धि 


अन्य कोई हेतु नहीं है। इसलिये उक्त द्वितीय लक्षण भी 'दिक्‌ में समन्वित हो रहा 
हे । यहाँ पर भी पूर्वोक्त 'काल' के लक्षण के समान 'हेतु' शब्द से असाधारण निमित्त 
कारण' को ही समझना चाहिये । उसका फल यह होगा कि 'शब्दात्मक व्यवहार' के 
समवायिकारण 'आकाश' में तथा “ज्ञानात्मक व्यवहार” के समवायिकारण 'आत्मा' में 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पायगी । उसी प्रकार 'शब्दात्मक व्यवहार' के असम- 
बायिकारण 'कण्डादिस्थानाकाशसंयोग' में तथा 'ज्ञानात्मक व्यवहार' के असमथायि- 
कारण 'आत्म-मनःसंयोग' में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । और 'हेतु' शब्द 
के विवक्षित अर्थ में 'असाधारण' कहने का फल यह होगा कि 'काल” आदि साधारण 
कारणों में भी 'दिग्लक्षण' की अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । एवं च "पूव, दक्षिण” आदिं 
उक्त व्यवहारों का 'असाधारण निमित्त कारण' वह 'दिक्‌” ( दिशा ) ही हो सकती है। 
अन्य कोई नहीं । अतः उक्त 'दिग्लक्षण' दोषरहित है । 


अब तृतीय लक्षण 'दुरत्वान्तिकत्वधीहेतुः दिक किया गया है । यहाँ पर 'दैशिक 
परत्व' का नाम 'दुरत्व' है। ओर 'दैशिक अपरत्व” का. .नाम 'अन्तिकत्व' है । दूरत्व 
ओर अन्तिकत्व को विषय करने वाळी अर्थात्‌ 'यह वस्तु दूर है, यह वस्तु समीप है' 
इत्याकारक बुद्धि का जो 'द्रव्य', 'असाधारण निमित्तकारण' होता है, उस '्रब्य' को 
*दिक्‌' शब्द से कहते हैं । £ 

यद्यपि 'परस्व-अपरत्व' विषयक बुद्धि के प्रति 'दिक्‌' साक्षात्‌ कारण नहीं है, तथापि 
परम्परया उस बुद्धि के प्रति 'दिक्‌' में निमित्त कारणता रहती है । तथाहि--'दैशिक 
परत्व-अपरत्व' को विषय करने वाली 'बुद्धि' है । उस बुद्धि के प्रति 'परत्वापरत्वरूप' 
विषय 'निमित्तकारण' होते हैं। और 'परत्वापरत्व गुण” के प्रति 'दिक्‌-पिण्डसंयोग। 
“असमवायिकारण' होता है। और उस 'दिक्‌-पिण्डसंयोग? के प्रति 'दिक्‌', 'समवार्यि- 
_ कारण होती है । इस प्रकार उस 'परत्वापरत्व' विषयक बुद्धि के प्रति वह 'दिक्‌' 
: परम्परया “असाधारण: निमित्तकारण' है । 'हेतु' शब्द से ‘असाधारण निमित्तकारण' 
` अर्थ को विवक्षित करने से 'परत्वापरत्व' विषयक बुद्धि के समवायिकारण “आत्मा' 
' में तथा असमवायिकारण 'आत्म-मन:संयोग' में तथा आ ' आदि साधारण निमित्त- 

कारणों में उक्त लक्षण की अतिब्याप्ति नहीं हो पा.रही है। 

'दिशा' के अस्तित्व में प्रमाण-- / ˆ 
८.८ अक्षणअमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः’ के अनुसार किसी भी 'वस्तु' के अस्तित्व 
“में “लक्षण” और 'प्रमाण' दोनों की आवश्यकता रहने से अब राणः के द्वारा उसकी 
सिद्धि करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण” से उसकी सिद्धि इसलिये नहीं हो सकती कि “दिशा” 


न” 


` कै कोई उद्भूत रूप-स्पर्शादि गुण नहीं हैं । अतः “अनुमान? प्रमाण से उसकी सिद्धि ईस , 


प्रकार कौ जाती है | समीप देश में रखी हुई किसी मूत वस्तुः (मूतं द्रव्य) की अपेक्षा द्र 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिक्सिद्धि ] अर्थनिरूपणस्‌ ३७३ 


देश में रखी हुई मूते बस्तु में 'दैशिक परत्व” रहता है, और दूर देश में रखी हुई वस्तु 
की अपेक्षा समीप देश में रखी हुई 'वस्तु' में 'देशिक अपरत्व' रहता है । अनुमानप्रयोग 
इस प्रकार होगा--'ते परत्वापरत्वे असमवायिकारणजन्ये जन्यग्रुणत्वात्‌ घटनिष्ठ- 
रूपवत्‌'- अर्थात्‌ वे परत्वापरत्व दोनों गुण, असमवायिकारण से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि 
बे 'जन्यगुण' हैं, 'जो-जो जन्यगुण होता है, वह अपने असमवायिकारण से जन्य होता 
है, जैसे--घटनिष्ठ 'रूपगुण' जन्यगुण है । इस कारण वह 'रूप' अपने असमबायिकारण 
से जन्य है । घटनिष्ठ “रूप का असमवायिकारण 'कपालगत रूप' होता है। एवं च 
“जन्पगुणत्व' रूप हेतु उस 'परत्वापरत्व' में भी है । अतः 'परत्वापरत्व' भी किसी असम- 
यायिकारण से अवश्य ही जन्य होगा । अतः जिस मूतं द्रव्य में वह परत्वापरत्व रहता 
है, उस मूतं द्रव्य के साथ दिशा का जो 'संयोगसम्बन्ध' है, उस संयोगसंबंध में ही 

` उस 'परत्वापरत्व' की असमवायिकारणता रहेगी । रूपादिगुणों में या पृथिवी आदि के 
संयोग में उस परत्वापरत्व की असमवायिकारणता नहीं रहेगी । इसीलिये रूपादिगुणों 
से रहित “वायु' आदि में तथा पृथिव्यादिकों के संयोग से रहित “नक्षत्र” आदि में भी 
उस दैशिक परत्वापरत्व की उत्पत्ति का अनुभव होता है। इस प्रकार उस परत्वापरत्व 
के असमवायिकारणरूप दिकू-पिण्डसंयोग के आश्रयभुत 'दिशा' की सिद्धि की जाती है। 

इस (दिशा: द्रव्य में पाँच गुण होते हें । यह 'दिशा' द्रव्य भी पूर्वोक्त 'आकाश, 
काल' के समान “एक”, 'विभु' ओर 'नित्य' है। 'दिशा' को “नाना” मानने में 'गौरव- 
दोष” होता है । और उसके “नानात्व' ( अनेकता ) में कोई प्रमाण भी नहीं है । 

किसी मूतंद्रव्य के समीप होने या दूर होने की प्रतीति तो सभी को होती है। 
इस प्रतीति से मूतंद्रव्य के दैशिक परत्वापरत्व का ज्ञान होता है । इस प्रतीति के बल- 
पर सत्र ही स्थित समस्त मूतं द्रव्यों में परत्वापरत्व को मानना ही पड़ता है। भौर 
“कारण के विना कार्य की उत्पत्ति का होना संभव नहीं होता” इसलिये जिस-जिस 
मूतंद्रव्य में परत्वापरत्व की प्रतीति हो, उस-उस मूतंद्रव्य के साथ 'दिशा क! संयोग 
सम्बन्ध’ अवश्य मानना ही होगा । वह दिक्‌ संयोग” ही उस परत्वापरत्व का असम- 
बायिकारण है । समस्त मूतंद्रव्यों के साथ 'एक दिशा' का संयोग तभी हो सकता है, 
जब “दिशा' को व्यापक ( विभु) माना जाय। जो द्रव्य “विभु” होता है, वह द्रव्य 
“नित्य” भी होता है! विभु होने से ही 'आत्मा' को नित्य कहा जाता है। उसी प्रकार 
बिभु होने से 'दिशा' भी नित्य कही जायगी । 

जैसे 'काल' समस्त जगत्‌ का आधार है, वैसे 'दिशा' भी सम्पूर्ण जगत्‌ का आधार 
है । सभी लोगों को 'दिन्‌' की प्रतीति 'दिक्‌ निखिलपदार्थवती' अर्थात्‌ 'दिशा सवं `` 
पदार्थों वाली” के रूप में होती है । यह प्रतीति ही 'दिङ्निष्ठ समस्त जगदाधारता' 
में प्रमाण है । 'दिक्‌' में समस्तजगदाधारता जो है । वह देशिक सम्बन्ध से ही होती 
है । 'संयोग-समवाया'दिसंबंध से 'दिशा' में जगदाधारता नहीं रहती है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७४ तक॑भाषा [ दिक्षिद्धि 


जैसे 'काल', कार्यमात्र के प्रति निमित्तकारण होता है, वेसे ही 'दिशा” भी 
कायंमात्र के प्रति निमित्तकारण होती है । जेसे--'इह घटो भवति, इह पटो भवतिः 
इस दिशा में घट उत्पन्न होता है, इस दिशा में पट उत्पन्न होता है--यह प्रतीति 
सभी लोगों को होती है । यह प्रतीति ही उस 'दिङ्निष्ठ घट-पटादिसमस्तकायं' की 
'निमित्तकारणता' में प्रमाण है। दिशा में समस्तकायं की जो निमित्तकारणता है, 
वह देशिक सम्बन्ध से ही रहती है। अन्य किसी संयोग-समवायादिसम्बन्ध से नहीं 
रहती है । ४ 

यद्यपि 'दिशा' में समवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाले जो “द्वित्वसंख्या, द्वि- 
पृथक्त्व, संयोग-विभागादि' गुण हैं, उन गुणों के प्रति वह 'दिशा” समवायिकारण 
होती है, तथापि 'देशिक सम्बन्ध से उन गुणों के प्रति वह 'दिशा” निमित्तकारण 
भी होती हे । इससे स्पष्ट है कि कार्यमात्र के प्रति 'दिशा' निमित्तकारण हुआ करती 
है। उक्त नियम का उन द्वित्वादि गुणों में कभी व्यभिचार नहीं होता है । 

शंका “इह्‌ घटो भवति', 'इह पटो भवति' इत्यादि प्रतीति से “दिशा” में कार्य- 
मात्र की निमित्तकारणता कैसे सिद्ध होती है? 

समा०--प्रत्येक पदार्थ पूर्वादि किसी दिशा में या उपदिशा में उत्पन्न होता 
रहता है । अतः तत्तत्‌ पदार्थ की उत्पत्ति में तत्तत्‌ पूर्वादि दिशाओं को 'कारण' 
मानना ही होगा । “जिन-जिन विशेष पदार्थों का परस्पर कार्य-कारणभाव होता है, 
उन-उन सामान्य पदाथों का भी परस्पर कार्यकारणभाव हुआ करता है'--यह 
एक नियम है। इस नियम के बलपर यहाँ भी 'कायंत्वघम विशिष्ट कायंमात्र' के 
प्रति दिकूत्वधमं विशिष्ट 'दिशा' की कारणता सिद्ध होती है। इस युक्ति से 'दिशा' 
में कायेमात्र की निमित्तकारणता हो सकती है। 

'दिशा' की सिद्धि करने का एक अन्य प्रकार भी है--बहुतर मूतं संयोग विशिष्ट 
'पिण्ड' के ज्ञान से दैशिक 'परत्व' और अल्पतर मूत॑संयोगविशिष्ट पिण्ड के ज्ञान से 
दैशिक 'अपरत्व' उत्पन्न होता है । इससे यह अनुमान निष्पन्न होता है--'तद्विशिष्टज्ञातं 
विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्धघटकसापेक्ष साक्षात्सम्बन्धाभावे सति विशिष्टज्ञानत्वातु 
लोहितः स्फटिक इति ज्ञानवत्‌?। अर्थात्‌ दैशिकपरत्व-अपरत्व का निमित्तकारणभूतः 
विशिष्टज्ञान उस मतंद्रग्यसंयोगरूप विशेषण तथा पिण्डरूप विशेष्य दोनों के सम्बन्ध के 
घटक. द्रव्य की अपेक्षा करता है, क्योंकि साक्षात्सम्बन्ध का अभाव रहने पर भी 
विशिष्टज्ञान रूप होने से, 'जो-जो ज्ञान, उस विशेषण-विशेष्य दोनों के साक्षात्सम्बन्ध 
का अभाव रहने पर भी विशिष्टज्ञान रूप होता है, वह-वह ज्ञान उस विशेषण-विशेष्य 
दोनों के सम्बन्ध के घटक द्रव्य की अवश्य ही अपेक्षा करता है, जैसे--“लोहित 
स्फटिक यह ज्ञान है। इस 'लोहितस्फटिकज्ञान' में शुक्लवर्णं वाला स्फटिक तो , | 
विशेष्य है, और रक्तवर्णरूप 'लोहित' विशेषण है। उसे लोहिंतरूप विशेषण का उस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिक्सिद्धि ] अथनिरूपणम्‌ ३७५ ` 


शुक्लवर्णं के स्फटिकरूप विशेष्य के साथ 'संयोग' अथवा 'समवाय' सम्बन्ध तो साक्षात्‌ 
हैं नहीं, किन्तु 'जपापुष्परूप' द्रव्य के साथ उस “लोहित? का “समवाय? सम्बन्ध, 
साक्षात्‌ है। और 'स्फटिक' में तो 'लोहित' विशेषण का 'स्व-समवा्िसंयोगरूप' 
परम्परा सम्बन्ध है । यहाँ पर 'स्व' शब्द से उस 'लोहित रूप विशेषण? का ग्रहण करगा 
चाहिये । उस लोहित का 'समवायिकारण' जो 'जपापुष्पादिद्रव्य', उसका “स्फटिक” के 
साथ 'संयोग' सम्बन्ध है। इस परम्परासम्बन्ध से वह 'लोहित' वण, उस 'स्फटिक' में 
प्रतीत होता है बह 'परम्परासम्बन्ध' उस “जपापुष्परूप द्रव्य' से घटित ही है। इससे 
यह्‌ निष्पन्न हुआ कि जैसे 'छोहित स्फटिक” यह ज्ञान, उस: 'लोहितरूप' विशेषण का 
उस 'स्फटिकरूप' विशेष्य के साथ साक्षात्‌ सम्बन्धाभाव रहने पर भी 'बिशिष्टज्ञान 
रूप है। इस कारण वह ज्ञान, उस 'लोहितरूप विशेषण? के तथा 'स्फटिकरूप 
विशेष्य' के परम्परासम्बन्ध का घटक जो 'जपापुष्पादि द्रव्य' है, उसकी अपेक्षा भी : 
करता है । उसी तरह यह 'पिण्ड', मृतंद्रव्यो के बहुतसंयोगों से विशिष्ट है, तथा यह 
पिण्ड, मूतंद्रव्यों के अल्पसंयोगों से विशिष्ट है--इस प्रकार का जो दैशिक परत्व- 
अपरत्व का निभित्तकारणभूत विशिष्टज्ञान है, उसमें भी वह 'पिण्ड' तो विशेष्य है, 
और वे “बहुतर मूतंसंयोग' या “अल्पतर मूरतंसंयोग' विशेषणरूप हैं। संयोगरूप 
'विशेषणों' का उस पिण्ड रूप 'विशेष्य' के साथ 'संयोगरूप या समवायरूप साक्षात्‌ 
सम्बन्ध' तो है नहीं, किन्तु उन 'मृतंद्रव्यो' में ही उन 'संयोगों' का ' “समवायरूपः 
साक्षात्‌ सम्बन्ध है, और 'पिण्ड' के साथ उन 'संयोगों' का 'स्व-समवायिसंयोगरूप' 
परम्परासम्बन्ध है । यहाँ पर स्व'-शब्द से 'बहुतर मूर्तसंयोगों' का अथवा 'अल्पतर 
सूतंसंयोगों' का ग्रहण करना चाहिये। उन 'संयोगों' के 'समवायिकारणरूप' वे 
'मूतंद्रव्य' हैं, उनका “संयोग सम्बन्ध” उस 'दिशा? के साथ है। इस कारण 'दिशा' 
उन मृतंद्रव्यों से 'संयुक्त' कही जाती है, उस दिशा का 'सयोग सम्बन्ध', उस 'पिण्ड' 
के साथ है। इस प्रकार के “परम्परा सम्बन्ध' से वे 'संयोग' उस पिण्ड में 'विशेषण' 
होकर प्रतीत होते हैं । उस "परम्परा सम्बन्ध, का घटक वह “दिशा” दी है । इससे यह 
निष्पन्न हुआ कि “यह 'पिण्ड', बहुतर मूतंसंयोग वाळा है, और यह 'पिण्ड' अल्पतर 
मृतंसंयोग वाला है'--इस प्रकार के 'विशिष्टज्ञान' में भी उस संयोगरूप विशेषण 
का उस पिण्डरूप विशेष्य के साथ संयोग या समवायरूप साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने' 
पर भी वह “बिशिष्टज्ञान' रूप तो है ही । इसरिये वह 'विशिष्टज्ञान' उस संयोगरूप 
विशेषण के तथा उस पिण्डरूप विशेष्य के परम्परासम्बन्ध का घटक जो दिशा रूप 
द्रव्य है, वह उसकी अवश्य ही अपेक्षा करेगा । एवच इस प्रकार के अनुमान से 
सम्बन्ध के घटक रूप में 'दिशारूप' द्रव्य की सिद्धि की जाती है। उक्त हेतु में “साक्षात्‌ 
सम्बन्धाभावे सति’ न कहते तो “रूपवान्‌ घटेः” इस निशिष्टज्ञान में 'हेतु” का व्यभिचार 
होता । उसके निवारणाथं 'हेतु' में साक्षात्‌ सम्बन्धाभावे सति’ कहना आवश्यक है। 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३७६ _ तकभाषा [ मनोनिरूपण 


आत्मत्वाभिसम्बन्धबान्‌ आत्मा । सुखदुःखादिवेषित्र्यात्‌ प्रतिशरीरं भिन्नः। 
स चोक्त एव । तस्य सासान्यगुणाः संख्या वयः पञ्च, बुद्धघादयों नव विद्वोष- 
गुणा: । नित्यत्व-विभुत्ये पुंवत्‌ । 
( ८) आंत्म-निरूपण-- 

आत्मत्येति । आत्मत्व का अभिसम्बन्ध जिसमें हो, उसे 'आत्मा' कहते है । अर्थात्‌ 
“आत्मत्व का अभिसम्बन्ध--यह' 'आत्मा' का लक्षण हे । 'आत्मा' एक स्वतन्त्र 
द्रब्य है। उसमें रहने वाली 'आत्मत्व' जाति है । वह 'समवाय” सम्बन्ध से 'आत्मा' 
में रहती है । अतः उसका ( जाति का ) अभिमत सम्बन्ध 'समवाय' है । तात्पयं 
यह है कि समवाय सम्बन्ध से 'अत्मत्व' जाति जहाँ रहती है, उसे आत्मा कहते हैं । 

सुल्लेति । सुख-दुःख आदि की विचित्रता के कारण्‌ वह आत्मा प्रत्येक शरीर 
में भिन्न-भिन्न है। उस आत्मा का वर्णन प्रारंभ में कर ही दिया है । उस आत्मा के-- 
(१) संख्या ( २) परिमाण, (३) पृथक्त्व, ( ४) संयोग, ( ५) विभाग-ये 
पाँच सामान्य गुण हैं। और (१) बुद्धि, (२) सुख, (३) दुःख, (४) इच्छा, 
(५) द्वेष, (६) प्रयत्न, (७) धमं, (८) अधमं, ( ९) संस्कार-ये नौ उसके 
विशेषगुण हैं । सब मिलाकर उसके चोदह ( १४ ) गुण माने गये हैं । उसका 'नित्यत्व 
और विभुत्व' पूर्ववत्‌ ही है, अर्थात्‌ 'आकाश' के समान ही है । 

माधुरी 

“आत्मत्व' जाति 'समवाय'सम्बन्ध से एक मात्र आत्मा” में ही रहती है । वह 
कभी भी 'पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌, या मन में नहीं रहती है । 
क्योंकि आत्मत्व' जाति की सिद्धि, आत्मा के सुख-दुःखादि विशेष गुणों की समवार्यि- 
कारणता के अवच्छेदकरूप में होती है। इसलिये वह ( आत्मत्व जाति ) उसी द्रव्य 
( आत्मा ) में रहती है। क्योंकि सुखादि-विशेषगुणों की समवायिकारणता 'आत्मा' 
में ही है, पृथिव्यादि आठौं द्रव्यो में नहीं है। एवं च आत्मत्वजाति का आश्रय 
समदाय सम्बन्ध से 'आत्मा' द्वी है । पृथिव्यादि कोई द्रव्य नहीं । 

सनस्त्वाभिसंम्बन्धवन्मनः। अणु, आत्मसंयोगिं, अन्तरिन्द्रियम्‌ सुखाय” 
पछब्धिकारणं नित्यञ्च । संख्याद्यष्टगुणवत्‌ । तत्संयोगेन बाहयोन्त्रियमथग्राहकम्‌ । 
अतएव सर्वोपलन्धिसाघनम्‌ । तच्च न प्रत्यक्षम्‌, अपि त्वनुमानगस्यम्‌ । तथाहि | 
सुखाद्यपलन्धयश्चशुराद्तिरिक्तकरणसाध्याः, ` असत्स्वपि जायमान | 
त्वात्‌ । यहस्तु यद्वनेवोत्पद्यते तत्‌ तदतिरिक्तकरणसाध्यं, जा, विनोत्पध | 
साना पचनक्रिया तदतिरिक्तंवह्वयादिकरणसाध्या। यच्च करणं तन्मनः |. 
तथ्य चक्षुराद्तिरिक्तम्‌ । तच्चाणुपरिमाणम्‌। 

, इति व्रव्याप्युक्तानि। हू 


०1 "८00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मनोनिरूपण ] अथंनिरूपणम्‌ ३७७ 


(९ ) मनोनिरूपण-- | 
__ सनस्त्वेति । 'मनस्त्व' जाति के सम्बन्ध वाला 'मन' कहलाता है । अर्थात्‌ 'मन- | 
स्रव जाति का अभिसम्बन्ध' ही 'मन' का लक्षण है । यानी 'मनस्त्व' जाति 'समवाय- 
सम्बन्ध' से जिसमें रहती है--उसे “मन” कहते हैं । 'मन' एक स्वतन्त्र द्रव्य है । 

अण्बिति । 'मन' का परिमाण 'अणु' माना गया है। वह मन, आत्मसंयोगी 
यानी आत्मा से संयुक्त रहता है, ओर वह अन्तरिन्ट्रिय है। और सुखादि आश्म गुणों 
की उपलब्धि ( प्रत्यक्ष ) का साधन ( करण ) होता है । तथा वह 'नित्य” है । उसमें 
( मन में ) ( १ ) संख्या, (२ ) परिमाण, ( ३) पृथक्त्व, (४) संयोग. (५) 
विभाग, (६ ) परत्व, (७ ) अपरत्व ( देशिक), और ( = ) वेग-ये आठ. गुण 
रहते हैं। उस 'मन' के साथ सम्बन्ध प्राप्त करके ही 'बाह्यइन्द्रियां' अपने-अपने विषय 
का ग्रहण किया करती हैं । इसील्यि वह ( मन) समस्त विषयों की उपलब्धि का 
साधन कहलाता है। अभिप्राय यह है कि इन्द्रियों से होने वाले विषय प्रत्यक्ष में तत्तद्‌ 
इन्द्रियों के साथ 'मनःसक्तिकर्ष' कारण होता है । 

तच्चेति । मन” अतीन्द्रिय है, इस कारण उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । उसका 
ज्ञान 'अनुमान प्रमाण” से होता हे । अर्थात्‌ वह ( मन ) अनुमेय है । 

तथा होति । अनुमान प्रयोग इस प्रकार है--'सुखाद्युपलब्धयः, चक्षुराद्यति रिक्त- 
कंरणसाध्याः, असत्स्वपि चक्षुरादिषु जायमानत्वात्‌’, अर्थात्‌ सुखादि का ज्ञान 
'( अनुभव ), चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न किसी करण ( साधन ) से ही किया जाता है, 
क्‍योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों के न रहने पर भी सुखादि का अनुभव होता है । 

यद्वस्त्विति । जो वस्तु, जिसके बिना ही उत्पन्न होती है, वह उससे भिन्न करण 
से उत्पन्न होती है । 

यथेति । जैसे--कुठार के बिना उत्पन्न होने वाली 'पचनक्रिया' उससे भिन्न वाहि” 
आदि 'करण' से साध्य होती है । अतः सुखादि की उपलब्धि का जो करण है, वही 
“बन' हे । वह चक्षुरादि इन्द्रियों से भिन्न है, और 'अणुपरिमाण' वाला है । 

इतीति । इस प्रकार 'द्रव्यों' का निरूपण किया गया। 

माधुरी 

मन को “मध्यम-परिमाण' मानने पर वह 'अनित्य' कहुलायगा, और उसे 
'विभु-परिमाण' कहने पर सभी इन्द्रियों से युगपत्‌ ज्ञानोत्पत्ति का प्रसंग आवेगा । 
इसलिये उसे “अणु-परिमाण' बताया है । किसीःकिंसी पुस्तक में पाठ “आत्मसंयोगि' 
न होकर केवल “संयोगि' ही दिया गया है। और व्याख्याकार ने उसकी व्याख्या 
भी इस प्रकार की है--शरीर से संयुक्त हुआ ही 'मन', अन्य स्थान के भ्रति गमन 
करता है। परलोक की यात्रा करने वाले जीव ( आत्मा ) का मन, आतिवाहिक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ ३७८ तक भाषा [ गुणसामान्यनिरूपण 


शरीर से संयुक्त होकर वहाँ जाता है । वहाँ पहुँचकर स्व-स्व कर्माशय के अनुसार 
पुनः अन्य शरीर से संयुक्त होता है । इसी अभिप्राय से उसे 'संयोगि' कहा गया है। 
यह 'मन' निरवयव द्रव्य होने से 'नित्य' हे । मन से संयुक्त होकर ही सभी इन्द्रियां 
अपने-अपने विषय को ग्रहण करती हैं, और “मन' उसके ग्रहण करने में केवल 'निमित्त 
कारण” ही माना जाता है। वह एक रूपरहित द्रव्य है, और उसका महत्‌ परिमाण 
नहीं हे, अतः उसका ग्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण' से नहीं हो पाता । उसका ग्रहण ( ज्ञान ) 
तो अनुमान-प्रमाण से ही होता है। 'यद्‌ वस्तु यद्विनेव उत्पद्यते तत्‌ तदतिरिक्तकरण- 
साध्यमु'-_यह व्याप्ति है । अर्थात्‌ जो वस्तु” जिसके बिना उत्पन्न होती है, वह उससे 
भिन्न अन्य किसी 'करण' से उत्पन्न हुआ करती है । इसी व्याप्ति के बल पर हम 'मन' 
की सत्ता का अनुमान कर सकते हैं--'सुखादि-साक्षात्कार: करणसाध्यः जन्यसाक्षा- 
त्कारत्वात्‌ चाक्षुषसाक्षात्कारवत्‌'--अर्थात्‌ 'अहं सुखी, अहं दु:खी!--इस प्रकार से 
सुखादिको का जो साक्षात्कार होता है, वह किसी 'करण' से ही साध्य है, जन्यसाक्षा- 
त्कार होने से। जो-जो जन्यसाक्षात्कार होता है, वह किसी न किसी 'करण' से ही 
साध्य होता है। क्योंकि किसी करण के बिना जन्यसाक्षात्कार नहीं हुआ करता । 
जैसे “अयं घटः, अयं पटः' यह चाक्षुप साक्षात्कार, जन्यसाक्षात्कार होने से 'चक्षु' 
करण से होता है, वसे ही सुखादिसाक्षात्कार भी 'जन्यसाक्षात्कार' होने से वह भी 
किसी 'करण' से ही होगा । अब वह करण' कोन-सा हो सकता है? उसे विचारते 
समय हम देखते हैं कि अन्ध व्यक्ति को भी सुखादिकों का अनुभव होता है, अतः 
चक्षुरादि इन्द्रियाँ सुखादिसाक्षात्कार के प्रति 'करण' नहीं हो सकतीं--यह निश्चय हो 
जाता है। परिशेषात्‌ 'मन' को ही उस सुखादि साक्षात्कार के प्रति 'करण' कहा जा 
सकता है । इस रीति से अनुमान प्रमाण के द्वारा 'मन' का अस्तित्व सिद्ध होता है । 

न्याय-वैशेधिक दर्शनोक्त प्रमेयो के समन्वय की चिकीर्षा रहने से प्रमेय निरूपण 
में यद्यपि पुनरुक्ति हो रही है, दथापि उसे दोषावह नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह 


पुनदक्ति फलोन्मुखी है। (अब नो द्रव्यों में से किस द्रव्य में क ह 
उसका निरूपण करते हैं । ) केस द्रव्य में कितने “गुण” रहते हैं 


गुणाः 
Fo उच्यन्ते। सामान्यवान्‌ असमवायिकारणं स्पन्दात्मा गुणः । स 
Er जी 0000000000. 
भो र -द्रवत्व ह-शब्दः द्विः ख-दःख- >> -धसं अधमं” 
संस्कार-भेदाच्चतुविज्ञतिधा । ब जे 
Es । अब “गुणों” को बताया जा रहा है । जो सामान्यवान्‌ होता हुआ असम“ 
रण अर्थात्‌ समवायिकारण से भिन्न तथा अस्पन्दात्म यानी कर्म से भिन्न 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रूपनिरूपण ] अथंनिरूपणम्‌ ३७९ 


उसे 'गुण' कहते हैं। वह गुण 'द्रव्य/ के ही आश्रित रहता है । वह ( गुण )--( १) 
रूप, (२) रस, (३) गन्ध, (४) स्पर्श, ( ५ ) संख्या ( ६) परिमाण, (७) 
पृथक्त्व, ( ८ ) संयोग, (९ ) विभाग, ( १० ) परत्व, ( ११) अपरत्व, ( १२) 
गुरुत्व, ( १३ ) द्रवत्व, ( १४ ) स्नेह, ( १५ ) शब्द, ( १६) बुद्धि, ( १७ ) सुख, 
( १८ ) दुःख, ( १९ ) इच्छा, ( २० ) द्वेष, ( २१) प्रयत्न, ( २२ ) धर्म, (२३ ) 
अधम, ( २४ ) संस्कार--के भेद से चौबीस ( २४) प्रकार का होता है । 
माधुरी 
ग्रन्थकार ने जो “गुण” का लक्षण किया है उसमें तीन पद हैं। उनमें प्रथम पद 

सामान्यवानु' का प्रयोजन यह है फि 'सामान्य, विशेष; समवाय' में 'गुणलक्षण! की 
अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि उक्त 'सामान्यादि' तीनों पर 'सामान्य' ( जाति ) नहीं 
रहा करती । अतः वे तीनों 'सामान्यवान्‌' नहीं कहलाते । लक्षण में द्वितीय पद 
'असमवायिकारणम्‌' का प्रयोजन यह है कि 'द्रव्य” में 'गुणलक्षण' की अतिव्याप्ति नहीं 
होगी, क्योंकि* 'दरव्य' सवदा समवायिकारण हुआ करता है। अतः उसे 'असमवायि- 
कारण' नहीं कह सकते । गुणलक्षण में तृतीय पद 'अस्पन्दात्मा' क प्रयोजन यह है कि 
कर्म में अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि 'स्पन्द' शब्द का अर्थ हैकम अर्थात्‌ क्रिया । 
तब जो स्पन्दात्मा' यानी स्पन्दरूप ( कर्मरूप ) नहीं रहता उसे ही अस्पन्दात्मा 
( कमंभिन्न ) कह सकते है । तब 'कमं' को कर्मभिन्न न कह सकने से अतिव्याप्ति 
नहीं है । गुण के लक्षण में प्रयुक्त 'असमवायिकारणम्‌' की व्याख्या 'समवायिकारण- 
भिन्नत्व की जाती है । क्योंकि समवाधिकारण 'द्रव्य' ही हुआ करता है। इसी अभि- 
प्राय से “द्रव्य” का पर्याय समझकर 'समवायिकारण' शब्द का प्रयोग किया है। तथापि 
उत्पन्न-विनष्ट अर्थात्‌ आशुविनाशी 'द्रव्य” में कोई कायं उत्पन्न नहीं हो पाता, तब उसे 
समवाधिकारण न कह सकने से 'समवायिकारणभिन्न, ही कहेंगे। एवंच उस द्रव्य में 
समवायिकारणभिन्नता' के रहने से 'गुण लक्षण” की अतिव्याप्ति हो सकती है । उसके 
निवारणार्थ कमं-त्रव्यभिन्नत्वे सति सामान्यवत्त्वम्‌'--इस प्रकार स्पष्ट शब्द में कह देने 
से अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि द्रव्य में द्रव्यभिन्नत्व के रहने की संभावना ही 
नहीं हे । इसी अभिप्राय से व्याख्याकार श्री गोवर्धन ने 'कमंद्रव्यभिन्नत्वे सति जाति- 
मत्त्वम्‌' यह लक्षण का अभिप्राय व्यक्त किया है। ग्रन्थकार ने 'स च द्रव्याश्रित एव! 
कह कर यह सूचित किया है कि 'गुण और गुणी ( द्रव्य ) का तादात्म्य मानना उचित 
नहीं है । किन्तु कुछ दाशंनिकों ने गुण-गुणी का परस्परतादात्म्य स्वीकार किया है । 

(१) तत्र रूपं चक्नुर्मात्रग्राह्यो विशेषगुणः । पृथिव्यादित्रयवृत्ति । तच्च 
शुक्लादानेकप्रकारकम्‌ । पाकजञ्च  पृथिव्याम्‌। तच्चाऽनित्पं पृथिवीमाश्रे। 
आप्यतेजसपरमाण्वोनित्यम्‌ । माप्यतेजसकार्येष्वनित्यम्‌ । शुक्लभास्वरमपाकर्ज 
तेजसि । तबेवाभास्वरमप्सु । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८० तकंभाषा [ रूपनिरूपण 


( १) रूपनिरूपण-- 

तत्रेति । उक्त चौबीस गुणों में से जो केवल चक्षुर्मात्रग्राह्म "विशेष गुण' हो-उसे | 
“हु! कहते हैं। 'रूप' के लक्षण में 'मात्र' और 'विशेष' पद का प्रयोग “संख्या, परिमाण' | 
आदि सामान्य गुणों में उक्त लक्षण कौ अतिव्याप्ति के वारणार्थं किया गया है। उन | 
सामान्य गुणों का ग्रहण ( ज्ञान ) केवल 'चक्षु' से न होकर “चक्षु और त्वक्‌' दो इन्द्रियों | 
से होता है । अतः उक्त लक्षण की अतिब्याप्ति नहीं हो पाती । 

पृषिव्यादीति। वह 'रूपगुण', पृथिवी आदि तीन ( पृथिवी, जल, तेज ) में 
रहता है । तच्चेति। वह ( रूपगुण ) शुक्ल आदि ( १-शुक्ल, २-लोहित, ३-मीत, 
कृष्ण, ५-हरित, ६-कपिश, ७-चित्र के भेद से) अनेक प्रकार का है | पाक. | 
सल्चेति। पृथिवी में वह 'पाकज' होता हे । तच्चेति। और वह पृथिवीमात्र | 
(नित्य तथा अनित्य दोनों प्रकार की पृथिवी ) में अनित्य होता है । आप्येति। | 
ओर आप्य तथा तैजस ( जल के तथा तेज के ) परमाणुओं में तो वह नित्य होता है, | 
किन्तु आप्य तथा तेजस ( जल तथा तेज के ) कायंरूपों में अनित्य होता है । शुक्‍्लेति। | 
तेज में भास्वर शुक्ल और अपाकज होता है। तदेबेति । तथा वही ( अपाकज) | 
रूप 'जल' में अभास्वर शुक्ल होता है । 

माधुरी | 

रूप के लक्षण में “गुण” पद के देने से 'रूपत्व' जाति में अतिव्याप्ति नहीं होगी, | 
क्योंकि येनेन्द्रियिण यद्‌ ग्र॒ह्मते तेनैवेन्द्रियेण तन्निष्ठा जातिस्तदभावश्च गह्यते’ इस | 
नियम के अनुसार “रूपत्व जाति! चश्षुर्मात्रग्राह्म होने पर भी वह 'गुण' न होने से | 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो रही है। लक्षण में “विशेष” पद के देने से प्रभा की | 
संख्या में अतिव्याप्ति नहीं होगी । अन्यथा अलग-अलग दस घरों पर सूर्य की प्रभा | 
या चन्द्र की प्रभा के पड़ने पर प्रभा की दश संख्या 'चक्षुर्मात्रग्राह्म' तो है ही, साथ हीं | 
साथ संख्या की गिनती 'गुण' में भी है अतः वह गुण है। परन्तु लक्षण में ' | 
पद के रखने से 'संख्या' में 'सामान्य गुणत्व” रहने के कारण अतिव्याप्ति नहीं हों | 
पाती । अर्थात्‌ 'संख्या' का विशेष गुण में परिगणन नहीं है। अतः 'चक्षु्मात्रप्राह | 
विशेषगुणत्वम्‌ यह “रूप लक्षण” ठीक ही है। लक्षणगत 'ग्राह्म' पद का अर्थ 'प्रत्यक्ष | 
का विषय' नहीं समझना चाहिये । अन्यथा 'परमाणु' रूप में अव्याप्ति होगी ।. क्योंकि | 
परमाणु का महत्त्व परिमाण न होने के कारण उसका “रूप' प्रत्यक्ष का विषय नहीं | 
हो पाता । इसलिये 'ग्राह्म' का अथे 'प्रत्यक्ष के योग्य” करना चाहिये । तब परमाणु | 
का रूप, प्रत्यक्ष का विषय न होने पर भी वह “त्यक्ष के योग्य तो है ही । न्योकि | 
उसके आश्रय में यदि 'महत्त्व' रहता अर्थात्‌ परमाणु का महत्परिमाण होता तो भट | 
पटादि के रूप के समान परमाणु का रूप भी प्रत्यक्ष का विषय अवश्य हो जाता.। उक्त 
अथं के स्वीकार करने पर भी चक्षु' के रूप में लक्षण की अब्यात्ति हो रही है, 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रसनिरूपण ] अथंनिरूपणम्‌ ' ३८१ 


“चक्षु का रूप उद्भूत न होने से वह प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है । इसलिये 'ग्राह्म' का 
अर्थ 'प्रत्यक्ष योग्य जाति का आश्रय होना'--यह समझना चाहिये । तब केवल चक्षु 
से प्रत्यक्ष के योग्य जाति हांगी 'रूपत्व' । वह “रूपत्व जाति", चक्षु के रूप में भी रहती 
हे । अतः चक्षु के रूप में अव्याप्ति नहीं होगी । 

(२) रसो रसनेन्द्रियग्राह्यो बिशेषगुणः पृथिवीजलवृत्तिः । तत्र पुथिष्यां 
मधुरादिषट्प्रकारो मधुर-अम्ल-लवण-कटु-कवाय-तिक्तभेदात्‌, पाकजश्च । अप्सु 
सधुरोऽपाकजो नित्योऽनित्यश्च । नित्यः परमाणुसूतास्वप्सु कार्यभूतास्वनित्यः । 
(२) रसनिरूपण-- 

रस-इति॥ रसनेन्द्रिय से ग्राह्य जो विशेषगुण उसे “रस” कहते हैं । अर्थात्‌ “रस- 
नेन्त्रियग्राह्मत्वे सति षिशेषगुणत्वं रसत्घम्‌' । वह रस, प्रथिवी तथा जल में रहता हे । 

तत्रेति । पृथिवी में तो वह रस, मधुर आदि अर्थात्‌ १--मधु, २--अम्ल, ३--- 
लवण, ४--कटु, ५--कषाय, ६--तिक्त भेद-से छह प्रकार का और पाकज होता है। 
किन्तु 'जल' में केवळ मधुर और अपाकज होता है । वह नित्य और अनित्य दो प्रकार 
का होता है। नित्येति । वह, परमाणुरूप जल में नित्य होता है और कार्यरूप जल में 
अनित्य होता है। 

माधुरी 

रस लक्षण में “रसन' पद के न रखने पर 'रूपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति 
होगी । उसके वारणां “रसन' पद का रखना आवश्यक है। “विशेष गुण' पद के न 
रखने पर 'रसत्व' जाति में और 'रसाभाव' में रक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 
थिनेद्धियेण यद्गृह्यते तनैवेन्द्रियिण तन्निष्ठा जातिः तदभावश्च ग्रृह्येते’ यह नियम है । 
किन्तु “रसनेन्द्रिय' से ग्राह्य जैसे “रसत्व जाति’ है, वैसे ही उसकी 'मधुरत्व' आदि 
अवान्तर जातियाँ भी हैं, तथा 'गुणत्व' और 'सत्ता” जाति भी है। 'गुणत्व' सभी गुणों 
में रहता है और “सत्ता जाति; द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में रहती है । इस कारण “रस' 
के अतिरिक्त सभी गुणों में ओर “द्रव्य तथा कमं' में अतिव्याप्ति होगी । उसके वारणाथं 

-'विशेषगुण' पद का रखना आवश्यक है । तथापि रसनेन्द्रियग्राह्म 'गुणत्व' और 'सत्ता' 
जाति को लेकर “शब्द, बुद्धि" आदि विशेष गुणों में लक्षण की अतिब्याप्ति हो रही 
है । उसके वारणार्थं “रसनेन्द्रियग्राह्म जाति’ में 'विशेषगुण से भिन्न में अवृत्तित्व---यह 
बिशेषण जोड़ देना चाहिये। उससे “गुणत्व” और सत्ता जाति' में लक्षण नहीं जा 
पायेगा । अतः उनमें अतिब्याप्ति नहीं होगी । 

रस के लक्षण में 'विशेषगुण' के रखने का अभिप्राय यही है कि “विशेषगुण से 
भिन्न में न रहने वाली जो “रसनेन्द्रिय से ग्राह्य जाति' हो, वही “रस” का लक्षण दै। 
वह जाति “रसत्व” होगी, और उसके आश्रय 'समस्त रस' ही हो सकते हैं । वह “रसत्व _ 
जाति? रस से भिन्न में कभी नहीं रहेगी । अतः रस का लक्षण दोषरहित है । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८२ तकंभाषा [ गन्धनिरूपण 


यहाँ भी पूर्व की तरह यह स्मरण रखना आवश्यक है कि लक्षणगत 'ग्राह्म' शब्द 
का अर्थ प्रत्यक्ष का विषय” न समझकर 'प्रत्यक्षयोग्य' अर्थ ही समझना है। अन्यथा 
'परमाणुगत रस? की अतीन्द्रियता होने के कारण उसमें अव्याप्ति हो जायगी । किन्तु 
'प्रत्यक्षयोग्य' अर्थ करने पर अव्याप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि 'परमाणुगत-रस' में 
प्रत्यक्ष होने की योग्यता तो है ही तथापि उसके प्रत्यक्ष होने में बाधक यही है कि वह 
_“महत्त्वपरिमाण से रहित परमाणु' के आश्रित है। परमाणु का तो अणुपरिमाण माना 
गया है । महत्त्वपरिमाण नहीं। इसलिये 'परमाणुगतरस' का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता । 

लक्षणगत 'ग्राह्म' का अर्थ 'प्रत्यक्षयोग्य/ करने पर भी रसनेन्द्रिय के “रस' में 
लक्षण की अव्याप्ति होगी, क्योंकि वह “अनुद्भूत” रहता है, इसी कारण वह 'प्रत्यक्ष- 
योग्य' नहीं हो पाता है। उस अव्याप्ति के वारणार्थ 'रसनेन्द्रियग्राह्म' का अर्थ 'रस- 
नेन्द्रियग्राह्मजातिमत्त्व' अर्थात्‌ 'जाति का आश्रय! कर लेना चाहिये । तव अव्याप्ति 
का निवारण हो जाता है, क्‍योंकि “रसनेन्द्रिय का रस' भी रसनेन्द्रिय से ग्राह्य जो 
“रसत्व जाति' उसका आश्रय होता ही है । 

शंका-गन्ध' को पृथिवीमातरवृत्तिः पूर्वं बताया जा चुका है। तब “सुगन्धित 
जल, सुगन्धित वायु---यह प्रतीति कैसे होती है । 

समा०--जल तथा वायु में वस्तुतः गन्ध, नहीं है। किन्तु जल से अथवा वायु से 
संयुक्त जो पुष्पादि पाथिव द्रव्य होते हैं, उनकी गन्ध ही 'संयुक्त-समवाय' संबंध से 
जल और वायु में प्रतीत होती है । क्योंकि जल और वायु से संयुक्त हुए पुष्पादि, और 
उन पुष्पादिको में 'गन्ध' समवायसम्बन्ध से रहता है । 

( ३ ) गन्धो घ्राणग्राह्यो विशेषगुणः । पृथिवीमात्रबुत्तिः । अनित्य एव। स 
द्विविधः सुरभिरसुरभिश्च । जलादौ गन्धप्रतिभान तु संयुक्तसमवायेन द्रष्टव्यम्‌ । 
(३) गन्ध-निरूपण- 

गन्ध इति । प्राणेन्द्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण है, उसे 'गन्ध' कहते हैं । अर्थात्‌ 
्राषग्राह्मत्वे सति विशेषगुणस्वं गन्धत्वम्‌ यह 'गन्ध' का लक्षण है । कहने का अभि? 
प्राय यह है कि 'विशेषगुण' के अतिरिक्त अन्य किसी में न रहनेवाली होकर घाण से 


प्रत्यक्ष होने योग्य जो जाति अर्थात्‌ “गन्धत्व जाति', वह 'समस्त गन्ध' में रहती है. 


और गन्ध के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं रहती । पुथिवीति । वह'गन्ध' केवल पृथिवी 
में ही रहता है और वह अनित्य ही होता है। वह 'सुगन्ध' और :दुगंन्ध' के भेद से दो 
प्रकार का होता है। जलादाविति । 'जल' आदि में जो 'गन्ध' की प्रतीति होती है, 
वह सयुक्तसमवाय' सम्बन्ध से होती है। अर्थात्‌ 'जल' में संयुक्त हुआ जो पार्थिव 


अंश ( भाग ) है, उसमें “समवायसम्वन्ध' से 'गन्ध' गण रहता है । उसी की “संयुक्तः ` 


समवाय' सम्वन्ध से 'जलः में प्रतीति ( अनुभव ) होती है । वह “गन्धः जल का अपना 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्पर्शनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ३८३ 
निजी नहीं है । क्‍योंकि 'जल' तो स्वभावतः 'गन्धरहित' होता है । तथापि जल से 
संयुक्त हुए पार्थिवं भाग के 'गन्ध' का ही जल में अनुभव होता है । 

( ४ ) स्पस्त्वगिर्द्रियग्राह्ो विशेषगुणः । पृथिव्यादिचचतुष्टयवृत्तिः। स च 


त्रिविधः शीत-उष्ण-अनुष्णाशीतभेदात्‌ । शीतः पयसि, उष्णस्तेजसि, अनुष्णाशीतः 


पुथिवोचाय्वोः। पृथ्वीमात्रे ह्यनित्यः। आप्यतेजसवायवीयपरमाणुषु नित्यः, 
आप्यादिकार्येष्वनित्यः । एते च रूपादयश्चत्वारो महत्त्वेकाथंसमवेतत्ये सत्यु- 
दृभूता एव प्रत्यक्षाः । 
(४) स्पशं-निरूपण-- 

्पर्शस्त्विति । त्वगिन्द्रिय से ग्राह्य जो विशेष गुण उसे “स्पर्शे' कहते हैं । अर्थात्‌ 
“त्वगिन्द्रियग्राह्मत्वे सति विशेषगुणत्व॑ स्पशंत्वम्‌--यह 'स्पर्शे' का लक्षण है । 

पृथिव्यादीति । वह 'स्पर्श' गुण, पृथिवी आदि चार ( १--पृथिवी, २--जल, 
३--वायु, ४--औंग्नि ) में रहता है। और वह “शीत, उष्ण और अनुष्णाशीत' के 
भेद से तीन प्रकार का होता है । 'जल' में शीतस्पर्श रहता है । 'तेज' में उष्ण स्पर्श 
रहता है । और 'पृथिवी” तथा 'वायु' में अनुष्णाशीतस्पर्श रहता है । 

पृथिवीति । सम्पूर्ण 'पृथिवी' का ( परमाणुरूप और कार्यरूप दोनों प्रकार की 
पृथिवी का ) स्पर्श 'पाकज' और 'अनित्य' होता है। 'जल', 'तेज', और “वायु के 
परमाणुओं का स्पर्श “नित्य” होता है। और कार्यभूत 'जल, तेज, ओर वायु” का स्पश, 
'अनित्य' होता है। 

एते चेति । ये रुप, रस, गन्ध, स्पर्श” चारों “महत्त्व परिमाण' के साथ “एक अर्थ" 
(द्रव्य ) में समवेत और “उद्भूत? होने पर ही प्रत्यक्ष होते हैं । अन्यथा नहीं । 

माधुरी हि 

उक्त लक्षण में पूर्ववत्‌ ही 'ग्राह्म' का अर्थ 'प्रत्यक्षविषय' करते हैं तो 'परमाणुगत 
अतीन्द्रिय स्पर्श में अव्यात्ति होगी । उसके वारणाथं त्यक्ष योग्य' अर्थ करते हैं तो 
'्वगिन्द्रिय' के अनुद्भूतस्पर्श में अव्याप्ति होगी । इसलिये 'त्वगिन्द्रियग्राह्म' का अर्थ 
पह करना चाहिये कि 'त्वगिन्द्रिय से प्रत्यक्ष होने योग्य जाति का आश्रय” । तब ऐसी 
जाति स्पशेत्व' ही होगी । वह जाति, 'परमाणु' और 'त्वक्‌' दोनों के स्पशं में 
रहती है। इस-रीति से उनमें अव्याप्ति की संभावना नहीं हो पाती । 

, अव्याप्ति की संभावना न रहने पर भी 'स्पर्श' से भिन्न सभी 'गुणो में तथा द्रव्य 
र 'कमं' में अब अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि त्वगिन्द्रिय से ग्राह्य 'गुणत्व' और 
सत्ता जाति' उनमें विद्यमान है । इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 'जाति' में “विशेषः 
अगभिन्नाध्वृत्तित्व” विशेषण जोड़ देना चाहिये । अर्थात्‌ विशेषगुण से भिन्न में न रहती 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८४ तकंभाषा [ संख्यानिरूपण 


हुई, ऐसी 'त्वगिन्द्रियग्राह्म जाति' जिसमें रहती हो उसे ही 'स्पर्श' कहा जा सकता है। 
इसी अभिप्राय से ग्रन्थकार ने स्पशे के लक्षण में 'विशेष गुण' पद को रखा है । 

रूपादि गुणों के प्रत्यक्ष में दो बातें ( दो विशेषताएं ) आवश्यक होती है। (१) 
पहिली बात तो यह है कि इन रूपादिगुणों को 'महत्त्वेकार्थंसमवेत' होना चाहिये । 
अर्थात्‌ 'रूपादि' गुण, किसी ऐसे द्रव्य ( अर्थ ) में समवेत यानी समवाय सम्बन्ध से 
रहते हों, जिसमें ( जिस द्रव्य = अर्थ में ) 'महत्त्वपरिमाण' भी “समवाय सम्बन्ध' से 
रहता-हो । यह एक बात हुई । 

(२ ) दूसरी वात यह है कि उन रूपादिगणों को उद्भूत ( प्रत्यक्ष योग्य ) होना 
चाहिये । अभिप्राय यह है कि रूपादिगुण यदि सूक्ष्म रहेंगे तो इन्द्रियो से उनका ग्रहण 
नहीं हो सकेगा । उक्त दो विशेषताओं में से यदि एक की भी कमी रहेगी तो उन गुणों 
का प्रत्यक्ष नहीं हो पायेगा । अत: उन गुणों के प्रत्यक्ष होने में उपयुक्त दोनों बातों का 
उनमें होना आवश्यक है । अत एव परमाणु तथा द्वयणुक का प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, 
क्योंकि उनमें महत्त्वपरिमाण नहीं है. उस कारण 'परमाणु तथ द्वयणुक' का रूप 
'महत्त्वेकाथसमवेत' नहीं हो पाता । उसी प्रकार 'चक्षु' का रूप भी नहीं दिखाई देता, 
क्‍योंकि चक्षु का 'रूप' उद्भूत अवस्था में नहीं रहता, वह तो अनुद्भूत ही रहता है । 

प्रश्न- “उद्भूत, अनुद्भूत' शब्दों का अभिप्राय क्या है? 

उत्तर “गुक्लत्व, लोहितत्व, पीतत्व' आदि जातियों की 'व्याप्य' रहनेवाली 
बहुत-सी 'अनुद्भूतत्व जातियाँ हैं । ये जातियाँ जिन-जिन रूपादिगुणों में रहती हैं, वे 
'गुण' अतीन्द्रिय यानी प्रत्यक्ष के विषय नहीं बन पाते । और जिन 'रूप-रसादि' गुणों 
में उन व्याप्य रहने वाली समस्त अनुद्भूतत्व जातियों का अभाव रहता है, उन 'गुणों' 
को 'उद्भूत' शब्द से कहा जाता है। फलतः जो 'गुण' उद्भूत रहते हैं, वे ही 'इन्द्रिय- 
आह्य' हो पाते हैं । 

_ (५) संख्या एकत्वादिस्यवहारहेतुः सामान्यगुण: । एकत्वादिपराद्धपर्यन्ता । 
तत्रेकत्वं द्विविधं नित्यानित्यभेदात्‌ । नित्यगतं नित्यसनित्यगतमनित्यम्‌ । 
स्वाभ्रयसभवायिकारणगतेकत्वजन्यश्च । दित्वव्चातित्यमेव । तच्च द्वयोः पिण्डयोः 
इदमेकम्‌' इत्यपेक्षाबुद्धचा जन्यते । तत्र द्वो पिण्डौ समवायिकारणे । पिण्डयोरे- 
कत्वे मसमवायिकारणे, .अपेक्षाबुद्धिनिमित्तकारणम्‌ । अपेक्षाबुद्धिषिनाशादेव 
दित्वविनाशः । एवं त्रित्वाद्युत्पत्तिविज्ेया । 

( ५ ) संख्या-निरूपण- | 

संख्येति । “एकत्व, द्वित्व, त्रित्व' आदि व्यवहार का हेतु ( निमित्त) भूत जो ` | 

-सामान्ययुण है, उसे 'संख्या' कहते हैं। वह 'संख्या', एकत्व से लेकर “परादध' ( अब्ज, 
. शंख, दशशंख, महाशंख से भी आगे की संख्या ) पर्यन्त ( तक ) होती है । तन्रेति । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संख्यानिरूपण' | | अथंनिरूपणस्‌ ३८५ 


उनमें से. 'एकत्व' दो प्रकार का होता है--'नित्य और अनित्य' । नित्य द्रव्य ( आकाश 
आदि ) में रहने वाळा 'एकत्व' नित्य, और अनित्य ( 'घट-पटा दि द्रव्यों ) में रहने वाला 
"एकत्व' .अनित्य होता है । स्वाशयेति । और वह अनित्य-एकत्व--स्वाश्रय-समवायि- 
कारणगतैकत्वजन्य' होता है, अर्थात्‌ वह अनित्य एकत्व अपने आश्रय जो घट-पट ` 
“ आदि, उसके समवायिकारण जो कपालादि, उसमें रहने वाले 'एकत्व' से उत्पन्न होता ` 
है । हवित्वञ्चेति। और 'द्वित्व' तो सभी ्रव्यों में “अनित्य' ही होता है । और उसकी 
( द्वित्व की ) उत्पत्ति ‘अपेक्षाबुद्धि’ से होती है । (अयम्‌ एकः’, 'अयम्‌ एकः'=इमौ वौ 
इस बुद्धि ( ज्ञान ) को 'अपेक्षाबुद्धि' कहते हैं । इसी भाव को ग्रन्थकार ने “तच्च द्वयोः 
पिण्डयोः 'इदमेकम्‌' इत्यपेक्षाबुद्धया जन्यते” के द्वारा बताया है । 'पिण्ड' शब्द का अर्थे 
है--कोई वस्तु अर्थात्‌ व्यक्तिविशेष । अतः दो पिण्डों' यानी दो घटव्यक्तियों (वस्तुओं) 
में 'यह एक घट है'। और “यह एक घट है'--इत्याकारक जो ज्ञान यानी बुद्धि होती 
है, उसे 'अपेक्षाबुद्धि' कहते हैं । उस 'अपेक्षाबुद्धि' से 'द्वित्व' संख्या की उत्पत्ति होती 
है । तत्रेति। उस 'द्वित्वसंख्या' की उत्पत्ति में 'दोनों-पिण्ड' यानी दोनों वस्तुव्यक्ति ' 
'समवाथिकारण” होते हैं। और दो पिण्डों के 'दो एकत्व', उस 'द्वित्वसंख्या' के असम- 
वायिकारण होते हैं। और “दो एकत्व की अपेक्षाबुद्धि' उस 'द्वित्वसंख्या' की “निमित्त 
कारण' होती है । ओर 'अपेक्षाबुद्धि' के नाश से 'द्वित्व' संख्या का नाश होता है। 
एवमिति । इसी प्रकार से 'त्रित्व' आदि संख्याओं की उत्पत्ति को और विनाश को भी 
समझ लेना चाहिये । 
| माधुरी 

जिस में 'एकत्व' संख्या रहती है, उसे 'एक' शब्द से और जिसमें 'द्वित्व” संख्या 
रहती है उसे 'दो' शब्द से और जिस में 'त्रित्व” संख्या रहती है उसे 'तीन' शब्द से 
कहा जाता है, इसी प्रकार आगे अन्य संख्याओं के विषय में भी समझ लेना चाहिये। 
एवं च निदिष्ट पद्धति के अनुसार 'यह एक है', 'ये दो हैं, 'ये तीन हँ, 'ये चार हैं ¬ 
इत्याकारक व्यवहार करने में जो हेतु ( कारण ) 'एकत्व, द्वित्व, त्रित्व आदि' होते हैं, ' 
उन्हें 'संख्या' शब्द से कहते हैं । 

संख्या' के लक्षण 'एकत्वादिव्यवहारहेतुः सामान्यगुणः संख्या' में से पा 
दिव्यवहार;' पद कों यदि निकाल दें तो अवशिष्ट रहेगा हेतु: सामान्यगुणः इस 
उक्षणांश को संख्या का लक्षण मान लिया जाय, अथवा 'एकत्व' पद को हटाकर 
क रहे “ब्यवहारहेतु: सामान्यगुणः' इतने ही अंश को संख्या का लक्षण मान 
“पा जाय तो 'संयोग, विभाग” आदि सामान्यग्रुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो 
४ गी । क्योकि संयोग, विभागादि सामान्यगुण भी व्यवहार के साधन ( हेतु ) होते 


हैं। याति के वारणायं 'संख्या' के लक्षण में “एकत्वादिष्यवहार' पद को 
° 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८६ तकभाषा . [ लक्षणविचार 


रखना आवश्यक है । लक्षण में 'सामान्यगुण:' पद को न रखने पर एकत्वादि-व्यवहार 
के हेतुभूत 'काल' आदि में तथा एकत्वादिव्यवहार के हेतुभूत 'एकत्वादिज्ञान' में लक्षण 
की अतिव्याप्ति हो जायगी। उसके वारणार्थ लक्षण में 'सामान्यगुणः' पद देना 
चाहिये । इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रन्थकार ने 'संख्या' का उक्त लक्षण 
समुचित ही किया है । 
न्याय-वैशिषक की हष्टि से एकत्व-द्वित्वादि संख्या 'द्रव्य' में ही रूपादि के समान 
रहती है । जैसे 'रूप' गुण है, वैसे ही 'संख्या' भी गुण है । वह संख्या. दो प्रकार की 
होती है--'एकत्व' संख्या, किसी एक द्रव्य में रहती है, और "द्वित्व, त्रित्व' आदि 
संख्या, अनेक द्रव्यों में रहती हैं। 'एकत्व संख्या' के भी दो प्रकार हैं। एक-"नित्य' 
और दूसरा-'अनित्य” । एक 'परमाणु' तथा आत्मा, आकाश? आदि "नित्य द्रव्यपदार्थों' 
में रहने वाली 'एकत्व संख्या' नित्य, और दूसरी 'घट-पट' आदि “अनित्य द्रव्यपदार्थों 
में रहने वाली 'एकत्व संख्या' अनित्य होती है। 'अनित्य एकत्वसंख्या' की उत्पत्ति, 
उसके 'आाश्रयभूत समवायिकारण में रहने वाली 'एकत्व संख्या” से होती है । अर्थात्‌ 
वह अनित्य एकत्व 'स्वाश्रयसमवायिकारणंगतैकत्वजन्य' होता है। 'स्व' शब्द सें 
'अनित्य एकत्व' का ग्रहण करिये, तब उसका आश्रय 'घट-पट' आदि द्रव्य होंगे, उन 
(घट-पट' आदि द्रव्य के समवायिकारण 'कपाल-तन्तु' आदि होंगे । इसलिये 'तन्तु' आदि 
कारणों में रहने वाले 'एकत्व' से 'पट' के एकत्व की उत्पत्ति होती है । जेसे-'पट' का 
` रूप अपने समवायिकारण के रूप से पैदा होता है, वैसे ही 'पट' का एकत्व भी अपने 
समवायिकारण के एकत्व से ही उत्पन्न होता है । 'द्वित्व' संख्या, सभी द्रव्यों में अनित्य 
होती है । उस हित्व संख्या की उत्पत्ति 'अपेक्षाबुद्धि से हुआ करती है । “अयमेकः- 
अयमेकः = इमौ द्वो' यह एक है और यह एक है इस रीति से दो पदार्थों में जो एक- 
दूसरे की अपेक्षा से एकत्वसंख्या की प्रतीति होती है--उसी को अपेक्षाबुद्धि कहते हैं । 
मुक्तावलीकार ने कहा भी है--अनेकैकत्वबुद्धिर्या साथ्पेक्षाबुद्धिरिष्यते” । यह 
अपेक्षाबुद्धि 'द्वित्व' संख्या की उत्पत्ति में निमित्तकारण है। 'द्वित्व' तो दी द्रब्यों में 
रहने वाळा “गुण” है। अतः 'द्वित्व' के समवायिकारण 'दो द्रव्य! ही होते हैं। 
ता ग में रहने वाला जो 'एकत्व” है, वह 'द्वित्व' संख्या का असमवायिकारण 
शंका-- एकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या' इस लक्षण में “व्यवहार? शब्द का प्रयोग 
किया. है । परन्तु 'व्यवहार' शब्द कहीं तो ज्ञान का वाचक होता है और कहीं शब्द' 
का भी वाचक होता है। तथा हि--“व्यवल्ियते हानोपादानादिकं क्रियते अनेनेति 
| क दारा किसी वस्तु का ग्रहण अथवा त्याग किया जाता है, उसे 
ना । इस व्युत्पत्ति से तो व्यवहार शब्द 'ज्ञान' का वाचक होता है । 
दट वस्ठु का ग्रहण अथवा त्याग उसे जानकर ( उसका ज्ञान प्राप्त कर- 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लक्षणविचार ] अथंनिरूपणमु ३८७ 


के) ही किया जाता है । वस्तु का ज्ञान प्राप्त किये बिना उसका ग्रहण या त्याग नहीं 
किया जाता । 
और 'ब्यवह्न्‌यते ज्ञायते अनेनेति व्यबहारः' जिस से वस्तु जानी जाती है, उसे 
“व्यवहार” कहते हैं । इस व्युत्पत्ति से “व्यवहार' का अर्थ होता है--शब्ब', यानी 
"व्यवहार? शब्द "शब्द' का वाचक होता है । क्योंकि 'शब्द' को प्रमाण मान कर 
ही 'वस्तु' का ज्ञान किया जाता है। शब्द को प्रमाण माने बिना किसी भी वस्तु का 
ज्ञान नहीं होता है । 
उक्त दोनों व्युत्पत्तियों के कारण यह जिज्ञासा होती है कि संख्या के लक्षण में 
प्रयुक्त जो 'व्यवहार' शब्द है, उससे ज्ञानात्मक व्यवहार विवक्षित है, या शब्दात्मक- 
व्यवहार विवक्षित है ? प्रथम पक्ष को स्वीकार करने पर 'आत्मा' में ओर 'आत्म-मनः- 
संयोग' में तथा 'अहृष्ट, ईश्वर' आदि में अतिव्याप्ति होगी । तथा हि--ज्ञानात्मक 
व्यवहार का समवायिकारण 'आत्मा' है, अतः एकत्वादि के ज्ञानात्मक व्यवहार का हेतु 
होने से “आत्मा” में संख्यालक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। उसी तरह असमवायि- 
कारणरूप 'आत्ममनःसंयोग' में तथा निमित्तकारणरूप 'अहष्ट, ईश्वर, काल' आदि में 
भी संख्यालक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
एवं द्वितीय पक्ष का स्वीकार करने पर "शब्दात्मक व्यवहार का समवायिकारण 
-आकाश' है, अतः उसमें तथा असमवायिकारणरूप कण्ठतालु आदि के साथ जो 
आकाश का संयोग है, उसमें और निमित्तकारण रूप ''अहष्ट, ईश्वर,”काल' आदि में 
_ संख्या लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
समा०-यहाँ व्यवहार” शब्द से प्रत्यक्षज्ञान रूप व्यवहार का ग्रहण करना 
चाहिये । इस 'प्रत्यक्षज्ञान'रूप व्यवहार का जो हेतु होता है, उसे “संख्या” शब्द से कहा 
जाता है। तथाहि--जैसे 'अयं घटः, अयं पटः’ इत्यादि प्रत्यक्षज्ञान के विषयभूत उन 
'षट-पट' आदि में 'विषयत्वरूप' से कारणता ( हेतुता ) रहती है, वैसे ही 'एकः दो. . 
इत्यादि प्रतयक्षज्ञानरूप व्यवहारों में भी उस 'एकत्वादि' संख्या को 'विषयत्वरूप' से 
कारणता रहती है, क्योंकि 'विषयता' के बिना कोई भी प्रत्यक्षज्ञान होता नहीं है । 
इसलिये 'बिषयत्वेनेकादिव्यहारहेतुः संख्या'--यह 'संख्या' का लक्षण किया गया है । तब 
'आत्मा' में तथा 'आहम-मनःसंयोग' में और 'अहष्टादिकों' में प्रत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार 
के प्रति 'कारणता' के रहने पर भी 'विषयत्वरूप' सें कारणता के न रहने से उनमें 
उक्त 'संख्यालक्षण” की अतिव्याप्ति नहीं होती है । 
न अथवा उक्त लक्षण में 'हेतु' के स्थान पर 'विषयः' कह देनें पर भी अतिव्याप्ति 
बन हो पायगी। अर्थात्‌ 'एकादिव्यवहार-विषयः संख्या' यह 'संख्या' का लक्षण कर 
गा चाहिये । तब 'एकः, द्वौ, त्रयः’ इत्यादि प्रत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार का -'एकः, ढौ' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३८८ तकंभाषा [ संख्याभेद 


इत्यादि संख्या! ही 'विषय” होगी, अन्य कोई नहीं । “आत्मा, अदृष्ट' आदि तो 
विषय होंगे नहीं, इसलिये उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

शंका ०---'एको घटः'--एक संख्यावाला ( एकत्वसंख्याविशिष्ट ) घट है-यह 
प्रत्यक्षज्ञान 'एकत्व संख्याविशिष्ट घट' को विषय करता है । इसलिये प्रत्यक्षज्ञान में 
जैसे उस 'एकत्वसंख्या' को “विषयत्वरूप' से कारणता है, वसे ही उस 'घट' को भी 
'विषयत्वरूप' से कारणता होगी । तब उस भ्रत्यक्षज्ञान' का जैसे “एकत्व” संख्या 
विषय है, वैसे ही 'घट' भी 'विषय' है । इसलिये 'विषयत्वेनैकादिव्यवहारहेतुः संख्या’ 
इस प्रथम लक्षण की तथा 'एकादिव्यवहारविषयः संख्या' द्वितीय लक्षण की 'घट' में 
अतिव्याप्ति होगी । 

* समा०--उक्त दोनों लक्षणों में “गुण' पद का भी निवेश करना चाहिये । अर्थात्‌ 
'विषयत्वेनैकादिव्यवहारहेतुर्गुणः संख्या’ अथवा 'एकादिव्यवहारविषयों गुणः संख्या’ 
इसःप्रकार दोनों लक्षणों को 'गुण' पद से घटित कर देने पर 'घटादिकों' में गुणरूपता 
न होने से उन “घटादि' द्रव्यों में उक्त 'संख्यालक्षण' की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

अथवा 'एकादिव्यवहारहेतुः संख्या’ में 'व्यवहार' पद से “शब्दरूप” व्यवहार का 
ग्रहण करना चाहिये । और 'हेतु' पद से. 'प्रवृत्तिनिमित्त' का ग्रहण करना चाहिये । तब 
लक्षण का आकार यह होगा--एकादिशब्दं्रवृत्तिनिमित्तं संख्या” अर्थात्‌ 'एकः, ढौ, 
त्रय: इत्यादि शब्दों के प्रवृत्ति का जो निमित्त होता हो, उसे. 'संख्या' कहते हैं। तब 
जिस द्रव्य! में “एकत्व” संख्या रहेगी उस द्रव्य! में तो 'अयमेकः' इस तरह 'एक' पद 
की प्रवृत्ति होगी । और जिन 'द्रव्यों में 'इमो द्वौ' इस तरह 'द्वि' पद की प्रवृत्ति होगी 
तथा जिन ट्रव्यों'में 'त्रित्व' संख्या रहेगी, उन द्रव्यो में “इमे त्रयः' इस तरह 'त्रि' 
शब्द की प्रवृत्ति होगी । एवंच “एकत्व! संख्या तो “एक? पद की प्रवृत्ति का निमित्त है, 
और 'द्वित्व' संख्या “द्वि' पद की प्रवृत्ति का और 'त्रित्व' संख्या “त्रिः पद की प्रवृत्ति 
का निमित्त होगी । इसी प्रकार 'चतुष्ट्व', 'प्चत्व' आदि संख्याओं में भी 'चार, पाँच' 
आदि शब्दों की प्रवृत्ति की निमित्तता समझ लेनी चाहिये । 
इस रीति से उक्त लक्षगलक्षित जो 'संख्यागुण' है, वह 'पृथिवी' आदि नव द्रव्यों 
में ही रहता है। वह्‌ “संख्यागुण', “एकत्व' से लेकर 'पराद्धं' तक ही होता है । परा 
से आगे कोई संस्या नहीं होती । विष्णुपुराण में इसी बात को बताने वाला एक श्लोक 
उपलब्ध होता है-- १ 
'एकं दशशतं चेव सहस्त्रमयुतं तथा । 
लक्षं च नियुतं चैव कोटिरबुंदमेव च ॥ 
: ` वृन्दं खर्वो निखवंश्च शङ्घपद्यौ च सागरः । र 
| त्स्य मध्यं परादंच दशवृद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


संख्याभेद ] अर्थनिरूपणम्‌ ३८९ 


एकादिक संख्याऔं में पृर्व-पृर्वे संख्या को दशगुणित कर देने से अगली-अगली 
संख्या का स्वरूप निष्पन्न होता है । ॥ 

यह संख्यागुण' एकत्व और अनेकत्व भेद से दो प्रकार का होता है। 'एकत्व' 
संख्या से भिन्न संख्या का नाम “अनेकत्व' है । 'अनेकत्व संख्या', 'नित्य द्रव्यो' में तथा 
'अनित्य द्रव्यो' में सर्वत्र 'अनित्य' होती है । वह कहीं भी “नित्त्य” नहीं होती । 

किन्तु 'एकत्व' संख्या “नित्य', 'अनित्य' भेद से दो प्रकार की होती है। नित्य 
द्रव्यों में तो वह ( एकत्व संख्या ) नित्य होती है अर्थात्‌ 'पृथिवी, जल, तेज, वायु-- 
इन चार द्रव्यो के 'परमाणुओं' में तथा आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा, मन'. इन पाँच 
्रव्यों में वह “एकत्व संख्या” नित्य होती है। और “अनित्य द्रव्यो' में वह “एकत्व- 
संख्या' अनित्य होती है । अर्थात्‌ द्वथणुक-त्र्यणुकादि कायंद्रव्यरूप “पृथिवी, जल, तेज, 
वायु' में वह अनित्य होती है । 

वह अनित्य “एकत्व संख्या” अपने आश्रयभूत द्रव्य की उत्पत्ति के 'द्वितीयक्षण' में 
उत्पन्न होती है, और अपने आश्रयद्रव्य के नाश से. ही नष्ट होती है । 

जिस-जिस 'अनित्य द्रव्य' में जो-जो “एकत्व संख्या' रहती है, उस-उस 'एकत्व- 
संख्या' का वह-वह अनित्य द्रव्य', समवायिकारण होता है । और उस-उस अनित्यद्रव्य 
क 'अवयवों' में रहने वाली जो 'एकत्वसंख्या” है वह, उस अनित्यद्रव्यगत 'एकत्व- 
संख्या' का 'असमवायिकारण' होती है । और 'अहष्ट, ईश्वर आदि उस 'एकत्व- 
संख्या' के 'निमित्तकारण' होते हैं । जँसे--'घटरूप' अनित्पद्रव्य में रहने वाली जो 
'एकत्वसंख्या' है, उस एकत्वसंख्या का वह 'धट' तो 'समवायिकारण' होता है, और 
“घट' के अवयवरूप 'कपालों' में रहने वाली 'एकत्वसंख्या, उसकी 'असमवायिकारण' 
होती है, तथा 'अहष्ट, ईश्वर आदि उस संख्या के 'निमित्तंकारण' होते है । इस 
भकार इचणुकादि अनित्यद्रव्यो में रहने वाली 'एकत्वसंख्या! अनित्य ही होती है । 

इत्व-तित्वादि संख्या से लेकर पराद्धंतक की 'अनेकत्व संख्या' तो “अपेक्षा बुद्धि से 

उत्पन्न होने के. कारण तथा 'अपेक्षाबुद्धि' के नाश से ही उसका नाश होने के कारण 
वह सर्वत्र अनित्य ही होती है । ` अर्थात्‌ “परमाणु, आकाशादि नित्यद्रव्यो में तथा 
इभणुक-त्यणुकादि अनित्यद्रव्यो में वह 'अनेकत्व संख्या” अनित्य ही होती है। वह 
दिस्व-त्रित्वादि अनेकत्व संख्या, 'अनेकद्रव्यों, के आश्रित ही रहती हे । 'एक द्रव्य के 
आश्रित नहीं रहती । जैसे--'दो घटों में स्थित 'द्वित्व' संख्या उन दो घटों के आश्रित 
ही रहती है । तथा 'तीन घटों' में स्थित 'त्रित्व' संख्या उन तीन घटों के आश्रित 
ही रहती है.। 'प्रत्येक घट' के आभित नहीं रहती । 58 
मं a द्वित्व-त्रितवादि अनेकत्व संख्या 'समवाय सम्बन्ध' से प्रत्येक घट 

रहती है। तब कंसे कह रहे हैं कि वह अनेकत्व संख्या त्येक घट' के 

नहीं रहती ? 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९० तकंभाषा [ अनेकत्वविचार 


समा ०--यद्यपि हित्व-त्रित्वादि अनेकत्व संख्या, समवायसम्बन्ध' से प्रत्येक घट 
में भी रहती है, तथापि 'एकः, ढौ' अर्थात्‌ एकत्व संख्या से विशिष्ट जो द्रव्य है, वह 
द्वित्वसंख्याविशिष्ट' है--ऐसी प्रतीति लोगों को नहीं हुआ करती । किन्तु 'एको न 
द्वो' अर्थात्‌ 'एकत्वसंख्याविशिष्ट द्रव्य,” 'द्वित्वसंख्मा से विशिष्ट नहीं है'--ऐसी प्रतीति 
सभी लोगों को होती है। इस कारण उन 'द्वित्व-नित्वादि अनेकत्व संख्या' का उन 
अनेक द्रव्यों के साथ 'पर्याप्ति' नामक सम्बन्ध-विशेष की कल्पना करनी होती है, 
उसी के बल पर उपर्युक्त प्रतीति हुआ करती है। जैसे--दो घटों में स्थित "द्वित्व 
संख्या? उस 'पर्याप्तिसम्बन्ध' से उन दो घटो में ही रहती है। तथा तीन घटो में 
स्थित "त्रित्व संख्या उस 'पर्याप्तिसम्बन्ध' से उन तीन घटों में ही रहती है। वह 
'दित्व-त्रित्वादि अनेकत्व संख्या’ प्रत्येक घट में 'पर्याप्तिसम्बन्ध' से नहीं रहती । 
इसीलिये एकः, द्वो! इस प्रकार की प्रतीति लोगों को नहीं हुआ करती और 'एकः 
न द्वो' यह प्रतीति-लोगों को हो जाती है । यदि द्वित्व-त्रित्वादि अनेकत्व संख्या का 
“पर्याप्तिसम्बन्ध' उन अनेक द्रव्यों में. नहीं मानेंगे तो 'द्वित्वादि' संख्या, समवाय 
सम्बन्ध से प्रत्येक द्रब्य में रहती है, तब 'एको हो' यह प्रतीति अवश्य होनी चाहिये 
तथा “एको न द्वो' ऐसी प्रतींति नहीं होनी चाहिये । यहाँ पर 'पर्याप्ति-यह नाम, 
“स्वरूपसम्बन्ध' का है । अर्थात्‌ 'प्रतियोगी' -रूप वस्तु का अथवा 'अनुयोगी” रूप 
“वस्तु का जो स्वरूप है, वही जहाँ 'सम्बन्धरूप' होता है अर्थात्‌ सम्बन्ध कः काम 
करता है, तब उसे 'स्वरूपसम्बन्ध' के नाम से कहा जाता है। जेसे “दो घटों' में स्थित 
'द्वित्व' संख्या का स्वरूप ही उन “दो घटों' में 'पर्याप्ति' नाम का सम्बन्ध है । ऐसे 
ही त्रित्वादि संख्या को भी जानना चाहिये । 

द्वित्वादि संख्या की उत्पत्ति 'अपेक्षाबुद्धि' से होती है, और द्वित्वादि संख्या का 
नाश, उस अपेक्षाबुद्धि के नाश से होता है । 'अनेकैकत्वविषयिणी बुद्धिः अपेक्षाबुद्धिः’ 
र्यात्‌ अनेक 'एकत्वों' को विषय करने वाली बुद्धि को: 'अपेक्षाबुद्धि' कहते हैं। 

-अंयमेकः अयमेकः' यह बुद्धि दो एकत्वों' को विषय कर रही है और 'अयमेकः, 

अयमेकः, अयमेकः' यह बुद्धि तीन एकत्वो' को विषय कर रही है । इसलिये 'अनेक- 
एकत्व विषयक होने से इसको 'अपेक्षाबुद्धि' कहा जाता है। “दो एकत्वों' को विषय 
करने वाळी अपेक्षाबुद्धि से तो 'द्वित्वसंब्या' की उत्पत्ति होती है, “तीन एकत्वों' को 
विषय करने बाली अपेक्षाबुद्धि से 'त्रित्वसंख्या' की उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार से 
चतुष्ट्व, पःचत्व संख्या की उत्पत्ति समझनी चाहिये । 
'अपेक्षाबुद्धि' से अनेकत्वसंख्या की उत्पत्ति तथा नाश का क्रम-- 

ऊपर बता चुके हैं कि अपेक्षाबुद्धि से "द्वित्वादि अनेकत्व संख्या” की उत्पत्ति 
तथा अपेक्षाबुद्धि के नाश सं द्वित्वादि अनेकत्व संख्या का नाश होता हैं। अतः अन 
उनकी उत्पत्ति और नाश का क्रम बताते हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनेकत्वविचार ] अर्थनिरूपणस्‌ ३९१ 


(१) (दो घटों' के साथ चक्षुरादि इन्द्रिय का सम्बन्ध होने. पर 'अयंमेको घट:- 
अयमेको घट:'--ऐसी “दो एकत्वों' को विषय करने वाली 'अपेक्षाबुद्धि' प्रथमक्षण में 
होती है । अर्थात्‌ दो द्रव्यों ( घटों ) के साथ तथा उन द्रव्यो में रहने वाली एकत्व- 
संख्या और उस एकत्वसंख्या में विद्यमान जो 'एकत्वत्व' सामान्य, उसके साथ 
चक्षुरिन्द्रिय अथवा त्वगिन्ट्रिय का सम्बन्ध ( सन्निकषं ) होता है । यानी द्रव्य” के 
साथ 'संयोग' सम्बन्ध, और 'एकत्व' के साथ 'संयुक्तसमवाय' और 'एकत्वत्व' के 
साथ 'संयुक्त-समवेत-समवाय'--ये तीनों सम्बन्ध ( सन्निकषं ) एक ही क्षण में होते हैं । 
प्रथम क्षण में होने वाले इस कार्य को 'इन्द्रियार्थ-सन्निकषं' शब्द से कहा जाता है । 

( २) द्वितीयक्षण में उन दोनों घटों में द्वित्वसंख्या की उत्पत्ति होती है । उस 
द्वित्व संख्या का 'समवायिकारण”, वे दोनों घट होते हैं। और उन दोनों घटों में 
स्थित जो 'दो, एकत्वसंख्याएँ' हैं, वे असमवायिकारण होती हैं। और 'अपेक्षाबुद्धि' 
निमित्त कारण होती है । अभिप्राय यह है कि द्वितीयक्षण में द्रव्य, 'एकत्व' और 
'एकत्वत्व--इन तीनों का निविकल्पक ज्ञान होता है । इसे 'एकत्वसामान्यज्ञान' शब्द 
से कहा जाता है। ¢ 

( ३) तृतीयक्षण में विशिष्ट बुद्धि का कारणभूत विशेषणज्ञानरूप 'द्वित्व 
द्वित्वल्वे” इस प्रकार का 'द्वित्वत्व' धर्मविषयक निविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान होता है । 

(४) चतुर्थक्षण में उस निर्विकल्पक प्रत्यक्षरूप विशेषणज्ञान से उस हित्वत्व- 
धर्म विशिष्ट 'द्वित्व” का 'इदं द्वित्वम्‌? इस प्रकार का सविकल्पक प्रत्यक्षरूप विशिष्ट 
ज्ञान होता है, तथा उक्त निविकल्पक प्रत्यक्ष से ही उस अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है । 

(५) पश्चमक्षण में 'द्वी घटो' इस प्रकार का विशिष्ट वेशिष्ट्यावगाही प्रत्यक्ष- 
ज्ञान होता है, तथा उस अपेक्षाबुद्धि के नाश से उस हित्व का नाश होता है। एक 
विशिष्ट पदार्थं में दुसरे विशिष्ट पदार्थ के सम्बन्ध को विषय करने वाला जो ज्ञान 

होता" हे, उसे 'विशिष्ट-वैशिष्टयावगाहि ज्ञान कहते हैं। जैसे-_“घटत्वधमे' से 
'घट' पदार्थं में 'द्वित्वत्व' धर्मविशिष्ट 'द्वित्व' पदार्थं के संबंध को विषय 
करने वाला 'हो घटी? यह “ज्ञान, विशिष्टवशिष्ट्यावगाहिज्ञान' है । इस विशिष्टः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९२ तकंभाषा द [ अनेकत्वविचार 


द्वित्व” को विषय करने वाला “इदं द्वित्वम्‌’ यह विशिष्टज्ञान उस 'द्वित्वस्व' धमं के 
निविकल्पंक-प्रत्यक्षज्ञान से जन्य होता है। जो-जो कारण होता है, वह-वह अपने- . 
अपने कायं के पूर्वक्षणवर्ती हो होता हैं। इसलिये ( १ ) प्रथमक्षण में “अपेक्षाबुद्धि 
की उत्पत्ति'। (२ ) हितीयक्षण में 'द्वित्व की उत्पत्ति? । ( ३ ) तृतीयक्षण में द्वित्व- 
धर्मविषयक 'द्वित्व-द्वित्वे' इस प्रकार के. निविकल्पक प्रत्यक्षूप विशेषण ज्ञान की 
उत्पत्ति । ( ४ ) चतुर्थक्षण में उस विशेषण ज्ञान से “इदं द्वित्वम्‌' इस विशिष्ट प्रत्यक्ष 
ज्ञान की उत्पत्ति ( ५ ) पञ्चमक्षण में उस विशिष्टज्ञान से 'द्वो घटो' इस प्रकार के 
विशिष्टवेशिष्टयावगाहि प्रत्यक्ष की उत्पत्ति क्रमशः होती है-। 

शंका०--'द्वित्वत्व' विषयक निविकल्पक प्रत्यक्ष से यदि 'अपेक्षाबुद्धि' का 
नाश मानोगे तो वृह 'अपेक्षाबुद्धि' तीन क्षणपर्यंन्त स्थायी रहेगी। किन्तु उसका 
त्रिक्षणावस्थायित्व तो अत्यन्त विरुद्ध है। क्योंकि 'विभुद्रव्य के जो योग्यविशेषगुण 
हैं, उन विशेषगुणों का स्वोत्तरवर्ती' तथा स्व-समानाधिकरण ऐसे योग्यविशेषगुणों 
से नाश हुआ करता हूँयह न्यायशास्त्र का नियम है। इस नियम के अनुसार 
'विभुद्रव्य' के विशेषगुणों का 'द्विक्षणावस्थायित्व' ही सिद्ध होता है । ऐसी स्थिति 
में 'अपेक्षाबुद्धि' भी 'विभु आत्मा” का 'योग्याविशेषगुण' है। तब 'द्वित्व' के 
उत्पत्तिक्षण में उत्पन्न हुए स्मरणज्ञानादिक योग्यविशेषगुणों से उस “अपेक्षा वुद्धि 
का भी तृतीयक्षण में अवश्य ही नाश होगा । एवं च शब्द, बुद्धि आदि अन्य योग्य- 
विशेषगुणों की तरह उस 'अपेक्षाबुद्धि' को भी 'दो क्षणतक? ही स्थायी मानना 
चाहिये । त्रिक्षणावस्थायित्व नहीं । 

समा०--यद्यपि उपर्युक्त नियम के अनुसार ज्ञानादिकों को 'द्विक्षणावस्थायित्व' 
ही सिद्ध होता है, तथापि 'द्वित्व' की उत्पत्ति के क्षण में उस 'विभु आत्मा' में कोई भी 
योग्यविशेषगुण उत्पन्न नहीं होता है। इसलिये 'अपेक्षाबुद्धि' में 'त्िक्षणावस्थायित्व' 
की कल्पना की जाती है । 

अथवा 'द्वित्व' के उतप्तिक्षण में यदि कदाचित्‌ उस 'विभु आत्मा” में किसी 
योग्यविशेषगुण की उत्पत्ति को मान भी ले, तो भी वह योग्यविशेषगुण उस अपेक्षा- 
बुद्धि का नाश नहीं करेगा, किन्तु उस द्वत्वोत्पत्तिक्षण के उत्तरक्षण में उत्पन्न हुआ 
जो द्वित्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष है, वही उस अपेक्षा बुद्धि का नाश करता है। 
इसलिये उस अपेक्षाबुद्धि को निक्षणावस्थायी भी कहा जा सकता है । 

अथवा यदि कदाचित्‌ 'अपेक्षाबुद्धि' को 'त्रिक्षणावस्थायी न माना जाय तो 
द्वित्व' के निविकल्पक प्रत्यक्ष क्षण में उस अपेक्षाबुद्धि का नाश होगा और उस 
` अपेक्षाबुद्धि का नाश ही उस 'द्वित्व' का नाशक होगा । अतः जिस क्षण में उस ढित्व 
का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है, उस क्षण में उस द्वित्व का ही नाश होगा। उस 
द्वित्व का नाश होने से 'इदं द्वित्वम्‌’ इस प्रकार से उस 'द्वित्व' का सविकल्पक प्रत्यक्ष 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनेकत्वसंख्यानाश ] अर्थनिरूपणस्‌ ३९३ 


नहीं हो सकेगा । क्योंकि चक्षुरादि इन्द्रियों से विद्यमान वस्तु का ही लोकिक प्रत्यक्ष 
होता है । अविद्यमान वस्तु का लौकिक प्रत्यक्ष नहीं होता है । अत एव कहा जाता 
है कि 'सम्बद्धं वतमानं च गृह्यते चक्षुरादिना' । एवं च उक्त रीति से सविकल्पक 
प्रत्यक्ष के न हो सकने पर 'द्वो घटो' इस प्रकार का विशिष्ट-वेशिष्टयावगाही प्रत्यक्ष 
भी नहीं हो पायगा। किन्तु होता तो है । अतः पूर्वोक्तरीति से “अपेक्षाबुद्धि' को 
त्रिक्षणावस्थायी मानना ही चाहिये । 

दाँका०- -अपेक्षाबुद्धि के नाश से 'द्वित्व' का नाश यदि नहीं मानते हैं तो कौन-सी 
हानि है ? 

समा०--अपेक्षाबुद्धि के नाश से 'द्वित्व” का नाश यदि नहीं मानेंगे तो अपेक्षा- 
बुद्धि के नाश के वाद भी उस 'द्वित्व' का प्रत्यक्ष होना चाहिये । क्योंकि 'गुण' के नाश 
के प्रति आश्रयभूत 'द्रव्य' का नाश अथवा विरोधी 'गुणान्तर' की उत्पत्ति-ये दोनों 
कारण हुआ करते हैं । किन्तु यहाँ पर उस 'द्वित्व' के नाश करने वाले वे दोनों कारण 
नहीं है और 'अपेक्षाबुद्धि' के नष्ट होने पर भी उस द्वित्व का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है। इसलिये उस 'अपेक्षाबुद्धिरूप' निमित्त कारण के नाश से ही उस 'द्वित्व' 
का नाश मानना चाहिये । 

शंका०--उस 'अपेक्षाबुद्धि' के अभावकाल में उस~द्ित्व' के प्रत्यक्ष होने की 
आपत्ति का निवारण करने के लिये उस 'द्वित्व' को अपेक्षाबुद्धिजन्य मानना तथा 
उस 'अपेक्षाबुद्धि' के नाश से उस 'द्वित्व' का नाश मानना उचित नहीं है। क्योंकि 
उस 'अपेक्षाबुद्धि'.को यदि 'द्वित्व' के प्रत्यक्ष में कारण मानते हैं तो भी उस 'अपेक्षा- 
बुद्धि' के अभावकाल में उस £द्वित्व' के प्रत्यक्ष की आपत्ति का निवारण हो सकता है.। 
अतः 'द्वित्व' के प्रत्यक्ष की आपत्ति के निवारणार्थं उस 'द्वित्व' को 'अपेक्षाबुद्धिजन्य' 
मानना व्यथं है । एवं च “अपेक्षाबुद्धि को उस द्वित्व’ के प्रत्यक्ष होने में कारण ही 
मानना चाहिये । किन्तु वह उस 'द्वित्व” के प्रत्यक्ष होने में कारण नहीं है । 

समा०--उस 'अेक्षाबुद्धि' को यदि 'द्वित्व' के प्रत्यक्ष का कारण मानें तो उस 
'अपेक्षाबुद्धि' की 'कायंता? का अवच्छेदक 'द्वित्वप्रत्यक्षत्व' को कहना होगा, और 
यदि उस “अपेक्षाबुद्धि' को 'द्वित्व' का कारण मानते हैं तो उस “अपेक्षा बुद्धि की 
'कायंता? का अवच्छेदक 'द्वित्वत्व' कहना होगा । इसलिये 'द्वित्वप्रत्यक्षत्व” रूप उपाधि 
की अपेक्षा करके 'द्वित्वत्व” जाति को उस 'कार्यता' का अवच्छेदक मानने में ही 
लाघव होगा। एवं च “अपेक्षाबुद्धि' को उस 'हित्व' के प्रति ही 'कारणता' मानना 
उचित है। 

शंका०-“अपेक्षाबुद्धि' को 'द्वित्व, त्रित्व' आदि संख्या की कारण कहना संभव 
नहीं है, क्योंकि 'पूथिवी' आदि चारों भूतों के 'परमाणु' तथा 'ढघणुक' का हम जैसे 
जीवों को प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिये उन 'परमाणुओं' में तथा उन “दचणुकों में 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९४ तकभाषौ [ अनेकत्वसंख्यानाश 


हम जैसे जीवों की 'अयमेकः परमाणुः’, 'अयमेकः परमाणुः’, 'अयमेको द्वघणुकः', 
'अयमेको द्रघणुकः', 'अयमेको द्रघणुकः' इस प्रकार की “अपेक्षा बुद्धि” नहीं होती है। 
अतः उन (दो परमाणुओं' में उस 'हित्व' संख्या की उत्पत्ति नहीं होगी । तथा उन 
'तीन द्वधणुको' में उस "त्रित्व संख्या की उत्पत्ति नहीं होगी । 
उन “दो परमाणुओं' में उस 'द्वित्व' संख्या की उत्पत्ति तथा उन तीन 'द्रघणुकों' 
में उस 'त्रित्व' संख्या की उत्पत्ति न होने को यदि इष्टापत्ति कहो, तो 'द््यणुक' में 
'मध्यमअणुत्व' परिमाण की उत्पत्ति तथा 'त्र्यणुक' में 'अपकृष्ट' मध्यम महत्त्व- 
परिमाण की उत्पत्ति नहीं हो पायगी, क्योंकि 'जो-जो भावकायं रहता है, वह-वह 
'समवायिकारण, असमवायिकारण, निमित्तकारण' इन तीन कारणों से ही जन्य होता 
है । इन तीन कारणों के विना किसी भी भावकाये की उत्पत्ति नहीं हुआ करती। 
वह भावकार्यरूपता उस दृघणुक के परिमाण में तथा त्र्यणुक के परिमाण में भी 
है । इसलिये वह द्वघणुक का परिमाण तथा त्र्यणुक का परिमाण भी किसी असमवायि- 
कारण के द्वारा ही अवश्य उत्पन्न ( जन्य ) होगा । तब जैसे घटादि अवयवियों के 
परिमाण में कपालादिक अवयवों के परिमाण को असमवायिकारणता रहती है, उसी 
तरह उन परमाणुओं के परिमाण को उस द्व्यणुक के परिमाण की तथा उन दचणुकों 
के परिमाण को उस त्र्यणुक के परिमाण की असमवायिकारणता का होना संभव नहीं 
होता है। क्योंकि उस परिमाण में अपने समान जातिवाले तथा अपने से उत्कृष्ट 
परिमाण की ही जनकता रहती है । जैसे कपालों का महत्त्वपरिमाण, महत्त्वत्त्वरूप 
होने से अपने समान जाति वाले तथा अपने से उत्कृष्ट घटगत महत्त्वपरिमाण का 
जनक होता है । ऐसी स्थिति में उन परमाणुओं के अणुपरिमाण को यदि द्व्चणुक के 
परिमाण का असमवायिकारण कहें तो दृथणुक का परिमाण अणुतर होगा । और 
दचणुक के परिमाण को यदि त्र्यणुक के परिमाण का असमवायिकारण कहें तो त्र्यणुक 
का परिमाण अणुतम होगा । तब व्यणुक का चाक्षुष प्रत्यक्ष ही नहीं हो पायगा । 
क्योंकि चाक्षुष-प्रत्यक्ष होने में महत्त्वसमानाधिकरण उद्भूतरूप ही कारण होता है । 
उसके बिना किसी प्रकार का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। 'त्र्यणुक' का चाक्षुष-प्रत्यक्ष 
तो सभी लोगों को हुआ करता है। इसलिये कहना होगा कि दृच्णुक का ओर त्र्यणुक 
का परिमाण, उन परमाणु-द्रभणुकरूप अवयवों के परिमाण से जन्य नहीं है । अपितु 
दो परमाणुनिष्ठ द्वित्व संख्या तो द्रघणुक के परिमाण का असमबायिकारण है, और 
तीन दृभणुकनिष्ठ त्रित्व संख्या, व्यणुक के परिमाण का असमवायिकारण है। ऐसी 
स्थिति में दो परमाणुनिष्ठ द्वित्व संख्या के प्रति तथा तीन द्रघणुकनिष्ठ त्रित्व संख्या 
के प्रति अपेक्षाबुद्धि की अकारणता होने से किसी भी द्विस्व-त्रित्वादि संख्या के प्रति 
'अपेक्षाबुदधि' को कारण नहीं कहा जा सकता है। 
समा०- हम जैसे लोगों को यद्यपि उन परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता हैं 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


US SESE GSS 


SASSO GIO SOO 


अनेकत्वसंख्यानाश ] अर्थनिरूपणम्‌ ३९५ 


तथापि योगी पुरुषों को उन परमाणुओं का भी प्रत्यक्ष होता है । इसलिये उन योगी 
पुरुषों की अपेक्षाबुद्धि से ही उन दो परमाणुओं में दवित्वसंख्या की उत्पत्ति होती है, 
तथा तीन द्वघणुकों में त्रित्वसंख्या की उत्पत्ति होती है। ओर उन योगी पुरुषों की 
अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही उस द्वित्व, त्रित्वसंख्या का नाश होता है। 

शंफा--जगत्‌ के स्थितिकाळ में तो योगी पुरुषों के विद्यमान रहने से यद्यपि 
उन योगी पुरुषों की अपेक्षाबुद्धि से उन दो परमाणुओं में द्वित्व संख्या की उत्पत्ति ' 
तथा तीन द्र्णुकों में त्रित्वसंख्या की उत्पत्ति का होना संभव हो सकता है, तथापि 
सृष्टि के आदिकाल में तो वे योगी पुरुष हैं नहीं। तब उस सृष्टि के आदिकाल 
में उन परमाणु, द्वघणुकों में उस द्वित्व-त्रित्व संख्या की उत्पत्ति कैसे होगी ? 
अर्थात्‌ नहीं होगी । 

समा०--सृष्टि के आदिकाळ में योगीपुरुषों के न रहने पर भी ईश्वर तो विद्य 
मान है ही । और ईश्वर को उन परमाण्‌-द्वघणुकादि समस्त पदार्थो ( वस्तुओं ) का 
प्रत्यक्ष भी होता है। इसलिये सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से ही 
उन परमाणु-द्रभणुकों में उस द्वित्व-तरित्वसंख्या की उत्पत्ति का होना संभव हो 
सकता है। 

शंका--सृष्टि के आदिकाल में परमाणु-द्वपणुको में ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से यदि 
द्वित्व-त्रित्व संख्या की उत्पत्ति मानोगे तो उस द्वित्व-त्रित्व संख्या का नाश नहीं हो 
सकेगा । क्योंकि ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि नित्य है। उस का नाश होना संभव नहीं है 
और अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्व-त्रित्वादि संख्या का नाश आपने माना है । 

समा०--ईश्वर की वह अपेक्षाबुद्धि 'क्षणविशेषसहकृत' होकर ही उन दो : 
परमाणुओं में उस द्वित्व की उत्पादक होती है। उस सहकारी क्षण के विना ईश्वर की 
अपेक्षाबुद्धि उस द्वित्व संख्या की उत्पादक नहीं होती। यदि कदाचित्‌ उस क्षण 
विशेष को उस अपेक्षाबुद्धि का सहकारी नहीं मानो तो सृष्टिकाल के पूव प्रलयकाल 
में भी उस अपेक्षाबुद्धि से द्वित्व संख्या की उत्पत्ति होनी चाहिये । किन्तु होती नहीं 
है । अतः ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि के नाश न होने पर भी उस सहकारी क्षणविशेष के 
नाश से ही द्वित्व-त्रित्वादि संख्या का नाश होना संभव है । 

शंका--सहकारी क्षणविशेष के नाश से ही यदि हित्व-त्रित्वादि संख्या का नाश 
मानोगे तो 'अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्वादि संख्या का नाश होता है- इस 
आपकी प्रतिज्ञा का भंग हो जायगा । टे 

समा०--यदि कदाचित्‌ सर्वत्र उस अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही द्वित्वादि संख्या, 
का नाश मानोगे तो जहाँ उस ,अपेक्षाबुद्धिजन्य द्वित्व की उत्पत्ति के उत्तरक्षण में 
उस द्वित्व संख्या के आश्रयभूत द्रव्यो का नाश हुआ है, वहाँ उस अपेक्षाबुद्धि के नाश 
हुए बिना ही द्वित्व का नाश हो जाता है, वह्‌ नहीं होना चाहिये । अतः अपेक्षा- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९६ तकंभाषा [ अनेकत्वसंख्यानाश॑ 


बुद्धि का नाश जैसे आश्रयद्रव्य का उपलक्षण माना जाता है, वेसे ही उस सहकारी 
क्षणविशेष के नाश का भी उसे उपलक्षण मानना चाहिये। अर्थात्‌ किसी द्वित्वादिक 
संख्या का नाश तो उस अपेक्षाबुद्धि के नाश से होता है। और किसी द्वित्वादि 
संख्या का नाश, आश्रयभूत द्रव्य के नाश से होता है। और किसी द्वित्वादिसंख्या 
'का नाश, सहकारीक्षण विशेष के नाश से हुआ करता है । अतः पूर्वोक्त प्रतिज्ञा का 
भंग नहीं होता है । 


कुछ ग्रन्थकारों का कहना है कि जीवों से पुण्य-पापरूप अदृष्ट के विना किसी 
` भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती । इसलिये ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से जन्य परमाणु- 
निष्ठ द्वित्वसंख्या, उस अदृष्ट के नाश से ही नष्ट होती है। अतः अपेक्षाबुद्धि का 
नाश जैसे आश्रयद्रव्य के नाश का उपलक्षण है. वैसे ही उस अहृष्ट के नाशका भी 
वह उपलक्षण है । 


कुछ ग्रन्थकारों का कहना है कि 'कहीं पर तो अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्वादि 
संख्या का नाश मानना, और कहीं पर आश्रयद्रव्य के नाश से द्वित्वादिसंख्या का नाश 
. मानना, और कहीं पर अदृष्ट के नाश से द्वित्वादिसंख्या का नाश मनना--ऐसा 
कहने पर तो महान्‌ गौरव उपस्थित होगा । इसलिये लाघवात्‌ सवंत्र ही अदृष्ट के 
नाश से ही द्वित्वादिसंख्या का नाश कहना ही उचित होगा । अहृष्ट के नाश से 
द्वित्वादिसंख्या का नाश मानने में पूर्वोक्त नियम का संकोच करके अपेक्षाबुद्धि में 
त्रिक्षणावस्थायिता की कल्पना करना ठीक नहीं है । किन्तु जैसे अन्यान्य शब्द-ज्ञानादि, 
योग्यविभुविशेषगुण होने से दविक्षणावस्थायी माने जाते हैं, वैसे ही अपेक्षाबुद्धि भी 
. योग्यविभुविशेषगुण होने से वह द्विक्षणावस्थायी हो सकती है । इस पर कुछ ग्रन्ध- 
कारों का कहना है कि सृष्टि के आदिकाळ में उन अतीन्द्रिय परमाणु-दृभणुकों में 
जो द्वित्व-त्रित्व संख्या की उत्पत्ति होती है, वह ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से या हम 
जैसे पुरुषों की अपेक्षाबुद्धि से अथवा इस ब्रह्माण्ड में अवस्थित योगी पुरुषों की अपेक्षा- 
बुद्धि से नहीं होती है, अपितु दुसरे ब्रह्माण्ड में स्थित योगी पुरुषों की अपेक्षाबुद्धि से 
हुआ करती है । और उन योगी पुरुषों की अपेक्षाबुद्धि के नाश से ही उस द्वित्व” 
त्रित्वादि संख्या का नाश होता है । अतः अपेक्षाबुद्धि के नाश को केवल आश्रयभूतं 
द्रव्य के नाश का ही उपलक्षण मानना उचित है। क्षणविशेष के नाश का या अदृष्ट 
' के नाश का वह उपलक्षण नहीं है । इस सन्दर्भ में नवीन नैयायिकों का, न्यायकन्दली- 
कार का ओर उदयनाचायं का भी मत देखने योग्य है, किन्तु ग्रन्थविस्तर के भय से 
इस चर्चा को यहीं पर समास कर रहे है । वैशेषिकदर्शन में द्वित्व की उत्पत्ति और 
विनाश की प्रक्रिया को विशेष रूप से बताया गया है। अत एव 'द्वित्व' के ज्ञान को 
वैशेषिक दर्शन के ज्ञान का निकष माना गया है | कहा भी है-- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिमाणनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ३९७ 


“द्वित्वे च पाकजोत्पत्तौ विभागे च विभागजे। 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्तं वे वैशेषिक विदुः ॥' 

प्रशस्तपादभाष्य में प्रदर्शित द्वित्वोत्पत्ति की प्रक्रिया में सात क्षण और उसके 
विनाश की प्रक्रिया में नौ क्षण लगते हैं। द्वित्व की उत्पत्ति, 'अपेक्षाबुद्धि' से 
और उसका विनाश 'अपेक्षाबुद्धि' के विनाश होता है । 

(६) परिमाणं मानव्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्चतुविधम्‌, अणु, 
महद्‌, दीर्घ, ह्वस्वञ्चेति । तत्र कार्थगतं परिमाणं सख्या-परिमाण-प्रचययोनि । 
तद्यथा इृ्यणुकपरिमाणमीश्वरापेक्षाबुद्धिजन्यपरमाणुद्वित्वजनितत्वात्‌ संख्यायोनि, 
संख्याकारणकमित्यर्थः। त््यणुकपरिमाणञ्च स्वाधयसमवायिकारंणगतबहुत्व 
संख्पायोनि । चतुरणुकादिपरिमाणन्तु स्वाश्रयसमवायिकारणपरिमाणजन्यम्‌ । 
तुळपिण्डपरिमाणन्तु स्वा्रयसमवायिकारणावयवानां प्रशिथिलसंयोगजन्यम्‌ । 
परमाणुपरिमाणं परममहत्परिमाणञ्चाकाशादिगतं नित्यमेव । 

( ६) परिमाणनिरूपण-- 

परिमाणमिति । मान ( माप ) के व्यवहार का जो असाधारण कारण हो उसे 
'परिमाण' कहते हैं । वह चार प्रकार का होता है (१) अणु, (२) महत्‌, (३) 
दीर्घ, ( ४ ) ह्रस्व । तत्रेति । कायंगत चारों प्रकार का परिमाण ( १ ) संख्यायोति, 
(२ ) परिमाणयोनि, ( ३ ) प्रययोनि-तीन प्रकार का होता है । तद्यथेति । जैसे-- 
दथणुक का जन्य अणुपरिमाण,, 'संख्यायोनि' ( संख्याकरणक ) अर्थात्‌ 'संख्या' के 
कारण ( निमित्त से ) होता है । क्योंकि वह ईश्वर की अपेक्षाबुद्धि से जन्य परमाणु- 
गत द्वित्व संख्या से उत्पन्न होने वाली ( जन्य ) परमाणुओं की द्वित्व संख्या से उत्पन्न 
होता है । इसलिये वह संख्यायोनि अर्थात्‌ संख्याकारणक है । त्र्यणुकेति । और त्र्यणुक 
का महत्‌ परिमाण अपने ( त्र्यणुक परिमाण के ) आश्रयभूत त्र्यणुक के समवायि- 
कारण अर्थात्‌ तीन दृघणुकों की बहुत्व संख्या से उत्पन्न होता है । इसलिये उसे संख्या- 
योनि कहते हैं । ( २ ) चतुरणुकेति । किन्तु चतुरणुक आदि का महत्‌ परिमाण तो 
अपने परिमाण के आश्रयभूत चतुरणुक आदि के समवायिकारण त्यणुक आदि के महत्‌ 
परिमाण से उत्पन्न होता है । इसलिये वह चतुरणुकादि का परिमाण 'परिमाणयोनि' 
कहलाता है। ( ३ ) तूरूपिण्डेति । रुई के पिण्ड ( गोले ) का परिमाण तो अपने 
आशय ( तुूपिण्ड ) के समवायिकारण रूप अवयवों के प्रशिथिल संयोग ( प्रचय ) 
सै उत्पन्न होता है । ( इसलिये उस रुई के पिण्ड के परिमाण को 'प्रचययोनि' कहते हैं । 
रवय' का अर्थ है--'शिथिल अवयवसंयोग'। अर्थात्‌ स्व ( महत्‌ परिमाण ) के 
नाश्रय ( तूलपिण्ड ) के समवायिकारणों ( अवयवों ) का शिथिल संयोग । ) 
माण का अणु परिमाण' . ( पारिमाण्डल्य ) तथा आकाश आदि 'परममहत्‌ 
परिमाण” तो नित्य ही होता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३९८ तर्कभाषा [ परिमाणभेद 


माधुरी 

'परिमीयते अनेनेति परिमाणम्‌' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिस साधन से द्रव्य 
नापा जाय उस साधन को 'परिमाण' कहते हैं। परिमाण के द्वारा ही “यह लम्बा है, 
यह छोटा है, यह चौडा है--आदि निश्चय किया जाता है । ग्रन्थकार के द्वारा दिये 
गये 'परिमाण लक्षण” को इस प्रकार भी कह सकते हैं--'मानव्यवहारविषयवृत्ति- 
गुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ परिमाणम्‌' अर्थात्‌ 'परिमाण' व्यवहार का विषय होने वाली 
तथा गुणत्वजाति की व्याप्य जो जाति, उस जाति वाले 'गुण” को 'परिमाण' कहते हैं। 
“अयं अणुः अयं महान्‌, अयं दीर्घः, अयं हस्व:--इस प्रकार का जो प्रत्यक्षज्ञान 
रूप व्यवहार है, वह यथाक्रम अणुत्व, महत्त्व, दीघंत्व, ह्वस्वत्वरूप परिमाण को ही 
विषय करता है । इसलिये उक्त चतुविध परिमाण, उस मान-व्यवहार का विषय कहा 
जाता है । ऐसे मान-व्यवहार के विषय रूप परिमाण में रहने वाली परिमाणत्व 
जाति है, और वह परिमाणत्वजाति 'गुणत्वजाति' की व्याप्य भी है। ऐसी परिमाणत्व 
जाति वाला चार प्रकार का परिमाण होता है। इस प्रकार लक्षणसमन्वय प्रदर्शित 
किया है । उक्त लक्षण में 'मान-व्यवहारविषयर्वात्त' पद न रखें तो ख्पादि गुणों में उक्त 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि जैसे 'परिमाण', गुणत्वजाति की व्याप्य “परिः 
माणत्व' जाति से युक्त है, वेसे ही रूपादिक गुण भी उस गुणत्वजाति का व्याप्य 
'रूपत्वादिजाति' से युक्त हैं । इस अतिव्याप्ति के निरासार्थ उक्त लक्षण में 'मानव्यवहार- 


विषयवृत्ति पद रखा गया है। उस कारण वे रूपत्वादि जातिया उस मानव्यवहार 


के विषयभ्रूत परिमाण में रहने वाली नहीं हैं। इसलिये उन रूपत्वादिजातियों को 


लेकर रूपादिगुणों में उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब 'गुणत्वब्याप्य | 
पद को यदि लक्षण में न रखें तो परिमाण में रहने वाली गुणत्वव्याप्य जातिं को | 
लेकर रूपादि सब गुणों में तथा सत्ताजाति को लेकर द्रव्य, गुण, कर्म में उक्त लक्षण | 
की अतिव्याप्ति होगी अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में “गुणत्व व्याप्य' पद को | 
रखा गया है। तब गुणत्वजाति तथा सत्ता जाति दोनों गुणत्वजाति की व्याप्य नहीं | 
हैं। अतः गुणत्वजाति को लेकर रूपादि सब गुणों में तथा सत्ताजाति को लेकर द्रब्य” | 


गुण-कर्म में परिमाण लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है। 


उक्त लक्षण-लक्षित “परिमाणगुण', पृथिवी आदि नो द्रव्यों में ही रहता है। गर्दै | 


परिमाण गुण, ( १ ) अणुत्व, ( २) महत्त्व, ( ३.) दीघंत्व, ( ४ ) हस्वत्व के भेद 
से चतुविध ( चार प्रकार का ) होता है। यह चारों प्रकार का परिमाण पुनः ( १ ) 
परम, (२) मध्यम भेद से दो-दो प्रकार का होता है । अर्थात्‌ “परमंअणुत्व 


'मध्यमअणुत्व' । परममहत्त्व, मध्यममहत्त्व । परमदीधंत्व, मध्यमदीर्षत्व । परम 


हस्वत्व, हा । इन में से पृथिवी; जल, तेज, वायु--इन चार धतो के 
परमाणुओं में तथा मन में तो परमभणुत्व परिमाण तथा परमहुस्वत्व परिसा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|| 
|| 
|| 
| 
| 


| 
1 
| 


परिमाणभेद ] अर्थनिरूपणम्‌ ३९९ 


रहता है । और पृथिवी आदि चारभुतों के द्वथणुको में मध्यमअणुत्व परिमाण तथा 
मध्यमह्वस्वत्व परिमाण रहता.है। ओर आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा'--इन चार 
द्रव्यो में परममहत्त्व परिमाण तथा परमदीर्धत्व परिमाण रहता है। और पृथिवी 
आदि चार भूतों के त्र्यणुक से लेकर घट-पटादि सभी कायंद्रव्यो में मध्यममहत्त्व 
परिमाण तथा मध्यमदीर्घेत्व परिमाण रहता है। 
यह परिमाणगुण 'नित्य-अनित्य' के भेद से दो प्रकार का होता है । नित्य द्रव्यो में 
स्थित जो परिमाणगुण है, वह नित्य है । अर्थात्‌ पृथिवी आदि चार भूतों के 'पर- 
माणुओं' में तथा 'मन' में स्थित जो 'परमअणुत्व परिमाण? तथा 'परमहस्वत्व परिमाण! 
है, तथा “आकाश, काळ, दिक्‌, आत्मा --इन चारों में स्थित जो परममहत्त्व परिमाण 
है, तथा 'परमदीर्घत्व' परिमाण है, उस परिमाण को “नित्य” कहा जाता है । उसी तरह 
अनित्य द्रव्यों में स्थित “परिमाण! को 'अनित्य' कहा जाता है। अर्थात्‌ पृथ्वी आदि 
चार भूतों के द्वयणुको में स्थित जो “मध्यमअणुस्व परिमाण? तथा 'मध्यमहुस्वत्व 
परिमाण' है, तथा त्यणुक से लेकर घट-पटादि द्रव्यों में स्थित जो 'मध्यममहत्त्व- 
परिमाण' तथा 'मध्यमदीघंत्व परिमाण' है, उसे अनित्य कहा जाता है। 
यह्‌ 'अनित्य परिमाण? भी संख्यामात्रजन्य, परिमाणमात्रजन्य, और प्रचयमात्र- 
जन्य के भेद से तीन प्रकार का होता है। 
( १ ) संख्यामात्रजन्यपरिमाण का उदाहरण-- 
दचणुकनिष्ठ जो मध्यमअणत्व तथा मध्यमह्वस्वत्व परिमाण है, वह उस 
इधणुक के आरम्भक परमाणुद्दयनिष्ठ 'दवित्वसंख्या' से उत्पन्न होता है और त्यणुकनिष्ठ 
जो मध्यममहत्त्व-परिमाण है, वह उस ज्यणुक के आरम्भक दृ्णुकत्रयनिष्ठ त्रित्व- 
सख्या से उत्पन्न होता है। इसलिये उस द्रचणुक के परिमाण को तथा उस त्र्यणुक के 
2 संख्यामात्रजन्य' ` कहा जाता है । अर्थात्‌ उस परिमाण का 'असमवायि- 
कारण वह 'संख्या' ही होती है । 
ब अ गाणी 'घट' का परिमाण, 'कपाल? के परिमाण से जन्य होता है, वंसे ही 
के पय का परिमाण 'परमाणुओं' के परिमाण से क्यों नहीं जन्य माना जाता ? 
णुक का परिमाण 'द्यणुक” के परिमाण से क्यों नहीं जन्य माना जाता? , 
ह बर व गती का परिमाण, जो 'अवयवी' के परिमाण को उत्पन्न करता 
क्ला हा प तथा अपने से उत्कृष्ट ( स्वोत्क्रष्ट ) परिमाण को ही उत्पन्न 
सजातीय तथा पाळरूप अवयवों का 'महत्त्वपरिमाण' 'महत्त्वत्व' रूप से आत 
वसक्ष करता है न से उत्कृष्ट ऐसे 'घटरूप” अवयवी ः के चा को 
को उत्कृष्ट नहीं है। एवं 'त्र्यणुक' का महत्त्वपरिमाण, 
अणुत्वपरिमाण के सजातीय भी नहीं है। 'परिमाणत्व' जाति की इष्टि 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


¥oo तकंभाषा [ परिमाणभेद 


से 'ब्यणुक' का परिमाण यद्यपि 'दृ्णुक'परिमाण के सजातीय ही है, तथापि यहाँ पर 
उस परिमाणत्व जाति की दृष्टि से सजातीयता विवक्षित नहीं है । किन्तु उस 
परिमाणत्व. जाति की व्याप्य जो 'भणुत्वत्व, महत्त्व, हस्वत्वत्व, दी घंत्वत्व' 
जातियाँ हैं, उन जातियों की दृष्टियोँ से 'सजातीयता' विवक्षित है । अतः उस इचणुक 
के परिमाण का वह 'परमाणुओं का परिमाण' असमवायिकारण नहीं है, और उस 
त्र्यणुक के परिमाण का वह द्वघणुक का परिमाण भी असमवाथिकारण नहीं है। 


अब यदि कदाचित्‌ परमाणु के परिमाण से द्वयणुक के परिमाण को जन्य मान लें, 
तथा दृचणुक के परिमाण से त्र्यणुक के परिमाण को जन्य मान लें, तो परमाणु के 
अणत्व-परिमाण की अपेक्षा द्वयणुक का परिमाण 'अणुतर' मानना होगा, उसी तरह 
इचणुक के परिमाण की अपेक्षा त्र्यणुक का परिमाण 'अणुतम' होगा । उसका परिणाम 
यह होगा कि श्र्यणुक' का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा । अतः स्पष्ट है कि दृघणुक 
का परिमाण तथा त्र्यणुक का परिमाण, कभी भी 'परिमाण'जन्य नहीं है, अपितु 
परमाणुद्दयनिष्ठ 'द्वित्व' संख्या से 'द्वयणुक' का परिमाण उत्पन्न होता है, और 
दृचणुकत्रयनिष्ठ 'त्रित्व' संख्या से 'ल्यणुक' का परिमाण जन्य होता है। इसलिये 
'संख्यामात्रजन्य परिमाण' का यह उदाहरण दिखाया गया है । 
(२ ) परिमाणमात्रजन्य परिमाण का उदाहरण-- 

चार त्र्यणुको से उत्पन्न जो 'चतुरणुक' कायं है, उस चतुरणुक का महत्त्वपरिमाण, 
उस 'त्र्यणुकचतुष्टय' रूप अवयवों के महत्त्वपरिमाण से उत्पन्न ( जन्य ) होता है। 
अर्थात्‌ त्र्यणुको का महत्त्वपरिमाण, चतुरणुक के महत्त्वपरिमाण का असमवायि- 
कारण होता है । इसलिये चतुरणुक के महत्त्वपरिमाण को 'परिमाणमात्रजन्य 
परिमाण' कहते है । इसी प्रकार पाँच चतुरणुकों से उत्पन्न जो 'पत्चाणुक' कार्य है, उत 
पश्षाणुक कार्य का महंत्त्वपरिमाण, उन चतुरणुक रूप अवयवों के महत्त्व परिमाण 
से उत्पन्न होता है । उसी प्रकार 'पट' रूप अवयवी का महत्त्वपरिमाण 'तन्तु रूप 
अवयवों के महत्त्वपरिमाण से जन्य होता है । इसलिये 'घट-पट' आदिं कार्यों 
( अवयवी ) का महत्त्वपरिमाण भी 'परिमाणमात्रजन्य परिमाण' कहा जाता है । 
( ३) प्रचयमात्रजन्य परिमाण का उदाहरण-- 


प्रथमतः 'प्रचय' शब्द के अथं को समझना आवश्यक है। 'प्रचय' का लक्षण 
सहदवयवानां प्रशिथिलः संयोगः प्रचयः--वताया जाता है । अर्थात्‌ महत्त्वपरिमारण 
बाले अवयवों का जो परस्पर शिथिल संयोग है, उसे 'प्रचय' कहते है । जैसें 
“तूलपिण्ड' के अवयवों का परस्पर शिथिल संयोग होता.है। अर्थात्‌ कतिपय अबो 
के संयोग का अभाव रहने पर भी कुछ अवयवों का संयोग रहता हैं, इस प्रकार 
शिथिल संयोग को 'प्रचय' कहते हैं। तूळूपिण्डादिकों में जो मध्यम-महत्त्व 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिमाणनाश ]. अर्थेनिरूपणस्‌ ४०१ 


है, वह तूलपिण्डादिकों के अवयवों के प्रशिथिलसंयोगरूप प्रचय से जन्य है। अर्थात्‌ 
बह 'प्रचय' ही उस परिमाण का असमवायिकारण है । इसलिये तूलपिण्डादिकों के 
'महत्त्वपरिमाण' को प्रचयमात्रजन्य कहा गया है । 
शंका--अनित्य परिमाण को 'संख्यामात्रजन्य, परिमाणमात्रजन्य और प्रचयमात्रः 
जन्य! कहा गया है । इन तीनों प्रकारों में “मात्र' पद का देना व्यर्थे है, क्योंकि जो 
कोई परिमाण, “संख्या और परिमाण' दोनों से जन्य होता.हो अथवा “परिमाण और 
प्रचय’ दोनों से जन्य होता हो, अथवा “संख्या, परिमाण और प्रचय' इन तीनों से 
जन्य होता हो तो उस परिमाण की निवृत्ति के लिये "मात्र' पद का देना सार्थक 
कहा जा सकता है । अन्यथा नहीं। यहाँ तो एक-एक से ही 'परिमाण' की उत्पत्ति 
हो रही है । अतः 'मात्र' पद देने की आवश्यकता नहीं है। 
समा०--'प्रचय' से रहित महत्त्वपरिमाण वाले और तीन अवयवों से आरब्ध 
जो अवयवी है, उसका महतत्वपरिमाण, अवयवत्रयनिष्ठ त्रित्वसंख्या तथा महत्त्व- 
परिमाण दोनों से जन्य होता है। क्योंकि उस प्रकार के महत्त्वपरिमाणवाले दो 
अवयवों से आरब्ध अवयवी के महत्त्वपरिमाण से तथा उन अवयवों से अल्प तीन 
अवयवों से आरब्ध अवयवी के महत्त्वपरिमाण से वह महतत्वपरिमाण अतिशयता- 
वाला ही होता है । और प्रचय वाले तथा महत्त्वपरिमाण वाले दो अवयवों से आरब्ध 
जो अवयवी है, उसका महत्त्व परिमाण, “परिमाण और प्रचय” दोनों से जन्य होता 
है, क्योंकि प्रचय से रहित तथा उस प्रकार के महत्त्वपरिमाण वाले दो अवयवों से 
आरञ्ध अवयवी के महत्त्वपरिमाण से तथा त्र्यणुक के महत्त्वपरिमाण से वह महत्त्व- 
परिमाण अतिशयतावाळा ही होता है । और प्रचय वाले तथा महत्त्वपरिम।ण वाले तीन 
अवयवों से आरब्ध जो अवयवी है, उसका जो महत्त्वपरिमाण है वह “संख्या, परिमाण, 
और प्रचय'-इन तीनों से जन्य होता है । क्योंकि प्रचयवाले तथा महत्त्वपरिमाण- 
वाले दो अवयवों से आरब्ध अवयवी के महत्त्वपरिमाण से वह महत्त्वपरिमाण 
अतिशयतावाला ही होता है। इस प्रकार के उभयजन्य परिमाणादिकों की व्यावृत्ति 
करने के लिये 'मात्र' पद का देना आवश्यक है, निरथंक नहीं है । 
अनित्य परिमाण के नाश का कारण-- 
अनित्य परिमाण? का नाश, 'आश्रयद्रव्य' के नाश से होता है । आश्रयताश के 
विना अन्य किसी के नाश से उसका नाश नहीं होता है । 
शका--अवयवी द्रव्य के नाश को स्वनिष्ठपरिमाण के नाश का कारण नहीं 
हक सकते, क्योंकि अवयवी द्रव्य के विद्यमान रहने पर भी किज्चित्‌ अवयवों के 
श्लेष या उपचय से उसके परिमाण का नाश होता है। अवयवी द्रव्य के विद्यमान 
पर भो उस अवयवी द्रव्य से जब तीन-चार परमाणुओं का विश्लेष होता है, 


क अवयवी द्रव्य से जब तीन-चार परमाण निकल जाते हैं, अथवा उस 
त० 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०२ तकंभाषा [ परिमाणनाश 


अवयवी द्रव्य में जब तीन-चार परमाणुओं का उपचय होता है, अर्थात्‌ अवयवी द्रव्य 
में जब अन्य तीन-चार परमाणु आकर मिलते हैं तब भी “वही यह अवयवी द्रव्य है'-- 
इत्याकारक उस अवयवी द्रव्य में एकता की प्रतीति कराने वाली प्रत्यभिज्ञा होती है। 
उसी के बलपर उस अवयवी द्रव्य की विद्यमानता होने पर भी, उस अवयवी द्रव्य 
में पूवंपरिमाण से विलक्षण परिमाण का प्रत्यक्ष होता है। और उस विलक्षणपरिमाण 
की उत्पत्ति, उस पू्वंपरिमाण के नाश हुए बिना तो नहीं हो सकती । अतः आश्रय 
द्रव्य के नाश से ही परिमाण का नाश होता है, यह कहना उचित नहीं है । प्रदर्शित 


उदाहरण में आश्रय द्रव्य के विद्यमान रहने पर भी किचित्‌ अवयवों के विशलेप-उपचय 
से ही परिमाण का नाश हुआ है। 


समा०--उस अवयवी द्रव्य से तीन-चार परमाणुओं का विश्लेष होने पर परमाणु- 
संयोग रूप असमवायिकारण के नाश से '्र्णुक' कार्य का नाश अवश्य हुआ। उस 
समवायिकारण द्वयणुक का नाश होने से त्र्यणुककायं का भी नाश हुआ । इसी प्रकार 
चठुरणुक-पञ्चाणुक आदि के नाशक्रम से अवयवी द्रव्य का नाश अवश्य ही होगा | 
तदनंतर परिशेष में रहे हुए परमाणु परस्पर संयुक्त होकर द्ृयणुक-त्र्यणुकादि क्रम से 
` उस पूर्व अवयवी द्रव्य के सजातीय दूसरे अवयवी द्रव्य की उत्पत्ति करते हैं। इस 
प्रकार शरीरादिक अवयवी द्रव्यो में यत्किचित्‌ अवयवों का उपचय होने पर पूर्वस्थित 
` अवयवसंयोगरूप.अस॒मवायिकारण का नाश तो हो ही गया । तब उस असमवायिकारण 
ः के नाश होने से उन शरीरादिक अवयवियों का 'नाश अवश्य ही होगा । तदनंतर वे सब 
अवयव परस्पर संयुक्त होकर पुवंशरीरादिक अवयवियों के सजातीय दुसरे शरीरादिक 
अवयवियों को उत्पन्न करते हैं। इससे स्पष्ट है कि उन अवयवों के विश्लेषस्थल 
में तथा उपचयस्थल में भी उस अवयवी द्रव्य के नाश से ही उसके परिमाण का 
नाश होता है । 

,” झंका--यदि अवयवी द्रव्य के नाश से ही उसके परिमाण का नाश होता है तो 
अवयवी 'पट' द्रव्य के नाश न होने पर उसमें दुसरे तन्तुओं के संयोग से 'पट' में 
` परिमाण की अधिकता नहीं होनी चाहिये । किन्तु दुसरे तन्तुओ के संयोग से 'पट' में 

परिमाण कौ अधिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती ही है । 

समा०--उक्त स्थल में भी वेमादिको के अभिघाताख्य संयोग से क्रियाविभाग 
की उत्पति, द्वारा असमवाधिकारण रूप तन्तुसंयोग का नाश होने पर 'पट' का नाश 
अवश्य होता है। अभिप्राय यह है कि सहल्नतन्तुओं से निमित पट में जब इसरे 
तन्तुओं का संयोग होता है, तभी वेमादिकों के अभिघाताख्य संयोग से उन सहल 
तन्तुओं में क्रिया उत्पन्न होती है। उस क्रिया से उन तन्तुओं का परस्पर विभाग 
होता है। उस विभाग से उन तन्तुओं के संयोग का नाश होता है । उस तन्तुसंयोग” 
रूप असमवायिकारण के नाश से उस सह्नतन्तुनिमित पट का नाश होता है । तदतर्ग्त 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


परिमाणनाश ] अर्थनिरूपणम्‌ 2: 


वे सहस्रतन्तु तथा दुसरे तन्तु परस्पर संयुक्त होकर पुनः दूसरे पट की उत्पत्ति 
करते हैं। इस प्रकार पट के प्रारम्भ से लेकर अन्त्य तन्तुपयंन्त तन्तु-तन्तु'के संयोग 
से पूर्वपूर्वं पट का नाश और उत्तर-उत्तर पट की उत्पत्ति होती जाती है। इस से 
यह्‌ स्पष्ट होता है कि अवयवी द्रव्य के नाश से ही 'पट' के परिमाण का नाश होता है। 


जो मीमांसक आश्चयद्रव्य के नाशमात्र से परिमाण का नाश नहीं मानते हैं। 
किन्तु उस आश्रयद्रव्य के विद्यमान रहते हुए भी किचित्‌ अवयवों के विश्लेष या 
उपचय से पूर्वपरिमाण के नाशपूर्वक परिमाणान्तर की उत्पत्ति मानते हैं उनसे यह 
पूछा जा सकता है कि जिस सहस्रतन्तुक पट में जिन दूसरे तन्तुओं के मिलने से 
परिमाण की अधिकता होती है, वे दूसरे तन्तु' उस सहस्रतन्तुक 'पट' के अवयव है 
अथवा नहीं हैं ? 
यह पूछने पर मीमांसक यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करता है, तो उन दुसरे 
तन्तुओं के संयोग के पुवे उस तन्तुरूप कारण का अभाव होने से उस सहस्रतन्तुक 'पट' 
की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिये। और यदि दूसरा पक्ष स्वीकार करता है तो सहस्न- 
तन्तुक पट के साथ उन दुसरे तन्तुओं को संयोग होने पर भी उस पट में परिमाण 
की अधिकता नहीं होगी । क्योंकि दुसरे तन्तु उस सहस्रतन्तुक पट के अवयव नहीं हैं । 
जैसे सहस्नतन्तुक पट के साथ हस्तादिक द्रव्य का संयोग रहने पर.सी उस 'पट' में 
परिमाण की अधिकता नहीं होती है, और उन दूसरे तन्तुओं के संयोग से उस 
र में परिमाण की अधिकता प्रत्यक्ष दिखाई देती है । इससे स्पष्ट है कि दुसरे तन्तुओं 
संयोग से उस पूवं 'पट' का नाश तथा दुसरे पट की उत्पत्ति अवश्य माननी 
` और 'वही यह पट है'--इत्याकारक को 'प्रत्मभिज्ञा' ज्ञान होता है, वह तो 
el पट में पूर्व-पुवं पट की सजातीयता को ही विषय करता है। वह 
Fi पूर्वोत्तर पट की एकता को विषय नहीं करता है। जैसे--'सेयं- 
रोप ज यह्‌ दीपशिखा है, इत्याकारक प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान, उत्तर-उत्तर 
हि “पवे दीपशिखा की सजातीयता को ही विषय करता है। अतः 
` अप भत्यक्ष से भी उस पूर्वोत्तर पट की एकता सिद्ध नहीं हो रही है। | 
a वे के सहस्रतन्तु ही उन दुसरे तन्तुओं की सहायता से उस सहस्रः 
विद्यमान रहते हुए भी क्या दुसरे पट का आरम्भ करेगे ? 


मे साच ुतंद्रव्यों की समानदेशता नहीं हुआ करती । अर्थात्‌ एक ही. 
दो पटों की सि सुतद्रव्य, समवाय सम्बन्ध से नहीं रहते । उस कारण उन तन्तुओं में. 
ते भी श का होना कभी सम्भव नहीं है। और उन तन्तुओं में दो पटों की 
भतिबन्धक जो को नहीं होती है। उस द्वितीय पटरूप द्रव्य की उत्पत्ति का . 
इव पटरूप द्रव्य है उसका नाश होने पर ही उस द्वितीय पट की 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०४ १ तर्कभाषा [ पृथक्त्वनिरूपण 


उत्पत्ति माननी होगी । इससे स्पष्ट होता है कि आश्चयद्रव्य के नाश से ही अनित्य 
परिमाण का नाश होता है । 

(७) पृथक्त्वं ` पृथग्व्यवहारासाधारणं कारणम्‌ । तच्च द्विविधम्‌। 
एकपुथक्त्वं दिपुथक्त्वादिकञ्ज । तत्राद्यं नित्ययतं नित्यसनित्यगतमनित्यम्‌। 
ईिपुथक्त्वादिकब्नानित्यमेव । ॒ 
. (७) पृथक्त्वनिरूपण-- 

पुथक्त्वमिति । “यह द्रव्य, उस द्रव्य से पृथक्‌ है--इस व्यवहार का जो असा- 
घारण कारण हो, उसे 'पृथक्त्व' कहते हैं। यह सभी द्रव्यों का सामान्य गुण है। 
तच्चेति । उसके दो भेद हैं--'एकपृथकत्व' और 'द्विपृथक्स्व' आदि। तत्रेति। उनमें 


से नित्य द्रव्य में रहने वाला 'एकपृथकत्व' नित्य और अनित्यद्रव्य में रहने वाला | 


“एकपृथकत्व' अनित्य होता है। 'ढिपृथक्त्व' आदि जितने 'पृथक्त्व' हैँ वे सभी 
अनित्य ही हैं। 
माधुरी 

ग्रन्थकार के लक्षण को जाति घटित ही समझना चाहिये। तथाहि पृथग 
च्यवहार दिषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ पुणक्स्वम्‌' । अर्थात्‌ पृथक्‌ व्यवहार के विषय 
में रहने वाली तथा गुणत्वजाति की व्याप्य जो जाति उससे विशिष्ट हुए गुणको 
'पृथवत्व' कहते हैं । जेसे-'यह घट” पट से पृथक्‌ है--इत्याकारक जो 'पृथक्त्व' विषयक 
प्रत्यक्षज्षानरूप व्यवहार है, उसका विषय वह 'पृथक्त्व' गुण ही है । उस 'पृथकत्व' गुण 


में रहने वाली 'पृथबत्वत्व' जाति है, और वह 'पृथकत्वत्वजाति', उस “गुणत्व जाति की | 
व्याप्य भी है । ऐसी पृथवत्वत्व जाति से विशिष्ट होने वाला वह 'पृथक्त्व गुण ही | 


है । इस प्रकार “पृथक्त्व' के लक्षण का समन्वय हो जाता है। 


उक्त लक्षण में 'पृथगुव्यवहारविषयवृत्ति' पद न रखें तो 'गुणत्व' जाति के व्याप्य | 


'ख्पत्वादि' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
उसके निवारणार्थं लक्षण में “पृथगूव्यवहारविषयवृत्ति' पद को रखना आवश्यक दै। 
तब “रूपत्वादि' जातियाँ उस पृथक्व्यवहार के विषयभूत 'पृथक्त्व' में नहीं रहती हैं। 
अतः उन रूपत्वादि जातियों को लेकर उन रूपादि गुणों में अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
अब यदि लक्षण में 'गुणत्व-व्याप्य' पद को न रखें तो 'पृथकूत्व' में रहने वाली गुणल 
जाति की लेकर 'रूपादि' सभी गुणों में, तथा 'सत्ता' जाति को लेकर द्रव्य, गुण 
ओर कर्म में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणाथं लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य 
पद को रखना आवश्यक है । तब 'गुणत्व' जाति तथा 'सत्ता' जाति, उस गुण 


जाति की व्याप्य नहीं हैं। इसलिये गुणत्वजाति को लेकर तथा सत्ताजाति को लेकर | 


उन रूपादि गुणों में तथा द्रव्य-गुण-कर्म में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पृथक्त्वनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ४०५ 


यह पृथक्त्व गुण, पूर्वोक्त संख्या, परिमाण की तरह 'पृथिवी' आदि नोद्रब्यों 
में ही रहता है। पूर्वोक्त संख्यागुण जैसे 'एकत्व' और 'अनेकत्व' भेद से दो प्रकार 
का होता है, वैसे ही यह 'पृथक्त्व” गुण भी 'एकपृथक्त्व और 'अनेकपृथक्त्व' भेद 
से दो प्रकार होता है। एक द्रव्यव्यक्ति में समवायसम्बन्ध से रहने वाला जो 
'पृथक्त्व” है--उसे “एकपृथक्त्व' कहते हैं। ओर दो-तीन-चार आदि अनेक द्रव्य, 
व्यक्तियों में समवायसम्बन्ध से रहने वाला जो 'पृथक्त्व' है उसे 'अनेक पृथक्त्व” 
कहते हैं । जैसे--'घटः, पटात्‌ पृथक्‌” अर्थात्‌ “यह घट', पट से पृथक्‌ है । ,इत्या- 
कारक प्रतीति से 'घट' में प्रतीत हुआ जो पटावधिक पृथक्त्व है, वह उस एक घट- 
व्यक्ति में. रहने से 'एकपृथक्त्व' शब्द से कहा जायगा, और 'घटो पटात्‌ पृथक्‌ -- 
अर्थात्‌ ये “दो घट”, पट से पृथक्‌ हैं--इस प्रकार की प्रतीति से (दो घटों' में प्रतीत 
हुआ जो पटावधिक-पृथक्तव है, वह दो घटव्यक्तियों में रहने से 'द्विपृथक्त्व' शब्द से 
कहा जायगा । इसी प्रकार तीन द्रव्य-व्यक्तियों' में स्थित पृथक्त्व 'त्रिपृथक्त्व', 
और “चार-पाँच आदि द्रव्यव्यक्तियों' में रहने वाले 'पृथक्त्व' को चतुःप्रथक्त्व, पच्च- 
पृथक्त्व आदि शब्दों से कहा जायगा । 
जैसे एकत्वसंख्या "नित्य और अनित्थ' भेद से दो प्रकार की होती है, उसी 
तरह यह “एकपृथक्त्व' . भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। 
परमाणु, आकाश, ' काल, दिक्‌ आत्मा और मन--इन मित्य द्रव्यों में तो 
'एकपृथक्त्व' नित्य रहता है । और दृघणुक से लेकर घटादिपर्यन्त सभी अनित्य 
द्रव्यों में वह 'एकपृथक्स्व' अनित्य होता है। जैसे 'अनित्य एकत्व संख्या” आश्रय- 
भूत द्रव्य की उत्पत्ति के द्वितीयक्षण में उत्पन्न होती है, तथा आश्रय द्रव्य के 
नाश से नष्ट होती है, बैसे ही इस अनित्य 'एकपृथक्त्व' की उत्पत्ति भी आश्रय द्रव्य 
की उत्पत्ति के द्वितीयक्षण में होती है, और आश्रयद्रब्य के नाश से उसका नाश भी 
होता है। उस अनित्य एकपृथक्त्व का वह 'घट'रूप आश्रयद्रव्य 'समवायिकारण' 
कहलाता है। ओर 'घट' रूप आश्रयद्रव्य के 'कपालादि' अवयवों में स्थित 'एक- 
टपक्त्व', उस 'अनित्य एकपृथक्त्व' का असमवायिकारण कहलाता है, और 'अदृष्ट, 
ईश्वर आदि उस अनित्य एकपृथक्त्व के निमित्तकारण कहलाते हैं। “घट' रूप 
आय्य के नाश से ही उस अनित्य एकपृथक्त्व का नाश होता है । 
जैसे अनेकत्व संख्या “द्वित्व, त्रित्व, चतुष्ट' आदिक भेद से अनेक प्रकार की 
ग है, उसी तरह यह 'अनेकपृथक्त्व' भी द्विपृथक्त्व, निपृथत्व, चतुःपृथकत्व' 
न्यूड भेद से अनेक प्रकार का होता है । और जैसे--द्वित्व-त्रित्वादि अनेकत्व संख्या, 
"स्य-अतित्य द्रव्यों में सवंत्र-अनित्य ही होती है, तथा 'अपेक्षाबुद्धि' से जन्य होती 
' एवे अपेक्षाबुद्धि के नाश से अथवा आश्रयद्रव्य के नाश से नष्ट होती है, वैसे 
ही यह 'ट्विपृथक्त्व, त्रिपृषक्स्व' आदि अनेकपृथक्त्व भी 'नित्य-अनित्य द्रव्यों' में सर्वेत 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०६ तकंभाषा [ पृथक्त्वनाश 


अनित्य ही होता है, तथा 'अपेक्षाबुद्धि' से जन्य होता है, भौर अपेक्षाबुद्धि के नाश 
से अथवा आश्रयद्रब्य के नाश से नष्ट होता है । 
नाश की प्रक्रिया-- 

दो घटों के साथ चक्षु का सम्बन्ध होने के अनन्तर 'अयमेकः पृथक्‌, अयमेकः 
पृथक्‌’ इस प्रकार की दो--'एकपृथक्त्वो' को विषय करने वाली 'अपेक्षाबुद्धि', 
प्रथमक्षण में होती है । द्वितीयक्षण में उन दो घटों में पटावधिक 'द्विपृथनत्व' उत्पन्न 


होता है। उस 'द्विपृथक्त्व' के वे दोनों घट तो 'समवायिकारण' होते हैं। और उन | 


प्रत्येक घट में रहने वाला जो 'एकपृथक्त्व' है, वे दोनों 'एकपृथक्त्व', उस 'द्विपृथक्त्व' 
के असमवायिकारण हैं, ओर 'अपेक्षाबुद्धि' निमित्तकारण है। और तृतीयक्षण में उस 
द्विपृथक्त्व का निविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। चतुथंक्षण में 'घटो, पटात्‌ पृथक” इस 
प्रकार से उस 'द्विपृथकत्व' का सविकल्पक प्रत्यक्ष होता है। तथा पूवं उत्पन्न हुए 
उस 'निविकल्पक प्रत्यक्ष' से उस “अपेक्षाबुद्धि का नाश होता है। पज्चमक्षण में 
उस 'द्विपृथक्त्व' का नाश होता है। यही. प्रक्रिया “त्रिपृथक्त्व, चतुःपृथक्त्व' आदि में 
भी समझनी चाहिये । 
. शंका-नवीन नैयायिको का कथन है कि “भेदरूप अन्योउन्याभाव से 'पृथक्त्व' 
गुण भिन्न नहीं है । किन्तु 'अन्योन्याभाव' का ही नामान्तर 'पृथक्त्व” है । 'अयमस्मात्‌ 
पृषक्‌ इत्यादि प्रतीति भी 'अन्योत्याभाव' को ही विषय करती है। वह 'पृथक्त्व' 
नामक ग्रुण को विषय नहीं करती । एवं च उक्त प्रतीति के कारण भी 'पृथक्‍त्व' 
नामक किसी “गुण” की सिद्धि नहीं होती है । 
यदि कोई कहे कि “पृथकत्व को हम गुण तो मानते हैं, किन्तु 'अन्योन्याभाव, 
उससे भिन्न नहीं है। अर्थात्‌ 'पृथक्त्वगुण' का ही नाम “अन्योन्याभाव? है । किन्तु 
` यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि “पृथकत्व' का नाम ही अन्योन्याभाव है'--ऐसा 
यदि कहें तो “रूपं न घटः अर्थात्‌ 'रूप, घट नहीं है'--इस प्रकार की प्रतीतिं नहीं 
होनी चाहिये । क्योंकि “गुण” में गुण नहीं रहता है--यह नियम है । तदनुसार “रूप 
गुण' में “पृथक्त्वगुण' कँसे रह सकेगा? जिस पृथक्त्व, गुण को 'रूपं न घटः’ यह 
अतीति विषय कर सके, तथा उस "रूप में भी वह घटावधिक पृथकत्व नहीं रहता 
है, जो पृथवत्व उस रूप में सामानाधिकरण्य सम्बन्ध से प्रतीत हो सके। परिशेषात्‌ 
बह्‌ प्रतीति उस 'रूप' में उस 'घट' के भेदरूप अन्योत्याभाव को ही विषय करती 
' है। अतः अन्योन्याभाव का 'पृथक्त्वगुण' में अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । 
अपितु उस पृथक्त्वगुण का ही 'अन्योन्याभाव' में अन्तर्भाव हो सकता है । 
ड अ मीर ना FRCS प्रतीति 'अन्योन्याभाव' को विषय करती है! 
पिय करने वाली “घट: पटात पृथक्‌' इत्याकारक प्रतीति 
होती है; वह, अन्योन्याभावविषयक 'घट: पटो न! (रक प्रतीति से विलक्षण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
|| 
1 
} 
1 


संयोगनिरूपण ] अथेनिरूपणस्‌ ४०७ 


ही है। इस विलक्षण प्रतीति के होने से ही 'पृथक्त्वगुण' और 'अन्योन्याभावं!- 
दोनों की भिन्नता सिद्ध हो जाती है । अतः अन्योन्याभाव से पृथक्त्वगुण को भिन्न 
न मानने वाले नवीन न॑यायिकों का मत उचित प्रतीति नहीं हो रहा है । 

( ८ ) संयोगः संयुक्तव्यबहारहेतुगुंणः । स च इृथा्योऽव्याप्यवुत्तिश्च। स च 
त्रिविधः। अन्यतरफर्मंज:, उभयकसंजः, संयोगजदचेति। तत्रान्यतरकमंजो यथा 
क्रियावता श्येनेन सह निष्क्रियस्य स्थाणोः संयोगः। अस्य हि इयेनक्रिया 
असमवायिकारणम्‌ । उभयकमंजो यथा सक्रिययोमंल्लयोः संयोगः। संयोगजो 
यथा कारणाकारणसंयोगात्‌ कार्याकायंसंयोगः। यथा हस्ततरुसंयोगेन 
कायतरुसंयोगः । 

( ८ ) संयोगनिरूपण-- 

संयोगेति । 'यह द्रव्य, इस द्रव्य से संयुक्त है'--इस- व्यवहार का हेतुभूत 
(असाधारण कारण होने वाला ) जो गुण, उसे 'संयोग' शब्द से कहा जाता है । 

स चेति । वह्‌ दविष्ठ ( दो पदार्थों में रहने वाला ) और अब्याप्यवृत्ति (रूपादि के 
समान सम्पूर्णं पदार्थं में व्याप्त न होकर उसके केवल.एक देश में रहने वाला ) होता 
है। स चेति। और वह प्रकारान्तर से तीन प्रकार का होता है--( २ ) अन्यतरकमंज 
( २) उभयकर्मज, और ( ३ ) संयोगजसंयोग । तत्रेति उनमें से 'अन्यतरकर्मेज' 
अर्थात्‌ संयुक्त होने वाले दोनों पदार्थों में से किसी एक के कर्म से उत्पन्न हुए संयोग का 
उदाहरण--यथेति । जैसे, 'क्रियावान्‌' अर्थात्‌ उड़कर आये हुए श्येनपक्षी (बाज ) के 
सथा निष्क्रिय ( क्रियारहित ) स्थाणु ( वृक्ष के हूंठ ) का संयोग । अस्येति । इस 
स्थाणु तथा श्वेनपक्षी के संयोग का 'समवायिकारण' तो वे दोनों ही हैं, किन्तु इस 
का असमवायिकारण' श्येनपक्षी की क्रिया है । : 

उभयकर्मज इति । “उभयकमंज' संयोग का उदाहरण- जैसे, सक्रिय दो मल्लों 
( पहुल्वानों ) का संयोग ( दोनों पहलवानों का इधर-उधर से आकर भिड जाना ) 
होता है। इसलिये उनका संयोग दोनों की क्रिया के कारण होने से उसे 'उभयकमंज' 


र इति । संयोगजसंयोग का उदाहरण--जैसे 'शरीर के कारणभूत 
न हाय, पर आदि और उस शरीर के अकारणभूत 'वृक्ष' के संयोग से 'हाथ' 
वृक्ष न 'शरीर' और अकार्यभूत वृक्ष दोनों का 'संयोग'। जैसे-हाथ ओर 
संयोग? संयोग होने से 'शरीर' का 'वृक्ष' के साथ जो संयोग होता है, उसे संयोगज- 
कहा जाता हे । 
नर माधुरी 
"पकार के दिये हुए 'संयोगलक्षण' का अभिप्राय उसके जाति घटित लक्षण से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४०८ तकंभाषा [ संयोगभेद 


ही है । जातिघटित लक्षण इस प्रकार होगा-- संयुक्तव्यवहारविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्य- 
जातिमान्‌ संयोगः' । अर्थात्‌ संयुक्तव्यवहार के विषय में रहने वाली तथा 'गुणत्व- 
जाति? की व्याप्य जो जाति, उस जाति से विशिष्ट हुए 'गुण' कों 'संयोग” शब्द से 
कहा जाता है । तथाहि--'यह द्रव्य इस द्रव्य से संयुक्त है इस प्रकार का जो संयोग 


विषयक प्रत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार है, उस व्यवहार का विषय जो “संयोग” है, उस | 


संयोग में रहने वाली तथा 'गुणत्वजाति' की व्याप्य जो 'संयोगत्वजाति', वह 'संयोगत्व 
जाति, सवंसंयोग में रहती है । अतः लक्षण का समन्वय हो जाता है । 

लक्षण में 'सयुक्तव्यवहारविषयवृत्ति' पद का निवेश करने से पूर्वोक्त 'परिमाण, 
पृथकत्व” के लक्षण के समान ही इस 'संयोग' के लक्षण में भी 'गुणत्वजाति' के 


ब्याप्य 'रूपत्वादि' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं । 
होगी । और 'गुणत्वव्याप्य' पद के निवेश करने से 'संयोगवृत्ति गुणत्वजाति' को | 


लेकर तथा 'सत्ताजाति' को लेकर “रूपादिगुणों' में तथा द्रव्य, गुण, कर्म में लक्षण 
की अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । 


इस प्रकार उक्त लक्षणलक्षित 'संयोगगुण', पूर्वोक्त संख्या, परिमाण, पृथक्त्व की | 


तरह 'पृथिवी' आदि नौ द्रव्यो में ही रहता है। और वह ( संयोग गुण ) सर्वत्र 


अनित्य ही होता है । कोई भी “संयोग” नित्य नहीं होता है। वह 'संयोगगुण', कहीं | 
तो 'आश्रयद्रव्य' के नाश से नष्ट होता है, और कहीं 'स्वसमानाधिकारण विभाग | 
से नष्ट होता हे । जेसे- पक्षी और वृक्ष का संयोग, उस पक्षी-वृक्षरूप आश्यद्रव्य ' 


के नाश से भी नष्ट होता है, और उस पक्षी-ृक्ष के विद्यमान रहते हुए भी जब 
उस पक्षी में क्रिया होगी, तभी उस वृक्ष के साथ उसका विभाग हो जायगा, तब 
उस विभाग के होने से भी उस पक्षी-ृक्ष के संयोग का नाश हो जाता है । 

यह “संयोगगुण' ( १ ) कर्मजसंयोग और ( २) संयोगज-संयोग के भेद से दो 


प्रकार का होता है। तत्रापि प्रथम 'कर्मजमंयोग' भी ( १ ) अन्यतरकर्मजसंयोग, | 
: (२ ) उभयकमंजसंयोग के भेद से दो प्रकार का होता है। इसलिये 'संयोगगुण' | 
( १) अन्यतरकमंजसंयोग, (२) उभयकर्मजसंयोग और ( ३ ) संयोगजसंयोग के | 


भेद से तीन प्रकार का होता है। 


अश्यतरकमंजसंयोग--अन्यतरकमंजसंयोग उसे कहते हैं--जो संयोग एक द्रब्य | 


की क्रिया से जन्य होता है। जैसे पव॑त के साथ जो श्येनपक्षी का संयोग है, बह 
संयोग 'अन्यतरकर्मजसंयोग' शब्द से कहा जाता है। क्योंकि वह संयोग केवल 
उस श्येनपक्षी की क्रिया से ही जन्य है। 'पर्वत' की क्रिया से वह जन्य नहीं है! 
यहाँ पर पर्वत और पक्षी के संयोग का समवायिकारण वे दोनों ( पर्वत और पक्षी) 
ही होते हैं। ओर 'श्येनपक्षी की क्रियाः उस संयोग की 'असमवायिकारण' होत 
है। और अदृष्ट, ईश्वर आदि उस संयोग के निमित्तकारण होते हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संयोगभेद ] अर्थनिरूपणस्‌ ४०९, 


इसी प्रकार 'विभु आत्मा' के साथ जो 'मन? का संयोग होता हैं, बह संयोग' 
भी उस 'मन'की क्रियासे ही जन्य होता है। इसलिये उसे 'अन्यतरकर्मजसंयोग' 
कहते हैं । इसी प्रकार 'आकाशादिक' विभुद्रव्यों के साथ जो घटादिक मूतंद्रव्यों का 
जो संयोग होता है, वह भी उन 'घटादि' मुतँद्रव्यों की क्रिया से जन्य होता है। 
इसलिये उसे भी 'अन्यतरकमंजसंयोग' कहते हैँ । , , 

उभयकर्मजसंयोग--जो संयोग दो द्रव्यों की क्रिया से जन्य होता है, उसे 
“उभयकर्मजसंयोग' कहते हैं । जैसे -दो मल्लों का जो परस्पर 'संयोग' होता है, वह 
उन दोनों मल्लों की क्रिया से जन्य होता है। तथा दो मेषों ( भेडों ) का जो 
परस्पर संयोग होता है, वह भी उन दोनों मेषों की क्रिया ये ही जन्य है । इसलिये 
दोनों मल्लों का “संयोग” तथा दोनों मेषों का 'संयोग' उभयकर्मजसंयोग है। दोनों 
मल्ल तथा दोनों मेष उस संयोग के 'समवायिकारण' हैं, और दोनों मल्लों में तथा 
दोनों मेषों में जो 'क्रिया' है, वह 'क्रिया' उस संयोग का 'असमवायिकारण' है । और 
अहृष्ट, ईश्वर आदि उस संयोग के निमित्तकारण हैं । 

संयोगजसंयोग--कारण और अकारण दोनों के संयोग से 'काय' और 'अकायं' 
दोनों का जो 'संयोग' होता है, उस 'संयोग' को 'संयोगजसंयोग' कहा गया है । 
अर्थात्‌ 'कर्माऽजन्यसंयोगः संयोगजसंयोगः' यानी जो 'संयोग', क्रिया ( कर्म ) से जन्य 
नहीं है, उस संयोग को 'संयोगज-संयोग कहते हैं । जैसे-जब हस्त की क्रिया से उसका 
.(हस्त का ) वृक्ष के साथ संयोग होता है, तब “यह शरीर वृक्ष-संयुक्त है--इस 
प्रकार से उस शरीर में भी 'वृक्ष' के संयोग का व्यवहार किया जाता है । इसलिये 
'हस्त-वृक्ष' के संयोग के अनन्तर 'शरीरवृक्ष' के संयोग को अवश्य मानना होगा । 
यहाँ पर उस वक्ष में तथा शरीर में तो क्रिया नहीं है। इस कारण यह 'शरीर- 
वृक्षसंयोग' उसकी क्रिया से जन्य नहीं है । परिशेषात्‌ उस 'हस्त-वृक्ष के संयोग से 
ही उसे जन्य कहना होगा । 


यद्यपि उस 'शरीररूप अवयवी' के 'एक हस्तरूप अवयव में क्रिया है, तथापि 
“एक अवयव? की क्रिया से 'अवयवी' में क्रिया नहीं समझी जाती, किन्तु समस्त 
अवयवों की क्रिया से ही उस अवयवी में क्रिया का होना माना जाता है इसलिये 
'हस्त' रूप 'कारण' के तथा “वृक्ष! रूप अकारण के संयोग से 'शरीररूप का का 
तथा 'वृक्षरूप' अकार्य का जो संयोग होता है, उस संयोग को 'संयोगज-संयोग” कहते 
हैं। शरीर-वृक्ष के इस संयोग का वे दोनों (शरीस्वृक्ष ) ही 'समवायिकारण' हैं, 
ओर 'हस्त-वृक्ष' का जो संयोग है, वह 'असमवायिकारण' है, और अदृष्ट, ईश्वरादिक 
'निमित्तकारण' हैं। 

शंका--वृक्ष में 'अकारणता' का रहना संभव नहीं है, क्योंकि 'स्व-निष्ठ गुण- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१० तकंभाषा [ संयोगभेद 


कर्मादिकों' का वह वृक्ष 'कारण' ही है, तथा 'वृक्ष' में 'अकायंता' का होना भी संभव 
नहीं है, क्योंकि वह वृक्ष भी अपने अवयवों का 'कार्य' ही है । 

समा०--यद्यपि आपकी शंका ठीक है, तथापि इस प्रसंग में 'कारण' शब्द से 
उस. 'संयोगज-संयोग' के आश्रयभूत जो 'एकद्रव्यव्यक्ति' है, उसके 'अवयवरूप सम- 
वायिकारण' का ग्रहण करना है । उसी तरह 'अकारण' शब्द से उस 'अवयवरूप 
समवायिकारण' से भिन्न 'द्रव्य' का ग्रहण करना है । 

'कारय' शब्द से भी उस 'अवयवरूप समवायिकारण से जन्यद्रव्य' का ग्रहण 
है, और 'अकायं' शब्द से 'अवयवरूप समवायिकारणजन्य जो द्रव्य, उससे भिन्न 
द्रव्य' का ग्रहण करना है। 

जैसे-हस्त-ृक्ष दोनों के संयोग से जन्य जो शरीर-वृक्ष दोनों का संयोग है, 
उस संयोग के आश्रयभूत वे दोनों ( शरीर-वृक्ष ) ही हैं। ऐसे शरीर-वृक्ष संयोग का 
आश्रयभुत जो 'शरीररूप एकव्यक्ति' है, उस शरीर का समवायिकारण, वह “हस्त- 
रूप अवयव' है । इसलिये उस हस्त को कारण कहा जाता है। उस 'हस्तरूप 
कारण' से वह 'वृक्ष' तो भिन्न ही है। अर्थात्‌ वह वृक्ष उस 'शरीर' का समवायि- 
कारण नहीं है । इसल्यि उस वृक्ष को अकारण कहा जाता है। और शरीर उस हस्त- 
रूप समवायिकारण से जन्य है, इसलिये शरीर को कार्य कहा जाता है और वृक्ष उस 
शरीररूप कायं से भिन्न है, अर्थात्‌ वृक्ष उस हस्तरूप कारण से जन्य नहीं है । इसलिये 
उस वृक्ष को अकां कहा जाता है । ऐसे कारणरूप हस्त के तथा अकारणरूप वृक्ष 
के संयोग से कार्यरूप शरीर तथा अकार्यरूप वृक्ष का संयोग होता है। इसलिये 
शरीर-बुक्ष के संयोग को संयोगज-संयोग कहा जाता है । 

इसी प्रकार हस्त की क्रिया से जो पुस्तक के साथ संयोग होता है, उस हस्त- 
पुस्तकसंयोग को शरीर-पुस्तक का संयोग कहा जाता है । उसी प्रकार कपाल की 
क्रिया से जो वृक्ष के साथ संयोग होता है, उसे घट-वृक्षसंयोग भी कहा जाता है । ये 
सभी संयोग 'संयोगज-संयोग” शब्द से कहे जाते हैं । 

पूर्वोक्त 'कमंजसंयोग” पुनः (१ ) अभिषाताख्यसंयोग और (२ ) नोदनाख्य 
संयोग के भेद से दो प्रकार का होता है। उनमें से 'अभिघाताख्य संयोग का लक्षण 
इस प्रकार होगा--स्पश्वेगोभयववृद्रब्यसंयोगः अभिघाताख्यसंयोग;'- अर्थात्‌ स्पशं 
और वेग इन दो गुणों वाले द्रव्य का जो दुसरे मूतँद्रव्य के साथ संयोग होता है, उसे 
'अभिघाताख्य संयोग कहते हैं । वह अभिघाताख्यसंयोग, उस मुतंद्रव्य की क्रिया का 
असयवायिकारण होता है, तथा उस ुतंदरव्यावच्छिन्न आकाश में उत्पन्न हुए शब्द का 
बह निमित्तकारण होता है । 
जैसे बाँस आदि के वृक्षो को काटने वाला पुरुष अपने हाथ-में कुठार को उठाकर 
वेग से उन वाँस के वृक्षों पर उस कुठार को पटकता है । तब स्पर्श वाले तथा वेग 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बड़े 


मतान्तरखण्डन ] अथंनिरूपणस्‌ ४११ 


वाले उस कुठाररूप द्रव्य का उस बाँसवृक्षरूप मृतंद्रव्य के साथ जो संयोग होता है, उस 
“संयोग? को 'अभिघाताख्य संयोग” शब्द से कहा जाता है । वह अभिघाताख्य संयोग, 
उस बाँस में तो कंपन रूप क्रिया को और वंशा( बाँस )वच्छिन्न आकाश में ध्वनिरूप 
शब्द को उत्पन्न करता है । 

दुसरे 'नोदनाख्यसंयोग' का लक्षण इस प्रकार होगा-स्पर्श-बद्ब्र्यसंयोगः 
नोदनाख्पसंयोगः' । अर्थात्‌ स्पर्शवाले द्रव्य का जो दुसरे मूतंद्रव्य के साथ जो संयोग 
होता है, उस संयोग को “नोदनाज्य संयोग” कहते हैं । वह नोदनाख्य संयोग, 'शब्द' 
का जनक नहीं होता है । किन्तु उस मूतंद्रव्य में क्रियामात्र का ही जनक होता है। 

जैसे--दीघंकालतक जल के सम्बन्ध से अत्यन्त आद्र हुई जो भूमि है, उस पद्धिल 
भूमि में पैर रखने से उस भूभिस्पशं युक्त पेर का उस भूमि से जो संयोग होता है, 
उसे 'नोदनाख्य संयोग” कहा जाता है। वह नोदनाख्यसंयोग, 'शब्द' का कारण 
नहीं होता है, किन्तु उस पद्धिल भूमि में केवल 'क्रियामात्र' का ही हेतु होता है। 

पूर्वोक्त सभी प्रकार का संयोग, एकमूतंद्रव्य का दूसरे मूतंद्रव्य के साथ होता है । 
जैसे--पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन--इन पाँच मूतंद्रव्यों का परस्पर संयोग होता 
है। तथा एक पार्थिव द्रव्य का दूसरे पाथिव द्रव्य के साथ संयोग होता है । उसी 
प्रकार एक जलीय द्रव्य का दुसरे जलीय द्रव्य के साथ, तथा एक तैजस द्रव्य का 
दुसरे तेजस द्रव्य के साथ, तथा एक वायवीय द्रव्य का दुसरे वायवीय द्रव्य के साथ, 
संयोग होता है । तथा आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा--इन चार विभु द्रव्यो के साथ 
भी उन पृथिवी आदि मृतंद्रव्यों का क्रियाजन्य संयोग होता है । 

जैसे--विभु आत्मा के साथ “मन” का संयोग होता है । तथा आकाशादिकों के 
साथ 'घटादिकों” का संयोग होता है । किन्तु एक विभु द्रव्य का दूसरे विभुद्रव्य के 
साथ कभी भी संयोग नहीं होता है। क्योंकि विभु द्रव्यो में क्रिया नहीं हुआ करती । 
इसलिये उन विभु द्रव्यों का कमंजसंयोग भी संभव नहीं है । क्रिया वाले द्रव्य का ही 
कमंजसंयोग होता है । और दुसरी बात यह है कि वे विभु द्रव्य 'निरवयव' होते हैं। 
इसलिये उन विभुद्रव्यो का संयोगज-संयोग भी संभव नहीं है। सावयव द्रव्य का ही 
संयोगजसंयोग' होता है । और उन विभु द्रव्यों के संयोग में कोई प्रमाण भी नहीं है । 

मोसांसकों का मत--किन्तु दो विभुद्रव्यो के संयोग को मानने वाले सीमांसकों का 
“हना है कि जैसे एक मृतंद्रव्य का दुसरे मूतंद्रव्य के साथ तथा विभुद्रव्य के साथ 
संयोग होता है, वैसे ही एक विभु द्रव्य का दुसरे विभुद्रव्य के साथ भी संयोग होता है । 

बिभुदव्यों के संयोग होने में 'अनुमान' प्रमाण को हम उपस्थित करते हैं--आकाश: 

काळादिना संयुज्यते द्रव्यत्वात्‌ शरीरवत्‌'-अर्थात्‌ यह विभु आकाश, 'कालादि' 
विभुदब्यों के साथ संयुक्त होता है, 'दव्य' होने से 'जो-जो द्रव्य होता है, वह-वह 
गछादिकों के संयोग से विशिष्ट ही होता है । जैसे-यह 'शरीर' 'द्रव्य' होने से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१२ तकभाषा [ मतान्तरखण्डन 


'कालादिकों' के संयोग से विशिष्ट ही है। वेसे ही “आकाश” भी--'द्रव्य' होने से 

'कालादिकों' के संयोग से विशिष्ट अवश्य ही होगा । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से 

विभुद्रव्यों का संयोग सिद्ध होता है। वह निष्क्रिय, विभु द्रव्यों में रहने से कमंजन्य 

भी नहीं है। तथा निरवयव विभुद्रव्यों में रहने से वह, संयोगजन्य भी नहीं है। 

` परिशेषात्‌ विभुद्रव्यों के उस 'संयोग” को उन विभुद्रव्यों के समान उत्पत्ति-विनाश से 
रहित अर्थात्‌ नित्य ही मानना चाहिये । 

` मोमांसकों के सत का खण्डन--वंशेषिको के सिद्धान्तानुसार नित्य ओर विभुपदार्थों 
का परस्पर संयोग होता ही नहीं है, क्योंकि 'संयोग सम्बन्ध” तो 'युतसिद्ध' ( पृथक्‌- 
पृथक्‌ ) पदार्थों का ही होता है । 'युतसिद्ध' का अथं है कि 'उन दोनों पदार्थों में 
से दोनों अथवा कोई एक पृथक्‌ गतिमान्‌ हो! । “नित्य” और 'विभु' पदार्थों में से किसी 
में भी पृथग्गंतिमत्त्व नहीं रहता है। इसलिये उनका संयोग होता ही नहीं है। 
अतएव 'आकाश' का 'आत्मा' के साथ अथवा “दो आत्माओं' का परस्पर संयोग नहीं 
होता है। प्रशस्तपादभाष्य में कहा भी है--नास्त्यज-संयोग:” इत्यादि | एवं च | 
वैशेषिक के मत में 'सभी संयोग” जन्य हीते हैं। कोई संयोग 'नित्य' नहीं है। . | 
क्योंकि विभुद्रव्यों का संयोग यदि किसी प्रमाण से सिद्ध रहे तो उसकी “नित्यता' भी 
कही जा सकती है । किन्तु विभुद्रव्यों का संयोग तो किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं 
किया जा सकता । 

मीमांसकों ने जो अनुमान प्रदर्शित किया था, वह तो 'सत्प्रतिपक्ष' दोष से दूषित 
होने से वह प्रमाण कहने योग्य ही नहीं है। जिस 'हेतु' के 'साध्य” के अभाव का 
साधक जब दुसरा हेतु होता है, तब वह हेतु 'सत्प्रतिपक्षित' अर्थात्‌ सत्प्रतिपक्षता 
दोष-विशिष्ट कहलाता है । मीमांसक के द्वारा दिये गये 'द्रव्यत्व' रूप हेतु के "बिरू 
संयोग” रूप साध्य के अभाव का साधक दुसरा हेतु इस प्रकार दिया जा सकता हैर 
आकाश: कालादिना न संयुज्यते निष्क्रियत्वे सति निरवयवत्वात्‌ रूपादिवत्‌' 
यह आकाश, 'कालादिकों' से संयुक्त नहीं है, क्योंकि वह क्रियारहित होता हुआ 
निरवयव है । जो-जो पदार्थ 'क्रिया' से रहित होता हुआ 'निरवयव' रहता है, वह पदार्थ 
'काल' आदि के साथ संयुक्त भी नहीं होता है। जैसे--'ख्पादिक? गुण, क्रियारहित 
होते हुए निरवयव है । इस कारण वे 'छ्पादिगुण', कालादिको से संयुक्त भी नहीं हैं ! 
उसी तरह 'आकाश' भी क्रियारहित होने से निरवयव है । इसलिये वह 'आकाश' भी 
उन कालादिकों से संयुक्त नहीं है । एवं च मीमांसको के द्वारा प्रयुक्त किये गये अनुमान 
आ से तो विभु 'आकाशद्रव्य' में 'कालादिक' विभु द्रब्यो के संयोग का अभाव 
ग होता है। अत: पूर्वोक्त 'दव्यत्व' हेतु, सत्प्रतिपक्ष-दोष से दूषित हो जाने 
दृष्ट है । उस दुष्ट हेतु से 'विभुदब्यों' के संयोग की सिद्धि नहीं हो सकती । | 
और दुसरा दोष यह भी होगा कि जिस 'द्रव्यत्व” हेतु से मीमांसक 'विभुदव्यौ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विभागनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ४१३ 


क्के 'संयोग' की सिद्धि कर रहे हैं, उसी 'द्रव्यत्व” हेतु से 'विभुद्रव्यो' के “विभाग! 
की भी सिद्धि हो रही है। तथाहि--आकाशः कालादिना विभक्तः द्रव्यत्वात्‌ 
शरीरवत्‌ --“-अर्थात्‌ यह विभु आकाश, 'कालादिक विभुद्रव्यो' से विभक्त है, क्‍योंकि 
बह द्रव्यरूप' है । जो-जो द्रव्य होता है, वह 'कालादिक' विभुद्रव्यो से विभक्त ही 
रहता है। जैसे--'शरीर' -प्रव्यरूप होने से उन 'कालादिकों' से विभक्त ही रहता 
है। वैसे ही आकाश' भी द्रव्यरूप होने से उन 'कालादिको' से विभक्त ही होगा । 
इस प्रकार के अनुमान प्रमाण से उन विभुद्रव्यों के विभाग की भी सिद्धि हो 
सकती है । विभुद्रव्यों का यह विभाग, उन “निष्क्रिय विभुद्रव्यो' में स्थित रहने 
से उसको 'कर्मजविभाग” भी नहीं कह सकते । तथा 'निरवयव विभुद्रव्यों' में स्थित 
रहने से उसको 'विभागजविभाग' भी नहीं कह सकते । परिशेषात्‌ 'विभुद्रव्यो' के 
संयोग के समान 'विभुद्रव्यों' के विभाग को भी “नित्य” ही कहना होगा । किन्तु 
ऐसा कहना “अत्यन्तविरुद्ध/ होगा । क्योंकि एक ही वस्तु को एक ही काल्‍;में उसी 
वस्तु से 'संयुक्त' और उसी वस्तु से 'विभक्त' कहना कभी संभव नहीं हो सकता । अतः 
“द्रव्यत्व' हेतु, विभुद्रव्यो के 'संयोग” का साधक नहीं है । 0 

निष्कर्ष यह है कि वंशेषिकदर्शन “नित्यसंयोग' नहीं मानता है । अर्थात्‌ नित्य 
एवं विभुद्रव्यों का परस्पर संयोग नहीं होता है । इस मत के अनुसार सभी संयोग 
'जन्य' हैं। किन्तु न्यायदर्शन के अनुसार 'संयोग” नित्य ( अजन्य ) और अनित्य 
(जन्य) दो प्रकार का होता है। और जन्य संयोग के 'अन्यतरकर्मज, उभयकमंज 
और संयोगज'- थे तीन भेद होते हैं । 

संयोग” का नाश--दो कारणों से होता है--( १) आश्रय के नाश से और 
( २ ) विभाग होने से । 'संयोग” का विरोधी गुण 'विभाग' होता है । 

( ९ ) विभागोऽपि विभक्तप्रत्ययहेतुः । संयोगपुर्वको इचा्यः। स च 
त्रिविधोः$न्यतरकमंजः, उभयकमंजो विभागजदचेति । तत्र प्रथमो यथा श्येन- 
क्रियया शेलब्येनयोविभाग: । हितोयो यथा मल्लयोविभागः। तृतीयो यथा हस्तः 
तरुविभागात्‌ कायतरुविभाग: । 

हित्वे च पाकजोपत्तो विभागे च विभागजें। 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त वे वैशेषिकं विदुः ॥ 
(९ ) विभागनिरूपण-- [अ विदु 

विभाग इति। विभक्त प्रतीति ( ये विभक्त हैँ-इस प्रकार की प्रतीति) का 
र i गुण, “विभाग” शब्द से कहा जाता है । वह संयोगपूर्वक और द्रभाश्रय यानी 
दो में आश्रित रहने वाला होता है। स चेति ॥ और वह तीन प्रकार का होता है-- 
के १) अन्यतरकर्मज, (२) उभयकमंज, ( ३ ) विभागजविभाग । तत्रेति । उनमें 

अथम का ( अस्यतरकमंज विभाग का ) उदाहरण; यथेति। जैसे--श्येनपक्षी' की 


\ 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१४ तकंभाषा [ विभागभेद 


) 


उड्डयन ( उड़ जाने की ) किया से 'श्येन' और 'पर्वेत' का विभाग । द्वितीय इति। 
दुसरे का ( उभयकमंजविभाग का ) उदाहरण; जैसे--दो मल्लों ( पहलवानों ) का 
विभाग । तृतीय इति। तीसरे का ( विभागजविभाग का ) उदाहरण; जैसे --हाथ 
और वृक्ष के विभाग से शरीर और वृक्ष का विभाग । 

यह प्रसिद्ध कहावत ( उक्ति ) है--द्वित्वे इति । 'द्वित्व संख्या, 'पाकजगुण की 
उत्पत्ति, तथा 'विभागजविभाग'--इन तीनों के विषय में जिसकी बुद्धि स्खलित नहीं 
होती, उस व्यक्ति को वेशेषिक शास्त्र का ज्ञाता समझा जाता है! 

माधुरी 

'विभागगुण' स्वयं एक होकर दो द्रव्यो में साथ-साथ रहता है । यह “विभागगुण' 
संयोगपूर्वक होता है । अर्थात्‌ संयोग के बाद ही होता है । ग्रन्थकार ने 'विभाग' का 
स्वरूपपरिचय मात्र करा दिया है । उसका लक्षण यह होगा---/विभक्तव्यवहारविषय- 
वृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ विभाग:!--अर्थात्‌ 'इस द्रव्य से यह द्रव्य विभक्त है--इस 
प्रकार का जो विभाग-विषयक प्रत्यक्षज्ञानरूप व्यवहार का विषय होता है, वह 'विभाग 
गुण' है । उस विभाग में रहने वाली तथा गुणत्वजाति की व्याप्य जो 'विभागत्व' 
जाति है, वह विभागत्वजाति, समस्त विभागों रहती है । 

“विभक्तव्यवहारविषयवृत्ति' पद के रहने से “गुणत्वजाति' के व्याप्य 'रूपत्वादि' 
जातियों को लेकर 'रूपादिगुणों' में अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि रूपत्वादि 
जातियाँ, विभक्तव्यवहार के विषयभूत “विभाग' में वृत्ति नहीं हैं । किन्तु 'गुणत्वव्याप्य' 
पद के रहने से 'विभागवृत्ति गुणत्वजाति' को लेकर तथा 'सत्ताजाति” को लेकर रूपादि 
समस्तगुणों में तथा 'द्रव्य-गुण-कम” में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि 
“गुणत्वजाति' तथा 'सत्ताजाति', उस गुणत्वजाति की व्याप्य नहीं है । 
विभाग का अधिकरण और उसकी अनित्यता-- 

पूर्वोक्त 'संयोग' के समान यह 'विभागगुण' भी नौ द्रव्यों में ही रहता है। और 
बह 'विभागगुण' सवंत्र अनित्य ही होता है। कोई भी 'विभाग' नित्य नहीं होता है। 
उस 'विभाग' का नाश, कहीं तो 'आश्रयद्रव्य' के नाश से होता है और कहीं 'स्वाश्रग- 
द्रव्य के उत्तरदेश-संयोग' से होता है। जेसे--वृक्ष से संयुक्त हुए पक्षी की क्रिया से 
उत्पन्न हुआ जो 'पक्षी-वृक्ष' का विभाग है, वह ( विभाग ) उस आश्रयभूत 'पक्षी-वृक्ष ” 
रूप द्रव्य के नाश से नष्ट होता है। और कहीं 'पक्षी-वृक्षरूप आश्रयद्रव्य' के विद्यमान 
रहने पर भी जब उस पक्षी का भूमि आदि उत्तरदेश के साथ संयोग होता है, तब 


उस “उत्तरदेशसंयोग” से भी उस 'पक्षी-वृक्ष' के विभाग का नाश होता है. 
विभाग के मेद-- 


पुर्वोक्त संयोगगुण के समान यह विभाग गुण भी (१ ) कर्मजविभाग, (२ ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विभागभेद ] अथंनिरूपणस्‌ ४१५ 


विभागजविभाग, के'भेंद से दो प्रकार का होता, है । उनमें से जहाँ 'क्रिया' ( कमं ) 
से विभाग उत्पन्न होता है, उस विभाग को 'कमंजविभाग' कहते हैं। और जहाँ एक 
विभाग से दुसरा विभाग उत्पन्न होता है, उस विभाग को 'विभागजविभाग' कहते हैं । 
उनमें से प्रथम 'कमंजविभाग' भी, ( १ ) अन्यतरकमंजविभाग और ( २ ) उभय- 
कमंजविभाग के भेद से दो प्रकार का होता है । 
अन्पतरकसंज विभाग--कमंजविभाग के प्रथम प्रकार 'अन्यतरकमंजविभाग' का 
स्वरूप यह है कि--जो विभाग एकद्रव्य की क्रिया से जन्य हो, उसे अन्यतर कमंज- 
विभाग कहते हैं । जैसे--निष्क्रिय ( स्थिर-अचल ) पवंत पर स्थित पक्षी की क्रिया 
से उसका ( पक्षी का ) उस पर्वत से जो विभाग होता है, वह ( विभाग ) केवल पक्षी 
की क्रिया से उत्पन्न होने के कारण उसे अन्यतरकमंजविभाग कहा जाता है। इस 
विभाग के समवायिकारण, 'पक्षी और पर्वत” दोनों होते हैं। और उस पक्षी की "क्रिया, 
असमवायिकारण होती है। तथा “अद्ृष्ट, ईश्चर' आदि निमित्तकारण होते हैं । इसी 
प्रकार 'मन' की क्रिया से होने वाला जो मन का आत्मा से विभाग है, तथा घटादि 
मृतंद्रव्यो की क्रिया से उन घटादिकों का आकाशादि विभुद्रव्यों से होने वाला 
जो विभाग है, वह भी 'अन्यतरकमंजविभाग' है । 
उभयकसंज विभाग--जो विभाग दोनों द्रव्यों की क्रिया से उत्पन्न होता है, उसे 
उभयकमंजविभाग कहते हैं। जैसे--परस्परसंयुक्त दोनों मल्लों कि क्रिया से उनका 
जो परस्पर विभाग होता है, तथा परस्परसंयुक्त दोनों मेषों की क्रिया से जो उनका 
परस्पर विभाग होता है, उसे उभयकमंज विभाग कहा जाता है। उक्त उदाहरण में 
उस विभाग के “दोनों मल्ल तथा दोनों मेष” तो समवायिकारण हैं, और दोनों मल्लों 
तथा दोनों मेंषों की क्रिया उस विभाग की असमनायिकारण है, और 'अहष्ट, ईश्वर' 
आदि निमित्तकारण हैं । 
विभागज विभाग और उसके भेद--यह 'विभागजविभाग' भी दो प्रकार का होता 
है। (१) कारणमात्रविभाग जन्यविभाग और (२) कारणाऽक्ारणविभागजन्यविभाग । 
कारणसात्र विभागजन्यविभाग वह है, जो ( विभाग ) कारणमात्र के विभाग 
४ से उत्पन्न होता है। उसी को कारणमात्रविभागजन्यविभाग कहते हैं। जैसे-- 
परस्पर संयुक्त दो कपालों में से जब एक कपाल में क्रिया ( कम ) उत्पन्न होती है, 
उसके बाद उस कपाल की क्रिया से उन दोनों कपालों का विभाग होता है, उसके 
नाद उस विभाग से घट के आरम्भक उन दोनों कपालो के संयोग का नाश होता 
हान वाद उस कपालसंयोगरूप असमवायिकारण के नाश से उस घट का नाश 
परदेश 7 hee उन दो कपालों का विभाग, उस क्रियायुक्त कपाल का आकाशादि- 
वदे के संयोग भाग कर देता है, उसके बाद उस कपालःपूर्वदेश के विभाग से उस कपालः 
संयोग का नाश होता है, तदनन्तर उस कपाल का उस क्रिया से उत्तरदेश के 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१६ तकभाषा [ विभागभेद 


साथ संयोग होता है, तदनन्तर उस कपाल-उत्तरदेशसंयोग से कपाल की क्रिया 
( कमं ) का नाश होता है। उस घट के समवायिकारण जो 'दो कपाल' हैं, उन दोनों 
कपालों में एक कपाल की क्रिया से जो उन दोनों कपालों का विभाग हुआ है, वह 
उस घट के कारणरूप दोनों कपालमात्र में रहने से उसको 'कारणमात्रविभाग' शब्द 
से कहा जाता है । इस कारणमात्रविभाग से ही उस क्रियावाले कपाल का आकाशादि 
पूर्वेदेश से विभाग होता है। उस कारण उस कपाल-पूर्वदेश के विभाग को कारण- 
मात्रजन्य विभाग कहते हैं। 'कपाल-पूर्वदेश' के विभाग के समवायिकारण, “कपाल 
तथा आकाशादिपूर्वेदेश' दोनों होते हैं, और कपाल की क्रिया से जन्य जो “दो कपालों 
का विभाग! है, वह उक्त विभाग का असमवायिकारण है। और 'अहष्ट, ईश्वर 
आदि निमित्तकारण होते हैं । 

कारणाऽकारणविभागजन्य विभाग अर्थात्‌ कारण और अकारण दोनों के विभाग से 
जन्य जो-कार्य 'अकायं’ दोनों का विभाग होता है, उसे 'कारण-अकारणविभागजन्य 


विभाग” कहते हैं । जैसे--वृक्ष से संयुक्त हुए हस्त की क्रिया से जब हस्त का वृक्ष से 


बिभाग होता है, तभी शरीर में भी उस वृक्ष के विभाग का व्यवहार किया जाता है। 
अर्थात्‌ 'यह शरीर, वृक्ष से विभक्त है--इस प्रकार का प्रत्यक्ष होता है । इसलिये 'हस्त- 
वृक्ष' के विभाग के वाद 'शरीर-वृक्ष' का विभाग अवश्य स्वीकार करना होगा । इस 
शरीर-वृक्ष के विभाग में “हस्त की क्रिया” तो 'असमवायिकारण' हो नहीं सकती, 
क्योंकि विभाग के आश्रयरूप 'शरीर-वृक्ष' में हस्त की क्रिया तो रहती नहीं । विभाग 
के समवायिकारणरूप आश्रय में समवायसम्बन्ध से रहने वाली क्रिया ही उस विभाग 
की असमवायिकारण होती है, ओर समस्त अवयवों की क्रिया के बिना अवयविद्रव्य 
में क्रिया होती नहीं । इसलिये उस हस्तमात्र में क्रिया के होने पर भी उस अवयवी- 
रूप शरीर में क्रिया का होना नहीं माना जाता । जिस कारण उस क्रिया को 'शरीर 
वृक्ष के विभाग का असमवायिकारण कहा जा सके । और असमवायिकारण के बिता 
भावकाय की उत्पत्ति नहीं हुआ करती । इसलिये उस 'शरीर-वृक्ष' के विभाग की 
उत्पत्ति में कोई असमवायिकारण तो अवश्य मानना ही चाहिये । परिशेषात्‌ 'हस्त- 
वृक्ष का विभाग ही उस 'शरीर-वृक्ष' के विभाग का असमवायिकारण सिद्ध होता है । 
एतच 'हस्तरूप' कारण के तथा 'वृक्षरूप' अकारण के विभाग ने ही “शरीरख्प' 
काय का तथा (वृक्षरूप' अकाय का विभाग पैदा किया है। इसलिये 'हस्त-वुक्ष' के 
विभागजन्य उस 'शरीरवृक्ष' के विभाग को विद्वानों ने 'कारण-अकारण' विभाग 
जन्य 'का्य-अकार्य विभाग” कहा है। इस प्रकार 'अन्यतरकमजविभाग', 'उभयकर्मज- 
विभाग' और 'विभागजविभाग' का निरूपण किया गया है। 

दो विभुद्रव्यों के विभाग का खण्डन--- 


यह नियम है कि जिन द्रव्यो का परस्पर संयोग होता है, उन द्रव्यों का ही परस्पर 


CCO.Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विप्रतिपत्तिनिरास ]. रे अर्थनिरूपणम्‌ ४१७ 


विभाग होता है । और जिन द्रव्यों का परस्पर संयोग नहीं होता है, उन द्रव्यौंका 
परस्पर विभाग भी नहीं होता । इस कारण आकाशादिक' विभुद्रव्यों का पूर्वोक्त 
रीति से जैसे परस्पर संयोग नहीं होता है, वैसे ही उन आकाशादिक विभुद्रव्यों का 
परस्पर विभाग भी नहीं होता । तथापि आकाश, काल से विभक्त है, तथा 'काल, 
दिशा से विभक्त है” इस प्रकार की जो विभुद्रव्यो में 'परस्पर विभक्त' प्रतीति होती है, 
वह, उन विभुद्रव्यों के 'विभाग' को विषय नहीं करती, अपितु वह विभक्त प्रतीति, उन 
विभुद्रव्यो के संयोग के अभाव” को ही विषय करती है । अतः 'सिहो देवदत्तः' इस 


गौण प्रतीति के समान उस गौण-प्रतीति से उन विभुद्रव्यो के विभाग की सिद्धि नहीं 


होती है । 

शंका--कुछ ग्रन्थकारों का कहना है कि “एक ही विभक्त प्रतीति' को विभुद्रव्यों में 
संयोगाभाव विषयक” मानना, और मूतंद्रव्यों में 'विभागविषयक' मानना, यह उचित 
नहीं है। अतः सवंत्र ही उस 'विभक्त प्रतीति' को संयोगाभावरूप ही मान लिया 
जाय । इसलिये 'संयोगाभाव? का ही नामान्तर 'विभाग' है। 'संयोगाभाव' से भिन्न 
'विभाग' नाम का कोई गुण नहीं है । 

समा०--संयोगाभाव को ही “विभाग” बताना उचित नहीं है । क्योंकि संयोगाभाव 
को ही 'विभाग' कहने वालों से यह पूछा जाय कि 'संयोग के अत्यन्ताभाव” का 
नाम विभाग है, या 'संयोग के प्रध्वंसाभावरूप नाश” का नाम विभाग है? यदि 
प्रथम पक्ष को स्वीकार करते हैं तो रूप-रसादिक गुणों में भी संयोग का अत्यन्ता- 
भाव विद्यमान है, तब 'रूपं रसेन विभक्तम्‌'--रूप, “रस' से विभक्त है, इस. प्रकार की 
विभक्त प्रतीति होनी चाहिये । किन्तु “रूपादिक गुणों' में वैसी प्रतीति नहीं होती है । 
इसलिये संयोग के अत्यन्ताभाव को “विभाग' शब्द से नहीं कह सकते । 

यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करते हैं तो यद्यपि उक्त दोष प्राप्त नहीं होता है, 
क्योंकि 'ध्वंसरूप' नाश, अपने प्रतियोगी के अधिकरण में ही रहता है । उन रूपादिक 
गुणों में वह 'संयोगरूप' प्रतियोगी नहीं रहता है। इसल्यि उन रूपादिक गुणों में 
संयोग' का प्रध्वंसाभावरूप नाश भी नहीं रहता, जिस नाश को वह 'विभक्त प्रतीति' 
विषय कर सके । अन्यथा जहाँ घटरूप आश्रयद्रव्य के नाश से उस घटाश्रित संयोग का 
नाश हुआ है, वहाँ भी उस संयोग के नाश को लेकर 'घटो विभक्तः इस प्रकार की 
भतीति होनी चाहिये, किन्तु वहाँ ऐसी विभक्त प्रतीति होती नहीं है । तथा जहाँ 'घट- 
पट दोनों के संयोग का नाश होकर पुनः उस “घट-पट' का संयोग हुआ है, वहां भी 
चेटः पटेन विभक्त? इस प्रकार की विभक्त प्रतीति होनी चाहिये । क्योंकि पुनः 
संयोगकाल में उस पुवसंयोग का नाश अनंत होने से उस “घट” में वह विद्यमान 
है ही। और तुम्हारे कथनानुसार “पुनः संयोग? होने के पूर्व वह-'संयोग नाश' ही उस 
विभक्त प्रतीति का विषय था। वही धूवं संयोग” का नाश “पुनः संयोग’ काल में भी 


ca VERishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१८ तकञ्जाषा [ परत्वापरत्वनिरूपण 


विद्यमान है ही, तथापि उस 'पुनः संयोग? काल में वह विभक्त प्रतीति किसी को भी 
नहीं होती है । इसलिये संयोग के नाश” में भी विभागरूपता का संभव नहीं है। 
अंतः 'विभाग' को संयोगाभाव से भिन्न ही मानना चाहिये । 

दूसरी बात यह भी है कि 'संयोगाभाव' का नाम विभाग है, अथवा 'विभागा- 
भाव? का नाम संयोग है? इन दोनों में से किसी भी एक अर्थं की साधक, कोई युक्ति 
नहीं है। अतः विनिगमना के अभाव में 'संयोग' और 'विभाग' दोनों को भावरूप 
मानना ही उचित है। भतः जैसे--'संयोग' एक भिन्न गुण है, वैसे ही विभाग! भी | 
एक पृथक्‌ गुण है । ज 

( १०-११ ) परत्वापरत्वे परापरव्यवहारासाधारणकारणे । ते. तु हि 
दिक्कृते कालेकृते च । तत्र दिक्कृतयोरत्पत्तिः कथ्यते । एकस्यां दिव्यवस्थितयोः | 
पिण्डयोरिदमस्मात्‌ सक्िक्रष्टमिति घुद्धचानुगृहीतित दिक्‌पिण्डसंयोगेनापरत्व 
सपन्निकृष्टे जन्यते । विप्रकृष्टबुद्धया तु परत्वं विप्रकृष्टे जन्यते। सञ्चिकषस्तु . 
पिण्डस्य द्रष्टः शरीरापेक्षया संयुक्तसंयोगाल्पीयस्त्वम्‌ । तद्भूयस्त्वं विप्रकर्ष इति। | 

कालकृतयोस्तु परत्वापरत्बयोरत्पत्तिः कथ्यते । अनियतदिगवस्थितयोयुंवस्थंः | 
विरपिण्डयोः 'अयमस्मादल्पतरकालसम्बद्धः' इत्यपेक्षाबुद्धयानुगुहीतेन ` कारे 
पिण्डसंयोगेनासमवायिकारणेन यूनि, अपरत्वम्‌ । 'अयमस्माद्‌ बहुतरकाेत | 
सम्बद्ध” इति धिया, स्थविरे परत्वम्‌ । 
( १०-११ ) परत्वापरत्वनिरूपण-- 


परत्बाऽपरत्वे इति। 'पर' और “अपर' व्यवहार के असाधारण कारण क्रमशः | 
“परत्व' और 'अपरत्व' नामक गुण हैं । वे दोनों दो प्रकार के होते हैं (१) दिं | 
और (२ ) कालकृत । तन्नेति । उनमें से दिकूकृत ‘परत्व और अपरत्व' की उत्पत्ति | 
को बता रहे हैं-एकस्याभिति। एक दिशा में रखे हुए दो पिण्डों में यह इसकी | 
अपेक्षा समीप है'-इत्याकारक ज्ञान से सहकृत "दिक्‌ ओर पिण्ड' के संयोग से | 
सन्निकृष्ट पिण्ड' में 'अपरत्व' उत्पन्न होता है । और 'यह इसकी अपेक्षा दुर हैं, | 
इत्याकारक ज्ञान से सहकृत 'दिक्‌ और पिण्ड' के संयोग से 'दूरस्थ ( विप्रकृष्ट ) पिण्ड | 
( बस्तु ) में 'परत्व' उत्पन्न होता है । यह 'परत्व” और 'अपरत्व', दिक्‌ से इ) | 
होने के कारण 'दिकूकृत परत्व-अपरत्व' कहे जाते हैं । 1 

अपरत्व' को बताने वाले 'सञ्चिकर्ष' तथा 'परत्व' को बताने वाले (विकी | 
का अर्थ क्रमशः अल्पतर संयुक्तसंयोग' और 'बहुतर संयुक्तसंयोग' है । ' संगुक्तसंगो क | 
की अल्पता और अधिकता, 'अपरत्व' और 'परत्व' के. आश्रयभूत ब्ब्यों में | 


देखते वाले पुरुषों के शरीर की अपेक्षा से ली जाती है । अर्थात्‌ जो पुरुष जिस नह । 
(वस्तु ) को अपने सन्निकृष्ट ( समीप ) वस्तु ) | 
d 


समझता है, तब उस द्रव्य (व 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


दैशिक परत्वापरत्व ] अर्थनिरूपणम्‌ ४१९ 


उस पुरुष के मध्य में 'संयुक्तसंयोग” अल्प होते हैं, तथा जिस वस्तु को वह अपने से 
विप्रकृष्ट ( दुर ) समझता है, वहाँ उस पुरुष और उस. वस्तु के मध्य में “संयुक्त- 
संयोग” अधिक होते हैं । एवं च अल्प संयुक्तसंयोगवाले द्रव्य ( वस्तु ) में 'दिक्‌कृत 
अपरत्व' और अधिक संयुक्तसंयोग वाले द्रव्य में 'दिकूकृत परत्व' उत्पन्न होता है। 
इसी दिकूकृत परत्व और अपरत्व को 'देशिक परत्व और दैशिक अपरत्व” कहते हैं। 

कालकुतयोस्त्विति । कालकृत 'परत्व' और 'अपरत्व' की उत्पत्ति को बता रहे है-- 
अनियतेति । अनियत दिशा में स्थित युवक तथा वृद्ध पुरुष में 'अयमस्मात्‌ अल्पतर- 
कालसम्बद्धः यह युवक पुरुष, इस वृद्ध पुरुष की अपेक्षा अल्पतरकाल से सम्बद्ध 
है--इस प्रकार की 'अपेक्षाबुद्धि' से अनुगृहीत 'काल' और 'पिण्ड' के संयोगरूप 
'असमवायिकारण' से युवक? में 'अपरत्व' उत्पन्न होता है, और 'अयस्मात्‌ बहुतर- 
कालेन सम्बद्ध? यह वृद्ध पुरुष, उस 'युवक” की अपेक्षा 'अधिकतर काल” से 
सम्बद्ध है--इस प्रकार की 'अपेक्षाबुद्धि' से अनुग्रहीत 'काले' भौर 'पिण्ड' के संयोगरूप 
'असमवायिकारण' से 'वृद्ध' में 'परत्व' उत्पन्न होता है इसी 'कालकृत परत्व-अपरत्व' 
को क्रमशः !कालिक परत्व ' और 'कालिक अपरत्व” कहते हैं। 

माधुरी 

ये 'परत्व' और 'अपरत्व' दोनों गुण, "पृथिवी, जल, तेज, वायु, और मन? 
ईन पाँच मूतंद्रव्यों में ही रहते हैं। ये 'आकाशादि' विश्युद्रव्यों में नहीं रहते । उनमें 
भी 'देशिक परत्व-अपरत्व' तो 'मूतंद्रब्यमात्र' में रहते हैं । अर्थात्‌ 'परमाणु' और “मन' 
खूप नित्य मृतंद्रव्यों में तथा 'दृचणुक से लेकर घटादि पयंन्त' सभी “जन्य मृतंदरव्यो में 
बा दशक ना रहता है । किन्तु 'कालिक परत्व-अपरंत्व' तो केवल 'जन्य ` 
Cp में ही रहता है। 'परमाणु' और 'मन' रूप 'नित्य मूतंद्रव्यों' में वह 'कालिक 
0000. नहीं रहता । किन्तु कुछ ग्रन्थकारों का कहना है कि वह 'कालिक 

स्व-अपरत्व' केवल 'प्राणिमात्र” में ही रहता है। “घटादिकों' में वह 'कालिक परत्व- 

दि नहीं रहता है । ५ 
विभाग' के समान उसको अनित्यता : 
ही व्य et तथा “विभागगुण' उत्पत्ति विनाशशाली होने से संत्र अनित्य 
पु वेसे ही यह 'दैशिक परत्व-अपरत्व गुण” तथा 'कालिक परत्व-अपरत्व 
य धर 0011. होने से सर्वत्र अनित्य ही होता है। किसी भी 'मूत्त द्रव्य 
देशिक 1 अपरत्वगुण' नित्य नहीं होता है। ` 

” परत्वापरत्व की उत्पत्ति-- 

परत्व-अपरत्व गुण! की अनित्यता को बताने के लिये प्रथमतः 'दैशिक परत्व- 
पर्व” की उत्पत्ति का प्रकार बताते हैं-- - 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२०. तकंभाषा [ दैशिक परस्वापरत्व 


जहाँ द्रष्टा पुरुष के अधिकरण की अपेक्षा से .एक ही पूर्व-पश्चिम आदि दिशा 

में पूव-पश्चाद्‌भाव से स्थित जो दो मूतंट्रव्य हैं, उन दोनों के मध्य में जिस मुतंद्रय 
' की अपेक्षा से जिस मूतंद्रव्य में उस! द्रष्टा पुरुष को अपने अधिकरण देश हे | 
विप्रकृष्टत्व बुद्धि होती है, उस विप्रकृष्ट सूतंद्रव्य में तो दैशिकपरत्व की उत्पत्ति | 
होती है। और जिन मृतंद्रव्यों के मध्य में जिस मूतंद्रव्य की अपेक्षा से जिस मूतंद्र् | 
में उस द्रष्टा पुरुष को अपने अधिकरण देश से सन्तिकृष्टत्व बुद्धि होती है, उप्र | 

- सन्निकृष्ट मूतंद्रव्य में देशिक अपरत्व की उत्पत्ति होती है । जेसे--वाराणसी में रहने 
वाले आदमी का अधिकरणदेश 'वाराणसी' है। उस वाराणसी रूप अधिकरण | 
देश की अपेक्षा से एक ही पश्चिम दिशा में पूर्व-पश्चादभाव से स्थित जो 'प्रयाग', | 

(दिल्ली नाम के देश, दो मूतंद्रव्य हे. । उन 'प्रयाग' और 'दिल्ली' दोनों मृतंद्रव्य 

« रूप देशों के मध्य 'दिल्ली' तो, वाराणसी में स्थित पुरुष की दृष्टि से प्रयाग 
की अपेक्षा विप्रकृष्ट ( दूर ) प्रतीत हो रही है । अतः इस विप्रकृत्वबुद्धिरूप अपेक्षा | 
बुद्धि से 'दिल्ली' के विषय में तो 'दैशिक-परत्व' की उत्पत्ति होती है। और दिल्ली , 
की अपेक्षा “प्रयाग” वाराणसी से सन्निकृष्ट प्रतीत होता है । अतः इस प्रकार की | 
सन्निकृष्टत्वबुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि से 'प्रयाग” के विषय में 'दैशिक अपरत्व की उति 
होती है। उस कारण 'दिल्ली' निष्ठ दैशिकपरत्व का समवायिकारण 'दिल्ली' देशस्प | 
'मृतंद्रव्य' है, ओर दिल्लीख्प मूतंद्रव्य के साथ 'दिशा' का जो “संयोग सम्बन्ध है | 
वह उस 'परत्व' का असमवायिकारण है, तथा “विप्रकृष्टत्ववुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि, उप | 
'परत्व' का निमित्तकारण है । | 
उसी प्रकार 'प्रयागनिष्ठ दैशिक-अपरत्व' का 'प्रयागरूप सूतंद्रव्य' तो परम | 

वायिकारण' है, और उस प्रयागरूप मूतंद्रव्य के साथ 'दिशा' का जो 'संयोग सम्बन्ध 
है, वह उस 'दैशिक-अपरत्व' का असमवायिकारण है, तथा 'सब्निक्ृष्टत्व बुद्धिस | 
अपेक्षाबुद्धि' उस 'देशिक-अपरत्व” का निमित्तकारण है । | 
शंका देशिक-परत्व” की उत्पत्ति में निमित्तकारण 'विप्रकृष्टत्व' बुद्धिको | 
तथा देशिक-अपरत्व' की उत्पत्ति में निमित्तकारण 'सन्निकृष्टत्व” बुद्धि को बता | 
गया है, किन्तु यदि द्रष्टा पुरुष को सन्निक्ृष्ट वस्तु में 'विप्रकृष्टत्व' का भ्रम तथा | 
विप्रकृष्ट वस्तु में .'सन्निकृष्टत्व” का भ्रम हो जाय, तो “भ्रमात्मक | 
७ र सन्निकृष्ट वस्तु में 'दैशिक-परत्व' की उत्पत्ति, तथा 'भ्रमात्मक सन्निकृष्टर्ल | 
बुद्धि से उस विप्रकृष्ट वस्तु में 'दैशिक-अपरत्व' की उत्पत्ति होनी चाहिये । 
बसे का 'विपरकृष्टत्व बुद्धि उस दैशिकपरत्व का निमित्तकारण होती है । 
का तिहा ह 2 है पिव म बी 0 | 
ह उ यल जद ज धर 
कारण होती है, बैसे ही उस 'सक्िक्कष्ट्र वस्तु' में रहने वाला | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
+|" री } 


| 


दैशिक परत्वापरत्वस्वरूप ] अर्थनिरूपणम्‌ ४२१ 


धर्म! भी उस 'दैशिक-अपरत्व' का निमित्तकारण होता है । ऐसी स्थिति में वह 
'विप्रकृष्टत्व' धम, उस सन्निकृष्ट वस्तु में नहीं रहता, तथा 'सन्निक्ृष्टत्व' धमं उस 
विप्रकृष्ट वस्तु में नहीं रहता । अतः निमित्तकारण के न रहने से ( अभाव से ) उस 
सन्निकृष्ट वस्तु में 'दैशिक-परत्व' की उत्पत्ति तथा विप्रकृष्ट वस्तु में उस 'दैशिक- 
अपरत्व' की उत्पत्ति नहीं होती है। एवं च विप्रकृष्टत्व तथा सत्निकृष्टत्व को विषय- 
करने वाली 'अपेक्षाबुद्धि', देशिक परत्वापरत्व का निमित्त कारण होती है । 


विप्रकृष्ट तथा सन्निकृष्ट का स्वरूप-- 

'बाराणसी' से 'प्रयाग' की अपेक्षा 'दिल्ली' विप्रकृष्ट है, और 'दिल्‍्ली' की अपेक्षा 
'प्रयाग', वाराणसी से सन्निकृष्ट है इत्याकारक 'अपेक्षाबुद्धि वाला' जो वाराणसी 
स्थ पुरुष है, उसके अधिकरण ( रहने के ) वाराणसी देश से आरम्भ करके जितने 
भी मूतंद्रव्यों के 'संथुक्तसंयोग', दिल्ली में होंगे, उतने मूतंद्रव्यों के 'संयुक्त- 
संयोग' प्रयाग में नहीं होगे । अर्थात्‌ अधिकरणदेशयुक्त प्रथम मूतंद्रव्य-संयुक्त द्वितीय 
ूतंद्रव्य का संयोग, तथा द्वितीय मूतंद्रव्य-संयुक्त तृतीय मूतंद्रव्य का संयोग तथा 
तृतीय मूतंद्रव्य-संयुक्त चतुर्थं मूतंद्रव्य का संयोग--इस रीति से जितने भी 'मृतंद्रव्यों 
के संयुक्तसंयोग'-'दिल्‍्ली' में रहेंगे, उतने प्रयाग में नहीं रहेंगे, किन्तु प्रयागनिष्ठ 
संयुक्तसंयोगो की अपेक्षा 'दिल्ली' में 'संयुक्तसंयोग' अधिक रहेंगे, और दिल्लीनिष्ठ 
संयुक्तसंयोगों की अपेक्षा 'प्रयाग' में संयुक्तसंयोग अल्प रहेंगे। एवं च प्रयागनिष्ठ 
अल्पसंयुक्तसंयोगों की अपेक्षा 'दिल्ली' में जो बहुतरसंयुक्तसंयोगवत्त्व है, वही उस 
दिल्ली में 'विप्रकृष्टत्व' है । और दिल्लीनिष्ठ संयुक्तसंयोगों की अपेक्षा “प्रयाग' में जो 
अल्पतरसंयुक्तसंयोगवत्त्व है, वही उस प्रयाग में 'सन्निक्ृष्टत्व” है । 

शंका--'संयुक्तसंयोग' में *संयुक्त' शब्द से 'दिशा' का ही ग्रहण किया जाता है । 
और अन्यान्य 'द्रव्यों' के साथ जो दिक्‌( संयुक्त )संयोग हैं, वे सब 'संयोग' एक ही हैं, 
अनेक नहीं है, क्योंकि “दिक तो एक ही है, अनेक नहीं है तब उसमें ( संयोग में ) 
अल्पता या अधिकता का प्रश्‍न ही कहाँ रहता है? अतः 'संयुक्तसंयोग की अल्पता या 
अधिकता' के आधार पर विजप्रक्ृष्ट-सब्निकृष्ट का निर्णय कैसे कर सकते हैं? 
हब सतक मृतंद्रव्यो के साथ होने वाला 'दिकू-संयोग' यद्यपि एक ही है, 
ज्ज सी भूत द्रव्य को सन्निकृष्ट या विप्रकृष्ट समझने वाले पुरुष के अधिकरण 

स्थान और उस मूतंद्रव्य के बीच अवस्थित अनेक मृतंद्रव्यो से 'दिक्‌' का जो 


| ल टा है, उसका आश्रय 'मृतंद्रव्य' की तरह 'दिक्‌' भी होती है । अतः 'संयुक्त' 


| । संयोग'तो 


| या 
| प्रकृष्ट का निर्धारण सरलता से किया जा सकता है । 


'दिक्‌' का ग्रहण किया जाता है । उस 'दिक्‌' के एक रहने पर भी उसके 
अनेक हैं। अत: उनकी अल्पता और अधिकता को देखते हुए सन्निक्कष्ट 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२२ तकभाषा [ कालिक परत्वापरत्वस्वरूप 


देशिक परत्व-अपरत्व का लक्षेण-- 

भिक संयोगाऽसमवायिकारणकं परत्वं देशिकपरत्वम्‌' । अर्थात्‌ जिस सूर्तेद्रब्य 
में दैशिक परत्व या अपरत्व उत्पन्न होता है, उस म्रूतंद्रव्य के साथ 'दिक्‌ का जो 
संयोग सम्बन्ध है, वह 'दिक्संयोग' है 'असमवायिकारण' जिसका, ऐसा जो 'परत्व' 
है, उसे 'दैशिकपरत्व' कहते हैं । उसी तरह देशिक अपरत्व का लक्षण--दिक्‌- 
संयोताऽसमवायिकारणकमपरत्वं देशिकाऽपरत्वम्‌' । अर्थात्‌ 'दिक्संयोग' है “असमः 
वायिकारण' जिसका, ऐसा जो 'अपरत्व' है, उसे 'हेशिक-अपरत्व' कहते हैं । उक्त 
लक्षण में यदि 'दिक्‌' पद न दें तो 'कालिक परत्वाऽपरत्व' में उक्त लक्षण की अति 
ब्याप्ति होगी, क्योंकि जैसे 'दैशिक परत्वाऽपरत्व' में “दिक्‌ संयोग' असमवायिकारण 
होता है, बैसे ही 'कालिक परत्वाऽपरत्व' में भी 'काल संयोग! असमवायिकारण होता 
है । उस कारण 'सयोगाऽसमवायिक।रणक परत्वा$परत्व' उस 'कालिक परत्वाःपरत्व 
में भी है । अतः अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ उक्त दोनों लक्षणों में 'दिक्‌ 
पद का देना आवश्यक है। तब 'कालिक परत्वाऽपरत्व' में उस 'दिक्‌संयोगा$सम- 
वायिकारणकत्व' के न रहने से अतिव्याप्ति नहीं होगी । यदि उक्त दोनों लक्षणों में 
'परत्व' 'अपरत्व' पद न रखें तो 'परत्व” लक्षण की “अपरत्व' में और 'अपरत्व' 
लक्षण की 'परत्व' में परस्पर अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'दिक्‌संयोगाश्समवार्षि- 
कारणकत्व' उस दैशिक परल्वं और अपरत्व में समान ही है । उस अतिव्याप्ति के 
निवारणार्थ दोनों लक्षणों में क्रमशः 'परत्व' और 'अपरत्व' पदों को देना आवश्यक 
है, जिससे अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


कालिक परत्वाऽपरत्व की उत्पत्ति-- 


एक ही समय एक या भिन्न दिशा में अवस्थित 'युवा पुरुष” और “वृद्ध पुरुष 
को देखने वाले के मन में-यह "वृद्ध पुरुष' इस 'युवा पुरुष' की अपेक्षा “ज्येष्ठ 
है--इस प्रकार की 'ज्येष्ठत्वबुद्धि' होती है, और युवा पुरुष को देखकर मन में 
यह “युवा पुरुष' उस 'वृद्ध पुरुष' की अपेक्षा कनिष्ठ है'--इस प्रकार की 'कनिष्ठत्व- 
बुद्धि' होती है । इस परिस्थिति में 'ज्येष्ठत्वबुद्धिखप अपेक्षाबुद्ध से उस वेड 
पुरुष' में 'कारिक परत्व” उत्पन्न होता है। और 'कनिष्ठत्वबुद्धिरप अ 
से. उस “युवा पुरुष” में 'कालिक अपरत्व' उत्पन्न होता है। 'कालिंक परत्व का 
समवायिकारण वह “वृद्ध शरीर' है, और उस वृद्धशरीर के साथ जो “काल हि 
संयोग सम्बन्ध है, वह उस 'कालिक परत्व' का असमवायिकारण है! १ 
ज्येष्ठत्व तथा ज्येष्ठत्वबुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि, उस कालिक परत्व का निमित्तरक 
है। इसी प्रकार 'युवा शरीर' उस काछिक-अपरत्व का समवायिकारण है, न 
थुवा शरीर के साथ जो काल का संयोग सम्बन्ध' है, वह कालिंक-अपरर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दैशिक परत्वापरत्वनाश ] अथनिरूपणम्‌ ४२३ 


असमवायिकारण हैं। तथा 'कनिष्ठत्व और कनिष्ठत्वबुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि' उस 
कालिक-अपरत्व का निमित्तकारण है । 
ज्येष्ठत्व और कनिष्ठत्व का स्वरूप-- 

इस युवा पुरुष की अपेक्षा यह वृद्ध पुरुष 'ज्येष्ठ' है, और इस वृद्ध पुरुष की 
अपेक्षा यह युवा पुरुष 'कनिष्ठ' है । यह अपेक्षा बुद्धि 'रविक्रिया' के आधार पर होती 
है। वृद्धशरीर की उत्पत्ति के क्षण से लेकर उस वृद्धशरीर पर “रविक्रिया' जितनी 
उत्पन्न होकर नष्ट हुई है, उतनी “रविक्रिया” उस युवाशरीर पर नहीं हुई हैं। अतः 
युवाशरीर की अपेक्षा वृद्धशरीर पर “रविक्रियाओं' की जो अधिकता है, वही 
उसका ज्येष्ठत्व है। और 'युब्राशरीर' पर “रविक्रियाओं' की जो अल्पता है, वही 
उसका कनिष्ठत्व है । 
कालिक परत्व और अपरत्व का क्रमश: लक्षण-- 

'कालसंयोगा$स मवायिकारणकं परत्वं कालिकपरत्बम्‌'। अर्थात्‌ कालिक-परत्व 
के आश्रयभूत जन्यद्रव्य के साथ जो काल का संयोग है, वह असमवायिकारण है 
जिसका, ऐसे 'परत्व' को 'कारिक-परत्व' कहते हैं। उसी तरह 'कालसंयोगाऽसम- 
घायिकारणकमपरत्वं कालिकमपरत्वम्‌'अर्थात्‌ कालसंयोग है असमवायिकारण 
जिसका ऐसे 'अपरत्व' को 'कालिक अपरत्व कहते हैं । उक्त लक्षणों में 'काल' पद न 
देने पर दैशिक-परत्व-अपरत्व में अतिव्याप्ति होगी, उसके वारणार्थं 'काल' पद का 
देना आवश्यक है । 
दैशिक परत्वाऽपरत्व के विनाश का प्रकार 

उदयनाचायं ने दैशिक परत्वाऽपरत्व के विनाश का कारण सात प्रकार का 
बताया हे-- 

'अपेक्षाबुद्धिसंयोगद्रव्यनाशात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ । 

द्वाभ्यां द्वाभ्यां च सर्वेभ्यो विनाशः सप्तधा तयोः ॥ _ 
अर्थात्‌ ( १ ) अपेक्षाबुद्धि का नाश, ( २) संयोग का नाश, ( ३ ) द्रव्य का नाश, 
(४) अपेक्षाबुद्धिनाश-द्रव्यनाश, ( ५ ) संयोगनाश-द्रव्यनाश, (६) अपेक्षाबुद्धि- 
नाश-संयोगनाश, (७ ) अपेक्षाबुद्धिनाश-संयोगनाश-द्रव्यनाश--इन सप्तविध 
कारणों से ही देशिक परत्व-अपरत्व का विनाश होता है । 

जैसे--( १ ) काशी में रहने वाला आदमी प्रयागस्थ पुरुष की अपेक्षा मथुरास्थ 
उरुष में 'परव' बुद्धि रखता है यानी उसे 'पर' समझता है । यह 'परत्व'--देशिक 
परत्व है । इस 'देशिक परत्व” का निमित्तकारण, काशीस्थ पुरुष की “अपेक्षाबुद्धि 
है। अर्थात्‌ 'प्रयागस्थ पुरुष की अपेक्षा मथुरास्थ पुरुष विप्रकृष्ट है ( प्रयागस्य- 
छरुषापेक्षया मथुरास्थः पुरुषः विप्रकृष्टः )--यह अपेक्षाबुद्धि का आकार है। इस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२४ तकंभाषा [ कालिक परत्वापरत्वनाश 


'अपेक्षाबुद्धि' के नाश से भी उस मथुरास्थित पुरुषनिष्ठ “देशिक-पंरत्व' का नाश होता 
है। जैसे अपेक्षाबुद्धि के नाश से द्वित्वादि संख्या का नाश होता है। और (२) उस 
परस्व का आश्रय जो मथुरास्थ पुरुष है, उसके साथ जो दिशा का संयोग है, उस दिक्‌- 
संयोग के नाश से भी 'परत्व' का नाश होता है । उसी प्रकार मथुरास्थ पुरुषनिष्ठ 
'प्रत्व' की अपेक्षा प्रयागस्थ पुरुष निष्ठ जो 'अपरत्व' है, उसका असमवायिकारण- 
रूप जो प्रयागस्थ पुरुष के साथ 'दिक्संयोग” है, उसके नाश से भी “मथुरास्थ पुरुप- 
निष्ठ परत्व' का विनाश होता है । उसी प्रकार मथुरास्थ पुरुषनिष्ठ “परत्व' का 
अवधिभूत जो काशीस्थ पुरुष है; उसका जो अपने देश के साथ संयोगसम्बन्ध है, 
उसके नाश से भी मथुरास्थ पुरुषनिष्ठ 'परत्व' का नाश होता है । और ( ३ ) परत्व 
का आश्रयभूत जो मथुरास्थ पुरुष है, उसके ( आश्रय द्रव्य के ) नाश से भी 'परत्व' 
का विनाश होता है। ओर ( ४ ) जहाँ उस अपेक्षाबुद्धि का भी नाश होता है, तथा 
उस पुरुषरूप आश्रयद्रव्य का भी नाश होता है, वहाँ 'अपेक्षाबुद्धिनाश और द्रव्य- 
नाश दोनों से 'परत्व' का नाश होता है। ओर ( ५ ) जहाँ उक्त संयोग का भी नाश 
होता है, तथा उस पुरुषरूप आश्रयद्रव्य का भी नाश होता है, वहाँ 'संयोगनाश' 
और 'द्रव्यनाश' दोनों से 'परत्व' का नाश होता है। और ( ६ ) जहाँ अपेक्षाबुद्धि 
का भी नाश होता है तथा 'संयोग'का भी नाश होता है, वहाँ अपेक्षाबुिनाश 
और संयोग दोनों से 'परत्व' का नाश होता है। और ( ७ ) जहाँ अपेक्षाबुद्धि का भी 
नाश होता है, तथा संयोग का भी नाश होता है, तथा आश्रय द्रव्य का भी नाश होता 
है, वहाँ अपेक्षाबुद्धिनाश, संयोगनाश, द्रव्यनाश-तीनों से उस दैशिक परत्व का 
विक्लींश होता है। इसी प्रकार प्रयागस्थ पुरुषनिष्ठ दैशिक अपरत्व के नाश में भी 
उन अपेक्षाबुद्धि नाशादि सप्तकारणों को समझना चाहिये । 


कालिक परत्वाऽपरत्व के विनाश का प्रकार-- 


( १) जिश्त ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्वबुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि से 'कालिक परत्वाऽपरत्व 
की उत्पत्ति होती है, उस अपेक्षाबुद्धिरूप निमित्तकारण के नाश से भी उस कालिक 
परत्वाऽ्परत्व का विनाश होता है। और ( २) जिस वृद्धशरीररूप तथा युवाशरीर 
रूप आश्रयद्रव्य में 'समवायसम्बन्ध' से कालिक परत्वाऽपरस्व उत्पन्न होता है, उस 
शरीररूप आश्रयद्रव्य के नाश से भी उस कालिक परत्वाऽपरत्व का नाश होता है । 
और ( ३) जहाँ उस अपेक्षाबुद्धि का भी नाश होता है, तथा आश्रयद्रव्य का भी 
नाश होता है, वहाँ अपेक्षाबुद्धिनाश और द्रव्यनाश--इन दोनों से कालिक परत्वा5 
परत्व का नाश होता है। किन्तु कुछ ग्रन्थकारों का यह कहना है किं केवल 
अपेक्षाबुद्धिरूप निमित्तकारण के नाश से ही उस कालिक परत्वाऽपरत्व का नाश हो 
जाता है, अन्य किसी से नहीं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


|| 
| 
1 
) 
| 


कालिक परत्वापरत्वनाश ] अर्थनिरूपणम्‌ ४२५ 


शरंका--ये 'परत्व-अपरत्व गुण' जैसे पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन-इन पाँच 
ृतदरवयों में उत्पन्न होते हैं, बैसे ही आकाश, काल, दिक्‌, आत्मा--इन चार विभुद्रव्यों 


भै वे क्यों नहीं उत्पन्न होते ? 


समा०--परिच्छिन्न द्रव्यों में ही किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा विप्रकृष्टता 
(दुरी ) रहती है, तथा किसी द्रब्य की अपेक्षा सन्निक्ृष्टता ( सामीप्य ) रहती है । 
आकाश आदि अपरिच्छिन्न द्रव्यो में किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा विप्रकृष्टता तथा 
सन्निकृष्टता का होना संभव ही नहीं है । अतः विप्रकृष्टत्ववुद्धिरूप तथा सन्निकृष्टत्व- 
बुद्धिरूप अपेक्षाबुद्धि के न होने से (अभाव से) उन आकाशादि विभुद्रव्यों में 
दैशिक परत्वाऽपरत्व की उत्पत्ति नहीं होती है । जन्यद्रव्यों में ही किसी अन्य द्रव्य 
की अपेक्षा ज्येष्ठता तथा किसी द्रव्य की अपेक्षा कनिष्ठता रहती हे । उत्पत्ति-विनाश 
रहित आकाशादिकों में दूसरे द्रव्य की अपेक्षा ज्येष्ठता या कनिष्ठता का होना संभव 
ही नहीं है। अतः ज्येष्ठत्व या कनिष्ठत्वबुद्धिरूप अपेक्षा बुद्धि के अभाव से आका- 
शादिकों में कालिक परत्वाऽपरत्व की उत्पत्ति नहीं होती है । 
देशिक परत्वाऽपरत्व से कालिक परत्वाऽपरत्व की विलक्षणता 
धंका--सवंत्र परत्वाऽपरत्व का व्यवहार दैशिक-परस्वाऽपरत्व से ही हुआ 
करता है, तव उससे भिन्न 'कालिक परत्वाऽपरत्व' को मानने की क्या आवश्यकता है ? 
समा०--देखने वाला कोई व्यक्ति जब किसी युवापुरुष के समीप वृद्ध पुरुष को 
देखता है, तब दोनों में दैशिक परत्वाऽपरस्व के रहने पर भी देखने वाले को वृद्ध 
पुरुष में 'परत्ब' ( ज्येष्ठत्व ) बुद्धि और युवा पुरुष में 'अपरस्व' ( कनिष्ठत्व ) बुद्धि 
जो उत्पन्न होती है, वह 'कारिक परत्वाऽपरत्व' के आधार पर ही होती है, दैशिक 
परत्वाऽपरत्व के आधार पर नहीं । यदि कालिक परत्वाऽपरत्व को न माना जाय 
उक्त व्यवहार नहीं हो सकेगा। उस व्यवहार के उपपादनार्थं कालिकपरत्बाऽ 
परत्व को स्वीकार करना ही होगा । र 
किन्तु नवीन नैयायिक किसी प्रमाण के अभाव में 'कालिक परत्वा$परत्व' को 
मानने के लिये तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि “रूप-रस” आदि गुणों के 
समान 'परत्व-अपरत्व” को गुण नहीं कह सकते । क्योंकि प्राचीन नैयायिकों के द्वारा 
प्रतिपादित जो 'बहुतर संयुक्तसंयोगवत्त्व' रूप विप्रकृष्टत्व है, तथा 'अल्पतर संयुक्त- 
ना रूप सन्निक्कष्टत्व है,. उसी को क्रमशः 'परत्व' और 'अपरत्व” ( दुरत्व 
"र समीपत्व ) कहा जा सकता है। विभ्रकृष्टत्व-सन्िकृष्टत्व से भिन्न दैशिक परत्वः 
कना एक पृथक्‌ गुण मानने में कोई प्रमाण नहीं है । उसी तरह प्राचीन 
दारा प्रतिपादित “रवि की बहुतर क्रियाओं के अन्तराय से जन्य जो ज्येष्ठत्वं 
पपा अल्पतरक्रियाओं के अन्तराय से जन्य जो कनिष्ठत्व है, उसी को क्रमशः- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२६ तक भाषा [ गुरुत्वनिरूपण 


“परत्व-अपरत्व' कहा जा सकता है । ज्येष्ठत्व-कनिष्ठत्व से भिन्न कालिकपरत्व- 
अपरत्व के मानने में कोई प्रमाण नहीं है । 

( १२) गुरुत्वमाद्यपतनासमवायिकारणम्‌ । पृथिवीजलवृत्ति । यथोक्तं- 
संयोग-वेग-प्रयत्नाभावे सति गुरुत्वात्‌ पतनमिति । 
( १२) गुरुत्वनिरूपण-- 

गुरत्वमिति । आद्य ( प्रथम ) पतन का असमवायिकारण जो हो, उसे 'गुरुत्व' 


कहते हैं। पृथिवीति । वह ( गुरुत्व ) पृथिवी और जल में रहता है। यथोक्तमिति। | 
जैसा कि वैशेषिकसुत्रकार ( कणादमहषि ) ने कहा है--संयोग, वेग ओर प्रयत्न के | 


अभाव में ( क्योंकि ये तीनों, 'पतन' के प्रतिबन्धक हैं) 'गुरुत्व' के कारण पतन 
होता है। अर्थात्‌ 'पतन' होने में 'गुरुत्व' ही कारण है । 
माधुरी 
“आाद्यपतनाऽसमवायिकारणं गुरुत्वम्‌--अर्थात्‌ जो 'गुण' आद्यपतन का असमः 
वायिकारण होता है, उस गुण को 'गुरुत्व' कहते हैं। और 'अघःसंयोगानुकूलक्रिय 


पतनम्‌'- अर्थात्‌ ऊध्वंदेश में स्थित ( ऊँचे स्थानपर स्थित ) मृतंद्रव्य का जो पृथिवी | 


आदि अधोदेश ( निचले स्थान) के साथ संयोग ( सम्बन्ध ) होता है, उस संयोग का 


जनक ( उत्पादक ) उस मूतंद्रव्य की क्रिया विशेष ही है, उसी को 'पतन' कहते है । | 


जैसे-वृक्ष की ऊपरी शाखा पर स्थित जो आम्रफल है, वह परिपक्व होकर नीचे 
परथिवी पर गिरता है । तव आम्रफल का पृथिवी के साथ जो संयोग होता है, उसका 
जनक आञ्रफल की क्रिया है, उस क्रिया को ही 'पतन' कहते हैं। अर्थात्‌ वृक्ष गी 


शाखा ( टहनी ) से आम्रफल के विभाग की जनक प्रथम क्रिया है । उस प्रथम | 
क्रिया से लेकर पृथिवी के साथ संयोग होने तक उस आम्रफळ की जितनी क्रियाए | 


पैदा होती हैं, वे सभी क्रियाएं, अधःसंयोग के अनुकूल होने से 'पतन' शब्द से ही | 


कही जाती हैं। उनमें से आम्रफल में जो प्रथम क्रियारूप 'पतन' होता है, उत 


( पतन ) का 'असमवायिकारण' आम्रफल का 'गुरुत्व' ही होता है। उस ग | 


पतन' से आम्रफल मैं “वेग” उत्पन्न होता है। उस वेग से 'प्रथम पतन! का नी | 


होकर उस आम्रफल में 'द्वितीय पतन? उत्पन्न होता है। उस द्वितीय पतन से 


प्रथम 
वेग का नाश होकर द्वितीय वेग! उत्पन्न होता है । उस 'द्वितीयवेग' से 'द्वितीय पतत | 
का नाश होकर “तृतीय पतन' उत्पन्न होता है । इस रीति से 'अधःसंयोग' तक ब । 


पतनजन्य वेग से पूरं-पूवं पतन का नाश होकर उत्तर-उत्तर पतन उत्पन्न 


उस उत्तर-उत्तर पतन से भी पूर्व-पुवं वेग का नाश होकर उत्तर-उत्तर वेग उत्पन्न हो | 


है । अतः द्वितीय पतन से लेकर अधःसंयोग तक आम्रफल में जितने भी क्यास 


पतन' होते हैं, उनका 'असमवायिकारण' “वेग” नामक गुण ही होता है । इसल्यि । 


'आद्यपतना$समवायिकारणत्वरूप? 'गुरुत्व' का लक्षण उचित ही है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


द्रवत्वनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ४२७ 


उक्त लक्षण में यदि 'आद्य' पद न दें तो 'द्वितीयादि पतन के असमवायिकारण- 
रूप वेग! में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में आद्य' पद 
का देना आवश्यक है । उसी तरह लक्षण में यदि असमवायि' पद न दें तो क्रियारूप 
आद्यपतन के 'समवायिकारणरूप आम्रफल आदि द्रव्य' में तथा 'निमित्तकारण रूप 
अद्ृष्ट-ईश्वर आदि! में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणाथं लक्षण में 
'असमवायि' पद देना आवश्यक है । 

शंका--आद्य ( प्रथम ) पतन क्रिया का असमवायिकारण “फलनिष्ठ गुरुत्व" को 
जैसे मानते हैं, वैसे ही पश्चाद्भावी पतनक्रियाओं का भी असमवायिकारण 'फलनिष्ट- 
गुशत्व” को ही क्यों नहीं कहते ? 

समा०--पश्चादभावी पतनक्रिमाओं का भी असमवायिकारण यदि फलतिष्ठ- 
गुरुत्व को ही कहें तो गिरनेवाले फल का नाश न होने तक पतनक्रिया बराबर 
' बनी रहेगी। क्‍योंकि उसके समवायिकारण, असमवायिकारण और निमित्तक[रण, 
फल के नाश होने तक बराबर बने रहेंगे । किन्तु द्वितीयादि पतनक्रियाओं क! असम- , 
वायिकारण 'फलनिष्ठवेग' को कहते हैं, तब पृथिवी पर फल का संयोग होते ही 
'वेग' का नाश हो जाता है । तब वेगरूप असमवायिकारण के न रहने से वह 'पतन 
क्रिया' सतत नहीं होगी । 

परमाणु में रहने वाला “गुरुत्व” नित्य होता है । परमाणु से भिन्न पृथिवी और 
जल भें रहने वाला 'गुरुत्व' अनित्य रहता है । अनित्य गुरुत्व, अपने आश्रयभुत द्रव्य 
के समवायिकारण में रहने वाले 'गुसुस्व' से जन्य होता है। और अपने आश्रय के 
नाश से नष्ट होता है। संयोग, वेग, प्रयत्न--ये तीनों 'पतन' के प्रतिबन्धक होते हैं। 
जैसे--वृन्त के साथ फल, पुष्प का “संयोग उसके पतन का प्रतिबन्धक है । बाण 
का वेग, बाण के पतन का प्रतिबन्धक है। आकाश में उडते हुए पक्षी का प्रयत्न, 
उसके पतन का प्रतिबन्धक है । इन प्रतिबन्धकों के न रहने पर फल, बाण, पक्षी 
आदि के शरीर में रहने वाले 'गुरुत्व' से ही उनका पतन होता है। े 

( १३ ) द्वत्वमाद्यस्यस्दनाऽसामवायिकारणम्‌ । भूतेजोजलवृत्ति। भूतेजः 
सोधुंतादिसुवर्णयोरग्निसंयोगेन द्रवत्वं नेसित्तिकम्‌ । जले नेसगिक ब्रवत्वस्‌ । 
( १३) द्रवत्वनिरूपण-- 

ब्रवत्वभिति । आद्य ( प्रथम ) स्यन्दन ( बहना, प्रवाहित होना ) का असमवायि- 
कारण 'दरवत्व' नामक गुण है । वह द्रवत्व, पृथिवी, तेजे और जल में रहता है। 
इत आदि पृथिवी ( पाथिब ) में तथा सुवर्ण आदि तेज में अरितिसंयोग से पैदा होने 
ख ५934 ' द्रवत्व रहता है। और 'जल' में नैसगिक ( स्वाभाविक ) द्रवत्व 

1है। १ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४२८ तकभाषा [ द्रवत्वनिरूपण 


माधुरी 

पर्वेतादि ऊँचे देश में स्थित जल आदि का भूमि आदि नीचे देश के साथ जो 
संयोग होता है, उसका जनक उन जलादिकों की क्रियाविशेष ही है, उसी क्रिया 
विशेष को 'स्यन्दन' या 'स्रवण' कहते हैं।, उसमें भी 'आद्यस्यन्दन' के असमवायि- 
कारण को 'द्रवत्व' कहते हैं । 

इस लक्षण में भी आद्य' पद के निवेश से “वेग” में अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । 
क्योंकि जलादिको के 'आद्यस्यन्दन' का असमवायिकारण, जलादिको का 'द्रवत्व' 
होता है । और 'द्वितीयादिक स्यन्दनों' का असमवायिकारण, उन जल आदि की क्रिया 
से जन्य 'वेग' होता है। और 'असमवायि' पद के निवेश से स्यन्दनरूप क्रिया के 
समवायिकारणरूप जलादिको में तथा निमित्तकारणरूप अदृष्ट-ईश्वरादिको में अति- 
व्याप्ति नहीं होती । 

यह्‌ द्ववत्वगुण'--पृथिवी, जल और तेज तीन द्रव्यो में ही रहता है। 'वायु' 
आदि द्वव्यों में वह द्रवत्वगुण नहीं रहता । यह द्रवत्वगुण, ( १ ) सांसिद्धिक ( स्वा- 
भाविक-नैसगिक ) और ( २ ) नैमित्तिक भेद से दो प्रकार का होता है । जो 'द्रवत्व' 
आगन्तुक पाकादि कारणों से जन्य नहीं होता है, उसे 'सांसिद्धिक' या स्वाभाविक 
द्रवत्व कहते हैं। और जो 'द्रवत्व', अग्निसंयोगरूप निमित्त से उत्पन्न होता है, उसे 
नैमित्तिक द्रवत्ष कहते हैं । अर्थात्‌ पाकज द्रवत्व का नाम नैमित्तिक द्रवत्व है । 'जल' 
में सांसिद्धिक द्रवत्व रहता है और 'पृथिवी तथा तेज” इन दो द्रव्यो में 'नैमित्तिक 
द्रवत्व रहता है। यद्यपि घट-पटादि पृथिवी में तथा वक्ति आदि तेज में नैमित्तिक 
द्रवत्व प्रतीत नहीं होता है, तथापि घुत-लाक्षा आदि पृथिवी में तथा सुवर्णादिक तेज 
में अत्यन्ततीब्र अग्निसंयोग से 'द्रवत्व' की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है । 
सांसिद्धिकद्रवत्व के भेद-- 


जलमात्रवृत्ति सांसिद्धिक द्रवत्व भी (१) नित्य और (२) अनित्य के भेद से 
दो प्रकार का होता है । परमाणुरूप नित्य जल में स्थित सांसिद्धिकद्रवत्व 'नित्य' 
होता है, और द्वघणुकादिरूप अनित्य ( जन्य ) जल में स्थित सांसिद्धिक द्रवत्व अनित्य 
होता है । वह अनित्य सांसिद्धिक द्रवत्व अपने आश्रयभूत द्रव्य की उत्पत्ति के द्वितीय 
क्षण में उस आश्रयद्रव्य के समवायिकारणरूप अवयवों के द्रवत्व से उत्पन्न होता है । 
ः और उस आश्रयद्रव्य के नाश से ही नष्ट होता है। आश्रयद्रव्य के विद्यमान रहते 
सांसिद्धिकद्रवत्व का नाश नहीं होता है । जैसे--जलीय .दो परमाणुओं के संयोग 
से उत्पन्न हुआ जो जलीय दृघणुक है, उसके सांसिद्धिकप्रवत्व का समवायिकारण 
डा? जलीय द्वघणुक' होगा । और उस 'दधणुक' के समवायिकारणरूप परमाणुओं का 
सांसिद्धिक द्रवत्व, उस 'दरधणुक के द्रवत्व का 'असमवायिकारण' होगा । और “भरष्ट 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्नेहनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ४२९ 


ईश्वर आदि उस द्रवत्व के निमित्तकारण होगे। और उस जलीय द्व्यणुक के नाश से 

ही उसके द्रवत्व का नाश होगा । इसी प्रकार दृथणुकरूप जल से लेकर कूप, नदी, 

सरोवर, आदि महान्‌ जल तक जितना भी जन्य जेल हो, उसके द्रवत्व की उत्पत्ति, 

तत्तत्‌ जन्य जल के समवायिकारणरूप अवयवों के द्रवत्व से ही होती है, तथा तत्तत्‌ 
जन्य जलरूप आश्रयद्रव्य के नाश से नाश होता है । 


नेमित्तिक द्रवत्व की अनित्यता-- 

घृत, लाक्षा आदि पृथिवी ( पाथिवद्रव्य ) में स्थित जो द्रवत्व है, तथा सुवर्णदिक 
तेज में स्थित जो द्रवत्व है, वह नैमित्तिकद्रवत्व है । वह अनित्य ही होता है किसी 
भी पृथिवी तथा तेज में वह नित्य नहीं होता है । अर्थात्‌ परमाणुरूप नित्य पृथिवी 
और तेज में तथा द्व्थणुकादिस्प अनित्य पृथिवी और तेज में वह द्रवत्व अनित्य 
ही होता है । 

घृतलाक्षादिरूप पृथिवी में तथा सुवर्णादिरूप तेज में “अग्नि आदि के तेजः-संयोग- 
रूप पाक' से नह द्रवत्व उत्पन्न होता है । इसलिये उस द्रवत्व को 'पाकज द्रवत्व' कहते 
हैं। पृथिवी और तेज के द्रवत्व का समवायिकारण तो 'पूथिवी और तेज' ही होते 
हैं। ओर उस पृथिवी तथा तेज के साथ अग्नि आदि का जो 'तेजःसंयोग' है, वह 
उस द्रवत्व का असमवायिकारण होता है । और "अहृष्ट, ईश्वर' आदि उस द्रवत्व के 
निमित्तकारण होते हैं । 

पृथिवी और तेज में रहने वाले नैमित्तिक द्रवत्व का नाश तीन प्रकार से होता 
है। (१) पृथिवी और तेजोरूप आश्रयद्रव्य के नाश से उस नेमित्तिक द्रवत्व का 
नाश होता है, क्योंकि 'आश्चयद्रव्य के नष्ट होने पर उसके रूपादिक सभी गुणों का 
नाश हो जाता है!--यह नियम है। (२) कहीं-कहीं आश्रय द्रब्य का नाश न होने 
पर भी अत्यन्त अग्निसंयोग से भी उस नैमित्तिक द्रवत्व का नाश हो जाता है। 
जैसे-इक्षुरस आदि का द्रवत्व तथा लाक्षा आदि का द्रवत्व, अत्यधिक अर्निसंयोग 
से नाश हो जाता है। (३) आश्रय द्रव्य के विद्यमान रहने पर भी अग्निसंयोग 
के नाश से भी उस नैमित्तिक द्रवत्व का नाश हो जाता है। जैसे--अग्निसंयोग से 
ुवर्णादिकों में उत्पन्न हुआ जो द्रवस्व है, वह उस अरिनिसंयोग के निवृत्त होने पर 
नष्ट हो जाता है। 

जैसे संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व--ये गुण, -चक्षु 
और त्वक्‌ दोनों इन्द्रियों से ग्राह्य होते हैं, वैसे ही द्रवत्व गुण का, चक्षु और त्वक्‌ इन 
दोनों इन्द्रियों से ग्रहण होता है। 

( १४) स्नेहञ्चिक्कणता कारणगुणपूर्वको गुरुत्वादिवद्‌ 
पत्तिक अक्कणता। जलमात्रवुत्ति, कारणगुणपूः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha, | 


४३० तकंभाषा . [ स्नेहनिरूपण 


( १४) स्नेहनिरूपण-- .... : | 
स्नेह इति । स्नेह गुण, चिक्कणता ( चिकंनापन ) का नाम है। वह केवल | 
जल में रहता है । कार्य में वह कारणगुणपूवक होता है, और गुरुत्व आदि के समान । 
यावद्द्रव्यभावी अर्थात्‌ जब तक वह जल द्रव्य रहता है तब तक उसमें यह स्नेह 
हक) माधुरी 
ग्रन्थकार ने 'स्नेह' का अर्थमात्र बता दिया है--'चिक्कणता? । किन्तु उसका | 
लक्षण तकंसंग्रहकार अन्नम्भट्ट ने 'चूर्णादिपिण्डीभावहेतुगुंणः स्नेहः' किया है । अर्थात्‌ | 
चणे, धूलि आदि द्रव्यो को पिण्डाकार करने में सहायक ( उपयोगी ) जो संयोग- 
विशेष, उसका ( संयोगविशेषरूप पिण्डीभाव का ) निमित्तकारणरूप जो गुण है, उसे | 
'स्नेह' शब्द से कहते हैं। आटे का 'गोला', स्नेहगुणवाले जल के संयोग से ही होता है। | 
जल के संबंध ( संयोग ) के बिना आटे का गोला ( पिण्डीभाव ) नहीं बन सकता। | 
इससे प्रतीत होता है कि पिण्डीभाव के बनाने में 'स्नेह गुण' निमित्त है । | 
उक्त लक्षण में यदि 'गुण' पद को न रखा जाय तो काळ, ईश्वर आदि में लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि कार्यमात्र के प्रति 'काल-आदि' को निमित्त ( निमित्त . 
कारण ) माना गया है । अतः पिण्डीभाव रूप कार्य के प्रति भी वे निमित्त होंगे। _ 
इसलिये उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में गुण पद । 
का देना आवश्यक है । तब काळ, ईश्वर आदि के गुणरूप न होने से अतिव्याप्ति कां | 
वारण हो जाता है । अब यदि 'चूर्णादिपिण्डीभावहेतुः' पद न रखें तो 'हुपादि' सभी 
गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । उसके वारणार्थ "वूर्णादिपिण्डीभाव | 
हेतु: पद अवश्य देना चाहिये । तब 'रूपादि' गुणों में चूर्णादिपिण्डीभाव की हेतुतां १ । 
होने से स्नेह लक्षण' की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । तकि 
शंका--उक्त लक्षण की पूर्वोक्त सांसिद्धिक द्रवत्व में अतिव्याप्ति होगी। क्या. | 
चूर्ण के पिण्डी भाव में जैसे स्नेह गुण' निमित्तकारण होता है, वैसे ही सांसिंडिग | 
द्रवत्व भी 'पिण्डीभाव' में निमित्तकारण होता है । अतः अतिव्याप्ति होती है । 
समा०--उक्त अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण में सांसिद्धिक द्रवत्व के भेद | | 
निवेश कर देंगे । अर्थात्‌ 'सांसिद्धिकद्रवत्वभिन्नत्वे सति चूर्णादि पण्डीभावहेतु} | 
स्नेह/--ऐसा लक्षण बनावेंगे । ग 
शंका--तथापि धर्माधर्मरूप अदृष्ट में तथा ईश्वर के ज्ञान, इच्छा, प्र्य्ल | 
लक्षण कौ अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि अदृष्ट तथा ईश्वर के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्त ती | 
'कार्यमात्र' के प्रति निमित्तकारण हुआ करते हैं। इस कारण पिण्डीभावरूप 


कार्य 
प्रति भी वे निमित्तकारण होंगे और वे सांसिद्धिक द्रवत्व से भिन्न भी हैं और गुत | 
भी हँ । अतः अतिव्याप्ति है । | 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 
1 
| 
' 


स्नेहनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ४३१ 


समा०--उस अतिव्याप्ति के वारणाथं लक्षणस्थित 'हेतु' पद से असाधारण 
निमित्तकारण' का ग्रहण करेंगे, जिससे 'काल, अहृष्ट आदि साधारण निमित्तकारणों' 
में अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । 

उक्त स्नेहगुण, नित्य-अनित्य भेद से दो प्रकार का होता है। परमाणुरूप नित्य- 
जल में स्नेह गुण' नित्य होता है, और “दच्णुकादि' रूप अनित्य जल में वह अनित्य 
होता है। अनित्य स्नेह अपने आश्रयभूत द्रव्य की उत्पत्ति के बाद द्वितीय क्षण में उस 
द्रव्य के समवायिकारण रूप अवयवों के स्नेह से उत्पन्न होता है। और उस आश्रय- 
द्रव्य के नाश से ही नष्ट होता है । जैसे--जलीय दो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न 
हुआ जो जलीय द्वयण्‌क है, उसके स्नेह का समवायिकारण तो वही जलीय द्वथणुक है । 
और उस दृघणुक के समवायिकारण रूप परमाणुओं में स्थित जो 'स्नेहगुण' है, वह, 
उस द्व्थणुक के 'स्नेह' का असमवायिकारण है । और “अहृष्ट, ईश्वरादिक' निमित्तकारण 
हैं, और उस द्वचणुक रूप आश्रय द्रव्य के नाश से ही उस स्नेह का नाश होता है। 
इसी प्रकार दृधणक रूप जन्यजल से लेकर कूप, नदी सरोवरादि के जल तक सभी 
जन्य ( अनित्य ) जलों में स्थित स्नेह की उत्पत्ति तथा विनाश को समझना चाहिये । 

शंका--'स्नेह्‌ गुण' एक मात्र जल में ही रहता है, परथिवी आदि में नहीं रहता । 
यह कथन उचित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जल के संयोग से चूणे आदि का 
पिण्डीभाव होता है, बैसे ही 'तैछादिक पृथिवी' के संयोग से भी चूर्णादिकों का पिण्डी- 
भाव होता है । इसलिये तैलादिरूप पृथिवी में भी "स्नेह गुण' को मान लेना चाहिये । 

समा०--तैलादि पृथिवी में 'स्नेह' की जो प्रतीति होती हैं, वह “स्नेह! जल का 
ही है, तेज का अपना नहीं है । अतः पृथिवी में 'स्नेह' मानने की आवश्यकता नहीं है । 

शंका--तैल के भीतर यदि जल का भाग है, तो तैलादि के संयोग से अग्नि का 
नाश हो जाना चाहिये, क्योंकि जल का संयोग होते ही अग्नि का विनाश हो जाता है। 
अग्नि और जल दोनों में परस्पर विरोध है। जळ, अग्नि का शामक है--यह सभी 
को प्रत्यक्ष है । किन्तु तैल का स्पशं ( संयोग ) होते ही 'अस्नि! प्रवृद्ध होता दिखाई 
देता है । इसलिये तैल में जल का भाग कहना उचित नहीं है । वह स्नेहगुण 'तैल' का 
निजी कहना ही ठीक होगा । 

समा०--तैल में प्रतीयमान जो 'स्नेह' है, वह, तैल के अन्तर्गत रहने वाले 'जल- 
भाग का ही है किन्तु 'स्नेह' प्रकृष्ट होता है और स्नेह की प्रकृष्टता के कारण वह 'अग्नि 
के अनुकूल ही रहता है, प्रतिकुल नहीं । 'स्नेह'--प्रकरष्ट और अपकष्ट भेद से दो प्रकार 
का होता है । तैलादि पदार्थों के भीतर रहने वाले 'जलभाग' में स्थित जो 'स्नेह' है, 
नह श्रक्ृष्ट स्नेह” है, और कुप-नदी आदि के जल में स्थित जो 'स्नेह' है, वह 'अपदृष्ट 
स्नेह' है। अतः प्रकृष्ट स्नेह वाला 'जल', अग्नि का नाश नहीं करता यानी अग्नि का 
शामक नहीं हुआ करता, प्रत्युत अग्नि के अनुकूल रहकर उसको प्रवृद्ध करता है । और 


८८७. ४3$5॥[॥8 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३२ तकभाषा [ शब्दनिरूपण | 


अपक्कष्ट स्नेहवाला जल 'अग्नि' का नाश करता है, यानी अग्नि का शामक होता है। 
एवं च 'स्नेह गुण” एक मात्र जल में ही रहता है, पृथिवी आदि द्रब्यों में नहीं । 

( १५ ) इाब्दः श्रोत्रग्राह्यो गुण: । आकाशस्य विशेषगुणः । 

ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणं यतो भेर्यादिदेशे शब्दो जायते शोत्रतु 
पुरुषदेशेऽस्ति । 


सत्यम्‌ । भेरोदेशे जातः शब्दो वीचीतरङ्गन्यायेन कदस्बमुकुलत्यायेन वा | 


सन्निहितं शब्दान्तरमारभते । स च शब्दः दाब्दान्तरमितिक्रमेण श्रोत्रदेशे जातो. 
ऽन्त्यः शब्द: श्रोत्रेण गुह्यते न त्वाद्यो नापि मध्यमः। एवं चशे पाट्यमाने दलहृय- 
विभागदेशे जातः शब्दः शब्दान्तरारम्भक्रमेण शरोत्रदेशेऽन्त्यं शब्दं जनयति। 


सोऽन्त्यः शब्दः शरोत्रेणः गृह्यते नाद्यो न मध्यमः। “भेरीशब्दो सया श्रुतः' इति | 
मतिस्तु ञ्रान्तेव । भेरोशब्दोत्पत्तो भेर्याकाश्ञसंयोगोऽसमवायिकारणं, भेरोदण्ड- 


संयोगो निमित्तकारणम्‌ । 


एवं वंशोत्पाटनाच्चटचटादाब्दोत्पत्तौ बंशदलाकाशविभागोऽसमवायिकारणं 


दलद्वयविभागो निमित्तकारणम्‌ । इत्यमाद्यः शब्दः संयोगजो विभागजो वा। 


अन्त्यमध्यमशब्दास्तु शब्दासमवायिकारणका अनुक्लवातनिमित्तकारणकाः। | 


यथोक्त-'संयोगाद्‌ विभागाच्छब्दाश्च शब्दनिष्पत्ति:* इति । आद्यादीनाँ सर्वः 


शन्दानासाकाशसेकमेव समवायिकारणम्‌ । कमंबुद्धिवत्‌ त्रिक्षणावस्थायित्वम्‌। | 


तत्राद्यमध्यमशब्दाः कायंशब्दनाइयाः। अन्त्यस्तूपान्त्येन उपान्तस्त्वन्त्येन सुत्दोप | 
सुन्दन्यायेन विनश्येते। इदं त्वयुक्तम्‌ । उपान्त्येन त्रिक्षणावस्थायिनोऽतत्यस्य | 


दवितोयक्षणमात्रानुगामिना तृतीयक्षणे चासताऽन्यनाशजननासम्भवात्‌ । तस्म | 


दुपान्त्यनाशादेवान्त्यनाश इति । 


विनाशित्वञ्च शाब्दस्यानुमानात्‌। तथाहि, अनित्यः शब्दः सामान्यवत्ते | 
सत्यस्मदादिबाह्यन्द्यग्राह्त्वाद्‌ घटवदिति । शब्दस्यातित्यत्वं साध्यम्‌ । | 
अनित्यत्वव्च विनाश्ञावच्छित्तस्वरूपत्वं, न तु विनाञ्ञावच्छिन्तसत्तायोगितं | 
प्रागभावे सतताहीनेऽनित्यत्वाभावप्रसङ्कात्‌ । सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिबाह्मेणि | 
यग्राह्मत्वं हेतुः । इन्द्रियग्राह्मत्वादित्युच्यमाने आत्मनि व्यभिचारः स्यादत उत्त | 
बाह्मेति । एवमपि तेनेव योगिबाह्यन्दरियेण ग्राह्मो परमाण्वादौ व्यभिचारः | 


स्यादतो योगिनिरासार्थमुक्तमस्मदादीति । 
कि पुनर्योगि सद्भावे प्रमाणम्‌ ? 


उच्यते । परमाणवः कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रभेयत्वाद्‌ घटवदिति । तथापि | 


सामान्यादिना व्यभिचारोऽत उक्त सामान्यवत्त्वे सतीति । साम 
निःसामान्यत्वात्‌ । | 


१. वैशेषिक दर्शन २।२।३१ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्दनिरूपण ] अथंनिरूपणस्‌ ४३३ 


( १५ ) शब्द-निरूपण-- 

शब्द इति । श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण करने योग्य जो 'गुण', उसे 'शब्द' कहते हैं । वह 
“आकाश” का विशेषगुण है । 

शंका--नन्विति । 'शब्द' का ग्रहण, 'श्रोत्रेन्द्रिय' से कैसे हो सकता है? क्योंकि 
वह 'भेरी' आदि वाद्य के देश में उत्पन्न होता है, और “भ्रोत्रेन्द्रिय' तो श्रोतापुरुष के 
प्रदेश में रहता है। अर्थात्‌ दोनों का प्रदेश ( जगह ) भिन्न-भिन्न है। ऐसी स्थिति में 
'शब्द' का ग्रहण, श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं हो सकता है । 

समा०--सत्यमिति ॥ आपकी शंका ठीक है। भेरीवाद्य के प्रदेश में उत्पन्न होने . 
वाला 'शब्द', 'बीचीतरङ्ग न्याय' से अथवा 'कदम्बमुकुलन्याय' से अपने सन्निहित 
स्थित शब्दान्तर ( दुसरे शब्द ) को उत्पन्न करता है। स चेति । और वह शब्द, दुसरे 
शब्द को उत्पन्न करता है, इस क्रम से “श्रोत्रेन्द्रिय के प्रदेश में उत्पन्न हुआ अन्तिम 
शब्द, “श्रोत्रेन्द्रिय' के द्वारा ग्रहण किया जाता है । अर्थात्‌ 'अन्तिमशब्द' का ही ग्रहण 
श्रोत्र से होता है, प्रथम ( आदि) या मध्यम (मध्य स्थित) शब्द का नहों। 
एवमिति । इसी प्रकार बाँस ( वंश ) को चीरते समय दोनों दलों के विभागदेश में 
उत्पन्न हुआ “शब्द', “दुसरे शब्द' को उत्पन्न करता हुआ क्रमशः श्रोत्र के प्रदेश में 
'अन्तिमशब्द' को उत्पन्न करता है। उस 'अन्तिमशब्द' को श्रोत्रेन्द्रिय ग्रहण-करता 
है। आदि के ( प्रथम ) शब्द को और बीच ( मध्य ) के शब्द को वह ग्रहण नहीं 
करता । भेरौति । 'भेरीशब्दो मया श्रुत:--मैंने भेरी का शब्द सुना--यह प्रतीति तो 
भ्रममात्र ही है । क्योंकि भेरी से उत्पन्न हुआ शब्द, ग्रहीत नहीं होता है, अपि तु उस 
शब्दधारा में क्रमशः उत्पन्न होने वाला शब्द, श्रोत्र के प्रदेश में ग्रहीत होता है । 
शब्द की उत्पत्ति तथा उसके विनाश की प्रक्रिया-- र 

भेरी से होने वाले शब्द की उत्पत्ति में'भेरी' और 'आकाश का संयोग, असमवायि- 
कारण होता है, और भेरी के साथ दण्ड का जो संयोग है, वह निमित्तकारण होता है । 

एवमिति । इसी प्रकार बाँस के चीरने से 'चट-चट' शब्द की उत्पत्ति में बाँस के 
दछ और आकाश का विभाग 'असमवायिकारण है, और दोनों दलों का विभाग 'निमित्त 
कारण' होता है । इत्थमिति । इस प्रकार 'प्रथम शब्द (आदि शब्द ) या तो 'संयोगज' 
होता है अथवा 'विभागज' होता है । अन्त्य इति। अन्तिम तथा मध्यम शब्दों की 
बा का तो 'शब्द' ही असमवायिकारण होता है, और 'अनुकूल वायु' निमित्तकारण 
होता है। यथोक्तमिति । जैसा कि वैशेषिक सूत्र ( २२1३१ ) में बताया गया है-- 
, गादुविभागाच्छब्दाच्च शब्दनिष्पत्ति:--अर्थात्‌ संयोग से, विभाग से और शब्द से 
किट को उत्पत्ति होती है। आद्यादोनामिति । आद्य, मध्यम और अन्त्य सभी शब्दों 

समवायिकारण' एक 'आकाश' ही होता है। उन शब्दों के असमवायिकारण भौर 

भले ही भिन्न-भिन्न हों । 


< त० 
व. Vadsishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३४ तकंभाषा । [ शब्दनिरूपण 
कमंबुद्धिबदिति । कमं ओर बुद्धि के समान शब्द भी निक्षणावस्थायी होता है, 
अर्थात्‌ तीन क्षण रहता है । अभिप्राय यह है कि क्षणिक पदार्थं, प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होता है, दृसरे क्षण में उसकी स्थिति रहती है ओर तीसरे क्षण में वह नष्ट होता है-- 
इस प्रकार तीन क्षण तक रहने पर भी वह ( शब्द ) क्षणिक कहलाता है। बौद्ध 
दाशंनिक सभी पदार्थों को 'क्षणिक' मानते हैं, किन्तु उनके मत में पदार्थ का जो 
उत्पत्तिक्षण है, वही उसकी स्थिति और विनाश का भी क्षण होता है। अतः बोढों के 
मत में 'क्षणिक' शब्द से निक्षणावस्थायित्व नहीं माना जाता । तत्रेति। उन तीनों 
शब्दों में से आदि और मध्यम शब्द, अपने से उत्पन्न होने वाले उत्तरवर्ती कायं “शब्द' 
से नष्ट होते हैं। अर्थात्‌ जब अगला शब्द उत्पन्न होता है, तो वह अपने कारणभूत 
( उत्पादक ) शब्द को नष्ट कर देता है । अन्त्य इति । किन्तु अन्त्य शब्द का नाश 
द और 'उपान्त्य' का नाश 'अन्त्य' शब्द से “सुन्दोपसुन्दन्याय' के अनुसार 
अब उपयुक्त मत का खण्डन कर रहे हे--इदन्त्बिति । यह मत उचित नहीं 
है। . क्योंकि केवळ द्वितीयक्षण में साथ रहने वाले अर्थात्‌ तृतीय क्षण में विद्यमान न 
रहने वाले “उपान्त्य शब्द' के द्वारा तीन क्षण रहने वाले अन्त्य शब्द' का नाश होना 
` संभव नहीं है । इसलिये “उपान्त्य' के नाश से ही 'अन्त्य' का नाश होता है । 
शब्द की अनित्यता 
मीमांसक 'शब्द' को नित्य कहते हैं। उनके खण्डनार्थ शब्द का विनाशित्वं 
`, ( अनित्यत्व ) बता रहे हे-- 
> विनाशित्वञ्चेति । शब्द का विनाशित्व अनुमानप्रमाण से सिद्ध होता है । तया होति । 
जेसे--'अनित्य: शब्दः सामान्यवत्त्वे सत्यस्मदादिवाहमन्द्रियग्न ' इति। 
होतिल ह्यत्वात्‌ घटवत्‌’ इतिं प 
यात्‌ शब्द अनित्य है (प्रतिज्ञा ), सामान्यवान्‌ होते हुए अस्मदादि की बाह्येरि 
त क के समान । शब्दस्येति । ण का अनित्यस्व 'साध्य' ह 
"होना है । 'विनाशावच्छिन्नसत्तायोगित्व'-अर्थात्‌ सिरे बुक ता 
यह अनित्यत्व ( विनाशित्व ) का लक्षण नहीं हैं। अन्यथा सत्तारहित 'प्रागभाव' 


में अनित्यत्व ( सान्तत्व ) का अभाव होने लगेगा । समान्यवस्वे सामान्य” 
वान्‌ होकर अस्मदादि की ( हमारी ) वाह्नन्द्रिय से आल आ । हि 
सा र केवल “इन्द्रयग्राह्मत्वात्‌' कहने से आत्मा में हेतु का व्यभिचार होगा, 
यि बाह्य पद का निवेश किया गया है। एवमपीति । ऐसा निवेश करने पर 
भी योगी की उसी बाह्मन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य होने वाले 'परमाणु' आदि में व्यभिचार 
होगा । इसलिये योगी के वाह्मन्दिय का निरास करने के लिये 'अस्मदादि' पद का 
निवेश किवा गया है। अर्गाद्‌ हाती, तोहि चे बा महा'गधा (००० 


शब्दलक्षण ] अर्थनिरूपणस्‌ ४३५ 


प्रदन--कि पुनरिति । 'योगी' की विद्यमानता में ( अस्तित्व में ) क्या प्रमाण है? 

उत्तर--उच्यत इति। 'योगी' के अस्तित्व में प्रमाण बताते हैं--'परमाणवः 
कस्यचित्‌ प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वात्‌, घटवत्‌*--अर्थात्‌ किसी न किसी को /पस्माणुओं' का 
प्रत्यक्ष तो होना ही चाहिये, क्योंकि वे ( परमाणु ) 'प्रमेय' हैं, 'घट' के समान । 
यह अनुमान ही 'योगी' के अस्तित्व में प्रमाण है । | 

तथापीति । अनुमान प्रमाण से योगी के अस्तित्व की सिद्धि किये जाने परं भी 
सामान्य” आदि ( सामान्य-समवाय-अभाव ) में व्यभिचार होगा । इसलिये ही 
'सामान्यवत्त्वे सति' कहा गया है । सामान्यादि पदार्थं तो 'सामान्य' से रहित हुआ . 
करते हें । मीमांसक दार्शनिक तो योगी के अस्तित्व ( सत्ता ) को मानते ही नहीं 
हैं। उनके मत का निराकरण करने के लिये ही 'परमाणवः” इत्यादि अनुमान प्रयोग 
के द्वारा योगी के अस्तित्व की सिद्धि की गई है। . 

माधुरी 

शब्द का लक्षण--'ओत्रग्ाह्मो गुणः शब्वः' किया गया है । अर्थात्‌ जो गुण, श्रोत्र 

से श्रवण किया जाता है, यानी श्रोत्रेन्द्रियजन्यज्ञान का विषय बनने योग्य होता है . 


उस 'गुण' को 'शब्द' करते हैं। तात्पर्यं यह है कि श्रोत्रेन्द्रिय से केवल शब्द गुणका २. 


ही ज्ञान होता है, अन्य किसी गुण का नहीं । अतः “श्रोत्रग्राह्मगुणत्व'--यह लक्षण "शब्द' 
. का किया गया है । उक्त लक्षण में यदि 'गुण: पद न रखें तो 'शब्दत्व' जाति में तथा 
'शब्द' के अभाव में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'येनेन्द्रियेण यद्गुह्मते तेनेवे- 
सिये तभ्चिष्ठा जातिस्तदभावश्च गुह्यमेते---इस नियम के अनुसार जैसे 'शब्दगुण' का 
ग्रहण श्रोत्र से किया जाता है, वैसे ही शब्दवृत्ति 'शब्दत्व” जाति तथा 'शब्दाभाव का भी . 
शोत्रेन्द्रिय से ही ग्रहण किया जाता है । इस अतिव्याप्ति को हटाने के लिये उक्त लक्षण ~ 
में 'गुणः' पद का निवेश किया गया है। तब “शब्दत्व' और 'शब्दाभाव' गुणस्वरूप न 
होने से अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । यदि उक्त लक्षण में से 'श्रोत्र' पद को हटा-दिया ' 
जाय तो 'रूप” आदि जितने भी ग्राह्य गुण हैं, उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। _ 
उसके निरासाथं लक्षण में “ओत्र' पद को रखना आवश्यक है। तब ओत्र से त शब्द 
गुण के अतिरिक्त अन्य 'रूपादि' गुण, श्रोत्र से ग्राह्म न होने के कारण उनमें लक्षण 
की अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । अब यदि लक्षण में से आह्य' पद को हटा दें तो 
'धोत्रगुणत्व' इतना ही लक्षण शेष रहेगा। तब. ओत्रगत 'संख्या', परिमाण" आदि 
` गुणो में लक्षण की अत्तिव्याप्ति होगी । उसके निरसनार्थ 'ग्राह्म पद को छक्षण में 
| ` रखना आवश्यक है । उसके रखने से 'संख्या” और 'परिमाण', श्रोत्रगत रहने पर भी 
वे श्रोत्र से ग्राह्य नहीं है । अतः उनमें अतिव्याप्ति नहीं हो पायेगी |, दाह की 
शंका--कर्णशष्कुली से अवच्छिन्न आकाशरूप त्र में उत्पन्न होते वाले शब्द का. 
ही श्रोत्रेन्द्रिय से अहण हो सकता है, किन्तु भेरी आदि वाद्यों से अवच्छिक्ःहुए आकाशः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४३६ तर्कुभाषा [ शब्दलक्षण 


में उत्पन्न होने वाले शब्द का श्रोत्र से ग्रहण नहीं हो सकता । अतः लक्षण की उन 
शब्दों में अव्याप्ति होगी । ; 
समा०--उक्त लक्षण का तात्पर्यं जातिघटित लक्षण में है । उसे जातिघटितलक्षण में 
इस प्रकार कहा जायगा---भोन्रग्राह्मवृत्तिगुणत्वव्याप्पजातिमानू_ शब्द/--अर्थात्‌ 
श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण किये जाने वाले “गुण' पदार्थ में रहने वाली (वृत्ति ), जो गुणत्व- 
जाति, उससे व्याप्य रहने वाली जाति से युक्त जो 'गुण' उसे 'शब्द” नामक गुण कहते 
हैं । तथाहि--जिस शब्द का श्रोत्रेन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है, उस 'शब्द' को श्रोत्रग्राह्म 
` कहते हैं। उस श्रोत्रग्राह्म शब्द में रहने वाली जो 'गुणत्व जाति; उससे व्याप्य रहने 
वाली 'शब्दत्वजाति' ही होगी । वह 'शब्दत्वजाति--सभी 'शब्दों' में रहती है । इस 
कारण-भेरी आदि से अवच्छिन्न हुए आकाश में उत्पन्न होने वाले 'शब्द' में भी उस 
'शब्दत्व' जाति के रहने से लक्षण की अव्याप्ति नहीं हो सकेगी । 
इस जातिघटितलक्षण में यदि 'श्रोत्रग्राह्मवृत्ति' पद न रखें तो 'गुणत्वजाति' की 
व्याप्य “ख्पत्वादि' जातियाँ भी होती हैं, ताहशजातिमान्‌ “रूपादि' सभी गुण हैं, उन में 
उक्तलक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति के निरासार्थ लक्षण में 'श्रोत्र- 
ग्राह्मवृत्ति' पद को अवश्य रखना होगा । तब श्रोत्रग्राह्म शब्द में उन रूपत्वादिजातियों 
के न रहने से उनमें अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । अब यदि लक्षण में से 'गुणत्व- 
व्याप्य' पद को हटा दें तो श्रोत्रग्राह्म शब्द में रहने वाली गुणत्वजाति, ताहशजातिमान्‌ 
सभी रुपादिगुण होंगे, तब उन में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, तथा श्रोत्रग्राह्म शब्दः 
गुण' में रहने वाळी 'सत्ताजाति' ताहश सत्ताजातिमान्‌ (द्रव्य; गुण, कर्म! तीनों 
होने से उनमें भी लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उस अतिव्याप्ति के निरासार्थ लक्षण 
be 81 पद अवश्य रखना होगा । तब 'गुणत्वजाति' और 'सत्ताजाति' 
आ उतत की व्याप्य जातियां न रहने से उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति 
अववा 'आकाशविशेषगुणः शब्दः--यह भी लक्षण, 'शब्द' का कर सकते हैं। 
शात आकाश का जो 'विशेष गुण', उसे 'शब्द' कहते हैं। आकाश में एकमात्र 
शब्द ही विशेषगुण रहता है। उस शब्द से भिन्न अन्य कोई विशेषगुण 'आकाश' 
में नहीं रहता । अतः 'आकाशविशेषगुणत्व शब्दत्वम्‌' यह लक्षण भी उचित ही है! 
डफ लका मस नम 'आकाश' पद को हटा दें तो अन्यान्य द्रव्यो के जो रूपादिं 
: 2802 हैं में रक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी । . उस अतिव्याप्ति के निरा 
A में 'आकाश' पद का निवेश करना आवश्यक है । तब 'रूपादिक' गुण 
परथिवी आदि व रहने से उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । “ख्पादिक' तो 
तन स्व पी कई थुण हैं, आकाश! के नहीं । अब यदि लक्षण में 'विशेष 
आकाशगुण: शब्द: इतना ही लक्षण शेष रहेगा । तब आकाशवृत्ति 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शब्द-उत्पत्ति ] अर्थनिरूपणस्‌ ४३७ 


'संख्यादि पांचगुणों' में. लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निरसनार्थ लक्षण में 
में 'विशेष' पद का निवेश करना आवश्यक हे । उसके निवेश करने से 'संख्यादि' गुणों 
में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'संख्यादिक' आकाश के विशेषगुण' नहीं 
हैं, अपितु “सामान्यगुण' हैं। एवं लक्षणलक्षित 'शब्दगुण', एक आकाशरूप द्रव्य में ही 
रहता है, उसके अतिरिक्त पृथिवी आदि द्रव्यो में वह ( शब्दगुण ) नहीं रहा करता है । 

लक्षण में 'ग्राह्म' का अथे प्रत्यक्षयोग्य' करना चाहिये । 'प्रत्यक्ष का विषय? अर्थं 
करना ठीक नहीं होगा । '्ग्राह्म' पद का 'प्रत्यक्षविषय? अर्थं करने पर श्रोत्र तक 
'शब्द' की गति न हो पाने से शब्दलक्षण की उस में अव्याप्ति होगी । क्योंकि वह्‌, 
शरोत्रजन्य प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पा रहा है । किन्तु प्रत्यक्षयोग्य' अथं करने पर 
अव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि श्रोत्र तक शब्द की पहुँच न होने से वह प्रत्यक्ष का 
विषय न हो सकने पर भी उसमें प्रत्यक्ष होने की योग्यता तो होती ही है। रत्र से 
उसका ( शब्द का ) सन्निकर्ष न हो पाने से वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो पाता, 
क्योंकि प्रत्यक्ष तभी होता है, जब विषय के साथ इन्द्रिय का सञ्चिकर्ष होता है। 

. शैंका--'शब्द' की श्रोत्रग्राह्मता कँसे संभव हो सकती है? क्योंकि जहाँ ( जिस 
प्रदेश में ) भेरी यानी नागाड़ा बजाया जाता है, उसके बजाने से 'शब्द' पैदा होता है, 
अर्थात्‌ भेरी के प्रदेश में 'शब्द' उत्पन्न हुआ है, और उस शब्द को श्रवण करने वाला 
शतेन्द्रिय श्रोता के शरीर के एकभाग में स्थित रहता है। यानी शब्द का श्रवण 
करने वाला श्रोत्रेन्द्रिय उस शब्द के समीप ( शब्द के प्रदेश में ) नहीं रहता । दोनों 
के रहने का प्रदेश भिन्न-भिन्न होने से श्रोत्र का शब्द के साथ सन्निकर्ष ( सम्बन्ध ) 
हो ही नहीं सकता । उस स्थिति में श्रोत्र द्वारा शब्द का ग्रहण होना कंसे संभव 
हो सकता है ? 

समा०--भेरी ( नगाड़े ) से उत्पन्न हुए शब्द की एक परम्परा चलती रहती है । 
वेह परम्परा तब तक चलती रहती है, जब तक कि श्रोता के श्रोत्रदेश में 'शब्द' की 
उत्पत्ति नहीं हो जाती । नगाड़े से जो शब्द उत्पन्न होता है, वह दूसरे शब्द को, दूसरा 
शब्द को, तीसरा चौथे शब्द को उत्पन्न करता है, इस तरह उसकी परम्परा 
चैती रहती है । इस शब्दपरम्परा में नगाड़े से निकलनेवाला ( उत्पन्न होने 
वाला ) 'शब्द' प्रथम ( आद्य ) शब्द है, और सुनने वाले के श्रोत्रदेश में पहुँच दि 
सक्न होने वाला “शब्द? अन्तिम शब्द है। और दोनों के बीच रहने वाले “शब्द 
"व्यम शब्द है । शोत से 'अन्तिमशब्द” का ही ग्रहण होता है, आद्य या मध्यम शब्द 
क नहीं । भेरी से उत्पन्न हुआ शब्द 'संयोगजशब्द' है, क्योंकि वह भेरी और दण्ड 
संयोग से उत्पन्न होता है । 
- प्रन्थकार ने भेरी शब्द के अतिरिक्त एक दुसरा उदाहरण भी दिया है कि बाँस 
चीरने तह जो, जहान ह! द0 झोत है5) उता भी ० स्माह शुद्ध कीद्भतिः 


“४३८ तकभाषा [ शब्द-उत्पत्ति | 


परम्परा चलती जाती है, और श्रोता के श्रोत्रदेश में पहुँच कर अन्तिम शब्द की 
उत्पत्ति होती है। वह अन्तिम शब्द, श्रोता के श्रोत्रेन्द्रिय से ग्राह्म होता है। वांस के 
चीरने पर होने वाला चट-चट. शब्द 'विभागजशब्द' है। क्योंकि वह, बाँस के | 
दो दलों के विभाग से पैदा होता है। 'संयोगज और विभागज' दो प्रकार के शब्दों ' 
को बताने के लिये ही ग्रन्थकार ने दो उदाहरण दिये हैं । म्य. 

__ निष्कर्ष यह है कि किसी वाद्य आदि के बजने पर जो शब्द ( ध्वनि ) उत्पन्न 
होता है, और तत्समनन्तर ही उस ध्वनि से उसी ( ध्वनि शब्द ) के समान अन्यान्य 
शब्दध्वनि उत्पन्न होते जाते हैं, ये सभी शब्द ( प्रथम शब्द और उससे होने वाले | 
किन्तु रत्र तक न पहुंचे हुए शब्द अर्थात्‌ मध्यम ( मध्यस्थित ) शब्द, श्रोता के श्रोत्र | 

से दुर होने के कारण उसे ( श्रोता को ) सुनाई नहीं पड़ते । किन्तु प्रवाहित शब्दः | 

` धारा के द्वारा श्रोत्र में जो शब्द उत्पन्न होता है, वही “अन्तिम शब्द' है, और वही उसे | 
सुनाई पड़ता है, उसके पूर्व का कोई शब्द नहीं । उस भेरी आदि वाद्य से उत्पन्न हुए | 
शब्द का समवायिकारण होगा-_'भेरी से अवच्छिन्न आकाश? । और भेरी-आकाश | 

८0 उस” शब्द का--'असमवायिकारण' होगा । तथा भेरी-दण्डसंयोग (दण्ड से | 

री पर होने वाला ५ प 

2 मय का के यान, i त 0 pp | 
उसी प्रकार किसी बाँस को चीरने पर उसके दोनों दलों ( खण्डों ) का विभाग _ 

होने से 'चट-चट' करता हुआ 'शब्द' उत्पन्न होता है, तत्समनन्तर ही उस शब्द से 
एक 'शब्दधारा' प्रवाहित होती है, अर्थात्‌ उत्तरोत्तर एक-एक शब्द पैदा होता जाता | 
> है। जो श्रोता के तर से दुर होने के कारण श्रोता को सुनाई नहीं पड़ता, किउ | 
प्रवाहित धारा के द्वारा जो शब्द उसके श्रोत्र में उत्पन्न होता है, वही उस धारा का | 
अन्तिम शब्द है, और वही अन्तिम शब्द उस श्रोता को सुनाई पड़ता हैं। १. | 

से उत्पन्न हुआ प्रथम शब्द या उससे प्रवाहित हुई धारा से उत्पन्न हुए शब्द, जो श्र , 

तक नहीं पहुचे हैं; ऐसे मध्यम ( मध्यस्थित ) शब्द भेरी से दुर प्रदेश में ( भेरी ई 

अलग ) स्थित मनुष्य को नहीं सुनाई देते हैं, यानी उन शब्दों का उसे शरोर" | 

द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता हे । ऐसी स्थिति में भी उस आदमी का यह कहना कि * | 
शब्दो मया श्रुतः' या भिरीशब्द श्वणोमि'--भेरी के शब्द को मैंने सुना, या | 
के शब्द को मैं सुन रहा हृ--यह समझना उसका निरा भ्रम है। क्‍योंकि जिस त, | 

. को उसने सुना या सुन रहा है, वह भेरी से साक्षात्‌ उत्पन्न हुआ प्रथम शब्द नही है | 

वह तो, “प्रथम शब्द' से निकली शब्दधारा में प्रवाहित होने वाले शब्द-शब्दान् | 
शब्द ) है, जिसे वह सुन रहा है; : उसका कर्थत | 
श्रम से रहित/तहीं। है CE न क पना र | 


शब्द-उत्पत्ति ] अर्थनिरूपणम्‌ ४३९ 


इसी तरह बाँस से होने वाले 'चट-चट' शब्द का 'समवायिकारण' होगा--बाँस 
के द्विदलों से अवच्छिन्न 'आकाश' ओर बाँस के द्विदलों का आकाश के साथ “विभाग” 
होगा--'असमवायिकारण' तथा बाँस के दोनों दलों का “परस्पर विभागं” 'निमित्त- 
कारण' होगा । 

भेरी आदि से उत्पन्न होने वाले शब्द के द्वारा अन्य शब्द ( शब्दज-शन्द ) उत्पन्न ` 
होने की प्रक्रिया का उपपादन दो प्रकार (तरह) से किया जाता है-( १) 
बीचीतरङ्गन्याय और ( २ ) कदम्बमुकुलन्याय । 
( १) वीचीतरङ्गयन्याय-- 

किसी भी जलाशय में कोई कंकड आदि फेंक देने पर या जल को खंगाल देने पर 
चारों ओर जो 'लहर' उठती है, उसे 'वीची' कहते हैं। उस लहर से दूसरी लहर, 
दूसरी से तीसरी लहर, तीसरी से चौथी लहर--इस प्रकार से अनेक लहरें उठती चली 
जाती हैं--इन उठने वाली सभी लहरों को 'वीचीतरङ्ग' शब्द से कहते हैं। जल में 
कंकड आदि फेंकने पर उत्पन्न होने वाली लहरें उस कंकड के चारों ओर जैसे उत्तरोत्तर 
( आगे-आगे ) उठती चली जाती हैं, उसी प्रकार पहिला ( प्रथम ) 'शब्द' उत्पन्न 
होता है, वह जितने आकाश भाग में उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होने वाला दुसरा 
शब्द, उससे अधिक आकाश भाग में उत्पन्न होता है। तीसरा शब्द उससे भी अधिक 
आकाशभाग में उत्पन्न होता है । अधिकाधिक भाग में उत्तरोत्तर शब्द के उत्पन्न 
होने के इस क्रम को 'वीचीतरङ्गन्याय' कहते हैं । 
( २) कदम्बमुकुलन्याय-- 

कदम्वपुष्प की कली जब विकसित होने ( खिलने ) लगती है, तब उसके बीज 
कोष में चारों ओर छोटी-छोटी अनेक पंखुडियाँ वृत्त बनाकर विकसित होती हैं। 
तदनन्तर उन अनेक पंखुडियों के विकास से उस वृत्त के चारों ओर दूसरी छोटी- 
छोटी अनेक पंखुडियाँ वृत्त बनाकर विकसित होती हैं । तदनन्तर उस दुसरे वृत्त के 
चारों ओर छोटी-छोटी अनेक पंखुडियाँ तीसरा वृत्त बनाकर विकसित होतीं हैं । इस 
क्रम से भिन्न-भिन्न वृत्त बनाकर अनेक पंखुडियों का सम्पूर्ण कदम्बपुष्प विकसित हुआ 
दिखाई देता है । उसी प्रकार किसी जगह वाद्य बजने से प्रथम शन्द' उत्पन्न होता है, 
तदनन्तर वह शब्द, अपनी परिधि के चारों ओर अपने जैसे अनेक शब्दों को उत्पन्न 
करता है। ये शब्द भी अपनी परिधि के चारों ओर अपने जैसे भिन्न-भिन्न अनेक 
शब्दों को उत्पन्न करते हैं। शब्द की इस प्रकार की उत्पत्ति को 'कदस्बमुकुलन्याय' 
शब्द से कहा जाता है । 1 : 

शब्द की उत्पत्ति में दो न्यायो को बताने का उद्देश्य यह है कि उनमें रहने 


वाला 'अन्तर' स्पष्ट हो जाय । 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४० त्कंमाषा [ शब्द-उत्पत्ति 


वीचीतरङ्गन्याय से चारों ओर सभी दिशाओं में उत्पन्न होने वाला शब्द, 
उत्तरोत्तर आगे-आगे अन्यान्य शब्द को पैदा करता हुआ भी तरङ्ग के समान 'एक' 


होता है । 


परन्तु कदम्बमुकुलन्याय के अनुसार चारों ओर उत्पन्न होने वाले शब्द, चारों 
ओर होने वाली पंखुडियो के समान भिन्न-भिन्न दिशाओं में उत्पन्न होने वाले 'शब्द' 
अनेक होते हैं । कदम्बमुकुलन्याय के अनुसार शब्दोत्पत्ति कि प्रक्रिया अनेक शब्दों की 
उत्पत्ति और उनके विनाश की कल्पना करने में गौरव होता है । अतः न्याय-वेशेषिक- 
सिद्धान्त में वीचीतरङ्गन्याय के अनुसार शब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया मान्य की गई है। 
जैसा कि मुक्तावलीकार ने १६६ वीं कारिका में बताया है— 
“वीचीतरङ्गन्यायेन तदुत्पत्तिस्तु कौतिता । 
,  केदम्बगोलकन्यायादुत्पत्तिः कस्यचिन्मते ॥” 


--( च्या० सि० मु० १६६ ) 


० 
menses 


७७१० ७, 


७७, 
१७७, म्या oo 


वीचीतरज्गन्याय का स्वरूप कदस्ब मुकुलन्याय का स्वरूप 
निष्कर्ष यह है कि जलाशय में कंकड़ फेंकने पर एक तरंग के अग्रभाग में दुसरा 
तरङ्ग उठता है, और दुसरे तरङ्ग के अग्रभाग में तीसरा तरङ्ग उठता है, तथा तीसरे 
तरङ्ग के अग्रभाग में चतुर्थ तरङ्ग उठता है--इस प्रकार से एक ही पूवंदिक्‌ दिशा 
में उन तरंगों की परम्परा का प्रवाह चलता रहता है। उसी तरह जहाँ पर उक्त 
रीति से पूवं-पूवं शब्द के उत्तर-उत्तर शब्द की उत्पत्ति एक ही पूर्वादिक दिशा में 


होती जाती है, वहाँ पर वीचीतरङ्गन्याय से 
की उत्पत्ति समझनी चाहिये । मका भ्रथमशब्द के द्वारा द्वितीयादि शब्दों 


और जैसे कदम्बगोलक मध्य से सब दिशाओं 

हैं, वैसे ही जिस स्थल में मध्यवर्ती प्रथम 
शब्द उत्पन्न होते हैं, उन दश शब्दों से दुसरे दश 

215 शब्द उत्पन्न होते हैं, उन दूसरे 

दश शब्दों से तीसरे दश शब्द उत्पन होते हँ । इस प्रकार दशों दिशाओं में पूर्व-पुर्व 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की ओर पेखुडियाँ निकला करती 
शब्द से पूर्वादिक दश दिशाओं में दश 


शब्द-उत्पत्ति ] अर्थनिरूपणस्‌ ४४१ 


शब्दों से उत्तर-उत्तर शब्द उत्पन्न होते जाते हैं--ऐसी जगह पर कदस्बमुकुलन्याय 
से प्रथम शब्द से द्वितीयादि शब्दों की उत्पत्ति समझनी चाहिये । है 
दोनों न्यायों की व्यवस्था-- 

शंका--पह कंसे समझा जाय कि कहाँ पर वीचीतरङ्गन्याय से प्रथम शब्द, एक 
ही दिशा में अनेक शब्दों की धारा को प्रवाहित कर रहा है, और कहाँपर प्रथम शब्द, 
कदम्बमुकुलन्याय से दशों दिशाओं में उस जैसे शब्दों की धारा को प्रवाहित कर 
रहा है ? 

समा०--वायुसंयोग को ही इसमें व्यवस्थापक माना जाता है, क्योंकि जैसे 
शब्द की उत्पत्ति में आकाशादिक कारण होते हैं, वेसे ही आकाश और वायु का 
संयोग भी शब्द की उत्पत्ति में निमित्तकारण होता है। भेरी से अवच्छिन्न हुए जिस 
आकाश में प्रथम शब्द की उत्पत्ति होती है, उस भेरी से सम्बद्ध हुआ वायु जिस 
दिशा की ओर बहता है उस दिशा से अवच्छिन्न हुए आकाश में ही उस वायु के 
संयोग से उस शब्द की धारा बहती रहती है। उससे भिन्न दिशा के साथ वायु और 
आकाश का संयोग-न होने से उस दिशा की ओर उस शब्द की धारा नहीं बहती है। 
एवं च वायु के अनुसार ही शब्दधारा का प्रवाह वायुसम्मुख दिशा की ओर बहा | 
करता है। अतएव उस स्थिति में लोग कहते हैं कि भेरी ( नगाडे ) के पास स्थित 
होकर भी विपरीत वायु के कारण मैंने भेरी के शब्द को नहीं सुना । और जब वायु, ' 
सभी दिशाओं के सम्मुख बहता है तब कदम्बमुकुलन्याय से सभी दिशाओं में उस 
प्रथम शब्द की धारा प्रवाहित हो उठती है । जैसे मेघों के गजंनात्मक शब्द से सवे दिक्‌- 
संचारी वायु के संयोग से सभी दिशाओं में शब्द की धारा बहती है । इस प्रकार 
वायुसंयोग से ही द्वितीयादि शब्दों की उत्पत्ति का नियम प्रतीत होता है । वायु के 
संयोग का नियम, तत्तत्‌ दिशा के सन्मुख वायु की गतिक्रिया के अनुसार होता है । 
और वायु की गतिक्रिया का नियामक तो अहष्ट-विशिष्ट आत्मा का संयोग ही 
सानना पड़ता है । यह तो शंब्दोत्पत्ति की प्रक्रिया हुई । 

शंका--प्रथम ( आद्य ), मध्यम, अन्त्य सभी शब्दों के असमवायिकारण और 

मित्तकारण, पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैँ, किन्तु 'समवायिकारण' सभी शब्दों का “एक आकाश 
ही होता है, यह कैसे संभव हो सकता है ? क्योंकि वाद्य से उत्पन्न होने वाले प्रथम 
(आद्य ) शब्द का 'समवायिकारण,' भेर्यादिवाद्यावच्छित्न आकाश तथा मध्यम शब्द 
का समवायिकारण होता है--'पु्वशब्द रूप असमवायिकारण' से अथवा 'अनुकुलवायु 
रूप निमित्तकारण से अवच्छिन्न आकाश” । और अन्त्य शब्द का समवायिकारण होता 
~~कणंशष्कुली से अवच्छिन्त आकाशात्मक श्रोत्र | इस प्रकार आद्य, मध्यम और 

अन्त्य शब्दों के समवायिकारण जब कि स्पष्टतया भिन्न-भिन्न हैं, तब सभी शब्दों 


७ ॥ टाय 
को एक ही 'समवाधिकारण' आकाश है--यह कहना कैसे संगत हो सकता है! 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४२ तकभाषा [ शब्द-उत्पत्ति 


समा०--उपयुक्त शब्दों के जो भिन्न-भिन्न समवायिकारण आपाततः प्रतीत हों 
रहे हैं, वस्तुतः ये सब एकरूप ही (आकाशरूप ही ) हैं। उनकी भिन्नता तो 
अवच्छेदकों की भिन्नता के कारण प्रतीत हों रही है । वह भिन्नता 'आकाश' की 
अपनी निजी नहीं है । अवच्छेदकरूप उपाधि के भेद से आकाश को भिन्न-भिन्न 
समझा जा रहा है । अतः भेदव्यवहार 'औपाधिक' हे । इसलिये उपयुक्त सभी शब्दों 
का 'आकाश रूप एक ही समवायिकारण बताया गया है। जो पूर्णतया संगत है, 
उसमें कोई किसी प्रकार की असंगति नहीं है । 

शंका--कर्म और बुद्धि के समान 'शब्द' को त्रिक्षणावस्थायी (तीन क्षण 
रहने वाला) कहा गया है। न्यायवैशेषिक के कतिपय ग्रन्थों में शब्द को और 
'अपेक्षाबुद्धि' से भिन्न सभी जन्य ज्ञानों को द्विक्षणमात्रावस्थायी कहा गया हैं; 
क्योंकि तीसरे क्षण में उनका नाश हो जाता है। और 'कमं' को चतुःक्षणावस्थायी 
कहा है, क्योंकि “उत्तर संयोग' से पाचवे क्षण में पूर्व ( कमं ) का नाश हो जाता 
है। परन्तु तकंभाषाकार केशवमिश्र ने कर्म; बुद्धि और शब्द तीनों को त्रिक्षणा- 
वस्थायी वताया है । यह बताने में उनका क्या अभिप्राय है ? 
.. -समा०--कर्म को चतुःक्षणावस्थायी कहने में दृष्टि यह है कि प्रथम क्षण में 
. 'कर्मोत्पत्ति' होती है । द्वितीय क्षण में 'कमंयुक्त द्रव्य का पुर्वसंयोगीद्रव्य से विभाग 
होता है। तृतीय क्षण में 'पु्वसंयोग का नाश' होता है । चतुर्थ क्षण में 'कमंयुक्त द्रव्य 
का द्रव्यान्तर के साथ संयोग' होता है। तब पश्चम क्षण में 'कम का नाश! होता है । 
इस प्रकार 'कर्म' की चतुःक्षणावस्थायिता को देखने से उसे 'त्रिक्षणावस्थायी' 
बताना यद्यपि उचित नहीं लगता है। तथापि गम्भीरता से मनन करने पर उसका 
औचित्य स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि नाश्य-नाशक भाव तभी होता है, जब विरोध 
हो। वह विरोध दो प्रकार का होता है--( १ ) सहानवस्थानरूप विरोध और 
(२) वध्य-घातकभाव रूप विरोध । कमं और उत्तरसंयोग में यदि “सहानवस्थान- 
रूप विरोंध' कहें तो उत्तरसंयोग के समय 'कर्म' का अवस्थान ( स्थिति ) नही 
होगा । अर्थात्‌ उत्तरसंयोग के उत्पत्तिकाल में ही ( चतुथ क्षण में ही ) 'कमं' का 
नाश हो जायगा । तब चतुथं क्षण में ही : उसका ( कमं का ) नाश हो जाने से उसे 
क कहा गया है। इससे प्रतीत होता है कि तकंभाषाकार 
शव कर्म और उत्तरसंयोग' में सहानवस्थानरूप विरोध ही स्वीकृत है । 
वध्य-घातकभावरूप विरोध उन्हें स्वीकृत नहीं है। 
किन बुद्धि और शब्द को “तिक्षणावस्थायी” कहकर यह सूचित किया है कि 
बुद्धि और 'शब्द' का स्वनाशक उत्तरवर्ती गुण के साथ उन्हें 'वध्य- भावरूप 
विरोंध' स्वीकृत है, 'सहानवस्थानरूप विरोध? नहीं सका 

घ स्वीकृत नहीं है । 


यदि सहानव 
यहाँ पर स्थानखूप विरोध माना जाय तो वे ( बुद्धि और शब्द ) 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaa sha 


शब्द-नाश ] अर्थेनिरूपणंसू ४४३ 


अपने द्वितीय क्षण में भी नहीं रह पायेंगे, क्योंकि द्वितीय क्षण में ही उनके विनाशक 
“विशेष गुण' उत्पन्न हो जाते हैं, . जिससे द्वितीय क्षण में उनका प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, 
क्योंकि 'सहानवस्थानरूप विरोध” के कारण उस द्वितीय क्षण में वे विद्यमान कैसे 
रह सकते हैं? तथा उत्पत्तिक्षण वाले प्रथम क्षण में भी उनका प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकेगा, क्योंकि 'विषयेन्द्रियसन्निकर्ष' जब काये के पूर्ववर्ती रहता है, तभी उससे प्रत्यक्ष 
हो पाता है। किन्तु वह, विषयभूत बुद्धि और शब्द की उत्पत्ति के पूर्व हो नहीं 
सकता । एवं च बुद्धि और शब्द का उनके विनाशक विशेष गुण के साथ सहानव- 
स्थानरूप विरोध” मानने पर उनका प्रत्यक्ष होना कभी संभव ही नहीं होगा । अतः 
बुद्धि और शब्द को निक्षणावस्थी कहा गया है। 


शब्द के नाश की प्रक्रिया-- 

भेरीवाद्य के प्रदेश से श्रोता के ओत्र तक प्रवाहशील शब्दधारा में तीन प्रकार 
के शब्द हैं । 'आद्य शब्द तो वह है, जो भेरीवाद्य के आहत किये जाने पर प्रथमंत 
एव उत्पन्न होता है । 'मध्यम झब्द' वह है, जो उस प्रवाहशील शब्दधारा के प्रथम 
और अन्तिम शब्दों के मध्य में होते जाते हँ । और “अन्त्य शब्द! वह हे जो शब्दधारा 
के द्वारा श्रोत्र में उत्पन्न होकर श्रोत्र से सुना जाता है, वही शब्दधारा का अन्तिम 
शब्द है । इन तीन प्रकार के शब्दों में से “आद्य' कौर 'मध्य' शब्दों का नाश, उनसे 
उत्पन्न होने वाले कार्यभूत शब्दों से होता जाता है, और “अन्त्य' शब्द का नाश, 


उसके उत्पादक कारणभुत 'शब्द' से होता है । उसी कारणभुत "शब्द' को “अन्तिम, 


शब्द! के अव्यवहित पूर्वक्षण में उत्पन्न होने के कारण समीपवर्ती होने से 'उपान्त्य' 
भी कहते हैं। इन 'अन्त्य' और 'उपान्त्य' शब्दों में “सुन्द और उपसुन्द' नाम के 
राक्षसों जैसा विरोध है। जैसे सुन्द और उपसुन्द परस्पर विरोधी होने से परस्पर ही 
युद्ध कर के एक साथ ही नष्ट हो गये उसी प्रकार 'अन्त्य' और 'उपान्त्य' शब्द भी 
एक-दूसरे के नाशक ( परस्पर विरोधी ) होने से एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं । 

किन्तु 'अन्स्य और उपान्त्य' शब्दों का यह परस्पर नाश्यन्ताश कुमार तके- 
भाषाकार केशवमिश्र को सम्मत नहीं है। केशवमिश्र का कथन है कि 'उपान्त्य' 
शब्द अधिक से अधिक 'अन्त्य' शब्द के द्वितीय क्षण तक रह सकता है। तृतीय क्षण 
में तो उसका रहना ही असम्भव है तब वह तृतीय क्षण में होने वाले “अन्त्य शब्द' के 
नाश का कारण कैसे कहा जायगा ? क्योंकि तृतीय क्षण में ( अच्त्य शब्द के नाश 
क्षण में ) तो 'उपान्त्य शब्द स्वयं विद्यमान ही नहीं है। अतः 'अन्त्य शब्द' का नाश 
'उपान्त्य शब्द” से न मानकर “उपान्त्य शब्द' के नाश से अन्त्य शब्द' का नाश 
मानना चाहिये। क्योंकि 'उपान्त्य शब्द का नाश, 'अन्त्य शब्द! के द्वितीय क्षण में 


उत्पन्न होकर उसके तृतीय क्षण में भी रहता दै। इसलिये तृतीय क्षण में होने बाले' | 


५१ निष्कर्ष पह 
थल शब्द क्रो जाए कह से, कारणा हना a अनुचित चित नही है। Kosha ७ ; 


४४४ तकंभाषा [ अनित्यत्व-विचार 


(१) जिस क्षण में 'उपान्त्य शब्द” की उत्पत्ति होती है, उस क्षण में 'अन्त्य' 
शब्द का अस्तित्व भी नहीं है, वह तो गभं में लीन है। (२) द्वितीय क्षण में 
: “उपान्त्य शब्द' की स्थिति रहती है, उस क्षण में 'अन्त्य शब्द' की उत्पत्ति होती है । 
( ३) तृतीय क्षण में जब “उपान्त्य शब्द” का विनाश होने को है तब अन्त्य 
शब्द' की स्थिति का काल होता है। 
यह्‌ वस्तु स्थिति है । जब कि तृतीय क्षण के बाद 'उपान्त्य शब्द' स्वयं विद्यमान 
ही नहीं है, तव वह अगले क्षण में उस 'अन्त्य शब्द' का नाशक कैसे कहा जायगा ? 
` अतः उपान्त्य शब्द के नाश से ही अन्त्य शब्द का नाश होना तकंभाषाकार को मान्य 
है। जैसा कि उन्होंने कहा है--'तस्मादुपान्त्यनाशादेव अन्त्यनाशः' इति । 
शब्द का अनित्यत्व ( विनाशित्व )-- 
मीमांसाशास्त्र के दार्शनिक विद्वान्‌ 'शब्द' को नित्य बताते हूँ । 'शब्द' के उच्चारण 
को उसका ( शब्द का ) उत्पादक कहना ठीक नहीं है, उच्चारण तो उस शब्द का 
अभिव्यञ्जक है। अतः वह ( शब्द ) नित्य है, अनित्य नहीं । इस मीमांसक मत के 
खण्डनार्थ तर्कभाषाकार ने न्यायदर्शन की दृष्टि से 'शब्द' के अनित्यत्व ( विना शित्व ) 
को प्रदर्शित किया है। शब्द का अनित्यत्व 'अनुमान' प्रमाण से निश्चित किया जाता 
.है। अतः उसका 'अनित्यत्व' प्रमाण से सिद्ध है। किन्तु शब्द का अनित्यत्व बताने 


के पूवं 'अनित्यत्व' का स्वरूप बताना चाहिये, तभी शब्द का अनित्यत्व समझ में 
आ सकता है, अन्यथा नहीं । 


र 'विनाशावच्छिन्नसत्तायो गित्वम्‌ 
9 अनित्यत्वम्‌ “अर्थात्‌ नष्ट होने वाली सत्ता से युक्त होना ही 'अनित्यत्व' है तो वह 
होगा, क्योंकि किसी भी पदार्थ 


अन्यत्र कहीं भी नहीं रहती । 


यह अनित्यत्व का लक्षण ' 1 भाव 
` में घटित न होने से उक्त लक्षण की अव्याप्ति होती है। ण 'सत्ता' रहित प्राग 


इस लक्षण के अनुसार देखने पर 'प्रागभाव” के स्वरूप 
का भी विनाश हो जाता है। अतः प्रन्थकारोक्त लक्षण 'प्रागभाव में घटित ह जाने 
sha 


से उसकी_ अब्याप्त a शाहीद ।:ग्रही उमरीतत्यत््वः कॉ स्वरूप हैं Reengotn Gyaan Ko 


अनित्यत्व-विचार ] अर्थनिरूपणस्‌ ४४५ 


शब्द के अनित्यत्व में अनुमान प्रयोग-- 

“शब्दः अनित्यः सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादिबाह्येन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ पटवत्‌’ अर्थात्‌ 
“शब्द” अनित्य है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वह सामान्य से युक्त होकर हमारी वाह्य इन्द्रिय 
के द्वारा ग्राह्य है ( हेतु ), जैसे--पट या घट आदि ( उदाहरण ) । यहाँ 'शब्द' पक्ष 
है और 'अनित्यत्व' साध्य हे । इस प्रयोग में प्रयुक्त हेतु 'सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादि- 
वह्मेन्द्रियग्राह्मत्वात्‌' है । अर्थात्‌ 'सामान्य’ ( जाति ) का आश्रय होते हुए हम जैसे 
मनुष्यों को बाह्यन्द्रिय से प्रत्यक्षयोग्य होना । जैसे घट--इस घट के दृष्टान्त से कोई 
भी समझ सकता है कि जैसे सामान्य का आश्रय होते हुए हम जैसे मनुष्यों की बाह्य- 
इन्द्रियों से प्रत्यक्षयोग्य होने के कारण “घट या पट” आदि अनित्य हैं, उसी प्रकार . 
'शब्द' भी शब्दत्व, गुणत्व, सत्ता आदि सामान्य ( जाति ) का आश्रय होता हुआ ओर 
हम जैसे मनुष्यों की बाह्मेन्द्रिय ( ओत्र ) से ग्रहणयोग्य होने के कारण अनित्य है। 

उक्त हेतु में से 'बाह्य_ पद को निकाल दें तो 'आत्मा' में, उपयुंक्त--अनुमानगत 
हेतु का 'साध्य' के साथ व्यभिचार हो जायगा। क्योंकि 'आत्मा' में आत्मत्व, 
द्रव्यत्व, सत्ताजाति के रहने से वह ( आत्मा ) सामान्यविशिष्ट ( आश्रय ) है, तथा 
अस्मदादिकों ( हम जैसों ) के मनरूप इन्द्रिय से ग्राह्य ( ग्रहण करने योग्य ) भी है। 
अतः हेतु” तो 'आत्मा' में उपलब्ध हो रहा है, किन्तु 'अनित्यत्व' रूप साध्य आत्मा! 
में उपलब्ध. नहीं है। 'जहाँ-जहां हेतु रहे वहाँ-वहाँ साध्य का रहना आवश्यक है' 
जैसे--यत्र यत्र धूमः, तत्र-तत्र अग्निः--देखा गया है। यही तो हेतु और साध्य की 
व्याप्ति कहलाती है । इस प्रकार की व्याप्ति से युक्त रहने पर ही हेतु, साध्य का 
निश्चायक हो पाता है, अन्यथा नहीं । एवं च साध्याभाववाले आत्मा में हेतु के रहने 
से उक्त हेतु व्यभिचारी हो रहा है उस व्यभिचार दोष के निरासार्थ प्रयुक्त हेतु में 
'बाह्य' पद का देना आवश्यक है। तब 'आत्मा' का ग्राहक जो “मन' इन्द्रिय है, वह 
बाह्य! नहीं है, अपितु 'अन्तरिन्द्रिय' है । अतः उक्त हेतु का आत्मा में व्यभिचार नहीं 
होता है। अब यदि हम प्रयुक्त हेतु में 'अस्मदावि' पद न दें तो 'परमाणुओं' में उस 
हेतु” का व्यभिचार होगा । क्योंकि 'परमाणु' में द्रव्यत्व रहता है, इसलिये वह 'रब्यत्व” 
रूप सामान्यवाला है तथा योग़ीजनों के चक्षुरूप बाह्यर्ब्रिय से ग्राह्य भी है। इस 
कारण परमाणुओं में उक्त 'हेतु' तो है, किन्तु 'अनित्यत्व' रूप साध्य, उन परमाणुओं 
में नहीं है । क्योंकि 'परमाणु' तो नित्य होता है । अतः साध्याभाववाले परमाणुओं में 
'हेतु' के रह जाने से ( वृत्ति होने से ) उक्त हेतु व्यभिचारी हो रहा है । उस व्यभिचार 
के निरासाथं हेतु में 'अस्मदादि” पद का निवेश आवश्यक है । तब हम जैसे साधारण 
लोगों के बाह्यर्द्रिय ( चक्षु ) से 'परमाणुओं' का ग्रहण न हो सकने के कारण परुः 
माणुओं' में हेतु का व्यभिचार नहीं होगा । अब यदि प्रयुक्त हेतु में “सामान्यवत्वे सति! 
पद न रखें तो 'सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव ( शब्दध्वंस )--इन तीनों में KT 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४६ तर्केभाषा [ मतान्तरवर्णन 


व्यभिचरित होगा । क्योंकि 'सामान्य आदि' हम लोगों के चक्षुरादि बाह्येन्द्रिय से ग्राह्य 
ही हैं, इसलिये 'सामान्य आदिकों' में हितु' तो स्थित है, किन्तु 'अनित्यत्व' रूप साध्य 
की स्थिति उनमें नहीं है, क्योंकि 'सामान्य आदि' नित्य है । इस कारण अनित्यत्वरूपं 
साध्य के अभाववाले . उन सामान्यादिकों में 'हेतु' के रहने से वह व्यभिचारी हो गया 
है । उस व्यभिचार के निवारणार्थ हेतु में “सामान्यवत्त्वे सति' पद अवश्य ही रखना 
होगा । तब जातिरूप सामान्य, द्रव्य, गुण, कर्म इन तीन पदार्थो में ही समवाय- 
सम्बन्ध से रहता है । उन सामान्यदिक पदार्थो में वह जातिरूप सामान्य नहीं रहता 
है। उस कारण सामान्यादि पदार्थों में 'हेतु का अनित्यत्व 'साध्य' से व्यभिचार नहीं 
हो रहा है । एवं च “सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादिवाह्यन्द्रियग्राह्मत्वात--हेतु से 'शब्द' 
का अनित्यत्व सिद्ध हो जाता है। इस रीति से नेयायिक-वेक्षेषिको के मत में तो 'बाब्द' 
को अनित्य ही माना गया है । किन्तु अन्य दार्शनिक तथा बेयाकरणों ने 'शब्द' को 
अनित्य न मानकर उसे 'नित्य' बताया है । 

प्रभाकर ( गुरु ) मीमांसादाशनिक का कहना है कि आकाश का गुणरूप जो शब्द 
है, वह 'नित्य' ही है । कोई भी शब्द, अनित्य नहीं है। अनित्य न होने से उसके 
उत्पत्ति-विनाश की कोई संभावना ही नहीं है। शब्द की उत्पत्ति में नैयायिक-वेशेषिकों 
ने जिन कण्ठ-तालु आदि के तथा विजातीयवायु के संयोग को उत्पादक कारण के 
रूप में बताया है, वे सब 'शब्द' के उत्पादक न होकर उसके अभिव्यञ्जकमात 
हीते हैं। अर्थात्‌ 'नित्य शब्द' की अभिव्यक्ति कराते है । 

शब्द में नित्यता सिद्ध करने के लिये वे अनुमान प्रमाण उपस्थित करते हैं-- शब्दः 
नित्यः आकाशमात्रगुणत्वात्‌ आकाशपरिमाणबत्‌"- अर्थात्‌ 'शब्द' नित्य है, आकाशः 
मात्र का गुण होने से, जो आकाशमात्र का गुण होता है, वह अवश्य ही नित्य होता 
है । अतः “शन्द' आकाशमात्र का गुण होने से वह अवश्य ही नित्य होगा । यहाँ प्रयुक्त 
हुए हेतु में से यदि “मात्र' पद को हटा दें तो 'आकाश और घट के संयोग' में हेतु का 
व्यभिचार होगा । क्योंकि आकाश-घट का संयोग, 'आकाश' और 'घट' दोनों में रहता 
है, इस कारण “संयोग' में आकाशगुणत्वरूप हेतु तो है, किन्तु नित्यत्वरूप साध्य 'संयोग' 
मे pe दै । अत: आकाशगुणत्वरूप हेतु, व्याभिचरित हो रहा है । उसके वारणार्थ हेतु 
में 'मात्र' पद दा आवश्यक है । उसके देनेपर व्यभिचार नहीं होता है, क्योंकि आकाश- 
घटसंयोग में जो 'संयोग' गुण है, वह केवल आकाशमात्र का ही 'गुण' नहीं है, अपितु 
घट का भी गुण है। क्योंकि वह दोनों में रहता है। इसलिये आकाश-घट के संयोग में 
उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं होता है । एवं च 'शब्द' का नित्यत्व केवल अनुमान प्रमाण 


से ही सिद्ध नहीं है, अपितु 'प्रत्यभिज्ञा' रूप 'प्रत्यक्ष' प्रमाण से भी उसकी नित्यता सिद्ध - 


दे यन का प्रत्यभिज्ञा का स्वरूप है। अर्थात्‌ जिस 'गकार' को 
८८७. ० 1) अना याह वही यह प शकार, i हि, Ee प्रत्सभिज्ञामें ८ पूतत्काछीन 


मतान्तरखण्डन ] अर्थेनिरूपणस्‌ उ 


'गकार' में पूर्वकालीन 'गकार' का अभेद प्रतीत होता है। यह अभेदप्रतीति 'गकार 
अर्थात्‌ शब्द' को अनित्य ( विनश्वर ) मानने पर, कदापि संभव नहीं हो सकेगी । 
अतः अभेदविषयक प्रत्यभिज्ञा के आधार पर शब्द की नित्यता सिद्ध होती है। 
मीमांसक ( गुरु ) प्रभाकर के मन्तव्य पर अनित्यतावादी नैयायिक कहता है कि 
कि उत्पन्नो गकारः, विनष्टौ गकारः' अर्थात्‌ यह 'गकार’ उत्पन्न हुआ है, यह ` 
'गकार' विनष्ट हुआ है--इस प्रकार की प्रतीति सभी लोगों को हुआ करती है। 
इस प्रतीति के आधार पर 'गकारादि' वरणो ( शब्दों ) की उत्पत्ति तथा विनाश को 
अवश्य स्वीकार करना होगा । और जो पदार्थ” उत्पत्ति-विनाशशील होता है, वह 
अवशय ही 'अनित्य' होता है । अतः 'शब्द' अनित्य है। ; 
सीमांसक--'उत्पन्तो गकारः, विनष्टो गकारः'--यह लोक प्रतीति, उस 'गकार' 
की उत्पत्ति और विनाश को नहीं बता रही है, किंन्तु उन “गकारादि” वणों के 
अभिव्यंजक विजातीय वायु के उत्पत्ति-विनाश को बता रही है, अर्थात्‌ 'गकार' का 
अभिव्यञ्जक 'वायु' उत्पन्न हुआ है तथा नष्ट हुआ है। इस प्रकार अभिव्यंजक वायु 
के उत्पत्ति विनाश को बताती ( विषय करती ) हुई वह लोक प्रतीति, उन गकारादि 
वरणो की नित्यता में बाधक नहीं हो रही है, प्रत्युत बोधक ही हो रही है। 
नेयायिक--प्रभाकर मीमांसक ( गुरु ) का उक्त वक्तव्य ठीक नहीं है । क्योंकि 
'उत्पस्नो गकारः, विनष्टो गकारः'--अर्थात्‌ यह 'गकार' उत्पन्न हुआ है ओर यह 
गकार विनष्ट हुआ है-यह प्रत्नीति तो सभी को होती है । इस प्रतीति के आधार 
पर “गकारादि वर्णो! की उत्पत्ति तथा विनाश तो सभी को मानना ही होगा। जो 
पदार्थं उत्पत्ति तथा विनाशशील होता है, वह पदार्थे अनित्य हुआ करता है, जैसे 
घट-पटादि पदार्थ, उत्पत्ति-विनाशशील होने से अनित्य हुआ करते हैं। अतः 'शब्द' 
भी उत्पत्ति-विनाशशील होने से वह भी अवश्य अनित्य होगा । 
अतः प्रभाकर मीमांसक को “सोऽयं गकार:--यह जो प्रत्यभिज्ञा होती है, वह 
केवल “भ्रम? रूप ही है। एवं च भ्रमात्मक प्रत्यभिज्ञा से गकारादिवणों की 'नित्यता' 
सिद्ध नहीं हो सकती । > न 
दुसरी बात यह है कि "सोऽयं गकारः” इस प्रत्यभिज्ञा को यदि अमा रूप 
कहें, तो भी उससे बन की 'नित्यता' सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि वह प्रत्यभिज्ञा 
“एततुकालीन गकार' में पूर्वकालीन गकार' के अभेद को नहीं बता रही हे, 


. अपितु, एतत्कालीनं 'गकार' में 'गत्वधर्मावच्छित्त गकार' के अभेद को बताती है । 


तब जो 'गत्वजाति? उस पूर्वकालीन 'गकार' में रहती है, वही 'गत्वजाति' एतत्कालीन 

'गकार' में है । अतः जैसे 'पुर्वकालीन गकार” उस 'गत्वजाति' से अवच्छिन्न है । वैसे 

ही एततुकालीन 'गकार? भी उस 'गत्वजाति' से अवच्छिन्न है। ऐसे गत्वावच्छिन्न 

गकार' में 'गस्वावच्छिन्न गकार' का भेद नहीं रहता है । इस कारण उस पुर्वेकालीन 
000. Vasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४४८ तकंभाषा [ मतान्तरखण्डन 


'गकारव्यक्ति' का तथा 'उत्तरकालीन गकारव्यक्ति' का परस्पर भेद रहने पर भी 
“गत्वजाति' का अभेद रहने से 'सोऽयं गकारः' इस प्रत्यभिज्ञा का पूर्वकालीन 'गकार 
वृत्ति गत्वजाति' से अवच्छिन्न हुए 'गकार' से यह एतत्कालीन 'गकार' अभिन्न है-- 
यह प्रतीति उसे हो रही है। इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा को “प्रमा रूप मानने पर भी 
उन गकारादि वणो की नित्यता सिद्ध नहीं हो सकती । 

अथवा--'शब्द' में लोगों को 'तारत्व', “मन्द्रत्व' रूप विरुद्ध धमं प्रतीत होते हैं। 
ये विरुद्ध घमं 'एक शब्द' में कभी संभव नहीं हो सकते । अतः उन 'तारत्व-मन्द्रत्व 
रूप विरुद्ध धर्मों के कारण भी उन शब्दों में भेद है--यह अवश्य मानना होगा । इस 
कारण प्रत्यभिज्ञा के आधार पर शब्द की नित्यता को.सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

प्रभाकर मीमांसक ने 'शब्द' की 'नित्यता' को सिद्ध करने के लिये जो अनुमान 
प्रयोग किया था, वह भी शब्द की अनित्यता के साधक अनुमान प्रयोग के द्वारा 
सत्प्रतिपक्ष दोष से दूषित होने के कारण दुष्ट हो रहा है । शब्द की अनित्यता का साधक 
अनुमान प्रयोग यह कर सकते है--'शब्द: अनित्यः सामान्यवत्त्वे सति अस्मदादि- 
बाह्येन्द्रियग्राह्यत्वात्‌, पटवत्‌ अर्थात्‌ 'शब्द' अनित्य है, जातिरूप सामान्यवाला होता 
हुआ हम जैसों के बाह्येन्द्रिय के द्वारा होने से, अर्थात्‌ हम जैसो के बाह्येन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष 

, का विषय होने से । जो पदार्थ, सामान्य वाला होता हुआ अस्मदादिकों के बाह्योद्धिय 

से ग्राह्य होता है, वह पदार्थ अनित्य ही होता है। जैसे--'पट' पटत्व, द्रव्यत्व आदि 
सामान्य ( जाति ) से युक्त हुआ अस्मदादिकों के चक्षु, त्वक्‌ रूप बाह्येन्द्रिय से ग्राह्य 
होता है । इसलिये वे घट-पटादि पदार्थ, अनित्य ही होते हैं। उसी प्रकार 'शब्द? भी 
शब्दत्व, गुणत्वरूप सामान्य वाला होता हुआ अस्मदादिकों के श्रोत्र रूप वाह्यरिद्रय 
से ग्राह्य होता है, इस कारण वह ( शब्द ) भी घट-पटादि पदार्थों के समान ही 
अनित्य है । एवं च उक्त अनुमान से 'शब्द' में अनित्यता ही सिद्ध होती है । 

महामीमांसक कुमारिलभट्टपाद का तो 'शब्द' के सम्बन्ध में यह मन्तव्य है कि 
शब्द की न उत्पत्ति होती है और न विनाश ही होता है। वह तो 'नित्य' ही है। 
किन्तु वह 'रूप' आदि गुणों के समान 'गुण' नहीं है, अपितु 'आकाश' आदि के समान 
द्रव्य है । द्रव्यरूप 'शब्द' की नित्यता में अनुमान प्रमाण है । अनुमान प्रयोग वे इस 
प्रकार करते है--'थब्दः नित्यः निःस्पशंदरव्यत्वात्‌ आकादावत्‌'--अर्थात्‌ "शब्द? नित्य 
है, स्पशंगुण से रहित द्रव्यरूप होने सें। जो-जो स्पर्श से रहित द्रव्य’ होता है, वह 
सवदा “नित्य' ही होता है, जैसे 'आकाश' स्पशरहित द्रव्य होने से “नित्य माना 


जाता है | उसी प्रकार "शब्द? भी स्पशंर हे र 
कहना होगा । हित द्रव्य रूप होने से उसको "नित्य ही 


यहाँ प्रयुक्त किये गये 'हेतु' में 'द्रव्य' पद न देकर केवल 'निःस्प्त्वात्‌' इतना ही 


कहें तो 'गन्धादिक' अनित्य गुणों में 'हेतु” का व्यभिचार होगा । पर्योकि 'गुण' में 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मतान्तरखण्डन ] अर्थनिरूपणम्‌ ४४९ 


“गुण” नहीं रहता । इस कारण “गन्धादिक' अनित्य गुण, 'स्पशंगुण' से रहित है । अतः 
'गन्धादिक' गुणों में “स्पर्शरहितत्व' हेतु तो विद्यमान है, किन्तु 'नित्यत्व” रूप 'साध्य' 
नहीं है । अतः 'हेतु' व्यभिचरित हो रहा हे । उसके निवारणार्थं प्रयुक्त हेतु में 'द्रव्य” 
पद का निवेश करना आवश्यक हे । तब गन्धादिक गुणों में 'द्रव्यरूपता! के न होने से 
'गन्धादिक' गुणों में हेतु का व्यभिचार नहीं होगा । अव यदि केवल 'द्रव्यत्वात्‌” को 
ही हेतु के रूप में प्रयुक्त करें तो 'घट-पट' आदि में हेतु का व्यभिचार होगा । क्योंकि 
'घट-पट' आदि पदार्थों में 'द्रव्यत्व' रूप हेतु तो है किन्तु “नित्यत्व” रूप साध्य, उनमें 
नहीं हे । इस व्यभिचार के निवारणार्थ 'द्रव्यत्वात्‌ में 'निःस्पर्श' को 'द्रव्य' का 
विशेषण बनाना आवश्यक हे । तब “घटादिक' द्रव्य पदार्थ 'स्पर्शगुण' से रहितं नहीं 
हैं, अपितु स्पर्शंगुण वाले ही हैं। अतः घटादिकों में उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं हो 
पाता । इस प्रकार अनुमान प्रमाण से 'शब्द' में नित्यता की सिद्धि हो जाती हुँ । 

शंका--'निःस्पशंद्रव्यत्व' रूप हेतु से 'शब्द' में नित्यता तब सिद्ध हो सकेगी 
जब कि 'शब्द' में किसी प्रमाण से द्रव्यत्व” को प्रथमतः सिद्ध करें । किन्तु शब्द की 
द्रव्यरूपता का साधक कोई प्रमाण है नहीं । अतः 'शब्द' में द्रव्यत्व के न होने से 
आपके द्वारा प्रयुक्त अनुमान स्वरूपासिद्धि दोष से दुषित है । उससे नित्यत्व की सिद्धि 
नहीं होगी । 

समा० -शब्द में द्रव्यत्व की सिद्धि अनुमान प्रमाण से हो सकती है। अनुमान 
प्रयोग इस प्रकार होगा---शब्दः द्रव्यं साक्षात्सम्बन्धेन इन्द्रियग्राह्मत्वात्‌ घटादिवत्‌'-- 
अर्थात्‌ “शब्द' द्रव्य है, साक्षात्सम्वन्ध से इन्द्रियग्राह्मय होने से । जो-जो पदार्थ साक्षात्‌ 
सम्बन्ध से इन्द्रियग्राह्म होता है, वह द्रव्य पदार्थ ही होता है । जैसे 'घटादि' संयोगरूप 
साक्षात्‌ सम्बन्ध से चक्षुरिर्द्रिय के द्वारा ग्राह्य होते हैं उस कारण “घटादिक' द्रव्यरूप 
ही कहे जाते हैं। उसी प्रकार 'शब्द' भी 'साक्षात्‌ सम्बन्ध' से श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा 
ग्राह्य होता है, इसलिये 'शब्द” भी उन घटादिकों के समान 'द्रव्यरूप' ही है । 'संयोग' 
और 'समवाय' इन दोनों सम्बन्धों को 'साक्षात्‌ सम्बन्ध' कहते हैं । 

यहा प्रयुक्त किये अनुमान में 'साक्षात्सम्बस्धेन' पद यदि न रखें तो 'ख्पादिक' 
गुणों में हेतु का व्यभिचार होगा । क्योंकि 'रूपादि' गुण भी चक्षुरादि इन्दरियो के द्वारा 
ग्राह्य होते हैं, किन्तु 'रूपादिकों में 'द्रव्यत्वरूप साध्य' नहीं है। अतः हेतु का 
व्यभिचार हो रहा है। उसके निवारणोथे हेतु में 'साक्षातसम्बस्थेन' पद का निवेश 
करना आवश्यक है। तब 'रूपादिक' 'साक्षात्सम्बन्ध' से इन्द्रियग्राह्म न होकर “संयुक्त 
झमवाय' रूप प्ररम्परासम्बन्ध से इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्म हुआ करते हैं। इसलिये, 
'ख्पादिगुणों' में 'हेतु' का व्यभिचार नहीं हो रहा हैं। इस रीति से png 
दारा 'शब्द' में द्रव्यत्व की सिद्धि होती है । अतः प्रयुक्त किये गये "निः 
>प हेतु से 'शब्द' में नित्यता की सिद्धि की गई है । 


२९२ Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. ४५७० तकंभाषा [ मतान्तरखण्डन 


इस पर नेयायिक कहता है कि श्रीभट्टपाद का उक्त कथन ठीक नहीं है । क्योंकि 
वे 'शब्द' को द्रव्य मानकर उसे 'नित्य' कह रहे हैं किन्तु वे यह बतावं कि उसे 
( शब्द को) वे “पृथिवी आदि! द्रव्यों के समान “रूपी द्रव्य ( रूपवान्‌ द्रव्य ) मानते 
हैं? या वायु आदि! द्रव्यो कें समान 'अरूपी द्रव्य' ( रूपरहित द्रव्य ) मानते हैं ? 
यदि वे प्रथम विकल्प ( पक्ष ) को स्वीकार करते हूँ तो रूपवान्‌ पृथिवी आदिं 
द्रन्यो के समान चक्षुरिर्द्रिय से उसका ( शब्द का ) प्रत्यक्ष होना चाहिये। किन्तु 
“शब्द' का चाक्षुषप्रत्यक्ष नहीं होता है। अब यदि वे द्वितीय विकल्प (पक्ष) का 
स्वीकार करते हैं तो 'शब्द' के रूपरहित होने से उसका ( शब्द का ) श्रोत्रेन्द्रिय से 
प्रत्यक्ष ही नहीं होगा । क्योंकि “बाह्यद्रव्य' के प्रत्यक्ष में 'उद्भूतरूप' को कारण 
माना गया है। “उद्भूतरूप' के बिना “बाह्य द्रव्य! का प्रत्यक्ष नहीं होता । किन्तु 
उसका श्रावण प्रत्यक्ष तो सभी को हुआ करता है। अतः 'शब्द' में द्रव्यत्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती । एवं च 'शब्द' में द्रव्यत्व के न रहने से 'निःस्पशंद्रव्यत्व' रूप हेतु 
से उसकी (शब्द की) नित्यता को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता । और 
श्रत्यभिज्ञा' जो होती है, वह तो भ्रमरूप है, इसे हम पहिले ही कह चुके हैं। अतः 
“उत्पन्नो गकरः विनष्टो गकारः? इस प्रतीति से उसकी “अनित्यता' ही सिद्ध 
हो रही है। 
वेयाकरण मत पर विचार-- 

मीमांसकों के समान वेयाकरणों ने भी 'शब्द' को नित्य माना है, परन्तु उनकी 
प्रक्रिया मीमांसकों से भिन्न है। उनका कहना है कि वर्णो के समुदाय को 'पद' 
कहते हैं । पद में स्थित एक-एक वर्ण से 'अथंवोध' का होना संभव नहीं है, उसी तरह 
मिलित वर्णो से भी अर्थवोध का होना सम्भव नहीं है । क्‍योंकि 'वणं' दिक्षणा- 
वस्थायी हैं, तथा वे क्रम से उत्पन्न होते हूँ । उस कारण उन पदघटक वर्णों का मेल 
(समूह ) होना कभी भी संभव न होने से 'पद' की सिद्धि नहीं होगी । 'पद' के 
सिद्ध न होने से उस पद का श्रावणप्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष होने में 
'विषय' को भी कारण माना जाता है। 'बिषय' के बिना प्रत्यक्ष नहीं होता है। 
की का प्रत्यक्ष न हो पाने से उसके 'अर्थ' का स्मरण नहीं होगा । पदजन्य 
पदार्थस्मृति के विना 'अथं' के 'शाब्द बोध' का होना भी सम्भव नहीं है.। इसलिये 
उन वर्णो से अभिव्यक्त होने वाले 'पदस्फोट' को मान लेना चाहिये । उस नित्य 
पदस्फोट' के ज्ञान से ही 'अथं' का स्मरण श्रोता को होता है। उस 'पदस्फोट' 
बम अनेक वर्णो' में 'एक पदम्‌? “एक वाक्यम्‌? कहा जाता है। अर्तः 

डर नैयायिक कहता है कि वैयाकरणों का भी मन्तव्य ठीक नहीं है । क्योंकि 
'हह० काति हैं; हिस्र. 'घ/3टप।ववर्णो- सेता अभिव्यक्त ० घट! पद के 


मतान्तरखण्डन ] अथंनिरूपणसु ४५१ 


अर्थ की स्मृति कराने वाला जो 'पदस्फोट' है, वह “घट या कलशादिक' पदों के समस्त 
वर्णों से अभिव्यक्त हुए उन 'घट, कलशादि' पदों के 'घट-कलशादि' रूप अर्थं की. 
स्मृति कराता है? अथवा उस पद के यत्किच्चित्‌ ( जिस किसी ) एक वर्ण से अभि- 
व्यक्त होने वाले पद के अर्थ की स्मृति कराता है? अथवा उस पद के सभी वर्णों की 
प्रत्यक्षज्ञानरूप अभिव्यक्तियों से अभिव्यक्त हुआ वह 'पदस्फोट' उस पद के अथं की 
स्मृति कराता है? इन तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प का स्वीकार यदि वैया- 
करण करता है, तो वह संभव नहीं होगा, क्योंकि द्विक्षणावस्थायी तथा क्रमशः होने 
वाले 'घट-क्रलशादि' पदों के घटक ( अवयव) 'घ, ट', “क, ल, श आदि वर्ण हैं, 
उनका मेल होना कदापि संभव नहीं है, अर्थात्‌ उन सभी वर्णों की 'एकक्षण में 
स्थिति संभव नहीं है, और उन पदों के घटक “घ, ट' या “क, ल, श' आदि सभी 
वर्णों की एकत्र स्थिति हुए बिना “घट-कलशादि' पद में स्थित “पदस्फोट' की 
अभिव्यक्ति कभी होगी ही नहीं। उस कारण पदस्फोट का प्रत्यक्ष न हो. पाने से 
श्रोता को 'घट-कलशादि' पदों के अर्थ का बोध भी नहीं हो पायगा । अतः प्रथमपक्ष 
ठीक नहीं है । - 

उसी तरह द्वितीय पक्ष का स्वीकार भी वैयाकरण नहीं कर सकेगा, क्योंकि 
पद के घटक किसी भी एक वर्ण के उच्चारण से ही श्रोता को 'घट' या 'कलश' पद 
के स्फोट का प्रत्यक्ष होकर उस पद के अर्थका बोध होना चाहिये, किन्तु होता नहीं 
है। और वैयाकरण के मतानुसार उन “घकारादि या ककारादि वर्णों का, 'घृट' या 
कलश? रूप अर्थ के बोध में उपयोग नहीं है, अपितु “पदस्फोट' के बोध में ही उपयोंग 
है। अतः उस 'पदस्फोट' का बोध, जिस किसी एक वर्ण से हो ही जायगा, तब तो 
'अन्यवर्ण “व्यर्थ ही हो जायेंगे । इसलिये द्वितीय विकल्प का भी स्वीकार नहीं कर 
सकते । अव यदि तृतीय पक्ष का स्वीकार करें तो वह भी संभव नहीं होगा । क्योंकि 
जैसे ककारादि या घकारादि वर्ण, द्विक्षणावस्थायी हैं तथा क्रम से उत्पन्न होते हैं, 
उसी तरह चकारादि अथवा ककारादि वणा की थावणप्रत्यक्षरूप अभिव्यक्तियाँ भी 
द्विक्षणावस्थायी हैं तथा क्रमशः उत्पन्न होती हैं। इसलिये उन अभिव्यक्तियों का भी 
किसी एक क्षण में स्थितिरूप मेलन होना संभव नहीं है । - - 

अभिप्राय यह है--'विशिष्ट बुद्धि में विशेषणज्ञान कारण होता है'--इस नियम 
के अनुसार प्रथमक्षण में 'कत्व” या 'घत्व' जाति का निविकल्पक प्रत्यक्ष होगा और 
द्वितीयक्षण में 'कत्वजातिविशिष्ट ककार? का. या 'घत्वजातिविशिष्ट घकार का प्रत्यक्ष 
होगा । इसी प्रकार पद के घटक जितने भी वर्ण होंगे उन सभी का आनुपूर्वी से , 
जाति और व्यक्ति का प्रत्यक्ष तत्तत्‌ क्षणों में होता जायगा। एव च अजित अग्रिम 
वर्ण के प्रत्यक्ष होने के क्षण में पूर्व-पूर्व वर्ण का प्रत्यक्ष ज्ञान नष्ट होता न ) 
अतः उन वर्णी की अभिव्यक्तियों का मेलन कभी संभव ही नहीं है। उस मलत 


८८७. Vasishtha Tripathi Gollection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५२ तकंभाषा [ बुद्धिनिरूपण | 


असंभव रहने से 'पदस्फोट' की भी अभिव्यक्ति नहीं होगी । इस प्रकार पदर्फोट के 
अप्रत्यक्ष रहने से श्रोता को 'घट' या 'कलश' आदि पदों से कभी भी अर्थ वोध 
नहीं हो सकेगा । इसलिये वैयाकरण तृतीय पक्ष का भी स्वीकार नहीं कर सकता । 


इस पर वयाकरण यदि यह कहे किं पूर्वपूर्वं वर्णं के अनुभव से उत्पन्न होने वाले | 
जो पूर्व-पुवं वर्ण-विषयक संस्कार हैं, उन संस्कारों से सहकृत जो अन्तिम वणं का | 
प्रत्यक्ष है, वही उस पदस्फोट का अभिव्यंजक है । ऐसा मानने पर पूर्वोक्त दोष प्राप्त | 


नहीं होता है। 


तव नेयायिक कहते हैं कि वेयाकरण का उपर्युक्त कथन भी ठीक नहीं है । क्योंकि | 
जिस पूर्व-पूवं वर्णविषयक संस्कार-सहकृत अन्त्यवणं के प्रत्यक्ष को 'पदस्फोट' का | 


अभिव्यञ्जक वेयाकरणों ने माना है, उसी से ( प्रत्यक्ष से) ही 'घट-कलश' आदि पर्दो 


की स्मृति हो जायगी और उस पद के अर्थ का बोध भी हो जायगा। अतः उसके | 
लिये 'पदस्फोट' की कल्पना करना व्यर्थ है। एवं च शब्द की नित्यता सिद्ध करने में | 


वेयाकरणों का प्रयास निष्फल ही है । 


त्वनित्य 
( १६ ) बुद्धिनिरूपण-- 


( १६ ) अथंप्रकाशो बुद्धिः । नित्याऽनित्या च । ऐशी बुद्धिनित्या, अन्यदीया | 
11 | 


अर्येति। 'अथं' के प्रकाश (ज्ञान) को 'बुद्धि' कहते हैं। यानी जो प्रकाश | 
( ज्ञान), भ्थ-विषयक हो, उस प्रकाश को 'बुद्धि' शब्द से कहा जाता है। यह | 
बुद्धि, आत्मा का एक 'विशेषगुण' है। वह 'नित्य' और 'अनित्य' के भेद से दो | 
प्रकार की है। उनमें से ईश्वर की बुद्धि ( ऐशी बुद्धि ) नित्य है और जीव की बुढि 


. अनित्य होती हे । 


माधुरी 

'बुद्धिरपलब्षिज्ञानमित्यनर्थान्तरम्‌'---( न्या० सू० 
` .अनुसार ज्ञान, बोध, प्रतीति, प्रत्यय, उपलब्धि--ये सभी 'बुद्धि के ही नामान्तर हैं, 

अतः ज्ञान ओर बुद्धि --दोनों शब्द समानार्थक हैं। अन्थकार ने 'अर्थप्रकाशो बुढि: 
कहकर सूचित किया है कि संख्या के समान बुद्धि" को अन्तःकरण नहीं समती 
चाहिये । , सांख्यदर्शन में 'अन्तःकरण' को बुद्धि, और बुद्धि के अर्थाकार परिणाम 
को “ज्ञान, और “पुरुष” ( आत्मा ) में उस ज्ञान के प्रतिबिम्ब को 'उपलब्धि' माता 
गया है । वेदान्तदशंन में 'अन्तःकरण' को बुद्धि, और बुद्धि के अर्थाकार परिणार्म 
को 'वृत्ति' ( गोण ज्ञान ), व 'आत्मा' को मुख्य ज्ञान कहा है । 


मह ववी A विशेषगुण गाना जाता, है ०० नपोकिप्सतरिछिय मर्न 


१।१।१५)। इस सूत्रके | 


बुद्धिनिर्पण ] अर्थनिरूपणस्‌ ४५३ 


बहिरिन्द्रियो के द्वारा अर्थ का ज्ञान ( प्रकाश ) आत्मा को ही होता है । न्याय- 
दर्शन के प्रमाणादिपदार्थो का अन्तर्भाव इस “बुद्धि पदार्थ में ही वेशेषिकदशंन ने 
कर दिया है । वैशेषिकदर्शन के प्रशस्तपादभाष्यकार ने 'विद्या' और 'अविद्या' के भेद 
से बुद्धि के प्रथमतः दो भेद किये हैं। उनमें से 'अविद्या' के चार भेद किये हैं-- 
(१) संशय, (२) विपर्यय, ( ३ ) अनध्यवसाय, और ( ४ ) स्वप्न । 

यह 'बुद्धि' ( गुण ), एकमात्र 'आत्मा' ( द्रव्य ) में ही समवायसम्बन्ध से रहती 
है। उसके अतिरिक्त 'पृथिवी' आदि द्रव्यो में नहीं रहती । यह ज्ञानरूप बुद्धि से ही 
सब की प्रवृत्ति, निवृत्ति, आहार, विहार आदि समस्त व्यवहार हुआ करते हैं। अत- 
एवं तकंसंग्रहकार श्रीअन्नंभट्ट ने 'स्वंब्यवहारहेतुगुंणो वुद्धिज्ञातम्‌! कहा है। “बुद्धि 
के बिना कोई व्यवहार नहीं हो पाता है। यह 'बुद्धि' ( गुण ) समस्त व्यवहारों का 
असाधारण कारण है । कोई भी व्यवहार तभी होता है जब व्यवहायं वस्तु ( विषय ) 
का ज्ञान रहे । जबतक वस्तु ज्ञात न हो, तवतक उसके सम्बन्ध में व्यवहार हो ही नहीं 
सकता । तथापि इस लक्षण की 'निविकल्पक ज्ञान" में अव्याप्ति हो रही है, क्योंकि 
उस निविकल्पक ज्ञान से किसी व्यवहार की साक्षात्‌ उत्पत्ति नहीं होती है । इसी 
कारण तकंभाषाकार श्रीकेशवमिश्र ने उस लक्षण को न अपनाकर 'अथंप्रकाशो बुद्धि? 
यह लक्षण 'बुद्धि' का किया है । यानी अथंविषयक 'प्रकाश' ही बुद्धि का स्वरूप है । 

उक्त लक्षण में 'प्रकाश' पद का निवेश यदि न करें तो “अर्थों बुद्धि इतने 
मात्र लक्षण की बुद्धि से भिन्न 'वस्तुमात्र' में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि अर्थ शब्द 
से यच्च यावत्‌ सभी वस्तुओं का संग्रह होता है | उस अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ 
प्रकाश' पद का निवेश आवश्यक है । यदि लक्षण में से 'अर्थ' पद को हटा दें तो 
'प्रकाशो बुद्धि: इतने मात्र लक्षण की प्रदीप से होने वाले 'प्रकाश' में अतिव्याप्ति हो 
जायगी । उसके निवारणार्थं लक्षण में 'अर्थ' पद का रखना आवश्यक है। उसके 
रखने पर प्रदीप आदि के प्रकाश” में अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । क्योंकि बुद्धिर्प 
प्रकाश ही 'अर्थविषयक? होता है । तैजस प्रकाश 'निविषयक' होता है । केवल 
अथंविषयक बुद्धि” को भी बुद्धि का लक्षण कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी 
अथंविषयक 'इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और संस्कार! में अतिव्याप्ति हो रही है । 

अतः बुद्धि का लक्षण “जानासीत्यनुव्यवसायविषय दर i 
वृधि! करना चाहिये । अर्थात्‌ 'जानामि' इस अनुव्यवसाय ज्ञान के विषय में रहने 
वाली “गुणत्वजाति' से व्याप्य जाति वाले 'गुण' को बुद्धि कहते है । 'ज्ञान' को विषय 
करने वाले 'ज्ञान' को अनुव्यवसाय कहते हैं । वह अनुव्यवसाय अन्तरिन्द्रिय 'मन से 
जन्य होने के कारण उसे “मानस प्रत्यक्ष! कहते हैं। 'जानामि' यह अनुव्यवसाय 
शान, पुर्वोत्पन्न ज्ञानरूप बुद्धि को विषय करता है । इसलिये “ज्ञानरूपबुद्धि। उस 
अनुब्यवसायज्ञान का विषय कहलाती है । ऐसी बुद्धि में रहने वाली तथा गुणत्वजाति 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्र तक भाषा [ बुद्धिनिरूपण 


की व्याप्य ऐसी 'बुद्धित्व' जाती होगी, वह समस्तज्ञानरूप बुद्धियों में रहती है । यह 
लक्षण-समन्वय है । ज्ञान और बुद्धि दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। 

उक्त लक्षण में यदि 'जानामीत्यनुव्यवसायविषयवृत्ति' पद न रखें, तो “गुणत्वजाति' | 
के व्याप्य 'रूपत्वादिक' जाति वाले “ख्पादिगुणो' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। 
उसके निवारणार्थं लक्षण में 'जानामौत्यनुब्यवसायविषयवृत्ति' पद रखना आवश्यक है। 
उससे अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वे 'रूपादिकगुण', 'जानामि' इस अनुब्यवसाय- 
ज्ञान के विषय नहीं हैं, किन्तु, उस 'अनुव्यवसाय' का विषय तो वह “बुद्धिरूप' ज्ञान 
ही है। इस कारण रूपत्वादिजातियाँ 'जानामि' इस अनुव्यवसाय के विषय में रहती 
नहीं है । इसलिये 'रूपत्वादि' जातियों को लेकर उन "रूपादि गुणों' में लक्षण की | 
अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । 

अब यदि “गुणत्वव्याप्य' पद को लक्षण में से हटा वें तो 'गुणत्व' जाति को लेकर | 
“रूपादि' समस्त गुणों में तथा 'सत्ताजाति' को लेकर द्रव्य, गुण और कमं' में उक्त 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि अनुव्यवसाय के विषयभूत बुद्धिरुपज्ञान में 
जैसे 'बुद्धित्व' जाति रहती है, वैसे ही 'गुणस्वजाति' तथा सत्ताजाति भी रहती है। . 
उस 'गुणत्वजाति' को लेकर 'रूपादिक' समस्त गुणों में तथा 'सत्ताजाति' को लेकर : 
'दरव्य-गुण-कमं' में 'बुद्धि' के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । | 

किः 'जानामि' यह अनुव्यवसाय जैसे उस 'ज्ञानरूप बुद्धि को विषय करता है 
वैसे ही उस बुद्धि के आश्रयभूत 'आत्मा' को भी वह विषय करता है । इसलिये , 
'बुद्धि' के समान 'आत्मा' भी, 'जानामि' इस अनुव्यवसाय का विषय कहा: जाता है। 
उस आत्मा में 'आत्मत्व, द्रव्यत्व, और सत्ता' ये तीनों जातियाँ रहती हैं। ऐसी 
स्थिति में 'आत्मत्व' जाति को लेकर तो 'आत्मा' में, और 'द्रव्यत्व' जाति को लेकर 
“पृथिवी आदि सभी द्रव्यो' में तथा 'सत्ता जाति” को लेकर 'द्रव्य-गुण-कर्म' में लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी। उसके निवारणाथं लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य' पद को जाति 
के विशेषण के रूप में निविष्ट करना अवश्यक है। तब “गुणत्व, सत्ता, आरत 
द्रव्यत्व'--ये चारों जातियाँ उस गुणत्वजाति की व्याप्य नहीं है.। अतः उन गुणर 
जातियों को लेकर 'गुणादिकों' में बुद्धि के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है । 

शंका--जातिघटित लक्षण की अपेक्षा यदि “जानामीत्यनुव्यवसाय । 
बुढि अर्थात्‌ 'जानामि' इस अनुव्यवसाय का जो विषय हो तथा 'गुण' हो ख 
बुद्धि कहते हैं। यह छोटा-सा लक्षण ही क्यों नहीं करते ? इस लक्षण की ग | 
आत्मा में अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि 'आतमा' में गुणरूपता नहीं दै। अत । 
जातिघटित लक्षण बनाने की क्या आवश्यकता है? दा | 

समा०-आपकी शंका ठीक है, तथापि जिन स्मरण, अनुव्यवसाय कौ | 


भी विषय करने वाला नहीं 
६ न । 
८८७. Vasishtha Tripathi लस उत्तरवर्ती 0 ।अनुव्यवसायज्ञान्‌ जहाँ उत ही दन | 


बुद्धिभेद ] अर्थनिरूपणस्‌ ४५५ 


उन “स्मरण, अनुव्यवसायादि ज्ञानों' में उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी। तथा 
'निविकल्पकज्ञान' में भी उक्त लक्षण की अव्याप्ति होगी । क्योंकि 'निविकल्पकज्ञान' 
अतीन्द्रिय होने से उसमें मानसप्रत्यक्षरूप 'अनुव्यवसाय' की विषयता ही नहीं है । 

अतः उक्त दोषों के निवारणार्थं बुद्धि का जातिघटित लक्षण करने की आवश्य- 
कता है । उसके अनुसार “बुद्धित्वजाति', उन स्मरण, तथा अनुब्यवसायादि ज्ञानों में 
तथा निविल्पकज्ञान में भी रहती है। एवश्च तीनों में लक्षण के घटित हो जाने से 
कहीं भी अव्याप्ति नहीं है । इसलिये जातिघटितलक्षण का बनाना उचित ही है. 


बुद्धि के भेद-- 
नित्य और अनित्य के भेद से 'बुद्धि' दो प्रकार की होती है। उनमें ऐशी 
(ईश्वर की ) बुद्धि तो 'नित्य' है, वह न उत्पन्न होती है और न उसका विनाश ही 


होता है। वह 'एक' और “सर्वंविषयक' यानी समस्त “विश्व को जानने वाली होती 


है। और ईश्वर से भिन्न जो 'जीव' हैं, उनकी “बुद्धि अनित्य होती है। जीव 
(आत्मा ) में 'बुद्धि' (ज्ञान ) की उत्पत्ति आत्म-मन:संयोग होने पर अन्य कारणों 
के सन्निधि से हुआ करती है। जीवात्मा की अनित्यबुद्धि का “जीवात्मा” समवायि- 
कारण माना जाता है । और जीवात्मा के साथ जो 'मनःसंयोग' है, वह उस बुद्धि 
(ज्ञान ) का 'असमवायिकारण' है। और 'अहष्ट' तथा ईश्वर आदि उस बुद्धि 
(ज्ञान ) के 'निमित्तकारण' कहलाते हैं । 

उस 'अनित्यबुद्धि' का. 'नाश' तो उस बुद्धि के अनन्तर द्वितीयक्षण में उत्पन्न 
होने वाले उस जीवातमा के जो ज्ञानादिक योग्य विशेषगुण हैं, उनसे ही होता है । | 
अतः पूर्वोक्त 'शब्दगुण' के समान जीवात्मा की 'बुद्धि' (ज्ञान ) भी द्िक्षणावस्थायीं 
ही होती है । 

जीवात्मा की 'अनित्य बुद्धि' भी ( १) अनुभूति और ( डी ) स्मृति के भेद से 
दो प्रकार की होती है। और 'अनुभूति” तथा 'स्मृति' रूप दोनों प्रकार की बुद्धि भी . 
(१) यथाथ ( प्रमा ) और (२) 'अयथार्य' (अप्रमा ) भेद से दो प्रकार की. 
होती है । उनमें से 'यथार्थानुभव'--( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) अनुमिति, ( ८ ) उपमिति, 
भौर (४) शाब्द के भेद से चाँर प्रकार का होता है। इन चारों में से प्रथम 
जो 'प्रत्यक्षात्मक् अनुभव! हैं, वह. (१) घाणज, (२ ) रासन, (३) चाक्षुष, 
(४ ) त्वाच, ( ५ ) श्रावण, ( ६ ) मानस के भेद से छह प्रकार का होता है । यह 
छह प्रकार का प्रत्यक्षात्मक अनुभव भी (१) निविकल्पक और ( २ ) सविकल्पक 
के भेद से दो प्रकार का होता है । और वह भी (१) लौकिक गोर (२) ल 
के भेद से दो प्रकार का होता है । उसमें भी वह 'अलोकिक प्रत्यक्ष--( १ ) सामान्यः 
लक्षणाप्रत्यासत्तिजन्य' और ( २ ) 'क्ञानलक्षणापरत्यासत्तिजन्य' और (३) योगज- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५६ तकभाषा [ बुद्धिभेद 


धमंलक्षणाप्रत्यासत्तिजन्य' भेद से तीन प्रकार का होता है । ( इनका विस्तृत विवेचन 
प्रत्यक्षप्रमाण के प्रसंग में किया गया हे । ) 

दूसरा 'अयथार्थानुभव'--( १) संशय (२ ) विपयेय (३) तकं के. भेद से 
तीन प्रकार का होता है । 

यथार्थानुभव ( प्रमा ) की उत्पत्ति, 'गुणसहकृत प्रमाण” से होती है। और 
अयथार्थानुभव ( अप्रमा ) की उत्पत्ति, 'दोषसहकृत प्रमाण”. से होती है। 'प्रमा' से 
भिन्न जो 'ज्ञान' उसी को 'अप्रमा अथवा अविद्या' कहते हैं । 

वंशेषिकदर्शन के प्रशस्तपादभाष्य में भाष्यकार ने 'बुद्धि' के जो “विद्या और 
अविद्या' के भेद से दो भेद बताये हैं। उनमें से 'अविद्या' को 'संशय; विपर्यय, 
अनध्यवसाय और स्वप्न के रूप में चार प्रकार से विभाजित किया है । इनमें संशय और 
अनध्यवसाय दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। दोनों को एक ही नहीं समझना चाहिये । संशय' 
ज्ञान उसे कहते हैं, जिसमें 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा? इत्याकारक उभयकोटि को स्पर्श करता 
हुआ ज्ञान हो । और 'अनध्यवसाय' उस ज्ञान को कहते हैं, जिस में 'पदार्थ' ( वस्तु ) 
का किसी विशेषरूप में ज्ञान नहीं होता है, केवल सामान्यरूप से उसका ज्ञान होता 
है, जिसे 'यत्कि्वित इदम्‌'-यह कुछ है--इस शब्द से कहा जाता है । अर्थात्‌ जिस 
पदार्थ के सम्बन्ध में 'किमिदमु'--यह क्या है ?--ऐसी जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) 
होती है, उस ज्ञान को 'अनध्यवसाय? शब्द से कहा जाता है। इसी ज्ञान को 
हक शब्द से भी कहा करते हैं। अतः 'संशय' और 'अनध्यवसाय' एक 
नहीं है । 

'मिच्याज्ञानं विपयंय:'--यह वह मिथ्या ज्ञान है, जिसकी जहाँपर वास्तविक सत्ता 
i होते हुए भी वहाँ पर उसका ग्रहण हो रहा है। जैसे- शुक्ति में रजतत्व का 'इदं 
तय इस रूप में निश्चय करना । यह ज्ञान, 'रजतत्व? से शून्य ( रहित ) शुक्ति में 
हो रहा है। शुक्ति र “रजतत्व' की वास्तविकता न रहने पर भी उसका ग्रहण हो 
व है। वास्तव में तो शुक्ति में रजतत्वाभाव है, किन्तु उसका ग्रहण (ज्ञान ) नहीं 
या र । अतः शुक्ति में रजतत्व का ज्ञान, मिथ्याज्ञान होने से 'विपयंय' कहा 
4 र में प नावस्या में होता है, उसे 'स्वप्नज्ञान' कहते हैं। इस स्वप्ना- 
का भी कोई का पा ber नहीं होता है। इन्द्रियों के साथ 'मत' 
में ( पुरीततिनाडी में | नदी ) नहीं रहता है। “मन' तो शरीर के इन्द्रियशुत्य भाग 

स ति ष्ट हो जाता है। उस समय “आत्मा? के साथ जो “र्न, 
का संयोग होता है, उसी को 'स्वप्न अप शक को 
एकया स्वप्न ( स्वाप ) कहते है । एवं च 'संयोग” और 

ना न अनुभव से उत्पन्न संस्कार'--इन दो कारणों से होने वाले को “स्वप्तः 


ज्ञान' कहते हैं, क्यों में 
हते हैं, क्योंकि यह ज्ञान, स्वप्नावस्था . में होता है। इस स्वाप्नज्ञान की 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बुद्धिभेद ] अथंनिरूपणस्‌ ४५७ 


गणना 'अविद्या' में ही की जाती है, क्योंकि इस ज्ञान का विषय, किसी देश में या 
किसी काल में या बुद्धि में स्थित न रहने पर भी केवल संस्कारमात्र से ही उत्पन्न होता 
रहता है। इस स्वाप्नज्ञान के तीन विशेष कारण माने जाते हैं--( १) संस्कार- 
पाटव, ( २ ) धातुदोष, और ( ३) अहष्ट। अर्थात्‌ इन कारणों के भेद से 'स्वप्न' 
भी तीन प्रकार के होते हैं। अर्थात्‌ 'संस्कारों' की प्रबलता से एवं धातुदोष से 
और अहष्टवशात्‌ भी स्वप्न हुआ करते हैं। साधारणतया मनुष्य जिस वात को 
निरन्तर सोचता-विचारता रहता है अथवा जिसको देखने से मन पर प्रबळ संस्कार 
पड़ता है, उसी वस्तु को वह स्वप्न में देखता है। जैसे---क्रोधी” कामुक और लालची 
आदमी को स्वष्न में भी अपराधी, कामिनीस्त्री, और धन ही दिखाई देता है । इसी को 
संस्कार पाटवज' स्वाप्नज्ञान कहते हैं । 


एवं धातुज ( धातुवेषम्यज ) स्वाप्नज्ञान भी होता है । *धातु' शब्द से आयुर्वेद- 
शास्त्र के अनुसार “वात, पित्त, कफ' ग्रहण किये जाते हैं । वातप्रकृति ( वातप्रधान ) 
अथवा वातदुषित आदमीको प्रायः आकाश में उड्ने के स्वप्न दिखाई पडते हूँ। 
इसी को धातुज स्वाप्नज्ञान कहते हैं। एवं पित्तप्रकृति ( पित्तप्रधान ) अथवा पित्त- 
दुषित आदमी को स्वप्न में आग की ज्वाला, सोने-चांदी के ढेर दिखाई पड़ते हैं। 
यह भी धातुज स्वप्नज्ञान है। इसी प्रकार 'कफप्रधान' ( कफप्रकृति ) अथवा कफ- 
दूषित आदमी को 'जल' सरोवर नदी-समुद्र आदि में तैरने स्नान करने के अथवा 
हिमपात, जल बरसने के स्वप्न दिखाई देते है । यह भी धातुज स्वाप्नज्ञान है । 


उसी तरह अहष्टज स्वप्न भी होते हैं। कभी-कभी जाग्रदवस्था में भी अघटित 
घटना का ज्ञान हो जाता है । दूरस्थित घटनाओं का ज्ञान हो जाना, जिसे अपने 
जीवन में कभी नहीं देखा हो, ऐसे पदार्थों का भी स्वप्न दिखाई देता है। इस अद्ृष्टज- 
स्वप्न का वर्णन, महाकवि श्रीहर्षं ने 'नैषधीयचरित' महाकाव्य में इस प्रकार किया 
है--'अदृष्टमप्यर्थमहष्टवंभवात्‌ करोति सुप्तिज॑नदर्शनातिथिम्‌” ॥ १1३९ ॥ “दमयन्ती 
ने कभी न देखे हुए 'नल? को स्वप्न में देख लिया । ऐसे स्वप्न को अद्ृष्टज' स्वप्न 
कहते हैं। 

एक 'स्वप्नान्तिक' अवस्था भी होती है । इसमें स्वप्न पड़ने के पूर्व होने बाला 

ज्ञान है, उसका विषय, स्वप्न के उत्तर भाग में ज्ञात होता है । जैसे किसी गुरु- 
भक्त विद्यार्थी को कोई ग्रन्थपङ्क्ति न लग रही हो तो उसे स्वप्न में उसके गुरुचरण 
भकट होकर उस उलझी हुई पङ्क्ति को सुलझा देते हैं । उसे उस पङ्क्ति के विषय 
का ज्ञान हो जाता है । ऐसे ज्ञान को 'स्वप्नान्तिक ज्ञान! कहते है । इस स्वप्नान्तिक- 
भान की गिनती 'अविद्या' में नहीं की जाती, अपितु विद्या में इसकी गिनती की गई 


। क्योंकि इससे स्वप्नज्ञान के विषय का यथार्थ ज्ञान होता है । 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४५८ तकंभाषा [ सुखनिरूपण 


( १७) प्रीतिः सुखम्‌ । तच्च सर्वात्मनामनुकूलवेदनीयस्‌ । 
( १७) सुखनिरूपण-- 

प्रीतिरिति। प्रीति ( आनन्द ) को 'सुख” कहते हं । वह सभी आत्माओं को 
अनुकूल प्रतीत होता है । अर्थात्‌ सभी लोग उस ( सुख ) को चाहते हैं । 

न्याय-वैशेषिकदर्शन 'सुख' को आत्मा का विशेषगुण वताता है । उसकी उत्पत्ति 
“धर्म? ( पुण्यकमं ) से होती है । वेदान्तादि दर्शनों ने 'वित्यसुख' को भी माना है, 
जिसे न्याय-वैशेषिकदर्शंनों ने नहीं स्वीकार किया है । 

माधुरी 

शंका--परधन, परस्त्री के उपभोग से होने वाले सुख के प्रति सत्पुरुषों के मन 
में तो हमेशा ही द्वेष रहता है। ऐसे सुख में अनुकूल बुद्धि तथा ऐसे सुख को प्राप्त 
करने की इच्छा सत्पुरुषों को कभी नहीं होती है। इस कारण परद्रव्य-परस्त्री के 
उपभोग जन्य सुख में उक्त लक्षण की अव्याप्ति हो रही है । अतः यह लक्षण; निष्ट 
नहीं है । 

समा०--निदुष्ट लक्षण यह हो सकता है--'इष्टसाधनताज्ञानाजन्य-जन्येच्छाविषय- 
गुणः सुखम्‌'- अर्थात्‌ इद मदिष्टसाधनम्‌' इत्याकरक होने वाले 'इष्टसाधनता- 
ज्ञान से अजन्य ( उत्पन्न न होने वाली ) जो 'जन्य इच्छा”, उसका विषय होकर 
जो गुणरूप हो, उसे 'सुख' कहते हैं। जैसे--शब्द-स्पर्शादिक विषय, 'सुखरूप इष्ट के 
साधन माने जाते हैं। वहं सुख' स्वयं 'इष्टरूप' ( फल-प्रयोजन रूप ) होने से किसी 
अन्य इष्ट का साधन नहीं है। उस सुख के लिये लोगों के मन में जो इच्छा होती हैं 
वह्‌ केवल 'सुख' के ज्ञानमात्र से ही जन्य ( उत्पन्न ) होती है । वह 'इष्टसाधनता- 
ज्ञान से जन्य नहीं है। और 'सुखरूप' इष्ट की प्राप्ति होने में जो 'शब्द-स्पर्शादि' 
विषयरूप साधन हैं, उनको पाने की जो इच्छा हो रही है, वह तो 'शब्द-स्पर्शादि 
विषय मेरे इष्ट ( सुख ) के साधन हैँ-इत्याकारक 'इष्टसाधनताज्ञान' से जन्य है । | 
एवं च इष्टसाधनता ज्ञान से अजन्य जो “सुखं मे भूयात्‌? इत्याकारक जन्य इच्छा हैं 
वह “सुख' है, और वह 'गुणरूप' भी है। अतः लक्षण का समन्वय अपने लक्ष्य 
( सुख ) में हो जाता है ॥ इसलिये इसे निदुंष्ट लक्षण कह सकते हैं [| 

उक्त लक्षण में यदि “इष्टसाधनताज्ञानाञ्जन्य' पद का निवेश न करें तो 'जन्येच्छा 
८ विषयगुण: भुखम्‌--इतना ही लक्षण शेष रह जायगा । तब उसकी सुख के साधन 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि में अतिव्याप्ति हो जायगी, क्योंकि जैसे सुख! 


जन्य इच्छा का विषय होता है, वैसे ही सुख के साधन शब्द-स्पर्शादिक भी उस जन्य 
इच्छा के विषय हुआ करते हैं। अतः अतिव्याप्ति हो रही है। उसके निवारण 
लक्षण में 'इच्छा' के विशेषणरूप में 'इ 


ष्टः [वाऽन्यः वेश करती 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By काधुनताज anta eGangotti सुद का.ति. 


सुखनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ४५९ 


आवश्यक है । उसके निवेश करने से अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि सुख के साधनभुत 
शब्द-स्पर्शादिकों में लोगों को जो इच्छा होती है, वह “इदं मदिष्टसाधनम्‌-- 
इत्याकारक हमारे 'इष्टसाधनताज्ञान' से ही होती है, क्योंकि शब्द:स्पर्शादिक हमारे 
“सुखरूप इष्ट' के साधन हैँ । अतः शब्द-स्पर्शादि साधनों की जो इच्छा है, वह 
'इष्टसाधनताज्ञान से अजन्य' नहीं है, अपितु जन्य ही है। अतः शब्द-स्पर्शादिक जो 
सुखसाधन हैं, उनमें उक्त लक्षण की अतिव्याप्ति अब नहीं होगी । अब यदि लक्षण 
में 'जन्य' पद न देकर 'इष्टसाधनताज्ञानाऽजन्येच्छाविषयगुणः सुखम्‌--इतना ही 
लक्षण रखें तो ईश्वर की इच्छा के विषयभूत जो रूपादिगुण हैं, उनमें अतिव्याप्ति 
होगी । क्योंकि ईश्वर की “इच्छा” नित्य है। इसलिये वह इष्टसाधनताज्ञान से जन्य 
नहीं है अर्थात्‌ अजन्य ही है। और वह ईश्वर की इच्छा सम्पूर्णं पदार्थों को विषय 
करती है । इसकारण वह ईश्वर की इच्छा उन रूपादि गुणों को भी विषय करती 
है। इसलिये उनमें अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'इच्छा' के 
विशेषणरूप में - 'जन्य' पद देना आवश्यक है । तब ईश्वर की इच्छा 'जच्य' न होने से 
अर्थात्‌ “नित्यः होने से उसकी इच्छा को लेकर 'हुपादिगुण' में अतिव्याप्ति नहीं 
हो सकेगी । 

अब यदि उक्त लक्षण में “गुण' पद न देकर 'इष्टसाधनताज्ञानाऽजन्य-जन्येच्छा- 
विषयः सुखम्‌' इतना ही लक्षण करे तो “दु:खाभाव' में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि जैसे 
'सुख'--फलरूप होने से स्वयं “इष्ट' स्वरूप है, वैसे ही 'दुःखाभाव' भी फलरूप होने 
से स्वयं ही 'इष्ट' स्वरूप है । वह किसी अन्य इष्ट का 'साधन' रूप नहीं है । इसलिये 
सुखेच्छा के समान दुःखाभावेच्छा भी इष्टसाधनताज्ञान से अजन्य ही है। अतः इष्टः 
साधनताज्ञान से अजन्य जो जन्य-इच्छा, उसका विषय वह दुःखाभाव भी है । अतः 
उसमें अतिव्याप्ति हो रही है। उसके निवारणार्थं लक्षण में 'गुण' पद का निवेश 
करना चाहिये । उसके निवेश करने से अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि 'दुःखा- 
भाव' में गुणरूपता नहीं है । 

उक्त 'सुख'सज्ञक गुण, केवल जीवात्मा में ही समवायसम्बन् से रहता है। 
वह 'सुख' उत्पत्ति-विनाशशील होने से 'अनित्य' ही होता है । कोई भी सुख नित्य 
नहीं होता है। 'सुख' का समवायिकारण- जीवात्मा है, और जीवात्मा के साथ 
मन” का जो संयोगसम्बर्ध है, वह उस सुख का 'असमवायिकारण' है, ओर धर्म तथा 
शब्द-स्पर्शादिकविषय और देश-कालादिक उस सुख के निमित्तकारण हैं । र 

वह 'सुखगुण' भी अनित्य बुद्धि के समान स्वोत्तर उत्पन्न हुए ज्ञानादिक 142 
विशेषगुण से नष्ट होता है । अतः अनित्यबुद्धि के समान ही वह 'सुखगुण' 
द्विक्षणावस्थायी होता है । मा 
co MRR गी अपने अपने आत्मा का सुख तो अह सब 


lection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६० तकंभाषा [ दुःखनिरूपण 


प्रत्यक्ष से ही ज्ञात होता है । किन्तु दुसरे सुख का मानस प्रत्यक्ष नहीं होता, अपितु 
दुसरे के मुख आदि की प्रसन्नतारूप हेतु से. दुसरे के सुख का अनुमान होता है । 

इस “सुखगुण' के चार भेद (प्रकार ) होते हैं--( १) वैषयिक, ( २ ) आभि- 1 
मानिक, (३ ) मानोरथिक ( ४ ) आभ्यासिक । उनमें से वैषयिक सुख वह है, जो 
शब्द-स्पर्शादिविषयों के अनुभव से होता है। आभिमानिक सुख वह है, जो किसी 
अधिकारप्राप्ति से या वेदुष्य के गवं से होता है । विषयों के ध्यान-चिन्तन-मनन से 
होने वाले सुख को 'मानोरथिक' सुख कहते हैं। और सुर्यादिदेवताओ के नमस्कार, 
दर्शन, अभिषेक, स्तोत्रपाठ से तथा शरीरिक व्यायामादि से जो लाघवरूप सुख है, 
उसे आभ्यासिक सुख कहते हैं । 


नवीन नैयायिको का कहना है कि जैसे 'बुद्धिगुण' नित्य-और अनित्य भेद से दो 
प्रकार का होता है, वैसे 'सुख गुण” भी ( १ ) नित्य और (२) अनित्य के भेद से 
दो प्रकार का होता है। क्योंकि नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म अर्थात्‌ ईश्वर (ब्रह्म ) 
नित्य-ञ्ञानसम्पन्न तथा निस्य-आनन्द ( सुब ) से सम्पन्न है। इस श्रुति ने ईश्वर 
के आनन्द ( सुख ) को नित्य कहा है । ईश्वर में नित्य सुख रहता है और जीवात्मा 
में अनित्य सुख रहता है । 

( १८) पीडा दुःखम्‌ । तच्च सर्वात्मनां प्रतिकूलवेदनीयम्‌ । 
( १८) दुःखनिरूपण-- 

पीडेति। 'पीडा' को दुःख कहते हैं। वह सभी आत्माओं ( प्राणियों ) को 
प्रतिकूल जान पड़ता है । इसीलिये सव लोग उसे त्याज्य कहते हैं । 


माधुरी 


कारक 'पीडा दुःखम्‌? इस लक्षण को दुसरे शब्दों में 'सर्वेधां प्रतिकुलतया 
वेदनीयं दुःखम्‌' भी कह सकते हैं। सब प्राणियों को जिस ज्ञान का विषय, प्रतिकूल 
( अनिष्ट ) रूप में प्रतीत होता है, उसे 'दुःख' कहते हैं। “दुःख” में 


१ हैं, इच्छ्‌ चान्द्रायणादि व्रत करते हैं, शरीर 
को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं, उसे पीडित करते रहते हैं। "दु:खं मा भुझ्जीय'-- - 
मी ती मिका बुद्धि (अनिष्ट बुद्धि) उन्‍हें वीडा' 
( दुःख ) के लिव में कभी नहीं होती । कुन्ती ने तो भगवान्‌ से 'विपद: सन्तु नः 
हल विपत्तियों पी को ही वरदान में मांगा था । अतः 'पीडा दुःखम्‌' अथवा 
सवता पपकुलतया वेदनीयं दुःखम्‌ "इस लक्षण की तपस्वियों के द्वारा अनुभूयमान 
दुःख में अव्याप्ति हो रही है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दुःखनिरूपण ] अर्थेनिरूपणम्‌ ४६१ 


समा०--'पीडा दुःखम्‌' अथवा 'प्रतिकूलतया वेदनीयं दुश्खम्‌' कहने का तात्पयं . 


यह है कि 'द्विष्टताधनताविषयकजन्यज्ञानाइजन्य-द्ेषविषयगुणः दुःखप' अर्थात्‌ जिस 
जन्य ज्ञान का विषय 'द्विष्टसाधनता' है, उस ज्ञान से अजन्य जो 'द्वेष', उसके 
विषयभूत पदार्थ को 'दुःख' कहते हुँ, द्वेष का जो विषय होता है, उसे 'द्विष्ट! कहते 
हैं। 'दुःख' के प्रति सभी प्राणियों का द्वेष रहता है। इसीलिये दुःख' को द्विष्ट कहा 
जाता है। ऐसे 'द्विष्ट दुःख' के साधन सिंह, सपं आदि हिंसक प्राणि हुआ करते है, 
तथा ज्वर, उदरशूलादिं होते हैं। अत एव हिंसक प्राणियों से लोगों को द्वेष रहता 
है। उनके प्रति जो द्वेष रहता है, वह 'द्विष्टसाधनता ज्ञान' के कारण ही रहता है। 
एवं च सिंह सर्पादिविषयक द्वेष, उस द्विष्टसाधनताज्ञान से जन्य कहलाता है। 
अन्य दुःख साधारण के प्रति जो देष रहता है, वह ( दुखःविषयक द्वेष ), 'द्विष्ट 
साधनताज्ञान' से जन्य नहीं है, अपितु 'दुःख के ज्ञानमात्र' से ही उसमें द्वेष होता 
है। इसलिये वह दु:खविषयक द्वेष, 'द्विष्टसाधनताज्ञान' से अजन्य कहा जाता है। 
ऐसे द्विष्टसाधनताविंषयक जन्यज्ञान से अजन्यद्वेष का विषयभूत तथा गुणरूप जो हो 


उसे दुःख कहते हैं । 


यदि 'द्वेषविषयगुणः दुःखम्‌’ इतना ही लक्षण करें तो दुःख के साधन जो दुगन्ध 
कटुरस आदि हैं उनमें अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि जैसे 'दुःख', लोगों के द्वेष का विषय 
होता है, वैसे ही दुःख के साधन दुगृन्ध, कटुरसादिक भी लोगों के द्वेष के विषय होते 
हैं, अतः अतिव्याप्ति हो रही है। उसके निवारणाथं लक्षण में 'दविष्टसाधनता- 
विषयकजन्यज्ञानाऽजन्य' पद को उस द्वेष के विशेषण रूप में रखना आवश्यक है । 
तव अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि दुःखसाधनों के प्रति जो द्वेष होता है, वह 
'दविष्टसाधनताविषयकजन्यज्ञान से अजन्य नहीं होता है, अपितु थे दुर्गन्ध कटुः 
रसादिक हमारे दुःख के साधन हैं--इत्याकारक द्विष्टसाधनताविषयकभन्यज्ञान 
से जन्य ही हैं, अजन्य नहीं है। इसलिये उन दुःखसाधनं में अतिव्याप्ति नहीं हो 
पा रही है। 

यदि लक्षण में 'गुण' पद न दें तो 'सुखाभाव' में अतिव्याप्ति होगी हा क्योंकि 
जैसे 'दु:ख' के प्रति लोगों का द्वेष रहता है, वैसे ही 'सुखाभाव' के प्रति भी गो का 
देव होता है, और जैसे 'दुःख', अन्य किसी 'द्विष्ट' का साधन नहीं होता है, वैसे ही 
सुखाभाव' भी अन्य किसी 'द्विष्ट' का साधन नहीं होता है । इसलिये 'दुःख' से द्वेष के 
समान 'धुखाभावविषयकद्वेष' भी द्विष्टसाघनताविषयकजन्यज्ञान' से अजन्य ही है । 
अतः सुखाभाव में *द्विष्टसाधनताविषयकजन्यज्ञाना$जन्यद्वेषविषयता' रहने से अति- 
व्याप्ति हो रही है । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'गुण' पद रखना आवश्यक है। तब 
उखान में गुरून्न ।स्झोन्सोमक्िम््सिकरजह द्वो पाती ॥ Gyaan Kosha 


४६२ तकंभाषा [ दुःखनिरूपण 


शंका--सुखस्य अभाव:--सुखाभाव: । इस 'सुखाभाव' को ही दुःख! शब्द से 
क्यों न कहा जाय? सुखाभाव से 'दुःख' को पृथक्‌ कहना उचित नहों है । 
समा०--सुखाभाव को 'दुःख' नहीं कह सकते, क्‍योंकि यदि सुखाभाव को दुःख 
कहें, तो क्या उसके ( सुख के ) 'प्रागभाव' को 'दुःख' कहें, या उसके 'अन्योऽन्याभाव' 
को दुःख कहें, या उसके 'अत्यन्ताभाव' को दुःख कहें, या उसके 'प्रध्वंसाभाव' को 
दुःख कहें ? 
यदि 'सुख के प्रागभाव' को दुःख कहें तो जीवात्मा में सुख के विद्यमान रहने पर 
भी आगे उत्पन्न होने वाले 'सुखों' का प्रागभाव तो उसमें है ही, अतः भावी सुख के 
प्रागभाव को लेकर, 'सुखकाल' में भी 'अहं दुःखी' ऐसी प्रतीति किसी को भी होती 
नहीं है । अतः यह प्रथम विकल्प ( पक्ष ) ठीक नहीं है । 
यदि 'सुख' के अन्योऽन्याभाव को दुःख कहें तो सुख के विद्यमान काल में 'अहं 
दुःखी! ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, क्योंकि जिस जीवात्मा में वह 'सुख' है, उसी 
जीवात्मा में उस सुख का भेदरूप अन्योऽन्याभाव ( जीवात्मा सुखं न---इस प्रकार 
का ) भी रह रहा है। अतः उस सुख के अन्योऽन्याभाव को लेकर सुख के विद्यमान 
काल में भी अहँ दुःखी' ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु वैसी प्रतीति किसी को भी 
नहीं हुआ करती । इसलिये यह दूसरा विकल्प ( पक्ष ) भी ठीक नहीं है । 
यदि 'सुख' के अत्यन्ताभाव को दुःख कहें तो 'घट-पट आदि' जड़ वस्तुओं में _ 
कभी किसी काळ में भी 'सुख' की उत्पत्ति नहीं होती है। अतः उन घट-पटादि जड़ 
वस्तुओं में “सुखात्यन्ताभाव' ही रहता है। इसलिये उन घट-पटादि जड़ वस्तुओं में 
दुःख की प्रतीति होनी चाहिये । किन्तु उन घटादिकों में किसी को भी दुःख की प्रतीतिं 
नहीं होती । इसलिये तीसरा विकल्प ( पक्ष ) भी ठीक नहीं है। 
अव यदि सुख के प्रध्वंसाभाव को दुःख कहें तो घटगत दुःख की प्रतीतिं रूप 
पूर्वोक्त दोष यद्यपि प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि 'प्रागभाव' और 'प्रध्वंसाभाव'- ये 
दोनों अभाव, अपने प्रतियोगी के अधिकरण में ही रहते हैं, अन्यत्र नहीं । जब कि उन 
* घटादिकों में 'सुख' नहीं रहता है, तो उन घटादिकों में सुखध्वंस भी कैसे रहेगा ? 
यानी नहीं रहेगा। सुख तो जीवात्मा में ही रहता है, इसलिये सुखध्वंस भी आत्मा 
. में ही रहेगा । अब यदि सुखध्वंस को दुःखरूप मानोगे तो स्वर्ग में स्थित पुरुष को 
: भी अह इुःखी'--मै दुखी ह--यह अनुभव होना चाहिये । क्योंकि स्वर्ग में निवास 
क 800 पुरुषों में भी पूर्बोत्यन्न हुए सुखध्वंस किद्यमात ही-हँ। क्योंकि 'ध्वंस का 
+ अन्त नहीं होता,/वह नित्य रहता है। किन्तु स्वर्ग निवासी पुरुषों को 'अहं दुःखी' यह 
NR होता है । इसलिये यह चौथा विकल्प भी ठीक नहीं है । अतः 'दुःख' 
इला द कह सकते । उसे पृथक्‌ पदार्थ ही समझना उचित है । 
यह “दुःख , गी मे /हसाहाय 6 भस्करस्य? से: वरहता।है10/ जी वात्मा दी भिन्न 


इच्छा-निरूपण ] अथंनिरूपणमु ९ 


प्रथिवी आदि जड़ वस्तुओं ( द्रव्यों ) में वह ( दुःख गुण ) नंहीं रहता । और वह 
दुःख, उत्पत्ति-विनाशशील होने से अनित्य ही होता है। कोई भी दुःख नित्य नहीं 
होता है। उस दुःख का समवायिकारण--जीवात्मा है। और जीवात्मा के साथ जो 
मनःसंयोग है, वह उसका असमवायिकारण है। एवं अधमं, हिंसक प्राणिवगं, 
शारीरिक-मानसिक अस्वस्थता, शीत-आतप आदि और देश-काल आदि 'दुःख' के 
निमित्तकारण होते हैं । ; 
और दुःख का नाश, विभु आत्मा के योग्य विशेष गुण “बुद्धि, सुख' गुण के 
समान स्वोत्तर उत्पन्न हुए “ज्ञुनादि' योग्य विशेष गुण से ही हुआ करता है। एवं च 
बुद्धि, सुख आदि गुण के समान “दुःख” गुण भी द्विक्षणावस्थायी होता है। 
अपने दुःख का अह दुःखी’ इस आकार में मानस प्रत्यक्ष होता है । और दूसरों 
के दुःख का. मानस प्रत्यक्ष न होकर उनके मुखमारिन्यादि हेतुओं से अनुमान किया 
जाता है। अतः वह अनुभेय होता है। ओर वैषयिक, आभिमानिक, मानोरथिक, 
आभ्यासिक भेद से वह चार प्रकार का होता है। 
( १९ ) राग इच्छा । 
( १९ ) इच्छा-निरूपण-- 
राग इति । 'राग' का नाम ही इच्छा है । 
माधुरी 
इच्छाविश्ञेष को ही “राग” कहते हैं, उसी को 'चिकीर्षा' भी कहते हैं । इच्छा- 
सामान्य का नाम 'राग' या 'चिकीर्षा' नहीं है। अभिप्राय यह ह कि 'उत्कटेच्छा 
राग:--अर्थात्‌ “उत्कट इच्छा” का नाम राग है। वह आत्मा में ही रहता है। 
ईश्वर में नहीं रहता । अतएव 'ईश्वर' को वीतराग कहते हैं, उसे कोई "भी “रागवानू' 
नहीं कहता । 
प्रदन--इच्छासामान्य को ही “राग' क्यों नहीं कहा जाता है? 
उत्तर--इच्छासामान्य को “राग' शब्द से कहने पर ईश्वर में भी इच्छासामान्य 
“की विद्यमानता रहने से उसमें ( ईश्वर में ) रागित्व मानना होगा, जो सुतिःस्मुति 
के विरुद्ध है । इसलिये इच्छासामान्य को “राग' न कहकर “उत्कट इच्छा ( विशेष 
इच्छा ) को 'राग' कहा जाता है । तथा “चिकीर्षा' भी इच्छाविशेष का ही 400 
अत एव 'भवृत्तिहेतुरिच्छा चिकोर्षा'- अर्थात्‌ पुरुष को प्रवृत्ति मे. हेतुभूत इच्छा हः 
को चिकीर्षा कहते हैं--यह लक्षण किया जाता है । जैसे-- पाक छा न्या 
अर्थात्‌ इस पाक को मैं अपनी प्रयत्नात्मक कृति से सिद्ध Rt इं।॥ उस 
कृतिसाध्यस्वप्रका रकपाकक्रियाविषयकइच्छाविशेष है उसे चिकोपाँ कहते हैँ।, 


) इष्टसाधनताज्ञान 
में होते हैं।7(, १) हतिसाध्यताज्ञान (Ss 
चिकीप में तीन का रण. देते न) शो iddhanta (बनाना Gyaan, Kosha 


४६४ तकंभाषा [ इच्छा-निरूपण 


( ३ ) बलवत्‌ द्विष्टसाधनत्वज्ञान का अभाव । इन तीन कारणों के बिना 'चिकीर्षा 
( राग, या इच्छाविशेष ) उत्पन्न नहीं होती । जैसे-पाककर्ता पुरुष ( पाचकं ) 
भन में सोच लेता है कि 'अयं पाकः मत्कृतिसाध्यः' अर्थात्‌ यह पाक, मेरी प्रयत्नात्मक- 
कृति से साध्य है इस प्रकार का इतिसाध्यताज्ञान उसे पाकक्रिया के प्रति होता है, 
तथा 'अयं पाकः मदिष्टसाधनम्‌--यह पाक मेरे इष्ट ( सुख) का साधन है-- 
इस प्रकार का इष्टसाधनताज्ञान उसे पाकक्रिया के प्रति होता है, और 'अयं पाको 
बळवद्‌ट्विष्टसाधनं न--अर्थात्‌ प्रबलद्वेष के विषयभूत जो मरण दुःखादि हैं, उन वलवद्‌- 
`दविष्टों की साधनताज्ञान का अभाव, जब उसे होता है, तभी उस पाककर्ता पुरुष को 
उस पाकरूप क्रिया के प्रति चिकीर्षा ( उत्कटइच्छारूप राग ) होती है । उक्त तीन 
कारणों में से किसी एक का भी अभाव रहने पर चिकीर्षा नहीं होती है । एवं च 
तीनों ही चिकीर्षा के कारण हैं । 
यदि केवल 'इष्टसाधनताज्ञान' को ही 'चिकीर्षा' ( राग, उत्कटइच्छा ) का 
कारण कहें तो पर्जन्य ( वृष्टि ) आदि कार्यों में सभी को 'इष्टसाधनताज्ञाने' रहता 
है।, तब उससे वृष्टि आदि कार्यों के प्रति लोगों को 'चिकीर्षा' होनी चाहिये, किन्तु 
उन वृष्टि आदि कार्यों प्रति किसी को भी चिकीर्षा नहीं होती, क्योंकि चिकीर्षा 
होती तो बृष्टि करने की प्रवृत्ति होती । भ्रवृत्तिहेतुरिच्छा चिकोर्षा'--प्रवृत्ति के हेतुभुत 
इच्छविशेष को ही 'चिकीर्षा' कहा है । वृष्टि के प्रति जो इष्टसाधनताज्ञान है, उससे 
केवल इंच्छामात्र होती है। अतएव चिकीर्षा में 'कृतिसाध्यताज्ञान' को भी कारण 
माना/गया है । तव वृष्टि में किसी को भी कृतिसाध्यताज्ञान न होने से कृतिसाध्यता- 
` शातरूप कारण का अभाव है, उस कारण वृष्टि आदि कार्यों में किसी को चिकीर्षा 
नहीं होती । 
यदि केवल 'कृतिसाध्यताज्ञान' को ही 'चिकीर्षा' के प्रति कारण कहें तो 
जलताडनादि' व्यर्थक्रियाओं में सभी को कृतिसाध्यताज्ञान तो रहता ही है, फिर 
भी उन व्यथंक्रियाओ के प्रति किसी सभ्य की चिकीर्षा नहीं होती । क्योंकि चिकीर्षा 
. में 'इष्टसाधनताज्ञान और इतिसाध्यताज्ञान' दोनों ज्ञान अपेक्षित रहते हैं। 
तब व्यथंक्रियाओं में इष्टसाधनताज्ञान के न होने से किसी को उसमें चिकीर्ष 
नहीं होती । अब यदि उक्त दो ज्ञानों को ही “चिकीर्षा' के प्रति कारण कहें तो 
सधुविषमिश्चित अन्न' के भक्षण में क्षुधातुर को चिकीर्षा होनी चाहिये, क्योंकि उसे 
मधुविषमिश्चित अन्तभक्षण के प्रति 'कृतिसाध्यताज्ञान' तथा “इष्टसाधनता ज्ञान 
दोनों हैं, तथापि उसे ताइश अन्नभक्षण के प्रति चिकीर्षा नहीं होती है । इससे प्रतीत 
होता है कि 'चिकीर्षा' के होने में “बलवद्‌ द्विष्टसाधनता-ज्ञानाभाव' भी कारण होतां 


है! ला मानने से ताइश .अन्नभक्षण में चिकीर्षा नहीं होती, क्योंकि उस 
मध्‌ ष तान्नभक्षण में ~ 
CCO. Vasishtha Tripathi GN उविपयुभत करणको लाक्षाकङ्ः शान ही 


इच्छानिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ४६५ 


विद्यमान है । यहाँ पर बलवद्‌ द्विष्टसाधनता ज्ञान का अभाव नहीं है । अतः 'वलवद्‌- 
द्विष्टसाधनताज्ञानरूपप्रतिवन्धक' के विद्यमान रहने से ताहश अन्नभक्षण में चिकीर्पा 
नहीं होती है। एवं च 'इच्छाविशेष' का नाम चिकीर्पा है, 'इच्छासामान्य' का 
नाम चिकीर्पा नहीं है । 

यह “इच्छा” नामक गुण समवायसम्बन्ध से आत्मा में ही रहता है । अन्यत्र 
पृथिवी आदिद्रव्यो में नहीं रहता । “बुद्धि! संज्ञक गुण के समान वहू “इच्छा' संज्ञक 
गुण भी (१) नित्य और (२) अनित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। उनमें 
ईश्वर की 'इच्छासामान्य' उत्पत्ति-विनाश रहित होने से 'नित्य' होती है, एक होती है, 
और समस्त जगद्विषयक होती है। और जीवात्मा की इच्छा, उत्पत्ति-विनाशशाली 
होने से अनित्य होती है, नाना (अनेक ) होती है, और यत्किचिद्वस्तुविषयक 
होती है । 

जीवात्मा की अनित्य इच्छा का 'जीवात्मा' ही समवायिकारण होता है । और 
'आत्म-गनःसंयोग' उस इच्छा का असमवायिकारण होता है । ज्ञातवस्तु की ही 
इच्छा होती है, अज्ञात की नहीं । अतः तत्तद्‌ वस्तु की “इष्टता का ज्ञान ( इष्ट- 
साधनताज्ञान ), तत्तद्‌ वस्तुविषयक इच्छा का 'निमित्तकारण' होता है। तथा 
अहृष्ट, ईश्वरादि भी निमित्तकारण होते हैं । 

उस 'इच्छा? का विनाश, स्वोत्तर उत्पन्न होने वाले आत्मगत ज्ञानादिक योग्य- 
होर हू से ही होता है। सुख-दुःख के समान यह इच्छा भी द्विक्षणावस्थायिनी 

यह जीवात्मा की इच्छा (१) फलेच्छा और (२ ) उपायेच्छा के भेद से दो 
प्रकार की होती है । 'सुख और दुःखाभाव'--दोनों का नाम 'फल' है । 'मह्य सुख 
भुयात्‌'--मुझे सुख हो--इत्याकारक जो सुखस्वरूपफलविषयक इच्छा है, उसी तरह 
मम दुःखाभावो भूयात्‌'--मुझे दुःख का अभाव रहे--इत्याकारक जो दुःखाभावस्वरूप 
फलविपयक इच्छा है--इन दोनों प्रकार की इच्छाओं को 'फलेच्छा' कहते हैं। सुख की 
इच्छा में तथा दुःखाभाव की इच्छा में सुख-दुःखाभाव रूप फल का ज्ञान ही कारण 
होता है। 'फल' की इच्छा, फल के स्वरूप का ज्ञान होने मात्र से ही हो जाती है। 
भावात्मक और अभावात्मक भेद से 'फल भी दो प्रकार का होता है। उनमें से 
'सुख' तो भावात्मक फल है, और 'दुःखनिवृत्ति' अभावात्मक फल है । 

दुसरी उपायेच्छा है । सुखरूप फल की प्राप्ति कराने वाले जो भोजनादिक उपाय 
हैं, तथा दुःखाभावरूप फल की प्राप्ति कराने वाले जो रसायनादि उपाय हैं, उन उपायों 
की जो इच्छा अर्थात्‌ 'मम भोजनरसायनाद्युपायलाभो भवतु -इत्याकारक पल 
को “उपायेच्छा' कहते है। इस उपायेच्छा के प्रति “इष्टसाधनता-ज्ञान' ही कारण 


मेरे सुखः ष्ट के 
होता है। अशात्‌. यह भौजन-रसायनादि उपाय, मेरे सुख*दुःखाभावरूप इ 
८६१७. सishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६६ तकंभाषा [ इच्छानिरूपण 


साधन है--इत्याकारक इष्टसाधनताज्ञान से ही उन उपायों की इच्छा होती है। 
इष्टसाधनताज्ञान के बिना वह. उपायेच्छा नहीं होती है। भावात्मक ओर अभा- 
`. वात्मक दोनों प्रकार के फलों के अतिरिक्त जितने भी. कायं हँ, वे सब साक्षात्‌ 
`. अथवा परम्परया उक्त दोनों फलों के 'साधन' ( उपाय ) होते हैं। उन साधनों को 
प्राप्त करने की इच्छा, 'फलसाधनता' ( इष्ट्साधनता ) के ज्ञान से होती है। 
इच्छा के बाद इच्छित वस्तु की प्राप्ति कें लिये 'प्रयत्न' किया जाता है। इस 
'प्रयत्न' को प्रवृत्ति' कहते हैं। इस प्रकार प्रवृत्ति होने से 'इच्छा' का लक्षण 'इच्छा- 
मीत्यनुभवविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमती इच्छा'--इस प्रकार से जातिघटित किया 
जाता है। अर्थात्‌ अहमिच्छामि' इस प्रकार के अनुभव का जो विषय है, उस विषय 
- में रहने वाली ( वृत्ति ), तथा 'गुणत्व' जाति की व्याप्य जो 'जाति', वह 'जाति' 
जिस 'गुण' में रहती हो, उस गुण को “इच्छा” कहते हैं । 'अहमिच्छामि'--मै इच्छा- 
वाला हुँ---इत्याकारक मानसप्रत्यक्षरूप अनुभव का विषय वह “इच्छा” ही है। उस 
इच्छा में रहने वाली ( वृत्ति), जो “गुणत्वजाति', उसकी व्याप्य जाति 'इच्छात्व' 


ही होगी । वह 'इच्छात्वजाति' सभी इच्छाओं में 'समवाय'सम्बन्ध से रहती है । 
अतः लक्षणसमन्वय हो जाता है । 


लक्षण में 'इच्छामीत्यनुभवविषयवृत्ति” पद को न रखें तो 'गुणत्वव्याप्य-जातिमती 
'इच्छा' इतना ही लक्षण शेष रहेगा। तव 'गुणत्वजाति? के व्याप्य 'रूपत्वादिक' 
जातियों को लेकर 'ख्पादिक' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उस अतिव्याप्ति 
के निवारणायं 'इच्छामीत्यनुभवविषयवृत्ति' पद का रखना आवश्यक है । तब ख्पत्वा- 
दिक जातियाँ, उस 'इच्छामि' इत्याकारक अनुभव की विषयभूत 'इच्छा' में न रहते 


से 'रूपत्वादिक' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं 
हो पायेगी । 


अब र 'गुणत्वव्याप्य' पद को उस लक्षण में न रखें तो अनुभव की विषयभूत 
“इच्छा' में रहने वाली 'गुणत्वजाति' को लेकर रूपादिक' सभी गुणों में तथा सत्ता 
जाति! को लेकर 'द्रव्य-गुण-कर्म' तीनों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । और 
'इच्छानि' यह अनुभव' जैसे 'इच्छा' को विषय करता है, वैसे ही 'इच्छा” के, आश्रयभूत 
आत्मा' को भी विषय करता है। उस 'आत्मा' में “आत्मत्व, द्रव्यत्व, सत्ता! ये तीतों 
ह हैं। इस काग 'इच्छात्व” जाति के समान 'आत्मत्वादि? तीनों जातियाँ 
'भा इच्छामि इस अनुभव के विषय में रहती : 'आत्मा! में तथा द्रव्यत्वजाति 
को लेकर पृथिवी आदि द्रव्यो में और न ति जकर यु ती 
में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य' पद का 
आवश्यक है । तब 'गुणत्व, सत्ता, आत्मत्व, द्रव्यत्व' ये चारों जातिया 'उस “गुण 
जाति की य्याप्य न होने से उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By 80688 6 


ngotri Gyaan Kosha ° 


|। 
|| 
|| 
| 


1 


* घटितलक्षण इस प्रकार होगा--_'देष्मीत्यमुभवविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजञातिमांन्‌ हषः 


क्रोधनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ - ४६७ 


यह इच्छा ही मनुष्य को भोग” और 'मोक्ष' दिलाती है । मनुष्य जब सांसारिक 
विषयों की इच्छा करता है, ओर उसमें लिप्त रहता है, तब अन्त में दुःखी होता 
है। और जब अपने स्वरूप ( आत्मस्वरूप ) को यानी भगवत्स्वरूप को जानने की 
इच्छा करता है तब वह भगवत्सम्मुख होता है, और सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त 
हो जाता है । अतएव किसी भक्त कवि ने कहा है-- 
“प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विगतेषु तेषु शोकः । 
त्वयि रुचिरुचिता नितान्तकान्ते ₹चिपरिणामशुचामगोचरोऽसि ॥ 
अर्थात्‌ जिन सांसारिक विषयों में राग ( इच्छा, आसक्ति ) बढ़ता रहता है, उन 
विषयों का वियोग होने पर, वह 'राग' उसके शोक ( दुःख ) का कारण बन जाता 
है। अतः विषयों में राग करना उचित नहाँ है, अपितु अतिकान्त ( अतीव सुन्दर ) 
भगवान्‌ 'श्रीकृषणचन्द्र' में ही राग करना उचित है । क्योंकि वह शाश्वत ( नित्य ) 
है। उसका वियोग होना कभी संभव ही नहीं है । उसमें किया हुआ 'राग' कभी भी 
शोक का कारण नहीं हो सकता । 
( २० ) क्रोधो द्वेषः । 
( २० ) क्रोधनिरूपण-- 
क्रोध इति । 'क्रोध' को ही द्वेष कहते हैं । 
माधुरी 
ग्रन्थकार ने. 'क्रोधो दवेषः --यह 'दवेष' का लक्षण किया है! यह :आत्मा' का 
विशेष गुण है । वह 'दुःखद्रेष और दुःखसाधनद्वेष' के भेद से दो प्रकार होता है। उन 


दोनों की उत्पत्ति, उनके ज्ञान मात्र से होती है । 

ग्रन्थकार के उक्त लक्षण का तात्पयं उसके जातिघटितलक्षण में है। वहाँ जाति” 
अर्थात्‌ 'अहं द्वेष्मि'--मैं द्वेष करता हूँ--इस प्रकार के अनुभव का जो विषय, उसमें 
रहने वाली तथा 'गुणत्व” जाति की व्याप्यजाति से विशिष्ट (युक्त) जो पुर्ण पि 
द्वेष कहते हुँ । “मैं देष करता हू'--इस मानस प्रत्यक्षरूप अनुभव का विषय ' ही 
होता है । उस 'द्वेष! में रहने वाली तथा 'गुणत्वजाति' की व्याप्य द्रेषल्वजाति' ही 
इ । वह 'द्वेषत्वजाति' समवायसम्बन्ध से सभी दवेषो में रहती है । इस परकार द्व 

लक्षण का समन्वय हो जाता है । उ के 

उक्त लक्षण'में 'देष्मीत्यनुभवविषयवृत्ति' यह पद न रखें तो “गुणत्व के. ब्याप्य 
'ख्पत्वादि' जातियों' को लेकर “रुपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी 
उसके निवारणाथं लक्षण में 'द्ेष्मीत्यनुभवविषयवृत्ति' पद का रखना आश्वयक है । 
तब “हुपत्वादि' जातियाँ 'द्वेष्मि' इस अनुभव के विधूत "ह्र में न रहने से 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४६८ तकंभाषा [ क्रोधनिरूपण 


“ूपत्वादि जातियों! को लेकर 'रूपादि' गुणों में अतिव्याप्ति नहीं हो पायेगी । अव 
यदि लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य' पदको न रखें, तो 'द्वेष्मि' इस अनुभव के विषयभूत 
'दरष' में रहने वाली 'गुणत्वजाति' को लेकर 'रूपादि' सभी गुणों में तथा 'सत्ता' जाति 
को लेकर 'द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । जैसे 'द्वेष्मि' यह 
अनुभव 'द्वेपगुण' को विषय करता है, उसी तरह 'द्वेपगुण' के आश्रयभूत 'आत्मा' को 
भी वह विषय करता है। उस 'आत्मा' में 'आत्मत्व, द्रव्यत्व, सत्ता ये तीनों जातियाँ 
रहती हैं। उन तीनों जातियों को लेकर यथाक्रम 'आत्मा' में तथा पृथिवी आदि 
द्रव्यो में तथा 'द्रव्य, गुण, कर्म में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ 
लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य' पद का रखना आवश्यक हे । तव “गुणत्व, सत्ता, आत्मत्व, 
्रव्यत्व'--ये चारों जातिया, 'गुणत्व' जाति की व्याप्य न होने से 'गुणत्वादि' जातियों 
को लेकर 'रूपादिकों' में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

यह 'देष' गुण, भी ( इच्छा की तरह ) समवायसम्बन्ध से केवल 'आत्मा' में ही 
रहता है । उसके अतिरिक्त प्रथिवी आदि द्रव्यों में तथा 'ईश्वर' में वह नही रहता । 
और वह (द्वेप ) उत्पत्ति-विनाशशील होने से सुख-दु:ख के समान ही 'अनित्य' है । 
नित्य नहीं है । 

'्वेप' का समवायिकारण 'जीवात्मा' है, और 'आत्म-मन:संयोग' उस द्वेप का 

'असमवायिकारण' होता है, और 'दुःखज्ञान' तथा 'दुःखसाधनताज्ञान' और भृष्ट, 
ईश्वर आदि उसके निमिनकारण होते हैं । बह 'द्वेप गुण' भी 'विभु आत्मा' का “योग्य 
विशेषगुण' होने से 'आत्मा' में 'स्वोत्तर उत्पन्न ज्ञानादि योग्य विशेष गुण से 
उसका विनाश होता है। अतः सुख-दुःखादि के समान वह द्वेषगुण भी ्विक्षणावस्थायी 
होता है । 
_ शंका उुःखसाधनता के ज्ञान से भी यदि द्वेष होता है तो पाकादिकों में भी 
दरप होना चाहिये, क्योंकि पाक करने वाले ( पाचक ) पुरुप की आँखों को घुँए ( धूम ) 
से कितना कष्ट होता है, तथा गरमी के दिनों में अग्नि की उष्णता से कितना क्ट 
होता है--इसका सभी को अनुभव है। तथापि पाक करने में प्रवृत्ति होती है बह 
क्यों होती है ? 

समा०--दुःखसाधनता का ज्ञान होने पर भी “पाकक्रिया! में उसे 'वळवदिष्ट 
साधनता का ज्ञान रहता है, उस कारण उसे 'पाकक्रिया? के प्रति 'ढेप' नहीं होता है, 
FE हक क ताकत. का ज्ञान 'द्वेप' का प्रतिवन्धक होता है । एवं च पाक 
ह उसे दुःखसाधनता का ज्ञान रहने पर भी 'भोजनजन्यतृप्तिरूप' जो "ब 
है। ई हण दरदा; उससे 'पाकक्रिया' के प्रति उसे द्वैप नहीं होता 

ह है कि 'द्वेष' के प्रति जैसे 'दुःखसाधनताज्ञान' कारण होता हैं 


ही उसके ( द्वेप १ 
हा उसके ( हेप के ) प्रति “बळवदिष्टसाधनता' के 'अभाव' का ज्ञान भी कारण होता 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रयत्निरूपण ] अथनिरूपणम्‌ ४६९ 


है। अतः 'वलवदिष्टसाधनताज्ञानाःभाव' रूप 'कारण' के न रहने से 'पाकक्रिया' 
के प्रति लोगो को द्वेप नहीं होता है । 

जैसे 'इच्छाविशेष' का नाम “राग” यानी 'चिकोर्षा' है, वैसे ही 'द्वेपविशेप' का 
नाम 'क्रोध' है । 'द्वेषसामान्य' का नाम 'क्रोध' नहीं है । यदि '्वेपसामान्य' को ही 
क्रोध' कहा जाय तो 'नरक' आदि के प्रति 'द्वेष' के समान 'क्रोध' भी होना चाहिये । 
परन्तु केवल द्वेप ही उसके प्रति रहता है, क्रोध नहीं । 

( २१ ) उत्साहः प्रयत्नः । 

बुद्धयादय: षट्‌ मानसप्रत्यक्षाः || 

( २१ ) प्रयत्ननिरूपण-- 

उत्साह इति । उत्साह को 'प्रयत्न' कहते हैं । 

बुद्धघादय इति। (१ ) बुद्धि, (२ ) सुख, (३) दुःख, (४) इच्छा, (५) 
द्वेष, ( ६ ) प्रयत्न--इन छह ग्रुणों का मानसश्रत्यक्ष होता है । ये बुद्धि आदि छह गुण 
'आत्मा' के हैं । 

माधुरी 

'उत्साह' का ही दूसरा नाम प्रयत्न! है । उसके नित्य-अनित्य के भेद से दो 
प्रकार हैं। उनमें ईश्वर के 'प्रयत्न को "नित्यः कहा जाता है, वह 'एक' और सर्व 
विपयक' होता है । 'अनिए्य प्रयत्न! भी “वृत्ति, निवृत्ति, और जीवनयोनि' के भेद से 
तीन प्रकार का होता है। उनमें से 'प्रवृत्ति राग से हुआ करती है। 'निवृत्ति' द्वेष 
से होती है और 'जीबनयोनि' अदृष्ट ( प्रारब्धकमं ) से होती है । 

उत्साहरूप 'प्रयत्न' का जातिघटितलक्षण 'करोमीत्यनुभवविषयवृत्तिगुणत्वध्याप्य- 


7 हि 
जातिमान्‌ प्रयत्त:---किया जा सकता है । अर्थात्‌ 'प्रयत्नरूपकृतिमानहम्‌ ८ “मैं प्रयत्न 


रूप कृतिवाला हुँ--इत्याकारक अनुभव के विषय में रहने वाली तथा गुणत्वनाच की 
व्याप्य जो जाति, वह ( जाति ) जिस गुण में रहती हो, उस गुण को 'प्रयत्न' कहते हैं । 
'करोमि'-इत्याकारक मानसप्रत्यक्षरूप अनुभव 'कृतिरूप प्रयत्न” को ही विषय करता 
है। इस कारण 'प्रयत्न' को उस अनुभव का (विपय' कहते हैं । उस प्रयत्न में रहने 


1. 
वाली तथा गुणत्वजाति की व्याप्य 'प्रयत्नत्व' जाति ही होगी । वह प्रयत्न जाति 


समवायसम्बन्ध से सभी 'प्रयत्नों' में रहती है । अतः लक्षण का नळ ह अ है 
पद को यदि नहीं रखेंगे, तो 'गुणत्व- 


उक्त लक्षण में 'करोमीत्यनुभवविपयवृत्ति प पुणा मं दु 
जाति' के व्याप्य "हपत्वादि' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में par 
व्याप्ति हो जायगी । उसके निवारणार्थं 'करोमीत्यनुभवविषयवृत्ति पदक नगर 
रखना आवश्यक है। तब 'रूपत्वादि' जातियाँ 'करोमि इत्याकारक डे 
विपयभूत 'प्रयत्न' में नहीं रहतीं हैं । इसलिये 'ूपत्वादि' जातियों को लेकर 

गुणों में अतिव्पाप्ति नहीं होगी । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७० तकँभाषा [ प्रयत्ननिरूपण 


अब यदि “गुणत्वव्याप्य' पद को लक्षण में न रखें, तो 'करोमि' इत्याकारक 
अनुभव के विषयभुत प्रयत्न में रहने वाली गुणत्वजाति को लेकर रूपादि सभी गुणों 
- में तथा सत्ताजाति को लेकर द्रव्य, गुण, कम में अतिव्याप्ति होगी। 'करोमि'--. 
. यह अनुभव जैसे प्रयत्न” को विषय करता है, वैसे ही “प्रयत्न” के आश्रयभूत “आत्मा! 
को भी विषय करता है । इसलिये 'प्रयत्न' के समान 'आत्मा' भी “अनुभव” का विषय 


होता है । 'आत्मा' में 'आत्मत्व, द्रव्यत्व, सत्ता'--ये तीनों जातियाँ रहती हैं। इन' 


तीनों जातियों को लेकर यथाक्रम “आत्मा” में तथा पृथिवी' आदिक द्रव्यो में तथा 
द्रव्य, गुण, कमं' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 
'गुणत्वव्याप्य' को 'जाति' का विशेषण बनाना चाहिये । 'गुणत्व, सत्ता, आत्मत्व, 
द्रब्पत्व- यै 'चारों जातियों', गुणत्वजाति की व्याप्य न होने से उन 'गुणत्वादि' 
जातियों को लेकर “रूपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 


यह प्रयत्नगुण, समवायसम्बन्ध से आंत्मा ( संज्ञक द्रव्य ) में ही रहता है। 
उससे भिन्न 'पूथिवी' आदि द्रव्यो में नहीं रहता । इसी 'प्रयत्न! को क्षति भी कहा 
करते हैं, यानी 'प्रयत्न' का ही दुसरा नाम 'कृति' हे । यह 'प्रयत्नगुण' भी पूर्वोक्त 
` बुद्धि, इच्छागुण' के समान 'नित्य, अनित्य? के भेद से दो प्रकार का होता है। 
उनमें से ईश्वर का 'प्रयत्न', उत्पत्ति-विनाशरहित होने से “नित्य” माना जाता है, 
` तथा 'एक', और 'सवंजगद्विषयक' होता है । किन्तु 'जीवास्मा' का प्रयत्न, उत्पत्ति- 
विनाशशीळ होने से 'अनित्य' माना जाता है, तथा 'नाना! ( अनेक ) और 
` 'यात्किच्चिद्वस्तुविषयक' होता है । 
जीवातमा में रहने वाले 'अनित्य प्रयत्न? का 'समवायिकारण' वह जीवात्मा ही 
होता है। गौर उस जीवात्मा के साथ 'मन' का जो 'संयोग-सम्बन्ध' है, वह ( आत्म- 
मन:संयोग ) उसका ( अनित्यप्रयत्न का ) 'असमवायिकारण? होता है । तथा 'इष्टः 
साधनताज्ञान' भोर अदृष्ट, ईश्वरादि उसके निमित्तकारण होते हैं । 


उस अनित्यप्रयत्न का विनाश तो आत्मा. सें स्वोत्तर उत्पन्न हुए जो ज्ञातादि 


विशेषगुण हैं, उनके द्वारा ही होता है । अतः दुःख आदि के वह 'प्रयत्त' 
- भी 'द्विक्षणावस्थायी' होता है । ST 27% 


. जीवात्मा का वह 'अनित्यप्रयत्न' भी प्रवृत्ति, निवृत्ति और जीवनयोनि' के भेद 
से तीन प्रकार क होता है। उन तीनों में से अ्रवृत्तिरूपप्रयत्न' का लक्षण इस प्रकार 
छ होगा दाता्यो गुणः प्रवृत्ति/--अर्थात्‌ उत्कट इच्छारूप 'राग? से जन्य जो गुण है, 

'उसे प्रवृत्ति कहते हैं। जिस 'बस्ठु' में उत्कट राग होता है उसी 'वस्तु' के ग्रहण 
| राग के बिना किसी की प्रवृत्ति नहीं हुआ करती यह 
नियम है। एवं च प्रवृत्ति' रागजन्य है-यह सिद्ध होता हैँ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। 
| 


त्रिविधप्रयत्न ] अर्थनिरूपणम्‌ ४७१ 


उक्त लक्षण में यदि 'रागजन्यः' पद न रखें, तो 'रूपादिगुणों' में अतिव्याप्ति 
होगी । उसके निवारणार्थं “रागजन्यः' पद को अवश्य रखना होगा । तब 'रूपादि- 
गुण” रागजन्य न होने से उनमें अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब लक्षण में यदि "गणः 
पदन रखें तो “राग के ध्वंस' में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि “रागध्वंस' भी मपने 
प्रतियोगी 'राग' से ही जन्य होता है । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण में 
गुण: पद को रखना आवश्यक है । तब 'रागध्वंस' में गुणरूपता के न होने से उसमें 
अतिव्याप्ति नहीं होगी । ` 

श्ंका--तथापि इच्छारूप “राग' के प्रत्यक्ष में . अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि विषय 
के बिना 'प्रत्यक्ष! ज्ञान होता नहीं । अतः“राग का प्रत्यक्ष ज्ञान विषय राग से जन्य 
है--और वह 'गुण' भी है। उस अतिव्याप्ति कें निवारणार्थं “रागजन्यो रागाऽ- 
विषयकगुणः प्रवृत्तिः'--यह लक्षण कर देगे। अर्थात्‌ लक्षणगत गुणका विशेषण 
'रागाऽविषयक' को बना देंगे । तब अतिव्याप्ति नहीं होगी । क्योंकि “राग' का प्रत्यक्ष- 
ज्ञान 'रागाऽविषयक' नहीं है, अपितु 'रागविषयक' ही है । अतः अतिव्याप्ति नहीं है । 

उसी प्रकार निवृत्ति’ रूप प्रयत्न का लक्षण--'हेषजन्यो हवेषाऽविषयकगुणः निवृत्तिः’ 
किया जायगा । अर्थात्‌ 'हेष” से जन्य तथा द्विष' को विषय न करने वाला जो गुण 
उसे निवृत्ति कहते हैं । जिस पदार्थ (वस्तु ) से द्वेष रहता है, उस पदार्थ से 'निवृत्ति' 
हुआ करंती है। द्वेष के बिना निवृत्ति नहीं होती । अतः "निवृत्ति दवेषजन्य है। 
लक्षणोक्त 'द्वेषजन्य पद, 'ख्पादिगुणों' में अतिब्याप्ति के निवारणार्थ है। और 'द्वेषा5- ` 
विषयक? पद, उसके 'प्रत्यक्ष ज्ञान' में गतिव्याप्ति के निरासार्थ है। तथा 'गुणः' पद 
देषध्वंसः में अतिव्याप्ति के निरासाथं है । 

अब 'जीवनयोति' प्रयत्न का लक्षण होगा- “जीवना्दृष्टजम्यो गुण! जीवनः 
योनि।'--अर्थात्‌ जीवन के कारणभूत 'पाप-पुण्य' रूप अदद से जन्य 'गुण' को 
“जीवनयोनिप्रयत्न' कहते हैं । यह जीवनयोनिप्रयत्न, शरीर में श्वासोच्छ्वासादिरूप 
` श्राणसंचार" में कारण होता है ।:-किसी भी प्राणी का जितने काल तक जीवन-रहता 
है, उतने कालतक यह.'जीवनयोनिप्रयत्न' रहता है। जैसे 'प्रवृत्ति-निवृत्ति' रूप प्रयत्न 
का मानस “ प्रत्यक्ष होता है, वसे इस 'जीवनगोनिप्रयत का मानसप्रत्यक्ष नहीं 
होता । अपितु धर्म-अधर्म के समान यह 'जीवनयोनिप्रयत्न' अतीन्द्रिय होता है । इस 
'अतीन्द्रिय जीवनयोनिप्रयत्न' काः प्राणसंचाररूप कायं से अनुमान किया जाता है । 
अनुमान प्रयोग इस प्रकार किया जाता है--प्राणसचार; प्रयत्नसाध्यः प्राणसचा र वाच 
धावतः पुरुषस्य प्राणसच्चारवत्‌'--अर्थात्‌ प्राणों का अआासक्रियारूप सार, 'प्रयत्त- 
साध्य' होता है, क्योंकि 'प्राणसचचार' होने से । जो-जो प्राणसचार होता है, वह श्रयत्त- 
साध्य ही होता है। जैसे वेग ( तेजी ) से दौड़ने वाले का प्राणसः्वार, प्रयत्न' से ` 
साध्य होता है । अभिप्राय यह है कि अतिवेग ( अत्यन्त तेजी ) से दौड़ने वाले व्यक्ति 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


४७२ तकभाषा [ त्रिविधप्रयत्त 


के प्रयत्न की अधिकता से 'श्वासक्रिया' की अधिकता होती दिखाई देती है । इस6िये 
अधिक प्राणसञ्चार में अधिक प्रयत्न की कारणता अनुभवसिद्ध है। अधिकप्राणसः्चार 
के दृष्टान्त से प्राणसश्वारमात्र में 'प्रयत्नसाध्यताः का अनुमान किया जा सकता है। 
किन्तु अधिक प्रयत्न के विना ही स्वभावसिद्ध' जो 'प्राणसच्चार' है, उसके लिये-- 
कोई प्रत्यक्षप्रयत्न' तो कारण है नहीं। इसलिये उस स्वभावसिद्ध प्राणराश्वार का 
कारण यह अतीन्द्रिय जीवनयोनिप्रयत्न ही है--यह सिद्ध होता है । 

नवीन नैयायिको का कहना है प्रवृत्ति और निवृत्ति' ये दो प्रकार न ही प्रयत्न 
होते हैं। तीसरे 'जीवनयोनिप्रयत्त' की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है । शरीर 
में होने वाला स्वभावसिद्ध श्वासोच्छ्वासादि क्रियारूप जो प्राणसच्ार है, उसमें 
तो अद्दष्टविशेषप्रयोज्य-जीवन' ही कारण होता है। अथवा उस जीवन के प्रयोजक 
'अदृष्विशेष' को ही कारण कहा जा सकता है। इसलिये प्राणसश्वार के कारणरूप 
में 'जीवनयोनिप्रयत्न' की कल्पना करना व्यर्थ है । देहसहित 'आत्मा' का 'मन' के 
साथ जो संयोग सम्बन्ध” है, उसी को 'जीवन' कहते हैं । 

प्राचीन नेयायिकों ने 'जींवनयोनिप्रयत्न' के साधनार्थं जो अनुमान प्रयोग 
उपस्थित किया है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि किसी के 'अधिकप्राणसः्चार' में उसके 
'अघिकप्रयत्न' की जन्यता को देखकर, उसके दृष्टान्त से 'समस्तप्राणसच्चारमात्र' 
को 'प्रयत्नजन्य' कह देना उचित नहीं है। अन्यथा 'प्रवृत्तिरूपप्रयत्त' को {इष्टः 
साधनताज्ञानजन्य' देखकर, उसके दृष्टान्त से भी समस्त प्रयत्नमात्र को 'इष्टसाधनता- 
ज्ञानजन्य' मानना होगा । ओर सुपुप्ति अवस्था में भी उस 'जीवनयोनिप्रयत्न' के 
हेतुभूत किसी अतीस्द्रियज्ञान की भी कल्पना करनी होगी। किन्तु ऐसी कल्पता 
करना तो प्राचीनों को भी मान्य नहीं है । इसलिये प्रवृत्ति! और 'निवृतति' दो ही 
प्रकार के प्रयत्नो को मानना चाहिये । 

अवृत्तिरूप प्रयत्न! में (१) चिकीर्षा, ( २) कृतिसाध्यताज्ञान, ( ३ ) इष्टः 
साधनताज्ञान, (४) उपादान का प्रत्यक्ष--ये चारों कारण होते हैं। इन चार कारणों 
के विना प्रवृत्ति नहीं हुआ करती । जैसे कुलाल जब यह विचारता है कि घट को 
अपनी प्रयत्नरूप कृति से निर्माण करू अर्थात्‌ 'घटं कृत्या साधयामि’ इत्याकारके 
कृतिसाध्यत्वप्रकारक इच्छारूप चिकीर्षा' जव उसे होती है, तथा यह्‌ “घट, मेरै 
प्रयत्नखूपक्कति से सिद्ध ( निमित-निर्माण ) होने योग्य है, अर्थात्‌ अयं घटः मत्कृतिं" 
साध्यः -इत्याकारक 'कृतिसाध्यताज्ञान' उसे होता है, तथा “यह घट, मेरे इष्ट का 
साधनः है', अर्थात्‌ 'अय घटः मदिष्टसाधनम्‌'-इस्याकारक 'इष्टसाधनताज्ञान' जब 
उसे होता है, तथा यह घट मृत्तिका से उत्पन्न होगा, अर्थात्‌ 'अयं घटः मृत्तिकया 
निर्मितो भवेत्‌ इस प्रकार से 'घट' के समवायिकारणरूप 'उपादान' का ज्ञान होता 
है, तभी बह कुलाल 'घट' के निर्माण में प्रवृत्त होता है । उपर्युक्त चिक्रीर्पा आदिं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्रिविधप्रयत्न ] अथंनिरूपणम्‌ ४७३ 


कारणों के विना उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । एवं च किसी भी चेतन प्राणी कौ जिस 
किसी भी कायं में प्रवृत्ति होती है तव उक्त चार कारणों से ही हुआ करती है । 

शंका--'प्रवृत्ति' में कृतिसाध्यताज्ञान, इष्टसाधनताज्ञान के समान ही यह 
कार्य, मेरे वलत्रान्‌ अनिष्ट का अजनक ( जनक-उत्पादक नहीं ) है, अर्थात्‌ 'वलूवद- 
निष्टाञ्ननुवन्धित्वज्ञान' को भी उसमें कारण मानना चाहिये। यदि उसे कारण नहीं 
मानेंगे तो क्षुधातुर व्यक्ति की मधुविषसंयुक्त अन्न के भोजन में भी प्रवृत्ति होनी 
चाहिये । जव कि उस व्यक्ति को उस “अन्नभोजन' में कृतिसाध्यताज्ञान तथा इष्ट- 
साधनताज्ञान-दोनों ही हैं । 

सभा०--'वलूवदनिष्टाननुवन्धित्वज्ञान, तो 'चिकीर्पा' में ही कारण हुआ करता 
है। क्षुधातुर व्यक्ति को 'मधुविपसम्पृक्त अन्न भोजन में 'मरणरूप बळ्वदनिष्ट- 
जनकत्वज्ञान' ही है, उसी कारण उस मधुविपसम्पृक्त अन्न के भोजन में उसकी 
'चिकीर्षा' नहीं होती । उसके भोजन में उसे 'बलूवदनिष्टाननुवन्धित्वज्ञान' नहीं है, 
यदि यह ज्ञान होता, तो उस भोजन में उसे 'चिकीर्षा' अवश्य होती । एवं च चिकीर्पा- 
रूप कारण के न होने से उसकी उस भोजन में प्रवृत्ति नहीं होती । अतः “बरूवद- 
निष्टाइननुव न्धित्वज्ञान' ( बलवत्‌ अनिष्टा$जनकत्वज्ञान ) भी प्रवृत्ति के प्रति 
स्वतन्त्र कारण मानने की आवश्यकता नहीं है । 

कुछ ग्रन्थकारों का कहना है कि यदि प्रवृत्ति के प्रति 'बलवदनिष्टाञ्ननुवन्धित्व- 
ज्ञान! को स्वतन्त्ररूप से कारण न मानकर केवल 'चिकीर्षा' में ही उसे कारण कहोगे, 
तो पूर्वोक्त 'कृतिसाध्यताज्ञान' तथा 'इष्टसाधनताज्ञान' इन दोनों को भी प्रवृत्ति 
के प्रति कारण न मानकर केवल 'चिकीर्पा' के प्रति ही कारण मान लीजिये । किन्तु 
आपने वैसा नहीं माना है। अतः कृतिसाध्यत्व, इष्टसाधनत्व के समान ही वरूवद- 
निष्टाननुवन्धित्वज्ञान को भी प्रवृत्ति के प्रति कारण मानना ही उचित होगा । 

दांका--कार्यसाध्यकप्रवृत्ति में यदि उस कार्य के समवायिकारण रूप उपादान 
के प्रत्यक्ष को कारण माना जाय तो मृदङ्गवादक की मृदङ्गवादन में शब्दराध्यकप्रवृत्ति 
नहीं होगी । क्योंकि 'शब्द' के समवायिकारण 'आकाश' का किसी को प्रत्यक्ष नहीं 
होता है । तथापि शब्दोत्पत्ति करने के लिये मृदङ्गवादक की मृदङ्गवादन में प्रवृत्ति 
तो होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 'उपादानकारण' का प्रत्यक्ष, प्रवृत्ति के 
प्रति कारण नहीं है। अतः उपादान के प्रत्यक्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 
किश्व--प्रवृत्ति के प्रति यदि उपादान के प्रत्यक्ष को कारण कहें तो ध्वंस कार्य का 
कोई भी “उपादानकारण' नहीं हुआ करता । वह ( ध्वंसात्मककार्य ) तो केवळ 
'निमित्तकारण' से ही उत्पन्न होता है। उस कारण किसी की 'ध्वंससाध्यक प्रवृत्ति 
भी नहीं होगी । किस्तु घटादिपदार्थों के ध्वंस करने की प्रवृत्ति तो टी करती है 
अतः कहना होगा कि उपादान का प्रत्यक्ष, 'प्रवृत्ति' के प्रति कारण तह होता. है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- ४७४ तकंभाषा [ त्रिविधप्रयत्न 


समा०--मृदङ्गवादक की मृदङ्गवादन में जो प्रवृत्ति होती है, वह, 'शब्द' को 
.उत्पन्न करने के लिये नहीं है, अपितु 'शब्द' के श्रावणप्रत्यक्षरूप साक्षात्कार के 
"लिये होती हे । इसलिये उसकी प्रवृत्ति को शब्दसाध्यक नहीं कह सकते । अपितु 
, उसे शब्दसाक्षात्कारसाध्यक कहना चाहिये । उस 'शब्दसाक्षात्कार' का समवायिकारण 
'आत्मा' है । उस आत्मा का मानसप्रत्यक्ष सभी को होता है। उसी प्रकार घटध्बंस 
में जो प्रवृत्ति होती है, वह भी ध्वंससाध्यक न होकर 'ध्वंस-साक्षात्कारसाध्यक' होती 
है । उस घ्वंससाक्षात्कार का समवायिकारण 'आत्मा' है । उस आत्मा का मानसप्रत्यक्ष 
सभी को हुआ करता है । इसलिये प्रवृत्तिमात्र में 'उपादानकारण' का प्रत्यक्ष, 
- कारण” हुआ करता है। अतः उक्त नियम का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं है। 
उक्त नियम में नवीन नेयायिकों के अनुसार 'उपादान' पद से 'समवाथिकारण' का 
ग्रहण न कर 'अधिष्ठानमात्र'का ग्रहण किया जाता है । उस कारण 'कायं' की 
. अधिष्ठानता जैसें समवायिकारण' में रहती है, वैसे अन्य पदार्थो में भी रहती है। 
जैसे 'घट' कायं की अधिष्ठानता अपने समवायिकारण 'कपाल' में रहती है, उसी 
तरह 'भूतल' में भी रहती है । उसी प्रकार मृदङ्गाद्यवच्छिन्न आकाश में उत्पद्यमान 
“शब्द, समवायसम्बन्ध से 'आकाश' में और 'अवच्छेदकता' सम्बन्ध से 'मृदङ्ग' में 
भी रहता है । इसलिये 'मृदद्ध' भी उस शब्द का अधिष्ठान है। उस मृदङ्ग का चक्ष 
` और त्वगिन्द्रिय से सभी को. प्रत्यक्ष होता ही है। अतः शब्दसाध्यकप्रवृत्ति में 
` 'मृदङ्गादि' अधिष्ठान का प्रत्यक्ष और ध्वंससाध्यक प्रवृत्ति में *वंस? के अधिष्ठान 
का प्रत्यक्ष ही कारण होता है। . 

जलताडन जैसे निष्फळ क्रिया के करने में 'कृतिसाध्यता' का ज्ञान रहने पर भी 
प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिये 'प्रवृत्ति' में 'इष्टसाधनताज्ञान' को कारण माना गया 
है। और प्रयत्नरूप 'कृति' से असाध्य ऐसे वृष्टि तथा सुवर्णमय सुमेरुपवंत के शिखर 
के आहरण में इष्टसाधनता का ज्ञान रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती । इसलिये 
प्रवृत्ति के प्रति 'कृतिसाध्यता ज्ञान को कारण माना गया है। और मधु-विषसम्भूक्त 
अन्न के भोजन में क्षुधातुर को कृतिसाध्यत। ज्ञान तथा इष्टसाधनताज्ञान रहने पर 
उसकी प्रवृत्ति नहीं होती | इसलिये प्रवृत्ति के प्रति 'बलवदनिष्टाऽतनुब स्धित्व' ज्ञात 
को कारण माना गया है।- एवं च 'कृतिसाध्यताज्ञान,' 'इष्टसाधनताज्ञान, 
बलवदनिष्टाश्ननुवन्धित्वज्ञानन--ये तीनों ही भ्रवृत्ति' के प्रति कारण होते हैं । 
तथापि मीमांसकों के कथनानुसारं 'कृतिसाध्यत्वधर्म' के घटक 'क्ृति' का, और "इष्ट 
साधनत्वधमं' के घटक 'इच्छा' का तथा 'बळवदनिष्टाऽजनकत्व' धर्म के घटक दिप 
का 'बतंमानकालवृत्तित्व के बोधनाथं 'इदानीन्तन' यह विशेषण जोड़ देना चाहिये । 
अर्थात्‌ 'इदानीन्तनकृतिसाध्यताज्ञान', इदानीन्तन इष्टसाधनताज्ञान, और इदानीचतर 
बलव दनिष्ट।ऽजनकत्वज्ञान को 'प्रवृत्ति' में कारण मानना चाहिये । ८ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri GyaanKosha 


5 ` 


धर्माधमंनिरूपण ] अर्थनिरुपणस्‌ ४७५ 


किन्तु प्रभाकर मीमांसक का कहना है कि जिस कायं में प्रवृति होती है, उस 
कार्य में 'बलवत्‌ अनिष्टाऽजनकत्व' को विषय करने वाले “इष्टसाधनताज्ञान' से जन्य 
जो 'कृतिसाध्यताज्ञान' है, वही 'चिकीर्षा' द्वारा 'कायंसाध्यक प्रवृत्ति' में कारण होता 
है । भतः प्रवृत्ति के प्रति 'इष्टसाधनताज्ञान' को तथा 'बलवदनिष्टाऽननुब न्धित्व- 
ज्ञान' ( बलवदनिष्टाऽजनकत्वज्ञान ) को कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। 
प्रभाकर एक अनुमान प्रयोग करते हैँ--'पाकः मत्कृतिसाध्यः मत्कृति विनाऽसत्त्वे सति 
मद्वलवदनिष्टाऽजनकेष्टसाधनत्वात्‌ भोजनादिवत्‌'--अर्थात्‌ यह पाक, मेरे प्रयत्नरूप 
कृति से साध्य है, मेरे कृति के बिना असिद्ध होता हुआ और मेरे प्रबल. अनिष्ट 
का अजनक होता हुआ मेरें इष्ट का साधन होने से जो भी कायं, मेरी कृति के 
बिना असिद्ध रहता हुआ तथा मेरे बलवान्‌ अनिष्ट का अजनक होता हुआ मेरे इष्ट 


का साधन होता है, वह कार्य, मेरे कृतिरूप प्रयत्न से अवश्य ही साध्य होता है। 


जैसे भोजनादि कार्य । इस प्रकार पाकादि लौकिक कार्यो में तथा यागादि वैदिककर्मों 
में 'वलवदचिष्टाऽजनक इष्टसाधनत्वरूप हेतु' से कृतिसाध्यता की अनुमिति होती है । 


अतः मुख्यतया कृतिसाध्यताज्ञान ही चिकीर्षा द्वारा पाक-यागादिसाध्यक प्रवृत्ति में ' 


कारण ( हेतु ) होता है। इसके अतिरिक्त अन्य को कारण मानना व्यर्थ है । 


इस पर नैयायिक कहता है कि प्रभाकर मीमांसक का कथन उचित नहीं है । 
क्योंकि बलवदनिष्टाऽजनकत्व ( बलवदनिष्टाऽननुबन्धित्व ) विशिष्ट इष्टसाधनता- 
ज्ञान से जन्य कृतिसाध्यताज्ञान को 'प्रवृत्ति' के प्रति कारण मानने में अतिगौरव दोष 
होगा । अत: प्रवृत्ति के प्रति उक्त तीन ज्ञान ही कारण होते हैं । 

जैसे 'द्वेषविशेष' को क्रोध कहा है, वैसे ही 'प्रयत्नविशेष' को उत्साह कहा गया 
है। प्रयत्नसामान्य -को 'उत्साह' नहीं कहते। (सुखविशेषजनकी भूतकमंविषयक? 
प्रयत्न उत्साहः--यह उत्साह का लक्षण है। अर्थात्‌ सुबविशेष के जनक कमं को 
विषय करने वाले प्रयत्न को 'उत्साह' कहते हैं । 

बुद्धि आदि ६ गुणों अर्थात्‌ ( १) बुद्धि (२) सुख, ( ३ ) दुःख, ( ४) इच्छा; 
(५) देष, (६ कक 423 प्रत्यक्ष होता है । ये छहों गुण, आत्मा 
में उत्पन्न होते हैं। यहाँ 'बुद्धि' शब्द से 'निविकल्पक' भिन्न सम्पूर्ण जन्यज्ञान 
समझना चाहिये । 

( २२-२३ ) धर्माध्धर्मों सुखदुःलयोरसाधारणकारणे। wi तो चाप्रत्यक्षावप्या- 
गमगस्यावनुमानगस्यो च। तथाहि देवदत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तविषोषुणजन्यं 
यत्वे सति देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌ । बेवदत्तप्रयत्नजन्यवस्तुवत्‌ । यश्च 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७६ तकंभाषा [ धर्मेलक्षण 


( २२-२३ ) धर्मं और अधर्म क| निरूपण-- 

घर्माऽघर्माविति । (धम और अधमं --दोनों 'आत्म' निष्ठ सुख-दुःख के असाधारण 
कारण हैं। वे दोनों 'प्रत्यक्ष' के वियय न रहने पर भी 'आगम' तथा 'अनुमान' से 
गम्य होते ( जाने जाते ) हैं। अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--तथा हीति। 'देव- 
दत्तस्य शरीरादिकं देवदत्तविशेषगुणजन्यं, कार्यत्वे सि देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌ । देव- 
दत्तप्रयत्नजन्यवस्तुवत्‌' । अर्थात्‌ देवदत्त के शरीर आदि, देवदत्त के विशेपगृण 'धमं- 
अधमं' से -जन्य है ( प्रतिज्ञा ), क्योंकि वे 'कायं' होते हुए उसके ( देवदत्त के ) भोग 
के हेतु ( कारण ) हैं (हेतु ), जैसे-देवदत्त के प्रयत्न से उत्पन्न होने वाली कोई 
वस्तु होती है ( उदाहरण ) । यश्चंति। जो शरीरादि का जनक 'जात्म-विशेपगुण' 
है, उसी को 'धर्म-अधमं' कहते हैं। क्योंकि उनसे भिन्न 'प्रयत्न' आदि जो गुण हैं, वे 
तो शरीर आदि के जनक ( उत्पादक ) नहीं होते । 


माधुरी 

ग्रन्थकार ने “सुखाऽसाधारणकारणं धर्मः', और 'दुःखाऽसाधारणकारणम्‌ अधर्मः 
के अभिप्राय से ही 'धर्माऽधमं' का सम्मिलितळक्षण 'मुख-दुःखयो रसाधारणकारणे कह 
दिया है। अर्थात्‌ 'सुख' के असाधारण कारण को 'धर्म' और दुःख के असाधारण 
कारण को 'अधमं' कहते हैं। मुख की प्राप्ति धमं से ही होती है। उसके बिना 
सुख की प्राप्ति नहीं होती । अतः "शुख के असाधारणकारणत्व' रूप धर्म के लक्षण 
का समन्वय हो जाता है। 

उक्त धर्मछक्षण में 'असाधारण' पद न रखे तो, 'काळ, दिक्‌, ईश्वर' आदि साधारण" 
कारणों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि बे 'काळ' आदि, 'कार्यमात्र' के प्रति 
कारण होते हैं, इसलिये वे तो 'सुख' रूप कार्य के प्रति भी कारण हैं । अतः उनमें अति 
व्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ रक्षण में 'असाधारण' पद का रखना आवश्यक 
है। 'कालादिक', उस सुखादि कार्य के प्रति कारण रहने पर भी वे सुख के 
असाधारण कारण नहीं हैं, अपितु साधारण कारण हैं। इसलिये कालादिको में उक्त 
लक्षण की अतिव्माप्ति नहीं होगी । 
2 शंका कामी पुरुष को कामिनी के दर्शन-स्पर्शन/दि से भी 'सुख' की प्रा 
होती है। वे दशन साता दि भी धर्म के समान ही 'मुख' के असाधारण कारण र 
अतः दर्शन-स्पर्णगादिकों में धर्मळक्षण की अतिव्याप्ति होगी । इसीलिये पूर्वोक्त शी 
लक्षण अतिव्याष्दोप से दुपित होने से दृष्ट है। ऐसे दुष्टलक्षण से श्वर्म' की 
सिद्धि नहीं हो सकती । ट्र यु 

_ समा०--अतिव्याप्ति न हो सके ऐसा जातिघटित लक्षण कर रहे हुँ याग 
स्वगंजनकवृत्तिगुणत्वव्याप्पजातिमान्‌ घर्षः अर्थात्‌ यांग से जन्य तथा स्वर्ग की 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धर्मलक्षण ] अर्थनिरूपणम्‌ ४७७ 


जो वस्तु, उसमें रहने वाढी तथा 'गुणत्वजाति' की व्याप्य जाति से युक्त जो 'गुण' 
हो, उसको धर्म कहते हैँ । जैसे-:-ब्राह्याणादित्रैवाणिक अधिकारी कोई व्यक्ति याग' 
का अनुष्ठान करता है, तब उस अनुष्ठित याग से 'घर्म' ( अपूर्व ) उत्पन्न होता है 
जो उस व्यक्ति के 'आत्मा' में रहता है। उस धर्म से उस व्यक्ति को स्वगंसुख की 
प्राप्ति होती है। वह धर्म याग से जन्य भी है, तथा 'स्वगं' का जनक भी है 1 
ऐसे शर्म में रहने वाळी तथा गुणत्वजाति की व्याप्य श्रमंखजाति' है । वह सभी धर्मो 
में समवायसम्थन्ध से रहती है । अतः इस निर्दुप्ट धर्मलक्षण का समन्वय हो जाता है । 
उक्त लक्षण में यदि 'गुणत्वव्याप्पजातिमान्‌ धर्म?” इतना ही अंश रखें, और पुर्वे 
अंशको न रखें तो 'गुणत्वजःति' के व्याप्य रूपत्वादिजातियों को लेकर 'ल्पादिं- 
गुणों' में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'स्वगंजनकवृत्ति' इतने अंश 
को भी रखना आवश्यक है । तव 'रूप!दियुण' स्वर्ग के जनक न होने से उन गुणों 
में रहने वाली 'रूपत्वादि' जातियाँ 'स्वर्ग' जनकवृत्ति नहीं होती । इसलिये हत्वा दिः 
जातियों को ` लेकर 'रूपादिगुणों' में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । अव यदि 
“स्वर्ग जनकवृत्तिगुणस्वव्याप्य जातिमान्‌ धर्मः --इतना ही लक्षण करें अर्थात्‌ लक्षण में 
'यागजन्य' पद न रखें तो 'संयोगत्वजाति' को लेकर 'संयोग' में अतिव्याप्ति होगी । 
क्योंकि उस यागानुष्ठाता पुरुष के 'शरीर' के साथ जो गंगाजल का संयोग है, वह्‌ 
भी 'स्वर्ग' का जनक हो सकता है। उन स्वर्गजनक संयोग में रहने बा ता 
'गुणत्वजाति' की व्याप्य  ृबोग॑त्वताी' है। उस संयोगत्वजाति को लेकर पयोग 
मं लक्षण की अमिब्याम्ति हो जाप्गी । उमरे भिधारणार्थे लक्षण म (TT पद 
को -देना आवश्यक है। तव गंगाजळ का 'संयोग' स्वर्गजनक रहने पर भी वह 'याग- 
जन्य' न रहने से 'रंयोग' में अतिव्याप्ति नहीं हो सकेगी । अब यदि विमति 
गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ धर्म:--इतना ही लक्षण करें, अर्थात्‌ लक्षण म र 
पद न दें तो 'याग के प्रत्यक्ष” में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि कोई भी लाता 
'विपय' के विना उत्पन्न नहीं होता है । इगहिये 'याग' का प्रत्यदाजञान Re 
विपय' से जस्थ ही कहना होगा। ऐसे यागजन्पप्रत्यक्षज्ञान में रहने A पर 
'गुणत्वजानि? की व्याप्प 'प्रत्यक्षलजाति' होगी। उप श्रत्यक्षत्वजाति को र 
यागथिएयक प्रत्यक्ष' में लक्षण की अधिव्याण्िि होयी । उसके नि ही 
'स्थर्ग जनक पद का रखना आवश्यक है । सव वह 'यागविषयकपरस्यक । हे ळी 
जन्य रहने पर भी 'स्वर्ग' का जनक नहीं है । इसलिये याग के प्रत्यक्ष में रहने वाला, . 


में नहीं होगी । अव 
'पत्यक्षत्व' जाति को लेकर 'यागविपयक प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति नहीं हे 


करें, उसमें 'गुणत्व- 
यदि 'यागजस्यस्पर्ग जनकावुशिजातिमास्‌ ध्मः ता इतना ही व र वाली 'गुणत्व- 
व्याप्प' पद न दें तो यागजन्य तथा स्वर्ग के जनक धर ने सतर ब्यम 
जाति! को लेकर 'रूपादि राभी गणों' में थां पात्ताजाति क 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४७८ तकंभाषा [ धमंलक्षण | 


में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थं लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य' पद को लकष | 
'घटक “जाति' का विशेषण वना देना चाहिये। तब “गुणत्वजाति’ तथा 'सत्ताजाति' | 
उस 'गुणत्वजाति' की व्याप्य न होने से 'गुणत्वजाति' तथा 'सत्ताजाति' को लेकर | 
रूपादिको में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब 'यागजन्यस्वर्गजनकः धर्मः | 
इतना ही लक्षण यदि करें तो यागजन्य जो धमं है, वह “स्वर्ग की उत्पत्ति करने के | 
पूर्वं ही कमंनःशानदी के जलस्पर्श से यदि नष्ट हो गया हो, .तो उस धर्म में 

लक्षण की अव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ 'धर्मत्वजातिघटित लक्षण” करना | 
आवश्यक है । तब वह 'धर्मत्वजाति', स्वर्ग के अजनक धमं में रहने से उस ध्म में | 


अव्याप्ति नहीं हो पाती । 


यह्‌ “धर्म” गुण, केवल जीवात्मा में ही समवाय सम्बन्ध से रहता है । जीवाला | 
से भिन्न पृथिवी आदि द्रव्यो में तथा इश्वर में वह्‌ नहीं रहता । किसी भी इन्द्रिय स्ते | 
उसका प्रत्यक्ष न हो पाने से वह अतीन्द्रिय है । और वह, सुख-दुःख के समान उत्पत्ति | 
विनाशशील होने से अनित्य है । कोई भी “धर्म” नित्य नहीं होता है। धमं का समवापि- | 
कारण 'आत्मा' है, और 'आत्म-मन:संयोग? उसका असमवायिकारण होता है, तथा | 
वेदविहित याग, दान, जप, तप, तीर्थस्नान, देवदर्शनादि शुभूकमं उसके निमित्तः | 
कारण होते हैं । एवं मिथ्याज्ञानजन्य वासना भी उसका निमित्तकारण हुआ करती है। | 


लोगों को जो भी 'सुख” होता है, और उसके जितने भी साधन हैं, उन सबका , 


असाधारण ( एकमात्र ) कारण “धर्म” ही है। उस धर्म के अतीन्द्रिय रहने पर भी | 


पाग-दान-जप-्तप आदि के व्यापार रूप में उसकी कल्पना करनी पड़ती है। अन्यथा ' 
याग-दान वर उस स्वर्ग फल के जनक नहीं हो सकेंगे । क्योंकि कार्य के अब्य- | 
. वहित पूर्वक्षण में जो रहता है, वही उस कार्य का 'कारण? कहलाता है। इस नियम | 

के अनुसार 'यागादिकर्म” तो तत्क्षण ही विनष्ट हो जाते हैं, और स्वर्गफल की प्रासिं | 


जर मरणानन्तर बहुत समय के पश्चात्‌ होती है । 
ह व्यापार' से रहित उन यागादि कर्मों को स्वर्गफल का कारण कँसे कह 

हैँ? और स्वर्गकामो यजेत' अर्थात्‌ 'यागेन स्वग भावयेत्‌'--इस वेदवाक्य से तो 

यागादि कमो में स्वगंफल की कारणता प्रतीत होती है । अतः वेदवाक्य प्रतिपादित 

` याग आर स्व, के 'कार्य-कारणभाव' का निर्वाह करने के लिये यागादिकर्म से उत्पन 

होने वाले 'धमंरूप व्यापार! की कल्पना 'याग' और 'स्वर्ग! के मध्य में करनी ही 

श ख कर्मों के नष्ट हो जाने पर भी तज्जन्य 'धर्मरूप ब्यापार, सवग 

अ थर रहता है । फल-प्राप्ति कराये बिना वह नष्ट नहीं होता । वह 
प आत्मा' में स्थिर बना रहता है। उसी से उस कर्मकर्ता को स्वर्गसुखं क 

मास जी है । यागजन्य व्यापार से फल-प्राप्ति होने पर भी व्यापारविशिष्ट 
ए को उस फल के प्रेति अन्यथा सिद्ध नहीं समझा जाता । जैसे घट के प्रत्यक्ष .. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तब पूर्व ही विनष्ट हो चुके त्था | 


घर्मलक्षण ] अर्थनिरूपणम्‌ ४७९, 


'घट-चक्षुसंयोग” व्यापार है । उसके ( व्यापार के ) साक्षात्‌ कारण रहने पर भी बह 
चक्षुरिन्द्रिय', घटप्रत्यक्ष-रूप कार्य के प्रति अन्यथा सिद्ध नहीं कहा जाता । वैसे.हीः 
"धर्मरूप व्यापार द्वार 'फल' की प्राप्ति होने पर भी 'यागादि कर्मो' को अन्यथासिद्ध 


“नहीं कहा जाता । कारणसामग्री के अतिरिक्त “बाह्य वस्तु' को अन्यथा सिद्ध कहते , 


हैं। जैसे घट के प्रत्यक्ष में संयोग रूप व्यापार के द्वारा 'चक्षुरिन्द्रिय' कारण कहा जाता 
है, वैसे ही 'यागादिकमं' भी धर्मरूप व्यापारद्वारा “स्वगंरूप फल! के प्रति कारण कहा 
जाता है। एवं च यागादि कर्मो में स्वर्गादिफल के प्रति कारणता सिद्ध करने के लिये ` 
'धर्म” रूप व्यापार की कल्पना करना अनिवार है । | 

शंका--व्यापार के रूप में 'धर्म' की कल्पना करने की अपेक्षा यागादि कर्मों का 
जो 'ध्वंस' ( विनाश ) है, उसी को 'याग' के व्यापाररूप में क्यों न मान लिया 
जाय? अर्थात्‌ वे यागादिकमं, स्व-ध्वंसरूप व्यापार के द्वारा ही स्वर्गादिफल के प्रति 
कारण होते हैं। और उस 'ध्वस' का नाश भी नहीं होता है । तथा वह 'यागध्वंस', 
स्वर्गफल-प्राप्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण-वृत्ति भी है। अतः यागादि कर्मों के व्यापाररूप 
में 'धमं' की कल्पना करना व्यर्थ है । 

समा०- यागध्वंस को याग का “व्यापार नहीं मान सकते । क्योंकि जो पदार्थ, « 
जिस कार्य के प्रति कारण होता है, उसका ध्वंस, उस कायं के प्रति 'कारण' नहीं हुआ 
करता । अर्थात्‌ 'प्रतियोगी' और “ध्वंस” दोनों में एक ही काये की जनकता कहीं हृष्टि- 
गोचर नहीं होती । अतः यागादिकर्म और उनके ध्वंस दोनों को एक ही स्वगंरूप कार्य 
के कारण कहना ठीक नहीं है। और 'यागध्वंस' को “स्वर्गफल' का कारण मानोगे 
तो 'स्वर्गफल' का कभी भी विनाश नहीं होगा, क्योंकि 'यागध्वंस' रूप कारण नाश- 
रहित होने से .नित्य है। तब कारण के नित्य रहते कार्य की अनित्यता नहीं बता. 
सकते । एवं च स्वर्गफलरूप कार्य को नित्य मानने पर 'क्षीणे पुण्ये मत्यंलोक विशन्ति 
इत्यादि शास्त्रवचनों से विरोध होगा । किन्तु यागजन्य “धर्म-रूप-व्यापार को स्वँ 
फल का कारण मानने पर उपयुक्त विरोध नहीं होगा, क्योंकि फलभोग करा देना ही 
“धमं? का प्रयोजन है, उसे सम्पन्न कराकर वह धर्मरूप व्यापार स्वयं ही समाप्त हो 
'जाता है । यह जो कहा था कि 'गङ्गास्तान से स्वर्गफल की प्राप्ति होती है । मध्य में 
किसी व्यापार की कल्पना करना व्यर्थ है' । किन्तु वह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
'स्नान' पदार्थ क्या है? उसे समझना आवश्यक है । गंगाजी के प्रवाह में स्थित व्यक्ति 
के शरीर से गंगाजल के जो अनन्त संयोग है- उसी को 'स्नान' 'कहते है । वही, 
'स्तान' पदार्थ हे । ऐसे अनन्त जळसंयोगों के अनन्त ध्वंसों' में व्यापार को कल्पना 
करने में कितना गौरव होगा? उसकी अपेक्षा गज्ञास्नानजन्य एक 'धर्म' को ही 
व्यापार मानने में लाघव है । अतः अनन्त संयोगध्वंसों को या यागध्वस को त नः 
मानकर एक 'धर्म' को ही व्यापार मानना उचित है। और 'कर्मनाशा नदी के जल- 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८० तक भाषा [ धमंलक्षण 


स्पर्श से 'धर्मनाश' का जो कथन है, वह भी 'यागजन्य धर्म' को न मानने पर वह 
- 'जलूस्पर्श” किसका नाश करेगा ? क्योंकि 'यागादिक' कर्म तो 'कमंनाणा' के जल 

स्पशं से पूर्व ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते है । उस कारण उस जलस्पर्श में यागादि 
कर्मों की नाणकता अथवा प्रतिवन्धकता का होना संभव नहीं है । यागादिकमों का 
'ध्वंसः तो नाशरहित होने से उसकी (ध्वंस की ) नाशकता करिसी भी काल में संभव 
नहीं है । अतः 'जलस्पर्श' से नाश होने योग्य 'यागजन्य धर्म' का स्वीकार अवश्य 
करना ही चाहिये । 

वेदविहित याग के अनुष्ठान से उत्पन्न हुए धर्म का कर्मनाशा के जलस्पशं से 
विनाश होता है तथा यागादि के अनुष्ठान से उत्पन्न हुए धर्म का कीर्तन ( बखान) 
करने से भी उम धर्म का विनाश होता है, क्योंकि धम: क्षरति कीर्तेनात्‌' ऐसा शास्त्र- 
वचन है । तथा धर्मजन्य फल के भोग से भी उसका ( धर्म का ) नाश होता है । 
और श्रवण-मननादि से जन्य 'तत्त्वज्ञान से भी 'धमं' का नाश होता है। ये सव 
'धर्मनाश' के कारण बताये गये हैं । 

इसी प्रकार 'अधमं' का लक्षण 'बुःखाऽसाधारणकारणमधर्मः? किया“ गया है। 
अधर्मे से ही 'दुःख' की प्राप्ति होती है। इसलिये 'अधमं' ही दुःख का असाधारण 
कारण है । 

उक्त लक्षण में 'असाधारण' पद न रखें तो 'कालादिक' साधारण कारणों में अति" 
व्याप्ति होगी । क्योंकि 'कालादि', सभी कार्यों के प्रति कारण रहते हैं । अतः वे 'दुःख' 
के भी कारण हो राकते हुँ । इसलिये अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थं 'असाधारण 
पद का रखना आवश्यक है। तव 'कालादिकों' में असाधारणकारणता के न रहने सै 
अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

शंका--'दुःख' का असाधारण कारण जैसे 'अधमं' होता है, वैसे ही ज्वर, शूल! 
कण्टकसंयोग आदि भी 'दुःख' के असाधारण कारण होते हैं। तब अधर्म लक्षण की 
उनमें अतिव्गाप्ति होगी । र 

समा०--उस अतिव्याप्ति के निराकरणार्थं हम 'निषि्कमंजन्यन रकजनकरवषिः 
गुणत्वव्याप्यज।तिमान्‌ अधर्म:'--ऐसा जातिघटितलक्षण कर देंगे तो अतिव्यापि 
नहीं हो गकेगी । अर्थात्‌ शास्त्रनिपिद्ध हिसादि कर्मों से जन्य होते हुए जो नरक का 
जनक हा, एला 'अवर्मे पदार्थ ही होगा । वह 'आस्मा' में उत्पन्न होता है । उससे उप 
क्य ना Ri डा अधमं' में रहने वाली तथा गुगल ह 
'अधर्मो' में रहती है । अतः कप न अध मत्व जाति! Lapse वी 
अन्य कारण शो केवळ निमित्तकारण lbs है 

मात्र हैं। इसलिये गहू निदुण्ट लक्षण हैं । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अधमंलक्षण ] अर्थेनिरूपणस्‌ ४८१ _ 


अब यदि 'गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ अधमे:' इतना ही लक्षण का आकार रखें तो 
'गुणत्वजाति' के व्याप्य “रूपत्वादिक' जातियाँ भी हैं, उन्हें लेकर “रूपादि' गुणों में 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ 'नरकजनकवृत्ति' पद को लक्षण में 
रखना आवश्यक है । तव “ख्पादिक' गुण, 'नरक' के जनक न होने से रूपादिवृत्ति 
'रूपत्वादि' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब “नरक- 
जनकवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ अधर्मः' इतना ही लक्षण करें तो 'ईश्वरज्ञान में 
अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि ईश्वर का ज्ञान! कायंमात्र का जनक होने से 'नरकखूप' 
कार्य का भी जनक होगा । तव उस नरकजनकज्ञान में रहती हुई तथा गुणत्वजाति 
की व्याप्य जाति “ज्ञानत्वजाति? होगी । उस 'ज्ञानत्वजाति' को लेकर ईश्वर के ज्ञान' 
में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'निषिद्धकमंजन्य' पद को यदि 
रख देते हैं तो “ईश्वर का ज्ञान” नित्य होने से वह “निषिद्धकमंजन्य' नहीं है । तब 
ज्ञानत्व' जाति, “निषिद्धकर्मजन्यवृत्ति' न होने से 'ज्ञानत्वजाति' को लेकर ईश्वर के 
ज्ञान! में अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब “निषिद्धकर्मजन्यवृत्तिगुणल्वव्याप्यजातिमान्‌ 
अधर्मः! इतना ही लक्षण करें तो 'निषिद्धकमं के प्रत्यक्ष' में अतिव्याप्ति होंगी। 
क्योंकि “विषय? के बिना कोई प्रत्यक्ष नहीं होता । निषिद्धकमं का प्रत्यक्षज्ञान 'निषिद्ध- 
कर्मरूप विषय? से ही जन्य होता है । उस निंविद्धकर्मविषयक प्रत्यक्ष में रहने वाली 
तथा गुणत्वजाति की व्याप्य 'प्रत्यक्षत्वजाति' होगी । उस प्रत्यक्षत्वजाति को लेकर 
प्रत्यक्ष! में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'नरकजनक' पद का 
देना आवश्यक है । तब निषिद्धकमं का प्रत्यक्ष ज्ञान तो नरक का जनक नहीं है । 
इसलिये 'भरत्यक्षत्वजाति' नरकजनकवृत्ति नहीं है। अतः प्रत्यक्षत्वजाति को लेकर 
'प्रत्यक्ष' में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब “तिषिद्धकमंजन्यनरकजनकवृत्तिजातिमानु 
अधर्मः? इतना ही लक्षण करें तो निषिद्धकमंजन्य तथा नंरक के जनक अधमं में रहने- 
वाली गुणत्व जाति को लेकर रूपादि सभी गुणों में तथा सत्ता जाति को लेकर द्रव्य- 
गुण-कर्म में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य पद का 
रखना आवश्यक है । तब गुणत्वजाति तथा सत्ताजाति, उस 'गुणत्वजाति' की व्याप्य 
जाति नहीं है। इसलिये गुणत्वजाति तथा सत्ताजाति को लेकर ख्पादिं गुणों में तथा 
रव्यादित्रिक में अतिव्याप्ति नहीं होगी। अब यदि 'निषिद्धकमंजन्यनरकजनकः 
अधर्म:” इतना ही लक्षण करें तो जिस अधर्म से नरक न हुआ हो, अथवा जो 
अघे, 'प्रायश्रित्त' से नष्ट हुआ हो, उस 'अधर्म' में अव्याप्ति होगी । ली व निवा- 
रणाथ यह 'अधमंत्वजातिघटितलक्षण' किया गया है । तब वह 'अधमंत्वजाति उस 
_आयश्चित्तनाश्य अधर्म में भी-रहेगी । अतः अधर्म में अव्याप्ति नहीं होगी । यी 

यह अधमंगुण भी आत्मा में समवायसम्बन्ध से रहता है । oa का 
आदि द्रव्यो में तथा ईश्वर में नहीं रहता । धमं के समान अर्थ भी अतीन्द्रिय दे 


२३६९८51115 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८२ तर्कभाषा [ धर्माधमं सिद्धि 


और उत्पत्ति-विनाशशील होने से अनित्य भी है। कोई भी अधमं 'नित्य' नहीं 
होता । अधर्म का समवायिकारण 'आत्मा' है, और असमवाथिकारण 'आत्मा-मनः- 
संयोग? है । तथा शास्त्रनिषिद्धहिसादिक कर्म और मिथ्याज्ञानजन्यवासना तथा देश- 
काल आदि उसके 'निमित्तकारण” होते हैं । स्वर्गादिफलोत्पत्ति के लिये यागादि कर्मों के 
व्यापाररूप में 'धर्म! की कल्पना जैसे की जाती है, वैसे ही नरकदुःखरूप फलोत्पत्ति 
के लिये हिसादिनिषिद्धक्मो के व्यापाररूप में 'अध्म' की कल्पना की जाती है । 
ये धर्माऽधमं दोनों गुण, इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षज्ञान के विषय न हो पाने से अतीन्द्रिय 
कहलाते है । अतएव दार्शनिकों ने उनके लिये 'अदृ' संज्ञा का प्रयोग किया है। 
नैयायिको ने अहष्टरूप धर्माधमं की अनुमानप्रमाण से सिद्धि की है । अनुमान- 
प्रयोग वे इस प्रकार करते है--'देवदत्तस्य शरीरादिकं, देवदत्तस्य विशेषगुणजन्यं, 
` कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोगहेतुत्वात्‌, देवदत्तप्रयत्नजन्यकुसुमपर्यङ्कादिवत्‌' । अर्थात्‌ 
देवदत्त के शरीर-इन्द्रिय आदि, ( पक्ष ), देवदत्त के विशेषगुण से जन्य हैं ( साध्य ), 
क्योंकि वे कायं होते हुए, देवदत्त के भोग के हेतु हैं (हेतु )। “जो भी वस्तु, 
कार्यलूप होती हुई, देवदत्त के भोग की हेतु होती है, वह वस्तु, देवदत्त के विशेष- 
गुण से जन्य होती है। जैसे- देवदत्त के प्रयत्न से साध्य कुसुम ( पुष्प ) पर्य्॑धादि 
वस्तु, कार्यरूप हैं और देवदत्त के भोग की हेतु भी है। अतः वह देवदत्त के प्रयल- 
रूप विशेष गुण से जन्य है। वैसे ही देवदत्त के शरीर इन्द्रियादि भी कार्यरूप होकर 
उसके भोग के हेतु हैं। इसलिये उसके विशेषगुण से वे अवश्य ही जन्य होंगे । “बुद्धि, 
ड दुःख, इच्छा, प प्रयत्न, भावना'--ये देवदत्त के विशेषगुण हैं । इन विशेषगृणों 
डा तो क्स में भी देवदत्त के शरीरेस्दियादि की कारणता का होना संभव 
छः छ्या परिशेषात्‌ धर्माधमंख्प विशेष गुणों में ही उनकी कारणता सिद्ध 
अनुमान में प्रयुक्त किये गये 'हेतु' से 'कायंत्वे सति' पद को यदि हटा दिया जाय 
तो आत्मा' तथा काल, ईश्वर आदि में हत Mra So ख़ 
सवार को पोल कहे हैं। इहा ग तीय य क की 
आत्मा' । और काल आदि 'निमित्तकारण' होंगे । इसलिये आत्मा, काळ? आदि में 
देवदत्तभोगहेतुत्व तो है, किन्तु वे, उसके रि वेशेषगुण से जन्य न हो कारण 
उनमें 'विशेषगुणजन्यत्व' ३ र वशेषगुण से जन्य न होने के कारण? 
यत्व रूप साध्य नर्ह छे" तु I 
हीं है। इसलिये 'हेतु' व्यभिचरित हो रहा है 
उत व्याभिचार दोष के निवारणार्थ हेतु में 'कायंत्वे सति' यह पद अवश्य देता 
चाहिये। तव आत्मा, काल आदि 'कार्यरूप' न होने से उनमें कार्यरूपता नहीं है ! 
अत: तीनों में 'हेतु' का व्यभिचार नहीं है । sn 
के हित-निषिद्धकर्म से धर्माधर्म की उत्पत्ति 'आत्मा? में जिस प्रकार होती 
है, उसी प्रक < परमात्मा ( ईश्वर ) में भी ग होती ? 
भी उस की उत्पत्ति क्यों नहीं होती ! 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संस्कारनिरूपण ] अथेनिरूपणस्‌ ४८३ 


समा०--धर्मा5धर्म की उपपत्ति के प्रति 'मिथ्याज्ञानजन्यवासना, भी कारण होती 
है । किन्तु वह मिथ्याज्ञानजन्य वासना ईश्वर में नहीं है । इसलिये ईश्वर में घर्माऽ 
धर्म की उत्पत्ति नहीं होती । उसी तरह मिथ्याज्ञानजन्य वासना के न रहने से तत्त्व- 
ज्ञानी पुरुष में “धर्माःधरम' की उत्पत्ति नहीं होती । अतः तत्त्वज्ञानी पुरुष के द्वारा 
किये गये विहित-निपिद्ध कर्म से उसे भी सुख-दुःखरूप फल की प्राप्ति नहीं होती। | 

शंका--यदि तत्त्वज्ञान से समस्त धर्मा$ःधमं का नाश होता है तो तत्त्वज्ञानी के 
शरीर की स्थिति नहीं होनी चाहिये । जवकि उसके शरीर की स्थिति रहती है, तो 
उसे सुख-दुःख की प्राप्ति अवश्य होती ही होगी । तब उनकी प्राप्ति तो धर्माऽधमं के 
कारण ही, होती होगी । शुक-वामदेवादिकों को तत्त्वज्ञान होने पर भी उनके शरीर 
की स्थिति और उन्हें सुख-दुःख के अनुभव का होना शास्त्रवचनों से ज्ञात होता है। 
तो कैसे कहा जा रहा है कि तत्त्वज्ञानी को सुख-दुःख की प्राप्ति नहीं होती है । 

समा०--'क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥' 

*ज्ञानाग्निः सवंकर्माणि भस्मसात्‌ कुरते तथा ॥' 

इत्यादि स्मृतिवचनों से 'तत्त्वज्ञान के द्वारा जो कर्मो का नाश होना बताया 
गया है, वह 'प्रार्धकर्मो' से भिन्न कर्मों का नाश बताया गया है । पूर्वजत्माजित 
जिन धर्माऽधमों के द्वारा उसके शरीर की उत्पत्ति हुई है तथा इस शरीर को जिन 
सुख-दु:ख रूप फल का भोग भुग्रतना है, उन प्रारब्ध कर्मों का तो 'फल भोग' के 
भोगने से ही नाश होगा। उस प्रारब्धकर्म का नाश 'तत्वज्ञान' से नहीं होगा । 
अतएव 'नाऽभुक्तं क्षीयते कर्म” कहा गया है। इसलिये प्रारब्धकर्म के वश होने के 
कारण तत्त्वज्ञानी के शरीर की स्थिति और सुख-दुःख का अनुभव अवश्य ही उसे 
करना पड़ता है। तथापि साधारण पुरुष और तत्त्वज्ञानी पुरुष में अन्तर इतना 
ही है कि साधारण पुरुष हर्ष-विषाद को अपनाते हुए सुख-दुःख का अनुभव करता है 
और मुक्त पुरुष हर्ष-विपाद को विना अपनाये उनका अनुभव करता है। 

कहीं-कहीं अन्य पुरुष के द्वारा किये गये धर्माऽधमं से दुसरे को भी सुख-दुःख 
रूप फल की प्राप्ति होती है। जैसे--पितृस्वर्गकामः पुष्करिण्या यजेत'। यक्नाम्ना 
पातयेत्‌ पिण्डं तन्नयेद्‌ ब्रह्म शाश्व॒तम्‌' । इत्यादि श्रुति-स्मृतिवचनों से पुत्रादिकत थाड 
आदि कमं के अनुष्ठान से पितरों को स्वर्गेषु के फल की प्राप्ति बताई गई है। 
तथा “पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ¬ इत्यादिवचनों से पुत्रादि के 
पापकर्म से पितरों को नरक की प्राप्ति बतायी गई है। यदि कदाचित्‌ पितर मुक्त 
हुए हों, तो किये गये श्राद्धादिकों का फल पुत्रादिकों को ही शत चो है । 

२४ ) संस्कारव्यवहाराऽसाधारणं कारणं संस्कारः । 
सा es । तत्र वेगः पृथिव्यादिचतुष्टयमनोवृत्तिः । क ह 
क्रियाहेतुः । भावनाख्यस्तु संस्कार आत्ममा त्रवृत्तिरनुभवजत्यः 'स्मृतिहेतु 
५१ । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८४ तकंभाषा [ संस्कारनिरूपण 


चोदबुद्ध एव स्मृत जनयति । उद्दोषश्च सहकारिलाभः । सहकारिणश्च 
संस्कारस्य सदृशदर्शनादयः । तथा चोक्तम्‌ 
सावृश्यादृष्टचिन्ताद्याः स्मृतिबीजस्य बोधकाः ४ इति । 

स्थितिस्थापकस्तु स्पश्वद्द्रव्यविशेषवृत्तिः । अन्यथाभूतस्य स्वा्यस्य 
घनुरादेः पुनस्तादवस्थ्यापादकः । एते च बुद्धयादयोऽधर्मान्ता भावना च 
आत्मविरेषगुणाः । 

गुणा उक्ताः। 
( २४) संस्कार-निरूपण- 

संस्कारेति । संस्कार के व्यवहार का असाधारण कारण 'संस्कार' नाम का 
“गुण” है । 

संस्कार स्त्रविध इति । 'संस्कार' त्रिविध ( तीच प्रकार का ) होता है--( १) 
वेग (२) भावना और (३ ) स्थितिस्थापक । तत्रेति । उनमें से 'वेगर नामक 
संस्कार पृथिवी आदि चार ( पृथिवी, जल, तेज, वायु ) तथा 'मन' में रहता है । 
स चेति । और वह 'क्रिया' का 'हेतु” होता है। भावनाख्य इति। “भावना? नामक 
; संस्कार तो केवळ “आत्मा! में रहता है । वह 'अनुभव' से उत्पन्न होता है, तथा 'स्मृति' 
' का कारण ( हेतु) होता है। और वह उद्बुद्ध होकर ही “स्मृति” को उत्पन्न करता 
 है। 'उद्‌बोध' का अर्थ है--सहकारीकारण की प्राप्ति । संस्कार के सहकारीकारण 
८ 'सहशदशँन' आदि हैं । तया चेति। जैसा कि कहा गया है-- 
.  सादृश्येति। 'साहश्य, अदृष्ट और चिन्ता'-इत्यादि स्मृति” के हेतुभूत ( बीज- 
भूत ) संस्कार के उद्बोधक हुआ करते हैं। 

स्यितिस्थापकस्स्विति । 'स्थितिस्थापक' { 
विशेषों' में रहता है। वह अपने आश्रयभूत पिर 


विशेषगुण हैं । 
र्पण समाप्त किया गया है । 
माधुरी 


लक्षण इस प्रकार किया जायगा--'आत्मविष्नेषगुणवु 
क अर्थात्‌ 'भत्मा' के विशेषगुण में 
बाले 'गुण' में रहने वाली तथा 'गुणत्व' जाति की व्याप्य जो 'जाति', उससे युक्त गुण 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


संस्कारनिरूपण ] अ्थेनिरूपणस्‌ . ४८५ 


को 'संस्कार' कहते हैं। . तथाहि--आत्मा' में रहने वाले 'भावना' नामक संस्काररूप 
विशेष गुण में 'संस्कारत्व' जाति रहती है। उस कारण उस “संस्कारत्व' जाति को 
“आत्मविशेषगुण वृत्ति’ कहा जाता है। और "पृथिवी, जल, तेज, वायु.और मन'-इन 
पाँच मूतंद्रव्यों में रहने वाला जो 'वेग? नामक संस्कार है, उसमें भी वह 'संस्कारत्व' 
जाति रहती है । उस कारण उस 'संस्कारत्व' जाति को 'मृतंवृत्ति-वृत्ति' भी कहा 
जाता है । और वह संस्कारत्वजाति 'गुणत्वजाति' की व्याप्य भी है। ऐसी संरकारत्व 
जाति, समवायसम्बन्ध से 'समस्त संस्कारों' में रहती है। अतः “संस्कार' के लक्षण 
का समन्वय हो जाता है। 


उक्त लक्षण में “आत्मविशेषगुणवृत्ति' पद यदि न रखें तो 'पृथिवी” आदि मूतंद्रव्यों 
में रहनेवाले “रूपादि' गुणों में रहने वाली तथा "गुणत्वजाति' की व्याप्य होने वाली 
“रूपत्वादि' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में अतिव्याप्ति होगी । उसके निराकरणाथे 
लक्षण में 'आत्मविशेषगुणवृत्ति' पद का - रखना आवश्यक है। तब 'रूपादिगुण' तो 
'आतमा' के विशेषगुण नहीं है । “आत्मा” के विशेषगुण तो 'बुद्धि' आदि हुँ । इसलिये 
'रूपत्वादि' जातियों को लेकर 'रूपादि' गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
अब लक्षण में 'विशेष' पद न रखें तो “संख्या, परिणाम, पृथक्त्व, संयोग, विभाग'-- 
इन पाँच गुणों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'संख्यादि' पाँच गुणं 'पृथिवी' 
आदि नो द्रव्यो में ही रहते हैं। अतः 'संख्यादि' पाँच गुण आत्मा के गुण हैं और 
पृथिवी आदि मृतंद्रव्यो के भी गुण हैं । ऐसे “संख्यादि' पाँच गुणों में क्रम से रहने वाली 
“संख्यात्व, परिमाणत्व, पृथकृत्व-त्व; संयोगत्व, विभागत्वयें पाँच जातियाँ हैं। वे 
'संख्यात्वादि' जातियाँ 'आत्मगुणवृत्ति' भी हैं, तथा “मूतंवृत्ति-वृत्ति' भी हैं, तथा 'गुणत्व- 
जाति' की व्याप्य भी है । ऐसी 'संख्यात्वादि' जातियों. को लेकर 'संख्यादि' गुणों में 
लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निराकरणाय “विशेष” पद का रखना आवश्यक 
है। तब 'संख्यादि' पाँच गुण 'आत्मा' के गुण होनें पर भी:वे 'विशेषगुण नहीं हैं, 
अपितु 'सामान्यगुण' हैं । इसलिये 'संख्यात्वादि' जातियों को लेकर उन 'संख्यादिं गुणों 
में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब यदि लक्षण में “ूतंवृत्ति-वृत्ति पद न रखें 
तो “आत्मा? के 'बुद्धि' आदि विशेषगुणों में रहने वाली तथा “गुणत्वजाति' की य्याप्य 
होने वाली जो 'बुद्धित्व' आदि जातियां हैं, उन्हें लेकर 'बुडि' आदि गुणों में अतिव्यासि 
होगी । उसके निराकरणार्थ लक्षण में 'मूतंवृत्ति-वृत्ति' पद रखना आवश्यक है। तब 
बुद्धि' आदि गुण, 'पृथिवी' आदि मृतंदरव्यो में नहीं रहते, किन्तु 'आत्मरूप असृतंद्रव्य' 
में ही रहते हैं। ऐसे 'बुद्धि' आदि गुणों में रहने वाली 'बुदित्वादि' जातियाँ भूतंवृत्ति 
वृत्ति' नहीं हैं। उस कारण 'बुद्धित्वादि' जातियों को लेकर बुद्धि शादिक गुणों में 
अतिव्याप्ति.नहीं होगी । अब यदि 'गुणत्वव्याप्य' पद को लक्षण में न रखें तो स्कारः 
में रहने वाली 'गुणत्व' जाति को लेकर 'रूपादि' सभी गुणों में तथा 'सत्ताजाति' को 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८६ तकंभाषा [ वेगाख्य-संस्कार 


लेकर 'द्रव्य-गुण-कर्म' तीनों में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निराकरणाथं 
लक्षण में 'गुणत्वव्याप्य' पद का रखना आवश्यक है । तब 'गुणत्व' जाति, 'गुणत्व- 
जाति' की व्याप्य नहीं है । अतः रूपादि गुणों में अतिव्याप्ति नहीं होगी और 'गुणत्व- 
व्याप्य सत्ताजाति' को लेकर द्रव्य, गुण, कर्म' में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी । अतः 
यह जातिघटित लक्षण निदुंष्ट है । 


एवं लक्षण-लक्षित 'संस्कारगुण” 'पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन, आत्मा’ इन 
छह द्रव्यों में ही रहता है । आकाश, काल, दिक्‌ू--इन तीनों में नहीं रहता । 

यह 'संस्कारगुण'--( १) वेग, ( २) भावना और ( ३ ) स्थितिस्थापक के भेद 
से तीन प्रकार का होता है । 
वेगाख्य-संस्कार-- 

उनमें से प्रथम 'वेग' नामक संस्कार तो 'पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन' 
इन पाँच मूतंद्रव्यों में ही रहता है, 'आत्मा' में नहीं । 'वेग' नामक संस्कार का 
जातिघटित लक्षण इस प्रकार किया जा सकता है--'मनोवृत्ति-वृत्ति संस्कारत्वव्याप्य- 
जातिमान्‌ वेगः'अर्थात्‌ 'मन' में रहनेवाले पदार्थं में रहने वाली तथा संस्कारत्वजाति 
की व्याप्य जाति से विशिष्ट “गुण” को वेग कहते हैं । मनोवृत्ति ( मन में रहने वाला ) 
जो वेग, उसमें 'वेगत्व' जाति रहतीहै । इसलिये 'वेगत्वजाति! मनो वृत्ति-वृत्ति कहलाती 
है। और “वेग, भावना, स्थितिस्थापक' इन तीनों प्रकार के संस्कारों में रहने वाली 
जो 'संस्कारत्व” जाति है, उसकी व्याप्यजाति 'वेगत्वजाति' है। वह 'वेगत्वजाति' 
समवायसम्बन्ध से सभी वेगों में रहती है । अतः लक्ष्य में लक्षण-समन्वय हो जाता है। 

विग' के उक्त लक्षण में 'मनोवृत्ति-वृत्ति' पद न कहें तो संस्कारत्वजाति की व्याप्य 
'स्थितिस्थापकत्वजाति' को तथा भावनात्वजाति को लेकर 'स्थितिस्थापक? में और 
भावना में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण में 
“मनोवृत्ति-वृत्ति' पद अवश्य कहना चाहिये। तब 'स्थितिस्थापक संस्कार” तथा 
'भावनाख्यसंस्कार 'मनोवृत्ति' न होने से ( मन में न रहने से ) वह 'भावतात्वजाति' 
तथा 'स्थितिस्थापकत्वजाति'--मनोवृत्त-वृत्ति नहीं हो पाई । उसकारण 'भावनात्व 


थापकत्व' 
भोर स्थितिस्थापकत्व' जाति को लेकर 'स्थितिस्थापक' संस्कार तथा 'भावना ख्य 


गाय लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती । अब लक्षण में 'संस्कारत्वव्याप्य पद 
न रखें | 


मन! में रहनेवाले जो “संख्यादिगुण', उनमें स 'दि जातिय 

FT / उनमें रहनेवाली 'संख्यात्वा'दिं जा 
को र संख्यादि गुणों में अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणार्थ लक्षण में “संस्का 6 
ल्व्याप्प पद का रखना आवश्यक है । तब 'संख्यात्व' आदि जातियाँ अ 


जाति की व्याप्य नहीं हैं । इसलिये संख्यात्व त रया ल 
अतिव्याप्ति नहीं होगी । दि जातियों को लेकर 'संख्यादि एग 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


=> 


वेगाख्य-संस्कार ] अर्थनिरूपणमु ४८७ 


यह 'वेगाख्य' ( वेगनाम का ) संस्कार (१ ) कमंजवेग और ( २ ) वेगजवेग 
के भेद से दो प्रकार का होता है। 'कमंजवेग' वह है, जैसे--धनुष्‌' की प्रत्यप्चा 
( रज्जु ) का 'बाण' के साथ 'नोदनाख्य' संयोग होने पर प्रथम क्षण में उस बाण' में 
"कम ( क्रिया ) उत्पन्न होता है। तब द्वितीयक्षण में उस कर्म से 'बाण' में “वेग 
उत्पन्न होता है । तब तृतीयक्षण में उस 'वेग' से स्वजनक 'पूर्वकमं' का नाश होता है, 
और उस बाण में वही ( वेग ), 'द्वितीय कमं” को उत्पन्न करता है । तब उस (द्वितीय 
कर्म” से भी अगले क्षण में स्वजनक 'पूव॑वेग' का नाश होता है, और उस 'द्वितीय कमं' 
से ही उस बाण में 'द्वितीय वेग' उत्पन्न होता है। इस रीति से उस बाण के अधःपतन 
तक 'कर्म' से 'वेग' और 'वेग? से 'कमं' उत्पन्न होता जाता है। इस प्रकार से 'बाण' 
में उत्पन्न होने वाले इन 'वेगों' को कमंजवेग कहते हैं । 

इस 'वेग' का समवायिकारण तो 'बाण' है, और असमवायिकारण 'कमं' है, और 
निमित्तकारण 'अहष्ट, ईश्वर आदि' हैं । 

शंका--द्रव्य के उत्तरसंयोग से ही द्रव्य के कर्म का नाश हो सकता है, तब 'वेग' 
में कर्म के नाश करने की कल्पना क्‍यों की गई है? 

समा०--शंका बिलकुल ठीक है। किन्तु बाण के कमं का नाश करने वाला 
'उत्तरसंयोग' उस काल ( समय ) में नहीं है, इसलिये 'वेग' को ही कमं का नाशक 
मान लिया है । 

शंका--जिस पूवं कर्म का नाश करने के लिये 'वेग' की कल्पना की जा रही है, 
उसके बजाय पूर्वकम के नाश को ही यदि न माना जाय तो क्या हानि है? 

सभा०--पूर्वेकमे का नाश हुए बिना 'बाण' में उत्तर कर्मे की उत्पत्ति ही नहीं 
होगी, जिससे 'पूर्वकर्म' को 'उत्तरकमं' का प्रतिबन्धक कहा जा सके । क्योंकि पूर्वकमं 
रूप प्रतिबन्धक के रहने पर ही 'उत्तरकमं' की उत्पत्ति नहीं हो पायेगी। इसलिये 
“बाण' में रहने वाले पूर्वकर्म का नाश करने वाले तथा उत्तरकर्न की उत्पत्ति करने वाले 
'कर्मजवेग' की कल्पना अवश्य करनी ही होगी । वेगसंस्कार का दुसरा भेद जो 'वेगज- 
वेग? है, उसे इस प्रकार समझ सकते हैं । जैसे--'वेग! संस्कार वाले 'कपालों' से उत्पन्न 
जो चट है, वह भी वेग से युक्त ही होगा । इसलिये 'घट' के उस वेग को 'वेगज वेग' 
कहते हैँ । घट के उस वेग का 'घट' तो 'समवायिकारण' होता है। और 'कपालों' का 
चेग-असमवायिकारण होता है । तथा देश-काल-ईश्वरादिक उस वेग के निमित्त 
कारण होते हैं । 'जन्यमृतंद्रव्यो' में तो 'कमंजवेग' तथा विगजवेग' दोनों प्रकार ॐ वेग 
उत्पन्न होते हैं। और परमाणु-मनोरूप नित्यद्रव्यो में केवल 'कर्मजवेग' ही उत्पन्न होता 
है। ये दोनों प्रकार के वेग 'अनित्य' ही होते हैं। 'वेग' का नाश, 'स्वजन्य क्रिया से 
भी होता है, तथा 'आश्रयद्रव्य' के नाश से भी होता है। इस वैगाब्य संस्कारका 
ग्रहण “चक्षु' और 'त्वक्‌' दोनों इन्द्रियं से होता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४८८ तकंभाषा [ भावनाख्य-संस्कार 


भावनाख्य-संस्कार- 
दुसरा "भावनाख्य संस्कार' है, जिसका लक्षण "अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना' 
किया जाता है। अर्थात्‌ जो 'गुण', अनुभव से जन्य होता है तथा 'स्मृतिज्ञान' का 
जनक होता है, उसे “भावनाख्य संस्कार” कहते हैं। स्मृति” से भिन्न जो ज्ञान, उसे 
'अनुभव' कहते हैं। उस ( अनुभव ) के ( १ ) प्रत्यक्ष, ( २ ) अनुमिति, ( ३) उप- 
मिति, ( ४ ) शाब्द भेद से चार प्रकार होते हैं। 'अनुभव' जिस “वस्तु” को विषय 
करता है, तदनुभवजन्य संस्कार भी तद्वस्तु-विषयक ही होते है । और संस्कारजन्य 
स्मृतिज्ञान भी तद्वस्तुविषयक ही होता है। इस रीति से (१) अनुभव, ( २) संस्कार, 
( ३) स्मृति--तीनों का 'समानवस्तुविषयकत्व' रूप से परस्पर 'कार्य-कारणभाव' 
होता है । अन्यवस्तुविपयक अनुभव से अन्यवस्तुविषयक संस्कार उत्पन्न नहीं होता । 
तथा अन्य वस्तुविषयक संस्कार से अन्यवस्तुविषयक स्मृति उत्पन्न नहीं होती। 
तथाहि--इस जीवात्मा को 'अयं घटः इत्याकारक प्रथमतः घटविषयक अनुभव होता 
है। उस अनुभव से घटविषयकभावनाख्य संस्कार, आत्मा में उत्पन्न होता है। 
तत्पश्नात्‌ कालान्तर में उस संस्कार, से 'स: घट:' इत्याकारक घटविषयक स्मृति 
आत्मा' को होती है। एवं च 'भावनाख्य' संस्कार में स्व-समानः?षगक अनुभव से 
जन्यता, तथा स्व-समानविषयक स्मृति की जनकता रहती है । 
भावना के लक्षण में 'समृतिहेतुः' पद को न रखें तो अनुभव के ध्वंस में लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि अनुभव का ध्वंस भी अनुभवरूप - प्रतियोगी से ही 
य है। उस अतिव्याप्ति के निराकरणार्थ लक्षण में “स्मृतिहेतुः? पद को 
की ह A 'अनुभवध्वंस*, अनुभव से जन्य रहने पर भी 'स्मृति' 
ie i अनुभवध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । - अब लक्षण 
“स्मृतिज्ञान' समवाय di ह भाला में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि 
हो म्बन से “आत्मा में ही उत्पन्न होता है । उस कारण स्मृति” 
हे 'आत्मा भी है। इस प्रकार होने वाली अतिव्याप्ति के निवारणार्थ 
व पद का देना आवश्यक है। तव 
है 02 का में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । लक्षण- 
; अनुभव का ही ग्रहण करना चाहिये । 'उपेक्षारूप 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


|| 


स्थितिस्थापक-संस्कार ] . अथंनिरूपणस्‌ ५ 


स्मृतिज्ञान तथा प्रत्यभिज्ञाज्ञान के उत्पत्त्यर्थ, अनुभवज्ञान के व्यापार रूपमे 


क्षावनाख्य' संस्कार की कल्पना करनी पड़ती है। क्योंकि 'अनुभवात्मक ज्ञान' 
द्विक्षणावस्थायी होता है । तृतीयक्षण में वह नष्ट हो जाता है । और स्मृतिज्ञान तथा 
प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान तो साल-छह महीने के पश्चात्‌ भी होता है । ऐसे कालान्तरभावी 
“स्मृतिःप्रत्यभिज्ञा-ज्ञान' के प्रति, पूर्वंनष्ट हुआ अनुभवज्ञान “भावनाख्यसंस्काररूप- 
व्यापार के बिना कारण नहीं बन सकता । इसलिये स्मृति-प्रत्यभिज्ञारूप फलपर्यन्त 
रहनेवाले “भावनाख्यसंस्कार' की कल्पना अवश्य करनी ही होगी । 


' स्मृति और प्रत्यभिज्ञा में भेद-- 

यद्यपि स्मृतिज्ञान के समान ही प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान भी 'भावनाख्यसंस्कार' से ही 
उत्पन्न होता है, क्योंकि भिन्न देश-काल में दृष्ट देवदत्त का भिन्न देश-काल में पुनः 
दर्शन होने से 'सोऽयं देवदत्तः’ इत्याकारक 'प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान' होता है। अतः प्रत्यभिज्ञा- 
ज्ञान, 'देवदत्त-विषयक पुर्वानुभवजन्य संस्कार से ही होता है । तथापि स्मृतिज्ञान, 
केवल 'संस्कारमात्र' से उत्पन्न होता है । चक्षुरादि इन्द्रिय से वह उत्पन्न नहीं होता 
है। और 'प्रत्यभिज्ञाज्ञान', संस्कार सहकृत चक्षुरादि इन्द्रिय से जन्य होता है। यही 
स्मृति! और 'प्रत्यभिज्ञा' में अन्तर है । 9 

किन्तु चिन्तामणिकार 'प्रत्यभिज्ञाज्ञान' के प्रति 'संस्कार' को कारण नहीं मानते । 
उनका कहना है कि संस्कारजन्य 'स्मृति' ही 'प्रत्यभिज्ञा' के प्रति कारण होती है । 
अर्थात्‌ कालान्तर में देवदत्त को देखकर पूर्वदेश-कालविशिष्ट 'देवदत्त विषयक 
अनुभव से उत्पन्न हुए जो संस्कार है, वे ही वर्तमानकाल में 'देवदत्त” को देखकर उद्बुद्ध 
होते हैं। उस उद्बुद्ध हुए संस्कार से पूर्वदेशकालविशिष्ट देवदत्त का स्मरण 
( स्मृति ) होता है। तत्स्मरणसहकृत चक्षुरिन्द्रिय से वर्तमानकालीन देवदत्त को 
देखकर 'सोऽयं देवदत्तः? इत्याकारक 'प्रत्यभिज्ञा ज्ञान’ होता है। अतः 'स्मृति' ही 
प्रत्यभिज्ञाज्ञान के होने में कारण होती है । (संस्कार' उसके प्रति कारण नहीं होते । 

किन्तु विचार करने पर चिन्तामणिकार के उक्त मत में गौरव प्रतीत होता है । 
क्योंकि उद्बुद्ध संस्कार से 'स्मृति' की उत्पत्ति और उस उत्पन्न स्मृति से अत्य- 
भिज्ञा'की उत्पत्ति माननी पड़ती है; उसकी अपेक्षया तो उदबुद्ध संस्कार से ही 
भत्यभिज्ञा की उत्पत्ति मानने में लाघव है । 
स्थितिस्थापक-संस्कार- 

तीसरे 'स्थितिस्थापकसंस्कार' का लक्षण इस प्रकार होगा--- पृथिवीवृत्ति- 
वृत्तिमनोवृस्यव्‌ ततिसंस्कारत्वव्याप्यजातिसानुस्पितिस्थापकः--अर्थात्‌ पृथिवी में रहने 
वाले पदार्थ में रहते वाळी तथा 'मन” में रहने वाले पदाथ में न रहने वाली 
तथा संस्कारत्वजाति की व्याप्य जो जाति, ताहशजातिमानु 'गुण' को स्थितिस्थापक- 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९० तकभाषा [ स्थितिस्थापक-संस्कार | 


संस्कार कहते हैं। 'पृथिवी' में रहने वाले स्थितिस्थापक में 'स्थितिस्थापकत्वजाति' ! 
समवायसम्बन्ध से रहती है । इसलिये 'स्थितिस्थापकत्वजाति' को 'पृथिवीवृत्ति-वृत्त' | 
कहते है । वह 'स्थितिस्थापकसंस्कार' मन में नहीं रहता । उस कारण 'स्थितिस्था- | 
पकत्वजाति', उस मन में रहने वाले “वेगादिको' में अवृत्ति भी है, तथा वह स्थिति | 
स्थापकत्वजाति', 'संस्कारत्वजाति' की व्याप्य भी है। इस प्रकार की 'स्थितिस्था- | 
पकत्वजाति' समवायसम्बन्ध से समस्त स्थितिस्थापको में रहती है । अतः लक्ष्य में. 


लक्षणसमन्वय हो जाता है । 


उक्त लक्षण में 'पृथिवीवृत्त-वृत्ति' पद न रखें तो 'भावनात्वजाति' को लेकर | 


भावना में अतिव्याप्ति. होगी । क्योंकि जैसे 'स्थितिस्थापकसंस्कार « 'मन' में नहीं 


` रहता, वैसे ही 'भावनाख्यसंस्कार' भी 'मन' में नहीं रहता । इसलिये स्थितिस्था- | 


पकत्वजाति के समान “भावनात्वजाति' भी 'मन' में रहने वाळे वेगादिको में भी | 


अवृत्ति ही है, और संस्कारत्वजाति की वह व्याप्य भी है। ऐसी भावनात्वजाति को 
लेकर 'भावना' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति के मिवारणार्थ 


लक्षण में “पृथिवीवृत्ति-वृत्ति' पद को रखना आवश्यक है। तब 'भावनात्वजाति, | 


पृथिवी में रहने वाले रूपादिक गुणों में नहीं रहती । इसलिये भावनात्वजाति को 
लेकर 'भावना' में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 

अब यदि 'मनोवृत्त्यवृत्ति' पद न रखें तो पृथिवी के वेग में रहने वाली तथा 
संस्कारत्वजाति की व्याप्य 'वेगत्व' जाति को लेकर “वेग! में अतिव्याप्ति होगी। 
उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में “मनोवृत्त्यवृत्ति' पद का रखना आवश्यक है । 


तब वह 'वेगत्वजाति, 'मन' में रहने वाले 'वेग' में रहती ही है, बह उसमें अवृत्तिं 


न. 


नहीं है । उस कारण 'वेगत्व' जाति को लेकर 'वेग? में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । | 


अब यदि 'संस्कारत्वव्याप्य' पद न रखें तो 'रूपत्व' जाति को लेकर “रूप 


लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'रूपगुण', पृथिवी में तो रहता है किन्तु 'मन मे 


नहीं या । स कारण रूपत्वजाति', पृथिवी में रहने वाले रूप में वृत्ति भी है 

“मन' में रहने वाले 'वेगादिकों” में अवत्ति भी रो लेकर ' 

में अतिव्याप्ति होगी मत कक 

आवश्यक है। तव वह “रूपत्वजाति', 'गुणत्वजाति' की व्याप्य रहने पर भी संस्कार 

त्वजाति' की व्याप्य नहीं है। इसलिये 'रूपत्वजाति' को लेकर “रूप में अतिब्यापि 

नहीं हो पाती । 
किसी वृक्ष की शाखा को नीचे खींचकर जब पुनः छोड़ देते हैं, तब वह शाखा 


अपने पूर्व स्थान पर पहुँच जाती है । योग 
- शाखा के यथापूर्व संयोग की जनक, 
शाखा की क्रिया! है । वह 'क्रिया!, ने बाले 


स्थापक संस्कार से ही उत्पन्न होती है । यद्यपि उस शाखा में 'वेग” भी उत्पन्न हं 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


। उसके निवारणार्थ लक्षण में 'संस्कारत्वब्याप्य' पद का रखना 


उस शाखा में रहने वाले (स्थित ) स्थिति. 


| 
> 


कर्मनिरूपण ] अर्थनिरूपंणस्‌ ४९१ 


है, तथापि वह वेग, यथापूवं संयोगजनक क्रिया का जनक नहीं है । वह तो उत्तर- 
संयोगमात्रजनक क्रिया का जनक है । इसलिये उस “वेग' के कारण वह 'स्थितिस्थापक- 
संस्कार उस यथापूर्वं संयोगजनक क्रिया के प्रति अन्यथासिद्ध नही समझा जाता । 
एवं च 'यथापुवंसंयोगजनक”” क्रिया के कारण रूप में “स्थितिस्थापकसंस्कार' को 
अवश्य मानना होगा । यह 'स्थितिस्थापकसंस्कार' अतीन्द्रिय हे । इसलिये उसका 
प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु यथापुवंसंयोगजनक क्रिया के द्वारा उसका अनुमान होता 
है। जो नैयायिक 'स्थितिस्थापक' को केवल पृथिवी का गुण मानते हैं, वे भी उसे 
घट-पटादि सभी पृथिवी में नहीं मानते, किन्तु 'शाखा, धनुष्‌, कट” इत्यादि पृथिवी 
विशेष में ही मानते हैं। और वे उसे उत्पन्न-विनाशशील होने से अनित्य ही 
कहते हैं । कोई भी स्थितिस्थापक नित्य नहीं होता । वह तो शाबा-धनुष आदि की 
क्रिया से जन्य होता है । तथा क्रियाविशेष का जनक होता है । और स्वजन्य- 
क्रियाविशेष से ही उसका नाश होता है । और आश्रयद्रव्य के नाश से भी उसका नाश 
होता है । 

जो नैयायिक स्थितिस्थापक को 'पृथिवी, जल, तेज, वायु--इन चारों का गुण 
मानते. हैं, उनके मत से उसके 'नित्य' और 'अनित्य' दो भेद होते हैं । परमाणुरूप 
नित्य पृथिवी आदि में वह “स्थितिस्थापक” नित्य होता है, और इथणुकादि अनित्य 
पृथिवी आदिकों में वह अनित्य होता है । उस अनित्य स्थितिस्थापक के द्वयणुकादि' 
द्रव्य 'समवायिकारण” होते हैं। और “द्व्यणुकादि” का यंट्रव्यों के समवायिकारणरूप 
परमाणु आदि! अवयवों का स्थितिस्थापक 'असमवायिकारण' होता है, और दिशा, 
काल आदि निमित्तकारण होते हैं। और उस अनित्य स्थितिस्थापक का भी उसके 


आश्चयद्रव्य के नाश से नाश होता है । 
इस प्रकार ग्रुणनिरूपण समाप्त हुआ । 


कर्माणि 

कर्माणि उच्यन्ते । चलनात्मकं कमं, गुण इव द्रव्यमात्रवृत्ति । अविशुद्रव्य- 
परिमाणेन सूर्तत्वापरनाम्ता सहैकार्यंसमवेतं विभागद्वारा पूर्वसंयोगनक्षो 
सप्युत्तरदेशसंयोगहेतुश्च । तच्च उत्कषेपण-अपक्षेपण-आकुञ्चन-प्रसारणनामनभदात्‌ 
पञ्चविधम्‌ । ञ्रमणादयस्तु गमनग्रहणेनेव गृह्यन्ते “ 

कर्माणीति । अब कर्मपदार्थ का निरूपण करते हँ । 
गर्थात्‌ गति यानी चरता, हिलना, डुछना आदि । वह क्रिया गुण ती i 
द्रव्य” में ही रहती है। अविश्विति॥ अविभु द्रव्य के प्म को है 
कहते हैं। उस अविभु द्रव्य के परिणाम के साथ वह 'कर्म एक ही अथ ख 
सम्बन्ध से रहता है। और विभाग द्वारा पूवं संयोग के नाश से वह कमं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर्म का स्वरूप है-क्रिया 


१000 COE CE ON AOS SH OY 


४९२ तकंभाषा [ कर्मेनिरूपण | 


संयोग' का हेतु होता है। तच्चेति। वह “कर्म---( १ ) उत्क्षेपण ( ऊध्वंगति ), | 


(२) अपक्षेपण ( अधोगमन ), (३) आकुचन ( सिकुड़ना); (४) प्रसारण 


(फैलाना ), और (५ ) गमन--के भेद से पाँच प्रकार का होता है। भ्रमणा- | 


दयस्त्विति । भ्रमण, रेचन, स्यन्दन आदि 'गमन' के ही अन्तर्गत समझे जाते हैं । 
माधुरी 


ग्रन्थकार के दिये 'कमं' लक्षण को ही परिष्कृत करके हम इस तरह भी कह | 
सकते हं-संयोग-विभागाऽसमबायिकारणं कमं --अर्थात्‌ जो पदाथ संयोग तथा | 


विभाग का असमवायिकारण होता है, उसे “कम” कहते है । प्रथमक्षण में 'घट- 
पटादिक' मृतंद्रव्य में क्रियारूप 'कर्म' उत्पन्न होता है । और द्वितीयक्षण में उस 'घट- 
पाटादिक” मूतंद्रव्यका पूवंदेश से विभाग होता है। उस “विभाग” का 'घट'निष्ठ- 


कर्म ही 'असमवायिकारण' होता है। ओर तृतीयक्षण में उस कमंजन्य विभाग से | 
उस 'घट' के 'पूर्वदेशसंयोग' का नाश होता है । और चतुर्थक्षण में उस 'घट' का | 
उत्तरदेशसंयोग होता है। उस उत्तरदेशसंयोग का भी घटनिष्ठ कमं ही असमवायिंः | 


कारण होता है । अर्थात्‌ 'घटनिष्ठकमं' ही स्वजन्यविभागद्वारा तथा पुर्वसंयोगनाश- 
द्वारा उस 'उत्तरदेशसंयोग' का असमवायिकारण होता है । इस प्रकार 'घटनिष्ठकर्म 
में संयोग” और 'विभाग' दोनों की असमवायिकारणता रहती है । 


उक्त लक्षण में यदि “विभाग” पद न दें, तो 'संयोग? में अतिव्याप्ति होगी । | 


क्योंकि 'वृक्ष-हस्त' के संयोग से 'वृक्ष-शरीर' का भी संयोग माना जाता है। उस 
'शरीर-वृक्षसंयोग' का असमवायिकारण 'हस्त-वृक्षसंयोग' ही माना जाता है। 


इस अतिव्याप्ति के ' निवारणार्थं लक्षण में 'विभाग' पद का देना आवश्यक है। | 


तब उक्त संयोग में 'संयोग' की असमवायिकारणता के रहने पर भी “विभाग की 


असमवायिकारणता नहीं है। इसलिये अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। अब यदि लक्षण. 


में 'संयोग' पद को न रखें, तो 'विभाग' में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'हस्त-वृक्ष 
विभाग' से 'शरीर-वृक्षविभाग' भी माना जाता है। उस 'शरीर-वृक्षविभाग री 
असमवायिकारण 'हस्त-वृक्षविभाग' ही होता है । 


इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण में 'संयोग' पद का रखना आवश्यक है! । 


तब “उक्त विभाग? में “विभाग! की असमवायिकारणता रहने पर भी संयोग की 
असमवायिकारणता न रहने से 'विभाग' में लक्षण की आत हय नहीं होती है! 
अब लक्षण में 'असमवायि' पद न दें तो 'घट-पटादि द्रव्ये. में अतिव्याप्ति | 
क्योंकि 'कर्म' के द्वारा होने वाले 'संयोगविभाग' 'घटादि रव्यों' में ही सम 
सम्बन्ध से उतपन्न होते हैं। इसलिये 'कर्म के समान 'बटादिक' द्रव्य भी उस संयोग 
विभाग' के कारण ही कहलाते हुँ। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कर्मनिरूपण ] अथैनिरूपणस्‌ ४९३ 


इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में “असमवायि” पद का देना आवश्यक 
है । तव 'घटादि द्रव्यों' में 'संयोग-विभाग' की समवायिकारणता रहने पर भी उनमें 
असमवायिकारणत। के न होने से उन घटादिद्रव्यो में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती है । 

यह 'कर्म'--पृथिवी, जल) तेज, वायु और मन' में समवायसम्बन्ध से रहता 
है। 'आकाश, काल, दिक्‌ और आत्मा'--इन चार विभुद्रव्यों में वह नहीं रहता । 
वह कर्म--उतक्षेपण, अपक्षेपण, आकुश्वन, प्रसारण, गमन' भेद से पाँच प्रकार का होता 
है। उसमें से 'उत्क्षेपण कर्म” का लक्षण--'ऊध्वदेश्ञसंयोगाऽसमवायिकारणं कर्म 
उत्क्षेपणम्‌'--किया जा सकता है । अर्थात्‌ मूतंद्रव्यों का ऊध्वंदेश के साथ जो संयोग 
है, उसके असमवायिकारण “कर्म” को उत्क्षेपण कहते हैं। उसी तरह “अपक्षेपण” कमं 
का लक्षण है--'अधःसंयोगाऽसमवायिकारणं कमं अपक्षेपणम्‌ । अर्थात्‌ मूतंद्रव्य का अघो- 
देश के साथ जो संयोग, उसके असमवायिकारण 'कमं' को 'अपक्षेपण' कहते हैं । उसी 
तरह आकुच्चन कर्म का लक्षण है--'अभिमुखदेशसंयोगाऽसमवायिकारणं कर्म आकुञ्चनस्‌' । 
अर्थात्‌ मूतंद्रव्य का अभिमुखदेश के साथ जो संयोग, उसका असमवायिकारण रूप जो 
ूतंद्रव्य का कमं, उसे 'आकुञ्चन' कहते हैं । चौथे प्रसारण कमं का लक्षण इस प्रकार 
किया जा सकता है--तिर्यक्संयोगाऽसमवायिकारणं कर्म प्रसारणम्‌' । अर्थात्‌ मूतंद्रव्य 
का तियंक्देश के साथ जो संयोग, उसका असमवायिकारणरूप जो मूतंद्रव्य का कमे, 
उसे 'प्रसारण' कहते हैं। उसी प्रकार गमन कर्म का लक्षण है--'अनियतोत्तरदेश- 
संयोगाऽसमवायिकारणं कर्म गमनम्‌! । अर्थात्‌ मूतंद्रव्य का अतियत उत्तरदेश के साथ 
जो संयोग, उसका असमवायिकारण मूतंद्रव्य का जो कमं, उसे 'गमन' कहते हैं । जैसे 
'कमंत्वजाति' प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, वैसे ही उस कमंत्वजाति के व्याप्य 'उत्क्षेप- 
णत्व, अपक्षेपणत्व, आकुञ्चनत्व, प्रसारणत्व, गमनत्व' ये पाँचों जातियों भी प्रत्यक्ष ' 
प्रमाण से ही सिद्ध हैं। "भ्रमण, रेचन, स्यन्दन, ऊध्वेज्वलन, तियंक्गमन, नमन; 
उन्नमन' आदि भिन्न-भिन्न सभी कमं गमन कमं के ही अन्तभुत हैं । 

शंका-भ्रमणादिकमों को यदि “गमनकमं' के अन्तर्गत माना जाता है, तो 
'उत्क्षेपणादि' चार कर्मो का भी 'गमनकर्म' में अन्तर्भाव क्यों नहीं माना जाता है? 

समा०--यद्यपि 'उत्क्षेपणादि? कर्मों का भी 'गमन' में ही अन्तर्भाव हो सकता 
है, तथापि महामुनि कणाद ने पांच प्रकार के कर्मों का परिगणन किया है, इसलिये 
पाँच प्रकार का 'कर्म' मानना चाहिये। और भ्रमणादि कर्मों का 'गमन' में ही 
अन्तर्भाव मानना चाहिये । 

यह्‌ “कमं? Mgrs होने से 'अनित्य' ही माना जाता है। कोई भी 
कर्म” नित्य नहीं होता है। जिस-जिस 'मूतंद्रव्य' में जो-जो कर्म उत्पन्न होता है, 
उसका समवायिकारण वह 'मृतंद्रव्यः ही होता है । और उस मृतंदरव्य के साथ दुसरे 
मृतंत्रव्य का जो. 'अभिघाताख्यसंयोग' अथवा 'नोदनाज्यसंयोग' होता है, वह उस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९४ तक भाषा [ सामान्यनिरूपण 


'करम' का असमवायिकारण कहलाता है। जैसे 'कुठारादिकों' का अभिघाताख्यसंयोग | 
'वंशादिकों' के 'कर्म' का असमावायिकारण होता.है। और 'धनुष' की रज्जु का | 
नोदनाख्यसंयोग 'वाण' की क्रिया का असमवायिकारण होता हैं। और कहीं-कहीं | 
'अमूतंद्रव्य' का संयोग भी 'मूतंद्रव्य' के कर्म का असमवायिकारण होता है। जैसे ' 
'प्रयत्नवान्‌ आत्मा' का संयोग 'शरीरादिको' के कर्म का असमवायिकारण होता है। | 
तथा प्रयत्नवान्‌ ईश्वर का संयोग 'परमाणुओं' के कर्म का असमवायिकारण होता | 
है। और कहीं 'गुरुत्व' भी 'कर्म' का असमवायिकारण होता है । जैसे फलादिकों के | 
आद्यपतनरूप कर्म का असमवायिकारण, उन फलादिको का 'गुरुत्व' ही होता है। | 
ओर कहीं 'द्रवत्व' भी कर्म का असमवायिकारण होता है । जैसे जलादिको के आद्य- 
स्यनन्दरूप कर्म का असमवायिकारण, जलादिको का 'द्रवत्व' ही होता है । और कहीं 
'वेग' भी 'कमं' का असमवायिकारण होता है। जैसे द्वितीयादि “पतनों' का तथा | 
द्वितीयादि “स्यन्दनों' का असमवाथिकारण, 'वेग' ही होता है। यह सब पीछे बता- | 
चुके हैं। 'कमं' का प्रत्यक्ष चक्षु और त्वक्‌ अर्थात्‌ दोनों इन्द्रियों से होता है। जिस | 
मूतंद्रव्य में जो कमं उत्पन्न होता है, उसका विनाश, उसके आश्रयभूत मुतंद्रव्य के | 
नाश से होता है। और कहीं मृतंद्रव्य के विद्यमान रहने पर भी उस मृतंद्रव्य के | 
उत्तरसंयोग से भी 'कमं' का नाश होता है। और कहीं पर "स्वजि वेग' से भी | 
“कर्म का नाश होता है । 


सामान्यम्‌ 


अनुवृत्तिप्रत्ययहेतु: सामान्यम्‌ । द्रव्यादित्रयवृत्ति, नित्यमेकमनेकानुगतञ्च। 
तच्च द्विविधं, परमपरशञ्च। परं सत्ता बहुविषयत्वात्‌ । सा चानुवृत्तिप्रत्ययमात्र- 
हेतुत्वात्‌ सामान्यमात्रम्‌ । अपरं द्रव्यत्वादि। अल्पविषयत्वात्‌ । 
व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्‌ सामान्य सद्‌ विशेष: । | 

अनुवृत्तोति । अनुंवृत्ति-प्रत्यय के ( समानाकारक श्रतीति अर्थात्‌ अनुगत-अतीति 
के ) कारण ( हेतु ) को सामान्य ( जाति ) कहते हैं। वह द्रव्यादि तीन ( १:४४ 
२-गुण, ३-क्रमं ) में रहता है । वह नित्य और अनेकवृत्ति ( अनेकानुगत ) होता है ः 
वह सामान्य 'पर' और 'अपर' के भेद से दो प्रकार होता है। उनमें से “पर्सामा 
को सत्ता कहते हँ । क्योंकि उसका क्षेत्र ( विषय ) अधिक रहता है । अर्थात्‌ पर्द 
( परसामान्य ) व्यापक है । यानी 'द्रव्य, गुण, कम'--तीनों में रहने वाला (वृत्ति ) 
वह 'परमामान्य' है, उसी को 'परसत्ता' या 'सत्ता' भी कहते हैं । वह केवल sl 


प्रतीति ( समानाकारक प्रतीति ) का ही क सये उसे केवल 
'सामान्य' ही कहते हैं । ही कारण ( हेतु ) होता है, इस 


अपरमिति । “अपर सामान्य !--'द्रव्यत्व, गुणत्व आदि? है, क्योंकि उसका ष | 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 


। 


सामान्यनिरूपण | अथंनिरूपणम्‌ ४०५ 


( विषय ) अल्प है । ओर वह अपरसामान्य, “व्यावृत्ति' ( भेद ) का हैतु' होने से 
'सामान्य' होते हुए भी “विशेष! रहता है । अर्थात्‌ उसे 'सामान्य विशेष! कहते हैं । 
माधुरी 

'सामान्य' पदार्थं ( जाति ) का ज्ञान अच्छी तरह हृदयङ्गम करना आवश्यक है । 
इसलिये उसे सविस्तर बताया जा रहा है--जैसे अनेक “घट व्यक्तियों में अयं घटः, अयं 
घटः, अयं घट:? इत्याकारक अनुगत प्रतीति ( एकाकार या समानाकार या अनुवृत्ता- 
कार प्रतीति ) होती है । यह एकाकार प्रतीति किस कारण ( क्यों ) होती है? यह 
जिज्ञासा मन में पैदा होती है। उसका समाधान नेयायिक इस प्रकार करता है किं 
उन 'अनेक घटों' में 'एक धर्म” 'समानरूप' से रहता है । समानरूप से रहने वाले 
उस धर्म को हम 'सामान्य' अथवा 'जाति' कहते हँ । “समानानां भावः सामान्यम्‌ 
जैसे अनेक घटो में समानंरूप से रहने वाले 'घटत्व' धर्म को 'सामान्य' शब्द से 
कहा जाता है । इस 'धर्म' को धर्मिवाचक शब्द से 'त्व' प्रत्यय लगाकर बताया जाता 
है। जैसे 'घटस्व', 'पटत्व', 'मनुष्यत्व', 'पशुत्व' आदि । ग्रन्थकार ने “अनुवृत्तिप्रत्थय- 
हेतुः सामान्यम्‌’ कह कर 'सामान्य' ( जाति ) के अस्तित्व ( होने ) में प्रमाण प्रदर्शित 
किया है और उसका 'स्वरूप' भी वता दिया है। कुछ लोग इसको 'सामान्य' का 
लक्षण ही मानते हैं। वस्तुतः यह तो 'सामात्य' पदार्थ की सिद्धि का प्रकारमात्र 
वताया है। क्योंकि जातिरूप 'सामान्य' की सिद्धि जव तक न हो, तब तक उसके भेद 
( विभाग ) बताना उचित नहीं है। इसलिये ग्रन्थकार उसकी सिद्धि का प्रकारमात्र 
वता रहे हैं। 'द्रव्य, गुण, कर्म'--इन तीनों पदार्थों में 'द्रव्यं सतु', “गुण: सत्‌, 
'कर्म सत्‌ इत्याकारक 'सतु-सत्‌' रूप से अनुगत प्रतीति सभी को होती है। अनेक 
धर्मियों में 'एकधमंप्रकारकएकाकारप्रतीति' को ही अनुगत प्रतीति' कहते हैं। 
किसी एक अनुगत विषय के बिना उसका ( अनुगत प्रतीति का ) होना संभव नहीं 
होता । द्रव्य, गुण, कर्म-ये तीनों परस्पर" विलक्षण होने से उस अनुगत प्रतीति के 
कारण हो नहीं सकते । परिशेषात्‌ उन द्रव्य-गुण-कर्म तीनों में “सत्ता नाम के 
अनुगत धर्म को स्वीकार करना होगा । जिस सत्तारूप एक अनुगत धम को लेकर 
अनुगतप्रतीति हो सके । अतः द्रव्य, गुण, कर्म में 'सत्ताकार अनुगतप्रतीति' ही 'सत्ता- 
जाति” की साधक है । उसी प्रकार परस्पर विलक्षण 'पृथिवी, जल” आदि द्रव्यो में 
“इदं द्रव्यम्‌, इदं द्रव्यम्‌'--इस प्रकार की जो अनुगतप्रतीति होती है, वही उस 
'दव्यत्व'जाति की साधक होती है । उसी तरह परस्पर विलक्षण 'ख्प-रसादिक गुणों 
में 'अयं गुणः, अयं गुणः? इस प्रकार की जो अनुगतप्रतीति होती ह वही उत ल 
जाति की साधक है । उसी प्रकार परस्पर विलक्षण उत्नेपण, अपना आदि क 
में 'इदं कार्म, इदं कर्म'--इस प्रकार की जो अनुगतम्रतीति होती है, क जि 
'कमंत्वजातिः की साधक है । उसी तरह परस्पर विलक्षण “घट-पटादिक? परथि 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४९६ | तकभाषा [ जातिबाधकदोष 


“इयं पृथिवी, इयं पृथिवी' इस प्रकार को जो अनुगतप्रतीति होती है, वही उस 
'्ृथिवीत्व' जाति की साधक है । उसी तरह परस्पर विलक्षण शुकल-नीलादिरूपों में 
“इदं रूपम्‌, इदं रूपम्‌'--इस प्रकार की जो अनुगतप्रतीति होती है वही उस 'रूपत्व- 
जाति' की साधक है। उसी तरह परस्पर विलक्षण अनेक 'घटों' में “अयं घटः, अयं 
घटः--इस प्रकार की जो अनुगतप्रतीति होती है, वही उस 'घटत्व” जाति की 
साधक होती है । तात्पर्यं यह है कि "रसत्व, गन्धत्व, गोत्व, पटत्व' आदि जातियों 
की सिद्धि 'अनुगतगप्रतीति’ से ही होती है । 

शंका--यदि 'अनुगतप्रतीति’ से ही जाति की सिद्धि होती है, तो "पृथिवी, जल, 
तेज, वायु, आकाश'---इन पाँचों में “अयं भूतः, अयं भूतः' इस प्रकार की अनुगत- 
प्रतीति तो सभी लोगों को होती है। उस कारण उन पाँचों में 'भूतत्व' जाति की भी 
सिद्धि होनी चाहिये । तथा 'पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन'--इन पाचों में 
"अयं मूतः, अयं मूर्ते--इस प्रकार की अनुगतप्रतीति भी समस्त लोगों को होती है। 
इसलिये उन पाँचों में अनुगतप्रतीति के कारण 'मूतंत्व' जाति की भी सिद्धि होनी | 
. चाहिये । 

समा०--'अनुगतप्रतीति' से 'भूतत्व' तथा “भूतंत्व” धर्म के सिद्ध होने पर भी 
उन की 'जातिरूपता' सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि उन्हीं धर्मों में 'जातिरूपता' सिद्ध 
होती हैं -जिसके होने में 'जातिबाधकदोष' नहीं होता है। वहीं पर 'अनुगतप्रतीति' 
से 'जातिरूपता' सिद्ध हुआ करती है । किन्तु 'जातिवाधक' दोष के विद्यमानं रहने 
पर वह॒ धमं 'जाति' रूप नहीं कहलाता । उन 'जातिबाधक' दोषों को श्री उदय- 
नाचायं नें 'किरणावली' में बताया है-- 

'व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं सङ्करोऽथाऽनवस्थितिः । 
रूपहानिरसम्वन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः 11” 

(१) व्यक्ति का अभेद, (२ ) तुल्यत्व, ( ३) सङ्कर, ( ४) अनवस्था! 
( ५ ) रूपहानि, ( ६ ) असम्बन्ध --ये छह दोष 'जाति' कहलाने में बाधक हुआ 
करते हैं। अव उनके लक्षण और उदाहरणों को बताते हैं-- 

(१) व्यक्ति का अभेद--'आकाश, काल, दिक्‌'--इन तीन द्रव्यों में यथाक्रम 
रहने वाले जो 'आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व'--इन तीन धर्मों में 'जातिख्पता' 
मानी जाती, क्योंकि “व्यक्ति का अभेद' नामक दोष उसमें बाधक होता है । | 

व्यक्ति के अभेद का लक्षण---'स्वाअयनिष्ठस्वाश्रयप्रतियोगिकमेदाभावः व्यक्त" | 
भेद/--यहाँ पर लक्षणगत दोनों 'स्व'शब्दो से 'आकाशत्वादि' धर्मों का गर्दै! | 
करना चाहिये । आकाश, काल, दिक्‌-ये तीनों द्रव्य नाना (अनेक ) नहीं हँ, किड 
एकएक र ही होते हैं। इसलिये 'आकाश' में आकाश का 'भेद' नहीं च 
'काल' में काल का भेद नहीं रहता । :दिक्‌' में दिक्‌ का भेद नहीं रहता । यदि 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


6 


जातिबाधकदोष ] अर्थनिरूपणस्‌ ४९७ 


“आकाश, काल, दिक नाना होते तो एक आकाश में दुसरे आकाश का तथा एक काल 
में दुसरे काल का तथा एक दिक्‌ में दूसरी दिक्‌ का भेद रहता । परन्तु उनमें 
नानात्व का अभाव है, इसलिये 'आकाशत्व, कालत्व, दिकृत्व' धमं में 'स्वाश्रयनिष्ठ 
स्वाश्रयःप्रतियोगिक भेद' का अभाव ही है । इसी को “व्यक्ति का अभेद' ( व्यक्त्य- 
भेद ) कहते हैं । यह 'व्यक्त्यभेद' दोष ही उस “आकाशत्व, कालत्व, दिकृत्व' धमे को 
जातिरूप मानने में बाधक है । अभिप्राय यह है कि नाना धर्मियो में एकधमंप्रकारक 
जो 'अनुगतबुद्धि' होती है, वही 'जाति' की साधक होती है। वह अनुगतप्रतीति 
उन आकाशादि एक व्यक्ति में नहीं हो पाती । इसलिये 'आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व' 
में जातिरूपता का स्वीकार नहीं किया जाता । 

( २ ) तुल्यत्ब--परस्पर विलक्षण ( भिन्न ) अनेक घटों में 'अयं घटः, अयं 
चटः'--इस प्रकार की 'अनुगतप्रतीति' होती है। तथा उन अनेक घटों में 'अयं 
कलशः, अयं कलश:--इस प्रकार की भी 'अनुगतप्रतीति' होती है । इसलिये दोनों 
प्रकार की अनुगतप्रतीति से उन !घटो' में 'घटत्व', 'कलशत्व--ये दोनों घमं ज्ञात 
होते हैं। किन्तु वे दोनों धर्म 'जातिरूप' नहीं हैं, अपितु एक 'घटत्व” धमं ही जाति- 
रूप है। और 'कलशत्व' धर्म की जातिरूपता के होने में “तुल्यत्व” दोष बाधक होता 
है। एवञ्च 'अनुगतप्रतीति' से 'कलशत्व' धरम में जातिरूपता सिद्ध नहीं होती है 

तुल्यत्वदोष का लक्षण--स्वभिश्नजातिसमनियतत्व॑तुल्पत्वभ--यहाँ पर लक्षण- 
गत 'स्व'शब्द से 'कलशत्व' का ग्रहण करना चाहिये । उस 'कलशत्व' से भिन्न जो 
घटत्व” जाति है, उसका 'समनियतपना' ( समनियतत्व ) 'कलशत्व' धमं में है। 
अर्थात्‌ जितनी 'घटव्यक्तियों' में वह “घटत्व' जाति रहती है, उतनी ही 'घटव्यक्तियो' 
में वह 'कलशत्व धर्म भी रहता है । यही उस 'कलशत्व' धर्म में उस 'घटत्व' जाति 
( धर्म ) का 'समनियतपना” ( समनियतत्व ) है। इसी 'समनियतत्व' को “तुल्यत्व' 
कहते हैं । यह 'तुल्यत्वदोप' ही उस 'कलशत्व” धर्म के 'जातिरूप' होने में बाधक है । 

सङ्ररदोष--'भूतत्व, ूर्तत्व' आदिं धर्मों को “जातिरूप? कहने में 'सङ्करदोष' 
बाधक होता है। सङ्करदोष का लक्षण इस प्रकार है--परस्परात्यन्ताभावसमानाषि- 
करणयोधंमंयोरेकत्र समादेशः सद्धूर/--अर्थात्‌ परस्पर अत्यन्ताभाव के साथ समान 
अधिकरण वाले जो 'दो धर्म, उनका एक अधिकरण में रहना ही 'सङ्कर' कहलाता है । 
जैसे--'पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश. इन पाँच द्रव्यों में 'भूतत्व' घम! रहत है 
और "पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन'--इत पाँच द्रव्यो में 'मूर्तत्व” धर्म रहता है! 
इस प्रकार मन में “मुतंत्वधमं', उस 'भूतत्वधर्म' के अत्यन्ताभाव के साथ “समान 
अधिकरण' वाला है, और 'आकाश' में 'मूर्तत्व धर्म? का 'अत्दन्ताभाव' रहता ४ "या 
'भूतत्वधर्म' रहता है । इस प्रकार आकाश में “भूतत्वधमं' भी “मुतत्व धमे' के अत्यन्त 
भाव के साथ 'समान अधिकरण? वाला है । इस प्रकार परस्पर अत्यन्ताभाव के साथ 

३२ त० 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि 


> तकभाषा [ जातिबाधकदोष 


समान अधिकरण वाले जो 'भूतत्व' और 'मृतंत्व' दो धमं हैं, वे दोनों धर्म 'पृथिवी, 
जल, तेज, वायु” इन चारों द्रव्यो में रहते हैं। यही 'संकर' दोष का स्वरूप है। वही 
“तत्व और मूर्तत्व' धर्मं के जातिरूप होने में बाधक है । अर्थात्‌ 'भुतत्व' ओर 
'मुतँत्व' दोनों धमं, जातिरूप नहीं हैं । इसी प्रकार “शरीरत्व', 'इन्द्रियत्व” आदि 
धर्मों के 'जातिखूप' होने में भी 'सङ्करदोष' ही बाधक होता है । शरीरत्व धमं के 
अत्यन्ताभाव वाले 'घट' आदि में 'पृथिवीत्व' धमं रहता है, और 'पृथिवीत्व' धमं के 
अत्यन्ताभाव वाले 'जलीयशरीर' में 'शरीरत्व' धमं रहता है । इस प्रकार परस्पर 
अश्यन्ताभाव के साथ समान अधिकरण वाले जो 'शरीरल्व' और 'पृथिवीत्व' दो धमं 
हैं, वे दोनों 'मनुष्यादि' पाथिव शरीर में रहते हँ । उस कारण “शरीरत्व” धमं के 
जातिरूप होने में 'सङ्करदोष' ही बाधक होता है । इसी प्रकार 'इन्द्रियत्व' धर्म के 
अत्यन्ताभाव वाले 'घटादिकों' में 'पृथिवीत्व' धमं रहता है, और पृथिवीत्व धर्म के 
अत्यन्ताभाव वाले 'जलीयरसनेन्द्रिय' में वह “इन्द्रियल्व” धमं रहता है। इस रीति से 
'इन्द्रियत्व' और 'पृथिवीत्व' दोनों धमं, परस्पर अत्यन्ताभाव के. साथ समान- 
अधिकरण वाले हैं। और “प्राणेन्द्रिय' में वे दोनों 'इन्द्रियत्व और पृथिवीत्व' धर्म 
रहते हैं। उस कारण 'इन्द्रियत्व' धमं के जातिरूप होने में 'संकरदोष' ही बाधक 
होता है । इसी प्रकार 'जलत्व, तेजस्त्व, वायुत्व'--इन तीन जातियों के साथ भी 
शरीरत्व, इन्द्रियत्व धमं का सङ्कर समझना चाहिये । 

शंका--'सद्भुरदोष' जैसे 'शरीरत्व, इन्द्रियस्व' धमं के 'जातिरूप' होने में 
बाधक होता है, वेसे ही 'पृथिवीत्व, जलत्व' आदि धर्मों के जातिरूप होने में बाधक 
क्यों नहीं होता है ? 

समा०--जिन दो धर्मों का संकर होता है, वह 'संकर', उन दोनों धर्मों के 
जातिरूप होने में नियमितरूप से बाधक नहीं होता । किन्तु कहीं तो वह “सङ्कर 
उन दोनों धर्मों के 'जातिरूप' होने में बाधक होता है, और कहीं पर 'एक धर्म 
मात्र के जातिरूप होने में बाधक होता है । अतः 'सक्ुरदोष' उन पृथिवीत्वादिकों के 
जातिरूप होने में बाधक नहीं होता है । किन्तु 'शरीरत्व”, 'इन्द्रियत्व' धमे के ही 
जातिरूप होने में बाधक़् होता है। उस कारण कुछ ग्रन्थकार 'भूतत्व-मूर्तत्व' के 
संकरस्थल में भी उसको ( सङ्कुरदोष ) को केवल 'भूतत्व' घम के जातिरूप होने 
में ही बाधक मानते हैं। मुतंत्व धमं के जातिरूप होने में उसे बाधक नहीं मानते । 
वह ( मूतंत्व धर्म ) तो स्वःवृत्ति क्रिया की समवायिकारणता का अवच्छेदक होने से 
'जाति'रूप ही सिद्ध होता है। ओर नवीन नैयायिक तो 'सङ्कर' को किसी भी “जातिं 
का बाधक नहीं मानते । 

अनवल्या सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, पृथिवीत्व, जलत्व, रूपत्व, रसत्व, 
घटत्व, पटत्व--इत्यादि जातिरूप सामान्य हैँ । इन समस्त सामान्यो में रहने वाला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जातिबाधकदोष ] अर्थेनिरूपणस्‌ ४९९ 


जो एक 'सामान्यत्व' धर्म है। उस ( सामान्यत्व घमं ) को 'जातित्व' धर्म भी कहा 
जाता है। उस 'सामान्यत्व' धमं के जातिरूप होने में 'अनवस्था' दोष ही बाधक होता 
है । क्योंकि 'सामान्यत्व' धम को यदि 'जातिरूप' मानते हैं, तो जैसे सत्ता, द्रव्यत्वा- 
दिक जातियों को 'सामान्यत्वरूपजाति' के रूप में माना जाता है, वैसे ही 'सामा- 
न्यत्व' रूप जाति में भी कोई 'जाति” अवश्य माननी होगी । 

यद्यपि उस 'सामान्यत्व' रूप एकव्यक्ति में रहने वाले 'धमं' को आकाशत्वादिकों 
के समान 'जातिरूप' मानना संभव नहीं हों सकता है, तथापि उस “सामान्यत्व' रूप 
जाति को तथा उसके आश्रयभूंत 'सत्ता, द्रव्यत्वादिक' जातियों को मिलाकर उन सब 
में एक 'दुसरी जाति” माननी होगी । उसी प्रकार उस दुसरी जाति को तथा उसके 
आश्रयभूत सभी जातियों को मिलाकर उन सब जातियों में एक 'तीसरी जाति? माननी 
होगी । इसी प्रकार चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, इत्यादि कल्पना-परम्परा कभी 
समाप्त ही नहीं होगी, क्योंकि अनवस्था का लक्षण ( स्वरूप ) ही इस प्रकार है-- 
'कलृसवस्तुसजातीयवस्तुपरम्पराकल्पनमनवस्या' । इस अनवस्था दोष के कारण 'सामा- 
न्यत्व धर्म को 'जातिरूप' नहीं कह सकते । अतः सत्ता, द्रव्यत्वादिक' सभी जातियों 
में रहने वाला जो 'सामान्यत्ने"धर्म है, वह 'जातिरूप' नहीं है । 

रूपहानि--परमाणु; आकाशादिक नित्यद्रव्यों में समवायसम्बन्ध से रहने वाले जो 
विशेष? हैं, उनमें रहने वाले 'विशेषत्व' धमं को 'जातिरूप' मानने में 'रूपहानि' दोष 
ही बाधक बनता है । 'रूपहानि? में 'रूप' शब्द से 'असाधारणधमं' रूप लक्षण का ग्रहण 
करना है। उस लक्षण की जो हानि, उसे 'रूपहानि' कहा गया है । अर्थात्‌ ‘सामास्य 
रहितत्वे’ सति सामान्यभिन्नत्वे सति समवेतात्मकस्य विशोषगत रूपस्य हानिः-रूपहानिः'। वह 
'रूपहानि' ही 'विशेषत्व' धर्म के जातिरूप होने में बाधक है । “विशेष” का. लक्षण ओर 
उदाहरण दे रहे है--'निःसामान्यत्वे सति एकमात्रसमवेतो विशेषःः--अर्थात्‌ जो पदार्थ, 
जातिरूप सामान्य से रहित होकर एकद्रव्यव्यक्तिमात्र में समवेत रहता है, उसे 'विशेष' 
कहते हैं। 'विशेष' का लक्षण तभी संभव हो सकता है कि जब “विशेष” को जातिरूप 
सामान्य से रहित माना जाय । यदि उस “विशेष' में कोई 'जाति' मानी जायगी तो उस 
लक्षण की हानि होगी । अथवा “स्वतो व्यावतंको विशेष--अर्थातु जो पादयं अपने 
आश्रयभूत 'मित्यद्रव्य' को दुसरे नित्यद्रव्य से. 'स्व-स्वख्पतः' ही भिन्न करता है, उस 
पदार्थं को 'विशेष' कहते है । यदि 'विशेष' में कोई 'जाति' मानेंगे तो लकण Mp 
हानि होगी । क्योंकि जो पदार्थ 'जाति' का आश्रय होता है, वह 'जातिविशिष्टरूपः से 
ही स्वाश्रयनिष्ठ इतर पदार्थ के भेद का साधक होता है। उस जाति के बिना केवल ' 
स्वरूप से उस भेद का साधक नहीं होता । जैसे गन्धत्वादिजाति वाले 'गन्ध' आदि, उस 
गन्धत्वादिजातिविशिष्टरूप से ही स्वाअयभूत पृथिवी आदि में 'जलादि इतर पदा के 
भेद के साधक होते हैं। उसी तरह वह विशेष भी 'जातिविशिष्टरूप' से ही “इतर भेद 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RR 


५०० तकंभाषा [ जातिब। [कदोष 


का साधक होगा । स्वरूप से उस इतर भेद” का साधक नहीं होगा । अन्यथा स्वतो- 
व्यावतंकत्वरूप' विशेष के लक्षण की हानि होगी । उस विशेष के लक्षण (रूप) की 
हानि होना ही 'रूपहानि' है, वही 'विशेषत्व' धमं के 'जातिरूप' होने में बाधक है । 
असम्बन्ध--समवाय' में रहने वाला जो “समवायत्व' धमं है, तथा “अभाव! 
में रहने वाला जो 'अभावत्व' धमं है, उसके 'जातिरूप' होने में यह “असम्बन्ध' दोष 
ही बाधक होता है। “असम्बन्ध' का लक्षण है--'प्रतियोगितानुयोगितान्यतरसम्बन्धेन 
समवायाऽभावः असम्बन्धः' । अर्थात्‌ 'प्रतियोगितासम्बन्ध' से तथा. “अनुयोगिता- 
सम्बन्ध' से 'समवाय' का जो 'अभाव' है, उसी को 'असम्बन्ध'-कहते हैं । 'पृथिवी' 
आदिक द्रब्यों में “गुण' तथा 'कर्म' समवायसम्बन्ध से रहते हैं। उस 'गुण-कर्म' के 
“समवाय' का प्रतियोगी गुण-कर्म ही होंगे, ओर “'पृथिवी” आदि द्रव्य, उसके ( समवाय- 
सम्बन्ध के ) अनुयोगी होंगे । इस कारण वह “गुण-कर्म का समवाय”, प्रतियोगिता- 
सम्बन्ध से “गुण-कमं' में रहेगा, और “अनुयोगितासम्बन्ध' से उन 'पृथिवी आदि द्रव्यो' 
में रहेगा । इस रीति से :द्रव्य, गुण, कमं '--इन तीनों पदार्थों में 'जाति' रूप सामान्य 
समवायसम्बन्ध' से रहता है। उस 'सामान्य' के समवाय का प्रतियोगी तो “सामान्य' 
ही होगा, ओर 'द्रव्य-गुण-कम' उसके ( समवाय के ) अनुयोगी होंगे । तब सामान्य 
का समवाय' भी “प्रतियोगितासम्बन्ध' से उस 'सामान्य में ही रहेगा और 'अनुयोगिता 
सम्बन्ध' से वह ( समवाय ) 'द्रव्य-गुण-कमं' में रहेगा । उसी प्रकार 'परमाणु, आकाश- 
दिक' नित्यद्रव्यों में 'समवायसम्बन्ध' से रहने वाले जो 'विशेष' हैं, उनका 'समवाय' 
भी 'प्रतियोगिता' सम्बन्ध से तो उन “विशेषों' में रहेगा, और 'अनुयोगितासम्बन्ध' 
से उन 'नित्य द्रव्यों' में रहेगा । इसी प्रकार 'तन्तु आदि! अवयवों में 'समवायसम्बन्ध' 
से रहने वाले जो 'पटादिक' अवयवी हैं, उनका 'समवाय? भी 'प्रतियोगितासम्बन्ध' 
से उन 'पटादिक' अवयवियों में रहेगा, और 'अनुयोगितासम्बन्ध' से उन 'तन्तु आदि 
अवयवों में रहेगा । इस प्रकार द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष!--इन पाँच पदार्थों 
में वह 'समवाय” 'प्रतियोगितासम्वन्ध' से या “अनुयोगितासम्बन्ध' से अवश्य ही रहता 
है। तथापि उसमें विशेषता इतनी ही है कि 'सामान्य-विशेष' इन दो पदार्थों में 
कोई भी पदार्थ 'समवाय' सम्बन्ध से नहीं रहता है । उस कारण 'सामान्य-विशेष' 
में तो वह ( समवाय ) केवळ “'प्रतियोगिता-सम्बन्ध' से ही है, 'अनुयोगिता- 
सम्बन्ध” से नहीं ( मि या 7 
॥ हीं रहता । ओर “परमाणु, आकाशादिक' नित्यद्रव्य, किसी भी पदार्थ 
22 समवायसस्बन्ध से नहीं रहते । इसलिये उन नित्यद्रव्यो में तो वह 'समवाय' 
छ 'अनुयोगितासम्बन्ध' से ही रहता है। 'प्रतियोगितासम्वन्ध' से नहीं रहता । 
और 'सामान्य-विशेष-नित्यद्रव्य' इन तीनों से भिन्न 'द्रव्य-गुण-कर्म' में वह “समवाय 
bh सै भी रहता है। तथा 'अनुयोगितासम्बन्ध' से भी रहता है। 
र्‌ तेपा अभाव ये दोनों पदार्थ, स्वयं किसी पदार्थ में 'समवायसम्बन्थ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सामान्य और उपाधि ] अथंनिरूपणम्‌ ५०१ 


से नहीं रहते । तथा उस “समवाय' और 'अभाव' में कोई दूसरा पदार्थ भी समवाय- 
सम्बन्ध से नहीं रहता है। इसलिये वे 'समवाय” ओर “अभाव” दोनों उस 'समवाय' 
के प्रतियोगी भी नहीं हैं, और 'अनुयोगी' भी नहीं हैं। उस कारण 'समवाय” और 
'अभाव' में वह 'समवाय' प्रतियोगितासम्बन्ध से तथा अनुयोगितासम्बन्ब से भी 
नहीं रहता । इस रीति से 'समवाग्' में ओर “अभाव! में प्रतियोगितासम्बन्ध से तथा 
भनुयोगितासम्बन्ध से जो 'समवाय' का अभाव है, उसी का नाम 'असम्बन्ध' है । 
वह॒'असम्बन्धदोष' ही 'संमवायत्व' के तथा 'अभावत्व' के 'जातिख्प' होने में 
बाधक है । 

जिसके मत में 'समवाय' एक है, उसके मत में पूर्वोक्त 'व्यवत्यभेद' ही 'आकाशत्वा- 
दिकों' के समान 'समवायत्व' के जातिरूप होने में बाधक है । ओर जिस मत में 
'समवाय” नाना हैं, उस मत में 'असम्बन्धदोष' ही उसं 'समवायत्व' के जातिरूप 
होने में बाधक होता है । 

अभिप्राय यह है कि ( १ ) सामान्य में जाति मानने में अनवस्था बाधक होती 
है। (२) विशेष में जाति मानने में 'रूपहानि” बाधक होती है। ( ३ ) समवाय 
में जाति मानने में 'असम्बन्ध' बाधक- होता है । उक्त तीनों पदार्थों में 'सत्ता' अथवा 
अन्य कोई भी जाति नहीं रहती । इसलिये ये तीनों 'सत्ता' जाति के सम्बन्ध से 
सत्‌' नहीं कहलाते, अपितु ये स्वरूप से ही 'सत्‌' रहते हैं । 

शंका--आकाशत्व, कालत्व, दिक्त्व, भूतत्व, शरीरत्व, इन्द्रियत्व, सामान्यत्व, 
विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व इत्यादि धमं यदि 'जातिरूप' नहीं हैं, तो दे धर्म 
कि स्वरूप हैं ? | 

समा० --आकाशत्वादि' धर्म, “उपाधि' रूप हैं। यद्यपि धममात्र का नाम 
“उपाधि! होने से 'द्रव्यत्वादि” जातियाँ भी 'उपाधिख्प' ही हैं। उसी कारण अनेक 
जगह 'द्रव्यत्व, गुणस्व, कर्मत्व' इन तीनों जातियों को 'दार्थेविभाजक उपाधि के 
नाम से कहा गया है। तथा 'पृथिवीत्व, जळत्व' आदि जातियों को 'द्रब्यविभाजक 
उपाधि' के नाम से कहा गया है। तथा 'रूपत्व, रसत्व' आदि जातियों को "गुण 
विभाजक उपाधि' के नाम सें कहा गया है। 

तथापि यहाँ पर 'उपाधि' शब्द से “जाति-भिन्न' धमं का ग्रहण करना है । यह 
“उपाधि' ( १ ) सलण्ड उपाधि और ( २ ) अखण्ड उपाधि के भेद से दों अला 
होता है। उनमें से 'बहुपदा्ंघडितो घर्मः सखण्डोपाधि/--अर्थात्‌ जो क Ha 
पदार्थों से घटित ( युक्त ) होता है, उसे 'सखण्ड उपाधि' कहते हैं । जैसे दी से 
शब्द गुण” का जो समवायिकारणत्व है, वही 'आकाशत्व' है । वह आह 
'शब्दसमवापिकारणत्व'---इन अनेक पदार्थों से घटित है । उस कारण आकास, को 
सखण्डोपाधि कहते हैं। उसी तरह 'अन्त्यावयवित्वविशिष्टचेष्टाश्रयत्य श 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC अ १ 


५०२ तर्केभाषा [ सामान्य और उपाधि 


से लक्षित 'शरीरत्व' धमं भी 'अन्त्य, अवयवि, चेष्टा इत्यादि अनेक पदार्थों से घटित 
होने के कारण 'सखण्ड उपाधि' है। उसी प्रकार पूर्वोक्त [ष्ट -इन्द्रियत्व, विषयत्व, 
कालत्व, दिक्‌त्व, सामान्यत्व' इत्यादिक सब धर्म 'सखण्ड-उपाधि' ही हैँ, तथा 'विशे- 
षत्व, समवायस्व, अभावत्व, भावत्व, कारणत्व इत्यादि धमं भी “सखण्ड उपाधि' रूप 
हं । वह सखण्ड उपाधिरूप धर्म जिस-जिस द्रव्य-गुणादिरूप पदार्थ से घटित रहता हे, 
उसी पदार्थ में उस 'सखण्डोपाधि' रूप धमं का अन्तर्भाव हो जाता है। उन द्रव्य- 
गुणादि पदार्थो से वह 'सखण्डोपाधि अतिरिक्त नहीं है । ८ 

उसी तरह 'अनिर्वचनीयो धर्म अखण्डोपाधिः- अर्थात्‌ जिस 'धमं का म 
प्रकार से भी निवंचन नहीं हो सकता, उस धमं को 'अखण्डोपाधि' कहते हैं । जेसे-- 
'अतियोगित्व, अनुयोगित्व' आदि । वह “अखण्डोपाधिरूप धर्म अतिरिक्त ही होता है 
अर्थात्‌ उन द्रव्यादिक पदार्थों के अन्तर्गत नहीं होता है। इस जातिरूप 'सामान्य 
पदार्थं का "घ्राण, रसन, चक्षु, त्वक्‌, श्रोत्र, मन'--इन छह इन्द्रियों से ही ग्रहण 
किया जाता है। 'येनेन्द्रियेण यद्‌ गृह्मते, तेनैवेन्द्रियिण तन्निष्ठा जातिसुंह्यते”- 
अर्थात्‌ जिस किसी इन्द्रिय से जिस द्रव्य, गुण, कमं' का प्रत्यक्ष होता है, उसी 
इन्द्रिय से उस द्रव्यनिष्ठजाति का, गुणनिष्ठजाति का, तथा कर्मनिष्ठजातिं का भी 
प्रत्यक्ष होता है। 

सामान्य के सम्बन्ध में नवीन नैयायिक कहते हैं कि 'सत्‌-सत्‌' इत्याकारक अनुगत- 
प्रतीति के विषय को 'सत्ता' संज्ञक 'जाति' नहीं कहते । किन्तु द्रव्यादिक बट्पदार्थो 
में रहने डाला जो 'भावत्व” धमं है, वही प्रतीति? का विषय होने से “सामान्याः 
दिकों' में 'सत्ताजाति' के न रहने पर भी 'सामान्यं सत्‌' यह व्यवहार होता है । 

अभिप्राय यह है कि जैसे 'द्रव्य, गुण, कम” तीनों में 'सत्‌' प्रतीति होती है 
बैसे ही 'सामान्य, विशेष, समवाय'-इन तीनों में भी 'सत्‌' प्रतीति होती है । अत एव 
ये 'भावपदाथं' हैं। इसलिये 'द्रव्य, गुण, कमं? इन तीन भावपदार्थों के समान 
अग्रिम तीन ( सामान्य, विशेष, समवाय ) भावपदार्थो में भी 'सत्ता-सामान्य 
मानना चाहिये । उसे केवल 'द्रव्यादि तीन' में ही मानना ठीक नहीं है । गो 

किन्तु उक्त शंका का समाधान यह है कि द्रव्य, गुण और कर्म ये ते 
'सत्ता-सामान्य' का सम्बन्ध होने से 'सत्‌' होते हैं, और अग्रिम तीन ( अ 
विशेष, समवाय ) पदार्थ, स्वरूप’ से ही 'सत्‌? रहते हं । वे 'सत्ता-सामान्य 
सम्बन्ध के कारण 'सत्‌' नहीं होते हैं। उन में 'सत्ता-सामान्य' (जाति ) नहीं रहता | 
क्योंकि यदि 'सत्ताजाति' ( सत्तासामान्य ) में 'जाति’ भानेंगे तो 'जाति' में पुनः "जाति 
को मानना होगा, तब 'अनवस्था' दोष होने लगेगा । अतः 'सामान्य' में 
( सामान्य ) नहीं मानी जाती । 'सामान्य' तो स्वयं जातिस्वरूप ही है । ता 

शंका--'भावत्व' धर्म को यदि “सत्‌ प्रतीति का विषय मानते हैं, तो 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बौद्धमतविचार ] अर्थनिरूपणस्‌ ५०३ 


में 'भावत्व' धमं का अभाव रहने से उसमें 'सत््रतीति' नहीं होनी चाहिये । किन्तु 
अभाव में भी “भूतले धटाऽभावोऽस्ति' यह 'सत्‌' व्यवहार तो होता है । 

समा०--'अभाव' में भी जो 'सत्‌' व्यवहार होता है, उस 'सत्‌” प्रतीति का 
विषय 'काल का सम्बन्धरूप सत्त्व' ही है । वह 'सत्त्व' उन द्रव्यादिक सात पदार्थों में ही 
रहता है । उस कारण भी उस 'सत्ता' जाति की सिद्धि नहीं हो पाती है। इसलिये उसके 
'पर-अपर? भेद करके दो प्रकार का 'सामान्य' बताना, तदनन्तर “सत्ता' को “परसामान्य' 
तथा 'द्रव्यत्वादि' को 'अपरसामान्य' आदि कहना--यह सब वैशेषिको के द्वारा प्रदर्शित 
विभाग अनुचित प्रतीत हो रहा है । 

अत्र कश्चिदाह 'व्यक्तिव्यतिरिक्त सामान्यं नास्ति’ इति। तत्रं वयं बूसः 
किमालम्बना तहि भिन्नेषु विलक्षणेषु पिण्डेष्वेकातारा बुद्धिविना सर्वानुगतमेकम्‌ । 
यच्च तदालम्बनं तदेव सामान्यमिति । अ 

ननु तस्पाऽतदृध्यावृत्तिकृतेवेकाकारा बुद्धिरस्तु । तथाहि, सर्वेष्वेव हि 
गोपिण्डेषु, अगोस्योऽश्वादिम्यो व्यावृत्तिरस्ति। तेनागोव्यावृत्तिविषय एवाय- 
मेकाकारः प्रत्ययोऽनेकेषु, न तु विधिरूपगोत्वसामात्यविषयः। सैवम्‌ । विधि- 
मुखेनेवेकाकारस्फुरणात्‌ । 

आक्षेप--अन्नेति । सामान्य के प्रसङ्ग में ही कोई बौद्ध कह रहा है कि 'व्यक्ति- 
ब्यतिरिक्त सामान्यं नास्ति’ अर्थात्‌ 'घट-पट' ' आंदि किसी पदाथंव्यक्ति से भिन्न 
( पृथक्‌ ) 'सामान्य' ( जाति ) नाम की कोई वस्तु नहीं है। अभिप्राय यह है कि 
“घट-पट? आदि व्यक्तियाँ ही “घटत्व-पटत्व' रूप हैं। उन घट-पट सादि व्यक्तिपदार्थों 
से भिन्न 'घटत्व-पटत्व” नाम की कोई “जाति” नाम की वस्तु नहीं है, यानी 'घट' 
में 'घटत्व” धर्म 'जाति? के रूप में रहता है--यह कहना उचित नहीं है । 

समा०--तत्रेति । बौद्ध के उक्त आक्षेप पर हम यह समाधान दे रहे हैं कि तुम 
बौद्धो के मतानुसार यदि सामान्य नाम की कोई वस्तु है द नहीं तो ' अनेकानेक 
( भिन्न-भिन्न.) विलक्षण 'घट-पटादि' पिण्डों ( व्यक्तियों ) मै अनुभुयमान जो 'एका- 
कारप्रतीति' होती है, उसके होने में उन पर ( घट-पटादिं व्यक्तियों पर ) स्थित 
'सामान्य' ( घटत्व-पटत्वादि सामात्य ) के अतिरिक्त अन्य कौन-सा आधार है, जिसके 
बल पर वह 'एकाकारप्रतीति' होती रहती है । तो मानना होगा कि कस एकता 
प्रतीति का आधार 'वही सामान्य' (जाति ) है । है 

आक्षेप--नन्विति । पूर्वपक्षी बौद्ध पुनः आक्षेप कर रहा है कि, जिस 'एकाकार 
प्रतीति' को आप उपस्थित कर रहे हैं, वह हमारी दा ळा दीहो 
रही है- यह क्यों नहीं आप मानते ? जैसे सभी 'गोपिण्डो' की वी ही वल 
गोभिन्न अश्वादिकों ) से व्यावृत्ति ( भिन्नता ) हो जाती है। अतः न i 
( गोपिण्डो ) में होने वाली जो 'एकाकारप्रतीति' है, वह अतल Gite 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SS यर 


५०४ तकभाषा [ बोद्धमतविचार 


भिन्नत्व ) को ही बताती है। 'एकाकारप्रतीति', 'भावरूप सामान्य ( जाति ) नहीं 
बताती है । 

समा०--भेवमिति । नैयायिक समाधान देते हुए कहता है कि तुम बोद्धों का 
उक्त कथन ठीक नहीं है। क्योंकि “एकाकारप्रतीति', 'विधिमुख' ( भावरूप ) से ही 
होती है। अर्थात्‌ उस प्रतीति में 'अतद्व्यावृत्तिरूप अभाव” का अनुभव नहीं होता है। 
अतः “भावरूप सामान्य' को स्वीकार करना ही होगा । 

माधुरी 
जाति के सम्बन्ध में बौद्ध-मत पर विचार-- 

'जाति' के सम्बन्ध में बोढ़ों ने बड़ा विवाद खड़ा किया है । वे कहते हैं कि 'अयं 
घटः, अयं घटः--इत्याकारक अनुगतप्रतीति, उस 'घटत्वजातिरूप सामान्य” को 
विषय नहीं करती, किन्तु वह ( अनुगतप्रतीति') तो ‘अतद्व्यावृत्ति’ को ही विषय 
करती है । “घट” से भिन्न जितने भी 'पटादिक' पदार्थ हैं, उन पटादिक समस्त पदार्थों 
का नाम 'अतत्‌' है । उस 'अतत्‌' का 'घट' में जो भेद है, उसी को 'अतद्व्यावृत्ति' 
शब्द से कहते हैं। अर्थात्‌ 'घट' से भिन्न समस्त पदार्थो का जो 'घटनिष्ठभेद' है 
उसी का नाम 'अतदव्यावृत्ति' है । भेदरूप-अभाव, तुच्छ होने से वह अपने आश्रय से 
अतिरिक्त नहों होता है। एवच्च 'अभावरूप अघटव्यावृत्ति, 'घटव्यक्ति रूप’ ही है । 
इस प्रकार 'पृथिवीत्व, जलत्व, गोत्व, पटत्व' आदि भी अतद्व्यावृत्ति’ रूप होने से 
वे तत्तत्‌ पृथिवी आदिक व्यक्तियों से अतिरिक्त नहीं हैं । 

बौद्ध विद्वान्‌ 'सामान्य' ( जाति ) पदाथं का स्वीकार नहीं करते । किन्तु 
नैयायिकों ने 'सामान्य' को “नित्य” और 'अनेकसमवेत' मानकर उसे 'नित्यत्वे सति 
अनेकसमवेतत्व' कहकर बताया है । यहाँ पर 'समवेतत्व' कहने से 'समवायेन वृत्तित्व' ही 
समझना चाहिये। येन केनचित्‌ सम्बन्वेन वृत्तित्व' को नहीं समझना चाहिये । अन्यथा 
'घटात्यन्ताभाव' में अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि वह्‌ स्वरूपसम्बन्ध' से घट-मठादि अनेकों 
पदार्थों में रहता है । 'सामान्य' को नित्य समझने वाले नैयायिक हैं और उसे 'क्षणिक' 
समझने वाले क्षणभङ्गवादी बोद्ध हैं। नैयायिकों ने सामान्य? ( जाति ) को मानकर 
अनेक 'बटो' में “एकाकार ( अनुगत ) प्रतीति” रूप कार्य को जैसे सम्पन्न कर 
लिया है, वैसे ही बोद्ो ने भी 'जाति! के स्थान पर अपोह' ( अतद्व्यावृत्ति ) को 
Dr से “एकाकार प्रतीति' रूप कायं का सम्पादन किया हन 

दिक' विवादी नैयायिक “घटादिक' व्यक्तियों से अल्ग (भिन्न) 'घटत्वा- 
दिक' भावरूपजातियों को यदि मानते हैं, तो वह 'घटत्व' जाति घट में ४0१७ अथवा 


पौद्धमतविचार ] अथंनिरूपणस्‌ ५०५ 


नहीं कर सकेगा । और “घट” से भिन्न “पट आदि' का नाम 'अघट' है त बउन 
पटादिको में भी “घटल्व' जाति यदि रहती हो, तो उन पटादिकों में भी 'घट-व्यवहार' 
होना चाहिये, किन्तु 'पट' अपेक्षित रहने पर 'घटमानय” कोई नहीं कहता है । इसलिए 
द्वितीय विकल्प का भी स्वीकार वह नहीं कर सकेगा । 

२. किञ्च उत्पन्न हुए “घढ' में रहने के लिये 'घटत्व' जाति कहाँ से आती है? 
( क ) यदि यह कहो कि उस “घट? के समवायिकारणरूप 'कपालों' में ही वह 'घटत्व' 
जाति रहती थी, वही ( घटत्व जाति ) उस घट के उत्पन्न होने पर उसमें (घट में ) 
आकर रहने लगी । किन्तु यह उत्तर उचित नहीं होगा, क्योंकि 'घट' के समवायि- 
कारण रूप 'कपालो' में भी यदि 'घटत्व' जाति रहती होती तो उन कपालों में भी 
"अयं घट:” यह व्यवहार हुआ होता, किन्तु 'कपाल' को कोई 'घट' नहीं कहता । 
(ख ) यदि यह कहो कि जिस काल में वह 'घट' उत्पन्न होता है, उसी काल में उस 
“घटव्यक्ति' के साथ ही बह्‌ “घटत्वजाति' भी उत्पन्न होती है। किन्तु यह कहना भी 
उचित नहीं होगा । क्योंकि जातिवादी तुम नैयायिको ने उसे ( जाति को ) “नित्य! 
माना है। तब. नित्य रहने वाली उस 'घटत्व” जाति की “उत्पत्ति! का होना कैसे संभव 
हो सकता है? ( ग ) यदि यह कहो कि जिस काल में वह “घट' उत्पन्न होता है, उस 
काल में वह 'घटत्वजाति', किसी दूसरे 'घट' से आकर उस 'घट' में रहने लगती 
है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम नैयायिको ने 'पृथिवी, जल, तेज, 
वायु, मन'~-इन पाँच मूर्तंद्रव्यो में ही 'क्रिया' का होना माना है।. अतः आपकी 
अंगीकृत 'जाति', द्रव्यरूप न होने से उसमें 'गमनागमन' क्रिया का होना संभव नहीं 
है। इसलिये दूसरे घट से वह कैसे आ सकती है ? 

३. अथवा नैयायिक यह बतावे कि वह “घटत्व' जाति उस 'एक धटव्यक्ति' में 
अपने सम्पूर्णरूप से रहती है, अथवा उसके किसी एक देश में ( एक भाग में ) रहती 
है? यदि नैयायिक प्रथमपक्ष का स्वीकार करता है तो जिस “घटव्यक्ति' में वह॒ 'घटत्व- 
जाति' सम्पूर्ण ( समग्र ) रूप से रहती है, उस 'घटव्यक्ति' में ही उस 'घटत्वजाति' की 
प्रतीति होगी । उससे भिन्न अन्य “घटब्यक्तियों' में उस 'घटत्वजाति' की प्रतीति नहीं 
होनी चाहिये, किन्तु तुम जातिवादियों को उनमें भी 'जाति' की प्रतीति होती है । 

- अतः प्रथमपक्ष का स्वीकार तुम नहीं कर सकते हो । अब यदि द्वितीयपक्ष का स्वीकार 
करोगे तो, तुम नैयायिकों के मतानुसार 'जन्यद्रव्य' ही सावयव होते हैं, £ अन्य नहीं । 
“जाति' को तुमने “जन्यद्रव्य' तो माना नहीं है, तब 'घटत्व' जाति के एक देश की 
संभावना कैसे कर ? 

इसी.प्रकार की बे पृथिवीत्व, जलत्व, द्रव्यत्व' आदि जातियों का होना 
भी संभावनीय नहीं है। अतः 'घटत्वादिक' “अतदुब्यावृत्तिर्प' होने से 'घटादि व्यक्ति- 
रूप ही है । अतः घटादिव्यक्ति से भिन्न कोई “जातिरूप भावपदां' नहीं है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५०६ तकभाषां [ बौद्रमतविचार | 


सिद्धान्तपक्ष--इस पर जातिवादी नॅयायिक, बौद्धमत का खण्डन करते हुए 
'जाति' पदार्थं की भावरूपता एवं व्यक्ति से उसकी भिन्नता को सिद्ध करता है। 
नेयायिक कहता है कि एक-दूसरे से भिन्न लाल, पीली, हरी, नीली जितनी भी अनेक 
“घटव्यक्तियाँ' हैं, उन सभी. में अनुगत रहने वाली यदि एक “घटत्वजाति' नहीं मानोगे 
तो उन सब में 'अयं घटः, अयं घट:--इस प्रकार की 'एकाकार बुद्धि! नहीं होगी, 
किन्तु सभी प्रकार के 'घटो' में एकाकारबुद्धि तो सभी को होती है। उस एकाकार 
वुद्धि के होने में जब 'कारण' का अनुसन्धान करते हैं, तब समझ में आता है कि सभी 
घटों में जो 'घटत्वजाति' विद्यमान है, उसी के रहने से यह एकाकारबुद्धि हो रही 
है । अभिप्राय यह है कि विषय-भेद से ही 'ज्ञान' में विलक्षणता होती है, अन्यथा 
नहीं । जैसे अयं घटः'--यह ज्ञान 'घट' को विषय करता है, और 'अथं पट:!--यह 
ज्ञान 'पट' को विषय करता है । दोनों ज्ञान परस्पर विलक्षण ( भिन्न ) हैं, उस 
विलक्षणता का कारण 'घट-पटरूप' विषय का 'भेद' ही है। उसी प्रकार परस्पर 
भिन्न-भिन्न घटों में “अयं घटः, अयं घट:--यह 'एकाकारज्ञान' भी होता है । इन 
ज्ञानों में पुरव ज्ञानों से विलक्षणता नहीं है । विलक्षणता के न होने से प्रतीत 
होता है कि इन ज्ञानों का कोई 'एक ही विषय! होने से ये 'ज्ञान' परस्पर वि | 
क्षणता से रहित हैं। तथापि 'घट-व्यक्ति! रूप विशेष्यों की अनेकता ( भिन्नता ) तो | 
प्रत्यक्ष ही है। परिशेषात्‌ 'घटत्वजाति’ रूप 'विशेषण' की एकता सिद्ध होती है। 
तात्पर्य यह है कि 'विशेषणों' का भेद तो 'ज्ञानों' की विलक्षणता (भिन्नता) का 
कारण होता है, किन्तुं उनका अभेद 'ज्ञानों' की अविलक्षणता का कारण होता है । 
'विशेष्य' का भेद अथवा अभेद, ज्ञानों की विलक्षणता या अविलक्षणता के होने में 
कारण नहीं है। इसील्यि 'एक ही घट? में 'अयं घटः , इदं द्रव्यं, इयं पृथिवी 
इस प्रकार तीनों ज्ञानों की विलक्षणता हष्टिगोचर होती है। अर्थात्‌ 'घटरूप' 
विशेष्य के एक रहने पर भी 'घटत्व, द्रव्यत्व, पृथिवीत्व'--इन तीन विशेषणों का 
भेद रहने से ही उन ज्ञानों में विलक्षणता प्रतीत हो रही है। उसी से परस्पर 
विलक्षण अनेक घटो में 'अयं घटः, अयं घटः'--इस प्रकार की एकाकारबुद्धि से ही? 
उन 'समस्त घटों' में अनुगत तथा उन समस्त घटों से भिन्न 'एकघटत्वजाति की 
सिद्धि हो रही है। 

शंका--नैयायिकों ने 'सामान्य' कहा ओर बोद्धो ने 'सामान्य' का नाम न लेकर 
उसी की जगह 'अपोह' ( अतद्व्यावृत्ति ) कह दिया । दोनों का कार्ये ( अनुगतप्रतीति 
कराना ) एक ही है। तब दोनों में नाम-भेद के अतिरिक्त उनमें तात्विक भेद 
(अन्तर) क्या है? 

सभा०--नैयायिकों ने 'सामान्य' ( जाति) को अन्य पदार्थो से भिन्न एक 
और मावपदाथ के रूप में नित्य” माना है । बोद्धों ने अपोह' को 'अस्योन्याभावरूप 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ER 


बौद्धमतविचार ] अर्थनिरूपणस्‌ ५०७ 


माना है । नैयायिक-वैशेषिक जिसे 'अन्योत्याभाव' कहते हैं, उसी को ये बौद्ध 'अपोह' 
( अतद्व्यावृत्ति या तदुभिन्न-भिन्नत्व ) कहते हैं । 

षंका--'अतदव्यावृत्ति' को यदि आप “घटादिव्यक्ति! रूप नहीं मानते हो, तो मत 
मानो, किन्तु उन समस्त घटव्यक्तियो में अनुगत रहने वाली जो 'अघटभेदरूप अतद- 
व्यावृत्ति’ है, उस 'अतद्व्यावृत्ति' को ही वह 'एकाकारप्रतीति' अपना विषय बना लेगी । 
उस कारण उस 'एकाकारप्रतीति' से भावरूप 'घटत्व” जाति की सिद्धि नहीं हो सकेगी । 

बौद्धो के कहने का निष्कर्ष यह है कि 'अन्योच्याभाव' को नैयायिको ने माना ही 
हैं। उसी 'अन्योन्याभावरूप अपोह' से जब “एकाकारप्रतीतिरूप कायं का लाभ हो 
ही जाता है तो 'सामान्य' जैसे. एक युक्तिहीन पदार्थ को क्यों मान रहे हो? अतः 
'सामान्य' ( जाति ) को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है । 

समा०--यदि 'एकाकारप्रतीति' उस अभावरूप 'अतद्व्यावृत्त' को अपना विषय 
बनाती होती तो उस 'एकाकारप्रतीति' में 'नायं घटः, नायं घट: ऐसी निषेधमुखता 
होनी चाहिये थी, किन्तु उस 'एकाकारप्रतीति' में 'निषेधमुखता' का भान नहीं होता 
है । अपितु 'अयं घटः, अयं घटः’ ऐसी विधिमुखता ही भासती है। अभाववाचक 
“नकार' से युक्त प्रतीति को 'निषेधमुखप्रतीति' कहते हैं, और 'नकार' रहित प्रतीति 
को 'विधिमुखप्रतीति' कहते हैं। एवं च वह 'एकाकारप्रतीति' उस 'अघटव्यावृत्ति' 
को अपना विषय नहीं बनाती है । अपितु उस भावरूप 'घटत्वजाति' को ही अपना 
विषय बनाती है । एवं च 'अतदव्यावृत्ति' ( तद्भिन्न-भिन्नत्व ) का ज्ञान, 'एकाकार- 
प्रतीति’ के काल में नहीं होता है । इसलिये अनुभव के विरुद्ध होने से अपोह' को उसका 
कारण मानना उचित नहीं है । अतः 'जाति' को मानना ही चाहिये । 

बोद्धों ने 'घटत्वजाति' के खण्डनाथं जिन विकल्पों को पहिले प्रदर्शित किया है, 
वे सब असंगत हैं। क्योकि हम नैयायिकों के मत में वे घटत्वादि समस्त जातियाँ 
व्यापक हैं। उन घटत्वादि जातियों का अपने स्वरूप से ही समस्त देशों के साथ जो 
सम्बन्ध रहता है, वही उन घटत्वादि जातियों की व्यापकता है । उस कारण जिस क्षण 
में वह घट उत्पन्न होता है, उस क्षण में वहाँ रहने वाली घटत्व जाति का उस 'घट- 
व्यक्ति? से 'समवायसम्बन्ध' होता है । वह 'घटत्वादिजाति' न तो उत्पन्न होती है और 
न कहीं से आती है। 

बांका यदि “घटत्वजातिः स्वःस्वरूप से ही सभी देशों में रहती होती तो “पट' 
आदि के देश में भी 'अयं घटः' इस प्रकार का “घटत्वविषयक' व्यवहार होना चाहिये 
था, वैसा व्यवहार 'पट' के देश में होता नहीं है। 

bn आदि के प्रदेश में 'स्वरूप' से रहती हुई भी वह 'घटत्वजाति' 
'समवायसम्बन्ध' से नहीं रहती है, उस कारण उस “पट? आदि में 'अयं घटः' इस 
व्यवहार का वह कारण नहीं बन पाती । इसलिये उन “घटादि व्यक्तियों में ही 'अयं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५०८ तकभाषा [ विशेषनिरूपण 


घट: यह व्यवहार किया जाता है । 'पट' आदि व्यक्तियों के प्रति 'अयं घटः'यह्‌ | 
व्यवहार नहीं होता है। अतः बौढ़ों के द्वारा प्रदर्शित किये गये पूर्वोक्त सभी विकल्प | 
असंगत हैं । यही व्यवस्था 'सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कमंत्व, पृथिवीत्व, जलत्व, रूपत्व, 
रसत्व, पटत्व, गोत्व'--इत्यादि समस्त जातियों में यथायोग्य समझनी चाहिये । 
इसी प्रकार 'विशेष' में भी 'सामान्य' ( जाति) नहीं रहता । अन्यथा “विशेष 
का स्वरूप ही नष्ट हों जायगा । 'विशेष' तो पदार्थों का अन्तिम भेदक 'धर्म' रूप है। 
उसका स्वरूप 'स्वतो व्यावृत्त' है । 'नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्त्वनन्ता एव” कहा गया 
दै । नित्य द्रव्य परमाणु आदि में रहने वाले अन्तिम भेदक धमं को 'विशेष' कहते हैं । 
और प्रत्येक परमाणु आदि में रहने वाला “विशेष' स्वतोव्यावृत्त यानी निसगंत एव 
( बिलकुल ) अलग-अलग होता है। यदि उन अलग-अलग विशेषो में 'विशेषत्व' रूप | 
सामान्यधर्म ( जाति ) को माना जाय तो 'विशेष' का जो 'स्वतोव्यावृत्त' स्वरूप है, | 
वही नष्ट हो जायगा “स्वरूप हानि” के भय से विशेष. में 'जाति' नहीं मानी जाती । 


विशेषः 

विशेषो नित्यो नित्पत्रव्यवृत्तिः । व्यावृत्तिबुद्धिमात्रहेतुः । नित्यद्रव्याणि 
त्वाकाश्ञादोनि पञ्च । पुथिव्यादयञ्चत्वारःः परमाणुरूपाः । 

विशेष इति । 'विशेष' पदार्थ, 'नित्य' ( अन्तिम भेदक धर्म ) है, वह नित्यद्रव्यों 
( परमाणु आदि ) में रहता है, बह केवल 'भेदप्रतीति' ( व्यावृत्तिबुद्धि ) का हेतु 
(निमित्त ) होता है । नित्यद्रव्याणोति। आकाशादि पाँच 'नित्यद्रव्य' हैं, जिनमें से 
(१) पृथिवी, (२) जल, (३) वायु, (४) तेज--ये चार परमाणुरूप से ही 
नित्य होते हूँ, और कायरूप से अनित्य होते हैं। 

माधुरी 

“विशेष पदार्थे वेशेषिकदर्शन का महत्त्वपूर्ण मुख्य पदाथं.है । उसी के आधार पर 
उस दर्शन को 'वेशेषिक' दर्शन कहा जाता है। इस “विशेष” पदार्थ के अनेक प्रकार से 
कषण बनाये जा सकते हैं। जैसे 'निःसामान्यस्वे सति एकमान्रसमवेतः विशेष/'--जो 
पदाथ, 'जाति' रूप सामान्य से रहित हो तथा एक व्यक्तिमात्र में समवेत हों, उसे 
“विशेष” कहते हैं । पृथिवी, जल, तेज, वायु” इन चार भूतों के समस्त.परमाणुंओं में 
वह्‌ 'विशेष' रहता है । अर्थात्‌ एक-एक परमाणु में एक-एक विशेष 'समवायसम्बन्ध 
से रहता है। तथा 'आकाश, काल, दिक्‌'--इन तीनों में भी एक-एक विशेष 'समवाय- 
सम्बन्ध' से रहता हे । तथा जितने 'आत्मा' और जितने “मन? हैं, उनमें भी अर्थात्‌ 
उकएक आत्मा में तथा एक-एक मन में वह एक-एक विशेष 'समवायसम्बन्ध' से 
रहता है। इस कारण उस 'विशेष' को “एकद्रव्यव्यक्तिमात्र' में 'समवेत” कहा गया है । । 
विशेष पदार्थ में कोई भी !जातिरूप सामान्य” नहीं रहता है। अतः वह ( विशेष ) 
जातिरूप सामान्य से रहित भी है । इस रीति से लक्षण-समन्वय हो जाता है । 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 


विशेषनिरूपण ] अर्थनिरूपणम्‌ ५०९ 


यदि उक्त लक्षण में 'निःसामान्यत्वे सति' पद न रखें तो “गुण” तथा “कर्म में 
अतिव्याप्ति होगी, क्योंकि 'संयोग, विभाग, हित्वादिसंख्या, द्विपृथक्त्वादिक पृथक्त्व' 
इन अनेकवृत्ति गुणों को छोड़कर अन्य रूपादिक समस्तंगुण, एक-एक द्रव्य-व्यक्ति में ही 
समवायसम्बन्ध से रहते हैं, तथा 'कमं' भी एक-एक द्रव्यव्यक्ति में ही समवायसम्बन्ध 
से रहते हैं । अतः 'गुण और कमं' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । उसके निवारणाथं 
लक्षण में 'निःसामान्यत्वे सति’ यह पद देना आवश्यक है । तब वे “गुण; कमं' उस 
“जातिरूप सामान्य? से रहित नहीं हैं, अपितु “सत्ता, गुणत्व, कमंत्व” रूप सामान्य से 
युक्त ही हैं । इसलिये "गुण, कमं में अतिव्याप्ति नहीं हो सकती । 

यदि लक्षण में 'एकमात्र' पद को न रखें तो 'जातिरूप सामान्य में लक्षण की 
अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि “जाति' में कोई भी "जाति! नहीँ रहती । इसलिये वह 
( जातिरूप सामान्य ) उस जातिरूप सामान्य से रहित भी है। तथा 'द्रव्य, गुण, कमं” 
में समवेत भी है, अतः लक्षण की अतिव्याप्ति हो रही है। उसके निवारणार्थं लक्षण 
में 'एकमात्र' पद को रखना आवश्यक है । तब वह 'जातिखूप सामान्य, एक व्यक्ति- 
मात्र में समवेत नहीं है, किन्तु अनेक व्यक्तियों में समवेत है । उस कारण 'सामान्य” में 
“विशेष! के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

'विशेष? प॒दाथं का एक दुसरे प्रकार से भी लक्षण कर सकते हैं-- स्वतोव्यावत्ते- 
कत्वं विशेषत्वस्‌' अर्थात्‌ जो पदार्थ, अपने को तथा अपने आश्रय को अपने स्वरूप के 
द्वारा ही भिन्न ( व्यावृत्त ) करता है, उस पदार्थ को 'विशेष' कहते हैँ । अर्थात्‌ अपना 
तथा अपने आश्रय का जो स्व-स्वरूपत: ही व्यावर्तक होता है, उसी पदार्थ को “विशेष' 
कहा जाता है । और इतर पदार्थ के भेद को 'व्यावृत्ति' कहते हैं । तथा उस “्यावृत्ति' 
का हितु' रूप से जो 'जनक' ( उत्पादक ) होता है, उसे “व्यावतंक' कहते हैं। और 
अपने स्वरूप के द्वारा (स्वरूप मात्र से) ही जो व्यावतंक होता है, उसे “स्वतो 
व्यावतंक” कहते हैं! ऐसी “स्वतो व्यावतंकता' का संभव 'विशेष' पदार्थं में ही 
इष्टिगोचर होता है, अन्यत्र नहीं 1 अतः लक्ष्य ( विशेष ) में लक्षण का समन्वय 
'हो जाता है। 

जिस 'परमाणु' आदि नित्य द्रव्य में 'समवायसम्बन्ध' से वह ‘विशेष’ रहता है, 
वही उस “परमाणु” आदि नित्यद्रव्य को दुसरे 'परमाणु' आदि नित्यद्रव्य से अपने 
स्वरूप के द्वारा ही भिन्न ( अलग ) करता है। जैसे--'अयं परमाणुः एतत्परमाणो- 
भिन्नः एतद्विशेषात्‌- अर्थात्‌ यह पार्थिव परमाणु, इस दुसरे पाथिव प माणु से भिन्न 
है, इस विशेष से युक्त होने के कारण । 

इस अनुमान से यह बताया जा रहा है कि 'भेद' को मिद्ध करने के लिये 'एतद- 
व्यक्तित्व’ रूप हें ही 'विशेष' को हेतु ( कारण ) कहा जाता है। यदि हम 'भेद' की 
सिद्धि के लिये उस 'विशेष' को 'विशेषत्व' रूप से ही एए ( कारण ) कहें, तो 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१० तकंभाषा [ विशेषसिद्धि 


'विशेषत्वे' रूप से वह 'विशेष' रूप हेतु, दुसरे 'परमाणु' में भी विद्यमान है । किन्तु 
“दुसरे परमाणु' में उस दूसरे परमाणु का 'भेद' रूप 'साध्य' नहीं है । अतः साध्या- 
भाववाले दूसरे परमाणु में 'हेतु' के रहने से ( वृत्ति होने से ) 'विशेषत्वधमं से विशिष्ट 
हेतु' व्यभिचारी होगा । इसलिये 'विशेष' को 'एतद्व्यक्तित्व' रूप से ही 'हेतु' कहना 
चाहिये । 

तब उस 'विशेष' में “तादात्म्य सम्बन्ध' से स्वयं ( विशेष-व्यक्ति ) का ही 'एतद्‌- 
व्यक्तित्व' है । उसमें अन्य किसी दूसरे का 'एतद्व्यक्तित्व' नहीं हो सकता है। इस 
रीति से वह 'विशेष', स्वाश्रयभूत परमाणु आदि नित्यद्रव्य का, दूसरे 'नित्यद्रव्य' से 
स्वरूपतः ही व्यावतंक होता है । 

उसी तरह वह “विशेष”, स्वाश्रयभुत "द्रव्य! से स्वयं अपने.को भी व्यावृत्त 
कर लेता है, यानी अपना भी स्वतः ( स्वयं ) एव व्यावतंक हो जाता है। जैसे-- 
‘विशेषः द्रव्याद्‌ भिन्नः विशेषात्‌ः--अर्थात्‌ यह 'विशेष’, “द्रव्य” से भिन्न है, 'विशेष' 
होने से । 

अथवा वह 'विशेष', दूसरे 'विशेष' से अपना व्यावतंन स्वतः ही कर लेता है, 
अर्थात्‌ स्वतः ही 'स्वयं” का व्यावतंक हो जाता है । जैसे--'एतद्विशेषः तद्विशेषाद्‌ 
भिद्यते एतद्विशेषात्‌'- अर्थात्‌ यह “विशेष” दूसरे 'विशेष’ से भिन्न है, 'एतद्विशेष' 
होने से। इस रीति से वह “विशेष” दूसरे 'विशेष' से अपना ( स्वयं का ) व्यावतंक 
'स्व-स्वरूप' से ही होता है। उसे ( विशेष को ), 'इतरभेद' की सिद्धि के लिये 'स्व- 
निष्ठ' किसी “इतर विशेष” की अपेक्षा नहीं रहती । यदि इतर भेद के सिद्ध्यथं उसे 
स्वनिष्ठ 'दुसरे विशेष” की अपेक्षा मानी जाय तो “दुसरे विशेष” को भी इतर से अपना 
भेद सिद्ध करने के .ल्यि किसी “तीसरे विशेष” की अपेक्षा करनी होगी । उसी तरह 
तीसरे को चोथे, चौथे को पाचवे; इस रीति से वह 'विशेष परम्परा” कभी और कहीं 
विश्रान्त ही न होने से अनवस्था दोष होगा । वह न हो सके, इसलिये 'विशेष' को 
स्व-स्वरूप से ही व्यावतंक मानना चाहिये । तब अनवस्था दोष नहीं हो सकेगा । 

एवं लक्षणलक्षित 'विशेष' पदाथं, 'परमाणु' आदि नित्यद्रव्यो में ही समवाय 
सम्बन्ध' से रहता है। 'दधणुक' आदि अनित्य द्रव्यों में वह नहीं रहता है। वे 
“परमाणु, आकाश' आदि नित्यद्रव्य, अनन्त हैं, उस कारण वे “विशेष” भी अनन्त हैं 
यानी असंख्यात हैं। नित्यद्रव्यो के समान वे 'विशेष', उत्पत्ति-विनाश से रहित होने 
के कारण गु “नित्य हैं। कोई भी “विशेष” अनित्य नहीं है। और धर्माधिर्म की तरह 
वे 'विशेष' अतीन्द्रिय होते हैं, यानी किसी भी इन्द्रियजन्य. प्रत्यक्ष के विषय वे 
नहीं होते । ऐसे अतीन्दिय विशेषों की सिद्धि, केवल अनुभानप्रमाण से ही होती है! 

अनुमान प्रयोग इस प्रकार होगा--'परमाणुभेदः किव्चिल्लिज्जज्ञाप्य: 
कपालभेदज्ञाप्यघटभेदवत्‌'- अर्थात्‌ सजातीय परमाणुओं का जो परस्पर भेद है, वह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 


3 


हत्या 


विशेषसिद्धि ] अर्थनिरूपणम्‌ ५११ 


(भेद ) किसी लिङ्ग से ज्ञाप्य है, यानी किसी हितुरूपलिङ्ग' से जन्य अनुमिति- 
ज्ञान का विषय होने योग्य है, 'भेदरूप” होने से । जो भी 'भेद' होता है, वह किसी 
'लिङ्ग' से ज्ञाप्य ही हुआ करता है। जैसे--'दो घटों' का परस्पर भेद दै, वह 
(भेद), उन “दो घटों' के 'समवायिकारण'रूप 'कपालों' के भेद से ही ज्ञाप्य होता 
है । उसी तरह 'परमाणुओं' का 'भेद' भी भेद होने के नाते किसी लिङ्ग से ही अवश्य 
ज्ञाप्य होगा । सजातीय परमाणुओं के भेद का “अन्य” कोई 'ज्ञापक' न होने से 
परिशेषात्‌ वह ‘विशेष’ ही उन परमाणुओं के भेद का 'ज्ञापक' सिद्ध होता है। अथवा 
'विशेष' पदार्थ को सिद्ध करने के लिये एक अनुमान, दुसरे प्रकार से भी कर सकते 
हैं--'आकाशनिष्ठा या शब्दसमवायिकारणता सा किच्िद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ 
दण्डनिष्ठकारणतावत्‌' अर्थात्‌ 'आंकाश' में रहने वाली जो शब्दगुण' की समवायि 
कारणता' है, वह किसी घमं से अवच्छिन्न होने योग्य है, 'कारणता' होने से । जो भी 
'कारणता' होती है, वह किसी ध्म से अवच्छिन्न ही होती है । जैसे--'दण्ड' में रहने 
वाले “घट? की कारणता 'दण्डत्व' धर्म से अवच्छिन्न होती है, वसे ही 'आकाशे- 
निष्ठाकारणता' भी किसी धमं से अवश्य अवच्छिन्न ही होगी । इस नियम के अनुसार 
“आकाशवृत्तिकारणता' का अवच्छेदक, आकाशवृत्ति “विशेषः ही होता है। 

शंका--उक्त रीति से 'विशेष' पदार्थ की सिद्धि होने पर भी उसे ( विशेष पदार्थ 
को ) मानने की आवश्यकता क्यों हो रही है ! 

समा०--'घट' आदि अवयवी से 'द्रथणुक' तक जितने भी अवयवी हैं, उन 
अवयवियों का तत्ततु कपालादि अवयवों के भेद से ही परस्पर भेद सिद्ध हो जाता 
है। उसी प्रकार 'घट-पटादिकों' का भी तत्तत्‌ कपाल-तन्तु आदि अवयवों के भेद से 
ही परस्पर भेद सिद्ध हो जाता है। उस कारण इन घट-पटादि कायंद्रव्यो में 'विशेष' 
की कल्पना नहीं की जाती । १ 

श्रृथिवी, जल, तेज, वायु--इन चार भूतो के जो परमाणु हैं, तथा आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन'--ये पाँच द्रव्य हैं, वे 'परमाणु, आकाश आदि नित्य- 
द्रव्य, किन्ही अवयवो से जन्य नहीं होते हैं। इसलिये तत्तद अवयवभेद से उन 
'नित्यद्रव्यो' का परस्पर भेद सिद्ध नहीं हो सकता । एवं 'परमाणु,- आकाश आदि 
नित्यद्रव्य'---परस्पर अत्यन्त संकीर्ण हैं। ऐसे नित्यद्रव्यों का परस्पर भेद, किसी 
भेदक धम के बिना नहीं हो सकता । इसलिये उन परमाणु, आकाशादि नित्यद्रव्यों 
को परस्पर भिन्न करने वाला 'कोई धर्म” अवश्य मानना होगा । तब “सत्ता, तथा 
'दरव्यत्व' धर्म तो समस्त नित्यद्रव्यों का साधारण धर्म है। अतः सत्तात्व' धर्म से या 
द्रव्यत्व? धर्मे से उन नित्यद्रव्यो का परस्पर भेद सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि उस 
"भेद! का साधक 'असाधारण धर्म' ही हो सकता है । अतः परिशेषात्‌ “तत्तत्‌ नित्यद्वव्य' 
वृत्ति वह 'विशेष' ही तत्तत्‌ नित्यद्रव्य को दुसरे नित्यद्रव्य से भिन्न करता है। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१२ तकंभाषा [ विशेषसिदधि 


यद्यपि 'पाथिव परमाणुओं' को “जल आदि के परमाणुओं' से भिन्न करने वाला 
“गन्धगुण' है, तथा “पृथिवीत्व' जाति है, उसी तरह 'जलीय परमाणुओं' को 'पृथिवी 
आदि के परमाणुओं' से भिन्न करने वाला “शीतस्पर्श' है, और “जल्त्वजाति' है। 
उसी तरह “तैजस्‌ परमाणुओं' को उन पृथिवी आदि के परमाणुओं से भिन्न करने 
वाला 'उष्णस्पर्श' है, और 'तेजस्त्व' जाति है। तथा 'वायवीय परमाणुओं' को उन 
“पृथिवी आदि के परमाणुओं' से भिन्न करने वाला अपाकज अनुष्णाशीतस्पशं' और 
'वायुत्व' जाति है । तथा 'आकाश' को 'परमाणु' आदि से भिन्न करने वाला 'शब्द 
गुण है। तथा 'आत्मा' को उन 'परमाणु' आदि से भिन्न करने वाले 'ज्ञान आदि 
गुण' हैं, और 'आत्मत्व' जाति है। तथा 'मन' को उन “परमाणु आदि! से भिन्न 
करने वाली 'मनस्त्वजाति' है। उस कारण विजातीय नित्यद्रव्यरों के परस्पर भेद- 
सिंदध्यर्थ 'विशेष’ पदार्थं के स्वीकार की आवश्यकता नहीं है । 

तथापि पृथिवीत्वरूप से जो “सजातीय पाथिवपरमाणू' हैं उनका परस्पर भेद 
उस गन्ध गुण तथा 'पृथिवीत्वजाति' से नहीं हो सकता । क्योंकि वह 'गन्धगुण' और 
'पृथिवीत्वजाति', उन समस्त पाथिवपरमाणुओं में रहती है । उसी प्रकार जलत्व- 
रूप से जो “सजातीय जलपरमाणु' हैं, उनका परस्पर भेद, उस 'शीतस्पर्श' और 
'जळत्वजाति' से नहीं हो सकता । क्योंकि समस्त 'जलीयपरमाणुओं' में शीतस्पर्श | 
और जलत्वजाति रहती है। उसी प्रकार तेजस्त्वरूप से जो सजातीय तेजस्‌ परमाणु | 
हैं, उनका परस्पर भेद, उष्णस्पर्श और तेजस्त्वजाति से नहीं हो सकता । क्योंकि 
समस्त तैजस्‌ परम।णुओं में उष्णस्पर्श और तेजस्त्वजाति रहती है। उसी प्रकार 
वायुत्वरूप से सजातीय जो वायवीयपरमाणु हैं, उनका भी परस्पर भेद, उस अपाकज 
अनुष्णाशीतस्पशं से और वायुत्वजाति से नहीं हो सकता । क्योंकि वे सभी वायवीय 
परमाणु, अपाकज अनुष्णाशीतस्पशं वाले तथा वायुत्वजाति वाले ही हैं। उसी प्रकार 
आत्मत्वरूप से सजातीय जो आत्माएं हैं, उनका परस्पर भेद भी उन ज्ञानादिक गुणों 
से तथा आत्मत्वजाति से नहीं हो सकता । क्योंकि समस्त आत्माओं में “ज्ञानादिक' 
गुण और 'आत्मत्वजाति' रहती है । उसी प्रकार मनस्त्वरूप से सजातीय जो 'मन' 
हैं, उन समस्त मनों का परस्पर भेद, उस 'मनस्त्वजाति' से नहीं हो सकता । क्योंकि 
वे समस्त मन उस मनस्त्वजाति से युक्त हैं । 

इसलिये उन सजातीयपरमाणु आदि नित्यद्रव्यो के परस्पर भेद-सिदृध्यर्थ ‘विशेषं 
पदार्थ का ही स्वीकार करना होगा । उसके बिना उन सजातीय परमाणु आदि नित्य 
व्यो मै परस्पर भेद नहीं हो सकेगा। उनमें परस्पर भेद सिद्ध करना ही विशेष | 
पदार्थ के स्वीकार का प्रयोजन है । | 

कुछ ग्रन्थकारों का कहना है कि 'ईश्वर' में जो 'नित्यज्ञान' है, उसी से वह 
“जीवात्माओं' से भिन्न ज्ञात होता है और 'आकाश' में जो 'शब्दगुण' हैं, उसी सेवह | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


EE 


समवायनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ५१३ 


भी अन्य परमाणु आदि नित्यद्रव्यों से भिन्न हो जाता है । अतः ईश्वर तथा आकाश 
को अन्य द्रव्यो से भिन्न करने के लिये “विशेष” पदार्थ को स्वीकार करने की आवश्य- 
कता नहीं है । 

नवीन नैयायिक तो किसी प्रमाण के न होने से तथा किसी प्रयोजन के भीन 
होने से 'विशेष' पदार्थ को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि 
प्रचीनों ने 'विशेष' पदार्थ में जैसे 'स्ववृत्ति धमं' के बिना ही उसमें 'स्वतोग्यवतंकता' 
स्वीकार कर ली है, वैसे ही 'परमाणु आदि नित्यद्रव्यो' में भी वे 'स्वतोव्यावतंकता' 
को स्वीकार कर ले। जिससे 'विशेष' पदार्थ की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं 
होगी । * 

“विशेष? का स्वरूप ही 'स्वतोव्यावृत्त' है। उसका भेदक अन्य कोई धमं नहीं 
है । यह 'विशेष' ही नित्यद्रव्यो में रहने वाला अन्तिम भेदक धर्म है । यह विशेष 
धर्म, 'नित्यद्रव्यरूप पृथिवीआदि चार के परमाणु और आकाश, कुल पाँच में ही 
रहता है । अवशिष्ट जो चार द्रव्य हैं, उनमें से 'काल' ओर 'दिक्‌' तो एक-एक 
ही द्रव्य हैं, अतः उनमें 'विशेष” मानने की आवश्यकता नहीं है । और “आत्मा! 
तथा 'मन' को स्वसजातीय तत्त्वो से भिन्न करने वाले भेदक धमं, उनके अपने गुण 
अर्थात्‌ 'अहृष्ट' ( धर्माधमं ), संस्कार आदि होते हँ । इसलिये उनमें भी 'विशेष” 
को मानने की आवश्यकता नहीं होगी । 

इस “विशेष” पदार्थं को सप्तपदार्थवादी कणाद महषि ने ही स्वीकार किया है। 
षोडशपदार्थंवादी गौतममहवि ने उसे स्वीकार नहीं किया है । 

समवायः 

अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः । स चोक्त एव । 

नन्ववयवावयविनावप्ययुतसिद्धो तेन तयोः सम्बन्धः समवाय इत्युक्तम्‌ । 
न चेतद्‌ युक्तम्‌ । अवयवातिरिक्तस्यावयविनोऽभावात्‌ । परमाणव एव बहुव- 
स्तथाभुताः सञ्चिक्कष्टाः घटोऽयं घटोऽयमिति गह्यन्ते । 

अत्रोच्यते । अस्त्येकः स्थूलो घट इति प्रत्यक्षा बुद्धिः । न च सा परमाणुष्व- ` 
नेकेष्वस्थुळेष्वतीरब्रियेषु भवितुमर्हति। भ्रान्तेयं बुद्धिरिति चेत्‌ न, बाधका" 
भावात्‌ । 

तदेव षट्पदार्था द्रव्यादयो वणिताः। ते च विधिमुखप्रत्ययवेद्यत्वाद्‌ भाव- 
रूपा एव । 

अयुतसिद्वयोरिति । अयुतसिद्ध पदार्थों का सम्बन्ध 'समवाय' होता है। उसे पहिले 
(पृ. ३०-४६ में) बता चुके है । यहाँ समवाय के प्रसंग से अवयवी' की सिद्धि कर रहेहैँ। _ 

शंका--नन्विति । बौद्धदाशंतिक शंका कर रहे हैं कि अवयव ओर 'अवयवी' ` 
भी 'अयुतसिद्ध' है । इसलिये उनका सम्बन्ध समवाय? है--इस बात को 'समवाय' 


cA FESishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५१४ तंकभाषा [ समवायनिरूपण 


वर्णन के प्रसंग में आप कह चुके हैं। किन्तु वह उचित नहीं है, क्योंकि 'अवयव' से 
पृथक्‌ 'अवयवी' ( घट-पट आदि ) की कोई सत्ता ही नहीं है, अर्थात्‌ 'अवयवों' से 
भिन्न ( अलग ) अवयवी” नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। बौद्धदार्शनिक 'अवयवों' 
के अतिरिक्त 'अवयवी' को नहीं मानते हैं । क्योंकि अवयवों के अतिरिक्त यदि 'अवयवी' 
नाम की कोई वस्तु हो तो वह दिखाई देनी चाहिये, किन्तु घट-पट आदि में वैसी कोई 
वस्तु दिखाई नहीं देती । परमाणव इति । बौद्धों का कहना है कि अनेक परमाणु ही 
उस घट-पट आदि के रूप में एकत्रित होकर 'अयं घटः'-यह घडा है, इस रूप में 
गृहीत होते हैं। अर्थात्‌ अवयवों से अतिरिक्त अवयवी' न होकर उस अवयवी के रूप 
में हो जाने वाले बहुत से परमाणु ही इन्द्रिय के साथ सन्निकृष्ट होकर 'यह घट 
है, यह घट है'--इस रीति से ग्रृहीत होते हैं। एवं च उन परमाणु रूप अवयवों के 
अतिरिक्त 'घटरूप' कोई अवयवी नहीं है । 

समा०-_अत्नोच्यते इति । सिद्धान्ती उत्तर देता है--'एक स्थूल घट” है, यह 
प्रत्यक्ष अनुभव सभी को होता है। न चेति। ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव “परमाणु समूह' में 
नहीं होता है, क्योंकि बोद्धो के मतानुसार 'घट' के आकार में सन्निविष्ट होने वाले जो 
'परमाणु' हैं, वे अनेक हैं और वे सूक्ष्म भी हैं। तब उनमें 'एकत्व' और “स्थूलत्व' का 
ज्ञान कैसे हो सकेगा ? दुसरी बात यह है कि “परमाणु” तो 'अतीन्द्रिय हें । अतः 
सर्वसाधारण की इन्द्रियों के द्वारा वे ग्राह्य न हो सकने के कारण उनका प्रत्यक्ष होना 
भी संभव नहीं है। एवं च यदि “परमाणुपुञ्ज ( परमाणुसमूह ) के अतिरिक्त कोई 
'घट आदि अवयवी न होगा, तो 'यह एक स्थूल घट है'--ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं 
हो सकेगा । 
र । इस पर यदि बौद्ध यह कहे कि 'एकः स्थूलः प्रत्यक्षः घटः यह 

अनुभव तो भ्रम हे । अर्थात्‌ ' परमाणुओं' में ' १ 

प पत है। अर्थात्‌ “अनेक सुक्ष्म परमाणुओं' में 'एक स्थूल घट' की 

तो उस पर नैयायिक-वैशेपिको का कहना है कि जो भी 'भ्रम' होता है, उसका 
'यथाथज्ञान' से बाध ( निवृत्ति ) हुआ करता है। परन्तु 'यह एक स्थल घट है 
यह प्रत्यक्ष अनुभव तो सभी को हुआ करता है, उसका बाध होता कभी नहीं देखा 
याह । तब उसे “भ्रम' कैसे कहा जायगा ? मन्द अन्धकार में पडी रज्जु को देखकर 
सर्प का भ्रम होता है, किन्तु प्रकाश में देखने पर बह्‌ सपंप्रतीति का भ्रम, बाधित 
हो जाता है। 'यह सपं नहीं है'--इस प्रकार अनुभव होने लगता है । इसल्यि जो 
प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, उसे मिथ्याप्रतीति यानी भ्रम, नहीं कह सकते । अपितु वह 
यथार्थ प्रतीति ही है । अतः अनुभव के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि 'अवयवों' 
से अतिरिक्त “घट' आदि अवयवी का भी अस्तित्व है। श्रीवाचस्पति मिश्र ने कहा हैं 
कि 'संविदेव भगवती वस्तूपगमे न: शरणम्‌'--( न्या० वा० तात्प० टी० ) । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समवायनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ५१५ 


तदेवमिति । इस प्रकार द्रव्य आदि छह “भाव पदार्थो' का वर्णन किया गया, | 
जो विधिरूप ज्ञान का विषय होने से “भावरूप' ही है । 

माधुरी 

अब छठे 'समवाय' पदार्थ का निरूपण करने के लिये उसका लक्षण 'अयुतसिद्धयोः . 
सम्बन्ध। समबायः' किया गया है । अर्थात्‌ अयुतसिद्ध पदार्थों का जो परस्पर सम्बन्ध 
है, उसे 'समवाय' कहते हैं । अयुतसिद्ध पदार्थ ये हैँ--'( १ ) अवयव-अवयवी, (२) 
गुण-गुणी, ( ३ ) क्रिया-क्रियावात्‌, (४) णाति-व्यक्ति, ( ५) विशेष-नित्यद्रव्य । 
इन दो-दो पदार्थों को 'अयुतसिद्ध' कहते हैं। अयुतसिद्ध का लक्षण यह है--'ययो- 
हृयोमंष्ये एकमविनइयदपराशितमेवावतिष्ठते तावयुतसिद्धो-अर्थात्‌ जिन दो पदार्थों में 
से एक पदार्थं अपनी 'अविनाश' अवस्था में दुसरे पदार्थं के आश्रित ही रहता है, 
'स्वतन्त्र' नहीं उस अवस्था में वे दोनों पदार्थ 'अयुतसिद्ध/ कहे जाते हैं। 
जैसे--'सन्‍तु' आदि अवयवों में 'समवायसम्बन्ध' से रहने वाले जो 'पट' आदि 
अवयवी हैं, उन 'अवयव' और 'अवयवी? दोनों पदार्थों के बीच में एक 'पट' आदि 
“अवयवी! पदार्थे, अपनी अविनाश अवस्था में दुसरे 'तन्तु' रूप अवयव पदार्थं के 
आश्रित ही रहता है। उस “अवयव पदार्थ' को छोड़कर वह 'अवयवी' पदार्थ स्वतन्त्र 
नहीं रहता । इसलिये वे 'तन्तु' आदि अवयव, तथा 'पट' आदि अवयवी दोनों 'अयुत- 
सिद्ध' कहे जाते है । और गुणीरूप “वृधिवी'आदि नवद्रव्यो में समवायसम्बन्ध से 
रहने वाले जो 'रूप' आदि गुण हैं, उन गुण-गुणीरूप दोनों पदार्थों के बीच में एक 
'रूपादिगुण पदार्थ अपनी अविनाश अवस्था में दुसरे द्रव्यरूप “गुणी पदार्थ के आश्रित 
ही रहता है। उस 'गुणी' पदार्थ को छोड़कर वह गुण' पदार्थ स्वतन्त्र नहीं 
रहता । इसलिये वे 'रूपादिगुण' तथा “पृथिवी आदि द्रव्यरूप गुणी' दोनों अयुत 
कहे जाते हैं। और "पृथिवी, जल, तेज, वायु और मन'--इन पाँच मूतंद्व्यों में 
'समवायसम्बन्ध' से रहने वाली जो 'कमंरूप क्रिया! है, उन 'क्रिया ओर क्रियावानुरूप 
दोनों पदार्थों के बीच में 'एक क्रिया पदार्थ, अपनी अविनाश अवस्था में दुसरे 
क्रियावान्‌ मूतंद्रव्य के आश्रित ही रहता है। उस क्रियावान्‌ सुर्य पदार्थ कों 
छोड़कर वह 'क्रियापदार्थ' स्वतन्त्ररूप से नहीं रहता। इसलिये उन कर्मरूप क्रिया 
पदार्थं तथा 'क्रियावान्‌ मूतंद्रव्य' पदार्थ दोनों को “अयुत्॒तिद्ध कहा जाता है। तथा 
घट-पट” आदि व्यक्तियों में समवायसम्बन्ध से रहने वाली je आदि 
जातियाँ हैँ । उन जातिःच्यक्तिरूप दोनों पदार्थों में से 'एक घटत्व-पटत्व आदिं जाति ` 
पदार्थ, उन 'घट-पट' आदि व्यक्तियों की 'अविनाश अवस्था' में उनके ( दुसरे घट- 
पट आदि व्यक्तिरूप पदार्थ के) आशित ही रहता है। इसलिये वे घटत्व-पटत्व 
आदि जातिपदार्थं तथा घट-पट आदि व्यक्तिपदार्थं दोनों अयुतसिद्ध कहे जाते हैं । 
एवं 'परमाणु और आकाश आदिं ` नित्यद्रव्यो' में समवायसम्बन्ध सेंः रहने वाला 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


य 
“> 
~ 


तकंभाषा [ समवायनिरूपण 


_ "०, 


दिशेज' पदायं है । उन 'विशेष' और 'परमाणु आदि नित्यद्रव्य' दोनों पदार्थों में से 
एक विज्ञेय पदार्थ, दूसरे 'नित्यद्रव्य' पदार्थ के आश्रित ही रहता है । उस नित्यद्रव्य- 
झर पदार्थ को छोड़कर वह “विशेष” पदार्थ स्वतन्त्ररूप से नहीं रहता है । इसलिये 
“विशेष” और 'परमाण्वादि नित्यद्रव्य पदार्थ” दोनों को 'अयुतसिद्ध' कहते हैं । 

शंका--तन्तु आदि अवयवों के नष्ट होने के वाद एक क्षण के पश्चात्‌ ही पट 
आदि अवयवियों का नाश होता है। तथा घट-पट आदि द्रव्यनाश के पश्चात्‌ एक क्षण 
के अनन्तर ही 'रूप' आदि गुणों का तथा क्रिया का नाश होता है, क्योंकि तन्तु 
आदि अवयवों का नाश, 'पट” आदि अवयवी के नाश में कारण है। तथा उन 
गुण, कर्म' के आश्रयभूत घट-पटादि द्रव्य का नाश, उन “गुण, कमं' के नाश में 
कारण होता है। और 'कारण' हमेशा 'कार्य' की उत्पत्ति से पुवं ही विद्यमान 
रहता है। इसलिये 'पट” आदि अवयवी तथा 'रूप” आदि गुण एवं 'कमंरूप क्रिया; 
एकक्षण तक उक्त 'तन्तु, घट, पट? आदि आश्रय के बिना स्वतन्त्र ही रहते हैं । 

समा०--जिस एक क्षण में 'पट' आदि अवयवी, तथा “गुण, कर्म, स्वतन्त्र रहते 
हैं, वह क्षण, उन अवयवी आदि पदार्थों की 'विनाश अवस्था? है । उसके निवृत्त्यथं 
दी अयुतसिद्ध के लक्षण में 'अविनश्यत्‌” पद दिया गया है। इसीलिये अवयवी का 
अवयव के साथ जो सम्बन्ध है। उसको, तथा गुणों का गुणी के साथ जो सम्बन्ध 
“है उसको, तथा क्रिया का क्रियावान्‌ ( मूतंद्रव्य ) के साथ जो सम्बन्ध है उसको, 
तथा जाति का व्यक्ति के साथ जो सम्वन्ध है उसको, तथा विशेष का नित्यद्रव्य | 
के साथ जो सम्बन्ध है उसको समवाय? कहते हें । एवं च अयुतपदार्थों के सम्बन्धं | 
को 'समवाय' कहा जाता है 


यह 'समवाय' पदार्थं, 'द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष'--इन पाँच पदार्थों में 


ही 'विशेषणताख्य स्वरूपसम्बन्ध' से रहता है। 'समवाय तथा अभाव' में 'समवाय' 
कभी नहीं रहता । 


| 

और वह 'समवांय'-एक ही होता है, अनेक नहीं। वह समवाय- | 
प र ह एक ही समवा 

र्यादि पाँचों पदार्थों में रहता है, क्योंकि 'समवाय' को एक ही मानकर यदि निर्वाह | 


हो जाता है, तो 'समवाय' को “नाना! क्यों माना जाय ? 'नाना' मानने में गौरवदोष 
होगा । और उसे 'नाना’ 


मानना चाहिये । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समवायनिरूपण ] अर्थेनिरूपणस्‌ ५१७ 


शंका--'समवाय' को यदि 'एक' ही माना जायगा तो रूपरहित 'वायु' आदिकों 
में भी “रूपवान्‌ वांयुः'-ऐसी 'रूपवत्ताप्रतीति’ होनी चाहिये । क्योंकि 'पूथिवी? 
आदिको में रहने वाला जो “रूप” का समवाय है, . तथा 'वायु' में रहने वाला जो 
स्पर्श का समवाय है, वह समस्त 'समवाय' एक ही है। अर्थात्‌ “रूप का समवाय 
तथा “स्पशं का समवाय' आपके मत से ( नेयायिक के मत से ) एक ही है। अतः 
वायु आदि में उस 'रूपसमवाय' के विद्यमान होने के कारण 'वायु' में 'रूप' की 
प्रतीति अवश्य होनी चाहिये, किन्तु होती नहीं है । ऐसी स्थिति में 'समवाय' को 
एक कंसे कहा जाय ? 

समा०--'रूपविशिष्ट समवाय’ की जो अधिकरणता है, वह “विशिष्ट अधि- 
करणता' ही 'रूपवान्‌ अयम्‌'--इस प्रकार की प्रतीति में कारण होती.है। 'वायु 
आदि' में “रूपगुण' का अभाव होने से 'रूपविशिष्ट समवाय” की वहाँ अधिकरणता _ 
नहीं है, अपितु 'स्पर्शविशिष्ट समवाय” की अधिकरणता है। इसलिये “वायु” में ` 
“रूपवानयम्‌' यह प्रतीति नहीं होती है । किन्तु 'रूपविशिष्ट समवाय’ की अधिकरणता 
बाले "पृथिवी, जल, तेज' में ही 'रूपवत्ताप्रतीति' होती है। एवं च 'समवाय' के 
'एक' मानने पर भी तत्तद्रूपादिविशिष्ट समवाय की अधिकरणताओं का भेद होने से 
“रूपवान्‌ वायुः, स्पर्शवात्‌ आकाशः, गन्धवत्‌ जलम्‌, क्रियावान्‌ आत्मा’ इत्यादि 
प्रतीतियों की आपत्ति का प्रसंग नहीं हो रहा है। 

'समवाय', उत्पत्ति-विनाशरहित होने से उसे “नित्य” कहा गया है । यदि कदाचित्‌ 
'समवाय' को अनित्य मान लिया जाय तो अनेक समस्याएँ उपस्थित होंगी । क्योंकि 
जो भी 'भावकायं' होता है, वह 'समवायिकारण' से जन्य ( उत्पन्न ) होता है । 
समवायिकारण के बिना किसी भी भावकायं की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिये 
'समवायरूप भावकायं' का भी कोई 'समवायिकारण' अवश्य ही मानना होगा। 
तब समवायसम्बन्ध से कायंसम्बद्ध 'द्रव्य/ ही समवायिकारण हुआ करता है। जैसे-- 
समवायसम्बन्ध से ( पटरूप ) का्यंसम्बद्ध 'तन्तु' ही 'पट' कार्यं के प्रति समवायि- 
कारण होते हैं। वैसे ही यहां पर भी 'समवायरूप कार्य" का जो 'समवायिकारण' 
होगा, वह भी 'समवायसम्बन्ध' से कार्यसम्बद्ध होकर ही उस समवाय कायं के प्रति 
समवायिकारण होगा । अथवा किसी “अन्य समवाय” से कार्यसम्बद्ध होकर ही उस 
'समवायकार्य' के प्रति समवायिकारण कहुलायेगा । इस प्रकार प्रथम पक्ष के स्वीकार 
करने पर 'समवाय' की उत्पत्ति में उसी की ( समवाय की ही ) अपेक्षा रहने से 
“आत्मा्यदोष' होगा । 

यद्वि द्वितीय पक्ष का स्वीकार करते हैं तो दुसरे समवाय को भी प्रथम समवाय 
की तरह 'कार्यरूप' ही मानना होगा, तथा दुसरे “समवाय” का भी कोई समवायि- 
कारण” मानना होगा । तब उस पर भी विचार करना होगा कि वह दुसरा समवाय 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


-५१८ तकंभाषा [ समवायनिरूपण 


भी किसी 'समवाय' के द्वारा अपने समवायिकारण में सम्बद्ध होता है? या स्वत एव 
सम्बद्ध होता है? अथवा “प्रथम समवाय' के द्वारा सम्बद्ध होता है? अथवा किसी 
तीसरे समवाय' के द्वारा सम्बद्ध होता है? [ 

तब प्रथम पक्ष में तों पहिले की तरह 'आत्माश्रय' दोष होगा । द्वितीय पक्ष 
में परस्पर अपेक्षारूप 'अन्योन्याअय' दोष होगा । तृतीय पक्ष में भी तीसरे समवाय 
को प्रथम समवाय की अपेक्षा रखने के कारण “चक्रक' दोष होगा। ओर तीसरे 
समवाय को चौथे समवाय की अपेक्षा, और उस चौथे समवाय को पांचवे समवाय 
की अपेक्षा इस प्रकार समवाय की धारा बहती रहने से 'अनवस्था' दोष होगा । 


इसलिये यही मानना चाहिये कि 'समवाय' का कोई 'समवायिकरण' नहीं होता 
है। जब उसका कोई समवायिकारण ही नहीं है, तो तद्घटित ( समवायिकारण- 
घटित ) असमवार्थिकारण भी उसका ( समवाय का ) कोई नहीं है । किन्तु समवायि- 
कारण, और असमवायिकारण के बिना किसी भी 'भावकायं' की उत्पत्ति नहीं 
होती है । इसलिये 'समवाय' को उत्पत्तिरहित ही मानना चाहिये । तथा 'समवाय' 
को नाशरहित भी मानना चहिये । यदि 'समवाय' का नाश मानते हैं तो 'एक समवाय' 
के नष्ट होने पर “आत्मा” आदि नित्पद्रव्यों में 'द्रव्यत्वादि' जातियों का विशिष्ट 
अनुभव ही नहीं होगा । इसलिये उसे ( समवाय को ) विनाशरहित ही मानना चाहिये । 
एवं च उत्पत्ति-विनाशरहित होने से 'समवाय' की 'नित्यता' सिद्ध होती है । 


' , 'समवाय' की एकता तथा नित्यता पर नैयायिक-वैशेषिकों में कोई विवाद नहीं 
है, किन्तु 'समवाय' के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष के विषय में दोनों का एकमत नहीं है। 
' वैशेषिकों ने 'समवाय' को अतीन्द्रिय मानकर उसे केवल अनुमानप्रमाण का ही विषय 

माना है। . और नेयायिकों ने 'समवाय' को चक्षुरादि इन्द्रियों से जन्यःपरत्यक्ष का 

विषय माना है। वंशेषिकों का कहना है कि जिस सम्बन्ध के जो भी प्रतियोगी: 
अनुयोगी रूप सम्बन्धी होते हैं, उनका प्रत्यक्ष ही उस सम्बन्ध के प्रत्यक्ष होगे में 
कारण होता है। सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष हुए बिना 'सम्बन्ध' का प्रत्यक्ष नहीं होता | 
ऐसी स्थिति में 'समवायसम्बन्ध' का प्रत्यक्ष होना असम्भव है । क्योंकि 'एक समवाय 
के द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष” ये सम्बन्धी हैं । इन सभी सम्बन्धियों का परत्य 
एक ईश्वर के बिना किसी जीवधारी को नहीं हो सकता । 

यद्यपि प्रत्यक्षयोग्य यत्किस्चित्‌ 'घटादिक' सम्बन्धियों का जीव को प्रत्यक्ष होता 
है,. तथापि “परमाणु, आकाशादिक' अतीन्द्रिय पदार्थों का उसे (जीवको ) प्रती 
नहीं होता । वे अतीन्द्रिय पदार्थ भी उस 'एक समवाय? के सम्बन्धी होते हैं । 
कारण “एक समवाय” के समस्त सम्बन्धियों का अप्रत्यक्ष रहने पर 'समवी | 
प्रत्यक्ष होना कदापि संभव नहीं है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


समवायनिरूपण ] अर्थेनिरूपणस्‌ ५१८ 


यदि हम 'समवायसम्बन्ध' के प्रत्यक्ष होने में उसके समस्त सम्बन्धियों के प्रत्यक्ष 
को 'कारण' न मानकर केवल 'यत्किच्चित्सम्बन्धी' के प्रत्यक्ष को ही कारण कहें, तो 
अतीन्द्रिय आकाश' के साथ जो 'घट' का 'संयोग सम्बन्ध' है उसका ( संयोग 
सम्बन्ध का ) भी प्रत्यक्ष होना चाहिये। क्योंकि उस 'संयोग सम्बन्ध” के एक 'घट- 
रूप' सम्बन्धी का लोगों को प्रत्यक्ष हो ही रहा है । किन्तु 'आंकाश-घट-संयोग' का 
प्रत्यक्ष किसी को भी नहीं हो पाता है । क्योंकि एक 'घटरूप? सम्बन्धी का प्रत्यक्ष 
होने पर भी दूसरे आकाशरूप' सम्बन्धी का किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस- ` 
लिये 'सम्बन्ध के प्रत्यक्ष होने में उसके समस्तसम्बन्धियो के प्रत्यक्ष को कारण 
मानना आवश्यक है। अतः 'समवाय का प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह अतीन्द्रिय है । 
अर्थात्‌ किसी भी इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान का वह विषय नहीं है । 

वैशेषिक कहता है कि 'समवाय? की 'अतीन्द्रियता? को हम केवल युक्ति से ही 
सिद्ध नहीं कर रहे हैं, अपितु अनुमान प्रमाण से भी उसे सिद्ध कर सकते हैं । अनुमान- 
प्रयोग यह होगा--समवायः अतोन्द्रियः आत्मान्यत्वे सति असमवेतभावत्वात्‌ आकाशादि- 
वत्‌--अर्थात्‌ 'समवाय” अतीन्द्रिय होने योग्य है, क्योंकि आत्मा से अन्य होता हुआ 
असमवेत भावरूप होने से । 'जो भी पदाथं, आत्मा से अन्य होता है, तथा असमवेत 
ओर भावरूप होता है, वह पदार्थ 'अतीन्द्रिय' ही होता है'। जैसे 'आकाश!, आत्मा से 
अन्य है, तथा किसी भी पदार्थ में समवायसम्बन्ध से वृत्ति न होने के कारण 'असमवेत' 
भी है और 'भावरूप” भी है । इसीलिये उसे ( आकाश को ) अतीन्द्रिय कहते हैं । 
उसीतरह 'समवाय' भी आत्मा” से अन्य है तथा असमवेत है और भावरूप 
है । इसलिये आकाश की तरह उसे ( समवाय को ) भी अतीन्द्रिय मानना चाहिये । 

समवाय की अतीन्द्रियता सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हेतु में यदि हम 'असमवेत- 
भावत्वात्‌'-इतना ही हितु' का आकार रखें, उसके साथ 'आत्मान्यत्वे सति’ पद 
को न रखें तो 'आत्मा' में 'हेतु' का व्यभिचार होगा । क्योंकि “आत्मा' “नित्यद्रव्य' 
होने से किसी भी पदाथं में 'समवायसम्बन्ध' से नहीं रहता । उस कारण 'आरमा' 
असमवेत भी है तथा भावरूप भी है। किन्तु वह (आत्मा ) अतीन्द्रिय नहीं है, अपितु 
'मनोंरूप” इन्द्रिय से जन्य-प्रत्यक्ष का विषय होता है । अतः 'अतीनिद्रियत्वरूप' साध्य 
के अभाव वाले ( साध्याभावाधिकरण ) 'आत्मा' में 'असमवेतभावत्वरूप' हेतु के 
वृत्ति होने से ( रहने से) वह ( हेतु ) व्यभिचारी हो जायगा । उस व्यभिचार दोष 
के निरासाथं, अनुमान में प्रयुक्त किये गये हेतु में “आत्मान्यत्वे सति" यह पद अवश्य 
ही देना चाहिये। तब 'आत्मा' स्वयं से ( आत्मा से ) अन्य न होने के कारण 
'उसमें' ( आत्मा में ) हेतु का व्यभिचार नहीं होगा। अब यदि हम उक्त अनुमान 
में 'आत्मान्यत्वे सति भावत्वात' इतना ही हितु' का आकार रखें, उसमें 'असमवेत' 
पद को न रखें तो “घट' आदिकों में 'हेतु' का व्यभिचार होगा । क्‍योंकि वे 'घटादिक' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२० तकंभाषा [ समवायनिरूपण 


'आत्मा' से अन्य हैं, तथा भावरूप भी हैं । अतः 'घटादिकों' में 'हेतु' तो रह गया, 
किन्तु 'अतीन्द्रियत्वरूप' साध्य, उन घटादिकों में नहीं है । एवं च साध्याभावाधिकरण 
में 'हेतु' के रह जाने से 'हेतु' व्यभिचरित हो जायगा । उस व्यभिचार के निवारणाथं, 
हेतु' में 'असमवेत' पद का रखना आवश्यक है । तब 'घटादिक' अपने 'कपालादि' 
अबयवों में 'समवेत' रहने से वे 'असमवेत' नहीं हैं। उस कारण 'घटादिकों' में हेतु' 
का व्यभिचार नहीं है। 
अब यदि अनुमान में “आत्मान्यत्वे सति असमवेतत्वात्‌’ इतना ही 'हेतु' का 
आकार रखते, और उसमें 'भाव' पद न रखते तो 'घट' आदि के अभाव ( घटा- 
भाव ) में 'हेतु' का व्यभिचार होगा । क्योंकि वह 'अभाव', 'आत्मा' से अन्य भी 
है तथा असमवेत भी है। इस कारण 'हेतु' तो 'अभाव' में है, किन्तु “अतीन्द्रियत्व- 
रूप' साध्य, उस 'अभाव' में नहीं है । इसीलिये तो 'अभाव' चक्षुरादि इन्द्रियजन्य 
प्रत्यक्ष का विषय हुआ करता है। एवं च साध्याभावाधिकरण में 'हेतु' के रह जाने 
से वह व्यभिचरित होता है। उस व्यभिचार दोष के निवारणार्थ हेतु’ में 'भाव' पद 
का रखना आवश्यक है। तब 'अभाव” में 'भावरूपता' न होने से उसमें ( अभाव 
में ) हेतु का व्यभिचार नहीं है। इस प्रकार अनुभानप्रमाण के द्वारा 'समवाय' की 
'अतीर्द्रियता' बतायी गई है। 
शंका-अनुमानप्रमाण से 'समवाय' की अतीन्द्रियता सिद्ध होने पर भी उस 
'समवाय' की सिद्धि में तो कोई प्रमाण नहीं है। जब तक कोई “पदार्थ प्रमाण-प्रमित 
न हो, तब तक उसकी अतीन्द्रियता या अनतीन्द्रियता की सिद्धि का प्रयास करना 
व्यथं है । 
समा०-घर्माधम के समान 'समवाय' की सिद्धि भी 'अनुमान' प्रमाण से की जाती 
है । अनुम।नप्रयोग इस प्रकार है--'रूपवान्‌ घटः इति विशिष्टज्ञानं विशेषण-विशेष्यो- 
` भयसम्बन्धविषयकं विशिष्टज्ञानत्वात्‌ दण्डीतिविशिष्टज्ञानवत्‌' । अर्थात्‌ 'यह घट 
रूपवाला है'--इस प्रकार का जो विशिष्ट ज्ञान है, वह 'विशेषण-विशेष्य दोनों के 
सम्बन्धविषयक होने योग्य है, विशिष्टज्ञान होने से। 'जो भी विशिष्टज्ञान होता है, 
वह विशेषण-विशेष्योभयसम्बन्धविषयक ही होता है'। जैसे--'दण्डी पुरुष:-यह 
'विशिष्टज्ञान', स्वयं विशिष्टज्ञानरूप होने से 'दण्ड' रूप विशेषण के तथा 'पुरुप' 
रूप विशेष्य के संयोगसम्बन्धविषयक ही होता हे । वैसे ही “रूपवान घटः’ यह 
विशिष्टज्ञान भी 'रूप' विशेषण और 'घट' विशेष्य के सम्बन्ध विषयक ही होगा । 
दो द्रव्यों' का ही परस्पर संयोग सम्बन्ध होता है । 'द्रव्य' और “गुण” दोनों का संयोगः 
सम्बन्ध नहीं होता । एवं च 'रूपगुण' का 'घट' के साथ “संयोग? सम्बन्ध तो हो नहीं 
सकता, तब परिशेषात्‌ उक्त अनुमान से उस विशिष्टज्ञान का विषय 'समवाय” ही 
सिद्ध होता है। अतः 'समवायसम्बन्ध' अनुमेय है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 


मतान्तरविचार ] अर्थनिरूपणस्‌ ` ५२१ 


किन्तु नेयायिक 'समवाय' को अनुमेय व अतीन्द्रिय न मानकर उसे प्रत्यक्ष 
मानते हैं। उनका कहना है कि 'इह कपालेषु घटसमवायः', 'इह तन्तुषु पट- 
समवायः'- अर्थात्‌ इन कपालों में घट का समवाय है, तथा इन तन्तुओं में पट का 
समवाय है--यह प्रतीति, उन 'कपाल, तन्तु” आदि अवयवों में उन 'घट-पट' आदिं 
अवयवियों के 'समवाय' सम्बन्ध को ही विषय करती है। उस कारण 'समवाय' 
को अतीन्द्रिय नहीं कह सकते । अपितु वह ( समवाय ) चाक्षुषादिःप्रत्यक्षज्ञान का 
ही विषय है। 


वेशेषिकों ने जो एक नियम बताया था कि सम्बन्ध के प्रत्यक्ष होने में 'समस्त 
सम्बन्धियों का प्रत्यक्ष, कारण होता है'--किन्तु यह नियम, 'सम्वन्धमात्र' के प्रत्यक्ष 
होने में लागू नहीं है। यह नियम केवल 'संयोगमात्र' के प्रत्यक्ष में ही लागु होता है । 
अर्थात्‌ 'संयोगसम्बन्ध' के प्रत्यक्ष में ही 'समस्तसम्बन्धियों' का प्रत्यक्ष, 'कारण' होता 
है। 'समवायसम्बन्ध' के प्रत्यक्ष में उसके ( समवाय के ) 'समस्तसम्बन्धियों का 
प्रत्यक्ष! कारण नहीं होता है, अपितु यत्किञ्चित्‌ 'प्रतियोगी-अनुयोगी' रूप सम्बन्धी 
के प्रत्यक्ष होने से ही 'समवाय' का प्रत्यक्ष हो सकता है। अतः अयं घटः'-- 
यह चाक्षुष प्रत्यक्ष; जैसे 'घट' को तथा 'घटत्वजाति’ को विषय करता है, वसे ही 
वह प्रत्यक्ष, उस 'घट-घटत्व' के समवाय को भी विषय करता है। उसी प्रकार 
“नीलो घट:” यह चाक्षुष प्रत्यक्ष भी 'नीलरूप विशेषण” को तथा “घटरूप विशेष्य' को 
तथा दोनों के 'समवाय' को भी विषय करता है । एवं जिस-जिस द्रव्य का जिस-जिस 
इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है, तत्तद्‌ द्रव्यवृत्ति 'गुण-कमं के समवाय? का तथा 'जाति' के 
'समवाय' का भी तत्तद इन्द्रिय से ही प्रत्यक्ष होता है । 

'समवाय' को “अनेक” मानने वाले नवीन नेयायिकों का तो यह मत है कि 
'समावाय सम्बन्ध! एक नहीं है, अपितु वह नाना ( अनेक ) है । क्योंकि “प्रथिवी में 
ही 'गन्ध' का 'समवाय' है । 'जल' में उसका ( गन्ध का ) 'समवाय' नहीं है-यह 
प्रतीति सभी लोगों को होती है। इस प्रतीति के आधार पर 'समवाय सम्बन्ध” का 
'नानात्व' ( अनेकत्व ) ही सिद्ध होता है। अर्थात्‌ पृथिवी' में “गन्धगुण' का 
“समवाय? पृथक्‌ है, और “जल! में 'शीतस्पशं' का 'समवाय' पृथक्‌ है। 'तेज' में 
‘उष्णस्पशे' का 'समवाय” पृथक्‌ है । इस प्रकार जिस-जिस द्रव्य में जो-जो “गुण” रहता 
है तथा जो-जो 'कमं', तथा जो-जो 'जाति' रहती है, उनका 'समवाय' पृथक्‌-पृथक्‌ ही 
उन-उन द्रव्यों में रहता है । अतः 'समवाय' का 'नानात्व' ही सिद्ध होता हे । 

समवाय? के सम्बन्ध में प्रभाकर मीमांसक का मत है कि वह ( समवाय ) 
'नाना' है तथा 'अतित्य' है । उसे “नित्य” कहना ठीक नहीं है । क्योंकि 'नीलो नष्टः, 
रक्त: उत्पन्नः--इस प्रतीति का विषय 'नीलरूप के समवाय का विनाश' तथा "रक्तः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२२ तर्कंभाषा [ अभावविचार | 


रूप के समंवाय की उत्पत्ति' ही है। इस प्रतीति के आधार पर ही 'समवाय' की | 
'अनित्यता' और 'नानात्व' सिद्ध होता है। | 

किन्तु प्रभाकर मीमांसक का उक्त कथन उचित नहीं है, क्योंकि “नीलो नष्टः, रक्त: 
उत्पन्नः--इस प्रतीति से उस 'समवाय' के उत्पत्ति-विनाश की प्रतीति नहीं होती 
है, अपितु उस 'नील-रक्तरूप' का ही 'उत्पत्ति-विनाश” प्रतीत होता है । यदि उक्त 
प्रतीति से 'समवाय” का 'उत्पत्ति-विनाश' कहोगे तो 'घटो नष्टः? इस प्रतीति से भी 
उस घट के “समवाय' का ही 'विनाश' सिद्ध होगा, 'घट” का विनाश सिद्ध नहीं होगा । 
उस से “नील-रक्त' आदि के समान उस 'घट' की भी 'नित्यता' सिद्ध होगी । किन्तु | 
'घट' की नित्यता तो प्रभाकर के मत में भी मान्य नहीं है । 

“समवाय' के सम्बन्ध में महामीमांसकथरीकुमारिलभट्टपाद का कहना है कि जिन | 
'अवयव-अवयवी', 'गुण-गुणी', आदि अयुतसिद्ध पदार्थों का नैयायिको ने 'समवाय- 
सम्बन्ध' माना है, उन 'अयुतसिद्ध पदार्थो' का तो 'स्वरूपसम्वन्ध? ही हो सकता है । 
नेयायिकों ने 'अभावादिकों' का 'स्वरूपसम्बन्ध” माना ही हे । अतः उससे भिन्न एक 
समवायसम्बन्ध' की कल्पना “अयुतसिद्ध पदार्थो' के लिये करना व्यर्थ है । 
` उस पर नेयायिक कहता है कि भट्टपाद का उक्त मन्तव्य ठीक नहीं है, क्योंकि 
द्रव्य-गुण-कर्म, आदि अनेक स्वरूपों में सम्बन्ध की कल्पना करने में अत्यन्त 'गौख' 
दोष होगा । अतः 'एक समवायसम्बन्ध' की कल्पना करने में ही लाघव है । 

इस प्रकार द्रव्यादि छह भावपदार्थो का वर्णन किया गया । प्रमेय ( पदार्थ ) के 
स्वरूपनिर्धारण के लिए 'नैयायिक-वैशेषिकों की दृष्टि में संविद्‌ ( अनुभव ) ही मुख्य 
आधार है । उसी दृष्टि से उन्होंने 'पदार्थ' (प्रमेय ) दो प्रकार के माने हैं। एक तो 
वे.पदार्थ हैं, जिनका अनुभव- “यह है” अर्थात्‌ “यह सत्‌ है, यह भावरूप हैं' इस रूप 
में सभी को होता है। इस प्रकार के अनुभव को भावात्मक प्रतीति अर्थात्‌ 'विधिं- 
मुख प्रत्यय" कहते हैं। “द्रव्य” से लेकर 'विशेष? तक के पदार्थों का अनुभव इसी 
प्रकार का होता है। इस अनुभव का कभी बाघ नहीं होता । इसलिये द्रव्यादि छह 
पदार्थों को “भावपदार्थ कहा जाता है । 

इसके अतिरिक्त एक प्रतीति और भी होती है, जो अत्र घटो नास्ति यहां 
घट नहीं है--इस रूप में होती है। यह प्रतीति 'अभावात्मक' अर्थात्‌ 'निषेधमुखः 
हुआ करती है। इसी अनुभव के आधार पर 'अभाव' नामक सप्तम पदार्थ को 
स्वीकार किया गया है । 

लित अभावपदार्थविचारः 
इदानों एणगस्योऽभावरूपः सप्तमः पदार्थ: प्रतिपाह्यते। स च 


अभावः संक्षेपतो द्विविधः। संसर्गाभावोऽन्योऽन्याभावश्चेति। संस 
त्रिविधः। प्रागभावः, प्रध्वंसाभाबोऽत्यन्ताभावञ्चेति । 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 


अभावविचार ] अर्थनिरूपणस्‌ ५२३ 


उत्पत्तेः प्राक कारणे कार्यस्याभावः प्रागभावः । यथा तन्तुषु पटाभावः। स 
चानादिरुत्पत्तेरभावात्‌। विनाशी च, कार्यस्येव तहिनाशरूपत्वात्‌ । 

उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रघ्वंसाभावः। प्रध्वंसो विनाश इति यावत्‌ । 
यथा भग्ने घटे कपालमाल़ायां घटाभावः। स च मुद्गरप्रहारादिजन्यः। स 
चोत्पत्तिमानप्यविनाशी नष्टस्य कायस्य पुतरनुत्पत्तेः। 

त्रेकालिकोऽभावोऽत्यन्ताभावः। यथा वायो रूपाभावः। 

अन्योन्याभावस्तु तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽभावः। “घट: पटो न भवति’ इति 

तदेवमर्था व्याख्याताः । 

इदानीमिति । अब 'निषेधंमुख' प्रमाण से वोध्य ( गम्य ) 'अभाव' नामक सातवे 
पदार्थं का प्रतिपादन करते हैं । 

स चेति। वह 'अभाव' संक्षेपतः दो प्रकार का होता है-( १ ) संसर्गाभाव और 
( २ ) अन्योऽन्याभाव । उनमें से 'संगर्गाभाव' भी तीन प्रकार का होता है--( १ ) 
प्रागभाव, ( २ ) प्रध्वंसाभाव, और ( ३ ) अत्यन्ताभाव। 

उत्पत्तेरिति । अपनी उत्पत्ति के पूर्व 'कार्य' का अपने 'कारण' में जो अभाव, 
रहता है, उस 'अभाव' को 'प्रागभाव' कहते हैं । अर्थात्‌ वह्‌, “उस कार्य का प्राग- 
भाव” कहलाता है । ययेति। जैसे--'पट' रूप काये की उत्पत्ति होने से पूर्व अपने 
कारणरूप 'तन्तुओं' में रहने वाला उस 'पट' रूप कार्य का 'अभाव'। यही “पट' का 
प्रागभाव कहलाता है । स चेति। वह 'प्रागभाव', अनादि है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति 
नहीं होती है । किन्तु उसके अनादि रहने पर भी वह “विनाशी है क्योंकि “पट” 
आदि कार्ये ही उसके विनाशरूप में होते हैं । 

उत्पन्नस्येति । उत्पन्न हुए कार्य का जो' उसके 'कारण' में 'आभाव' होता है, 
उसे ` 'प्रष्वंसाभाव” कहते हैं। 'प्रध्वंस यानी विनाश । यथेति। जैसे--घड़े के ' 
फूट जाने पर उसके कपालों में ( कपालमाछा में ) रहने वाला “घटाभाव', इसी को 
“घट का प्रध्वंसाभाव' कहते है । और वह प्रध्वंसाभाव' सुद्गरप्रहार आदि करने से 
उत्पन्न होता है। स चेति। वहं प्रध्वंसाभाव 'उत्पत्तिमात्‌' होने पर भी नाशवान्‌ 
नहीं है, अर्थात्‌ अविनाशी है। क्योंकि नष्ट हुए कार्य की पुनः उत्पत्ति नहीं होती 
है । इसलिये 'प्रध्वंसाभाव', 'सादि' होने पर भी 'अनन्त' होता है । 

त्रेकालिक इति । त्रैकालिक अर्थात्‌ तीनों कालों में रहने वाला जो 'अभाव' 
( संसर्गाभाव ) है, उसे 'अत्यन्ताभाव' कहते है । जैसे--'वायु' में 'रूप' का अभाव । 

अन्यो$न्याभावस्स्विति । अन्योत्यत्व ( तादात्म्य ) का बिरोधी जो अभाव होता है, 
उसे 'अन्योऽन्याभाव' कहते हैँ । ग्रन्थकार ने उसका लक्षण--'तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽ- 
भावः? किया है। अर्थात्‌ "तादात्म्यं प्रतियोगि यस्य सः--तादात्म्य है प्रतियोगी 
जिसका, ऐसा 'अभाव'। जिसका अभाव होता है, वही उस अभाव का प्रतियोगी 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२४ तकंभाषा [ अभावविचार 


कहलाता है। 'तादात्म्य' का अर्थ है--तद्रूपता, एक रूपता अर्थात्‌ अभेद । एवं च दो 
वस्तुओं के तादात्म्य का अभाव ही 'अन्योऽन्याभाव' है। जैसे--'घटः पटो न भवति? 
अर्थात्‌ 'घट', पट नहीं है । यहाँ पर 'घट' तथा 'पट' के अभेद का निषेध किया गया 
है । 'घट' का अपने स्वरूप ( व्यक्तित्व ) के साथ तादात्म्य है, लेकिन उसका “पट! 
के साथ तादात्म्य नहीं है । 

तकंसंग्रहकार श्री अन्नंभट्ट तथा मुक्तावलीकार ने भी ऐसा ही लक्षण 'तावात्म्य- 
सम्बन्घावच्छित्नप्रतियोगिताकामावोऽन्योऽन्याभावः' किया है। अर्थात्‌ तादात्म्यसम्बन्ध 
से अवच्छिन्न है प्रतियोगिता जिसकी, ऐसा 'अभाव' ही अन्योऽन्याभाव कहलाता है । 
जैसे “घटे पटाभावः'--घट में पट का अभाव--यहाँ पर 'तादात्म्येन सम्बन्धेन यत्र 
कश्चित्‌ प्रतियोगी न भवति' घट में जो पटाभाव है, उसका प्रतियोगी 'पट' है । वह 
तादात्म्यसम्बन्ध से 'घट' में नहीं रहता है । 

तदेवमिति । इस प्रकार बेशेषिकदशनाभिमत द्रव्यादि सात पदार्थ रूप “अर्थों' को 
बताया गया है । 

माधुरी 

'अभाव' का लक्षण 'निषेधमुलप्रतीतिबिषयः भभावः' किया गया है । अर्थात्‌ जो 
पदार्थ 'निषेधमुखप्रतीति' का विषय होता है उस पदार्थ को 'अभाव' कहते हैं। 'भुतले 
घटो नास्ति’, 'घटो न पटः-इत्यादि 'निषेधमुख प्रतीतियाँ हैं। इन प्रतीतियों 
के विषय, भुतलादिको में घटादि के 'अभाव' ही होते हैं। अतः निषेधमुखःप्रतीति 
(का ) 'विषयत्व' रूप अभाव-लक्षण का समन्वय उनमें हो जाता है । अभाववाचक 
“नकारोदिक शब्द” से जन्य प्रतीति को 'निषेधमुख प्रतीति’ कहते हैं । 

इस 'अभाव' के दो भेद हैं--( १) संसर्गाभाव और ( २) अन्योन्याभाव । 
प्राचीन नेयायिको के मत से प्रथम “संसर्गाभाव! के ( १ ) प्रागभाव, ( २ ) प्रध्वंसा- 
भाव, ( ३ ) अत्यन्ताभाव और ( ४ ) सामयिकाभाव-संज्ञक चार भेद होते हैं । 

किन्तु नवीन नेयायिक 'सामयिकाभाव' नामक चौथे भेद को नहीं मानते हैं। 
इसलिए उनके मत से “संसर्गाभाव” के तीन ही भेद होते हैं । एवं च, इनके मत से 
'संसर्गाभाव' तीन ही प्रकार का होता है । 

'अभाव' का जो दुसरा भेद 'अन्योन्याभाव' है, वह एक ही प्रकार का होता है। 
अतः प्राचौनों के मत से “अभाव' पदार्थ पाँच प्रकार का होता है। किन्तु नवीन 
नैयायिको के मत से वह 'अभाव' पदार्थ, “प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, ` अत्यन्ताभाव और 
अन्योन्याभाव' के भेद से चार ही प्रकार का होता है। 

संसर्गाभाव का लक्षण इस प्रकार है--'अन्योन्याभाविन्नः अभावः संसर्गाभावः 
अर्थात्‌ ‘अन्योन्याभाव’ से भिन्न जो अभाव, उसे “संसर्गाभाव” कहते हैं । उक्त लक्षण में 

अन्योन्याभावभिन्न:' पद न रखें तो 'अभावः संसर्गाभावः'--इतना ही लक्षण का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3 


प्रागभाव ] अर्थनिरूपणम्‌ ५२५ 


आकार शेष रहेगा, तब 'अन्योन्याभाव' में उस संसर्गाभाव के लक्षण की अतिव्याप्ति 
हो जायेगी । उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण में 'अन्योन्याभावभिन्नः' पद 
का रखना आवश्यक है । तब अन्योन्याभाव का भेद, 'अन्योन्याभाव' में तो रहेगा 
नहीं, किन्तु “संसर्गाभाव” में ही रहेगा । इस कारण 'अन्योन्याभाव' में लक्षण की 
अतिव्याप्ति नहीं होगी । अब यदि 'अन्योन्याभावभिन्तः संसर्गाभावः? इतना ही लक्षण 
करें, उसमें 'अभावः' पद न रखें तो 'घटादिकों' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । 
क्योंकि जैसे 'संसर्गाभाव' उस 'अन्योऽन्याभाव' से भिन्न है, वैसे ही 'घट' आदि भी 
उस अन्योन्याभाव से भिन्न ही है। अतः उस अतिव्याप्ति के निवारणाथं लक्षण में 
अभाव” पद का रखना आवश्यक है। तब घटादिकों में अभावरूपता के न होने से 
घटादिकों में संसर्गाभाव के लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

प्रागभाव 

संसर्गाभाव के पाँच भेदों में से प्रथम भेद जो “प्रागभाव” है, उसका लक्षण 
'विनाइयभावः प्रागभावः? किया जाता है । 'सामयिकाभाव' को न मानने वाले नवीन 
नेयायिकों के अनुसार यह लक्षण किया गया है । अभिप्राय यह है कि जिस अभाव का 
विनाश होता है, उस अभाव को “प्रागभाव” कहते हैं । 'पटादिकार्यो' की उत्पत्ति के पूर्व 
उसके ( पटादिककार्यो के ) समवायिकारणरूप 'तन्तु' आदिको में उन पटादिक कार्यों 
का “प्रागभाव” रहता है। वह 'प्रागभाव', उन पटादिक कार्यों के उत्पन्न होने पर 
नष्ट हो जाता है। अतः 'प्रागभाव” विनाशी भी है तथा अभावरूप भी है। इसलिये 
लक्षणसमन्वय हो जाता है । 

“प्रागभाव” का लक्षण यदि हम 'विनाशी प्रागभावः' इतना ही करें, अर्थात्‌ 
लक्षण में 'अभावः' पद को न रखें, तो 'घट? आदिको में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी, 
क्योंकि जैसे--'प्रागभाव” विनाशी है, वैसे ही 'घटादिक' भी विनशी हैं। इस अति- 
व्याप्ति के निराकरणार्थ लक्षण में 'अभावः' पद का रखना आवश्यक है । तब “घटा- 
दिकों' में 'अभावरूपता? नहीं है, अपितु 'भावरूपता' है। इसलिये 'घटादिकों' में 
लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं है। अब यदि हम “अभाव: प्रागभावः' इतना ही 'प्राग- 
भाव? का लक्षण करें, उसमें 'विनाशी' पद न रखें तो '्रध्वंसाभाव' आदि में लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'प्रागभाव' के समान उन प्रष्वेसाभावादिको में भी 
'अभावरूपता' ही है। इस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में विनाशी पद का 
रखना आवश्यक है । तब उन 'प्रध्वंसादिक अभावों' में 'विनाशिता के न होने से 
“अविनाशिता' । इसलिये अतिव्याप्ति नहीं है । 

तथापि व को मानने वाले प्राचीन नैयायिको की दृष्टि से “विनाश्य- 
भावः प्रागभावः' लक्षण की उत्पत्तिविनाशशील 'सामयिकाभाव' में अतिव्याप्ति 


. होती है। . 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२६ तकंभाषा [ प्रागभाव 


इसलिये प्राचीन नैयायिकों ने 'प्रागभाव'.का लक्षण ही दुसरा बनाया अनादिः 
सान्तः प्रागभावः । अर्थात्‌ जो 'अभाव' 'अनादि’ ( उत्पत्तिरहित ) तथा सान्त' 
होता है, उसे 'प्रागभाव' कहते हैं । 

अव यदि 'अनादिः प्रागभाव:” इतना ही लक्षण 'प्रागभाव' का करें, उस में 
` सन्त: पद न दें तो 'परमाणु-आकाशादिक' नित्यपदार्थो में लक्षण की अतिव्याप्ति 
होगी । क्योंकि 'प्रागभाव' के समान ही 'परमाणु-आकाशादिक” नित्यपदार्थे भी 
“उत्पत्तिरहित' होने से अनादि ही हैं। इस अतिव्याप्ति के निवारणाथं लक्षण में 
शान्तः? पद का देना आवश्यक है । तब 'परमाणु-आकाशादिक' नित्यपदार्थ सान्त' 
( नाशरूप अन्तवाले ) नहीं हैं, अपितु वे 'अनन्त' ( अन्तरहित ) हैं। इसलिये उन 
'परमाणु-आकाशादिनित्यद्रव्यों' में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो रही है । अब 
यदि 'सान्तः प्रागभावः इतना ही लक्षण करें, लक्षण में 'अनादि:” पद न रखें तो 'घटा- 
दिकों' में तथा 'सामयिकाभाव' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'प्रागभाव' 
के समान 'घटादिक' भी तथा 'सामयिकाभाव' भी सान्त ( नाशवान्‌ ) हैं। उस 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में 'अनादिः' पद का रखना आवश्यक है। तब 
“घटादिक? तथा 'सामयिकाभाव' अनादि नहीं हैं, अपितु 'सादि' ( उत्पत्तिमान्‌ ) हैं! 
अत: उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति नही हो रही है । 

यह 'प्रागभाव' अपने 'प्रतियोगी' के 'समवायिकारण' में ही 'स्वरूपसम्बन्ध' से 
रहता है । जैसे--'पट' का प्रागभाव, 'पट' की उत्पत्ति के पूवं उस 'पट' रूप प्रति 
योगी! के समवायिकारणरूप 'तन्तुओं' में ही 'स्वरूपसम्बन्ध' से रहता है । तथा “घट 
का प्रागभाव, उस 'घट' रूप प्रतियोगी के समवायिकारणरूप 'कपालों' में ही स्वल्प 
सम्बन्ध' से रहता है । इस प्रकार तत्तद्गुण-कर्मादिखूप कार्य का प्रागभाव, तत्तद 
कर्मादिरूप प्रतियोगी के समवायिकारणरूप द्रव्य में ही स्वरूपसम्बन्ध से रहता है। 
यह 'प्रागभाव', उत्पत्तिरहित होने से 'अनादि' होता हुआ भी 'नाशवान्‌' है। अर्थात 
तत्तद्‌ द्रव्य-गुणकर्मादिरूप 'काय' के उत्पन्न होने पर 'तत्तत्‌ कायं' का 'प्रागभाव' 
होता है । तत्तत्‌ कार्योत्पत्ति की जो 'कारणसामग्री' है, वही तत्तत कार्य के भाग 
की नाशक होती है। उसकारण तत्तत्‌ कार्योत्पत्ति के क्षण में ही तपर कार्य कै 
प्रागभाव का नाश हुआ करता है। 1 

` प्रहन-'कपाल' आदिकों में “घट” का 'प्रागभाव” रहता है- यह किस परमार 

के आधार पर कहा जा रहा है? 

उत्तर--/इह कपाले घटो भविष्यति', 'इह तन्तुषु पटो भविष्यति ऐसी म 
सभी लोगों को होती है । इस 'प्रत्यक्षप्रतीति” का विषय, उन “कपाल तन्तु आ 
में स्थित 'घट-पट' आदिकों का “प्रागभाव? ही है । यो 

शंका --उकत प्रतीति का “विषय? तो 'घट-पट' आदि की भविष्यता हैं। 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


“XE Sid BNE SS HY ENS 


प्रागभाव ] अर्थनिरूपणस्‌ ५२७ 


“भविष्यति' पद का प्रयोग किया जाता है । 'प्रागभाव' तो उस प्रतीति का विषय 
नहीं है । 

समा०--आप की शंका आपाततः ठीक ही है, किन्तु 'वतंमानप्रागभावप्रति-. 
योगित्वं भविष्यत्त्वम्‌--वर्तमान प्रागभाव’ की “घट' आदि में जो प्रतियोगिता है, उसी. 
का नाम 'भविष्यत्ता' है। एवं च उक्त प्रतीति 'प्रागभाव' को ही विषय करती हैं । 
अतः 'प्रायभाव' के अस्तित्व में लौकिक अनुभव ही प्रमाण है । 

शंका--'प्रागभाव' को मानने की आवश्यकता क्यों हुई? 

समा०--'प्रागभाव' को यदि न माना जाय तो एक बार उत्पन्न हुए 'घट' की 
पुनरुत्पति होनी चाहिये, क्योंकि जो कारणसामग्री 'कपाळ संयोग, कुलाल, दण्ड, 
चक्र, चीवर' आदि है, वह सभी सामग्री उस घट की उत्पत्ति क्षण में विद्यमान है ही । 
अतः उस कारणसामग्री सें उस “घट' की पुनरुत्पत्ति अवश्य होनी चाहिये, किन्तु होती 
नहीं है । और “प्रागभाव' के मानने पर उक्त आपत्ति नहीं होगी । क्योंकि उस 'घट' 
की. उत्पत्ति के क्षण में उस का 'प्रागभाव' नष्ट हो जाता है, इसलिये घटोत्पत्ति की 
समस्त सामग्री के विद्यमान रहने पर भी उस 'प्रागभाव' रूप 'कारण. का अभाव 
होने से उत्पन्न हुए 'घट' की पुनरुत्पत्ति नहीं होती है । एवं च उत्पन्न की पुनरुत्पत्ति 
के वारणार्थं 'प्रागभाव' को अवश्य मानना होगा । इसी को अनुमान प्रयोग से भी 
बताया जा सकता है--'अयं घटः स्वोत्पत्तिक्षणावृत्तिकारणजन्यः स्वोत्पत्तिद्ितीयक्षणा- 
नुत्पन्नवात्‌?--अर्थात्‌ “यह घट” अपने 'उत्पतिक्षण' में न रहने वाले ( अवृत्ति ) 
'कारण' से जन्य है, क्योंकि वह, अपनी उत्पत्ति के द्वितीयक्षण में पुनः उत्पन्न नहीं 
होता है । इस अनुमान प्रयोग से यह अवगत होता है कि “घट! उत्पत्ति के क्षण 
में 'प्रागभाव' से. भिन्न अन्य 'कपालू-दण्ड-चक्र-चीवर' आदि सभी कारण विद्यमान 
ही हैं । अतः उन कारणों की सिद्धि, इस अनुमान से नहीं हो रही है, परिशेषात्‌ 'घट' 
के उत्पत्तिक्षण में न रहने वाले उस 'प्रागभाव” रूप कारण की ही सिद्धि इस 
अनुमान के द्वारा की जाती है । में 

किन्तु नवीन नेयायिक कहते हैं कि 'इह कपालेषु घटस्य प्रागभावः इस काल में 
कपालों में 'घट” का प्रागभाव है--इस प्रकार की “प्रागभावविषयकप्रतीति' सब लोगों 
को नहीं होती है। इस कारण 'प्रागभाव' के होने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि 
कदाचित्‌ कपालों में 'घट' के 'प्रागभाव! का प्रत्यक्ष हो तो अनपढ़ लोगों को भी उन 
कपालों के समान उस 'प्रागभाव” का प्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु होता नहीं है। 
केवल नैयायिकों को ही उसका प्रत्यक्ष होता है । ु 

और प्राचीन नेयायिकों ने “इह कपाले घटो भविष्यति' इस प्रतीति को 'प्रागभाव' 
के अस्तित्व में प्रमाण बताया या, किन्तु वह उचित प्रतीत नहीं हो रहा है | ७४५३ 
“घट? में जो वर्तमान काल के बंजाय उत्तरकालवृत्तित्व है, वही “घट' में भविष्यत्ता 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२८ तकभाषा [ प्रध्वंसाभाव 


है--इस कथन से 'प्रागभाप' की सिद्धि नहीं होती है। उसी तरह उन्होंने उत्पन्न 
घट की पुनरुत्पत्ति के निवारणार्थ 'प्रागभाव' का स्वीकार करना जो बताया था, 
वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जिन अवयवों में “जो द्रव्य, 'समवायसम्वन्ध” से रहता 
है 'वहीं' उन अवथवों में समवायसम्बन्ध से “दूसरे द्रव्य” की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक 
होता है। इसलिये उन कपालों में समवायसम्बन्ध से रहा हुआ “घट” ही अपनी 
पुनरुत्पत्ति का प्रतिबन्धक होता है। उसी से पुनरुत्पत्ति का जब निवारण हो 
जाता है, तव 'प्रागभाव' को घटोत्पत्ति में कारण मानना व्यथं है । 

उस पर प्राचीन नेयायिक कहता है कि, नवीन नेयायिकों का उक्त मत ठीक नहीं 
है, क्योंकि 'घट' की पुनरुत्पत्ति में उस 'घट' को ही यदि 'प्रतिबन्धक' मानोगे तो उस 
प्रतिबन्धक 'घट' के “संसर्गाभाव' को उस 'घट' की उत्पत्ति में 'कारण' अवश्य ही 
मानना होगा । तब संसर्गाभाव के रूप में उस प्रतिबन्धक 'घट' का 'प्रागभाव' ही 
उसके (घट के ) प्रति कारण बनेगा। इस प्रकार घटट-कुटी-प्रभातन्याय से नवीन 
नेयायिकों को 'प्रागभाव' की शरण तो अवश्य ही लेनी पड़ रही है । अतः 'प्रागभाव' 
का मानना व्यर्थ नहीं है । 

प्रइन--प्रागभाव के ध्वंस का स्वरूप कैसा होता है? 

उत्तर--कपालों में रहने वाला जो 'घट' का प्रागभाव है, उसका प्रतियोगी 'घट' 
है। उस 'प्रतियोगी घट' के उत्पत्तिक्षण में उसके 'प्रागभाग' का नाश हो जाता है। 
यह जो “घट' के प्रागभाव का 'नाश' यानी ध्वंस है; वह, घट! के विद्यमान काल में 
तो “घट स्वरूप' ही रहेगा । और जब कभी उस !घट' का 'ध्वंस' होगा, तब वह 
प्रागभाव का नाश ( ध्वंस), घट ( के ) “ध्वंस स्वरूप? रहेगा । क्योंकि “घट प्राग- 
भाव' के ध्वंस को 'घटरूप प्रतियोगी' से तथा 'घटरूप प्रतियोगी” के ध्वंस से 
भिन्न ( पृथक्‌ ) मानने में कोई प्रमाण नहीं है, और गौरव दोष भी है । 

किश्च उस 'घट' रूप प्रतियोगी के काल में तथा उस “घट? रूप प्रतियोगी के 
ध्वंस काल में 'विनष्टो घटप्रागभावः'-ऐसी उस 'घट प्रागभाव' के 'ध्वंस' को 
बताने दाली ( विषय करने वाली ) प्रतीति भी होती है । इस कारण 'प्रागरभाव के 
ध्वंस को 'स्वप्रतियोगिःप्रतियोगिस्वरूप' तथा 'स्वप्रतियोगिःप्रतियोगि ध्वंसस्वरूप 
ही मानना चाहिये । यहाँ पर दोनों 'स्व' शब्दों से उस 'प्रागभाव? के 'ध्वंस' का प्रर 
करना चाहिये । 
प्रध्वंसाभाव-- 


प्रध्वेसाभाव का लक्षण-“उत्पत्तिमान्‌ अभावः प्रध्वंसाभावः । अर्थात्‌ जो भ 
उत्पत्तिवाला हो, यानी जिस 'अभाव! की उत्पत्ति होती हो-उसे प्रध्वंसाभाव 
कहते हैं। अभिप्राय यह है कि जहाँ 'घटादि' कार्यों की उत्पत्ति के बाद गुदर 
रादि किसी निमित्तकारण से उन 'घट' आदि का जो विनाश होता है, उस वि 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रध्वंसाभाव ] अथंनिरूपणम्‌ ५२९ 


को 'प्रध्वंसाभाव' कहते हैं । वह 'प्रध्वंसाभाव -उत्पत्तिमान्‌ भी है और अभाव रूप भी 
है । अतः लक्षणसमन्वय हो जाता है । $ 

उक्त लक्षण में 'उत्पत्तिमान्‌' पद न दें तो 'प्रागभावादिः सभी अभावों में लक्षण 
की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'प्रध्वंसाभाव' के समान उन 'प्रागभावादिको' में भी 
अभावरूपता है। उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में 'उत्पत्तिमान्‌' पद का - 
देना आवश्यक है । तव 'प्रागभाव' आदि अभावों की उत्पत्ति न होने से वे 'उत्पत्ति- ' 
मान्‌' नहीं कहलाते । अतः उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी। अव यदि हम 
“उत्पत्तिमान्‌ प्रध्वंसाभावः’ इतना ही लक्षण करें। उसमें 'अभावः' पद न रखें तो 
“घट-पट' आदि में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'प्रध्वंसाभाव' के समान 
चे 'घट-पट' आदि भी 'उत्पत्तिमान्‌' हैं । उस 'अतिव्याप्ति' के निवारणाथं लक्षण में 
"अभावः? पद का रखना आवश्यक है । तव 'घट-पट' आदिकों में अभावरूपता नहीं है, 
किन्तु 'भावरूपता' है। इसलिये उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । यह लक्षण 
नवीन नेयाथिकों के मतानुसार किया गया है । इसलिये 'सामयिकाभाव' में अतिव्याप्ति 
नहीं दी जा सकती, क्योंकि नवीन नैयायिक 'सामयिकाभाव' को नहीं मानते । 

किन्तु 'सामयिकाभाव' को मानने वाले प्राचीन तंयायिक 'प्रध्वंसाभाव' का लक्षण 
इस प्रकार करते हैं--'उत्पत्तिमान्‌ अनन्तः प्रध्वंसाभाबः' अर्थात्‌ ‘सादिरनन्तः प्रध्व॑सः' । 
अर्थात्‌ जो 'अभाव', उत्पत्तिमान्‌ तथा अन्त( नाश )रहित हो, उसे '्रध्वंसाभाव' 
कहते हैं । हमारा विवक्षित भ्रध्वंसाभाव', उत्पत्तिमानु भी है और अन्तरहित भी है। 
अतः लक्षणसमन्वय हो जाता हैं। यदि हम 'अनन्तः प्रध्वंसाभावः' इतना ही लक्षण 
करें अर्थात्‌ उसमें 'उत्पत्तिमान्‌' ( सादिः ) पद न कहें तो 'परमाणु-आकाशादिक नित्य- 
पदार्थो' में तथा अत्यन्ताभाव, अन्योन्याभाव' में लक्षण की अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 
प्रध्वंसाभ!व के समान ही 'परमाणु-आकाशादिक' भी 'अन्त' ( नाश ) रहित ही होते 
हैं। अतः इस अतिव्याप्ति के निवारणाथं लक्षण में 'उत्पत्तिमान्‌' ( सादिः ) पद को 
अवश्य कहना होगा । तब 'परमाणु' और 'आकाशादिक' उत्पत्तिमान्‌ नहीं हैं, अपितु वे 
उत्पत्ति-विनाश से रहित होने के कारण नित्य हैं । अतः 'परमाणु' और 'आकाशादिकों 
में तथा 'अत्यन्ताभाव' और 'अन्योन्याभाव' में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । 
अब यदि हम 'उत्पत्तिमानु प्रध्वंसाभावः' इतना ही लक्षण करें, अर्थात्‌ उसमें अनन्त: 
पद न कहें तो 'घट-पट' आदिको में तथा 'तामयिकाभाव' में अतिव्याप्ति होगी । 
क्योंकि 'प्रध्वंसाभाव' के समान वे 'घट-पट' आदि तथा “सामयिकाभावर भी उत्पत्ति- 
मान्‌ हैं। अतः उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थ लक्षण में 'अनन्तः' पद का कहना 
आवश्यक है । तब “घट-पट' आदि तथा 'साममिकाभाव' अनन्त नहीं है । अपितु 'सान्त' 
यानी अन्तबानु ( नाशवान्‌ ) ही हैं । अतः 'धेट-पट' आदि में तथा 'सामयिकाभाव' 
में रक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होगी । | 


३४ त० है 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३० तकंभाषा [ प्रध्वंसाभाव 


शंका--'प्रध्वंसाभाव' के अस्तित्व में क्या प्रमाण. हे? 
समा०--मुद्गरप्रहार से जब 'घट' नष्ट हो जाता है, तब उस 'घट' के 
'कपालादि' अवयवों को देखकर “अन्न घटो ध्वस्तः”, 'अत्र घटो विनष्ट:'--ऐसी 
प्रतीति सभी को होती है । यह प्रत्यक्ष प्रतीति’, “घट' के प्रध्वंसाभाव को ही विषय 
करती है। अतः 'प्रध्वंसाभाव' के अस्तित्व में 'प्रत्यक्ष' प्रमाण ही है । 
प्रशन--भ्रध्वंसाभाव' जब 'सादि' ( उत्पत्तिमान्‌ ) है, तब उसे 'कार्य' ही कहा 
जायगा । किसी भी कार्य की उत्पत्ति में एक “नियम” देखा जाता है, जो इस प्रकार 
है--जो भी कायं होता है, वह अपने 'प्रागंभाव” से जन्य होता है। 'प्रागभाव' के 
विना किसी भी कायं की. उत्पत्ति नहीं होती । तब 'घट-पट' आदि पदार्थं, जैसे 'कार्य' 
रूप समझे जाते हैं, वैसे ही 'प्रध्वंसाभाव' भी उत्पत्तिमान्‌ होने से उसको “कार्य! रूप 
ही कहना होगा । अर्थात्‌ 'घट-पटादिकों' में जैसी 'कार्यरूपता' है, उसी तरह 'प्रध्वंसा- 
भाव! में भी 'कांयंरूपंता'.है । एवं च “घट-पट' आदि 'भाव-कायो' के समान ही 
'अध्वंसाभाव' रूप कार्य भी अपने 'भ्रागभाव' से जन्य होना चाहिये । ऐसी स्थिति में 
प्रध्वंसाभाव' के 'भ्रागभाव' का स्वरूप क्या होगा ? 
उत्तर--घट के “प्रध्वंसाभाव” का 'प्रागभाव', उसके ( प्रध्वंसाभाव के ) प्रतिं 
योगी' के विद्यमानकाल में तो 'प्रतियोगी स्वरूप' ही होता है, और 'प्रतियोगी' की 
उत्पत्ति के पुर्व, उसके ( प्रतियोगी के ) 'प्रागभाव स्वरूप' होता है । जैसे--'घट' के 
'प्रध्वंसाभाव' का प्रागभाव, 'घट' के विद्यमानकाल में तो 'घटस्वरूप' ही होता है । और 
वट कौ उत्पति के पूर्व उसके ( घट के ) 'प्रागभावस्वरूप' होता है । क्योंकि घटः 
भ्रध्वसाभार्व के 'प्रागभाव' को उस 'घटस्वरूप प्रतियोगी से तथा उस घट के “प्रागभावं 
से अलग ( पृथक्‌ ) मानने में कोई प्रमाण नहीं है, और अलग मानने में गौरव दोष 
भी होता है। उसे अलग न मानने में अन्य कारण यह भी है कि “'घट' के विद्यमान 
काल में तथा उसके ( घट के ) 'प्रागभाव' के विद्यमान काल में 'घटध्वंसो भविष्यति 
इस प्रकार से जो प्रतीति होती है, वह 'घटध्वंस के प्रागभाव' को विषय करती है । 
> इसलिये 'प्रध्वंसाभाव' के प्रागभाव को “स्वःप्रतियो गि-प्रतियोगिस्वरूप' तथा स्व- 
` ्ततियो गि-प्रतियोगि-प्रागभावस्वरूप मानना ही होगा । यहाँ पर दोनों 'स्व' शब्दों से 
बटध्वस के भ्रागभाव' का ग्रहण करना चाहिये । उस "प्रागभाव? का 'प्रतियोगी', 
“घट का प्रध्वंसाभाव” है, और उस 'प्रध्वंसाभाव” का प्रतियोगी वह 'घट' है । इसे 
अवश्य ध्यान में रखना चाहिये । 
- _ मन --प्रागभाव” को हम 'अनादि' न मानकर उसे यदि 'सादि' ( उत्पत्तिमाव ) 
मान है, तथा अ्रध्वंसाभाव” को 'अनन्त' ( नाशरहित-अविनाशी.) न्‌ मानकर उसे 
प्रदि सान्त' ( नाशवान्‌-विनाशी ) मान लें, तो क्या हनि है ? 
घत्तर--यदि तुम 'प्रागभाव” को 'अनादि! नहीं मानोगे, यानी उसे 'उत्पत्तिमादुन्त 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रध्वंसाभाव ] अर्थनिरूपणमु . ५३१ 


सादि’ कहोगे तो 'घट' आदि पदार्थों के समान 'प्रागभाव' का भी कोई अन्य 'प्राग- 
भाव” मानना होगा | उसीतरह 'प्रध्वंसाभाव” को भी “अनन्त ( अविनाशी ) न मान- 
कर यदि उसे 'सान्त' ( नाशवान्‌ ) मानेंगे तो 'घट” आदि पदार्थों के समान 'प्रध्वंसा- 
भाव” का भी कोई अन्य “ध्वंस मानना होगा । तब उसके मानने पर “प्रागभाव” के 
“प्रागभावकाल' में तथा ध्वंस' के “ध्वंसकार' में 'घट” आदि “प्रतियोगियों' के उन्मज्जन - 
का अवसर प्राप्त होगा । क्योंकि यह नियम है--्वंस-आगभावाऽनधिकरणका- 
लस्य प्रतियोग्यधिकरणत्वम्‌'- अर्थात्‌ जो 'कारू', जिस 'वस्तु' के 'ध्वंस' का भी 
अधिकरण न हो, तथा उसके 'प्रागभाव' का भी अधिकरण न हो, वह 'काल', उस 
“वस्तुरूप प्रतियोगी” का ही अधिकरण होता है । 

जैसे- “घट' के उत्पत्तिक्षण से लेकर उसके विनाशक्षण तक जितना भी उसका 
स्थितिकाल है, वह ( स्थितिकाल ), उस घट के “प्रागभाव” क भी अधिकरण नहीं 
है, क्योंकि उस घट का “प्रागभाव” तो उस के (घट के ) उत्पत्तिक्षण में ही नष्ट हो 
चुका है। तथा वह 'काल' उस 'घट' के ध्वंस का भी अधिकरण नहीं है क्योंकि 
उस घट का ध्वंस तो आगे होने वाला है । इस प्रकार उस घट के ध्वंस का तथा 
“प्रागभाव? का 'अनधिकरण' होने से वह 'काल', उस 'घट' रूप प्रतियोगी का ही 
'अघिकरण' होता है । 

वैसे ही जिस काल में उस 'घट' के 'प्रागभाव' का “प्रागभाव” रहेगा, वह 'काल' 
भी उस घट के 'प्रागभाव' का तथा 'प्रध्वंसाभाव' का अनधिकरण ही होगा ।. अतः 
उस काल में उस 'घट' रूप प्रतियोगी का उन्मज्जन अवश्य ही होगा, यानी उस 
काल में 'घट' अवश्य ही विद्यमान रहेगा । एवं जिस 'काल' में घट के ध्वंस का 
“ध्वंस रहेगा, वह 'काल” भी उस घट के प्रागभावका तथा 'घवस' का अनधि- 
करण ही होगा । इसलिये उस काल में भी वह “घटरूप प्रतियोगी! अवश्य ही 
रहेगा। किन्तु दोनों कालों में 'घट' का रहना तो अत्यन्त विरुद्ध है, क्योंकि उत्पत्ति 
के पुर्व और विनाश के बाद किसी भावरूप 'वस्तु' का उन्मज्जन नहीं हुआ करता । 
अर्थात्‌ उत्पत्ति के पूर्व और विनाश के बाद किसी भावरूप वस्तु का अस्तित्व दिखाई 
नहीं देता । इसलिये उक्तकाल में घटादिक प्रतियोगी के उन्मज्जन का प्रसंग न हो सके, 
एतदर्थ उन घट आदि के 'प्रागभाव' को 'अनादि' ( उत्पत्तिरहित ) स्वीकार करना 
होगा । तथा 'प्रध्वंसाभाव” को 'अनन्त' ( विनाशरहित ) स्वीकार करना होगा । 

जो लोग 'घट' आदिं के 'प्रागभाव' का भी “प्रागभाव” होना बताते हैं, तथा 
'ऽवंस' का भी 'घ्वंस' होना कहते हैं, उनसे यह पूछा जाय कि 'घट' के प्रागभाव कां 
प्रागभाव उस (घट? रूप प्रतियोगी से भिन्न है, या घटस्वरूप है? यदि प्रथम पक्ष का 
स्वीकार करते हैं तो प्रथम प्रागभाव के समान दूसरे प्रागभाव का भी कोई तीसरा 
प्रागभाव भी मानना होगा, पुनः तीसरे का चौथा, चौथे का पाँचवाँ, पांचर्वे का छठा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३२ तर्कभाषा [ अत्यन्ताभाव 


इस प्रकार कल्पित प्रागभावों की धारा वहती ही जायगी, कहीं पर भी विश्राम 
का अवसर ही नहीं होगा, तब तो 'अनवस्था? दोष हो जायगा । उस अनवस्था दोष 
` के निवारणार्थं द्वितीय पक्ष अर्थात्‌ “घट के प्रागभाव का प्रागभाव' “घट! स्वरूप है-- 
स्वीकार करते हैं तो 'घट' के 'प्रागभाव' के "प्रागभाव काल” में उस 'घट' रूप प्रतियोगी 
'के उन्मज्जन का प्रसंग अवश्य प्राप्त होगा । 
. उसी प्रकार 'घटध्वंस' के ध्वंस को मानने वालों से पुछा जाय कि 'घट' के ध्वंस 
का ध्वंस उस 'घट' रूप प्रतियोगी से भिन्न है, या “घट! स्वरूप है? यदि वे प्रथम- 
पक्ष का स्वीकार करते हैं, तो “प्रथम ध्वंस' के समान दूसरे ध्वंस का भी कोई तीसरा 
ध्वंस मानना होगा, तीसरे का चौथा, चौथे का पाँचवाँ, पाँचवें का छठा--इस प्रकार 
से उन ध्वंसों की धारा बरावर बहती जायगी, कहीं विश्रान्ति का अवसर ही न होगा, 
तब अनवस्था दोष होगा । उसके निवृत्त्यर्थं उस 'घट के ध्वंस' का 'ध्वंस'--घटस्वरूप 
है, इस द्वितीय पक्ष का स्वीकार करते हैं तो 'घटध्वंस' के 'ध्वंसकाल' में उस 'घट' 
रूप प्रतियोगी का उन्मज्जन होने लगेगा । उसके निवारणार्थ 'प्रध्वंसाभाव' को 'अनन्त' 
( नाशरहित ) मानना चाहिये । लोकव्यवहार में भौ 'घटो नष्टः, पटो नष्ट:-र्‍यही 
प्रतीति होती है । 'विनाशो नष्ट:! ऐसी प्रतीति कभी नहीं होती । और 'प्रध्वंसाभाव' 
के विनाश की कल्पना करने में कोई प्रमाण भी नहीं है। अतः प्रध्वंसाभाव को अनन्त 
ही मानना चाहिये । 
अत्यन्ताभाव-- 
अभी तक संसर्गाभाव के भेदों में से (१ ) प्रागभाव और (२ ) प्रध्वंसाभाव-- 
के वारे में बताया है। अब संसर्गाभाव के. तृतीय भेद को बताते हैं--“नित्यः 
संसर्गाभावः अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ जो 'अभाव' नित्य होता है, यानी उत्पत्ति- 
विनाश से रहित होता है तथा _ संसर्गाभावरूप होता है, अर्थात्‌ 'अन्योन्याभ।व' 
से भिन्न अभावरूप होता है, उस अभाव को 'अत्यन्ताभाव' कहते हैं। कहने का 
अभिप्राय यह है कि 'जो वस्तु जिस सम्बन्ध से जिस अधिकरण में कभी भी न रहें, 
: उस वस्तु का उस सम्बन्ध से उस अधिकरण में अत्यन्ताभाव’ कहा जाता है । जैसे 
वि 'गन्धगुण का पृथिवी को छोड़कर जलादिक सभी पदार्थों में 'अत्यन्ता- 
र ही तरह आत्ममात्रबृत्ति, ज्ञानादि' गुणों का आत्मा को छोड़कर 
व ही रहता है। उसी तरह मुतंद्रव्यमात्रवृत्ति 'कर्म' का 'मूतंद्रव्य 
को छोड़कर सर्वत्र 'अत्यस्ताभाव! ही रहता है । एवं च जो-जो पदार्थ, जिसःजिसं 
घटादिक पदार्थ कदात्रि न टच २ रत ही रहता है! ms न्ध 
से उन 'घटादि' बरटापो का नाळ ह ह या वट 
- भूतलादिकों पर 'अत्यन्ताभाव' नहीं होता है 1 अपितु 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


: 
1 


जो. 


अत्यन्ताभाव ] अर्थनिरूपणम्‌ ५३३ 


“सामयिकाभाव' ही उनका कहा जाता है । वह 'अत्यन्ताऽभाव' उत्पत्ति-विनाश रहित 
होने से उसे 'नित्य' भी कहा जाता है, और अन्योन्याभाव से भिन्न होने के कारण 
वह 'संसर्गाभावरूप' भी हे । अतः 'अत्यन्ताभाव' के लक्षण का समन्वय हो जाता हे । 

अब यदि 'अत्यन्ताभाव' का लक्षण “संसर्गाऽभावः अत्यन्ताभाव:' इतना ही किया 
जाय, उसके लक्षण में “नित्य: पद न कहें तो 'प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव ओर सामयिका- 
भाव? इन तीनों अभावों में अतिव्याप्ति होगी । क्योंकि 'अत्यन्ताभाव' के समान ये 
तीनों अभाव भी संसर्गाभावरूप ही हैं। अतः उस अतिव्याप्ति के निवारणाथं लक्षण 
में 'नित्य:' पद अवश्य देना चाहिये । तब 'प्रागभावादि' नित्य न होने से तीनों अभावों 
में अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । अब यदि “नित्य: अत्यन्ताभावः' इतना ही लक्षण 
करें, और उस लक्षण में 'संसर्गाभाव:” पद न रखें तो 'अन्योन्याभाव' में तथा “परमाणु 
और आकाशादि नित्य पदार्थों में लक्षण की अतिव्याप्ति हो जायगी। क्योंकि 
'अत्यन्ताऽभाव' के समान वे “अन्योन्याभाव, परमाणु और आकाशादि पदार्थ” भी 
उत्पत्ति-विनाशरहित होने से नित्य ही हैं । अतः उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण 
में 'संसर्गाभावः' पद का रखना आवश्यक है । तब 'अन्योन्याभ।व, तथा परमाणु और 
आकाशादिकों में “संसर्गाभावरूपता' न होने से अतिव्याप्ति नहीं होगी । 

यह 'अत्यन्ताभाव' अपने 'प्रतियोगी' के “प्रागभाव? के अधिकरण में तथा अपने 
प्रतियोगी के 'प्रध्वंसाभाव' के अधिकरण में कभी भी नहीं रहता है। क्योंकि उस 
'प्रागभाव? के साथ तथा '्रध्वंसाभाव' के साथ 'अत्यन्ताभाव' का सवंदा विरोध रहता 
है। परस्पर विरोधी पदार्थं एक अधिकरण में नहीं रहा करते । जैसे 'श्यामघट' में 
“रक्तो नास्ति' यह प्रतीति 'रक्तरूप के अभाव' को ही विषय करती है । यह प्रतीति, 
उस श्यामघट में उस रक्तरूप के 'अत्यन्ताऽभाव' को कभी विषय नहीं करती, किन्तु 
आगे होने वाले 'अग्निसंयोग' से उस “घट! में उत्पन्न होने वाला जो “रक्तरूपः है, 
उस 'रक्तरूप' का उस 'श्यामघट' में, प्रागभाव' रहता है। उस 'प्रागभाव को 
ही 'रक्तो नास्ति’ यह प्रतीति अपना विषय बनाती है । उसी तरह 'रक्तधट' में 
'एयामो नास्ति? यह प्रतीति “श्यामरूप के अभाव' को विषय करती है। यह 'प्रतीति' 
भी 'रक्तघट' में 'श्यामरूप' के” 'अत्यन्ताभाव' को विषय नहीं करती, किन्तु उस 
"रक्तघट' में पूर्वं स्थित जो 'श्यामरूप का प्रध्वंसाभाव’ है, उसी को वह प्रतीति अपना 
विषय बनाती है । अतः "रक्तो नास्ति” इस प्रतीति से उस श्यामघट' में 'रक्तरूप के 
अस्यन्ताभाव' की सिद्धि नहीं होती । “श्यामो नास्ति’ इस प्रतीति से 'रक्तघट' में 
श्यामरूप के अत्यन्तामाव की सिद्धि नहीं होती है । ग 

किन्तु नवीन नैयायिको का कहना है कि 'अत्यन्ताभाव' का अपने 'प्रतियोगी' के 
आगभाव' के तथा 'प्रध्वंसाभाव' के साथ विरोध होने में कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये 
'अत्यन्ताभाव' अपने प्रतियोगी के 'प्रागभाव' के अधिकरण में भी रहता है, तया 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३४ र तकंभाषा [ सामयिक!भावविचार 


'प्रध्वंसाभाव” के अधिकरण में भी रहता है । अतः 'श्यामघटे रक्तो नास्ति’ इस प्रतीति 
का विषय “रक्तरूप का अत्यन्ताभाव' भी हो सकता है, तथा “रक्तघटे श्यामो नास्ति' 
इस प्रतीति का विषय 'श्यामरूप का अत्यन्ताभाव” भी हो सकता है । 
सामयिकाभावविचार-- 

अव चौथे 'सामयिकाभाव' का लक्षण- “उत्पत्ति-विनाशवान्‌ अभावः सामयिका- 
भावः? किया जाता है । अर्थात्‌ जो 'अभाव' उत्पत्ति-विनाशवान्‌ होता है, उसे 'साम- 
यिकाभाव' कहते हैं/। जैसे. किसी भूतल पर 'संयोग सम्बन्ध' से रहने वाला जो 'घट' 
है उसको वहाँ से उठाकर अन्यत्र कहीं दुसरां जगह ले जाते हैं तब उस भुतल में 'इह 
भूतले घटो नास्ति’ यह प्रतीति होती। वह प्रतीति 'घटाभाव' को विषय करती है। 
- भौरःउस 'घट' कों जब पुनः उस भूतल पर लाकर रख देते हैं, तब 'इह भुतले घटो 
नास्ति’ यह प्रतीति नहीं होती है। इससे यह ध्यान में आता है कि उस भूतल 
(जगह ) से 'घट' के हटा लेनेपर वहाँ ( उस भूतल में ) 'घट' का कोई 'अभाव' 
उत्पन्न होता है । जिस अभाव को [वह प्रतीति 'विषय' कर रही है, और उस भूतल 
पर 'घट' के पुनः रख देने से उस (घट? का अभाव नष्ट हो जाता है। उस कारण 
वह अभावप्रतीति नहीं होती । ऐसे उत्पत्ति-विनाशवान्नु 'अभाव' को 'सामयिकाभाव' 
ही कह सकते हैं। यदि इसप्रकार के 'अभाव' को 'अत्यन्ताभाव' नहीं कह सकते, 
क्योंकि “अत्यन्ताभाव' तो 'नित्य' तथा “निष्क्रिय! हता है । उसकारण 'भुतल' में 
'घट' के आने पर भी 'अत्यन्ताभाव” का नाश या दूसरी जगह उसका चला जाना 
संभव नहीं है। तब “घट' के विद्यमान काल में भी “इह भुतले घटो नास्ति” यह 
रतीति होनी चाहिये, किन्तु. बेसी प्रतीति होती नहीं हे । इसलिये 'अत्यन्ताभाव' से 
भिन्न 'सामयिकाभाव' को अवश्य मानना ही चाहिये । 

अब अदि उसका लक्षण 'उत्पत्तिमान्‌ अभावः सामयिकाभावः' इतना ही करे 
उसमें 'विनाशवान्‌' पद न रखें तो प्रध्वंसाभाव' में उसकी अतिव्याप्ति हो जायगो। 
क्योंकि 'सामयिकाभाव' के समान ही 'प्रध्वंसाभाव' भी उत्पत्तिमान्‌ है । अतः उस 
अतिव्याप्ति के निवारणाथं लक्षण, में 'विनाशवान्‌' पद का रखना आवश्यक है । 
तब भ्रध्वंसाऽभाव' तो. 'अविनाशी' है, वह विनाशवान्‌ नहीं है । इसलिये अति- 
व्याप्त नहीं होगी । अब यदि 'विनाशवान्‌ अभावः सांमयिकाभावः' इतना ही 
रख, उसमें “उत्पत्तिमान्‌' पद को न रखें तो 'प्रागभाव' में लक्षण की अतिव्याप्ति 


होगी । क्योंकि सामयिकाभाव के समान 'प्रागभाव” भी 'विनाशवान्‌' ही है । अतः 


न बतिव्याप्त के वारणाथं लक्षण में 'उत्पत्तिमान्‌” पद का रखना आवश्यक है । ह 
व के 'अनादि' रहने से उसे 'उत्पत्तिमान्‌' नहीं कह सकते । अतः आग, 
में लक्षण कौ अतिव्याप्ति नहीं होगी । अव यदि “उत्पत्तिविनाशवान्‌ सामयिकाभार्षः 
इतना ही लक्षण करें, उसमें 'अभाव:' पद न कहें तो 'बट' आदि में अतिव्या 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सामयिकाभाव ] अर्थनिरूपणमु ५३५ 


होगी, क्योंकि सामयिकाभाव के समान ही 'घटादिक' भी 'उत्पत्ति-विनाशवान्‌' ही हैं । 
अतः उस अतिव्याप्ति के निवारणार्थं लक्षण-पें “अभाव: पद अवश्य कहना चाहिये । 
तब 'घटादिक', अभावरूप न होने से उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती । 
यह सामयिकाभाव केवल 'मूतंद्रव्य' का ही होता है, अन्य किसी पदार्थ का नहीं । 

किन्तु नवीन न॑यायिक 'सामयिकाभाव' को अलग से नहीं मानते, क्‍योंकि उसके 
मानने में कोई प्रमाण नहीं है, ओर 'अत्यन्ताभाव' से अतिरिक्त उसे मानने में 
"गौरव! दोष भी होता है । भूतल के किसी भाग में रहने वाले तथा कदाचित्‌ न 
रहने वाले जो घटादिक मूतंद्रव्य हँ, उनका भी भूतल पर कहीं जो अभाव होता है, 
वह 'अत्यन्ताभाव' ही है । वह अत्यन्ताभाव 'नित्य' और निष्क्रिय होने से भूतल 
पर “घट? के विद्यमान काल में भी रहता है। किन्तु उसकी प्रतीति लोगों को 
इसलिये नहीं हो पाती कि उस समय उसका वहाँ पर सम्वन्ध बिद्यमान नहीं है। 
अर्थात्‌ 'घट' के विद्यमानकाल में उस “घट के अत्यन्ताभाव का “भूतल' के साथ 
'स्वरूपसम्बन्ध' नहीं रहता है । इसलिये विद्यमान होता हुआ भी वह अत्यन्ताभाव, . 
लोगों को प्रतीत नहीं होता है। 'घटाभाववद्भतलम्‌' इत्याकारक ज्ञान कालीन 
जो भूतल है, वह 'भूतल' ही,उस 'अभाव' का स्वरूपसम्बन्ध है । 'घट' के विद्यमान 
काल में 'घटाभाववत्‌ भूतलम्‌' यह 'ज्ञान' (प्रतीति) नहीं होता है। इस कारण 
घट के विद्यमान काल में 'स्वरूप' से विद्यमान रहता हुआ भी 'भुतल' तज्ज्ञान- 
कालीनत्वविशिष्टरूप से नहीं है । इसलिये उस समय अत्यन्ताभाव की प्रतीति नहीं 
हो पाती है । अतः 'सामयिकाभाव' को अलग से मानने की आवश्यकता नहीं है । 

कुछ विद्वान्‌ 'घट' के विद्यमानकाल में अत्यन्ताभाव की प्रतीति न हो पाने में 
दुसरा समाधान इस प्रकार देते हैं कि भूतल पर घट के विद्यमानकाल में उसके 
(घट के ) अत्यन्ताभाव की प्रतीति न हो सकते में 'कारणसामग्री का अभाव' 
कारण है । जिस भूतल पर 'घट' के अत्यन्ताभाव की प्रतीति होती हे, उस भूतल 
पर 'घट' के संयोग का 'प्रागभाव' अथव' प्रध्वंसाभाव' ही उस प्रतीति में कारण 
होता है। वह 'कारणसामग्री. भूतल पर “घट' के विद्यमान काल में नहीं होती, 
क्योंकि भूतल के साथ घट के संयोगकाल में उसका ( संयोग का ) प्रागभाव नहीं 
है तथा प्रध्वंसाभाव भी नहीं है। और जिस काल में भूतल पर 'घट' नहीं 
आया था, उस काल में तो भूतलपर घट के संयोग का प्रागभाव रहा, ओर जिस 


काल में उस भूतल से घट को उठाकर अन्यत्र कहीं ले गये, उस काल में उस भुतलपर 


घट के संयोग का 'प्रध्वंसाउभाव” रहा । उस कारण उन दोनों कालों में 'सामग्री' के 
विद्यमान रहने से “भुतले घटो नास्ति इत्याकारक 'घटात्यन्ताभावः की प्रतीति होती 
है। इस. रीति से 'अत्यन्ताभाव' के नित्य होने पर भी 'प्रतियोगी' के विद्यमान- 


`काल में 'अत्यन्ताभाव' की प्रतीति नहीं होती है और प्रतियोगी के अविद्यमानकाल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३६ तकभाषा [ अन्योऽन्याभाव 


में अत्यन्ताभाव' की प्रतीति होती है । इसलिये 'घट' के सामयिकाभाव' को अलग 
से मानने की आवश्यकता नहीं है । 
अन्योन्याभाव-- 
अब पाँचवे 'अन्योऽन्याभाव' का लक्षण करते हैं--'तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नप्रति- 
योगिताकोऽभावः अन्यो$न्याभाव!?। अर्थात्‌ जिस 'अभाव' की 'प्रतियोगिता', 'तादात्म्य- 
सम्वन्ध' से अवच्छिन्न होती है, उस अभाव को 'अन्यो$न्याभाव' कहते हं । जैसे 'घट: 
पटो न' अर्थात्‌ “घट', पटरूप नहीं है, यानी 'घट' तो “घट” ही है, उसे 'पट' नहीं कह 
सकते । इस प्रतीति से 'घट' में 'पट' का भेदरूप 'अन्योन्याभाव” प्रतीत होता है । इस 
“घटनिष्ठ' अन्योन्याभाव ( भेद ) का प्रतियोगी वह 'पट' है । उस 'पट' में रहने वाली 
जो 'अन्योन्याभावीय-प्रतियोगिता' है, वह 'तादात्म्यसम्बन्ध' से अवच्छिन्न है। तथा 
{ “पटत्व' धर्म से अवच्छिन्न है। 'अभेद' नाम का जो स्वरूपसम्वन्धविशेष है, उसी को 
“तादात्म्य-सम्वन्ध' कहते हैं । वह' अभेदरूप तादात्म्यसम्वन्ध, सब पदार्थों के अपने 
स्वरूप में ही रहता है । अपने स्वरूप से भिन्न पदार्थ में किसी भी वस्तु का तादात्म्प- 
सम्बन्धः नहीं रहता । जैसे 'घट' का 'अभेदरूप तादात्म्यसम्यन्ध' अपने घटस्वरूप में 
ही रहता है । उस घट से भिन्न 'पट' आदि में नहीं रहता । उसी तरह 'पट' का 
'अभेदरूप तादात्म्यसम्बन्ध' अपने पटस्वरूप में ही रहता है। उस पट? से भिन्न 'घट' 
आदि में नहीं रहता । इस प्रकार जितने भी द्रव्य-गुण-कर्म आदिक पदार्थ हैं, उन सव 
पदार्थों का अभेदरूप तादात्म्यसम्वन्ध, अपने-अपने स्वरूप में ही रहता हैं। अन्य 
किसी में नहीं रहता । और जो 'पदार्थ', जिस सम्बन्ध से जिस अधिकरण में नहीं 
रहता, उस पदार्थ का उस अधिकरण में उस सम्बन्ध से अवच्छिन्न-प्रतियोगिताक- 
अभाव ही रहता है। जैसे 'वायु' में 'रूप', 'समवायसम्वन्ध' से नहीं रहता। उस 
कारण 'वायु' में उस रूप का समवायसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-अत्यन्ताभाव ही 
` रहता है। उसी तरह द्रव्य-गुण-कर्म आदिक पदार्थ भी अपने स्वरूप को छोड़कर अन्य 
किसी पदार्थ में अभेदरूप. तादात्म्यसम्वन्ध से नहीं रहा करते । इसलिये उन द्रव्य- 
गुण-कर्म आदि पदार्थों का अपने से भिन्न सभी पदार्थों में 'तादात्म्यसम्बन्धवच्छित्न 
प्रतियोगिताक-अन्योन्याभाव' ही रहता है। इसीलिये 'घटः पटो न' इस प्रतीतिं के 
हारा घट में तादात्यसम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-'पट' का जो 'अभाव प्रतीत 
ps हा के नाम से कहा जाता है । यह भेदरूप अन्योत्था न ह 
अर sn लयीत do 
घटो न! इत्याकारक जो प्रतीति ना दु ष र कै हिधा ह ri | 
उसी तरह 'तन्तुओं' “मे आ तह भिया Eh ही ति पटों 
कणात मिलि 1 न ति पट' के विद्यमान रहने पर भी प 
दती ह, वह भी तन्तुओं में 'पट' के अन्योन्याभाव को ८ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अन्य भेद ] अर्थेनिरूपणम्‌ ५३७ 


विषय करती है । उसी प्रकार 'पृथिवी” आदिक द्रव्यों में समवायसम्बन्ध से 'गुण-. 


कर्म सामान्य' के विद्यमान रहने पर भी द्रव्यं गुणो न', द्रव्यं कमं न’, 'द्रव्यं सामान्यं 
न! इत्यादि जो प्रतीति होती है, वह भी यथाक्रम “द्रव्य में 'गुण-कर्म-सामान्य' के 
अन्योन्याभाव को ही विषय करती है। अतः 'भेदरूप अन्योन्याभाव' के अस्तित्व में 
प्रत्यक्षप्रतीति' ही प्रमाण है । 


ऊपर बताये गये 'अत्यन्ताभाव' और £अन्योन्याभाव' के 'विशेषाभाव तथा ' 


“साभान्याभाव' के नाम से दो-दो भेद होते हैं । 

विशञेष्र अत्यन्ताभाव--जैसे, भूतल पर 'पीतघट' के विद्यमान रहने पर भी 'नील- 
घटो नास्ति' इत्याकारक जो प्रतीति होती है, वह 'पीतघट वाले भुतल' पर 'नील- 
घट' के 'विशेष अत्यन्ताभाव' को विषय करती है। अतः पीतघट वाले भूतल पर 
'नीलघटो न।स्ति' इत्याकारंक अभाव” को 'विशेष अत्यन्ताभाव' कहा जाता है ! 

सामान्य अत्यन्ताभाव-- जैसे, भुतल पर किसी प्रकार का कोई भी घट, जब 
नहीं रहता है, तव उभ घटणून्य-भूतल में “भुतले घटो नास्ति, अथवा 'भूतलं न 
घटवत्‌' इस प्रकार की प्रतीति होती है, वह भूतल में 'घट' के 'अत्यन्ताभाव' को 
- विषय करती है । इस 'अत्यंन्ताभाव' को सामान्य अत्यन्ताभाव' कहते हैं । 

विशेष अन्योन्याभाव--जैसे, 'पीतघटो न नीलघटः अर्थात्‌ पीतघट, 'नीलघटरूप' 
नहीं है--इत्याकारक जो प्रतीति होती है, वह 'पीतघट' में 'नीलघट' के 'अन्योन्या- 
भाव? को विषय करती है । इस अन्योन्याभाव को “विशेष अन्योन्याभाव' कहते हैं । 

सामान्य अन्योन्याभाव--जैसे, “भुतले घटो न” इत्याकारक प्रतीति रो भूतल में 


“घट' के 'अन्योन्याभाव' ( भेद ) का ज्ञान होता है । इस 'अन्योन्याभाव' को “सामान्य _ 


अन्योन्याभाव' कहते हैं । 
विशेषाभाव से सामान्याभाव की भिन्नता-- 

विशेषाभाव से सामान्याभाव भिन्न है। अन्यथा 'पीतघटवत्‌ भूतलम्‌ अर्थात्‌ 
पीतघट वाले भूतल में जैसे 'नीलघटो नास्ति--नीलघट नहीं है--यह प्रतीति होती है, 
वैसे ही 'घटो नास्ति'--घट नहीं है--यह प्रतीति भी होनी चाहिये । तथा जैसे पीत- 
घट में--पीतघटो न नीलघट:!-- यह्‌ प्रतीति होती है, वैसे ही “पीतघटो न घट: 
यह प्रतीति भी होनी चाहिये । किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को नहीं हुआ करती । अतः 
विशेपाभाव से सामान्याभाव को पृथक्‌ ही समझना चाहिये । 

पूर्वोक्त 'अत्यन्ताभाव' तथा 'अन्योन्याभाव' इन दोनों अभाव के पुन: दो भेद 
और होते है-( १) “व्यासज्यवृत्ति धर्मावच्छित्त'प्रतियोगिताक अभाव और (२) 


“अव्यासज्यवृत्तिधर्मावडिछन्न-प्रतियोगिताक-अभाव' 1, पलक 
अनेक में रहने वाले ( वृत्ति ) “धर्म को 'ब्यास ते हैं। जैसे, द्वित्व, 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५३८ - तकंभाषा [ अन्य भेद 


त्रित्व आदि 'धमं, 'व्यासज्यवृत्ति धर्म” कहलाते हैं। तथा एक में रहने वाले (वृत्ति) 
'घर्म को 'अव्यासज्यवृत्ति धमं’ कहते हैं । जैसे 'घटत्व, पटत्व' आदि धमं 'अव्यासज्य- 
वृत्तिधर्मे' 'घट' के विद्यमान रहने पर भी 'इह भूतले घट-पटी न स्तः? अर्थात्‌ इस भूतल 
पर 'घट-पट' दो नहीं हैं--इस प्रकार की प्रतीति होती है। इस प्रतीति से उस भुतल 
पर 'घट-पट' दोनों का 'अत्यन्ताभाव' सिद्ध होता है। उस अत्यन्ताभाव” की 'प्रति- 
योगिता' केवल 'घट' में भी नहीं है, तथा केवल “पट! में भी नहीं है । किन्तु 'घट- 
पट” दोनों में वह “प्रतियोगिता” रहती है । उसी तरह 'द्वित्व' ध्म भी केवल 'घट' में 
भी नहीं है और केवल 'पट' में भी वह नहीं है, किन्तु वह 'घट-पट' दोनों में ही 'स्वरूप 
सम्बन्ध' से रहता है। उस कारण उन “घट-पट दोनों में रहनेवाली 'प्रतियोगिता', 
ब्यासज्यवृत्ति 'द्वित्व' धर्मं से ही अवच्छिन्न होती है । इसलिये “घट वाले भूतल' में 
'बट-पटौ न स्तः'--इस प्रतीति से सिद्ध जो 'घट-पट' दोनों का अत्यन्ताभाव है, उसे 
'व्यासञ्यवृत्ति-धर्माव च्छिन्न-प्रतियो गिताक-अत्यन्ताभाव' कहा जाता है । इसी प्रकार 'घट' 
में.'घटो न घट-पटौ' अर्थात्‌ यह 'घट,' 'घट-पट उभयरूप' नहीं है--यह प्रतीति हुआ 
करती है। इस प्रतीति से 'घट” में 'घट-पट' दोनों का 'अन्योन्याभाव' सिद्ध होता है । 
उस 'अन्योन्याभाव' को 'ब्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्न-प्रतियो गिताक-अन्योन्याभाव' कहते 
हैं । इसी “व्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव! को 
'उभयाभाव' भी कहते हैं। - 
उसी प्रकार “भुतल' में केवल 'एक घट' का जो अत्यन्तामाव है तथा उसी 'घट' 
में केवल “एक पट” का जो अन्योन्याभाव है, वह ( अत्यन्ताभाव तथा अन्योन्याभाव ), 
“घटत्व', 'पटत्व” रूप 'अव्यासज्यवृत्तिधमं' से 'अवच्छिन्न-प्रतियोगिताक' कहा जाता है । 
'अव्यासज्यवृत्तिधर्मावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-अभाव' से वह्‌ 'व्यासज्यवृत्तिघर्मा- 
बच्छिन्न-प्रतियोगिताक-अभाव'---भिन्न माना जाता है । अन्यथा जैसे घट वाले भुतल 
में 'घटो नास्ति” प्रतीति नहीं होती है, बैसे ही घट वाले भूतल में 'घट-पटौ न स्तः 
यह प्रतीति भी नहीं होनी चाहिये। तथा जैसे 'घट' में 'घटो न घट:? यह प्रतीति नहीं 
होती है, वेसे ही "धटो न घट-पटौ'--यह प्रतीति भी नहीं होनी चाहिये । किन्तु होती 
तो है, अत: केवल 'घटाभाव' तथा केवळ 'पटाभाव' से 'घट-पट' दोनों. का 'अभाव' 
भिन्न ही समझना चाहिये । 
इसी प्रकार केवल 'विशेषण' के अभाव से तथा केवल 'विशेष्य' के अभाव से 
(विशिष्ट का अभाव' पृथक्‌ ही होता है । जैसे 'दण्ड” रूप 'विशेषण' के अभाव से तथा 
पुरुष! रूप 'विशेष्य” के अभाव से दिण्ड-विशिष्ट पुरुषः! का अभाव, पृथक्‌ ही होता है 
जहाँ पर “दण्डरूप विशेषण' तो विद्यमान है, किन्तु 'पुरुषरूप विशेष्य' नहीं हैं? 
वहां पर भी “दण्डी पुरुषों नास्ति' इस प्रकार की विशिष्टाभावविषयक-्रतीति 
होती है। और जहाँ पर 'पुरुषरूप विशेष्य' तो विद्यमान है, परन्तु 'दण्डरूप विशेष | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभावविषयकमतभेद ] अर्थनिरूपणस्‌ ५३९ 


नहीं है, वहाँ पर भी “दण्डी पुरुषो. नास्ति’ ऐसी विशिष्टाभाव-विषयक-प्रतीति- होती 
है । ऐसी स्थिति में 'विशिष्टाभाव' को यदि 'विशेषणाभावरूप” मानते हैं तो 'दण्ड- 
रूप विशेषण? के विद्यमान काल में जैसे “दण्डो नास्ति” यह प्रतीति नहीं होती, वैसे 
ही 'दण्डी पुरुषो नास्ति'--अह प्रतीति भी नहीं होनी चाहिये । और 'विशिष्टाभाव' 
को यदि 'विशेष्याभावरूप' मानते हैं तो जैसे 'पुरुषरूप विशेष्य' के विद्यमान काल में 
“पुरुषो नास्ति’ यह प्रतीति नहीं होती है, वसे ही “दण्डी पुरुषो नास्ति'--यह प्रतीति 
भी नहीं होनी चाहिये। और उस 'विशेषण-विशेष्य' के विद्यमान काल में 'दण्डी 
पुरुषो नास्ति'--यह विशिष्टाभाव-विषयक-प्रतीति सभी को होती है। इसलिये केवल 
“दण्डरूप विशेषण के अभाव” से तथा केवल 'पुरुषरूप विशेष्य के अभाव से 'दण्ड 
विशिष्ट पुरुष का अभाव' पृथक्‌ ही मानना चाहिये। अतः 'घटादि' प्रतियोगी के 
एक होने पर भी 'नीलत्व, घटत्व, उभयत्व' आदि 'प्रतियोगितावच्छेदक धर्मा' के भिन्न- 
भिन्न होने से 'अत्यन्ताभाव' तथा 'अन्योयाभाव' भी अनेक होते है । 

उसी प्रकार 'प्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध' के भिन्न-भिन्न होने से भी 'अभावं' 
की भिन्नता होती है । जैसे 'संयोग-सम्बन्ध' से “घट वाले भूतल' में 'समवायेन घटो 
नास्ति' अर्थात्‌ इस भूतल में 'समवाय-सम्बन्ध' से “घट' नहीं है--यह प्रतीति होती 
है । इस प्रतीति से उस भूतल में “उस घट' का 'समवाय-सम्वन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक- 
अस्पन्ताभाव' सिद्ध होता है। और 'समवाय-सम्बन्ध' से 'घट वाले कपालों में 
“संयोगेन घटो नास्ति? अर्थात्‌ “इन कपालों में 'संयोग-सम्बन्ध' से 'घट' नहीं है--यह 
प्रतीति होती है। इस प्रतीति से उन कपालों में उस 'घट' का संयोग-सम्बन्धा- 
वच्छिन्नःप्रतियोगिताक-अत्यन्ताभाव' सिद्ध होता है । वे दोनों 'अत्यन्ताभाव' परस्पर 
भिन्न हैं । यद्यपि 'घटरूप प्रतियोगी' के तथा “घटत्वरूप प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के 
एक रहने पर भी उस 'संयोग-समवायरूप प्रतियोगितावच्छेदक-सम्बन्ध के भेद से 
ही उस 'घटात्यन्ताभाव' का भेद माना जाता है । उसी प्रकार 'द्रव्यवृत्ति गुण-कर्मे' 
आदि पदार्थों में तो 'समवाय-सम्बन्धावच्छिन्न-प्रतियोगिताक-अत्यन्ताभाव” रहता है 
और उसी 'गुण-कमं' का उस 'द्रव्य' में. संयोग-सस्बन्धावच्छिन्न-प्रतियो गिताक अत्यन्ता 
'आव? रहता है। इस रीति से 'प्रतियोगितावच्छेदक धर्म के भेद से तथा 'प्रति- 
योगितावच्छेदक सम्बन्ध के भेद से 'एक ही वस्तु के अभाव का भेद हुआ करता 
है। अन्तर इतना ही है कि “अत्यन्ताभाव” की भिन्नता में तो 'प्रतियोगितावच्छेदक 
धर्म का भेद तथा ्रतियोगितावच्छेदक सम्बन्ध' का भेद, दोनों कारण होते हैं । 
और 'अन्योत्याभाव' की भिन्नता में केवल 'प्रतियोगितावच्छेदक धर्म का भेद ही 
कारण होता है। 

किन्तु 'अभाव' को 'अधिंकरणस्वरूप' माननेवाले प्रभाकर का कहना 
.है कि 'भूतल” में 'घटो नास्ति--यहद जो “घटाभाव-विषयक-प्रतीति' होती है, वह 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४० तक भाषा [ अभावविषयकमतभेद 


'भूतलूस्वरूप' ( अधिकरणस्वरूप ) ही है। अर्थात्‌ 'घट का अभाव” उस 'भूतलरूप- 
अधिकरण' से भिन्न नहीं है। एवं च जो-जो अभाव, जिस-जिस अधिकरण में प्रतीत 
होता है, वह-वह अभाव, तत्तदधिकरणस्वरूप ही होता है। तत्तदधिकरण से वह 
अभाव' भिन्न नहीं है । क्योंकि उस 'अभाव' को 'भूतछादि अधिकरण' से भिन्न मानने 
पर 'गौरव दोष' होगा । और दुसरी बात यह है कि उस 'अभाव' का प्रत्यक्ष करने के 
लिये 'चक्षुरादि' इन्द्रिय का उस 'अभाव' के साथ 'विशेषणता' नाम के सम्बन्ध की 
कल्पना करनी पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि “प्रथम अभाव! के लिये अन्य 
किसी दुसरे “अभाव” की कल्पना करनी होगी, तथा दूसरे अभाव के लिये तीसरे 
अभाव की तथा तीसरे अभाव के लिये चौथे अभाव की, चौथे के लिये पाँचवे अभाव 
की कल्पना करते-करते अभाव की धारा का कहीं विश्राम ही न हो पाने से 'अनवस्था' 
दोष होगा । इसलिए “अभाव? को 'अधिकरणस्वरूप' मान लेना ही उचित है। तब ये 
तीनों दोष नहीं हो पायेंगे । 
.इस पर नेयायिक कहता है कि प्रभाकर मीमांसक का उक्त मन्तव्य उचित प्रतीति 
नहीं हो रहा है। क्योंकि अभाव” को यदि 'अधिकरणस्वरूप' मानते हैं तो भुतले 
“घटाभावः' इत्याकारक 'आधाराधेयभाव' को विषय करने वाली प्रतीति नहीं होनी 
चाहिये । क्योंकि 'वस्तु' के अभिन्न रहने पर 'आधाराघेयभावविषयक प्रतीति नहीं 
हुआ करती । यदि 'अभेद' रहने पर भी 'आधाराधेयभाव' की प्रतीति को माना जाय 
तो जैसे 'घटाभाव' का 'भूतल' से अभेद है, वैसे ही 'भूतल” का भी उस भूतल से अभेद 
है।; तव “भुतले घटाभावः’ इस प्रतीति के समान “भूतले भूतलम्‌' यह प्रतीति भी 
होनी चाहिये, किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को नहीं होती है । इसलिये 'आधाराधेयभाव- 
¬ विषयक-प्रतीति' के बल पर 'अभाव' को 'अधिकरण' से भिन्न ही मानना चाहिये। 
'अभाव' को 'अधिकरण' स्वरूप न मानने में एक और भी कारण है कि “जल! में 
स्थित जो 'गन्धगुण' कां अभाव है, वह्‌ 'जळरूप' ही होगा । और 'जलरूप द्रव्य” के 
ग्रहण करने में “प्र/णेन्द्रिय' तो समर्थ है नहीं, अपितु 'चक्षु-त्वक्‌' इन्द्रिय ही समर्थं है । 
तब “जछ' में स्थित “गन्धाभाव' का “घ्ाणेन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिये, 


अपितु 'चक्षु-त्वक्‌' इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं है इसलिये 
'अभाव' को 'अधिकरण' स्वरूप न मानकर उससे भिन्न ही मानना चाहिये । 'अभाव' 
को अधिकरण' से भिन्न मानने में तीसरा कारण यह भी है कि 'अभाव” की यदि 
'अधिकरणस्तरूप' मानते हैं तो 'घट' के 'प्रागभाव' को तथा 'प्रध्ंसाभाव' को 
'कपालरूप' ही मानना होगा । थे 'कपाळ', 'घट' के विद्यमानकाल में भी रहते हैं । 
तब “घट काळ' में भी उन 'कपालों' में 'इह्‌ घटो भविष्यति’, “इह घटो ध्वस्तः 
ऐसी 'घट-प्रागभाव-त्िपसक'ः तथा 'घट-ध्वंग-सिपयक' प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु 
बेसी प्रतीति होती नहीं है। इसलिये अभाव' को (अधिकरण? से भिन्न ही माती 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभावविषयकमतभेद ] अथंनिरूपणमु ५४१ 


चाहिये । “अभाव को 'अधिकरण' से भिन्न मानने पर प्रभाकर-मीमांसक ने जो 
अनवस्था' दोष दिया था, वह भी ठीक नहीं है । 
प्राचीन नेयायिक उसका समाधान इस प्रकार करते हैं--उनका कहना है कि 
'अभाव' का जो 'अभाव' है वह 'भावरूप”, ही होता है, 'भाव' से पृथक्‌ नहीं है अर्थात्‌ 
वह 'द्वितीय अभाव', उस 'प्रथम अभाव' के 'प्रतियोगीरूप' होता है। जैसे “घटशुन्य- 
भुतल' में रहने वाला जो “घटात्यन्ताभाव' है, उस 'अत्यन्ताभाव' का 'अत्यन्ताभाव' 
उस “घट वाले भूतल' में ही रहेगा । इसलिये उस 'घटरूपप्रतियोगी' के समनियत होने 
से वह 'द्वितीय अभाव”, 'घटस्वरूप' ही होता है, और उस “घट वाले भुतल' में जो 
'घटात्यन्ताभावो नास्ति'--यह प्रतीति होती है, वह भी 'उस घट! को ही विषय 
करती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 'प्रथम अभाव! का जो 'अभाव' अर्थात्‌ 
'झहितीय अभाव' है, वह तो 'प्रथम अभाव” के 'प्रतियोगीस्वरूप' होता है। और 
द्वितीय अभाव! का जो 'अभाव' अर्थात्‌ 'तृतीय अभाव” है, वह 'प्रथम अभाव' के 
समनियत होने से 'प्रथम अभावरूप' होता है। और 'चतुर्थ अभाव' 'उसका प्रतियोगीरूप' 
होता है । इस रीति से उत्तरोत्तर सभी अभावों का “प्रथम अभाव' में तथा उसके 'प्रति- 
योगी' में ही यथायोग्य अन्तर्भाव हुआ करता है । इसलिये अनवस्थादोष नहीं होगा । 
किन्तु नवीन नेयायिक उक्त 'अनावस्था' दोष का निवारण दूसरी प्रकार से करते 
हैं। 'घटवाले भूतल' में 'घटात्यन्ताशभावो नास्ति' इस 'निषेधमुखप्रतीति' की विषयता 
“घटरूप' भाव पदार्थ में नहीं है.। इसलिये वह 'द्वितीय अभाव” उस प्रथम अभाव के 
'घटरूप प्रतियोगी' के समनियत होता हुआ भी “घटस्वरूप' नहीं माना जाता । किन्तु 
उस “घट” से पृथक्‌ ही होता है। और उस 'द्वितीय अभाव” का जो “तृतीय अभाव है, 
वह 'प्रथम अभाव? के समनियत होने से प्रथम अभावरूप' ही होता है। और उस 
तृतीय अभाव? का जो “चतुर्थ अभाव' है, वह, उस 'द्वितीय अभाव' के समनियत 
होने से 'द्वितीय अभावरूप' ही होता है। इसी प्रकार पाँच्रवाँ, छठा, साँतवाँ, आँठवाँ, 
नवाँ आदि जितने भी उत्तरोत्तर अभाव हैं, वे सव अभाव, यथायोग्य उस प्रथम 
अभाव! में तथा 'ह्वितीय अभाव! में ही भन्तभूंत होते हैं । अतः अनवस्था दोष का प्रसंग 
नहीं हो सकेगा । 'तुल्य !प्रिकरण' में जो वृत्तित्व ( रहना ) उसको समनियतत्व' 
कहते हैं । 3 ४४ 
महामीमांसक भट्टपाद का 'अभाव' के बारे में यह मत है कि अभाव” कभी भी 
अधिकरणरूप नहीं होता है। वह तो 'अधिकरण' से पृथक्‌ ( भिन्न ) ही है । कित 
उसका ( अभाव का ) चक्षुरादि इन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता । उसका ज्ञान' 
तो 'अनुपलब्धि' नामक छठे प्रमाण से होता है । 
अभाव के सम्बन्ध में बेदान्तियों का कहना है, कि 'अभाव' जिक यासच 
नहीं हुआ करता । वह 'अधिकरण' से एयर ही रहता है । किन्तु जो बस्तु श्र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४२ तक भाषा [ विज्ञानवादनिराकरण 


'अधिष्ठान' में कल्पित होती है, उस 'कल्पितः वस्तु” का अभाव”, अपने 'अधिष्ठान' 
से भिन्न नहीं होता है, अपितु वह 'अधिष्ठानरूप' ही होता है । जैसे, “रज्जु' में कल्पित 
सपं का .'अभाव', 'रज्जुस्वरूप' ही होता है। तथा 'शुक्ति' में 'कल्पित'रजत' का 
'अभाव', 'शुक्तिरूप' ही होता है। और भूतलादिकों पर स्थित 'घटाभाव' का 
चक्षुरादि' इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता है, अपितु 'अनुपलब्धि' प्रमाण से ही उस 
'अभाव' का ज्ञान होता है । 

इस प्रकार वेशेषिकसम्मत द्रव्यादि सात पदार्थरूप 'अर्थो' का व्याख्यान समाप्त 
किया जा रहा है । 

विज्ञानवादनिरासः 
ननु ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणो वा अर्था व्यतिरिक्ता न सन्ति । 
सेवम । अर्थानामपि प्रत्यक्षादिसिद्धत्वेनाक्षक्यापलापत्वात्‌ । 


इति अर्थनिरूपणं समाप्तम्‌ 


बोद्धों के -विज्ञानवाद का निराकरण-- 


प्रशन--नन्विति । , विज्ञानवादी बौद्ध तथा ब्रह्मवादी वेदान्ती, नैयायिक से प्रश्‍न 
करते हैं कि पूर्वोक्त 'द्रव्यादिपदाथों' ( द्रव्यादि अथं ) की सत्ता ( अस्तित्व ), 'ज्ञान' 
( विज्ञान ) अथवा 'ब्रह्म' से अतिरिक्त ( अलग ) तो है नहीं । ऐसी स्थिति में आप 
( नेयायिक ) उनका वर्णन ( व्याख्यान ) कैसे कर रहे है? 

उत्तर--मेवमिति । नैयायिक उत्तर दे रहा है कि आप लोगों का इस प्रकार 
सोचना ठीक नहीं है, क्योंकि 'द्रव्यादि अथ? का अस्तित्व भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
होने के कारण उनका निषेध ( अपलाप ) करना शकय नहीं है । 

माधुरी 

अभी तक प्रमेयों में से 'आत्मा, शरीर, इन्द्रिय और अर्थ' का निरूपण किया 
जा चुका है । “अर्थ रूप प्रमेय का निरूपण सुनकर विज्ञानवादी बोद्ध और ब्रह्मवादी 
वेदान्ती की ओर से एक प्रश्‍न पूछा जा रहा है कि “अर्थ” ( पदार्थ ) निरूपण करना 
तब संगत हो सकता है कि जब “अर्थ” की बाह्य सत्ता हो। हमारे बौद्धो के चार 
सम्प्रदाय हैं--( १) माध्यमिक, ( २) योगाचार, ( ३) सौत्रान्तिक और (४ ) 
बैभाषिक । इस संसार में जो कुछ भी 'भावरूप' से 'ज्ञेय” है, वह सभी षणि 
है। क्योंकि हम चारों सम्प्रदायों का “सवं क्षणिकम्‌! यह सिद्धान्त है । तथापि इत 
चारों सम्प्रदायों में से 'सौत्रान्तिक' और “वैभाषिक', ये दोनों सम्प्रदाय “घट-पट' भादिं 
बाह्यः 'अर्थो' ( पदार्थों) का “अस्तित्व” मानते हैं। दोनों में अन्तर इतना ही दै 
कि 'सौत्रास्तिक' सम्प्रदाय “माझ अर्य' को 'पत्यक्षसिद्ध मानला है, और 'बैभा 


८७७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पुर्वपक्षनिरूपण ] अर्थनिरूपणस्‌ ५४३ 


सम्प्रदाय 'साकारज्ञानवाद' को मानता है, अर्थात्‌ 'ज्ञान! ( विज्ञान ) में 'घट-पटादि 
अर्थो' का आकार मानकर, उससे 'अर्थ' का “अनुमान” करता है । अभिप्राय यह है 
कि सौत्रान्तिक 'अर्थ' का प्रत्यक्ष होना बताता है और बेभाषिक “अर्थ” को अनुमेय 
कहता है। जबकि 'माध्यमिक' और 'योषाचार' ये दोनों सम्प्रदाय बाह्य अर्था 
( पदार्थों ) का अस्तित्व ही नहीं मानते । इन दोनों में से 'माध्यमिक'. सम्प्रदाय 
'शून्यवादी' है, और 'योगाचार' सम्प्रदाय 'विज्ञानवादी! है । विज्ञानवादी योगाचार के 
मत में एकमात्र 'ज्ञान' का ही “अस्तित्व” माना जाता है, 'घट-पटादि' बाह्य पदार्थों 
की वास्तविक सत्ता ( अस्तित्व ) नहीं है । उनकी जो प्रतीति होती है, वह स्वप्न की 
प्रतीति के समान कल्पित एवं भ्रमरूप है, यानी मिथ्या है । तात्पर्य यह है कि योगाचार 
के मत में एकमात्र ज्ञान ही प्रामाणिक वस्तु है, और बाह्य अर्थ ( पदार्थ ), उस ज्ञान 
का ही 'आकार' है । उस जान से भिन्न ( अलग ) 'अर्थ' का कोई अस्तित्व नहीं है । 
अतः योगाचार बौद्ध सम्प्रदाय के सिद्धान्त को 'साकार विज्ञांनवाद' के नाम से कहा 
जाता है । इसी को 'विज्ञानवाद' कहते हैं । 
“साध्यमिक' नाम के बौद्ध सम्प्रदाय में 'ज्ञान' का भी “अस्तित्व” ( सत्ता) नहीं 
माना जाता । इस मत में 'ज्ञान और 'अर्थ' दोनों को कल्पित माना गया है । इसकी 
दृष्टि में “सवं शून्यम्‌'-सब कुछ शून्य है--अर्थात्‌ 'ज्ञान ओर उससे भिन्न जो भी 
कुछ हो वह सब 'शून्य” तत्त्व में ही कल्पित है । जैसे गाढ़ निद्रा से जगने पर मनुष्य 
को यह प्रतीति होती है कि “मुझे ऐसी गाढ़ नींद लगी, जिसमें भुझे अपना भी ज्ञान 
नहीं था, यानी मैं-था ही नहीं--इस प्रतीति ( अनुभव ) से “शून्य' ही 'आत्मा' है, 
यह स्पष्ट होता है। केवल “आत्मा” ही 'शून्यरूप' नहीं है, अपितु आत्मा से भिन्न 
सम्पूर्णं जगत्‌ भी शून्यरूप ही है, क्योंकि यह 'जगत्‌' अपनी उत्पत्ति से पूर्व भी “असत्‌' 
ही था, और “नाश! के बाद भी असत्‌! ही है । जो “पदार्थं, आदि और अन्त में 
“असत्‌? होता है, वह पदार्थ, 'मध्य' में भी 'सत्‌' नहीं है । हे अर्थात्‌ 'असत्‌' ही होता 
है। जैसे 'रज्जुसपं' अथवा 'शुक्तिरजत' आदि और अन्त में 'असत्‌' है, इसलिये वह 
'मध्य' में भी असत्‌ ही होता है। उसी तरह यह 'जगत्‌' भी आदि और अन्त में असत्‌ 
होने से 'मध्य' में भी वह 'असत्‌' ही रहेगा। तथा श्रुति भी बता रही है कि (अस- 
देवेदमग्न आसीत्‌'- यह 'जगत्‌” अपनी उत्पत्ति से पूर्व 'असत्‌” यानी 'शुन्यरूप' था । 
छान्दोग्य श्रुति भी इस दृश्यमान जगत्‌ को उत्पत्ति से पुवे 'असत्‌' ही कहती है । उस 
शुन्य से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है । अतः आत्मा तथा हाला ( bs ) सब 
कुछ 'शून्य' ही है । वह 'शून्य' ही "परमतत्त्व है । यह “शुन्य तत्त्व, सत्‌, असत्‌ 
सदसत्‌, नो सदसत्‌’ इन चारों कोटियो से विनिमुक्त है। स्वाति न और 
अर्थवासना ), प्रवाहरूप से 'अनादि' है। उसी से “ज्ञान और 'अर्थे) का आभास 
होता रहता है । 'संवृति' के दो भेद है--( १) तथ्यसंबृति और ( २ ) मिभ्मा- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४४ तकंभाषा [ पूर्वपक्षनिरूपण 


संवृत्ति। संसार में प्रामाणिक कहे जाने वाले हश्यमान 'घट-पटादि' सभी अर्थो का 
ज्ञान 'तथ्यसंवृति' से होता रहता है, और अप्रामाणिक कहे जाने वाले दृश्यमान 
“रज्जुसपं', 'भुक्तिरजत' आदि का ज्ञान 'मिथ्यासंवृति' से होता है । तथ्यसंवृति से हुआ 
'अर्थेज्ञान', चिरस्थायी ( स्थिर ) एवं व्यवहारोपयोगी होता है, और 'मिथ्यासंवृति' 
से होने वाला 'अर्थज्ञान' क्षणिक एवं व्यवहार के अनुपयुक्त होता है । 
एवंच सौत्रान्तिक और वैभाषिक--ये दो वोद्धसम्प्रदाय बाह्यार्थवादी हैं, यानी 
'अर्थ' की बाह्यसत्ता मानने वाले हैं। दोनों में भेद इतना ही है कि “सोत्रान्तिक' के 
मत में 'अर्थे' भ्रत्यक्षवेद्य है, और 'वेभाषिक' के मत में 'अर्थ' अनुमेय है। , 
तथा योगाचार बोद्धसम्प्रदाय के मत में 'एकमात्र ज्ञान' ही प्रामाणिक वस्तु है । 
और “अर्थ” उस ज्ञान का ही आकार मात्र है । ज्ञान से पृथक्‌ “अर्थ” की कोई सत्ता नहीं 
है । अतएव योगाचार के सिद्धान्त को 'विज्ञानवाद' अथवा 'साकार ज्ञानवाद' कहते हैं। 
माध्यमिक वौद्धसम्प्रदाय के मत में 'ज्ञान' की सत्ता का स्वीकार भी नहीं किया 
जाता है। इस मत में “ज्ञान और अर्थ” दोनों को कल्पित माना जाता है । सम्प्रदाय का 
सिद्धान्त 'सवं शून्यम्‌’ का है । एकमात्र 'शून्य' ही इस सम्प्रदाय का 'परमतत्त्व' है इस 
शुन्यात्मक तत्व में ही सव कुछ कल्पित किया जाता है । अतः इस माध्यमिक वौद्ध: 
सम्प्रदाय का सिद्धान्त “शून्यवाद नाम से प्रसिद्ध है और इन माध्यमिक वोद्धों को 
'शुन्यवादी' के नाम से कहा जाता है । 
अन्य वोद्धसम्प्रदायों की अपेक्षा 'योगाचार बौद्ध” का विज्ञानवाद', कुछ मनोवैज्ञा- 
निक तथा तकंसंगत होने से विशेष प्रचलित है । इसलिये तकंभाषाकार ने भी उसी 
का उल्लेख करके उका निराकरण किया है । 
वेदान्तदर्शन में शाड्करवेदान्त का 'बरह्मवाद-सम्प्रदाय योगाचार वौद्ध के 'विज्ञान- 
वाद' “सम्प्रदाय' से आपाततः मिलता-जुलता-सा प्रतीत होता है। क्योंकि “ब्रह्म और 
क दोनों ही 'ज्ञान' हैं । 'शाङ्करमत' में “ब्रह्म' ही सत्य वस्तु है और “जगतुः 
स्वप्न में कल्पित वस्तु के समान मिथ्या है। इस मत में 'जगत्‌' को 'ब्रह्म' का 'विवतं' 
कहा गया है। 'विवतं' का अर्थ होता है--'अतात्त्विक अन्यथा प्रतीति' । जैसे 'रज्जु' 
में सर्प" की प्रतीति । अर्थात्‌ 'जगत्‌' एक कल्पनामात्र है । शाङ्कर मत और योगाचार 
बौद्ध के मत में भेद यह है क्रि 'योगाचार वौद्ध' का “विज्ञान! 'क्षणिक' और 'साकार' 
है, तो शाूरवेदान्त का ब्रह्म “नित्य! और 'निराकार' है। “अर्थ” की बाह्य सत्ता 
अ 44 के ही मतों में मान्य नहीं है । अतएव तकंभाषाकार ने दोनों मतों 
ही उल्लेख करके दोनों मतों का एक ही युक्ति से निराकरण कर दिया है! 
, यकार का आशय यह है कि जैसे प्रमाण सिद्ध होने के कारण शान के 
अति का अपलाय नहीं किया जा सकता, वैसे ही प्रमाण सिद्ध होते से अर्थ' 
बाह्यसत्ता का भी अपलाप नहीं किया जा सकता है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सिद्धान्तपक्ष ] अर्थनिरूपणम्‌ १४५ 


प्रदन--'अर्थे' की बाह्यसत्ता में क्या प्रमाण है? 

उत्तर--'भुतले घटः अस्ति’ यह प्रत्यक्ष ही भूतल में 'घट' की सत्ता को बता 
रहा है । अतः 'भुतल' घट आदि निश्चित ही बाह्य अथं हैँ । 

शंका--भूतरू, घट आदि भी बाह्य अर्थ नहीं हँ, वे भी ज्ञान के ही आकार हैं, 
अतः वे 'आन्तर' ही हूँ । जो भी ज्ञानगम्य पदार्थ हैं, वे सभी 'ज्ञान के आकार होने से 
'आन्तर' ही हैं । इसलिये किसी भी 'अर्थ' की सत्ता 'बाह्य' नहीं है। ९ 

समा०--उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान और उससे गम्य होने वाले 
(ज्ञान के विषय होने वाले ) घट-पटादि अर्थ दोनों ही यदि समानरूप से 'आन्तर' 
होंगे तो उनमें ( ज्ञान और विषय घट आदि में ) यह भिन्न-भिन्न व्यवहार कैसे होगा ? 
जैसे--'घट' का तो 'अयं घट:! के रूप में अङ्गलि से निर्देश किया जाना और ज्ञान का 
अङ्गलि से निर्देश न होना--इस भिन्न-भिन्न व्यवहार से ही 'अर्थ' की बाह्यसत्ता का 
निश्चय हो जाता है । 

“अथ? की बाह्यसत्ता के होने में दुसरी युक्ति यह भी है कि ज्ञान' और 'विषय' 
दोनों समानरूप से यदि 'आन्तर' ही हैं, अर्थात्‌ विषय की 'वाह्यसत्ता' नहीं है, तो विषय 
की खोज ( अन्वेषण ) शरीर के बाहर क्यों करते हैं? 'ज्ञान की तरह उसे भी 
शरीर के भीतर ही क्यों नहीं पा लेते? दूध, जल, लड्डू आदि अर्थ ( पदार्थ-वस्तु ) 
यदि ज्ञानाकार ही हैं तो भुखप्यास लगने पर अपने शरीर के भीतर ही उन अर्थो 
की उपलव्धि सुलभता से हो जानी चाहिये । उनकी प्राप्ति के लिये हलवाई की दुकान 
तक, नल, कुआँ, तालाब तक जाने की क्या जरूरत है? इसी से स्पष्ट है कि ज्ञान' 
और 'विषय' दोनों आन्तर नहीं हैं, किन्तु 'ज्ञान' तो आन्तर है और उसका विषय 
घट-पट आदि अथे वाह्य हैं--यह मानना ही होगा । 

हम पहिले कह चुके हैं कि शाङ्कर मत में “ब्रह्म ही एकमात्र सत्य वस्तु है और 
“जगत्‌? उस ब्रह्म का 'विवतं' है। जो कार्य अपने कारण को यतुक्रिसित्‌ भी विचलित 
न करता हुआ उसमें प्रकट होता है-उसे 'विवर्त' कहते है । जैसे-मन्द अन्धेरे में 
किसी जगह पड़ी हुई टेढ़ी-मेढ़ी रज्जु का वास्तविक स्वरूप जब पहिचानने में नहीं 
आता है, उस समय उस रञ्जु के वास्तविक रूप को किच्चिन्मात्र भी विचरित न करते 
हुए उसकी पहिचान न हो पाने की अवधि तक उसमें ( रज्जु में ) एक 'सर्पे' उत्पन्न. 
हुआ दिखाई देने अगता है। अतः वह सपं, उस रज्जु का 'विवतं' कहलाता है। उसी 
प्रकार 'ब्रह्म' की पहिचान न होने की अवस्था में उस ब्रह्म के स्वरूप को किच्चिन्मात्र 
भी विचलित न करते हुए उसकी पहिचान न होने की अवधि तक उसमें जगत शो 
उत्पत्ति होना और उसका दिखलाई पड़ना होता रहता है । अतः यह जगत्‌ , ब्रह्मण 
का विवर्त कहलाता है । इस विवर्तवाद में भी 'अथं' की बाह्यसत्ता वस्तुतः नहीं है। 


ca FRishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४६ तकभाषा [ सिद्धान्तपक्ष 


'विवर्तवाद' और 'परिणामवाद!--- 
सृष्टि के विषय में दो प्रकार के मत उपलब्ध होते हैं--( १ ) सांख्य का मत, 
जिसे 'परिणामवाद' कहते हैं, और (२ ) शाङ्करवेदान्त का मत, जिसे 'विवतंवाद! 
कहते हैं । जैसे 'दुध' से 'दही' का होना । यहाँ 'दही' को 'दूध' का “परिणाम' कहा 
जाता है। पहले 'दूध' की दूध के रूप में प्रतीति होती थी, कालान्तर में दुध की 
'दही' के रूप में प्रतीति होती है । यहाँ केवल प्रतीति में ही भिन्नता नहीं हुई है, किन्तु 
'दुध' के स्वरूप में भी 'परिवतंन' हो गया है। इस 'प्रतीति' को 'तात्विक अन्यथा- 
प्रतीति' कहते हैं । इसी को 'विकार' अथवा “परिणाम? भी कहते हैं । 
ओर “रज्जु' में जो 'सपं' की प्रतीति अथवा 'शुक्ति' में जो “रजत” की प्रतीति 
होती है, वह 'अतात्त्विक अन्यथाप्रतीति' है। इस प्रतीति में 'रज्जु' या 'शुक्ति' 
अपने स्वरूप को वदल कर 'सपं' या “रजत' नहीं बन गई है। “रज्जु” अपने स्वरूप 
में ही ज्यों की त्यों 'रज्जु' ही है, तथापि उसमें प्रतीति 'सपं' की, एवं 'शुक्ति' भी अपने 
स्वरूप में ही ज्यों की त्यों 'शुक्ति' ही बनी हुई है, तथापि उसमें प्रतीति 'रजत' की 
हो रही है । इसी को 'अतात्त्विक अन्यथाप्रतीति' अथवा 'विवतं' कहते हैं। उक्त 
'परिणाम' ( विकार ) और 'बिवतं' का लक्षण इस प्रकार बताया जाता है-- 
“सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा 'विकार' इत्युदीरितः । 
अतत्त्वतोऽ्यथा प्रथा 'विवर्त' इत्युदाहृतः ॥”” 
अर्थात्‌ जहाँ 'तत्त्वपरिवर्तनसहित' अन्यथाप्रतीति होती है, उसको “विकार 
(परिणाम ) कहते हैं। जैसे--'दूध' का विकार ( परिणाम ) 'दही” है । और 
'तत्त्वपरिवतंनरहित' अन्यथाप्रतीति जहाँ होती है, उसको 'विवतं' कहते है । जैसे 
*रज्जु' का विवतं 'सर्पे' है । 
सांख्यदर्शन 'परिणामवादी' है, और शाङ्कुर वेदान्त 'विवतंवादी? है । विज्ञानवाद 
और ब्रह्मवाद दोनों में कुछ समानता रहते हुए भी उनमें भेद यह है कि बौद्ध के 
विज्ञानवाद में सभी कुछ 'क्षणिक' माना गया है। अतः उनका “विज्ञान” भी क्षणिक 
है। किन्तु शांकर ब्रह्मवाद में ब्रह्म' नित्य वस्तु है । दोनों मतों में क्रमशः ज्ञान 
और 'ब्रह्म' के अतिरिक्त 'अथं' की सत्ता का स्वीकार न किये जानें के कारण 
तकभाषाकार ने 'अ्थ' की 'बाह्यसत्ता' सिद्ध करने के लिये इस प्रसंग को यहाँ पर 
उपस्थित किया और 'द्रव्यादि अर्थ? प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होने से उनका अपला 
नहीं कर सकते कह दिया है। विज्ञानवादी के 'विज्ञान' से और ब्रह्मवादी के “रह 
से भिन्न “अर्थ” की सत्ता का स्वीकार करना ही होगा । 
यह “तकभाषा' ग्रन्थ मुख्यतया न्यायदर्शन की शैली का अवलम्ब कर रचा गया 
है । अतएव न्यायदर्शन के 'घरमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्त-अवयव-तर्क” 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बुद्धिनिरूपण ] बुद्धिनिरूपणस्‌ ५७ 


नि्णंय-वाद-जल्प-वितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निंग्रहस्थान~इन सोलह अर्थो (पदार्थों) 
का निरूपण किया जा रहा है । इन सोलह “अर्थों' में से दूसरा 'प्रमेय' अर्थ ( पदार्थ ) 
'बारह प्रकार का बताया गया है। उनमें से (१) आत्मा, ( २) शरीर, (३) 
इन्द्रिय, इन तीन 'प्रमेयो' ( पदार्थों ) का निरूपण करने के बाद अवसर प्राप्त चौय। 
अर्थ” नाम का प्रमेय प्राप्त होने से उसका निरूपण प्रारम्भ किया गया । इस “अर्थ! 
नामक प्रमेय के अन्तर्गत नवीन न्याय की शैली में वंशेषिकोक्त द्रव्य आदि सात 
पदार्थों! का अन्तर्भाव किया है। तकंभाषाकर ने भी उसी का अवलम्बकर यहाँ तक 
वँशेषिकोक्त सभी पदार्थों का निरूपण 'अर्थनिरूपण' के प्रसंग में प्रस्तुत कर दिया है । 


इति अर्यनिरूपणं समाप्तम्‌ । 


(५ ) बुद्धिनिरूपणम््‌ 

बुद्धिरपलब्धिरज्ञान प्रत्यय इत्यादिभिः पर्यायुब्देर्याऽभिधीयते सा बुद्धि: । 
अर्थप्रकाशो वा बुद्धि: । सा च संक्षेपतो द्विविधा । अनुभवः स्मरणं च । अनु- 
भवोऽपि द्विविधो, यथार्थोज्ययार्थंश्रेति । 

तत्र यथार्थोऽर्याऽविसंवादी । स च प्रत्यक्षाविप्रमाणेजंन्यते । यथा चक्षुरादि- 
भिरदुष्टेघंटादिज्ञानम्‌ । घुमलिङ्गकमग्निज्ञानम्‌ । गोसाद्ृश्यदशताद्‌ गवयहाब्द- 
वाच्यताज्ञानम्‌ । ज्योतिष्टोमेन स्वगंकामो यजेत’ इत्यादिवाक्याज्ज्योतिष्टो मस्य 
स्वगंसाधनताज्ञानञ्च । | र 

अयधथार्थस्तु अर्थव्यभिचारी, अप्रमाणजः। स त्रिविधः । संशयस्तर्को विपर्य- 
यश्चेति, संशयतर्कौ वक्ष्येते । 

विपर्ययस्तु भर्तास्मस्तद्ग्रहः भ्रम इति यावत्‌ । यथा पुरोर्वातन्यरजते शुक्तिः 
कादौ रजतारोपः, “इदं रजतम्‌' इति । हु 

स्मरणमपि यथार्थमयथार्थञ्चेति द्विविधम्‌ । तढुभयं जागरे। स्वप्ने तु सर्व 
ज्ञानं स्मरणसयथाथंञ्च । दोषवश्ेन तदिति स्थाने इदमित्युदयात्‌ । 

सबंञ्च ज्ञानं निराकारसेव । न तु ज्ञातेश्यॅत स्वस्याकारो जन्यते साकारः 
ज्ञानवादनिराकरणात्‌ । अत एवाकारेणार्थातुमातपि निरस्तम्‌ । प्रत्यक्षसिडत्वाद्‌ 
घटादेः । सवं झानमर्थनिरूप्यम्‌, अर्थप्रतिबद्धस्येव तस्य मनसा निरूपणात्‌ । घटः 
ज्ञानवानहं, इत्येतावन्मात्रं गम्यते न तु जञानवातहस्‌' इत्येतावन्मात्रं ज्ञायते । - 
(५) बुद्धि का निरूपण ह 

-> क्रमप्राप्त पाँचवाँ प्रमेय 'बुद्धि' है, उसका निरूपण किया जा रहा है । वैसे तो 
वैशेषिक गुणों के अन्तर्गत 'बुदधि' का निरूपण किया जा चुका है, तथापि ला 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५४८ तकंमाषा [ बुद्धिनिरूपण 


में उसे अलग ( पृथक्‌ ) प्रमेय माना गया है । अतः क्रमप्राप्त होने से उसका निरूपण 
. पृथक्‌ प्रमेय के रूप में किया जा रहा है । 
बुद्धिरिति । 'बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यय” आदि पर्याय शब्दों से 'आत्मा' के जिस 
'गुण' को बताया जाता है, उसे 'बुद्धि' कहते हैं । अथवा 'अथं' के ज्ञान ( प्रकाश ) को 
- 'बुद्धि' कहते हैं । वह संक्षेप में दो प्रकार की है । (१) अनुभव” और (२) 'स्मरण'। 
उनमें से अनुभव भी दो प्रकार का होता है--( १ ) 'यथाथे' और ( २ ) 'अयथार्थ' । 
तत्रेति । उसमें “यथार्थ अनुभव “अर्थ का अविसंवादी ( अर्थ के अनुकुल रहने 
वाला ) होता है। और. वह प्रत्यक्षादि' प्रमाणों से उत्पन्न होता है। जैसे--( १) 
दोषरहित चक्षु आदि इन्द्रिय से 'घट' आदि के 'ज्ञान का होना, प्रत्यक्ष--यथार्थानुभव 
है। (२) 'धूम” आदि शुद्ध”लिङ्ग (हेतु ) से अग्नि! आदि कें 'ज्ञान! का होना 
यथार्थ-अनुमितिरूप अनुभव है। ( ३) आरण्यक पशुविशेष में 'गो' के 'साइश्य' को 
देखने से गोसहश उस पशुविशेष में 'गवय शब्द' से 'वाच्य” होने के “ज्ञान' का होना, 
यथाथं-उपमितिरूप अनुभव है। (४) 'स्वगं काम पुरुष ज्योतिष्टोम याग करे,-- 
इस वेद वाक्य से 'ज्योतिष्टोम'* नामक याग में 'स्वगंसाधनता' का ज्ञान होना ही, 
'शब्द प्रमाण' जन्य शाब्दी प्रमारूप यथार्थ अनुभव है । 
अययार्थस्त्विति । अयथार्थ अनुभव तो 'अथं' का व्यभिचारी होता है और 
'अप्रमाण' से उत्पन्न होता है। अभिप्राय यह है कि जो “अनुभव' जैसा होता है, वेसा 
न होकर, उसके विपरीत होता है, उसे 'अयथार्थ” कहते हैं। यह 'अयथार्थ अनुभव' 
अर्थ का व्यभिचारी होता है। क्योंकि जो 'अथं' ( वस्तु ) जहाँ नहीं है, उसका वहाँ 
भी उत्पन्न होना पाया जाता है। जैसे 'शुक्ति' में 'रजत' नहीं होता है, फिर भी 'रजत' 
का अयथार्थ अनुभव उसमें भी हो जाता है। यह 'अप्रमाणज' कहा जाता है। 
अप्रमाणज' का अथं है--अपूर्ण प्रमाण से पैदा होने वाळा । और 'अपुणं प्रमाण' का 
अर्थ है--जिस प्रमाण में “गुण' का सन्निधान न होकर, उसके ( गुण के ) बदले किसी 
'दोष' का सन्निधान रहना । अर्थात्‌ दोष” सहकृत 'प्रमाण' को ही 'अप्रमाण' 
( प्रमाणाभास ) कहते हैं । उसी से अयथार्थ अनुभव! उत्पन्न होता है । वह 'अयथाथं 
अनुभव' तीन प्रकार का होता है--( १ ) संशय, ( २ ) तकं और ( ३ ) विपर्यय । 
उनमें से संशय और (“तर्क न्याय के षोडण पदार्थों में परिगणित किये गये हैं। 
इसील्यि उन्हें यथास्थान बताया जायगा । 
; विपयंयस्त्विति । अब “विपयंय” को बता रहे है--'अंतस्मिस्तदग्रहः विपर्ययः” 
अतत्‌ में 'ततु' की ( अ-रजत यानी 'गुक्तिः में 'रजत' ) की प्रतीति होना ही 'विपयंय 


अर्थात्‌ भ्रम है। जैसे, सामने स्थित अरजतस्व रूप शुक्ति' आदि में 'रजत' आरोप- ' 


*्ड्द रजतम्‌' अर्थात्‌ यह्‌ “रजतः i प्रत 4) टर द्रम ) 
कहा जाता है । है--इस प्रकार की प्रतीति को ss ( 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बुद्धिनिरूपण ] बुद्धिनिरूपणस्‌ ५४९, 


स्मरणमिति । 'स्मरण' भी दो प्रकार का होता है--( १) यथार्थ और (२) 
अयथार्थ । जागरित अवस्था में दोनों प्रकार का 'स्मरण' होता है। किन्तु स्वप्न में तो 
सम्पूर्ण 'ज्ञान' स्मरणात्मक,और अयथाथं ही होता है । 

शंका--स्वप्नावस्था का सम्पूर्ण ज्ञान यदि स्मरणात्मक होता है तो उसमें 'तत्‌' 
(तत्ता) का उल्लेख क्यों नहीं होता है? उसमें अनुभव” के समान 'इदम्‌' : 
( इदन्ता ) का उल्लेख क्यों किया जाता है ? 

समा०--स्वप्नावस्था में जिस 'दोष' से 'ज्ञान' की उत्पत्ति होती है, उसी दोष से 
'तत्‌' ( तत्ता ) के उल्लेख का प्रतिबन्ध ( रुकावट ) होकर 'इदम्‌' ( इदन्ता ) का 
उल्लेख होता है । 

पीछे बता चुके हैं कि 'वैभाषिक बोद्ध' के मतानुसार--ज्ञान' के आकार से अर्थ 
( वस्तु ) का अनुमान करके 'अर्थ” को अनुमेय माना जाता है'--इस बौद्ध सिद्धान्त का 
खण्डन करने के लिये ग्रन्थकार कह रहे हैं-- 

सवंञ्चेति । समस्त ज्ञान’ निराकार ही होते हैं। क्योंकि 'सवं च ज्ञानं निराकार- 
मेव'--यह वौद्ध का सिद्धान्त है । और कोई भी 'अथं' ( वस्तु ) अपने किसी 'आकार' 
को उस ज्ञान! में न अपंण ही करता है, यानी कोई भी अर्थ, उस 'ज्ञान'को न 
साकार ही बनाता है । क्योंकि 'साकार ज्ञानवाद' का निराकरण हो चुका है । अभि- 
प्राय यह है कि यदि "ज्ञान! को साकार माना जाय, तो उसका कोई नियत ( निश्चित ) 
आकार भी नहीं बन सकता है । अतः 'ज्ञान' स्थित 'आकार' से “अर्थ का अनुमान 
होता है-इस कथन का भी खण्डन हो जाता है । 'घट' आदि बाह्य अथं ( पदार्थ ) 
तो 'प्रत्यक्ष प्रमाण” से ही सिद्ध हैं। एवं च 'विषयता' के नियन्त्रणाथं भी 'साकार 
ज्ञानवाद' की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि सभी ज्ञानों का उल्लेख 'अर्थ के द्वारा ही 
हुआ करता है। “अर्थ” के सहित 'ज्ञान' का ही 'मन' के द्वारा ग्रहण किया जाता है। 
'मैं घटज्ञानवान्‌ हूँ' यानी “घटज्ञानवान्‌ अहम्‌'--यही विषयसहित प्रतीति सबको 
हुआ करती है। ज्ञानवान्‌ अहम्‌' यानी 'मैं ज्ञानवान्‌ हूँ--केवल इतनी ही अर्थात्‌ 
विषयरहित प्रतीति किसी को नहीं होती है । एवंच “समस्त ज्ञान, “अर्थ ( विषय ) 
से ही निरूपित हुआ करता है । 

माधुरी 

बुद्धि! के अनेक पर्याय शब्द हैं। वह 'बुद्धि' आत्मा का गुण है। अथवा यह 
कहिये कि 'अर्थ' के ज्ञान ( बोध ) को 'बुद्धि' यह नाम दिया गया है। “अनुभव और 
स्मरण! के भेद से -उस बुद्धि गुण के दो प्रकार होते हँ । पुनः 'अनुभव' के भी “यथार्थ 
ओर अयथार्थ' के भेद से दो भेदैँहोते हैं । ह 

यथार्थ--जो 'अनुभव', 'अर्थ' का अ-विसंवादी होता है, उसे “यथार्थ अनुभव 
कहा गया है। अर्थात्‌ जो अनुभव, किसी 'अथं' को उसके अपने निजीरूप में ग्रहण 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५० तकभाषा [ बुद्धिनिरूपण 


करता है, उस अनुभव को “यथार्थ अनुभव” कहा जाता है। इस अनुभव की उत्पत्ति, 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द--इन चार प्रमाणों से होती है । 

अयधार्थ--किसी वस्तु का उसके निजीरूप में अनुभव न होकर उसके विपरीतरूप 
में जो अनुभव होता है, उसे अयथार्थ’ अनुभव कहा जाता है । यह अयथाथं अनुभव 
"अथे का व्यभिचारी हो जाता है क्योंकि वह 'प्रमाणाभास' से पैदा होता है । किसी 
भी 'वस्तु' का यथार्थ प्रत्यक्षात्मक अनुभव होने के लिये चक्षुरादि इन्द्रियों को उस 
वस्तु के साथ उसकी सहायता से ही प्रत्यक्षात्मक यथार्थ अनुभव हो पाता है । किन्तु 
जब कोई 'दोष', अनुभव कराने वाले इन्द्रियों के सहायक हो जाते हैं तव दोषसहहत 
चक्षुरूप 'प्रमाणाभास' ( अप्रमाण ) से जो अनुभव होता है, उसे 'अयथाथं' कहते हैं । 
उसे यथार्थ अनुभव नहीं कहा जाता । 

जैसे वास्तविक रजत के साथ चश्षुरिन्द्रिय का जब 'संयोग-सन्निकर्ष' होता है, 
` तभी 'रजत' का प्रत्यक्षात्मक यथार्थ अनुभव हो पाता है, क्योंकि संयोग-सन्निकर्षात्मक 
गुण की सहायता लेकर इन्द्रिय ने उस रजत का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। इसलिये 
वह यथार्थ अनुभव हो पाया है। 

और जव सूर्य के प्रखर प्रकाश में पड़ी हुई शुक्तिका चम-चमाती रहती है, तब 
उसके उस चाकचिक्य को देखकर “रजत” का स्मरण हो आता है । उस चाकचिक्यरूप 
दोष की सहायता से चक्षु का 'शुक्तिका' के साथ संयोगसन्निकर्ष होता है और वह 
दोष सहकृत हुआ चश्षुरिन्द्रिय, उस शुक्तिका को ही वास्तविक रजत के रूप में 
प्रदर्शित कर देता है। वस्तुतः यहाँ पर वास्तविक रजत के साथ चक्षुरिन्द्रिय का 
संयोग नहीं हो रहा है । तथापि मन में स्मृत हुआ रजत ही उस चाकचिक्यूप दोष 
से सहकृत हुए चक्षु के द्वारा दिखाई दे रहा है। अतः इस प्रकार का यह अनुभव 
अयथाये कहलाता है, क्योंकि दोषसहकृत हुए चकुरूप अप्रमाण ( प्रमाणाभास ) सै 
वह्‌ उत्पन्न हुआ है। है 

इस अयथार्थ अनुभव के 'संशय, तकं, विपयंय'--तीन भेद होते हैं । उनमें से 
"संशय और तर्क' को न्याय के षोडश पदार्थों का वर्णन करते समय बतावेंगे। ई 
समय केवल 'विपयंय' को ही प्रस्तुत करते हैं । | 


विपयंय--जहाँ वस्तु ( पदार्थ ) के न रहने पर भी यदि उसका अनुभव द 
तो उसे 'विपर्यय' कहते हैं। इसी की दुसरी संज्ञा 'भ्रम' है । जैसे--'अतत्‌' में त 
का आरोप करना ही भ्रम या विपयंय कहलाता है । 'शुक्ति' पदार्थ “रजत' डे गे 
है, अर्थात्‌ शुक्ति में “रजत” का 'तादात्म्य सम्बन्ध' से अभाव है तथापि उस “शक्ति ही 
ही तादात्म्य सम्बन्ध से “रजत' का आरोप कर देते हैं, यानी शुक्ति ( सीप ) 
“रजत' समझ बैठते हैं। इसी को शुक्ति में रजत का भ्रम ( विंपयंय ) होता है 
जाता है। इस विपयंय को 'इदम्‌! शब्द से अङ्गुलि निर्देश के द्वारा बताया जात * 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan‘Kosha 


ख्यातिपन्चक ] बुद्धिनिरूपणम्‌ ५५१ 


यथा--चमकती हुई 'शुक्ति' को 'इद॑ रजतम्‌’ कहकर बताते हैं। इस अयथार्थ अनुभव 
के समय पुरोवर्ती शुक्ति में “तादात्म्य सम्बन्ध' से “रजत” का भान होता रहता है, 
और उस ( धर्मी ) के परतन्त्र रहने वाले “धमं” अर्थात्‌ 'रजतत्व” का भी उस शुक्ति 
में समवाय सम्बन्ध' से भान होता रहता है। एवंच पुरोवर्ती शुक्ति में जैसे “रजत' 
का भ्रम ( विपर्यय ) ज्ञान होता है, वैसे ही उसमें ( शुक्ति में ) “रजतत्व' का भी 
विपर्यय ( भ्रम ) होता रहता है । 
ख्यातिपञ्चक-- 

विपर्यय ( भ्रम ) के स्वरूप और सामग्री का विश्लेषण अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों 
में भिन्न-भिन्न रीति से किया गया है । यह विश्लेषण, पाँचरूपों में विभक्त कर “ख्याति” 
के नाम से कहा जाता है। दार्शनिक जगत्‌ में इस ख्यातिपश्चक की बडी प्रसिद्धि है ! 
उन पाँच ख्यातियो के नाम एक कारिका के द्वारा बताये जाते हैं-- 

'आत्मख्यातिरसत्ख्यातिरख्यातिः ख्यातिरन्यथा । 
तथाऽनिर्वचनख्यातिरित्येतत्‌ ख्यातिपञ्चकम्‌'' ॥ 

`ये पाँच “ख्यातियाँ' मुख्यरूप से मानी जाती हैं--( १ ) आत्मख्याति, ( २) 
असत्ख्पाति, ( ३ ) ख्याति, ( ४ ) अन्यथाख्याति, और ( ५ ) अनिवंचनीयख्याति । 
ख्याति” शब्द का अथं है--ज्ञान'। जहाँ “भ्रम” ( विपर्यय ) ज्ञान होता है, वहाँ 
किसका ज्ञान होता है? इसका विचार करते हुए विभिन्न दाशंनिकों ने पाँच ख्यातियों 
की स्थापना की है । उनमें से आत्मंयाति की स्थापना बोद्ध दार्शनिक ने की है। यह 
बौद्ध दार्शनिक “विज्ञानवादी योगाचार' नामक सम्प्रदाय का बौद्ध है । इस का कहना 
है कि जहाँ पर “भ्रम' ज्ञान होता है यहाँ भ्रान्त पुरुष को 'आत्मा' यानी 'ज्ञान' की 
ही पुरोवर्ती रूप में 'ख्याति' होती है । अर्थात्‌ वह श्रान्त पुरुष अपने अन्तःस्थित 
'ज्ञान' को ही बाहर देखता है। पुरोवर्ती ( सामने ) स्थित चमकती हुई क शुक्तिका 
पर अपने अन्तःकरण में सुप्तरूप से पड़े हुए रजताकारज्ञान' को ही “इदं रजतम्‌' 
शब्द से कहता है । अर्थात्‌ पहले कभी किसी समय सत्य रजत' को जब उसने देखा 
था, उस समय उस सत्य रजत का संस्कार ( वासना ) उसके हृदय में उत्पन्न होकर 
अवस्थित हो गया है, वही सुप्त 'संस्कार' इस समय “रजत” के समान चमकती शुक्तिका 
को देखकर उसके हृदय में उद्बुद्ध ( जाग्रत ) होकर उसे “रजत का स्मरण करा 
देता है उस स्मरणात्मकज्ञान के आकारभुत रजत का अनुभव 'इदं रजतम्‌ के रूप मे 
उसे होने लगता है । वह अनुभव 'अहं रजतम्‌' या 'अह रजत स्मरामि' इस रूप में 
नहीं होता है। स्मरणात्मकज्ञान के आकारभूत रजत को ग्रहण करने वाले इस 
अनुभव को ही “भ्रम” कहा गया है। यह “भ्रम, नाम की वह 'ख्याति' है, जो ज्ञान 
के आत्मभूत आकार को ग्रहण कर रही है। इसलिये उसे 'आत्मख्याति शब्द से कहा 
जाता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पपर तक भाषा ॥ [ ख्यातिपश्चक 


शंका--योगाचार बौद्ध के मत में 'बाह्य अर्थ' की सत्ता तो मानी नहीं जाती, 
इसलिये उसके मत में ज्ञान' ही सवंत्र विभिन्न अर्थो के आकार में भासित हुआ करता 
है । अतः जैसे भ्रमस्थल में 'ज्ञान' के आकार का ही 'बाह्य अथं' के रूप में आभास 
होता है, और वह 'आभास' ही 'आत्मविषयक' ( ज्ञानाकाररूप अथंविषयक ) होने 
से उसे 'आत्मख्याति' शब्द से क़हते है, उसी तरह 'यथार्थानुभवरूप प्रमा' स्थल में 
भी 'ज्ञानाकार अर्थ' का ही बाह्य भान होता हे । तब प्रमास्थल में होने वाले 
'आभास' ( प्रमा ) को 'आत्मख्याति' के नाम से क्‍यों नहीं कहते ? केवल भ्रमस्थल 
में ही 'आत्मख्याति' का होना क्यों बताया जा रहा है? 
समा०--'वौद्ध' यह समाधान दे रहा है कि जहाँ “रजत” का भ्रम होता है, वहाँ 
भ्रम होने के पहले 'रजत' का. स्मरण अवश्य ही होता है। वह 'स्मरण', प्रकट 'ज्ञान- 
_रूप' होने से 'आत्मरूप' है। और 'ज्ञान' का आकारभूत 'रजत' भी उससे (ज्ञान से) 
भिन्न न होने के कारण व्रह भी 'आत्मरूप' ही है। उस 'आत्मरूप रजत' को अपना 
“विषय” वना लेने के कारण “भ्रम” भी 'आत्मविषयक' ही है। इसलिये उसे ( भ्रम- 
को ) 'आत्मख्याति' शब्द से कहा गया है । 
परन्तु जहाँ 'रजतप्रमा” ( रजत का यथार्थ ज्ञान ) होती है, वहाँ उसके होने के 
पूर्व “रजत' का स्मरण होता ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं है । इसलिये 'प्रमा', प्रकट 
ज्ञान' के आकार भूत 'रजत' को अपना विषय नहीं बनाती, अपितु वह, “अप्रकट 
ज्ञानात्मक वासना' के आकारभूत “रजत” को ही अपना विषय बनाती है। 'अप्रकट 
ज्ञान! को ज्ञान' नहीं कह जाता, किन्तु उसे 'वासना' शब्द से कहा करते हैं। अंतएव 
उसे 'आत्मा' नहीं कहते । इसलिये 'अप्रकटज्ञानात्मक वासना” के आकार को विषय 
करने वाले 'प्रमात्मकज्ञान' को आत्मविषयक नहीं कहते । अतएव 'भ्रमा' को आत्म- 
ख्याति? शब्द से नहीं कहा जाता । 
असत्स्याति-शून्यवादी माध्यमिक बोंद्धों ने इस 'ख्याति' की स्थापना की है! 
“असत्‌ ' को ग्रहण करने वाले 'ज्ञान' को 'असतुख्याति' शब्द से कहा गया है । जहाँ 
'शक्ति' में 'रजत' का आभास होता है, वहां शुक्ति में वस्तुतः “रजत? असत्‌ है, तथापि 
चाकचिक्यादि किसी कारण से 'शुक्ति' में “रजत' का भ्रम होता है । एवंचं भ्रमस्थल 
में सवंदा 'असत्‌' अर्थ का ही ज्ञान हुआ करता है । यह “भ्रम” असद विषयक होने के 
कारण उसे 'असत्‌ ख्याति” कहते हैं । 
शंका- माध्यमिक बौद्धो का सिद्धान्त है कि “सवं शून्यम्‌’ । तदनुसार “शून्यता 
ही पारमाथिक ( परमतत्त्व ) है । शून्यता के अतिरिक्त सबं कुछ 'असत्‌. है । 
'गत्यता ही सर्वत्र सर्वदा अनेक रूपों में ( भिन्न-भिन्न रूपों में ) भासित होती है! 
/यहहै वौद्धों के मतानुसार वस्तुस्थिति । अतः जैसे 'भ्रमस्थल' में सबंदा 'असत' अक 
का ही ज्ञान होत है, वैसे ही 'प्रमास्थछ' में भी 'गुन्यता' के सिद्धान्तानुसार “असे 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ख्यातिपश्चक ] बुद्धिनिरूपणम्‌ ५५३ 


का ही ग्रहण ( ज्ञान ) होगा । तब “भ्रम! और 'प्रमा' दोनों में 'असद्ग्राहिता' तुल्य 


» है। ऐसी स्थिति में “त्रम' को ही 'असल्ख्याति' कहना और 'प्रमा' को 'असत्ख्याति' 


शब्द से न कहना, कहाँ तक ठीक है ? 

समा०--शुन्यवादी वौद्ध अपनी ओर से समाधान दे रहा है कि यद्यपि “भरम? 
और 'प्रमा' दोनों का 'विषय' 'असत्‌' ही है, तथापि दोनों की असद्ग्राहकता का 
प्रकार भिन्न-भिन्न है। 'प्रमात्मक ज्ञान' ( यथार्थंज्ञान ) से जिस 'अर्थ' का ग्रहण किया 
जाता है, वह 'अ्थं' वस्तुहष्टया ( वस्तुतः ) 'असत्‌' ही होता है, किन्तु लोक दृष्ट्या 
( लौकिक व्यवहार में ) उस “अर्थ” को “सत्‌? मान लिया जाता है। किन्तु 'भ्रमात्मक 
ज्ञान! ( अयथार्थज्ञान ) से जिस 'अर्थ' का ग्रहण किया जाता है, वह 'अर्थ', वस्तु- 
दृष्ट्या ( वस्तुतः) और लोकदृष्ट्या भी ( लौकिक व्यवहार में भी) 'असत्‌' ही 
होता हे । अतएव 'भ्रम' को 'असत्ड्याति' कहा गया है, किन्तु 'प्रभा' को 'असत्‌ 
ख्याति’ शब्द से नहीं कहा गया । 

अख्याति- पुर्व मीमांसा दर्शन के दो सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैँ--( १ ) भट्ट सम्प्रदाय 
और (२ ) प्राभाकर सम्प्रदाय । “प्रभाकर का ही नामान्तर "गुरु" भी है। अतः इनके 
सम्प्रदाय को 'गुरु सम्प्रदाय’ के नाम से भी जाना जाता है। श्रीप्रभाकर मीमांसक 
ने 'भ्रमस्थल' में 'अख्यातिवाद' की स्थापना की है। 'अख्याति' का अर्थ है 'ज्ञान 
का अभाव” यानी ज्ञान का न होना। भ्रमस्थल में भेद' के ज्ञान का अभाव” 
( भेदाऽग्रह्‌ ) रहता है । 

प्रभाकर मीमांसक का कहना है कि 'अतत्‌ में तत्प्रतीति' अथवा 'तदभाववान्‌ में 
तत्प्रकारक ज्ञान” रूप 'भ्रम' कभी होता ही नहीं । लोग जिसे “भ्रम' समझते हैं, और 
कहते हैं, वह उनकी गलत धारणा है । क्योंकि वहाँ “भ्रम' का कोई अवसर ही नहीं 
है । 'अतत्‌ में तत्‌ प्रतीति' अथवा 'तदभाववान्‌ में तत्प्रकारकज्ञान' के अनुसार “शुक्ति' 
में होने वाली "रजत प्रतीति' को लोग 'भ्रम' कह दिया करते हैं । 

किन्तु वास्तव में यहाँ 'भ्रम' है ही नहीं । क्योंकि इद 'रजतम्‌--यह वस्तुत! 
"एकज्ञान' नहीं है । अपितु यहाँ पर 'इदम्‌' और “रजतमये दो ज्ञान' पृथक्‌-पृथक्‌ ` 
हैं। 'इदम्‌ रजतम्‌'-इस वाक्य के इदम्‌ अंश से 'इन्द्रियार्थसन्निकर्ष” से जन्य 
( उत्पन्न ) 'प्रत्यक्ष' ज्ञान होता है, जो 'ग्रथार्थज्ञान' है । तथा उसी वाक्य के “रजतम्‌ 
अंश से स्मरणात्मकञ्ञान ( स्मृतिज्ञान ) होता है, और वह भी “यथार्थ ज्ञान है। एवंच. 
“इदम्‌? अंश, जो 'प्रत्यक्ष अनुभवरूप' है, वह “इन्द्रिय और अर्थ के सञ्चिकर्ष' से उत्पन्न 
होने के कारण “यथार्थ' है, और “रजतम्‌' यह अंश “संस्कार' से जन्य होने के कारण 
'स्मरणात्मक? ( स्मृतिरूप ) है, और “यथार्थ भी है। अतः दोनों अंशों में सें किसी 
भी 'अंश' में भ्रम नहीं है । 7 Ne 

प्रदन-तुम्हारे ( प्राभाकर मत के ) अनुसार जब कि सभी ज्ञान मात्र , यथा 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५४ तरकंभाषा [ ज्यातिपश्चक 


ही हैं, कोई भी ज्ञान 'अयथाथं' है ही नहीं, तब 'शुक्ति' को “रजत” जानकर उसे 
लेने के लिये मनुष्य क्यों दोड पड़ता है? 
उत्तर--वह इसलिये दौड़ पड़ता है कि उस समय उसे उन दोनों ज्ञानों में भेद 
अहण” भी नहीं हो रहा है । वह यह नहीं समझ पा रहा है कि मुझे “इदं रजतम्‌' से 
जो ज्ञान हो रहा है, उसमें से 'इदम्‌' अंश तों “अनुभवरूप प्रत्यक्ष! है, और “रजतमू' 
अंश 'स्मरणात्मक' है। एवंच 'अनुभवात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मरणात्मक स्मृति- 
ज्ञान'--इन द्विविध ज्ञानों के भेद ( विवेक ) का ग्रहण न हो सकने से 'शुक्ति' को 
“रजत” समझकर उसे उठाने के लिये दौड़ पड़ता है । निष्कर्ष यह है कि “शुक्ति! को 
“रजत' के रूप में समझना---यह भेदाऽग्रह = विवेकाऽग्रह के कारण हो रहा है। इसी 
` 'भेदाऽग्रह' को 'अख्याति’ शब्द से कहा गया है, जिसका अर्थ भेद की अख्यातिं, यानी 
भेदका ज्ञान नहो पाना है। इसी को 'विशिष्ट की अख्याति' अर्थात 'र्मविशिष्ट 
धर्मी' अथवा "विशेषणविशिष्ट विशेष्य' की अख्याति, यानी 'धर्मी' के साथ “धर्म के 
अथवा 'विशेष्य' के साथ “विशेषण” के “सम्बन्ध” की अख्याति भी कह सकते हैं । निष्कर्ष 
यह है कि जब (धुर्मी और धर्म” के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान न होकर धर्मी और धर्म 
के स्वरूप का ही ज्ञान होता है, तब उस ज्ञान को 'अख्याति' कहा करते हैं। प्राभा- 
कर मत में ऐसी जगह 'विशिष्टग्राही एक ज्ञान” नहीं होता है, अपितु 'धर्मी' का तो 
अनुभवात्मक ज्ञान होता है, और “धर्म” का स्मरणात्मक ज्ञान होता है । एवं च भिन्नः 
भिन्न दो ज्ञान' हुआ करते हैं। इन दोनों ज्ञान के विषयों में 'असम्बन्ध' तथा दोनों 
ज्ञानों में 'भेद' है, किन्तु 'दोष' के कारण उनका ज्ञान नहीं हो पा रहा है । अतः 'भेद 
ज्ञान तथा 'असम्बन्धज्ञान' के न हो सकने से ही ऐसे भ्रमस्थल में वस्तुतः विशिष्टः 
अग्नाही दो ज्ञानों' को 'विशिष्टग्राही एक ज्ञान” समझा जाता है। तब उसी को भ्रम 
कहा करते हैं । 

_ शंका--आपके ( प्राभाकर के ) कथनानुसार भ्रमस्थल में जब कि 'धर्मी' और 
“धर्म के परस्पर भिन्न दो ज्ञान' हैं तब उनमें से कोई भी 'ज्ञान', 'तदभाववान्‌ में 
तत्मकारक' तो होगा नहीं, उस स्थिति में 'उन दोनों ज्ञानो को अथवा उतगें से 
“किसी एक को', “प्रम' शब्द से कैसे कह सकते हैं? किसी 'ज्ञान' को “भ्रम” शब्द से 


तभी कहा जायगा, कि जब वह्‌ ( ज्ञान ) 'तदभाववान्‌ धर्मी में तत्रकारक' ही 
अन्यथा नहीं । 


समा०--भ्रमस्थल में होने वाले 'दोनों ही ज्ञानों' को “भ्रम! शब्द से कहा जी 
सकता है। क्योंकि भ्रमस्थळ में भिन्न-भिन्न ज्ञानों के विषयों में भी 'विशेष्य-विशेषण” 
भाव' को माना गया है। अतः भ्रमस्थल के “इदम्‌' इस 'अनुभव” में “रजतम्‌ इस 
स्मरण की “रजतत्वगत प्रकारता' से निरूपित 'विशेष्यता', और “रजतम्‌' इस हा 


में 'इदम्‌' इस | अनुभव कौ “शुक्तिगत विशेष्यता? से निरूपित “प्रका रता! के रहने से 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( 
| 
| 
। 
| 
ह” 


ख्यातिपश्चक ] बुद्धिनिरूपणम्‌ पपप 


'इदम्‌' यह अनुभव “रजतत्वगत-प्रकारता-निरूपित-शुक्ति गत-विशेष्यताशाली” तथा 
*र॒जतम्‌' यह स्मरण 'शुक्तिगत-विशेष्यता-निरूपित-रजतत्वगत-प्रकारताशाली” होने से 
“प्रम' शब्द का व्यवहार यहाँ पर किया जा सकता है । इसी आशय से श्रीगदाधरभट्टा- 
चायं ने 'तत्त्वचिन्तामणि' प्रत्यक्षबण्ड के प्रामाण्यवाद में “गुरुणान्तु' स्वातन्त्रयेण: 
प्रामाण्योपस्थिती धर्मिज्ञानम्‌--इस दीधिति ग्रन्थ की व्याख्या करते हुए कहा है-- 
'स्वतन्त्रोपस्थिता प्रामाण्यनिष्ठ-प्रकारतानिरूपित-धमिनिष्ठविशेष्यता-निरूपकत ज्ज्ञान- 
गोचरानुभवरूपज्ञानान्तरमित्यथं:' 1 

प्रभाकर ( गुरु ) के मत में 'ज्ञान' अप्रमाण ( अयथाथ ) नहीं हुआ करता । 
उसके मत में सभी 'ज्ञानमात्र' प्रमाण ( यथार्थ ) ही माने गये हैं। उसका कहना है 
कि किसी पदार्थ ( वस्तु ) का किसी अन्य पदार्थ ( वस्तु ) के रूप में ज्ञान' कभी 
भी नहीं होता है। अतः 'इदम्‌ रजतम्‌'--इत्याकारक जो ज्ञान हो रहा है, . उसमें 
'एकज्ञान' न होकर दो ज्ञान' हैं। एक तो अप्रामाण्य का 'स्मारणात्मकज्ञान' और 
'इदम्‌” अंश से शुक्ति का “अनुभवात्मकज्ञान--ये दोनों ज्ञान, उस 'शुक्तिज्ञान' में 
“अप्रामाण्य के सम्वन्ध' को बताते हैं । अर्थात्‌ उक्त दोनों ज्ञानों का विषय “अप्रामाण्य 
सम्बन्ध' होता है। किसी एक ज्ञान का ही वह विषय नहीं है। भिन्न ज्ञानों की 
'विषयताओं' में भी निरूप्य-निरूपकभाव होता है । उसके होने से, वह 'अनुभवज्ञान' 
'अप्रामाण्यनिष्ठप्रका रता-निरूपिततज्ज्ञाननिष्ठविशेष्यताशाली' होता है । 


शंका--भ्रमस्थल में होने वाले दोनों ज्ञानं की विषयताओं में जब "निरूप्य 
निरूपकभाव' स्वीकृत है तो 'दो ज्ञानों' को मानने की क्या आवश्यकता है? दो ज्ञानों 
के बजाय एक ही ज्ञान क्यों नहीं मानते ? 

समा०--'दो ज्ञान! इसलिये माने जाते हैं कि दोनों के विषयों को ग्रहण करने 
वाले किसी एक ही ज्ञान का होना संभव नहीं है । जैसे रजतशुन्य शुक्तिप्रदेश में 
“र॒जतस्व' के साथ इन्द्रियसन्निकषं न रहने से शुक्ति के (इदम्‌ इत्याकारक प्रत्यक्षानुभव 
के साथ “रजत या रजतत्व” का अनुभव नहीं हो सकता । 

शंका--जब प्राभाकर मत में भी “रजतत्वबनिष्ठप्रकारतातिरूपितशुक्तिनिष्ठः 
विशेष्यताशाली ज्ञान? मानना पड़ता है तो 'प्रभाकर' को 'अन्यथाख्यातिवादी' ही क्यों 
न कहा जाय ? उसे 'अख्यातिवादी' अथवा “सर्वज्ञानयाथाथ्येवादी' क्यों कहें ? 

समा०--जिस धर्मी में, जो धर्म, जिस सम्बन्ध, से नहीं रहता है, उस धर्मी में 
उस धर्म के उस सम्बन्ध का ज्ञान होना मान्य नहीं है। इसल्यि उसे सापाच्या 
वादी नहीं कहा जा सकता । अतः उसे 'अख्यातिवादी' तथा 'सवंज्ञानया थार्थ्यंवादी 
कहने में कोई बाधा नहीं है । 

धंका--प्रभाकर के मतानुसार भ्रमस्थल में जब कि 'रजतत्व' के सम्बन्ध का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५६ तकंभाषा [ ख्यातिपश्चक 


ज्ञान, 'शुक्ति' में होना मान्य नहीं है, तो उस मत के अनुसार रजतार्थी पुरुष की 
प्रवृत्ति, भ्रमस्थल में 'शुक्ति' को लेने के लिये कैसे होगी ? 

समा०--रजतार्थी की प्रवृत्ति, 'शुक्ति को “रजत” समझकर नहीं हो रही है, 
अपितु वह“शुक्ति' को 'रजत' से भिन्न नहीं समझ पा रहा है, इसलिये उसे लेने के लिये 
वह प्रवृत्त हो रहा है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि “रजत' प्राप्ति की इच्छा से होने 
वाली जो उसकी प्रवृत्ति है, वह, उस 'शुक्ति में रजतत्व के संसगंज्ञान' से नहीं हो रही 
है, अपितु उस शुक्ति में “रजतत्व के असंसर्ग ज्ञान के नहोने-से हो रही है। शुक्ति का 
अनुभव और रजत का स्मरण होने पर भी उनके असंसर्ग का अज्ञान ही उस वस्तु के 
ग्रहणाथ उसे प्रवृत्त कराता हे । 

अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि 'शुक्ति में रजतत्व के 'संसगं' का ज्ञान होने से 
रजतार्थी पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, यानी उसकी प्रवृत्ति के प्रति उस वस्तु में 
रजतत्व के संसर्ग का ज्ञान कारण नहीं है, बल्कि उस वस्तु में 'रजतत्व का ज्ञान' 
कारण है। अर्थात्‌ 'रजतत्वनिष्ठप्रकारता-निरूपित-तद्वस्तुनिष्ठविशेष्यताक-ज्ञान' ही 
उस वस्तु में “रजतत्वज्ञान' कहलाता है। यह ज्ञान, 'शुक्ति में रजतत्वसंसगं' के 
भान हुए बिना भी हो सकता है । इसलिये भ्रमस्थल में रजतस्मरण के साथ होते 
वाले 'शुक्ति' के इदमाकार प्रत्यक्षात्मक अनुभव में भी 'स्मरणीय रजतत्वनिष्ठप्रकारता- 
निरूपितशुक्तितिष्ठविशेष्यताकत्व' रहने के कारण उस अनुभव से भी रजतार्थी की 
प्रवृत्ति हो सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती-है । 

अन्यथाएपाति--नैयायिको ने 'अन्यथाख्यातिवाद' की स्थापना की है । इसका अर्थ 
है--किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रतीति होना । जैसे-- 
. शुक्ति' की 'रजत' के रूप में तथा “रज्जु' की 'सपं' के रूप में प्रतीति होना 
'अन्यथाख्याति' कहलाती है । 

शंका--'शुक्ति' में “रजत' का तथा 'रज्जु' में 'सर्प' का सन्निधान तो है नहीं । 
तब “रजतत्व के साथ तथा 'सपंत्व' के साथ चक्षुरिन्द्रिय का 'संयुक्त-समवाय सन्निकर्ष 
तो हो नहीं सकता । ऐसी स्थिति में 'इन्द्रियसत्रिकर्ष' के विना 'शुक्ति' में “रजतत्व 
का और 'रज्जु' में 'सपंत्व” की प्रतीति कैसे हो सकती है ? 

समा०--'शुक्ति' में 'रजतत्व” की और 'रज्जु' में 'सपंत्व” की जो 'प्रत्यक्ष-अतीर्ति 
होती है, वह 'लोकिक' नहीं है, अपितु 'अलौकिक' है । 'रजतत्व' आदि के साथ “चक 
रिन्द्रिय' के संयुक्त-समवायसल्निकर्ष' की. आवश्यकता तो 'लोकिक प्रत्यक्ष प्रतीति मैं 
हुआ करती है, 'अलोकिक-प्रत्यक्ष' में नहीं । 'धर्मी' ( वस्तु ) में किसी अन्य धर्म का 
प्रत्यक्ष होने में जब कोई प्रतिबन्धक नहीं रहता तब उस धर्म की उपस्थितिमात्र 
ही 'अलौकिक प्रत्यक्ष” हो जाता है। इसलिये 'णुक्ति' आदि धर्मी में "रजतत्व आदि. 
धर्म" का प्रत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं है । इस 'अन्यथाल्याति' को ही तैयार 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


स्मरण ] बुद्धिनिरूपणम्‌ पु 


वैशेषिक लोग “विपयंय' अथवा “भ्रम” कहा करते हैं। जैसे पाण्डुरोगी को 'पाण्डुरोग- 
रूपी दोष! के प्रभाव से 'पीत: शंखः' प्रतीति होती है, उसी प्रकार चाकचिक्यादि दोष 
के कारण “रजत' की प्रतीति 'शुक्ति' में होने लगती है । इसी को “अन्यथाख्याति” कहते 
हैं । तकंभाषाकार को यही ख्याति मान्य है । 


अनिवंचनीयख्याति--शांकर वेदान्तियों ने 'अनिवंचनीयख्यातिवाद' की स्थापना 
की है । इनका कहना है कि 'भ्रमस्थल' में जिस 'वस्तु' का ज्ञान ( ख्याति ) होता है, 
वह 'अनिवंचनीय? है । 'सत्‌” और 'असत्‌' से विलक्षण अर्थात्‌ जिसे 'सत्‌' भी नहीं कह 
सकते हैं और “असत्‌' भी नहीं कह सकते उसे 'अनिवंचनीय' कहा जाता है । 'सत्‌' 
इस लियें नहीं कह सकते कि 'अधिष्ठान' ( शुक्ति ) का ज्ञान होते ही 'रजत' प्रतीति 
का होना समाप्त हो जाता है और 'असत्‌' इसलिये नहीं कह सकते कि उसकी ( रजत 
की ) प्रतीति हो रही है, उसके उठाने के ल्यि प्रवृत्ति हो रही है। बाजार में जो 
वास्तविक “रजत! है, उसे व्यावहारिक रजत कहा जाता है, क्योंकि उससे व्यवहार 
किया जाता है । 'शुक्ति' में दिखाई देने वाले रजत की उत्पत्ति और उसका प्रत्यक्ष, 
अनायास ही होता है । चाक्चिकय के दोप से शुक्ति के वास्तविक स्वरूप की पहिचान 
नहीं हो पाती । रजत.के समान उसकी चमक को देखते ही सत्य रजत की स्मृति हो 
उठती है, और 'इदम्‌” के रूप में सामने उपस्थित शुक्ति में 'रजत' और उसकी प्रतीति 
एक साथ ही उत्पन्न हो जाती है। उस समय 'शुक्ति' में दृश्यमान होने बाले “रजत” 
की प्रतीति को ये वेदान्ती “प्रातिभासिक' कहते हैं । क्योंकि जव तक 'शुक्ति' में “रजत” 
का 'प्रतिभास' होता रहता है, तभी तक उस “रजत का' उसमें “अस्तित्व” रहता है। 
किन्तु जैसे ही 'शुक्ति' या 'रज्जु' का असली 'स्वरूप' दिखाई देने लगता है, वसे ही 
“रजत? का प्रतिभास कराने वाला “अज्ञान, 'रजत' और उसकी प्रत्यक्षप्रतीति, तीनों 
तत्काल समाप्त हो जाते हैं । 

इन पाँच ख्प!तियों के अतिरिक्त कतिपय अन्य ख्यातियों की भी स्थापना भिन्न- 
भिन्न दार्शनिकों ने की है। जैसे रामालुओं ने 'सत्ज्याति', अनेकान्तवादी जनों ने 
'सदसत्ख्याति' को माना है । स्याद्वादरत्नाकर ने “प्रसिद्धा्थख्याति , अलोकिकख्याति'; 
'विपरीतवस्तुख्याति' आदि ख्यातियों को भी बताया है । 


केवल 'संस्क।र' से उत्पन्न होते वाले ज्ञान को स्मरण' कहते है । यथार्थ और 
अयथार्थ भेद से वह स्मरण दो प्रकार का होता है । यदि 'अनुभव' च होगा तो 
'स्मरण' भी यथार्थ होगा, और अनुभव यदि अयथार्थ होगा तो 'स्मरण' भी _अयथार्थ 
होगा । जाग्रदवस्था में दोनों प्रकार के स्मरण होते हूँ । किन्तु स्वप्नावस्था में सम्पूण 
ज्ञान, 'स्मरणाहमक' और अयथार्थ होता है । 

झंका--स्वप्नकाल का समस्तः 'ज्ञान' यदि स्मरणात्मक होता है, तो उसमें तत्ता 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५८ तकंभाषा [ स्मरण 


का उल्लेख यानी 'तत्‌' शब्द से उसका उल्लेख होना चाहिये, किन्तु उसका उल्लेख 
तो 'इदन्ता” से यानी अनुभव के समान 'इदम्‌' शब्द से हुआ करता है । 
समा०-_स्वप्नावस्था में 'ज्ञान' की उत्पत्ति, जिस दोष से होती है, उसी से 
“तत्ता' ( तत्‌ ) के उल्लेख का प्रतिबन्ध और 'इदन्ता' ( इदम्‌ ) के उल्लेख का उदय 
होता है । अर्थात्‌ 'तत्‌' के स्थान पर 'इदम्‌' की प्रतीति होती है। 
अनुभव के अनुसार स्मरण होने में उन दोनों के मध्य एक व्यापार की कल्पना 
करनी पड़ती है, उस व्यापार को 'भावनासंस्कार' नाम दिया गया है। यह संस्कार 
"निश्चयात्मक अनुभव” से हुआ करता है। यह “अनुभव”, अपेक्षात्मक नहीं होता । 
किन्तु जव कभी अपेक्षात्मक अनुभव होता है तब उससे 'संस्कार' उत्पन्न नहीं होता 
है । और संस्कार के उत्पन्न न होने से अनुभूत विषय का स्मरण भी नहीं होता है। 
अनुभव से उत्पन्न हुआ संस्कार भी जब उद्बोधक कारणों से यथा समय उद्बुद्ध 
होता है, तभी उससे 'स्मरण' होता है, सवंदा नहीं । संस्कार के उद्बोधक कारणों को 
न्याय सूत्र ( ३।२।४२ ) में गौतम महषि ने बताया है-- 
'रणिधान-निवन्ध-अम्यास-लिङ्ग-लक्षण-साहश्य-परिग्रह-आश्रय-आश्नित-सम्बन्ध-आ- 
नन्तयं-वियोग-एकका यें-विरोध-अतिशय-भ्र(प्ति-व्यवधान-सुख-दुःख-इच्छा-द्वेष-भय-अधि- 
त्व-क्रिया-राग-धर्म और अधर्म--इन उद्बोधक कारणों से संस्कार का उद्बोध होते 
पर स्मरण होता है, अन्यथा नहीं । 


कुछ लोगों का कहना है कि प्रथमत: 'अनुभव' से ही संस्कार की उत्पत्ति होती 
, है, पश्चात्‌ 'अनुभुत विषय के स्मरण” से भी संस्कार की उत्पत्ति होती है । उत्तरोत्तर 
संस्कार जो हुआ करता है, वह अपने पूर्व संस्कार की अपेक्षा तीब्र और दृढ होता है । 
कभी-कभी किसी विषय का स्मरण बहुत बिलम्ब से होता है, क्योंकि उसका पुतः 
पुनः स्मरण न करने के कारण उससे उत्तरोत्तर दृढ संस्कार नहीं हो पाये हैं । 
परन्तु कुछ लोग कहते हैं कि 'संस्कार' तो अनुभव से ही होते हैं, 'स्मरण से 
नहीं । वह ( स्मरण ) तो संस्कार की उद्बोधक सामग्री के समीप कराने में सहायक 
होते हैं । जिस विषय का पुनः-पुनः स्मरण होता है, उस विषय के संस्कार को उद्बोधक 
सामग्री का सामीप्य शीघ प्रा. होता है। यह जो कहा गया था कि 'स्मरण' 
'तत्ता' ( तत्‌ ) का उल्लेख क्यों नहीं होता ? उसका उत्तर तो यह है, उस समय दोष 
के कारण 'स्मृतिप्रमोष' हुआ रहता है । 
स्मृतिप्रमोष -स्मरण के हेतुभूत संस्कार के किसी विषय के 'उद्बोधक” का सगीप 
न रहना ही 'प्रमोष' है। इस 'प्रमोष के प्रभाव से ही अनुभूत समस्त विषयों का 
कभी-कभी 'स्मरण' नहीं हो पाता है, किस्ित्‌-किस्चित्‌ स्मरण होता है और कभी-कभी न 
'तद्‌ रजतमु', 'सः मनुष्य” इत्यादि आकार में स्मरण न होकर केवल (इदं रजतम्‌ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दोषनिरूपण ] दोषनिरूपणस्‌ ५५९ 


'अयं मनुष्य:--इस आकार में स्मरण होता है, 'तत्‌' शब्द से उसका उल्लेख 
नहीं होता । 

योगाचार और वेभाषिक नामक दो बौद्धसम्प्रदायों में ज्ञान को साकार माना 
है। उनमें से योगाचार बौद्ध तो 'ज्ञान' के आकार के. अतिरिक्त किसी भी बाह्य 
पदार्थं की सत्ता नहीं मानता है। ज्ञान का आकार ही भिन्न-भिन्न पदार्थों के रूप में 
बाहर भासित होता है । 

और वेभाषिक बोद्ध कहता है कि 'ज्ञान' का अपना निजी कोई 'आकार' नहीं 
होता है, तथापि उसके विषयभूत पदार्थ से उसे ( ज्ञान को ) आकार प्राप्त होता है। 
अत एव 'ज्ञान' में उसका ( आकार का ) अनुभव होता है । किन्तु 'सवं क्षणिकम्‌' के 
सिद्धान्तानुसार सब कुछ क्षणिक रहने से वह अर्थे (इन्द्रिय का विषय नहीं बन पाता । 
इसलिये “पदार्थ” स्वयम्‌ अप्रत्यक्ष है । किन्तु उस पदार्थं का ज्ञान’ क्षणिक होता 


हुआ भी 'स्वप्रकाश' है, इसलिये उसका प्रत्यक्ष “साकार रूप में' होता है। और उस , 


ज्ञान के आकार से ही 'अर्थ' का अनुमान किया जाता है, क्योंकि 'ज्ञान' में जो आकार 
है, वह उस अर्थ के द्वारा ही अपित किया हुआ है । अत एव इसे 'बाह्यार्थानुमेयवादी' 
सम्प्रदाय कहते हैं । 
उपयुक्त दोनों सम्प्रदायों का 'साकारवाद' तकंभाषाकार केशवमिश्र को स्वीकार 
नहीं है। उन्होंने अपने मत को ग्रन्थ में अङ्कित कर दिया है कि सव घ ज्ञानं 
निराकारमेब' सम्पूर्ण ज्ञान 'निराकार' ही होता है । वह स्वभावतः भी 'साकार' नहीं 
है, और न “अर्थ” के द्वारा समपित 'आकार' से “साकार है । ज्ञान में अनुभूत होने 
वाली 'तत्तत्‌ अर्थाकारता' जो बताई जा रही है वह उसकी "तत्तत्‌ अर्थविषयता' 
ही है। 
( ६ ) मनोनिरूपणम्‌ 
अन्तरिन्द्रियं मनः । तच्चोक्तमेव । 
( ७ ) प्रबृत्तिनिरूपणम्‌ | 
प्रवृत्तिः घर्माधर्ममयी यागादिक्रिया, तस्या जगद्व्यवहारसाघकत्वात्‌ । 
( ८ ) दोषनिरूपणम्‌ 
दोषा राग-द्वेष-मोहाः । 
राग इच्छा । 


वेषो मन्युः, क्रोध इति यावत्‌ । 
मोहो मिथ्याज्ञानं विपयंय इति याचत्‌ । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६० तर्केभाषा [ प्रेत्यभावनिरूपण 


( ९ ) प्रेत्यमावनिरूपणम्‌ 
। 'पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः । स चात्मनः पुवंदेहनिवृत्तिः, अपुवंदेह- 
सङ्कातलाभः। 

( ६ ) अन्तरिति । अन्तरिन्द्रिय का नाम 'मन' है। इसी को “अन्त: करण' भी 
कहते हैं । उसके बारे में पहले ही बता चुके हैं । 

(७) प्रवृत्तिरिति। धर्मं-अधर्म को उत्पन्न करने वाली 'याग' आदि कमंही 
“प्रवृत्ति कहलाती है क्योंकि जगत्‌ के व्यवहार की वही साधक है । 

( ८ ) दोषा इति । 'राग', 'द्वे' और 'मोह'--ये तीनों दोष हैं । 

' "राग! का अर्थ इच्छा है । 

द्वेष का अर्थ मन्यु अर्थात्‌ क्रोध है । 

'मोह' का अर्थं मिध्याज्ञान अर्थात्‌ विपर्यय है । 

(९) पुनरत्पत्तिरिति । पुनः ( मृत्यु के वाद ) उत्पन्न होना यानी पुनर्जन्म होना 
ही 'प्रेत्मभाव' कहलाता है । 'प्रेत्य -- मर कर 'भावः' = जन्म । न्यायभाष्यक्रार ने कहा 
है कि यहाँ 'पुनः-अम्यास,"एवं च बार-बार मर कर उत्पन्न होना ही.'प्रेत्यभाव' शब्द 
से कहा जाता है। किन्तु 'आत्मा' तो नित्य है, उसकी उत्पत्ति और मृत्यु का होना 
कैसे संभव हो सकता है ? इसके समाधानार्थं ग्रन्थकार कहते हैं--स चेति। आत्मा 
के पुर्व शरीर की समाप्ति और नवीन शरीर आदि समूह ( देह-इन्द्रियादि के साथ 
'आत्मा' का पुनः सम्बन्ध.) की प्राप्ति होना ही 'प्रेत्यभाव? है। इसी को 'पुनजंत्म 
कहते हैं । आत्मा की पुनरुत्पत्ति नहीं है । वह तो नित्य है । 

माधुरी 

'मन' ( अन्तःकरण ) प्रत्येक प्राणी के शरीर के भीतर रहता है। वह "नित्य 
और 'अणु' होता है। 'मुक्ति' होने तक आत्मा के साथ इसका सम्बन्ध वरावर बना 
रहता है । यह 'मन' समस्त बाह्य इन्द्रियों को उनके कार्य में सहायक होता है । 

प्रवृत्ति! शास्त्रविहित और शास्त्रनिषिद्ध कर्मों ( क्रियाओं ) को अथवा कर्मों से 
उत्पन्न होने वाले धमं-अधमं को 'प्रवृत्ति' शब्द से कहा जाता है। समस्त संसार का 
व्यवहार प्रवृत्ति' से ही होता है। प्रवृत्ति से 'कर्म', और कर्म से पुनः “प्रवृत्ति र्द 
चक्र बरावर चलता रहता है । इस चक्र पर आरूढ़ हुए संसार का उत्थान-पतन सवेदा 
होता रहता है। वही प्राणी का जीवन है। प्रवृत्ति से प्राणी का जन्म होता है । प 
प्रवृत्ति तीन प्रकार की होती है-( १) वाणी से (२) मन से, ( ३ ) शरीर स्‌ 
न्यायसूत्रकार कहते हैँ--प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भ:” ( न्या० सू० १११७ ) । गर्दै 
राग दोष तो (१) काम, (२) मत्सर (३) स्पृहा ( ४ ) तृष्णा ( ५ ) 


(६) माया (७) दम्भ के भेद से सात प्रकार का होता है। इनमें से मैथुन ७ 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रेत्यभावनिरूपण ] प्रेत्यभावनिरूपणम्‌ . ५६१. 


इच्छा का नाम 'काम' है । प्रयोजन के न रहने पर भी दूसरे के वांछित अर्थ के. 
निवारण की इच्छा करना 'मत्सर' है । धमं के विरुद्ध किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा 
को 'स्पृहा' कहते हैं । मेरी वस्तु किसी काल में भी नष्ट न हो, ऐसी इच्छा को तृष्णा 
कहते हैं। 'कृपणता' भी एक प्रकार से तृष्णाविशेष' ही है । धमंबिरुद्ध परद्रव्य की 
इच्छा करना 'लोभ' है । दूसरे को. ठगने की इच्छा को “माया” कहते हैं.। अपनी 
उत्कृष्टता जताने के लिये जो दिखावटी आचरण किया जाता है उसे 'दम्भ” कहते हैं । 
यागादि क्रिया भी वाणी, मन तथा शरीर से ही होती है । अत एव ग्रन्थकार ने 
'धर्माधर्ममयी यागादि क्रिया” कहा है । 'धर्माऽधमंमयी' अर्थात्‌ धर्माऽधमं की जनक । 
` कहीं-कहीं 'प्रवृत्ति' को भी 'धर्माधमं' शब्द से कहा गया है । 

दोष--राग, द्वेष और मोह तीनों का नाम 'दोष' है । “राग” का अर्थ है 'इच्छा' 
यानी कामना । 'वचनानुकूलो यत्नः वागारम्भः, चेष्टानुकूलो यत्नः शरीरारम्भः, एत- 
दृद्यभिन्नो यत्न: बुद्धधारेम्भः'। अर्थात्‌ मनुष्य के वचन ( उच्चारण ) के अनुकूल जो 
'प्रयत्न है, उसे 'वागारम्भ' कहते हैं । मनुष्य के शरीर की चेष्टा के अनुकूल जो 'प्रयत्न' 
है, उसे 'शरीरारम्भ' कहते हैं। और उन दोनों प्रयत्नो से भिन्न जो प्रयत्न है, उसे 
'बुद्धघारम्भ' कहते हैं । 'द्वेष” का अथं है 'क्रोध'। यह द्वेष दोष (१) क्रोध (२) 
ईर्ष्या ( ३) असूया ( ४) द्रोह ( ५ ) अमषं ( ६ ) अभिमान-के भेद से छह प्रकार 
का होता है । और 'मोह' का अर्थ है 'मिथ्याज्ञान' यानी विपर्यय । यह 'मोह' दोष भी 
( १ ) विपर्यय (२) संशय (३) तकं (४) मान (५) प्रमाद (६) भय 
( ७) शोक--के भेद से सात प्रकार का होता है । इन्हीं तीनों से संसार में जन्म-प्राप्ति 
की निमित्तभूत 'प्रवृत्ति' हुआ करती है । इन्हीं तीनों के बारे में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने, 
कहा है-- 

“त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्‌ त्रयं त्यजेत्‌ । व क 

अर्थात्‌ काम, क्रोध, छोभ ( मोह ).तीनों को नरक का दार अर त, 
कारण बताया गया है, अतः ये तीनों त्याज्य है । इन तीनों में भी 'मोह' को सबसे 
बुरा बताया गया है । क्योंकि वही तो राग और द्वेष का मूल है। इसी बात को गौतम 
महषि ने भी बताया है-- Se 

'तेषां मोहः पापीयान्‌ नामूढस्य इतरोत्पतेः' । जो 'मोंह' शून्य रहता है व्ही च्य 
और 'द्वेष” से रहित रहता है । क्‍योंकि 'मोह' से ही उनकी उत्पत्ति होती है। त्र 
' मोह' को ही सबसे. बुरा माना गया है । अत एव इन तीनों की निवृत्ति के 010 
'प्रमाणादि' सोलह पदार्थों का तत्त्वदान प्राप्त करना आवश्यक होता है; और “८ 
लिये 'न्यायदर्शन? का निर्माण किया गया है । ७ 

ना होने के पश्चात्‌ दुसरे जन्म का होना ही 'प्रेत्यभाव” कहलाता है । 2: 


८ त95114 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६२ तक भाषा [ अपवर्ग निरूपण 


“शरीर और 'प्राण' के अन्तिमसंयोग के ध्वंस को 'मरण' कहते हैं। तथा 'शरीर' 
और 'प्राण' के आद्यसंयोग को 'जन्म' कहते हैं । 
( १० ) फलनिरूपणम्‌ ` 
फलं पुनर्भोगः सुखदुःखाच्यतरसाक्षात्कारः । 
( ११ ) दुः्खनिरूपणम्‌ 
पीडा दुःखम्‌ । तच्चोक्तमेव । ४ 
( १२ ) अपवगंनिरूपणम्‌ 

मोक्षो$पवर्ग:। स चेकविशतिप्रभेदभिन्नस्य दुःखस्थात्यन्तिकी निवृत्तिः। 
एर्कावदातिभेदास्तु शरीरं, षडिन्द्रियाणि, षड्‌ विषयाः, षड्‌ बुद्धयः, सुखं 
बुःखञ्चेति गोणमुख्यभेदात्‌ । सुखं तु.दुःखमेव दुःखानुषङ्भित्वात्‌। अनुषङ्गोऽ 
विनाभावः। स चायमुपचारो मधुनि विषसंयुक्ते मधुनोऽपि विषपक्षनिक्षेपवत्‌ । 

स पुनरपवगं: कथं भवति ? 

उच्यते । शास्त्राद्‌ विदितसमस्तपदार्थंतत्वस्u, विषयदोषदशंतविरक्तस्य 
मुमुक्षोर्ध्यायिनो घ्यानपरिपाकवश्ात्‌ साक्षात्कृतात्मनः क्लेशहीनस्य, निष्कास- 
कर्मानुष्ठानादनागतधर्माऽधर्मावनजंयतः पूर्वोपात्तञ्च धर्माऽघमंप्रचयं योगदिप्रभा- 
वाद्‌ विदित्वा, समाहृत्यं भुञ्जानस्य पूर्वकर्मनिवृत्तौ वतंमानशरी रापगमे पूर्व 
वारीराभावाच्छरीराद्येकविशतिदुःखसम्बन्यो न भवति कारणाभावात्‌ । सोऽय- 
मेर्कावशतिप्रभेदभिन्नदुःखहानिर्मोक्षः । सोऽपवगं इत्युच्यते । 

इति प्रमेयपदार्थः समाप्तः। 

( १० ) फलमिति । सुख अथवा दुःख में से किसी के अनुभवरूप भोग को 'फल' 
कहते हैं। जीवातमा में सुख-दुःख की उत्पत्ति होने पर उसका साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष 
अनुभव ) 'मन' से हुआ करता है, और विषयों के साथ इन्द्रिय सन्निकषं के होनें पर 
सुख-दुःख की उत्पत्ति हुआ करती है। इसी वात को भगवान्‌ श्रीकृष्ण गीता में कह 
रहे हैं--मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय ! शीतोष्णसुख-दुःखदाः'। यह विषयेन्द्रिय-सन्निकर्ष 


मनुष्य के जीवनकाल में होता है। जीवन का अर्थ है 'इन्द्रिय, मन, और प्राण सहित ' 


शरीर के साथ आत्मा का विलक्षण संयोग । यह “संयोग” उस प्राणी के. पूर्व करम से 
होता है । एवं च 'फल' भी प्राणि के पूवंजन्माजित कर्मो का ही परिणाम है । 

( ११ ) पीडेति । 'पीड़ा' को दुःख कहते हैं । यह भी जीवात्मा का एक “विशेर्ष 
गुण है । इसकी उत्पत्ति 'अधर्म” ( पाप ) से होती है । इसका वर्णन पुर्व कर दिय 
गया हैं । 

` ( १२) मोक्ष इति। मोक्ष को अपवग कहते है | “मोक्ष! का अर्थ है “इक्कीस 
प्रकार के दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति । अत्यन्तनिवृर्त्रि ( आत्यन्तिक निवृत्ति ) तभी 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_( इक्कीस ) प्रकार के 'दुःखो' से वह पुनः सम्बद्ध नहीं 


अपबर्ग निरूपण ] अपवर्गनिरूपणस्‌ ५६३ 


कहलाती है जब एक वार निवृत्ति होने के बाद पुनः “दुःख? की उत्पत्ति न हो । इस 
प्रकार की दुःखात्यन्तनिवृत्ति अन्तिम जन्म के अनन्तर ही होती है। उसी को 'अपवगं” 
कहते हैं । 

एर्कावशति भेदास्त्विति। दुःखों के एकविशति भेद ( इक्कीस भेद ) इस प्रकार 
होते है--शरीर, षट्‌ इन्द्रियां, पट्‌ विषय, षट्‌ ज्ञान ( बुद्धि ), और सुख तथा दुःख । 
गौण और मुख्य भेद से ये इक्कीस प्रकार के दुःख हैं। इन इक्कीस प्रकार के दुःखों से 
छुटकारा प्राप्त करना ही अपवग ( मोक्ष) कहलाता है। दुःख से अनुषक्त 
( मिश्रित ) होने के कारण लौकिक सुख भी 'दुःखरूप” ही है। 'अनुषङ्ग' का अर्थ 
अविनाभाव है । एक-दूसरे के विना न रह पाना ही 'अविनाभाव' कहलाता है। 'मधु' 
जब “विष” मिश्रित रहता है, तव 'मधु' को भी 'विष” समझा जाता है। उसी-तरह 
लौकिक “सुख-दु:ख से मिश्रित ( अविनाभूत ) रहने के कारण उसे भी गोणरूप से 
दुःख ही समझा जाता है। अर्थात्‌ लौकिक सुख को दुःख कहने का गोण ( ओप- 
चारिक ) व्यवहार होता है । 

प्रशन--स पुनरिति । वह 'अपवगं' कैसे प्राप्त होता है ? 

उत्तर--उच्यते इति-। उत्तर दिया जा रहा है। सवं प्रथम शास्त्रों का अध्ययन 
करके समस्त पदार्थो का यथार्थस्वरूप ( तत्त्व ) ज्ञान प्राप्त करने वाले, अतएव विषयों 
( पदार्थों ) में दोष दर्शन हो जाने के कारण लौकिक विषयों के प्रति विरक्त रहने 
वाले, मोक्ष को चाहने वाले, अतएव मोक्ष प्राप्ति की प्रबल इच्छा के जागने से योग 
शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित ध्यानविधि के अनुसार 'ध्यानादि' उपायों का अभ्यास 
करने वाले 'मुमुक्षु-साधक' का ध्यान परिपक्व हो जाने के कारण उसे आत्मा का 
साक्षात्कार होता है। उससे वह 'पाँच क्लेशो' ( अविद्या, अस्मिता, राग, देष, अभि- 


निवेश ) से रहित हो जाता है। राग-दवेषादिको के न रहने पर तिष्काम होता हुआ 
“कर्म” का अनुष्ठान करने लगता है । इस प्रकार किये हुए निष्काम कर्मों से धर्माश्धर्म- 
अतएव अनागत ( नवीन ) धर्म-अधम का 


रूप संस्कारों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है । ॥ ॥ 
अर्जन ( सम्पादन ) नहीं हो पाता है । और पूर्वोपात्त ( पूर्व अजित हुए ) धर्म-अधमों 
को अपनी योगशक्ति के प्रभाव से जानकर उन सबका भोग, वह एक साथ ही ग 
लेता है । तब पूर्वाजित कर्मों की समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार ps नि अ 
(समाप्ति ) हो जाने पर तथा विद्यमान .शरीर के समाप्त होने पर शर प 
कारणीभूत धर्माधर्म के अभाव में नवीन शरीर की उत्पत्ति का होना संभव. 


“आत्मा? विशति 
Mars न रहने से. 'आत्मा' के साथ एकविश ८2 
रहता । तब स्का | होता है । इन एकविशति भे 


से युक्त दुःखों ( इक्कीस प्रकार के दुख ) का विनाश ( हाति ) ही “गोश है। उती 


को 'अपवगं कहते हैं । 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 8981901 Gyaan Kosha 


५६४ तकंभाषा [ अपवर्ग निरूपण 


माधुरी 

प्रारब्ध, सञ्चित और क्रियमाण--के भेद से 'कमं' तीन प्रकार के होते हैं । 

(१) प्रारब्धकर्म--जिन क्रमो का . फलोपभोग प्राप्त करने के लिये यह वर्तमान 
शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मों का . “भोग? मिळना प्रारम्भ हो चुका है, इसलिये उन 
कर्मों को 'प्रारब्ध कमं' कहा गया है। उत्त 'प्रांरब्ध कर्मों” का 'नाश', उसके फलों को 
भुगतने पर ही होता,है । कहा भी है--श्रारब्ध्रकर्मणां भोगादेव क्षयः' । 

(२ ) क्रियमाणकमं-ये वे 'कमं' हँ; जो इस वर्तमान समय में किये जा रहे हैं। 

( ३ ) सञ्चितककमं--इस क्रियमाण कंमों के संस्कार सञ्चित होते रहते हैं। 
उनसे आगे चलकर भोग प्राप्त होगा । इसील्यि इन 'कर्मो? को 'सञ्चित कर्म! कहा 
जाता है। क्रियमाण कर्मों से उत्पन्न होकर सञ्चित हुए वे संस्कार, जव तक 'तत्त्व- 
ज्ञान' नहीं होता है, तब तक बने रहते हैं, और प्रतिक्षण किये जाने वाले क्रियमाण 

- कर्मों से नवीन-नवीन संस्कार बनते जाते हैं | किन्तु (तत्त्वज्ञान' ( आत्मसाक्षात्कार ) 
उत्पन्न होने के वाद क्रियमाण कर्मों के चलते रहने पर भी उनसे 'संस्कःर' नहीं बन 
पाते 1 एवंच आत्मज्ञानी के 'क्रियमाण कर्म, उस शुष्क ठुँठ की तरह हो जाते हैं, 
जिसमें पल्लव, अंकुर आदि नहीं फूट निकलते । उनके क्रियमाण कर्म तो संस्कार 

` रहित होने से उनसे फलोपत्ति की संभावना ही नहीं, तो उनके भोग की कथा तो 

दुर रही । आत्मसाक्षात्कार ( तत्त्वज्ञान ) होते ही असंख्य जन्माजित सञ्चित कर्मो 

की बह्‌ महान्‌ राशि, रुई” की तरह क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है । उसके नष्ट 

होने में किज्चिन्मात्र भी विलम्व नहीं लगता । भगवान्‌ श्री कृष्ण ने गीता में कहा है- 
ज्ञानाग्नि: सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुतेऽजुंन' । 

` इस प्रकार क्रियमाण और सञ्चित दोनों की समाप्ति होने पर ही उसे 'जीव- 

न्मुक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी वह जीवन्मुक्त हो जाता है। और 'प्रारब्ध कर्मों 

का फलभोग तो जव तक वर्तमान शरीर की आगु निर्धारित है तब तक चलता ही 

रहता है । कहा भी है--श्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः'। प्रारब्धःकर्मफलों का भोग 
समाप्त होने पर उसका देहपात ( शरीरपात ) हो जाता है। 

| त मद है कि योगसाधना के द्वारा तत्त्वज्ञानी यह जान लेता है कि मेरे 

न 5७ शेष हैं? और उनका भोग मुझे किस-किस शरीर में करना है “ 

क ता अपने योगसामथ्ये से एक साथ ही उन सभी शरीरों का 

भोग एक र लेता है और उनके द्वारा उन सभी अवशिष्ट प्रारब्ध कर्मों के फलों का 

ह एक साथ ही प्त कर लेता है। तदनन्तर भोग के लिये कोई प्रारब्ध कर्म शेष 
शय रीति से समस्त प्रारब्ध कर्मों का भोग से नाश हो जाता है । 

कक गा तत्वज्ञान के द्वारा भजन हो जाने से उनके द्वारा कोई संस्कार 
[रण उनका फलजननसामथ्य नष्ट हो जाता है । अतः नवीन संस्कारों 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अपवगंनिरूपण ] अपवगंनिरूपणम्‌ ५६५ 


का सञ्चय न होने सै 'सञ्चित कर्म का निर्माण होना बन्द हो जाता है। और तत्त्व- 
ज्ञान के पूवे अवस्थित हुए सञ्चित कमों का तो 'तत्त्वज्ञान! से ही नाश हो गया होता 
है। एवञ्च सञ्चित और क्रियमाण कर्मों के बन्धन से मुक्त हुआ वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है। और चक्रभ्रमिन्याय से प्रारब्ध फल भोगाथ तब तक शरीर धारण किये 
रहता है, जब तक उनको भोंगता है। अतएव कहा गया है--तिष्ठति संस्कार- 
वशाच्चक्रभ्रमिवद्‌ घ्वृतशरीर:' | और भोग समाप्त होने पर जब शरीरपात होता है, 
तब विदेह मुक्ति होती है। ऐसी विदेह मुक्ति-प्राप्त करने वाले योगी के प्राण 'पर- 
मात्मा' में ही यानी अपने स्वरूप में ही विलीन हो जाते हैं, वे अन्यत्र इधर-उधर नहीं 
जाते । अतएव कहा गया है--'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति । 
इस अपवर्ग प्राप्ति के मागं में यौगिक साधना के चमत्कार भरे पड़े हैं। परन्तु 
यह योगमागं संसाध्य नहीं है । कुछ विरले ही भाग्यवान्‌ होते हैं जो इस योगमार्ग 
के पथिक बनने की योग्यता रखते हैं। अतः शास्त्रकारों ने सर्वसाधारण के उपयुक्त 
एक अन्य मार्ग भी अपवगंप्राप्ति का बताया है। प्रत्येक मनुष्य त्रिविध कर्मो के 
बन्धनों से बंधा हुआ है। वे तीन कर्म 'सङ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण नाम से 
प्रसिद्ध हैं । मुमुक्षु को चाहिये कि वह सर्वप्रथम 'काम्य कर्मो' का परित्याग कर 'क्रिय- 
माण कर्मो' का द्वार बन्द कर दे। किन्तु "नित्य नैमित्तिक, और निष्काम कर्मो' का 
स्वेदा अनुष्ठान करता रहे । ऐसा करने पर नवीन धमं-अधमं ( पुण्य-पाप ) का संचय 
होना अवरुद्ध ( बन्द ) हो जाता है। साथ ही साथ शास्त्र का अध्ययन कर पदार्थों 
का तत्त्वज्ञान ( यथार्थ स्वरूप ज्ञान ) प्राप्त करता रहे, शास्त्रपद्धति के अनुसार 
आत्मस्वरूप के परिज्ञानार्थं उसका चिन्तन-मनन, निदिध्यासन, ध्यान करने का प्रयत्न 
करते रहना चाहिये । इस रीति से निरन्तर और दीर्घकाळ तक प्रयत्न करते रहने 
पर किसी समय आत्मसाक्षात्कार अवश्य होगा। उसके होते ही सञ्चित कर्मों की महान्‌ 
राशि, पूर्णतया नष्ट हो जायगी । एवश्च क्रियमाण को वन्ध्य और सञ्चित को नष्ट कर 
देने से वह जीवन्मुक्त हो जाता है और वतंमान शरीर के पात होने की प्रतीक्षा करता 
हुआ जीवन यापन करता रहता है । प्रारब्ध का भोग समाप्त होते ही उसका शरीर 
स्वयं ही प्राणशुन्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके प्राण, परमात्मा में ( स्वरूप में ) ही 
. विलीन हो जाते हैं। तब किसी प्रकार के भोक्तब्य कमं के शेष न. रह जाने से 
उसे विदेह मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ 'एकविशति दुःखों' की आत्यन्तिक 
निवृत्तिरूप 'अपवर्ग” की प्राप्ति होती है । 
इससे यह बताया गया है कि ग्रहस्थाश्रम में रहता हुआ ग्रहस्थ व्यक्ति भी अपवगं 
को पा सकता है । जैसे कि महाराष्ट्र के सन्त तुकाराम, ज्ञानेश्वर, दासोपन्त आदि 
तथा अन्यत्र भी अवतीणं हुए अनेक ग्रहस्थ सन्त उल्लेखनीय हँ । किसी ने 


कहा भी है--- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
rr 


५६६ तकभाषा [ मोक्षस्वरूप 


“त्यायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठो$तिथिप्रिय: । 
श्राद्धकृत्‌ सत्यवादी च ग्रृहस्थो5पि विमुच्यते ॥' 


अर्थात्‌ न्यायपूर्वेक धनोपाजंन, तथा तत्त्वज्ञान में निष्ठ, अतिथिमत्कार एवं अपने मृत 


पितरों का श्राद्ध करने वाला सत्यवादी ग्रहस्थ भी मुक्त हो जाता है । 


उक्त द्विविध मार्गो में से ग्रन्थकार ने प्रथम मार्ग को ही बताया है। यद्यपि वह | 


कठिन है तथापि धैयं से उस पर चलकर मोक्ष प्राप्ति शीघ्र और सरलता से होती है। 
दूसरा मांग अनेक विघ्न-वाधाओं से आकौणं तथा बहुत लम्वा है । इसके सहारे 


मोक्ष प्राप्ति बहुत विलम्ब से होने की संभावना है । अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा | 


है कि— 
'बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ माम्प्रपद्यते' । 


ज्ञानी गृहस्थ पुरुष अनेक जन्मों के बाद मुझे प्राप्त कर पाता है । किन्तु भगवदनुप्रह | 
होने पर क्षणमात्र का भी विलम्ब नहीं है। उस भगवदनुग्रह प्राप्ति का राजमार्ग श्री | 
. एकनाथ' सम्प्रदाय अर्थात्‌ भागवत्‌' सम्प्रदाय में बताया गया है जिसके सहारे सहस्त्रों | 
ने भगवदनुग्रह प्राप्त कर मुक्ति को अनायास ही प्राप्त किया है। किन्तु उस मोक्ष का | 
स्वरूप क्या है? यह जिज्ञासा होती है। अतः उसके विषय में भी किचिन्मात्र चर्चा | 


कर लेना अनुपयुक्त न होगा । 


मोक्ष के स्वरूप के विषय में विभिन्न दार्शनिकों के मतः-- 


जिस प्रकार मोक्ष प्राप्ति के विषय में भिन्न मत हैं उसी प्रकार मोक्ष के स्वरूप के | 


विषय में भी भिन्न-भिन्न मत उपलब्ध होते हैं । 


(१) नेयायिकों का मोक्ष-नैयायिक तो “दुःख की अत्यन्त निवृत्ति' को मोक्ष | 


कहते है । नैयायिको ने मोक्ष में नित्यसुख की अभिव्यक्ति. को नहीं माना है । 
(२) बशेषिकों का मोक्ष--वंशेषिकों के मत में “आत्मा! के ज्ञानादि नौ 


गुणों का उच्छेद हो जाना ही मोक्ष! है। निष्कर्ष यह है कि न्याय और वैशेषिक के | 


मत से मोक्षदशा में 'आनन्द' या 'सुख' का अनुभव नहीं होता है । त्याय-वैशेषिक 


दर्शन के आचायं श्रीधर ने श्ञान-कर्मसमुच्चय' को ही मोक्ष प्राप्ति का साधन माता है। | 


(३) वेदान्तियों का मोक्ष--अद्वैतवेदान्ती तो 'मोक्ष' में 'दुःख की आत्य 
निवृत्ति के अतिरिक्त 'नित्य सुख' ,की अभिव्यक्ति 'भी मानते हैं। इनका कहता - 
कि 'जगतु' की 'परिणामी उपार्दान कारण रूप अनिवंचनीय त्रिगुणात्मक 
की निवृत्ति होने से तदुपलक्षित 'ब्रह्मः तो सवंदैव सिद्ध है । उसके लिये कुछ हि 
कर्तव्य नहीं है । कर्तव्य तो केवल 'अविद्यानिवृत्तिरूप उपलक्षण' की सिद्धि के उपाय 
सम्पादन करना मात्र है। वह उपाय है--अखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार, जो श्रवण, म 
निदिध्यासन के द्वारा 'तत्त्वमसि', 'अहं ब्रह्मास्मि! इत्यादि महावाक्यों से प्रकट ह्‌ 
हे । क्योंकि 'आत्मा' तो 'नित्य, विभु ओर आनन्द' रूप है । संसार काल 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


'मोक्षस्वरूप ] अपवर्गनिरूपणम्‌ ५६७ 


के सम्बन्ध के कारण 'नित्यसुख' की प्रतीति नहीं होती है, किन्तु मोक्षावस्था में 
उसके स्वरूपभूत 'आनन्द' की अभिव्यक्ति हो जाती है । इसलिये वह 'आनन्दीभवति' 
आनन्दमय हो जाता है। 

( ४ ) एकदण्डी वेदान्तियों का मोक्ष--इनके मत में “अहं ब्रह्मास्मि” इत्याकारक 
'जीव-ब्रह्म' के अभेद साक्षात्कार से अनादि अविद्या के निवृत्त हो जाने“पर समस्त 
उपाधियों से रहित हुए शुद्ध आत्मा की स्वप्रकाशज्ञानसुखरूप से जो स्थिति है। 
वही मोक्ष है । 

(५ ) त्रिदण्डी वेदान्तियो का मोक्ष--इनके मत में अहं ब्रह्मास्मि, 'प्रज्ञानं 
ब्रह्म, 'अयमात्मा ग्रह्म', 'तत्त्वमसि' इत्यादि श्रुतिवचन, “जीव-ब्रह्म का अभेद! प्रति- 
पादन करते हैं और 'जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्‌, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, दे ब्रह्मणी 
वेदितव्ये' इत्यादि श्रुति वचन, उस जीव-ब्रह्म के भेद का प्रतिपादन करते हैं । ऐसी 
स्थिति में जीव-ब्रह्म का यदि केवल 'अभेद' मानते हैं तो भेद बोधक वचन असंगत 
होंगे। और यदि जीव-ब्रह्म का भेद ही मानते हैं तो पुर्वोक्त अभेदवोधक वचन 
असंगत होंगे । दोनों प्रकार के वाक्यों के प्रामाण्य के लिये जीव-ब्रह्म का भेद और 
अभेद दोनों मानने चाहिये । अतः 'आत्मज्ञा' और 'कमं' दोनों का अनुष्ठान जब 
किया जाय तभी ज्ञान-कर्म के समुच्चय के अभ्यास से कारणरूप ब्रह्म में इस कार्यरूप 
जीव का कमं वासना सहित भेद अंश की निवृत्तिरूप लय होगा, तभी इस जीवात्मा 


का मोक्ष होगा । हम 
( ६) वेष्णव भक्तिवादी वेदान्तियों का सोक्ष--इनके मत में भगवतसात्रिध्य 


का लाभ होना ही “मोक्ष है। इस प्रकार का भगवत्सान्निध्य भगवच्छरणागतिरूप 
भक्ति से ही प्राप्त होता है। | 

(७) बेष्णबों का मोक्ष--वेष्णवों के मत से नारदपाचरात में प्रतिपादित 
वैष्णव धर्म के अनुष्ठान द्वारा विष्णु भगवान्‌ के 241. पुनरावृत्ति रहित विष्णुः 
लोक ( वैकुण्ठ ) में वेष्णवों का जो गमन है, वही मोक्ष है । 

। ८) रा का मोक्ष--इनके मत में वासुदेव में रहने वाला जो समस्त 
जगत्‌ का कतृंत्व धर्म है, उसको छोड़कर उस भगवान्‌ के अन्य जितने भी चु 
कल्याण गुण हैं, उन समस्त गुणों की प्राष्तिपुवंक इस जीवात्मा को उस भगवान्‌ 
यथार्थ स्वरूप का जो अनुभव होता है, वही मोक्ष है । र हि 

( ९ ) माध्व वेष्णवों का मोक्ष--इनके मत में 'जगत्कतृंत्व, लक्ष्मी, श्रीवत्स इन 
तीनों को छोड़कर विष्णु भगवान्‌ के जितने भी अन्य निरतिशय खाता 20 । 
उन धर्मों के सहश धर्मों की प्राप्ति होना ही मोक्ष है। वह मोक्ष भी 'स क 
सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य' भेद से चार प्रकार का माना जाता है ५ विष्णु भगवान्‌ 
बैकुण्ठ लोक की प्राप्ति होना 'सालोक्य मुक्ति' है। वैकूण्ठ लोक में भी विष्णु भगवान्‌ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५६८ तक भाषा [ मोक्षस्वरूप 


की समीपता प्राप्त होना 'सामीप्य भुक्ति' है। समीपता की प्राप्ति होने पर भी विष्णु- 
भगवान्‌ के समान रूप की प्राप्ति होना' 'सारूप्य मुक्ति' है । और विष्णु भगवान्‌ के [ 
स्वरूप में इस जीवात्मा का विलीन हो जाना 'सायुज्य मुक्ति' है। 

( १० ) वल्लभ वेष्णवों का मोक्ष--इनके मत में 'गोलोक' में दो भुजा वाले 
कृष्ण भगवानु के साथ, उनके अंशरूप जीव को रासलीला का अनुभव होना ही 
मोक्ष है । 

(-११ ) पाशुपत दर्शन में मोक्ष--इनके मत में पाशुपतशास्त्रविहित पूजना- 
चंनादि पाशुपत धर्मों के अनुष्ठान से जीवरूप पशु के 'बन्धरूप पाश' की निवृत्ति होने 
पर इस “जीव” का पशुपति के समीप पुनरावृत्ति रहित जो गमन है, वही 'मोक्ष' है । 

( १२ ) सांख्य और योगदर्शन में भोक्ष_पातञ्जल योग के मत से 'अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश-यह पश्चक्लेशरूप, तथा जाति, आयु, भोगरूप 
जितना भी परतन्त्रतारूप “बन्ध' है उस 'बन्ध' की अष्टाङ्गयोग के द्वारा निवृत्ति होने 
पर जो 'स्वतन्त्रता' की प्राप्ति होती है, वही भोक्ष' है । अर्थात्‌ आत्मा ( पुरुष ) 
का अपने स्वरूप में स्थित रहना ही मोक्ष है । वह 'विवेकज्ञान' से साध्य होता है। 

( १३ ) मीमांसा दर्शन में मोक्ष--इनके मत के अनुसार “नित्य सुखाभिव्यक्ति' 
अर्थात्‌ प्रपच-सम्बन्धविलय ही 'मोक्ष! है। उसकी प्राप्ति वेदविहित कर्मों का श्रद्धा- 
पुर्वक यथाविधि अनुष्ठान करने से ही होती है। अर्थात्‌ 'ज्ञान-कर्म” के समुच्चय से 
निल हुए अन्तःकरण में नित्यज्ञान का प्रादुर्भाव होता है । तदनन्तर विषय विशेष की 
अपेक्षा से रहित हुए उस ज्ञान से नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है । 

(१४) प्राभाकर मीमांसक के मत सें मोक्ष--प्रभाकर (गुरु) के मत से 
'ज्ञानादि सकल विशेष गुणों का विलय हो जाने पर “आत्मा? की अपने स्वरूप में जो 
स्थिति है, वही “मोक्ष है। श्री शालिकनाथ ने कहा भी है -'आत्यन्तिकस्तु देहोच्छेदो 
निःशेष-धर्माधर्म-परिक्षय-निवन्धनो मोक्ष:--( प्रण पं- ) अर्थात्‌ आत्मज्ञानपुर्वक 
बैदिक कर्मों के अनुष्ठान से मूल सहित धर्माध का क्षयं होने से देहेस्द्रियों के सम्बन्ध 
का जो अत्यन्त उच्छेद है वही मोक्ष है । 
तया ४ १५) मुरारिमित्र के मत में भुक्ति--इनके मत. में 'दु:बात्यन्ताभाव' ही 
पु । 

( १६ ) वेयाकरणो का सोक्ष--इनके मत में (१) परा, (२) पश्यन्ती, 
( ३ ) मध्यमा, (४) वैखरी--इन चार प्रकार की वाणियों में जो “परा? नाम की 
जज वही 'परब्रह्म' रूप है। उस परब्रह्मरूप परा? वाणी का दर्शन होना ही 

( १७ ) हिरिण्यगर्भो का सोक्ष--इनके मत में पळ्चारिन-विद्या की उपासना से 
भविरादिमाग से पुनरावृत्तिरहित ब्रह्मलोकादि की प्राप्ति ही सोक्ष है । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मोक्षस्वरूप ] अपवर्गनिरूपणस्‌ ५६९ 


( १८ ) रसैश्वरवादियों का सोक्ष--इनके मत में 'पारदरस' के पान करने सै 
जरा-मरणरहित हुए देह की स्थिरता रूप जो जीवन्मुक्ति है, वही मोक्ष है । 

( १९ ) शून्यवादी माध्यमिक बोद्ध का मोक्ष--इनके मत में सवै शुन्यम्‌-- 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ 'शून्य' ही है। उस जगत्‌ की 'सत्‌' रूप में जो प्रतीति होती है, 
वह केवल “भ्रम' है। वस्तुतः कोई भी “वस्तु, सत्‌ नहीं है। इस प्रकार शून्य भावना 
के परिपाक पर्यन्त जो शुन्यरूप “आत्मा” का तत्त्वज्ञान है, उससे जो शुन्यभावना 
की प्राप्ति होती है, वही मोक्ष है । 

(२०) विज्ञानवादी योगाचार बोद्ध का मोक्ष--इसके मत में दो प्रकार का 
विज्ञान है--( १) आल्यविज्ञान, और (२ ) प्रवृत्तिविज्ञान । ये दोनों प्रकार के 
विज्ञान क्षणिक होते हैं । उनमें से घट-पटांदि विषयाकार जो “अयं घट:', “अयं पटः 
इत्यादि विज्ञान है, उसे '्रवृत्तिविज्ञान' कहते हैं, और उस प्रवृत्तिविज्ञान' का 
उपादान कारण स्वरूप तथा “घट, पटादि पदार्थो' को विषय न करने वाला 'अहुं', 
'अहं' इत्याकारक जो विज्ञान है, उसे 'आल्यविज्ञान' कहते हैं । उस 'आळय विज्ञान 
के अतिरिक्त समस्त पदार्थ तुच्छ हैं। संसारकाल में वर्तमान जो: प्रवृत्तिविज्ञान' 
है, उसके उच्छेद होने पर 'केवल आल्यविज्ञान' की जो 'धारा' चलती रहती है उसी 
को ये लोग 'मोक्ष' कहते हैं । 

( २१) जेनदाइंनिकों के सत में मोक्ष- इनके मत में जैसे पींजड़े के नष्ट होने 
पर स्वतन्त्र हुआ शुक पक्षी आकाश में संचार करता रहता है, उसी प्रकार आत्मा के 
वास्तविक स्वरूप को आवृत करने वाले अष्टविध कर्मरूप बन्ध का, तप आदि के 
द्वारा तथा एकमात्र आत्माकार समाधि के द्वारा ध्वंस हो जाने पर सुखेकरूप एवं 
निरावरणज्ञानरूप आत्मा का स्वतन्त्र होकर निरन्तर जो ऊध्वंगमन अथवा अलौकिक 
आकाश में जो गमन है, वही “मोक्ष' है । 

( २२ ) देहात्मवादी चार्वाक के मत में 
होकर जो स्वतन्त्रता है, वही 'मोक्ष' है। अथवा इस शरीररू 
४ ग कर के मत में मोक्ष -इनके अनुसार 'जीव' ( आत्मा ) को 'शिवत्व' 
की प्राप्ति अर्थात्‌ 'जीव-शिवेक्य' ही 'मोक्ष है। 

(२४) शाक्तदर्शन के मत में सोक्ष--इसके अनुसार भगनाचु की RE की 
भी मूलभूत आद्या शक्ति जगज्जननी राजराजेश्वरी माँ के आनन्दमय अङ्क की प्राप्ति 


ही 'सोक्ष' हे । 
इति प्रमेगपवार्यः समाप्त! । 


rans 


मोक्ष--इसके मत में बिधि-निषेध से रहित ' 
पी आत्मा का जो. 'मरण' 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संशयनिरूपणस्‌ 


एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानार्यावमशंः संशायः। स च त्रिविधः। विशेषा- 
दशने सति समानधमंदर्शनजः, विप्रतिपत्तिजः, असाधारणधर्मंजश्चेति । तत्रेको 
बिश्ञेषादशंने सति समानधमंदरशनजः यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इति । एकस्मि- 
श्नेव हि पुरोबतिनि द्रव्ये स्थाणुत्वनिश्चायकं वक्रकोटरादिकं पुरुषत्वनिश्चायकञ्ज 
शिरःपाण्यादिकं विशेषमपश्यतः स्थाणुपुरुषयोः समानधमंपृध्वंत्वादिकञ्च पश्यतः 
पुरुषस्य भवति संशयः "किमयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा’ इति। 

द्वितोयस्तु संशयो विशेषादशंने. सति विप्रतिपत्तिजञः। स यथा “शब्दो 
नित्य उत अनित्य' इति । तथा ह्येको ब्रूते शाब्दो नित्य इति, अपरो वूते शब्दोऽ 
नित्य इति। तयोविप्रतिपत्या मध्यस्थस्य पुंसो विशेषमपद्यतो अवति संशयः 
“किमयं शब्दो नित्य उतानित्य' इति । 

तृतीयोऽसाधारणधमंदर्शनअस्तु संशयो यथा नित्यादतित्याच्च व्यावृत्तेन 
सुमात्रासाधारणेन गन्धवत्त्वेन बिशेषमपश्यतो भुवि नित्यत्वानित्यत्वसंशयः। 
तथाहि 'सकलनित्यव्यावृत्तेन गन्धवत्त्वेन योगाद्‌ भुः किमनित्या, उत सकला- 
नित्यव्यावृत्तेन तेनेव योगान्नित्या' इति संशयः । 

इति संशयपदार्थः समाप्तः । 

एकस्मिन्निति । एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध अनेक धर्मों अर्थो ) का जो “अवेः | 
मरे ( बोध ) होता है, उसे 'संशय' कहते हैं । और वह तीन प्रकार का होता है 
( १) 'समानधमंदर्शनज' अर्थात्‌ विशेष का दर्शन न होने पर समान ध्म के दर्श 

"से उत्पन्न 'संशय' ( २ ) 'विप्रतिपत्तिज' अर्थात्‌ विशेष का दर्शन न होने पर विप्रति 

पत्ति ( विरुद्धाथंप्रतिपादक वचनों ) से उत्पन्न 'संशय', और ( ३ ) ‘असाधारणः 
धमंज' अर्थात्‌ विशेष का दर्शन न होने पर असाधारण धर्म के दर्शन से उत्पन्न “संशय । 
तन्नेति। उतमें से प्रथम अर्थात्‌ विशेष का दर्शन न होने पर समान धर्म के 
से उत्पन्न संशय का उदाहरण प्रदर्शित कर रहे हैं। यथेति। जैसे--स्थाणुर्वा पुर 
वा' इति, अर्थात्‌ यह स्थाणु है या पुरुष ?---इस ज्ञान में सामने दीखने वाले एक 
.पदार्थ (द्रव्य ) में 'स्थाणुत्व' का निश्चय कराने वाला जो टेढ़ा-मेढ़ा कोट 
( खोकला ) आदि है अथवा 'पुरुषत्व' का निश्चय कराने वाले शिर, हाय 
“विशेष” ( अवयवों ) को न देखकर सामने दीखने वाले पदार्थ में स्थाणु और 
के 'समान-धर्म--ऊँचाई' ( ऊर्ध्वत्व ) आदि को ही देखने वाले पुरुष के मन में 


1 
पदार्थ के प्रति इस प्रकार 'संशय' पैदा हो जाता है कि 'किमयं स्थाणुर्वा पुरुषी बी 
क्या गह स्थाण है अथवा पुरुष! ? 


? 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संशयभेद ] संदायनिरूपणम्‌ ५७१ 


द्वितीयसश्टिवति । द्वितीय प्रकार का संशय तो तब होता है कि जब विशेष का 
दर्शन न होने पर विरुद्धाथंप्रतिपादक वाक्यों को सुना जाता है। द्वितीय प्रकार के 
संशय का उदाहरण, जैसे--'शब्द, नित्य है अथवा अनित्य! क्योंकि एक ( वादी यानी 
वैयाकरण ) कहता है कि 'शब्द नित्य है, और दुसरा ( प्रतिवादी नैयायिक ) कहता 
है कि 'शब्द अनित्य है? । उन वादी-प्रतिवादी दोनों के द्वारा कहे गये 'विरुद्धाथंप्रति- 
पादक वाक्यों को सुनकर “शब्द” के विशेष ( नित्यत्व या अनित्यत्व के निश्चायक 
हेतु ) को न देख सकने वाले मध्यस्थ पुरुष को संशय हो जाता है कि “क्या यह शब्द 
नित्य है या अनित्य है?” 

तृतीय इति । तृतीय प्रकार का संशय ( विशेष का दर्शन न होने पर ) असाधा- 
रण धर्म के दर्शन से उत्पन्न होता है । जैसे--नित्य और अनित्य द्रव्यो में न रहने 
बाले, केवल पृथिवी के असाधारण धर्म 'गन्धवत्त्व' को देखकर, नित्यत्व या अनित्यत्व के 
निश्चायक विशेष धमं को न जानने वाले पुरुष को पृथिवी के विषय में नित्यत्व अथवा 
अनित्यत्व का संशय हो जाता है। तथा हीति। उसी को दिखाते हैं किं आकाशादि 
समस्त नित्य पदार्थों में रहने वाले 'गन्धवत्त्व' धर्म के योग से क्या पृथिवी अनित्य 
है” अथवा 'जल, अग्नि" समस्त अनित्य पदार्थों में न रहने वाले उसी गन्धवत्त्व धर्म 
के योग से पृथिवी नित्य है“-यह संशय होता है। यह संशय--'गन्धवत्त्व' रूप 
भसाधारण धमं के दर्शन से होता है। 

माधुरी 

ग्रन्थकार ने 'प्रमेयों' का निरूपण करना जब आरम्भ किया था, तब आत्मईरोरे- 
लियायंबुद्धिसनअवृत्तिदोषप्रेस्यलावफलडुःखापवर्गास्ु प्रमेयम्‌--सुतर के द्वारा प्रतिपादित 
आत्मा, शरीर, इन्द्रिय, अर्थ आदि द्वादश प्रमयों का उल्लेख किया था । उक्त 
न्यायदर्शन के षोडश पदार्थों में से 'प्रमाण' और 'प्रमेय' इन दो पदार्थो का निरूपण 
कर दिया गया । अब तृतीय पदार्थ 'संशय' का निरूपण कर रहे हैं । 

EER कि ण विदद्धभावाभावप्रकारकजान संशयः _ 

संशय? पदार्थ का लक्षण--“एकस्मिन्‌ घर्मिरि be कती 


परस्पर विरुद्ध भावाभाव । 
का न विर अन्धकार में स्थित दिखाई देने वाले किसी “स्थाणु 
के विषय में 'स्थाणुर्वा पुरुषो वा' इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, 0101 
पुरोवति स्थाणुरूप एक धर्मी में 'स्थाणुत्व' को और 'स्थाणुत्व के अभा ळीच तथा 
'पुरुषत्व” को और 'पुरुषत्व के अभाव! को विषय कर रहा है। यहाँ ज ब 
“स्थाणुत्व का अभाव'-ये दोनों, तथा 'पुरुषत्व' एवं नी का अभाव वी 
परस्पर विरोधी भी हैं। अर्थात्‌ दोनों एक अधिकरण में नहीं रह सकते । इस 
एक धर्मी में विरुद्ध भावाभावप्रकारक शान होने से उसे 'संशय' कहा जाता है । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५७२ तकंभाषा [ संशयभेद 


संशय के भेद-- 

उक्त संशय ( १) साधारणधर्म-ज्ञानजन्य, ( २) असाधारणधर्म-ज्ञान लस्य ओर 
( ३ ) विभ्रतिवाक्य-ज्ञानजन्य--भेद से तीन प्रकार का होता है। उनमें से साधारण- 
धमं-ज्ञानजन्य संशय में “स्थाणुर्वा पुरुषो वा'---यह ज्ञान तो, 'स्थाणु' में तथा “पुरुष! 
में रहने वाळा जो 'उच्चँस्तरत्व' रूप साधारण धर्म है, उसके ज्ञान से जन्य होने के 
कारण, इस ज्ञान को “साधारणधमं-ज्ञानजन्य संशय कहा गया है। 

अब दुसरे प्रकार का संशय इस प्रकार होता है--'शब्दत्व' धमं, 'आकाशादिक' 
नित्य पदार्थों में भी नहीं रहता है तथा 'घटादिक' अनित्य पदार्थो में भी नहीं रहता 
है, वह तो केवल 'शब्द' में ही रहता है । इस प्रकार के ज्ञान के बाद पुरुष को 'शब्दः 
नित्यो न वा! इस प्रकार का 'शब्द' में "नित्यत्व तथा 'नित्यत्वाभाव' प्रकारकसंशय 
होता है। यह संशय, उस 'शब्दत्वरूप असाधारण धर्म के ज्ञान से जन्य होता है। 
इसलिये इस 'संशय' को असाधारणधर्म-ज्ञानजन्य संशय कहा गया है। 

अब विप्रत्ति-वाक्य-ज्ञानजन्य संशय तब होता है जब एक ही पदार्थ के विषय 
में विरुद्ध मत सामने आते हैं। जैसे-मीमांसक लोग 'प्रमात्व” को स्वतोग्राह्म कहते हैं 
और नैयायिक लोग 'प्रमात्व' को परतोग्राह्म बताते हैं । दोनों प्रकार के मतों (वचनों) 
को सुनकर पुरुष को 'भ्रमात्वं स्वतोग्राह्यं परतो वा ग्राह्मम्‌--इस प्रकार का जो 
संशय होता है, उसे 'विप्रतिवाक्य-ज्ञानजन्यसंशय' कहते है । यह विप्रतिपत्तिजन्य 
संशय ही 'कथा' ( विचार ) का प्रवर्तक होता है । र न 

उक्त संशय पुनः (१) 'बहिबिषयक' और ( २ ) 'अन्तविषयक? भेद से दो 
प्रकार का होता है । बाह्य पदार्थ को विषय करने वाले संशय ज्ञान को 'बहिविषयक' 
कहा जाता है। और अन्त: पदार्थ को विषय करने वाले संशय ज्ञान को 'अन्तविषयक' 
कहा जाता है । इनमें से 'व हिविषयक संशय” भी (१) दुइयमानधभिक' और (२) 
'अदृश्यमानर्धामिक' भेद से पुनः-दो प्रकार का होता है। जहाँ 'उच्चत्व-विशिष्ट धर्मी 
पदार्थ को देखकर 'अयं स्थाणुर्वा पुरुषो वा” इस प्रकार का जो संशय होता है, उसे 
'हृश्यमानधमिक? कहा जाता है। ओर वन में वृक्ष की शाखादिकों से आवृत जो 
'गोपिण्ड' अथवा 'गवयपिण्ड' १ उसके “शुङ्ग” मात्र के दर्शन से पुरुष को अयं 
गौगंवयो वा? इस, प्रकार का जो संशय होता है, उसे 'अहश्यमानधमिक' कहा जाता 
है। एवं जब पुरुष को अपने ज्ञान आदि में ही जो सम्यक्त्व-असम्यबत्व का संशय 
होता है, उसे 'अन्तविपथक' कहते है । संशय में सर्वदा “विशेष” का अदर्शन तथा 
दोनों कोटियो ग समरण, कारण होता है, उसके विना कोई भी संशय नही होता है । 
हि आ रक की निवृत्ति होती है उसे 'विशेष? कहते हैं। जैसे-स्थाणुत्व का 
छ छा वक्रकोटरादिमत्त्व' है, तथा 'पुरुषत्व” का निश्चय कराने वाला 
कर-चरणादिमत्त्व” हे । इस 'विशेष? का ज्ञान हो जाने पर “संशय? नहीं रहता है । 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संशयनिरूपण ] संशयनिरूपणम्‌ 2 पदा पढ 


इसलिये “विशेष का अदर्शन' भी संशय की उत्पत्ति में कारण होता है । तथा भावाभाव 
रूप विरुद्ध कोटियों का स्मरण भी 'संशयोत्पत्ति” में कारण होता है । 
संशय, समुच्चय और सम्भावना की भिन्नता-- 
शक्का-एकस्मिनू धमिणि विरुद्धनानार्थावमर्श' को संशय कहा गया है । उसी 
तरह समुच्चय” ( समुहालम्बन निश्चय ) में भी ठीक वही होता है । तब संशय ओर 
समुच्चय में क्या अन्तर है ? १ 
समा०--संशय में जिन धर्मों का ज्ञाज़ होता है, उनमें परस्पर विरोध का ज्ञान, 
संशय होने के पूर्व हुआ करता है। परन्तु'समुच्चय के पुर्व वैसा ज्ञान नहीं होता है । 
एवं संशय में जिन विरुद्ध धर्मों का ज्ञान होता है, उनमें 'कोटिता' नामकी एक नवीन 
'विषयता' हुआ करती है, उस तिषयताःका आश्रय वे धर्म होते हैं, इसलिये उन धर्मो 
को 'कोटि' कहा जाता है। परन्तु 'सथुच्च॒य” में इस प्रकार की कोई 'विषयता” नहीं 
हुआ करती ।. और संशय में 'प्रकारताद्वय' से निरूपित “एक विशेष्यता' होती है, 
किन्तु 'समुच्चय' में 'प्रकारता' के भेद से. 'विशेष्यता' का भेद अवश्य होता है । 
इत्यादि अनेक कारणों से 'संशय” ओर 'समुच्चय' में अन्तर ( भेद ) समझना चाहिये। 
शंका--संशय और संभावना में क्या अन्तर है ? 
समा०--संशय ही सामान्य और विशेष के भेद से दो प्रकार का होता है अभी 
तक जिनं संशयों का वर्णन किया गया है, वे 'सामान्य संशय के अन्तगंत हैं। और 
जो 'विशेष संशय? है, उसी कों 'संभावना' कहते हैं। इस संभावनात्मक संशय में 
'एककोटि उत्कट' रहती है । अतः 'उत्कटेककोटिक संशयः संभावना--यह संभावना 
का लक्षण किया जाता है। इस संभावनात्मक संशय में एक कोटि की संभावना रहती 
है । अर्थात्‌ एक कोटि की ओर झुकाव रहता है । और सामान्य संशय 'उभयकोटिक' 
होता है उसमें किसी कोटि की ओर झुकाव नहीं रहता । 


इति संशयपदार्थः समास: । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रयोजननिरूपणम्‌ 


येन प्रयुक्तः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च सुखदुःखावाप्रिहानो । तदर्था 
हि प्रवृत्तिः सवंस्य । 
इति प्रयोजनपदार्थ: समाप्त: । 
येनेति । प्रयोजन शब्द की ब्युत्पत्ति--'प्रयुज्यते-प्रवत्यंते अनेन' तत्‌ प्रयोजनमु-के 
अनुसार 'प्रयोजन? का अर्थ होगा 'प्रवतंक'। अतः प्रयोजन का लक्षण ग्रन्थकार ने 
किया है कि 'जिससे प्रयुक्त ( प्रेरित ) होकर मनुष्य, किसी कायं में प्रवृत्त होता है, 
उसे 'प्रयोजन' कहा जाता है । उस प्रयोजन का स्वरूप मुख्यतः 'सुख की प्राप्ति और 
दुःख का नाश' ही है । क्योंकि सभी की प्रवृत्ति उसी के लिये होती रहती है। अतएव 
कहा जाता है कि 'प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते ।' 
माधुरी 
न्याय दर्शन के षोडश पदार्थों में 'संशय' पदार्थ के अनन्तर 'प्रयोजन' पदार्थ का 
स्थान क्रमप्राप्त है। अतः ग्रन्थकार ने संशय के बाद “प्रयोजन” पदार्थ का निरूपण 
किया है । 
. न्यायसूत्रकार ने 'प्रयोजन' का लक्षण--'यमर्थमधिङृस्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोजनम्‌ -- 
(न्या. सू. १।१।२४ )--किया है। इस पर भाष्यकार वात्स्यायन कहते हैं-- 
“बेन प्रयुक्तः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌ । यमर्थमभीप्सन्‌ जिहासन्‌ वा कर्मारभते तेना- 
नेन सर्वे प्राणिनः सर्वाणि कर्माणि, सर्वाश्च विद्या: व्याप्ताः, तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते ।' 
यह 'प्रयोजन' मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार का होता है । उनमें सुख और 


दुःखाभाव का नाम “मुख्य प्रयोजन' है। और उस मुख्य प्रयोजन के साधनों का नाम 
"गोण प्रयोजन' है । 


इति प्रयोजनपदार्थः समाप्तः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दृष्टान्तनिरूपणम्‌ 


वादिप्रतिवादिनोः संप्रतिपत्तिविषयोऽ्ो दृष्टान्तः। स द्विविधः। एकः 
साध््यंदष्टात्तो यथा धूमवत्वस्य हेतोमंहानसम्‌ । द्वितीयस्तु वैघम्यंदष्टान्तः। 
यथा तस्येव महाह्नद इति । 
इति दुष्टान्तपदार्थः समाप्तः । 

बादिःप्रतिवादिनोरिति । वादी और प्रतिवादी दोनों के ऐकमत्य ( सम्प्रतिपत्ति ) 
के विषयभूत अर्थ को 'हष्टान्त' कहते हैं । अभिप्राय यह है कि जिसके विषय में वादी 
और प्रतिवादी का मतभेद न हो ऐसे विषयभूत अर्थ को दृष्टान्त कहा जा सकता है 
वह दो प्रकार का होता है--( १) साघम्यं दृष्टान्त, जैसे--धूमवत्त्व” हेतु का महा- 
नस? है। और ( २ ) 'वेधम्यंवृशन्त' जैसे--उसी धूमवत््व हेतु का महाह्रद’ है । 

माधुरी 

साधम्यं दृष्टान्त को ही 'अन्वयी दृष्टान्त तथा वैधम्यं दृष्टान्त को 'व्यक्तिरेकी 
इष्टान्त' भी कहते हँ । पक्ष के समान धर्मा' हष्टान्त को साधम्यं दृष्टान्त कहते है । 
इस हष्टान्त को देने पर 'हेतु' में “साध्य” के सहचार का जान होता दै । जत परत, 
वङ्चिमान्‌ धूमवत्त्वात्‌ यथा महानसम्‌--यह पर्वत" पक्ष है, उसमें दूध से 'वह्नि- 
साध्यक अनुमान किया गया है । इस अनुमान में 'महानस' का दृष्टान्त वि या है। 
यह महानस “पर्वत” पक्ष का समानधर्मा दृष्टान्त है । क्योंकि 'धूम' और “अग्नि अर्थात्‌ 
हेतु और साध्य पक्षभूत 'पवंत' के भी धर्म हैं और दृष्टान्त च सदा के भी धम मि | 
महानस में मनुष्य को धूम में वह्लि के सहचार का जान होता है । छ पक्ष के विध 
दृष्टान्त को वैधर्म्यदष्टान्त कहते है । वहां पर साध्याभाव में हेमा कसा 
का ज्ञान होता है । जैसे--पर्वत ( पक्ष ) में घूम (हेतु) से वल्लिसाध्यकअनुमान करते 
समय 'महाहृद' को दृष्टान्त के रूप में रखा जाता है। यह 'महाहृद र पर्वत कक 
विधर्मी है। क्योंकि पर्वत-पक्ष में धूम और बहि हैं, किन्तु महाह » बानो 
है. बह्वघभाव में घूमाभाव के सहचार का जान 'हाह्वद' में होता हैं । 


इति दृष्टान्तपदार्थः समास, । 


>->>>>>>>___ क» कम. 


h 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


सिद्ठान्तनिरूपणम्‌ 


घ्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽर्थः सिद्धान्तः । स चतुर्धा । सर्वेतन्त्र-प्रतितन्त्र- 
अधिकरण-अभ्युपगम-सिद्धान्तभेदात्‌ । तत्र स्व॑तन्त्रसिद्धान्तो यथा धर्मिमात्र- 
सद्धावः । द्वितीयो यथा नेयायिकस्य मते मनस इन्द्रियत्वम्‌ । तद्धि समानतन्त्रे 
वेशेषिके सिद्धम्‌ । तृतीयो यथा क्षित्यादिकतृत्वसिद्धौ कतुंः सर्वज्ञत्वम्‌ । चतुर्थो 
यथा जेमिनीयस्य नित्यानित्यविचारो यथा भवतु, अस्तु 'तावच्छब्दो गुण! इति । 


इति सिद्धान्तपदाथ: समाप्त: । 


. प्रामाणिकत्वेनेति । जिस पदार्थ को ( अर्थ को ) प्रामाणिकरूप से स्वीकार किया 
- जाता है, उस अर्थ को 'सिद्धान्त' कहते हैं। वह चार प्रकार का होता है-(१) 
सवंतन्त्रसिद्धान्त, (२) प्रतितन्त्रसिद्धान्त, ( ३ ) अधिकरणसिद्धान्त और (४) 
अभ्युपगमसिद्धान्त । इनमें से सवतन्त्रसिद्धान्त उसे कहते हैं--जो सिद्धान्त सभी 
'शास्त्रो को मान्य हो। यहाँ 'तन्त्र' शब्द का अथे 'गास्त्र' है। सर्वतन्त्रसिद्धान्त का 
उदाहरण, जैसे--धर्मी मात्र की अर्थात्‌ घट-पट आदि की सत्ता का स्वीकार करना । 
यानी धर्मी की स्वरूप सत्ता को मानना । तथा 'प्रतितन्त्रसिद्धान्त' उसे कहते हैं--जों 
करिसी विशेष. शास्त्र में और उसके अपने समान तन्त्र में माना जाय, किन्तु अन्य शास्त्रों 
में न माना जाय। जैसे- नैयायिक के मत में 'मन' का इन्द्रियत्व । उसे न्याय के 
समान तन्त्र वेशेषिक में भी माना गया है। तीसरा अधिकरणसिद्धान्त है, जो अधि 
करणभूत ( आधारभूत ) ऐसी बात बताता हो, जिसकी सिद्धि हो जाने पर अत्य 
अनेक बातें स्वयं सिद्ध हो जाती हैं, जैसे-क्षित्यादि ( पृथिवी आदि) के कर्ता 
ईश्वर की सिद्धि हो जाने पर, उस कर्ता की सर्वज्ञता स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि 
पृथिवी आदि की रचना, उस सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता । चतुय 
होडा यह है कि, जो अर्थं अपने मत से सिद्धान्तभूत न होने पर 
र Fe समय के लिये सिद्धान्त के रूप में स्वीकार कर छिया जाता है। 
नै 2 ग शब्द' को द्रव्य मानते हैं और उसे “नित्य” कहते हैं, किन्छु 
सट म को गुण मानते हैं और उसे 'अनित्य' कहते हैं। ऐसी परिस्थिति 
तयी Se था अनित्यता पर चर्चा करने के उद्देश्य से थोड़ी देर के 
ल क शब्द गुण ही है, जिससे उसकी नित्यता-अनित्यता पर रि 
। एव च इस प्रकार शब्द को मीमांसकों के द्वारा. थोड़ी देर के 


बशा? 
गुण मान लिया | 
(७७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By दान्त है eGangotri Gyaan Kosha 
i 


सिद्धान्तनिरूपण ] सिद्धान्तनिरूपणम्‌ ५७७- 


माधुरी 

अन्यान्य शास्त्रों की दृष्टि से अविरुद्ध और अपने शास्त्र में स्वीकृत जो सिद्धान्त 
होता है, उसे 'स्वंतन्त्रसिद्धान्त' कहते हैं। जैसे घ्राण आदिको में इन्द्रियत्व का 
स्वीकार, गन्ध आदिको में घ्राणादि इन्द्रियों के विषयत्व का स्वीकार तथा पृथिवी 
आदिकों में भूतत्व का स्वीकार--ये सब सवंतन्त्रसिद्धान्त के उदाहरण हैं। और जिस 
अर्थ को वादी-प्रतिवादी दोनों में से एक ने ही स्वीकार किया हो, दूसरे ने स्वीकार न 
किया हो, उस अर्थ को “प्रतितन्त्रसिद्धान्त' कहते हैं । जैसे--मीमांसकों के मत में शब्द 
की नित्यता का स्वीकार'--यह प्रतितन्त्रसिद्धान्त का उदाहरण है । तथा जिस अथं 
की सिद्धि होने पर ही प्रस्तुत अर्थ की सिद्धि होती है, उसे अधिकरणसिद्धान्त कहते 
हैं। जैसे द्र्णुकादिरूप कार्य को पक्ष बनाकर उसमें उपादानगोचर अपरोक्ष ज्ञान, 
चिकीर्षाकृति वाले पुरुष के द्वारा जन्यत्व सिद्ध करने पर ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध 
हो जाती है, यह अधिकरणसिद्धान्त का उदाहरण है । ओर अपने शास्त्र में अनुक्त अर्थ 
को कुछ समय के लिये किसी प्रयोजन के उद्देश्य से स्वीकार कर लेना, अभ्युपगम- 
सिद्धान्त कहलाता है । जैसे--शब्द की नित्यता-अनित्यता के विचारार्थं शब्द को द्रब्य 
मानते हुए भी मीमांसक के द्वारा उसकी परीक्षा करने के लिये बिना प्रमाण के ही शब्द 
को कुछ समय के लिये गुण' मान लेना--यह अभ्युपगमसिंद्धान्त का उदाहरण है । 


इति सिद्धान्तपदा्थः समाः । 


पु इछत Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अवयवनिरुपणम्‌ 


अनुमानवाक्यस्यैकदेशा अवयवाः। ते च प्रतिज्ञादयः पञ्च | तथा च 
न्यायसुतस्‌ -- 

श्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवा?” । 

तत्र साध्यघर्मविशिष्टपक्षप्रतिपादक वचनं प्रतिज्ञा, यथा पर्वतोऽयं वह्ि- 
मानिति । तृतोयान्तं पञ्चम्यन्तं वा लिज्भधप्रतिपादक वचनं हेतुः। यथा धुमवत्त्वेन 
घुमवत्त्वादिति वा । सव्याप्िकं दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । यथा यो यो घुमवान्‌ 
सोऽग्निमान्‌ यथा महानस इति। पक्षे लिङ्गोपसंहारवचनमुपनयः। यथा 
बह्निव्याप्यधुमवांश्रायमिति, तथा चायमिति वा। पक्षे साध्योपसंहारवचनं 
निगमनम्‌ । यथा तस्मादरिनिमान्‌ इति, तस्मात्तथेति वा। एते च प्रतिज्ञादयः 
पञ्चानुमानवाक्यस्यःवयवा इवावयवा, न तु समवायिकारणं, शाब्दस्याऽकार- 
समवेतत्वादिति । 

इत्यवयवपदार्थः समाप्त: । 

.अनुसानवाक्यस्थेति । अनुमान वाक्य के एकदेश ( अंश ) को अवयव कहते हैं। 
उसके प्रतिज्ञा आदि पाँच प्रकार है । जैसा कि न्यायसूत्र में कहा है-- 

(१) प्रतिज्ञा, ( २ ) हेतु, ( ३ ) उदाहरण, ( ४ ) उपनय, ( ५ ) निगमन- 
ये अवयव हैं । 

प्रतिज्ञा--तन्नेति । उन पांच अवयवों में से 'पक्ष' के साथ 'साध्य के सम्बन्ध का 
प्रतिपादक जो वाक्य हो, उसे 'प्रतिज्ञा” कहते हैं। इसी को ग्रन्थकार के शब्दों में ऐसा 
कह्‌ सकते हैं-साध्य-ध्म से विशिष्ट ( युक्त ) 'पक्ष' का प्रतिपादन करने वाला बचन 
'प्रतिज्ञा' कहलाता है । जैसे--'अय॑ पवंतो वल्चिमान्‌'--यह पर्वत, वक्ि से युक्त है । 
इस वाक्य में पंत-'पक्ष' है, ओर वह्मि-'साध्य' है । यहाँ पर साध्यधमं से 
पक्ष को 'पर्वेतो वह्लिमान्‌'--यह वाक्य वता रहा है, इसलिये उक्त वाक्य को प्रतिज्ञा" 
वाक्य! कहा जाता है। “प्रतिज्ञावाक्य' को सुनने से यह सूचना मिलती है कि वादी को 
पक्ष' में 'साध्य' का सम्बन्ध सिद्ध करना है। | 

हेतु--तृतीयान्तमिति । व्याप्ति आदि से विशेषित न हुए 'लिङ्ग' ( शुद्धलिङ्ग ) को 
बताने वाला तृतीया-विभक्त्यन्त अथवा पश्चमी-विभक्त्यन्त वाक्य को 'हितु' कहते हैं। 
जैसे “धूमवत्त्वे या धूमवत्त्वात्‌” यह 'हेतु' है । अभिप्राय यह है--'अयं पवंतो वरिमा 
इस प्रतिज्ञा वाक्य के आगे कहा जाने वाला 'घूमवत्त्वेन' अथवा 'धूमवत्त्वात्‌ रद 


१. न्या० सू० १।१।३२्‌। ` 
« CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अवयवनिरूपण ] अवयवनिरूपणम्‌ ५७९, 


वाक्य 'हेतु' शब्द से कहा जाता है। इस वाक्य से शुद्धलिद्ध को बताया जा रहा है 
तथा यह वाक्य तृतीयान्त या पञ्चम्यन्त भी है, इसलिये यह 'हेतु-वाक्य' है । : प्रथम 
अवयव 'प्रतिज्ञा' के बाद यह द्वितीय अवयव 'हेतु' के रूप में बताया गया है। | 
उवाहरण--सव्याक्तिकमिति । व्याप्तिसहित (व्याप्ति के साथ ) दृष्टान्त क्रे 
कथन को “उदाहरण” कहते हैं । अर्थात्‌ 'हेतु' में 'साध्य' की अथवा 'साध्याभाव"में 
हेत्वभाव की रहने वाली व्याप्ति को किसी दृष्टान्त के द्वारा बताने वाला वाक्य 'उदा- 
हरण? शब्द से कहा जाता है । जैसे-'यो यो धूमवान्‌ सः सोऽग्निमान्‌ यथा महानसम्‌', 
अथवा 'यो यो न अग्निमान्‌ स स.न धूमवान्‌ यथा महाहृदः--यह वाक्य, पूर्वोक्त 
प्रतिज्ञा और 'हेतु'--इन दो वाक्यों ( 'अयं पवंतो वह्मिमान्‌', “धूमवत्त्वात्‌ 
इन दो वाक्यों ) के वाद कहा जाता है। ऊपर दो प्रकार से प्रयुक्त हुए दो वाक्यों में 
से प्रथम वाक्य में 'महानस' का दृष्टान्त देकर धूम” में 'अग्नि' की व्याप्ति बताई 
गई हे। और. द्वितीय वाक्य में 'महाहूद? का दृष्टान्त देकर 'अग्नि के अभाव में 
'धूम के अभाव' की व्याप्ति बतायी गयी है । 
उपनय--पक्षे लिङ्गे ति । पक्ष में 'लिङ्ग' का उपसंहार करने वाले वाक्य (वचन ) 
को 'उपनय' कहते हैं। अर्थात्‌ जिस वाक्य के द्वारा 'पक्ष' के साथ 'साध्यव्याप्ति- 
विशिष्ट हेतु' के 'सम्बन्ध' को बताया जाता है, उस वाक्य को “उपनय कहते है । इस 
'उपनय वाक्य” का प्रयोग 'तथा चायम्‌? अथवा साध्यव्याप्य-हेतुमानु अयम्‌' के रूप 
में 'अतिज्ञा', 'हेतु', 'उदाहरण' वाक्यों का प्रयोग करने के वाद किया जाता है परा 
“उपनय वाक्य', अपने पूर्ववर्ती 'उदाहरण वाक्य का अनुसरण स्मा करता है। षः 
'उदाहरण वाक्य” से यदि 'अन्वय-व्याप्ति' की प्रतीति होती हो तो “उपनय बाक 
पक्ष में 'साध्य' की 'अन्वय व्याप्ति से विशिष्ट हेतु' का ही बोध होगा । अतः र 
वाक्य का आकार कभी 'तथा चायम्‌' और कभी न च नाय ता कहकर ब 
जाता है । 
त साध्येति । 'पक्ष” में 'साध्य' का उपसंहार वताना ही po 
अर्थात्‌ जिस वाक्य के द्वारा “उदाहरण” ओर 'उपनयं' दोनों से बतायी गयी व्या 
2 तट और असत्रतिपक्षत्व 
साथ और 'पक्षधमंता' के साथ 'हेतु' के [धित माध्यकत्वं है 
न प्रतिपादन किया जाता ह, 
को बताते हुए उस हेतु के बल पर पक्ष की साध्यवत्ता फा में अत्तिमवाक्य 'तस्माद्‌' 
_ उस वाक्य को 'निगमनवाक्य' कहते है । जैसे अनुमानवातः -असत्मतिपकषितं, 
बह्लिमान्‌ है । इसमें “तत्‌” पद से लक्षणा के द्वारा त से 
साध्यव्याप्य, पक्षवृत्ति हेतु की प्रतीति होती है । निगम कक परिणाम यह होता 
पक्षवोधक 'अयम्‌' पद की अनुवृत्ति की जाती है। यह ९. पक्षवृत्ति हेतु से जञापय जो 
है कि अवाधितसाध्यक्र, असत्प्रतिपक्षित, साध्यव्याप्य, 5 यह निगमन वाक्य, 
साध्य' है, उसके सम्बन्ध का ज्ञान 'पक्ष' में हो, पाता है । ER 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८०, ' तकभाषा [ अवयवनिरूपण | 


“पक्ष में “साध्य' का उपसंहार करने का साधन माना जाता है । इसलिये 'तस्माद 
बल्लिमान्‌ या अग्निमान्‌' यह वाक्य अथवा “तस्मात्‌ तथा'--इसलिये ( पर्वत ) 


वेसा ( अरिनिमान्‌ ) है--यह वाक्य 'निगमन' शब्द से कहा जाता है। 


एते चेति । ये प्रतिज्ञा आदि पाँचों वाक्य, अनुमान वाक्य के वास्तविक अव्ण्य | 


नहीं हैं, अपितु अवयव के समान होने से उनमें 'अवयव? शब्द का व्यवहार गौण रूप 
से किया जाता है । क्योंकि किसी का “वास्तविक अवयव” वही होता है, जो उसका 
` 'समवायिकारण' होता है । जैसे घट का समवायिकारण 'कपाल', उस 'घट' का 
वास्तविक अवयव. कहलाता है। 'अनुमानवाक्य' तो 'शब्दरूप' है । और 'शब्द' तो 


* “आकाश में समवेतं होता है। इसलिये 'शब्द' का समवायिकारण 'आकाश' होगा। | 


प्रतिज्ञा आदि वाक्य “शब्द” के समवायिकारण नहीं हो सकते । इसलिये प्रतिज्ञा आदि | 


पाँचौं को जो अनुमानवाक्य का अवयव कहा जाता है, वह 'मुख्यवृत्ति' से नहीं कहा 


जा रहा है, अपितु “गोण वृत्ति' से कहा जा रहा है । अर्थात्‌ ये 'प्रतिज्ञा' आदि वाक्य, | 
उस अनुमान--वाक्य के घटक हैं, इसलिये वे अवयव सहश हैं। अतः उन्हें अनुमान | 


वाक्य का 'अवयव' कहा गया है । 
माधुरी 


उक्त पाँच अवयवों में से 'हेतु' नाम का द्वितीय अवयव, ( १ ) अज्ञातव्याप्तिरेक | 
व्यप्तिकहेतुबोधक, ( २) अप्रतीतान्वयच्याप्तिकहेतुवोधक, ( ३ ) प्रतीतान्वयव्यतिरेक | 


व्याप्तिकहेतुबोधक इन भदों से तीन प्रकार का होता है। 

तथा उदाहरण” नाम का तृतीय अवयव--( १ ) अन्वय-व्याप्तिबोधक, (२) 
व्यतिरेकव्याप्तिबोधक-इन भेदो से दो प्रकार का होता है । 

तथा “उपनय नाम का चतुर्थं अवयव (१ ) अन्वयी, ( २) व्यतिरेकी 
इन भेदों से दो प्रकार.का होता है । 
पांच और तीन अवयवों के प्रयोग-- 


१. नेयायिकों ने परार्थानुमान वाक्य के पाँच अवयव स्वीकार किये हैं । 

२. बेशेबिकों ने भी परार्थानुमान वाक्य के पाँच ही अवयव स्वीकार किये हँ 
परन्तु उनके नामों में भिन्नता है । जैसे--(क ) प्रतिज्ञा, ( ख ) अपदेश, (ग) 
निदर्शन, ( घ ) अनुसन्धान, ( ङ ) प्रत्याम्नाय ! 

३. भाट्ट मोमांसक तथा प्राभाकर मीमांसक दोनों ने 'प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण! 
अथवा 'उदाहरंण, उपनय, निगमन'--इस प्रकार से तीन ही अवयो को माता है! 
क्योंकि “प्रतिज्ञा के द्वारा 'निगमन? और 'हेतु' के द्वारा 'उपनय गतार्य हो जाता दै 
र रि पाँच अवयवों को मानने की आवश्यकता नहीं है । अन्यथा “पुनरत तो 

। 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अवयवनिरूपण ] अवयवनिरूपणस्‌ ५८१ 


४. वेदान्तियों ने भी परार्थानुमान के तीन ही अवयवों को ठीक मीमांसकों के 
तुल्य ही माना है । अर्थात्‌ 'प्रतिज्ञा से उदाहरण” तक अथवा “उदाहरण से निगमन' तक। . 

५. सांख्यदाशंनिकों ने भी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण” इन तीन अवयवों को ही 
माना है। 

६. बौद्धवाशंनिकों ने एक 'हेतु' नामक अवयव को अथवा आवश्यकता होने पर . 
'हेतु' और 'हष्टान्त' दो अवयवों को ही माना है--ऐसा प्रमाणवातिक ( १।२८ ) 
से प्रतीत होता है । 

७. जेनदार्शनिकों ने अवयवों .की कोई नियत संख्या नहीं मानी है । उन्होंने 
अधिकारी के भेद से प्रयोजनानुसार अवयवों की संख्या का“ भेद निश्चित किया है । 
वादिदेव नामक जैन आचाय ने विशिष्ट अधिकारी के लिये केवळ. एक अवयव-'हेतु 
का ही प्रयोग करना पर्याप्त माना है। दूसरे प्रकार के अधिकारी के लिये दो 
अवयवों--श्रतिज्ञा और हेतु'--का प्रयोग करना ही पर्याप्त बताया है। यहाँ तक 
दो अवयवों को मानने में जैन और बोद्ध दोनों साथी हैं, किन्तु जैनों ने अन्य प्रकार 
के अधिकारियों के लिये तीन अवयव, चार अवयव, पाँच अवयवों का प्रयोग करना 
भी बताया है ।- ऐसा 'स्याद्वादमञ्जरी' से प्रतीत होता है । 


इत्यवयवपदार्थः समाप्तः । 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तर्कनिरूपणम्‌ 


-तर्कोऽनिष्टप्रसद्भः। स च सिद्धव्याप्तिकयोधंमंयोर्व्याप्याङ्गीकारेण अनिष्ट- 
व्यापकप्रसज्नरूपः। यथा “यद्यत्र घटोऽभविष्यत्‌ तहि भुतलमिवाद्रक्ष्यत्‌' इति। 
स चायं तकः प्रमाणानामनुग्राहकः। तथाहि “पर्वतोऽयं सारिनः उतानग्निः 
इति सन्देहानन्तरं यदि कश्चिन्मन्येतानर्निरयमिति तदा तं प्रति 'यद्ययमनग्निर- 
` भविष्यत्‌ तदानग्नित्वादधुमोऽप्यभविष्यत्‌’ इत्यधुमत्वप्रसञ्जनं क्रियते। स एष | 
प्रसङ्गस्तकं इत्युच्यते । अयं चानुमानस्य विषयञ्ञोधकः । प्रवर्तमानस्य घुमव- 
त््वलिङ्ककानुमानस्य विषयमग्निसनुजानाति । अनर्निमत्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । 
अतोऽनुमानस्य भवत्यनुग्राहक इति । 

अत्र कश्चिदाह, ‘तकं: संशय एवान्तभंवति' इति। तन्न। एककोटिनिञ्जितः . 

विषयत्वात्‌ तकंस्य । 
इति तकंपदार्थ: समाप्तः । 

तकं इति । अनिष्ट प्रसङ्ग ( अनिष्ट की प्राप्ति ) को 'तकँ' करते हैं। 

स चेति। जिन दो धर्मों में 'व्याप्य-ब्यापकभाव' रहता है, उनमें एक 'व्याप्य' 
रहता है, ओर दुसरा 'व्यापक' रहता है। जिस 'धर्मी' में 'व्यापक? का होना इष्ट 
नहीं है, उस 'धर्मी' में 'व्याप्य' को स्वीकार. करने से “व्यापक” की आपत्ति होती 
है उसे 'तक कहते हैं। अर्थात्‌ व्याप्तियुक्त दो धर्मों में से 'व्याप्य' को स्वीकार 
करने पर अनिष्ट व्यापक की प्रसक्ति होती है, उसे तकं कहते हैं। यथेति। जैसे 
'यदि अत्र घट: अभविष्यत्‌ तहि भ्रूतलमिव अद्रध््यत्‌--यदि यहाँ 'घट' होता ( सद्भाव 
रहता ) तो भूतल की तरह दिखाई देता-यहाँ पर “घट का सद्भाव” और घट 

- का दर्शन --इन दोनों में 'व्याप्य-व्यापकभाव' है । अर्थात्‌ जिस पदार्थ का २ 
“( अस्तित्व ) रहता है, उसका 'दर्शन! ( दिखलाई पड़ना ) अवश्य होता है” र्द 
व्याप्ति है। यहाँ पर सद्भाव” ( अस्तित्व ) होना 'व्याप्य' है, और 'दर्शन' ( 
देना ) 'व्यापक' है। घटरहित भूतल ( भुमि) रूप धर्मी में 'घट दर्शन” रूप व्यापक 
का होना अनिष्ट है। यदि घटरहित भूतल पर “घट के सद्भावरूप व्याप्य” को 
करते हैं, तो उससे 'घटदशंनरूप अनिष्ट' की आपत्ति हो सकती है कि “पुत मॅ 
“घट का सदुभाव होता तो. वह दिखाई भी देता? एवचच घटशुन्य भुतल में बढ का 
अस्तित्व मानने से होने वाली 'घट दर्शन' की 'आपत्ति' अतिष्टप्रसज्जनरूप हैं” 
इसलिये इस अनिष्ट प्रसज्जन ( प्रसङ्ग ) को 'तक' कहा गया है । र 
स चेति। उपयुक्त 'तकं' स्वयं प्रमाण नहीं है । तथापि वह दूसरे प्रमाणो क 
८००0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तर्कनिरूपण ] तक॑निरूपणस्‌ ५८३ 


अनुग्राहक ( समर्थक, सहायक ) है, तथा होति । जैसे-'परव॑तोध्यं सारिन: उतानर्ति-- 
यह पवंत अग्निमान्‌ ( अग्नि से युक्त ) है अथवा अग्नि से रहित है“-ऐसा मन में 
सन्देह पैदा होने पर यदि कोई यही मान ले कि 'अनरिनिरयं पर्वेत--यह पर्वत अग्नि 
से रहित है--तो उसको अपनी उस मान्यता का निराकरण करने के लिये 'तक की 
सहायता लेनी होगी । उस 'तके? का आकार यह होगा- “यदि अयं अनग्निरभविष्यत्‌ 
तदा अनग्नित्वात्‌ अघूमोऽपि अभविष्यत्‌'--अर्थात्‌ यदि यह पर्वत अग्नि रहित होता 
तो अग्निरहित होने से धूमरहित भी होता--क्योंकि जहाँ अग्नि नहीं रहता है, वहाँ 
घूम भी नहीं रहता है यानी 'यत्र-यत्र अग्न्यभावः तत्र-तत्र धूमाभाव: इस प्रकार 
'अधूमवत्त्वरूप अनिष्ट' की आपत्ति ( प्रसंग ) उपस्थित होगा । इस 'अनिष्ट-त्रसञ्जन' 
( प्राप्ति, प्रसंग ) को ही 'तर्क' कहते हैं । अयं चेति । यह 'तकं', घूमरूप हेतु से 
होने वाले अग्न्यनुमान के विषय ( अग्निरूप साध्य ) का शोधन करता है । अर्थात्‌ 
धूमरूप हेतु से होंने वले अनुमान के विषयभूत ( साध्यरूप ) अग्नि का समर्थन 
( अनुमोदन ) करता है। क्‍योंकि इस तर्क ने अनग्निमत्त्व ( अग्निरहित होने ) का 
प्रतिक्षेप ( परिहार ) कर दिया है। अतः यह “तक, अनुमान-प्र माण' का अनुप्राहक 
उपकारक ) होता है । 

मेत: । दद के विषय में किसी का कहना है कि 'तकं' ही तो 
'संशय' में ही हो जाता है । 'संशय' से पृथक्‌ उसे मानना उचित नहीं है । 

धर ल्य । ७ ( उक्त कथन ) ठीक नहीं है । क्योंकि 'तरकं' सै निश्चित- 
रूप से 'एक ही कोटि? का भान होता है । किन्तु “संशय में "उभय कोटि का भान 


5223 माधुरी 


तक की उत्पत्ति में तीन कारण होते हैं--( १) धर्मी में wus "अ 
का निश्चय; ( २ ) 'आपादक' में 'आपाद्यव्याप्ति का निचय, ( ३)ध He नन 
दक का आहार्य-निञ्चय'। ऊपर प्रदर्शित किये गये “तकं में 'घटरहित सत ह 
है। 'घट का सद्भाव' आपादक है और घट का दर्शन' आपाद्य है । क तस 
रहित भूतलरूप धर्मी में--'घटदर्शनरूप आपाद्य के अभाव' का निश्चय, a 
में 'घटदर्शन' की 'व्याप्ति' का निय, और 'भूतलधर्मी' में “घटसदुभावरूप 
का आहाये-निश्चय' होने पर तर्क! का आविर्भाव होता है । (ति 0 

पहिले बता चुके हैं कि 'अयथाथे अनुभव ( १ ) संशय, (२ वड दे र 
तके के भेद से तीन प्रकार का होता है । इनमें से तृतीय अयथार्थ अनुभ कय 
का लक्षणं--'ब्याप्यारोपेण ब्यापकारोपस्तर्कः-- किया जाता है प न हाक 
आरोप करके 'व्यापक! का जो 'आरोप' किया जाता है- उसे क = 
पर्वत पर धूम को देखता हुआ भी आदमी उस पर्वत पर अग्नि का 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५८४ तक भाषा [ तकंनिरूपण 


न करे, तो उस आदमी को उस पर्वत पर अग्नि का सद्भाव बताने के लिये, पर्वत पर 
वह्नि के सद्भाव को जानने वाला अन्य पुरुष इस प्रकार के तकं को, पर्वत पर अग्नि 
को न मानने वाले उस आदमी के, समक्ष उपस्थित करता है--'पवंते यदि वहिनं 
यातुं तहि धूमोऽपि न स्यात्‌'_अर्थात्‌ इस पर्वत पर यदि वह्नि न होता तो धूम 
: “भी न होता?.1 क्योंकि धूम' तो 'वल्चि' का कायं है और 'कारण' के विना 'कायं' 
' होता नहीं/हे । ऐसा जब उसे बताया जाता है तव वह आदमी “धूम वाले” पर्वत पर 
अणि का होना. ( सद्भाव ) मान लेता है । जहाँ-जहाँ 'वह्ति' का अभाव रहता है, 
वहाँ हाँ.शघूम” का. भी अभाव रहता है, जैसे--जलाशय आदि में “वह्लि का अभाव' 
रहता है, तो. वहाँ 'धूम' का भी अभाव रहता है। यहाँ पर 'वह्नि का अभाव' तो 
'व्याप्य' है, और “धूम का अभाव? है 'व्यापक! । 'पर्वत' में “वह्लघभावरूप व्याप्य' का 
आरोप करके 'धूमाभावरूप व्यापक' का आरोप किया गया है । इसलिये इस प्रदर्शित 
'आरोप' को.'तर्क' शब्द से कहा गया है । , 
शंका--इस 'तकं' का तो “विपयंय' में ही अन्तर्भाव किया जा सकता है, उसे 
पृथक्‌ कहने की क्या आवश्यकता ? न 
 समा०--आपका कहना ठीक है, तथापि 'विपर्यय', अनुमान का अनुग्राहक नहीं 
होता, किन्तु 'तक', तो व्यभिचारशंका की निवृत्तिद्वारा अनुमान-प्रमाण का अनुग्राहक 
होता है । इसलिये उसे पृथक्‌ बताया गया है । 
भशन--तकं' को अनुमान! का उपकारक कहां जाता है, किन्तु वह उपकारक कैसे 


हो सकेगा ? क्योंकि उससे पर्वत में अग्निसम्बन्ध का ज्ञान तो हो नहीं रहा है, तब - 


वह पर्वत में अग्नि के सम्बन्ध का समर्थन कैसे करेगा? 
उत्तर--'तकं' का पर्यवसान उसके अपने स्वरूप तक ही नहीं है, अपितु उसका 
पर्यवसान 'विपरीतानुमान' में होता है । जिस 'तक॑' का पर्यवसान 'विपरीतानुमान' 
में नहीं होता; उसे 'तर्काभास' कहते हैं, वह “सत्‌ तकं? नहीं कहलाता । इसलिये 
“यदि अत्र अग्निने स्यात्‌, तहि धूमोऽपि न स्यात्‌'-यदि यह पर्वत अग्निहीन होता तो 
वह धूमहीन भी होता--इस “तक के होने पर यह विपरीत अनुमान 'यस्मादत्र धूमा- 
भावो नास्ति, तस्मादरन्भावोऽपि नास्ति'--जव कि यहाँ पर घूम का अभाव नहीं है, 
इसलिये अग्नि का अभाव भी नहीं है--इस प्रकार होता है। इस विपरीत अनुमान के 
होने से पर्वत में अग्नि के अभाव का निषेध हो जाता है, उस कारण पवंत में अरित 
के सम्बन्ध का समर्थन, 'तक' के द्वारा किया जाना अर्थात्‌ सिद्ध है । अतः “तको को 
अनुमान का समर्थक ( अनुग्राहक ) कहना उचित्त ही है। अनुचित नहीं है। यद्यपि 
तक को प्रमाणों के अन्तर्गत नहीं माना जाता है, तथापि उसे 'प्रमाणों' का अनु- 
ग्राहक ( उपकारक, समर्थक ) तो मानना ही पड़ता है। उस में भी व्यभिचार 
शंका की निवृत्ति करता हुआ वह विशेषत: 'अनुमान' का अनुग्राहक होता है भाष्यकार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तर्क॑निरूंपण ] तर्केनिरूपणभ्‌ ५८५ 


ने कहा है--'तर्को न प्रमाण-सङ्गुहोतो न प्रमाणान्तरं प्रमाणानामनुप्राहकस्तरवशाताय- 
कल्पते ।' ( १।१।१ ) 

यह 'तकं', व्याप्ति का निश्चय करने में भी सहायक होता है । 'अभाव' के प्रत्यक्ष 
में भी यह उपकारक होता है। वाद; जल्प, वितण्डा में मुखमुद्रणाथं भी इसकी 
उपयोगिता होती है । 

बौद्धो ने भी 'तक' को प्रमाणरूप न मानकर प्रमाणों का अनुग्राहक ही माना है। 
तक का स्वरूप-- 

न्यायसूत्र में तक का स्वरूप--'अविज्ञाततत््वेऽ्ये कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथंमूह- 
स्तकेः'--( न्या० सू० १।१।४० ) इस प्रकार वताया गया है। ग्रन्थकार ने उसी का 
परिष्कृतरूप तकंभाषा में दिया है । 

मीमांसकों ने 'तकं' के लिये 'ऊह' कब्द का प्रयोग किया है । "त्रिविधश्च ऊहः 
मन्त्र-साम-संस्कारबिषयः' । जैनदाशनिकों में 'अकलङ्क' आचार्य ने परोक्षप्रमाण के एक 
भेद के रूप में 'तक को भी एक प्रमाण माना है। | 

इस तर्क के दो भेद होते है--( १ ) विषय परिशोधक, (२ ) व्याप्तिग्राहक । 
उनमें से 'यंदि अयं निर्वह्लिः स्यात्‌ तदा निर्धूमः स्यात्‌”-यह पर्वत यदि वह्नि से 
रहित ( वह्लि के अभाव वाळा ) होगा, तो धूमरहित ( धूमाभाव वाला) भी 
होगा ।--इत्यादि तर्क’ को 'विषयपरिशोधक' कहते हैं। और 'धूमो यदि व्हि 
व्यभिचारी स्यात्‌, तहि वक्तिजन्यो न स्यात्‌'--अर्थात्‌ घूम” यदि कदाचित्‌ बि का 
व्यभिचारी होगा तो. वह वहति से जन्य भी नहीं होगा--इत्यादि तर्क को 'व्याप्ति- 
ग्राहक” कहते हँ । अर्थात्‌ यह 'तकं' धूम में वलि के व्यभिचार की शंका को निवृत्त 


करके 'व्याप्ति' का निश्चय कराता है। 
ह (२ ) अन्योन्याश्रय, (३) चक्रिका, ( ४ ) 


(तको के (१) आत्माश्रय, 
अनवस्था, ( ५ ) प्रमाणबाधितार्थप्रसङ्ग- भेद से पाँच प्रकार होते र ह. क 
'आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्किका' ये तीन तकं तो ता 22 28४ 
भेद से तीन-तीन प्रकार के होते है । कुछ ग्रन्थकारों ने तो तक के एक 


भी बताये हैं । 
इति तक॑पदा्थंः समासः । 


mcmama 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निर्णयनिरूपणम्‌ 


निर्णयोश्वधारणज्ञानम्‌ । तच्च प्रमाणानां फलम्‌ । 
इति निर्णयपदार्थः समाप्तः । | 
निर्णय इति । निश्चयात्मक ज्ञान को ही “निर्णय” कहते हें । और वह ( निर्णय ), 
प्रमाणो का ही फलस्वरूप है । अर्थात्‌ प्रमाणों का फलस्वरूप जो निश्चयात्मक ज्ञान 
“है, उसी का नाम 'निर्णय' है । 
इति निर्णयपदार्थः समाप्तः । 


वादनिरूपणम्‌ 


तत्त्वबुभुत्सोः कथा वादः। स चाष्टनिग्रहाणामधिकरणम्‌ । ते च न्युत-अधिक- | 
अपसिद्धन्ताः, हेत्वाभासपञ्चकञ्च, इत्यष्टौ निग्रहाः । 


इति वादपदार्थः समाप्तः । 


तस्वबुभुत्सोरिति । तत्वज्ञान के इच्छुक वादी-प्रतिवादी की प्रश्‍नोत्तररूप कथा | 

को 'वाद' कहते हैं। तात्पर्यं यह है कि किसी विषय के विचार विमर्श को 'वाद' 
कहते हैं। यह 'वाद' कथा, गुरु-शिष्यों के बीच विशुद्धरूप से किसी विषय डर 
तत्त्वनिर्णय के लिये हुआ करती है । इस विचारविमशंरूप “वाद” कथा में अपने" 
अपने विचार प्रमाणपूर्वक ही उपस्थित किये जाते हैं। प्रमाणशुन्य कोई विचार 
उपस्थित नहीं किया जाता । इस कथा में जय-पराजय की भावना नहीं रहती, 

एक ओर पूज्यत्व भावना तो दूसरी और वात्सल्यभावना पूर्णतया हृदय में 

रहती है । किन्तु इस वाद कथा के चलते हुए तत्त्वनिणंय के अवरोधक आठ "निग्रह 
स्थानों --न्यून, अधिक”, 'अपसिद्धान्त', और पाँच 'हेत्वाभास'--का उद्भावन पि 
जाता है । अत एव ग्रन्थकार ने कहा है । स चेति। वह कथा आठ निग्रहस्थान 
अधिकरण ( विषय, क्षेत्र ) होती है । ते चेति। वे आठ--न्यून, अधिक, अपसिदा्ति' 
और हेत्वाभासपश्वक'--निग्रहस्थान कहलाते हैं । 


इति वादपदाथ; समाप्तः । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जल्पनिरूपणम्‌ 


उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्पः। सा च यथासम्भवं सर्वनि ग्रहाणाम- 

घिकरणम्‌ । परपक्षे दूषिते स्वपक्षस्थापनप्रयोगावसातश्च 
इति जल्पपदार्थः समाप्तः । 

उभयेति । जिस कथा ( विचार ) में वादी-प्रतिवादी दोनों अपने-अपने पक्षों का 
साधन, विजय की कामना से करते हँ, उस कथा को 'जल्प' कहते हँ । अतः 'उ भय- 
पक्षस्यापनवती विजिगोषुकया जल्पः' कह कर भी उक्त लक्षण को सुस्पष्ट किया जाता 
है। इस कथा में वादी-प्रतिवादी के प्रश्‍न और उत्तर एक-दूसरे को जीतने की इच्छा 
से किये जाते हैं । इसमें 'तत्त्वनिर्णय' की कोई कामना नहीं होती । सा चेति। और 
वह यथासम्भव सभी बाईस निग्नहस्थानों का अधिकरण ( विषय, क्षेत्र) रहती है। 
परपक्षे इति । और परपक्ष का खण्डन हो जाने पर अपने पक्ष के स्थापनात्मक 
निर्णय में इस कथा की समाप्ति होती है। अपने विरोधी को जीतने के लिये ही इस 
जल्प कथा को किया जाता है । इसलिये इस कथा के अवसर पर प्रमाण, प्रमाणो- 
भास, तकं, तर्काभास' आदि सब का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसका मुख्य 
उद्देश्य विरोधी को मुद्रित कर अपनी विजय की कामना का होना है । 


इसि जल्पपदार्थ: समासः । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बितण्डानिरूपणम्‌ 


स एव स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा । सा च परपक्षदूषणमात्रपयंवसाना । 
नास्य वेतण्डिकस्य स्थाप्यः पक्षोऽस्ति । 
कथा तु नानावक्तुकपुर्वोत्तरपक्षप्रति पादकवाक्यसन्दभंः । 
इति वितण्डापदार्थः समाप्तः । 
स एवेति । वह्‌ 'जल्प' कथा ही जब अपने पक्ष की स्थापना से रहित होकर 
, चलती रहती है, तव उसे 'वितण्डा' कहते हैं। इस कथा में एक मात्र उद्देश्य--'पर- 
पक्ष का खण्डन करना ही रहता है । परपक्ष को दुषित कर देने में ही इसकी समाप्ति 
समझी जाती है । इस वितण्डावादी ( वैतण्डिक ) का अपना स्थापनीय पक्ष कोई 
नहीं होता । जल्प-कथा और वितण्डा-कथा में अन्तर यही है कि जल्पकथा में परपक्ष 
का खण्डन करके अपना पक्ष स्थापित किया जाता है, और वितण्डा-कथा में परपक्ष 
का केवल खण्डन ही किया जाता है। अपने पक्ष की स्थापना नहीं की जाती, 
क्योंकि उसका अपना कोई पक्ष ही नहीं होता है, जिसकी वह स्थापना करने की 
चिन्ता करे। 'वाद-जल्प-वितण्डा' तीनों को 'कथा? के नाम से कहा जाता है। परन्तु 
कथा” का स्वरूप क्या है? उसे बताने के लिये ग्रन्थकार ने 'कथा' का लक्षण 
. किया है--कथा स्विति। बहुत से वक्ताओं के द्वारा बोले जाने वाले पपक्ष तथा 
उत्तरपक्ष के प्रतिपादक वाक्यसमुह को 'कथा' कहते हैं । 2 


माघुरी 
कथा के सम्बन्ध में विश्लेषण 
किसी गोष्ठी में अनेक लोग मिलकर जब किसी विषय की चर्चा, तत्त्वनिर्णय के 
लिये अथवा अपनी बात मनवाने के लिये, या दूसरे पक्ष को केवल पराजित करने के 
लिये ही करते हैं, तब उस 'चर्चा” को कथा” शब्द से कहा गया है। उस 'कथा' 
के वाद, जल्प, वितण्डा'--ये तीन भेद किये गये हैं । 
१) इनमें से जब अपने गुरुओं से या अपने सहाध्यायियों से किसी भी विषय 
पर तत्त्वनिर्णयार्थ विचार किया जाता है, तो उसे 'वाद-कथा' का नाम दिया जाता है । 
यी (२) तथा अपने वैदुष्य ( पाष्डित्य ) के प्रकाशनाथ किसी विषय को लेकर जो 
र किया जाता है और अन्त में दुसरे का पराजयकर अपने पक्ष को सुहढता 


के साथ स्थापित क जाता है, उस विचार को 'जल्पकथा? का नाम दिया जाता 
है। इसमें तत्त्वनिर्णय की ओर ध्यान नहों दिया जाता । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वितण्डानिरूपण ] वितण्डानिरूपणम्‌ ५८९, 


( ३ ) किसी विषय को लेकर विचार करते हुए एक वादी अपने पक्ष को स्थापित 
कर देता है, किन्तु दूसरा प्रतिवादी अपने पक्ष की स्थापना न कर वादी का खण्डन 
मात्र करता रहता है, ऐसे विचार को 'वितण्डाकथा' का नाम दिया गया है। 

आयुर्वेद के प्रसिद्ध आन्नायं श्रीचरकाचायं ने भी अपनी “चरकसंहिता? नामक 
ग्रन्थ में उक्त तीन प्रकार को कथाओं का उल्लेख किया है, किन्तु 'कथा' शब्द का 
प्रयोग न करके 'सम्भाषा” शब्द का उल्लेख किया है । सम्भाषा के--सन्धायसम्भाषा', 
और 'विग्रह्मसम्भाषा'-नाम से दो भेद किये हँ । सन्धि ( सौमनस्य ) से किये जाने 
वाले आपसी विचार को 'सन्धाय-सम्भाषा' कहा गया है। ओर विग्रह ( संघर्ष, जय- 
पराजय ) की भावना से प्रेरित होकर किये जाने वाले विचार को 'विग्रृह्मसम्भाषा' 
कहा गया है । यह 'विग्रृह्मसम्शाषा' और 'विजिगीषु कथा” दोनों समानार्थक हुँ । 
सन्धायसम्भाषा ही जल्पकथा है, और विंग्रह्मसम्भाषा, 'वितण्डाकथा' है । 

जैन दार्शनिकों ने केवल “वाद कथा! को ही माना है । उनके मत में 'कथा' का 
और कोई भेद नहीं है । 'जल्प' और 'वितण्डा' को तो उन्होंने 'कथा' न कहकर, उन्हें 
'कथाभास' कहा है। इस विषय पर उन्होंने 'कथात्रयभङ्ग' नामकग्न्थ में सुविस्तृत 
चर्चा की है । एवं च जैनदार्शनिको ने 'कथा' का एक ही भेद 'वाद' माना है। 

जैनदार्शनिको ने 'कथा' में प्रतिवादी के पराजयार्थ 'छछ' या असदुत्तररूप 'जाति' 
के प्रयोग का निषेध किया है। अतः इनके मत में 'विजिगीषु' भी तत्त्ववुभुत्सु के 
ही समान है । बोद्धो ने भी आगे चलकर जैनदर्शन के समान 'कथा' का एक ही भेद 
स्वीकार कर लिया । 

बंका--जैन-वौद्धादि दार्शनिकों ने लाघव और अनीति की दृष्टि से जब कि एक 

ही भेद 'कथा' का माना है, तो न्यायदर्शन को भी एक ही भेद मान लेना चाहिये । 
तीन भेद ( प्रकार ) मानने की क्या आवश्यकता है ? आ 
समा०--न्यायसूत्रकार गौतममुनिने कहा है कि प्रमाणसिद्ध सुपि I 
की सुरक्षा के लिये “जल्प और 'बितण्डा' की भी आदस्य तत्त्वाध्यवसा 
, संरक्षणार्थं जल्पवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणायं कण्टकशाखावरणवत्‌ र 
४२५०) सूत्र के द्वारा प्रदर्शित की है। अंतः कथा के तीनों भेदोंको अ 


मानना चाहिये । 
इति वितण्डापदार्यः समास्‌! । 


_ इइआ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्ाभासनिरूपणस्‌ 


उक्तानां पक्षघमंत्वादिरूपाणां मध्ये येन केनापि रूपेण हीना महेतवः। 
.तेऽपि कतिपयहेतुरूपयोगाद्धेतुवदाभासमाना हेत्वाभासाः । ते च असिद्ध-विरुद्ध- 
. अनेकान्तिक-प्रकरणसम-कालात्ययापदिष्ट'भेदात्‌ पद्नेव । 

अत्रोदयनेन “व्याप्तस्य हेतोः पक्षघमंतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदभावोऽसिद्धिः 
हुत्यसिद्धिलक्षणमुक्तम्‌ । तच्च यद्यपि विरुद्धादिष्वपि सम्भवतीति साडूय॑ 
प्रतोयते। तथापि यथा न साङ्कूयं तथोच्यते। यो हि साधने पुरः परिस्फुरति 
समर्थश्च दुष्टञप्तो स एवं दुष्टजप्तिकारको दूषणमिति यावत्‌ नान्य इति। तेनेव 
पुरावस्फूतिकेन दुष्टौ ज्ञापितायां कथापर्यंवसाने जाते तदुपजोविनोऽन्यस्यानु- 
पयोगात्‌। तथा च सति यत्र विरोधो साघ्यविपर्ययव्याप्यार्यो दुष्टजप्रिव्यमि- 
चारादयस्तथामूतास्तेऽनेकान्तिकादयस्त्रयः। ये पुनर्व्याप्रिपक्षषमंताविशिष्टहेतु- 
स्वरूपज्ञप्त्यभावेन पूर्वोक्ता असिद्धघादयो दुष्टज्ञप्िकारकाः, दषणानीति यावत्‌ । 
तथाभूतः सोऽसिद्धः। 

"कथा? के-वाद, जल्प, वितण्डा--तीनों भेदों को बताने के पश्चात्‌ यथाङ्गम 
प्राप्त होने से 'हेत्वाभासों' का वर्णन पुनः किया जा रहा है। पुनरुक्ति रहने पर भी 
ग्रन्थकार ने यहाँ पर कतिपय विशेष बातों को भी बताया है, जो अवश्य ज्ञातव्य हैं। 

उक्तानामिति। पीछे अनुमान-निरूपण में 'पक्षधमंत्व' आदि- ( १ ) पक्षसत्त्व, 
( २) सपक्षसत्त्व, ( ३) विपक्षव्यावृत्तत्व, ( ४ ) अबाधितविषयत्व और (५) 
असत्मतिपक्षत्व--रूपों में से किसी एक रूप से भी हीन यदि पञ्चम्यन्त या 
तृतीयान्त हेतु हों तो वे वस्तुतः हेतु न होकर 'अहेतु' ही हैं। 

तेऽपोति। वे तृतीयान्त अथवा प्रञ्चम्यन्त प्रयोग के कारण एवं पक्षसत्त्वादि 
.पांच रूपों में से कतिपयरूपों के कारण (योग से ) हेतु” के समान भासते हैं, 
अतः वे 'हित्वाभास' कहलाते हैं । वे हेत्वाभास--( १ ) असिद्ध, (२) विरुद्ध, (२) 
ण ( ४ ) प्रकरणसम और ( ५) कालात्ययापदिष्ट--के भेद से पाँच ही 

। 
( १ ) असिद्ध हेत्वाभास-- 

अत्रेति। इनमें से न्यायवातिक-तात्पयंटीकापरिशुद्धि के लेखक श्रीमदुदयनाचायं ने 
असिद्धि' नामक हेत्वाभास का यह लक्षण किया है--व्याप्तस्य हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीति 
सिद्धिः, तदभाबः असिद्धिः'। अर्थात्‌ व्याप्ति से युक्त ( व्याप्त ) 'हेतु' का पक्षधर्मता 
के रूप में ( पक्षघमंतया ) प्रतीत होना 'सिद्धि' शब्द से कहा जाता है, और उसका 

000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


असिद्धहेत्वाभासनिरूपण ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ५९१ 


अभाव 'असिद्धि' कहलाता है । अभिप्राय यह है कि 'साध्य-व्याप्तिविशिष्ट हेतु' में 
पक्षसत्त्व की प्रतीति को 'सिद्धि' कहते हैं, ओर उसके अभाव को 'असिद्धि' कहते हैं । 
` त्तच्चेति। यह उदयनाचार्योक्त लक्षण यद्यपि 'विरुद्ध' आदि अन्य हेत्वाभासों में 
अतिव्याप्त हो जाता है । इसलिये 'साडूयं' दोप प्रतीत होता है, जिससे लगता है कि 
उपर्युक्त लक्षण ठीक नहीं है । 
तथापीति । किन्तु उपयुक्त शंका के निराकरणार्थ तकंभाषाकार लक्षण की. इस 
प्रकार व्याख्या करते हैं, जिससे 'साङ्कयं' दोप नहीं हो सकेगा । उच्यते इति। जो 
दोष, 'साधन' ( हेतु ) में पहिले ( प्रथमतः, पुरः ) परिस्फुरित ( प्रतीत ) होता है, 
और उस हेतु” के दूषित होने ( दुष्टता ) का ज्ञान ( ज्ञाप्ति ) करा देने में समथं 
होता है, वही उस हेतु का दुष्टज्ञप्तिकारक ( दुष्टता बोधक ) यानी 'दुषण' कहलाता 
है । उसके पश्चात्‌ प्रतीत होने वाला अन्य, 'दोष' नहीं कहलाता, क्योंकि प्रथमतः 
प्रतीत हुए उसी दोष से 'हेतु' की दुष्टता ( दृष्टि ) को बोधित कर देने पर वादी 
अथवा प्रतिवादी निग्रहस्थान में आ जाता है, जिससे कथा ( विचार ) की जय-पराजय 
निर्णय-रूप समाप्ति होती है। तब उस दोष के आश्रित रहने वाले ( उपजीवी ) 
अन्य दोष का वहाँ कोई उपयोग नहीं होता है । यानी उसे “दोष? नहीं माना जाता । 
क्योंकि पुर्वज्ञात, हुए दोष से ही हेतु की दुष्टता का ज्ञान होते ही जय-पराजय का 
निर्णय हो जाने से कथा यानी विचार-विमशंरूप शास्त्रार्थं ही समाप्त हो जाता है । 
इसलिये कथा-समाप्ति होने के कारण बाद में ज्ञात होने वाले अत्य दूसरे दोष की 
कोई उपयोगिता ही नहीं रह जाती । क्योंकि दोष की उपयोगिता तो जय-पराजय 
का निर्णय करा देना ही है, वह निर्णय जब पूर्व प्रयुक्त दोष से हो ही गया, तब 
बाद में दिये जाने वाले दोष की उपयोगिता ही नहीं रह जाती । अतः वह बाद में 
दिया जाने वाला 'दोष?, कहीँ अन्यत्र भले ही 'दोष समझा जाय, किन्तु यहाँ पर 
उस 'दोष' के रूप में नहीं माना जायगा । कक 
इस उपयुक्त कथन का तात्पर्य 'असिद्धि' को दोष रूप में कह कर पी हा 
दोषरूपता को निवृत्त करने में नहीं है, अपितु पुर्ववर्ती क ल 
उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता को बताने में है, इसी अभिप्राय को ग्रन्थकार 
तथा च सतोति । जैसे असिद्धि' का पूर्वज्ञान ( पहिले ज्ञान ) होने पर क 
अनुपयुक्त हो जाता है, उसी तरह जहाँ कि व का बोधन 
व्याप्तिरूप 'विरोध' दोष, पूवं ( पहिले ) ज्ञात होकर 'हेतु क पल ला 
कर दे तो वहाँ पर “विरोध” को ही दोष माना जाएगा, और वहाँ म 


८. 'असिद्ध' दोष 
हेत्वामास कहा जायगा । उस विरोध दोप के पश्चात्‌ (वाद) बही जोब 
का लक्षण अर्यात्‌ व्याप्ति विशिष्ट हेतु में पक्षधमंत्व के सिद्ध माव दी 
के उपस्थित होने पर भी अब उसका यहाँ कोई उपयोग नहीं है, इसलिये ै 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९२ तकंभाषा [ आश्रयासिद्धहेत्वाभास 


को भी यहाँ पर उसकी उपयोगिता के न रहने से दोष के रूप में नहीं माना 
जायगा । अतः पूर्ववर्ती विरोध दोष से हेतु के दुषित हों जाने से उस हेतु को विरुद्ध 
हेत्वाभास ही कहा जायगा । वहाँ उसे 'असिद्ध' हेत्वाभास नहीं कहा जायगा । अत: | 
'असिद्ध' और 'विरुद्ध' के साडूयं होने का प्रश्‍न ही नहीं है। इसी प्रकार जहां 
'व्यभिचार' 'सत्प्रतिपक्ष', 'बाध' भी वेसे होते हैं अर्थात्‌ प्रथम प्रतीत होकर हेतु की 
दुष्टता के सूचक होंगे तो वहाँ अनैकान्तिक आदि तीन ही दोष होते हैं अर्थात्‌ व्यभि- | 
चार' आदि को ही 'दोष' कहा जायगा । बाद में 'असिद्धि' और 'विरोध' के उपस्थित | 
हो जाने पर भी हेतु की दुष्टता के ज्ञापन में उनका कोई उपयोग नहीं हो सकेगा, 
इसलिये उन्हें ऐसी स्थिति में दोष के रूप में नहीं माना जायगा । ये पुनरिति । किन्तु 
जहाँ व्याप्ति और पक्षधमंताविशिष्ट हेतु के स्वरूप का ज्ञापक न हीने से पूर्वोक्त | 
असिद्धि आदि दुष्टतासूचक दोष से ही हेतु में दुष्टता का ज्ञान होता है, वहाँ पर | 
असिद्धि को ही दोष माना जायगा, और हेतु को असिद्ध नाम का हेत्वाभास कहा 
जायगा । अन्य दोष वहाँ नहीं होंगे । ऐसी व्याख्या करने से असिद्ध दोष:का किसी 
भी अन्य दोष के साथ सङ्कर नहीं होगा । इसलिये दोष तथा दुष्ट हेतु का पश्चविधत्व 
ओर उनका अपना लक्षण जो बताया गया है, वह सव उचित ही है । 

स च त्रिविधः। आश्रयासिद्ध-स्वरूपासिद्ध-व्याप्यत्वासिद्धभेदात्‌ । तत्र 
यस्य हेतोराधयो नावगम्यते स आश्रयासिद्धः । यथा गगनारविन्दं सुरभि, 
अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌'। अत्र हि गगनारविन्दमाश्चयः स च नास्त्येव। 

अयमप्याअयासिद्धः। तथाहि 'घटोऽनित्यः कार्यत्थात्‌ पटवत्‌' इति। 


वत्त्वेन । तथा चोक्तं भाष्पे-- 

'नानुपलब्धे न निर्णोतिऽ्थेऽपि तु सन्दिस्धेष्थें न्याय: प्रवतते! । 

न च घटे नित्पत्वसम्देहोऽस्ति ! अनित्यत्वस्य निश्चितत्वात्‌ । तेन यद्चपि 
स्वरूपेण घटो विद्यते, तथाप्यनित्यत्वसन्देहाभावात्नासावाधय इत्याशया 
सिद्धत्वादहेतः। 

तथाभूत इति। उस प्रकार का वह 'असिद्धि' दोष से युक्त असिद्ध नाम ट 


हेत्वाभास ( क ) आश्रयासिद्ध, ( ख ) स्वख्पासिंद्ध, ओर ( ग ) व्याप्यत्वासिर्ड 
भेद से तीन प्रकार का होता है। १ र 


(क) आशयासिद्ध-- 
तत्रेति। उनमें से 'जिस हेतु के आश्रय ( पक्ष ), की प्रतीति ही नहीं होती हो, 


वह हेतु आश्रयासिद्ध' नाम का त 
CCO. Vasishtha Tripathi का हेत्वाभास कहलाता, है... Gyaan 160519 - 


आश्रयासिद्धहेत्वाभास ] हेत्वा भासनिरूपणम्‌ . ५९३ 


यथेति । जेते 'गगनारविन्दं सुरभि, अरविन्दत्वात्‌, सरोजारविन्दवत्‌' अर्थातु-- 
आकाशकमल ( गगनारविन्द ) सुगन्धि ( सुरभि ) होता है, क्योंकि वह-:कमल है, 
सरोवर में उत्पन्न हुए कमल के समान--एऐसा अनुमान प्रयोग करने पर 'अरविन्दत्वात्‌” 
( अरविन्दत्व ) हेतु, सद्धेतु न रह कर हेत्वाभास हो जाता है। क्योंकि - उसका 
( अरविन्दत्व हेतु का ) आश्रय ( पक्ष ) जो 'आकाशकमल' बताया गया है, वही 
'असत्‌' है, यानी वस्तुतः है ही नहीं । इसलिये यहाँ पर 'अरविन्दत्वात्‌' यह हेतु 
‘आश्रयासिद्ध’ हेत्वाभास है । | 
नवीन नैयायिक 'आश्रयासिद्ध' का लक्षण दूसरे प्रकार से करते हँ । उनके मत 
'से 'पक्षे पक्षतावच्छेदकाभावः असिद्धि:'--अर्थात्‌ पक्ष में पक्षतावच्छेदक का अभाव 
ही असिद्धि दोष है। यह अभाव, 'स्वविषयकज्ञानविषयप्रकृतहेतुतावच्छेंदकवत्त्व * 
सम्बन्ध से जिस हेतु में रहे वह आश्रयासिद्ध नाम का हेत्वाभास है । उपयुक्त अनुमान . 
में 'कमल' रूप 'पक्ष' में गगनोत्पन्नत्व ( गगनीयत्व ) का अभाव 'असिद्धि' दोष है । 
और वह अभाव, उक्त सम्बन्ध से अरचिन्दत्व' हेतु में है । उक्त सम्वन्ध में स्व”. का 
अर्थ 'कमळ' में 'आकाशीयत्व ( गगनीयत्व ) का अभावरुप आश्चयासिद्धि' है। वही: 
स्वविषयकज्ञान है, अर्थात्‌ 'कमलम्‌ आकाशीयत्वाभाववत्‌ अरविन्दत्ववच्च' अर्थात्‌ | 
कमल, आकाशीयत्वाभाव और अरविन्दत्व का आश्रय है--यह ज्ञान है । इस ज्ञान में 
'अरविन्दत्व? का विशेषण 'अरविन्दत्वत्व' भासित हो रहा है । इसलिये 'अरविन्दत्व- 
त्व', उस ज्ञान का विषय है । वही प्रकृत हेतुतावच्छेदक भी है । अतः स्विविषयक- 
ज्ञानविपयप्रकृतहेतुतावच्छेदकत्व' सम्वन्ध के द्वारा उक्त आश्रयासिद्ध का वह आधार 
होने से यहाँ पर ( उक्त अनुमान में ) 'अरविन्दत्व' हेतु आश्रयासिद्ध हो जाता है: 
अयमपीति । प्राचीन नैयायिको के मत से आश्रयासिद्ध का एक अन्य उदाहरण 
तथाहीति । 'घट: अनित्यः, कार्यत्वात्‌, पटवत्‌'--अर्थात्‌ 'घट' अनित्य है, क्योंकि दही 
कार्य है, 'पट' के समान । इस प्रकार भी दिया जाता है । इनके मत के अनुसार यहा 
पर 'कार्यत्वात्‌' हेतु 'आश्रयासिद्ध है । ग 
आत क. में 'कार्यत्व' हेतु का आश्रय ( पक्ष ) जो हत न 
प्रत्यक्ष ( सत्‌ यानी विद्यमान ) है | तब कायत्वात्‌ हेतु को 'आश्र सकता है क्योंकि 
सकते हैं ? उक्त हेतु को 'सिद्धसाघक' ( सिदधसाध्यक ) तो कहा ना सरता लात 
, घट' में अनित्यत्व तो प्रत्यक्षसिद्ध है, उसी का पुनः साधन १0 ते युक्त तो कह 
हेतु का प्रयोग किया जा रहा है । अतः उक्त हेतु को र. ४ 
सकते हैं, उसे 'आश्रयासिद्ध' कहना कथमपि संगत हह क्योंकि 'घट' 
उत्तर--मैवनिति । प्रइन करने वाळे का कथन उचित नहीं ७: करता ठीक 
यदि अपने स्वरूप से 'हेतु' का आश्रय ( पक्ष ) दा ती क ली का आश्रय नहीं 
होता, किन्तु किसी भी अनुमान-प्रयोग में पक्ष अपने सवा क बायर 


ROTA sishiha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९४ __ तकंभाषा [ स्वरूपासिद्धहेत्वाभास 


हुआ करता, अपितु 'सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्ष: इस लक्षण के अनुसार वह सन्दिग्धसाध्यक 
( सन्दिग्ध धर्म का आश्रय ) होने से ही 'हेतु' का आश्रय ( पक्ष ) हुआ करता है। 
तथेति । जैसा कि भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा है--“नानुपलूब्धे न निर्णीते न्याय: 
प्रवर्तते5पितु सन्दिन्धे'-अर्थांत्‌ न तो स्वरूपेण अज्ञात ( अनुपलव्ध ) अर्थ में, और 
न ही निश्चित अर्थ में अनुमान ( न्याय ) प्रवृत्त होता है, किन्तु सन्दिग्ध अर्थ में 
( संन्दिग्धसाध्यधर्मी में ) ही प्रवृत्त होता है--( न्या० भा० १।१।१ )। इसलिये 
उक्त अनुमान में 'घट' भी सन्दिग्धसाध्यक ( सन्दिग्धसाध्यवान्‌ ) होने से ही हेतु 
( अनुमान ) का आश्रय (पक्ष ) हो सकता है। उक्त उदाहरण में घट के अनित्यत्व 
का तो निश्चय ही है। अतः उसमें ( घट में ) सन्दिग्धसाध्यकत्व नहीं है। एवश्च 
सन्दिग्धसाध्यक “घट” का अस्तित्व न होने से उक्त अनुमान में हेतु को आश्रयासिद्ध 
कह सकते हैं । र 

न चेति । 'घट' में 'अनित्यस्व' का सन्देह नहीं है, क्योंकि घट में अनित्यत्व का 
तो निश्चय ही है। इसलिये 'घट' यद्यपि स्वरूपतः विद्यमान है, तथापि उसमें 
अनित्यत्व का सन्देह न होने से ( सन्दिग्धसाध्यवान्‌ न होने से ) वह आश्रय (पक्ष) 
नहीं है । इसलिये 'कार्यत्वात्‌' हेतु ‘आश्रयासिद्ध’ ही है । एवः्च आश्रयासिद्धि दोष 
से ग्रस्त होने के कारण उसे आश्रयासिद्ध. हेत्वाभास कहा गया है । इसलिये इस अनुमान 
में कार्यत्वात्‌ हेतु असद्धेतु हे, सद्धेतु नहीं है । 


स्वरूपासिद्धस्तु स उच्यते यो हेतुराअपे नावगम्यते । यथा 'सामान्य- | 


मनित्यं कृतकत्वात्‌’ इति । कृतकत्वं हि हेतुराश्रये सामान्ये नास्त्येव । - ` ` 


भागासिद्धोऽपि स्वरूपासिद्ध एव । यथा 'पृथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवो 


नित्यगन्धवत्तवात्‌? इति । गन्धवस्वं हि पक्षोकृतेषु सर्वेषु नास्ति, पृथिीमात्रः 
वृत्तित्वात्‌ । अत एव भागे स्वरूपासिद्ध: । 

तथा विशेषणासिद्ध-विशेष्यासिद्व-असमर्थविशेषणासिद्ध-असमर्थविशे- 
ष्यासिद्वादयः स्वरूपासिद्धभेदाः । तत्र विशेषणासिद्धो यथा 'शब्दो नित्यो 
द्रव्यत्वे सत्यस्पशंत्वात्‌' । अत्र हि. द्रव्यत्वविशिष्टमस्पशेत्वं हेतुनस्पिशंत्व- 
मात्रम्‌ । शब्दे च द्रव्यत्वं विशेषणं नास्ति गुणत्वात्‌, अतो विशेषणासिद्धः । 
न चासति विशेषण द्रव्यत्वे तद्विशिष्ट्मस्पशेत्बमस्ति । विशेषणाभावे 


विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । यथा दण्डमात्राउभावे पुरुषा$्भावे वा दण्डविशिष्टस्य 
उश्वस्याभावः। तेन सत्यप्यस्पशंत्वे द्रव्यत्वविशिष्टस्य .हेतोरभावात्‌ | 


स्वरूपासिद्धत्वम्‌ । 


विशेष्यासिद्धो यथा 'शब्दो | नित्योऽस्पशत्वे सति द्रव्यत्वात्‌', इति । 


अत्रापि विशिष्टो हेत: । र १ स्त 
विशिष्टश्च न a विशेष्योऽभावे विशिष्टं स्वरूपम 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विशेषणासिद्ध |. हेत्वाभासनिरूपणमु ५९५ | 


. 


असमर्थविशेषणासिद्धो यथा, 'शब्दो नित्यो गुणत्वे सत्यकारणकत्वात”। 
अत्र हि विशेषणस्य गुणत्वस्य न किच्चित्‌ सामर्थ्यमस्तीति। विशेष्यस्या- 
कारणकत्वस्येव नित्यत्वसाधने सामर्थ्यात्‌ । अतोऽसमर्थ बिशेषणता । स्वरूपा- 
सिद्धत्वं तु विशेषणाभावे विशिष्टस्याप्यभावात्‌ । ks 


( ख ) स्वरूपासिद्ध ns 


~ 


स्वरूपासिद्धस्स्विति । 'स्वरूपासिद्ध' हेत्वाभास तो उसे कहते हैं--जो 'हेतु' अपने : 
आश्रय ( पक्ष ) में उपलब्ध नहीं होता । यथेति। जँसे--'सामान्यम्‌ अनित्यं कृत- 
कत्वात्‌'--अर्थात्‌, ‘सामान्य’ ( जाति ) अनित्य है, क्योंकि वह कृतक ( कार्य, जन्य ) 
है । इस अनुमान में 'कृतकत्व' हेतु, अपने आश्रयभूत ( पक्ष ) 'सामान्य' में कभी भी 
उपलव्ध नहीं होता है । क्योंकि 'सामान्य' कृतक नहीं है, वह 'नित्य' है । 'कृतकत्व' 
हेतु अपने सम्पूर्ण सामान्यरूप पक्ष ( आश्रय ) में असिद्ध होने से उसे 'स्वरूपासिद' 
कहा गया है। . 

भागासिद्ध इति । कतिपय हेतु ऐसे भी होते हैं, जो अपने सम्पूर्ण आश्रय ( पक्ष ) 
में तो असिद्ध ( अनुपलब्ध ) नहीं रहते, किन्तु आश्रय (पक्ष ) के किसी भाग- 
मात्र ( अंशमात्र ) में ही असिद्ध ( अनुपलब्ध ) होते हैं, उन हेतुओं को “भागासिद्ध' 
कहते हैं । ये भागासिद्ध हेतु भी स्वरूपासिद्ध ही होते हैं । 1 

यथेति । जैसे--पृथिव्यादयश्चत्वारः परमाणवो नित्या: गन्धबच्बातु बसात 
पृथिवी आदि चार ( प्रथिबी, जल, तेज, वायु ) के परमाणु नित्य हूँ । शायय होने 
से. इस अनुमान में 'गन्धवत्त्व' ( गन्ध ) हेतु केवल पुथित्री के परमाणुओं में ही प 
है । अन्य जल, तेज, वायु के परमाणुओं में वह ( 'गन्ध' हेतु ) नहीं रहता । अतः बह 
हेतु अपने सम्पूर्ण पक्ष ( आश्रय ) में असिद्ध ( अनुपलब्ध ) न होकर अपने be 
( पक्ष ) के जल परमाणु आदि जो भाग ( अंश ) हैं, उन्हीं भागाम खिद 
( अनुपलब्ध ) है । ऐृथिवी-परमाणुओं में उसकी उपलब्धि होने से ॥ sa 
असिद्ध नहीं कह सकते । अर्तः 'गन्थवत्त्व' हेतु पक्ष के कुछ भाग ग किंग हक 
है, अर्थात्‌ अपने पक्ष के कुछ भाग में वह स्वरूप से ही असिद्ध है। इस 


को भी स्वरूपासिद्ध ही कहा जाता ६ ]/ ु छ 
तथेति । उसी प्रकार 'स्वरूपासिद्ध' के-(१ ) 'विक्षेषणासिद, ; pe se 

सिद्ध', ( ३ ) 'असमर्थविञ्ेषणासिद्‌' और ( ४) 'भगमर्थविशेष्यास्िद्ध अ 

अनेक भेद हैं । नय टु हू 
१. लत __तन्रेति । ऊपर निर्दिष्ट चारा में से हिल र 

'स्वर्पासिद्ध’ के प्रथम भेद को वता रहे हैर्‍ जिस हेतु का वि तक 

( पक्ष ) में नहीं रहता, वह 'हेतु' 'विशेषणासिद्ध ' कहलाता है । | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` 


५९६ तकंभाषा [ विशेष्यासिद्ध 


“शब्दः नित्यः द्रव्यत्वे सति अस्परशत्वात्‌*--अर्थात्‌ शब्द नित्य है, द्रव्य होकर स्पर्श 
रहित होने से- अत्र हीति। इस अनुमान में 'द्रव्यत्वविशिष्ट अस्पशत्व' को 'हेतु' के 
रूप'में रखा गया है । केवल “अस्पशंत्व मात्र 'हेतु' नहीं है। अनुमान में प्रयुक्त किये . 
' गये. सम्पूर्ण हेतु ( द्रव्यत्वे सति अस्पर्शत्वात्‌ ) में 'अस्पशंत्व' ( स्पर्शशुन्यत्व-स्पशं- 
रहितत्व ) विशेष्य अंश है, और 'द्रव्यत्व' विशेषण अंश है । पक्ष के रूप में कहा 
गया जो 'शब्द' है, “उसमें 'हेतु' का 'द्रव्यत्व' रूप 'विश्ञेषण भाग' नहीं रहता, क्योंकि 
'शब्द' तो गुण है । इसलिये उक्त अनुमान में प्रयुक्त हेतु 'विशेपणासिद्ध' हो गया है। 
और विशेपणासिद्ध होने से उसे स्वरूपासिद्ध भी कह सकते हैं । 
झंका--उक्त अनुमान में प्रयुक्त 'हेतु' को 'विशेषणासिद्ध' तो कहा जा सकता है, 
किन्तु उसे 'स्वरूपासिद्ध' कैसे कहा जायेगा ? क्योंकि 'पक्ष” में जब 'हेतु' का 'अभाव' 
रहता है यानी 'पक्ष' में जब 'हेतु' न रहे, तव उस हेतु को 'स्वरूपासिद्ध' कहा 
जाता हैं । 
वा चोसतीति । पक्ष ( शब्द ) में '्रव्यत्व' रूप विशेषण के न होने पर 
उससे ( द्रव्यत्व से ) विशिष्ट 'अस्पर्शत्व” नहीँ हो सकता । क्योंकि 'विशेषणाभावे 
: विशिष्टस्याप्यभावः'--यह नियम है । इस नियम के अनुसार विशेषण का अभाव 
होने पर विंशिष्ट-का भी अभाव हुआ करता हे । एवश्च शब्दात्मक पक्ष में द्रव्यत्व- 
रूप विशेषणाभाव के रहने से उस 'पक्ष' ( आश्रय ) में 'द्रव्यत्वविशिष्ट-अस्प्ंत्व 
कासी अभाव हुआ माना जायेगा । अर्थात्‌ द्रध्यत्वविशेषण के अभाव से तद्विशिष्ट 
अस्मशत्वरूप विशिष्ट हेतु भी 'पक्ष' ( आश्रय ) में नहीं है--थही. कहा जायेगा । 
न re 
अभाव हो, तव भी 'दण्डबिशिष्ट ह कि पं ली क दु i 
'पुरुप*--विज्ञेष्प का अभाव हो हद द्‌ वि ळच 000 se 
है ल बह है कि मर पा शिष्ट पुरुष' का अभाव माता जारा 
अभाव से भीं होता है, और “पक ( दण्डी पुरुष ) का अभाव EX 1] क्‌ 
- अथवा केवल 'पुरुप' यानी | केवर त कोया ला दू 03. हक 5 
विशिष्ट पुरुष र (की 22 se विशेष्य के रहने पर भी छा * 
(जला Mo व्य थिति पा i ( शव्द ) में अस्पर्शत्व 
अनुमान में बहू ( इव्यतवविशिष्ट म स उतकका अ र र 
हेत्वाभास है । 5 अस्पर्शत्व ) सद्धेठु न होकर 'स्वरूपासिद्ध' नाम का 
( स न । > हेतु का 'विशेष्य' अंश, अपने pls 
नित्यः अस्परेत्वे सति द्रब्पत्वात्‌ अर्थात्‌ SR pl रव्य 
४ " तु शब्द नित्य है, स्पर्श रहित होकर द्रव्य 
७७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


असमर्थ विश्ेषणासिद्ध ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌॒ ` ५९७ 


होने से, अर्थात्‌ अस्पशेत्वविशिष्ट द्रव्यत्व का आश्रय होने से। विशेषणासिद्ध हेतु 
को ही विशेष्यासिद्ध से विपरीत ( उल्टा ) किया गया है । अत्रापीति । इस अनुमान 
में 'अस्पशंत्वविशिष्ट द्रव्यत्व--हेतु है । इस हेतु का 'विशेष्य' अंश (भाग ) 
जो 'द्रव्यत्व' है, वह पक्ष ( शब्द ) में नहीं रहता है। तात्पर्यं यह है कि 'झब्द' में 
'अस्पर्शेत्व' रूप 'विशेषण' तो रहता है, किन्तु 'द्रव्यत्व' रूप 'विशेष्य' नहीं रहता । 
क्योंकि 'शब्द' द्रव्य न होकर 'गुण' हे । इसलिए 'विशेष्य” का अभाव, 'झब्द' रूप पक्ष 
में रहने से 'विशिष्ट' का भी अभाव माना गया है। अर्थात्‌ विशेष्य के अभाव में 
विशिष्ट हेतु, पक्षरूप 'शब्द' में नहीं है । एवं च “अस्पर्शत्वे सति द्रव्यत्वात्‌---यह 
हेतु, शब्दरूप 'पक्ष' में विशेप्यासिद्ध होने से स्वरुपसिद्ध हैं । ४ 
३. असमर्थविशेषणासिद्ध - -असमर्थविशेषणासिद्ध इति । असमर्थविशेषणासिद्ध 
( असमर्थ विशेषणक स्वरूपासिद्ध ) यानी व्यर्थविशपणक स्वरूपासिद्ध । जिस विशिष्ट 
हेतु का 'विशेषण' भाग ( अंश ) 'साध्य” का साधन करने में असमर्थ ( व्यर्थ, 
अनुपयोगी ) हो, और विशेषण का अभाव रहने से जिसका 'पक्ष' में अभाव भी हो, 
उसे 'असमर्थविशेषणासिद्ध” कहते हैं । 
यथेति । जैसे 'शब्दः नित्यः, गुणत्वे सति अकारणत्वात्‌' अर्थात्‌ 'शब्द' नित्य है, 
'गुणत्वविशिष्ट अकारणत्व' हेतु का आश्रय होने से, यानी गुण होकर साहित होने 
से। अन्न हीति । इस अनुमान में 'गुणत्व' जो विशेषण है, वह “नित्यत्व ल्प साध्य 
के साधन में असमर्थ ( व्यर्थ, अनुपयोगी ) है। क्योंकि "नित्यत्व रूप साध्य के 
साधन में अकेला 'अकारणत्व' ( अकारणकत्व ) विशेष्य अंश ही पर्याप्त ( समर्थं ) है। 
“जो किसी कारण से पैदा नहीं होता, वह 'तित्य' कहलाता है--यह नियम है । 
चाहे वह 'द्रव्य' हो या 'गुण' हो । "नित्यत्व का साधन करने में 0040 व 
गुणत्व का उपयोग. नहीं है । और 'झब्द? रूप आश्रय ( पक्ष) में विशेषण है 
अभाव होने से विशिष्ट का अभाव भी है, क्योंकि 'विशेषणाभावे विधि भाव 
के में दिया जाये और उसमे 
यह नियम है। एवं च जिस अनुमान में कोई विदिष्ट हेतु की 
. स्थित विशेषण अंश, पक्ष में यदि असिद्ध रहे तो वहाँ वह हेतु विशेषणासिद्ध 
जाता है । असमर्थविशेषणासिद्ध होने से वह हेतु स्वरुपासिद्ध हो जाता है। 


9 र भावः ? 
ननु विशेषणं गुणत्वं तत्र शब्दे$स्त्येव, तत्कथ बिते तोद भवति 


४ किर तदे 
सत्यमस्त्येव गुणत्वं, किन्तु न तहिशेषणम्‌। मर्थमिर 
यदन्यव्यच्छेदेन प्रयोजनवत्‌ । गुणत्व तु निषप्रयोजनमतोऽसमर्थेमिर स 
प्रश्‍न---नस्विति । 'शब्द' ( पक्ष ) में, हेतु ( कु 201 बम 
विशेषण अंश जो 'गुणत्व' है, वह तो पक्ष ( शब्द ) का गत होता ता उसके 


में कैसे बचे क 
को 'पक्ष' में कैसे बताया जा रहा है.? यदि विशेषण 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५९८ तकभाषा [ असमर्थ विशेष्या सिद्ध 


होने से विशिष्ट हैतु का अभाव कहा जा सकता था । जब विशेपण का ही अभाव 
नहीं है, तों विशिष्टाभाव केसे हो सकेगा ?. 

उत्तर--सत्यमभिति। आपका यह कहना सच है कि 'शब्द' से गुणत्व है, किन्तु 
यहाँ पर वह 'विशेषण' नहीं है हेतु का विशेषण वही हो सकता है, जो अन्य का 
व्यावर्तक ( व्यवच्छेदक ) और सप्रयोजन ( प्रयोजनवान्‌ ) हो । इस अनुमान में 
'गुणत्व' तो निष्प्रयोजन ही है, क्योंकि 'अकारणकत्व' से ही “शब्द” का नित्यत्व सिद्ध 
हो जाता है । 'गुणत्व' विशेषण का कोई प्रयोजन न रहने से उसे निष्प्रयोजन बताया 
गया है, अतएव वह असमर्थ है । यह सब पूर्व में वता चुके हैं । एवश्च जव 'गुणत्व' 
विशेषण ही नहीं हो सकता है, तो 'शब्द' पक्ष में स्वरूपतः उसके रहने पर भी 
“विशेषण' के रूप में उसका रहना न होने से उसका अभाव 'शब्द' पक्ष में कहा ही 
जा सकता है। अतः 'शब्द' रूप पक्ष में विशेषणत्वेन रूपेण 'गुणत्व' का अभाव 
रहने से 'गुणत्वविसिष्ट अकारणकत्व' का अभाव है ही । इसलिये इस अनुमान में 
हितु' असमर्थविशेषणासिद्ध है । 


असमर्थविशेष्यो यथा तत्रेव तद्वेपरीत्येन प्रयोगः। तथाहि, 'शब्दो 
नित्योऽकारणकस्वे सति गुणत्वात्‌? इति । अत्र तु विशेषणमात्रस्यंव नित्यत्व- 
साधने समर्थत्वाद्‌ विशेष्यमसमर्थम्‌ । ` स्वरूपासिद्धत्वं तु विशेष्याभावे . 
विशिष्टाभावाद्‌, विशिष्टस्य च हेतुस्वेनोपादानात्‌ । शेषं पर्ववत्‌ । | 

४. असमर्थ विशेष्यासिदु--असमर्थविशेष्य इति । जिस हत का विष्य अंश 
( भाग ) साध्यसाधन में असमर्थं ( व्यर्थ ) होता है और 'पक्ष' ( आश्रय ) में जिसका 
अभाव रहता है, उसे 'असमर्थविशेष्यासिद्ध' कहते हैं। तथेति। उक्त अनुमान 


~ 


में ही 'विशेष्य-विशेषण' का विपरीत प्रयोग करने पर 'हेतु' असमर्थविशेष्यासिद्ध 
कहलाता है। 

तथा हीति । जैसे--'शब्द: नित्यः अकारणकत्वे सति गुणत्वात्‌', अर्थात्‌ शब्द, 
र है, क्योंकि वह अकारणकत्वविशिष्टगुणत्व का आश्रय है। इस अनुमान में 
अकारणकत्वविशिप्टगुणत्व' हेतु है । इस हेतु में जो 'अकारणकत्व' रूप विशेषण 
अंश ( भाग ) है, उसी से पक्ष ( शब्द ) में साध्य ( नित्यत्व ) की सिद्धि हो जाती 
हँ । इसलिये 'गुणत्व' रूप विशेष्य अंश साध्य के साधन में असमर्थं (व्यर्थ ) है। 
यहाँ पर बिशेष्यरूप गुणत्व, यद्यपि 'शब्द' पक्ष में है, किन्तु 'विशेष्य' वही कहलाता 
है, जो अन्य से व्यावृत्त होकर सप्रयोजन हो । अतः 'गुणत्व' में विशेष्यता ही नहीं 
है | इस कारण स्वरूपतः गुणत्व के रहने पर भी विश्ेष्यत्वेन रूपेण उसका अभाव ही : 
पक्ष में समझा जायेगा । एवश्व विशेष्य का अभाव रहने पर विशिष्ट का अभाव 
होता है--यह नियम भी है। ओर विशिष्ट को ही 'हेतु” बनाया गया है । शोषं पुर्व" 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Si दित eGangotri Gyaan Kosha 


व्याप्यत्वासिद्ध ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ५९९ 


वदिति । आगे की अनुक्त बात असमर्थविशेषण के समान समझनी चाहिये । अत: पक्ष 
में विशिष्ट हेतु का अभाव रहने से वह असमर्थविशेष्यासिद्ध हो गया है, इसलिये 
वह स्वरूपासिद्ध है । 
व्याप्यत्वासिद्धस्तु स एव यत्र हेतोव्याप्तिनावगम्यते । स द्विविधः । 
एकः साध्येनासहचरितः अपरस्तु सोपाधिकसांध्यसम्बन्धी । तत्र प्रथमो 
यथा 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, संश्च विवादास्पदीभुतः शब्दादि;? 
' इति । अत्र हि शब्दादिः पक्षः, तस्य क्षणिकत्वं साध्यं, सत्त्वं हेतु:--न चास्य 
हेतोः क्षणिकत्वेन सह व्याप्तो प्रमाण मस्ति। 
( ग ) व्याप्यत्वासिद्ध 
व्याप्यत्वासिद्धस्त्विति । व्याप्यत्वासिद्ध नाम का हेत्वाभास तो वही है, जिस हेतु 
में व्यासि का ज्ञान नहीं होता है । उस व्याप्यत्वासिद्ध के दो भेद हैं--( १ ) 'साध्य 
के साथ सहचार न रखने वाला' ( व्यासिंग्राहक-प्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध ) 
और ( २ ) 'सोपाधिकं साध्यसम्बन्धी' अर्थात्‌ उपाधियुक्त साध्य से सम्बन्ध रखने 
वाला ( उपाधिसद्भावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्ध: ) । तत्रेति । उनमें से प्रथम का उदाहरण, 
जेसे--'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः, सँश्च विवादास्पदीभूतः शब्दादिः, 
अर्थात्‌--जो सत्‌ है, वह क्षणिक होता है, जैसे जलधर ( मेघ ) और विवाद का 
विषय ( विवादास्पदीभूत ) 'शब्द' आदि भी सत्‌ है। अत्र हीति। वौद्धों के इस 
अनुमान-प्रयोग में 'शब्द आदि' तो पक्ष हैं, उसकी 'क्षणिकता' साध्य है, और “सत्त्व 
हेतु है । किन्तु इस 'सत्त्व' हेतु की 'क्षणिकता' ( क्षणिकत्व ) रूप साध्य के साथ 
व्याप्ति बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। इसलिये 'सत्त्व' में 'क्षणिकत्व' की व्याप्ति 
का ज्ञान न होने से इस क्षशिंकत्वानुमान में 'सत्त्व” हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहा 
जाता है । अतः 'व्यासिग्राहकप्रमाणाभावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध/ का यह उदाहरण है । 
माधुरी 
इस सम्पूर्णं अनुमान को ज्ञानक्षो ने एक पद्य में ग्रथित करके बताया है-- 
यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी 
र सत्ता शक्तिरिहार्थकर्मणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा । 
नाप्येकेवे विधान्यया परकृतेनापि क्रियादिभवेत्‌, 
द्रेधापि क्षणभङ्गसङ्गतिरतः साध्ये च विश्चाम्यति' ॥ 
'शंका--ग्रन्यकार ने प्रथम व्याप्यत्वासिद्ध को 'साध्येन असहचरितः' ( साध्याऽ 
संहचरित ) बताया है । यानी साध्य के साथ न रहने वाला व्याप्यत्वासिद्ध हेतु । 
किन्तु यहां प्रयुक्त हेतु 'सत्त्व' तो आत्मा में रहने वाले ज्ञान, इच्छा आदि में उनके 


शषणिकल के, साथ रहता ही) ००४ y के योग्य वि शेष गुणो को नेयायिको त 


६०० तकंभाषा [ व्याप्यत्वासिद्ध 


क्षणिक माना है । एवञ्च ज्ञान, इच्छा आदि पदार्थो में 'क्षणिकत्व' और 'सत्त्व' 
दीनों रहते हैं । ऐसी स्थिति में 'सत्त्व' हेतु को 'क्षणिकत्व'रूप साध्य का असहचरित 
बताकर उसे “व्याप्यत्वासिद्ध' कैसे बना रहे हैं? 

समा०- नैयायिको का अभिमते 'क्षणिकत्व' तो तृतीय क्षण में होने वाले ध्वंस 
का प्रतियोगिस्वरूप होता है । और बौद्धों का अभिमत 'क्षणिकत्व', द्वितीय क्षण में 
होने वाले ध्वंस का प्रतियोगित्वरूप होता है । वौद्धो के मत में प्रत्येक भाव का उसके 
द्वितीय क्षण में ध्वंस ( नाश ) हो जाता है। अतः उनके दिये हुए अनुमान में प्रयुक्त 
जो 'क्षणिकत्व' है, वह उन्होंने अपने मत के अनुसार द्वितीयक्षणदृत्ति-ध्वंसप्रतियो गित्व 
रूप ही है । नैयायिको का अभिमत 'क्षणिकत्व' यहाँ ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि 
नैयायिकों का अभिमत 'क्षणिकत्व' तृती यक्षणडृत्तिःध्वंसप्रतियोगित्वरूप होता है। 
अतः 'सत्त्व' हेतु, 'क्षणिकत्व'रूप साध्य का असहचरित ही होता है। इसलिये उक्त 
अनुमान का साघ्याऽसहचरित व्याप्यत्वासिद्ध के उदाहरण रूप में देना उचित ही है। 

शंका-इस पर बौद्ध यदि यह कहें कि किसी शब्द धारा के 'अन्तिम शब्द! का 
नाश, उसके उपान्त्य शब्द” से होना नैयायिकों ने माना है, अर्थात्‌ 'अन्तिम शब्द' अपने 
द्वितीय क्षण में ही नष्ट होता है । यानी उपान्त्य शब्द का तृतीय क्षण ( नाशक्षण ) 
. ही अन्तिम शब्द का द्वितीय क्षण है, जिसमें उसका नाझ होता है। अतः हम बोढ़ों 
का जो द्वितीय क्षण ध्वंस-प्रतियोगित्वरूप जो 'क्षणिकत्व' है, उसी को नैयायिको ने 
अन्तिम शब्द के नाझ होने में कारण मान लिया है । एवश्च वौद्धो के एक क्षणावस्था- 
यित्बरूप 'क्षणिकत्व' को तो नैयायिक भी मान रहे हैं क्योंकि द्वितीय क्षण तो नाशक्षण 
ही है । अर्थात्‌ बोद्धों का क्षणिकत्व तो नैयायिकों को भी मान्य है। 

समा०- नैयायिक उक्त शंका का समाधान देता है कि अन्तिम शब्द का नाश, 
उपान्त्य शब्द के 'नाश' से होता है, न कि 'उपान्त्य शब्द' से । 'अन्त्य शाब्द' जिस 
क्षण में उत्पन्न होता है, उस क्षण में (उपान्त्य शब्द” का नाश नहीं होता है, अपितु 
अन्तिम शब्द के द्वितीय क्षण’ में होता है । तब “अन्तिम शब्द’ का नाश उसके अपने 
( अन्तिम शंब्द के ) तृतीय क्षण' में ही होता है । इसलिये हम नैयायिको के मत में 
किसी प्रकार भी बौद्धाभिमत 'क्षणिकत्व” मान्य नहीं है। अतः 'सत्त्व' और 'क्षणिकत्व' 
की व्याप्ति (सहचार) कहीं भी और कभी भी नहीं है । एवश्च साध्या$सहचरितव्याप्य- 
त्वासिद्ध के उदाहरण रूप में जो 'यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलूघर:'--कहा है, वह 
उचित ही है । यहाँ पर 'साध्याऽसहचरित' शब्द और “असिद्धसाध्यक' शब्द, दोनों 
समानार्थक ही हैं। क्योंकि बोद्धों का 'क्षणिकत्व' तो 'दवितीयक्ष णदृत्ति-ध्वंसत्रति- 
योगित्व है, और उसी को उक्त अनुमान में 'साध्य” के रूप में रखा है। किन्तु बौद्ो 
का 'क्षणिकत्व', किसी भी स्थिति में नैयायिकों को मान्य नहीं हैं एवच् नैयायिक के 


हारा उदाहृत किये गये अनुमान में ' साध्य! /अमिद्ध 
८८७. Vasishtha Tripathi ग में “साध्यः तो अपने ( सवु.) सहप, से hn 


सोपाधिवव्याप्यत्वारिद्ध | हेत्वाभासनिरूपण म्‌ ६०१ 


हो जाता है । अतः यहाँ प्रयुक्त 'हेतु' असिद्धसाध्यक व्याप्यत्वासिद्ध हो जाता है। 
तात्पयं यह है कि उक्त हेतु को चाहे 'अमिद्ध साध्यक” कहें चाहे 'साध्या$सहचरित' 
कहें, उसमें कोई भेद नहीं है । 

इदानीमुपाधिसहितो व्याप्यत्वासिद्धः प्रदश्यंते । तद्यथा 'स श्यामो मैत्री- 
तनयत्वात्‌, परिदृश्यमानमैत्रीतनयस्तोमवत्‌' इति । अन्न हि मैत्रीतनयत्वेन 
श्यामत्वं साध्यते न च मेत्रीतनयत्वं श्यामत्वे प्रयोजक, किन्तु शाकाद्यन्नपरि- 
णाम एवात्र प्रयोजकः। प्रयोजकश्रोपाधिरुच्यते। अतो मैत्रीतनयत्वेन 
श्यामत्वेन सम्बन्धे शाकाद्यचपरिणाम एवोपाधिः। 

यथा वाग्नेधुंमसम्बन्धे आद्रेन्धनसंयोगः । अतएंवोपाधि सम्बन्धाद्‌ 
व्याप्तिर्नास्तीति व्याप्यत्वासिद्धोऽयं मैत्रीतनयत्वादिहेतुः । 

तथा परोऽपि व्याप्यत्वासिद्ध: । यथा 'क्रत्वन्तर्वातनी हिसा अधमंसाधनं 
हिसात्वात्‌ ऋतुबाह्महिसावत्‌' इति । न च हिसात्वमधर्मे प्रयोजक, किन्तु 
स्ती पूर्वबदुपाधिसङ्भावाद्‌ व्याप्यत्वासिद्धोऽयं हिसात्वं 

:॥ 
ननु 'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापको यः स उपाधिः' इत्युपाधिः 
लक्षणम्‌ । तच्च निषिद्वत्वे नास्ति तत्‌ कथं निषिद्धमुपाधिरिति। 

सैवम्‌ । निषिद्धत्वेऽप्युपाधिलक्षणस्य विद्यमानत्वात्‌ । तथा हि साध्यस्य 
अधसंजनकत्वस्य व्यापकं निषिद्धत्वम्‌ । यत्र यत्राधर्मसाधनत्व, तत्र तत्रावश्यं 
निषिद्धत्वमिति निषिद्वत्वस्य विद्यमानत्वात्‌ । न च यत्र यत्र हिसात्व तत्र 
तत्रावश्यं निविद्वत्वं करत्वङ्गाहिसायां व्यभिचारात्‌ । अस्ति हि क्रत्वरङ्गाहिसायां 
हिसात्वं, न चात्र निषिद्धत्वमिति । तदेवं त्रिविधोऽसिद्धो दर्शितः । 

इदानीमिति । प्रथम व्याप्यत्वासिद्ध वताने के बाद अब उसी के दूसरे भेद 'सोपा- 
धिक-व्याप्यत्वासिद्ध' ( उपाधिसहित व्याप्यत्वासिद्ध ) को बता रहे हैं--तच्यथेति ५ 
जैसे--'स श्यामो मैत्रीतनयत्वात्‌ परिदृश्यमानमैत्रीतनयस्तोमवत्‌ --अर्थात्‌ वह 
श्याम है, मैत्री नामक स्त्री का पुत्र हीने से, मैत्री के दिखाई देने वाले ( परिदृश्य- 
मान ) अन्य पुत्रों के समान | अत्र हीति। यहाँ 'मैत्रीतनयत्व” हेतु से स्याम 
को सिद्ध किया जा रहा है । न चेति। परन्तु इयामत्व' की सिद्धि में “ैत्रीतनयत्व 
निमित्त ( प्रयोजक ) नहीं है, अपितु शाकादिखाद्यान्ने के भोजन का परिपाक ही 
इसमें ( इ्यामत्व के होने में ) निमित्त ( प्रयोजक ) हो सकता है। “अयोनकाब ति । 
और “प्रयोजक' को ही उपाधि? कहते हँ । अत इति | इस कारण 'मैत्रीतनयत्व क के 
साथ 'श्यामत्व' का सम्बन्ध ( व्याति अर्थात्‌ साध्य-साधनाभाव ) होते सं र 
( हरी-हरी शाक आदि ) खाद्य अन्नों का परिपाक (परिणाम) ही ति र किमि 
यारी सयोजक,) दै, वाह यहाँ ह द्तु उ 3 जुक्त हि ग 


८०0. Collection. By Te eGangotri Gyaan Kosha 


६०२ तकंभाषा , [ सोपाधिकव्याप्यत्वासिद्ध 


७७ 


'मैत्रीतनयत्व' में 'श्यामत्व' की व्याप्ति का ज्ञान नहीं हो पा रहा है । इसलिये यहाँ 
प्रयुक्त 'हेतु' उपाधि सद्भाव के कारण 'व्याप्यत्वासिद्ध' है । उसी के उपाधिसद्धभावात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्ध के समर्थन में एक दूसरा उदाहरण भी दे रहे हैं । यथेति। जेसे--'यत्र- 
यत्र अग्निः तत्र-तत्र धूमः' कहने पर अग्नि का धूम के साथ सम्बन्ध आपाततः प्रतीत 
होता है । किन्तु यहाँ पर अग्नि का धूम के साथ व्याप्ति-सम्बन्ध होने में 'आद्रेन्धन 
संयोग'रूप उपाधि प्रतिवन्धक है । इसलिये अग्नि का धूम के साथ 'व्याति'-सम्वन्ध नहीं 
हो सकता है। क्योंकि प्राचीन नैयायिक 'निरूपाधिकत्व' को ही व्याक्ति मानते हैं। यहाँ 
पर तो 'हेतु' में उपाधि का ज्ञान हो रहा है, इस कारण 'निरूपाधिकत्वरूप व्यासि' 
का ज्ञान न हो सकने से 'यत्र-यत्र अग्नि: तत्र-तत्र धूमः' ऐसी व्यासि नहीं बन पाती । 
एवश्च हितु' के सोपाधिक होने से वह “व्याप्यत्वासिद्ध' कहलाता है । अतएव “अग्नि! 
से 'धूम' का अनुमान नहीं किया जाता, क्‍योंकि धूम की उत्पत्ति केवल अग्नि से न 
होकर अग्नि के साथ गीली लकड़ी के संयोग से होती है । अतः धूम के होने में निमित्त 
( प्रयोजक ) केवल “अग्नि! नहीं है, अपितु अग्नि के साथ 'आर्द्रेन्धन' का संयोग भी 
निमित्त ( प्रयोजक / है। एवश्च आद्रेन्धनसंयोग रूप उपाधि के रहने से धूम में 
अग्नि के साथ नियमितरूप से रहने की जो व्याप्ति (सम्बन्ध) है, वह नहीं बनती है । 
इसी प्रकार उपयुक्त 'मैत्रीतनयत्वात्‌' हेतु में भी 'शाकाद्यन्न-परिणाम' रूप उपाधि का 
सद्भाव रहने से 'यत्र-यत्र मैत्रीतनयत्वं, तत्र-तत्र इयामत्वम्‌'--यह व्याप्ति नहीं बनती । 
इसलिये 'मैत्रीतनयत्वात्‌ - हेतु 'व्याप्यत्वासिद्ध' हो गया है। 
उसी तरह एक अन्य तीसरा उदाहरण भी प्रदर्शित कर रहे हैं । जिससे उपाधिः 
सद्भावात्‌ व्याप्यत्वासिद्ध होने वाले हेत्वाभास का परिचय अच्छी प्रकार से हो सके । 
यथेति। जैसे--ऋत्वन्तवंतिनी हिसा अधर्मसाधनं, हिसात्वात्‌ क्रतुबाह्महिसावत्‌' 
अर्थात्‌ यज्ञ में की जाने वाली हिंसा अधर्मजनिका ( अधर्म की उत्पादिका यानी अधर्म 
का साधन ) है, क्योंकि वह 'हिसा' है, यज्ञ के बाहर होने वाली हिंसा के समान । 
इस अनुमान में 'हिसात्व'- हेतु है और 'अधर्मसाधनत्व'---साध्य है तथा 'क्रतुबाह्य- 
हिसावत्‌--उदाहरण ( दृष्टान्त ) है । न चेति । प्रदर्शित उदाहरण का विचार करने 
पर प्रतीत होता है कि यज्ञ ( क्रतु ) के बाहर की जाने वाली 'हिसा' को अधर्म का 
साधन मानने में निमित्त ( प्रयोजक ) वह 'हिसा' ( हिसात्व ) नहीं है, किन्तु उसका 
( हिसा का ) 'निषिद्धत्व' यानी निषिद्ध होना ही उसे अधर्मसाधन मानने में निमित्त 
( प्रयोजक ) है। एवच्च “निषिद्धत्व” उपाधि ही उसके अधर्मजनकत्व में प्रयोजक है । 
अतः पूर्व 'हेतु' के समान, उपाधि के विद्यमान रहने से यह 'हिंसात्वः हेतु भी “व्याप्य 
त्वासिद्ध' संज्ञक हेत्वाभास है । 
शंका--नन्विति । वहाँ पर शंका करने वाला कहता है कि “साध्यव्यापकत्वे सति 


साधनव्यापको यः स उपाधि:'--अर्थात 'साध्य” न साधन का 
८७८७. Vasishtha Tripathi हा ता 3र्फी[ पक, होकर जी, Kosha 


सोपाधिकव्याप्यत्वासिद्ध ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ६०३ 


अव्यापक हो, उसे “उपाधि' कहा जाता है । यह 'उपाधि' का लक्षण ग्रन्थकार ने 
दिया है । और यह लक्षण 'निविद्धत्व' में नहीं घट रहा है, तब 'निषिद्धत्व' को कैसे 
'उपाधि' कह सकते हैं ? 

समा०- मैवमिति। ऐसा न कहो । क्योंकि 'निविद्धत्व' में भी 'उपाधि' का 
. लक्षण घटित ( समन्वित ) हो रहा है । 

तथा हीति। लक्षण का समन्वय इस प्रकार हो रहा है--'अधर्मजनकत्व' रूप 
“साध्य' का व्यापक निषिद्धत्व” है, क्‍योंकि जहाँ-जहाँ 'अधर्मजनकत्व' रहता है,. 
वहाँ-वहाँ 'निषिद्धत्व' अवश्य होता है, इसलिये 'निषिद्धत्व' में साध्यव्यापकता रहने से 
उसे ( निषिद्धत्व को ) साध्य-का व्यापक कह सकते हैं । इसी प्रकार अब 'साधना- 
ध्यापकता' भी “निषिद्धत्व में प्राप्त हो रही है। जैसे--जहाँ-जहाँ 'हिसात्व रूप 
साधन है वहाँ-वहाँ नियम से ( अवश्य ) 'निपिद्धत्व' नहीं रहता । एवञ्च क्रत्वजु- 
भूत हिसा में 'यत्र-यत्र हिसात्वं तत्र-तत्र अवश्यं निविद्धत्वम्‌' इस नियम का व्यभिचार 
उपलब्ध होता है । यज्ञ में होने वाली 'हिसा' में 'हिसात्व' रूप साधन तो है, किन्तु 
'निविद्धत्व' नहीं है । अतः 'निषिद्धत्व' में साधन की अव्यापकता भी है । एवच्च 
'निषिद्धत्व” में साध्य की व्यापकता और साधन.की अव्यापकता के रहने से उपाधि 
का लक्षण “निषिद्धत्व” में समन्वित हो जाता है । 

तदेवमिति । इस प्रकार से त्रिविध ( तीन प्रकार के ) 'असिद्ध' नामक हेत्वाभास . 
को प्रदशित किया गया है । 

माधुरी | 

सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वाइसिद्ध:-यह.लक्षण “व्याप्यत्वासिद्ध हेतु' का किया गया 
है । जैसे--'पर्वतः धूमवान्‌ वह्लिमत्वात्‌ महानसवत्‌ - यह पर्वत धूमवाला है, क्योंकि 
वह वह्मिमान्‌ ( वह्लिवाला ) है, महानस ( रसोई घर ) के समान इत अनु में 
'वह्निमत्त्व' हेतु, 'आद्रेन्धन-संयोग' इस उपाधि से युक्त है । इसलिये 'बह्लिमत्व' को 
व्याप्यत्वासिद्ध कहा गया है । | ) 

'उपाधि” का लक्षण--'साध्यव्यापकत्वे सति साधनाउव्यापकस्वमुपाधित्वस्‌ हि 
गया है । जो पदार्थ 'साध्य' का व्यापक होता हुआ 'हेतु रूप साधन का कि नका 
रहता है उस पदार्थ को 'उपाधि' कहते हैं । जैसे उक्त अनुमान में हिया 
उस 'धूम' रूप साध्य, का व्यापक भी है तथा उस “बह्निः रूप साधन का जे न 
भी है । इसलिये उक्त अनुमान में 'आद्रेधनसंयोग' उपाधि माना न्य पत 
` धूमः भवति तत्र-तत्र आइ्रतसंयोगः अवदयम्भवति' अर्थात्‌ ननकी ४ 
धूम नहीं होता है । एवञ्च आद्रेन्धनसंयोग में 'धूम रूप हास A छ 
किन्तु नहहता उ साधनका होतहो० हा. Kosha 


६०४ तकभाषा | उपाधिभेद 


से नहीं रहता । जैसे अग्नि से तप्त हुए लौहपिण्ड में वह्लिरूप साधन के विद्यमान 
रहने पर भी 'आद्रेन्धनसंयोग' नहीं रहता है। तथा विद्युद्गोलक में भी वह्मिरूप 
साधन के विद्यमान रहने पर भी आद्रेन्धनसंयोग नहीं रहता है। अतः आद्रेन्धन- 
संयोग में वह्लिरूप साधन की अब्यापकता है । अतः 'आद्रेन्धनसंयोग? को उपाधि 
कहा गया है । एवं च आद्रेन्धनसंयोगरूप उपाधि से युक्त होने के कारण ' 'वह्लिमत्त्व' 
( वल्लि ) रूप हेतु को व्याप्यत्वासिद्ध कहा गया है। | के 
उपाधि के भेद 


( १ ) केवलसाध्यव्यापक, (२) पक्षधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापक, ( ३ ) साधना- 
MT ( ४ ) उदासीनधर्मावच्छिन्नसाध्यव्यापक--के भेद से उपाधि के 
चार प्रकार होते हैं । 

( १ ) केवलसाध्यव्यापक---उनमें से प्रथम का उदाहरण जैसे--'पर्वतो धूमवान्‌ 

' बह्लिमत्वात्‌ ( बल्ने: )' है । इस अनुमान में आक्रेन्धन-संयौग' रूप उपाधि, “केवल 
अय्या, है। उसी तरह 'क्रत्वन्तर्वतिनी हिसा अधर्मसाधनं हिसात्वात्‌' 'क्रतुबाह्म- 

' हिसावत्‌' सांख्यदर्शन के विद्वानों के द्वारा प्रयुक्त किये इस अनुमान में 'निषिद्धत्व' 
उपाधि है। क्योंकि जहाँ-जहाँ 'अधमंसाधनत्व” होता है, वहाँ-वहाँ शास्त्र के द्वारा 

च भवस ही रहता है । जैसे--ऋतुवाहा ( यज्ञ के बाहर ) 'हिला' मं अर 

हाधनस्व होने से 'निपिद्धत्व' रहता ही है । इस रीति से 'निविद्धत्व' रूप उपाधि में 

ततय खूप साध्य की व्यापकता भी है, और जहाँ-जहां 'हिसात्व? है, वहाँ-वहाँ 

7 सिङ नियमित रूप से ( अवश्य ) नहीं रहता है । जैसे--'यज्ञीय हिंसा! में 

'हिसात्व रम साधन के विद्यमान रहने पर भी 'निषिद्धत्व' नहीं रहता है। क्योंकि 

0442 यजेत' 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इत्यादि श्रुति से उस भसा” में विहितत्व 
20 द न हिस्यातु सर्वा भुतानि’ यह श्रुति यज्ञीय हिंसा के अति- 
में. 'हिसात्व'रूप oa निपेध कर रही है । एवश्च 'निषिद्धत्व' रूप उपाधि 

'केवलसाध्यव्यापक' का उदाहरण है । भी है। इसलिये 'निषिद्धत्व' उपाधि भी 

न रोक ४ क का “उपाधि” केवलसाध्य का व्यापक 
Co ल्या पर मा साय का. व्यापक होता है, उसे पक्षधर्मा- 
घटवत्‌ - अर्थात्‌ वायु उमाशि कहते हैं । जेसे--'वायु: प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षस्पर्शाश्रयत्वात 

स्पर्श का आश्रय होता पड दै, श स्पर्श का आश्रय होने से । जो-जो द्रव्य, प्रत्यक्ष 

इस अनुमान में हु हुन मळ प्रत्यक्ष के योग्य ही होता है । जैसे--'घट' द्रव्य । 

नु उदृभुतरूपवत््व' ( उद्भूतरूप ) उपाधि. है । जहाँ-जहाँ 'प्रत्यक्षत्व ` है 


हाँ-वहाँ 'उद्भूतरूपवत्त्व” है-... 
द्भू | त्त | हैः यह्‌ नियम ( व्याप्ति ) नहीं है, जैसे आत्मप्रत्यक्ष में 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपाधिभेद ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ६०५ 


प्रत्यक्षत्व तो है किन्तु उद्भूतरूपवत्त्व नहीं है । अतः 'उद्भूतरूपवत्त्व उपाधि में 
केवल 'प्रत्यक्षत्व' रूप साध्य की 'व्यापकता' का होना संभव नहीं है, क्योंकि 'आत्मा' 
में 'प्रत्यक्षत्व' रूप साध्य के विद्यमान रहने पर भी 'उद्भूतरूपवत्त्व” उपाधि नहीं रहता 
है । किन्तु 'वायु' रूप पक्ष में रहने वाला जो 'वहिद्रेव्यत्व' रूप धर्म है, उस वहिद्रेंव्य- 
त्वरूप पक्षधर्म से अवच्छिन्न जो 'प्रत्यक्षत्व' रूप साध्य है, उसी का वह 'उद्भूतरूप- 
वत्त्व' उपाधि व्यापक होता हे । जहाँ-जहाँ बहिद्रेव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्व रहता है, 
वहीं पर 'उद्भूतरूपवत्त्वः अवश्य रहता है । जैसे घट-पटादि, बहिद्वेव्यत्वावच्छिन्न 
प्रत्यक्षत्व से युक्त हैं, इसलिये वे उद्भूतरूप से भी युक्‍त हैं, इस रीति से “उद्भूतरूप- 
वत्त्व' उपाधि में उस बहिद्रेव्यत्वावच्छिन्न प्रत्यक्षत्वरूप साध्य की व्यापकता रहती है। 

किन्तु जहाँ-जहाँ “प्रत्यक्ष स्पर्श का आश्रयत्व” रहता है वहाँ 'उद्भूतरूपवत्त्व' नियमित 

रूप से ( अवश्य ) नहीं रहता है । जैसे--वायु में प्रत्यक्ष स्पर्शाश्चयत्व के विद्यमान 
रहने पर भी 'उदभूतरूपवत्त्व' नहीं रहता है । इस प्रकार से 'उद॒भूतल्पवत्त्व उपाधि 

में उम प्रत्यक्ष स्पर्शाश्नयत्वरूप साधन की अव्यापकता है । इसलिये उक्त अनुमान में 

“उद्भूतरूपवत्त्व” को पक्षधर्मावच्छिन्न साध्यव्यापक उपाधि कहा जाता है । 

( ३ ) साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापक--जो उपाधि, 'हेतु' रूप साधन से अवच्छिन्न 
हुए साध्य का व्यापक होता है, उसे साधनावच्छिन्नसाध्यव्यापक उपाधि कहते हैं । 
जैसे--'ध्वंसः विनाशी जन्यत्वात्‌ घटवत्‌'--ध्वंस विनाशवान्‌ हैं, जन्य होने से, घट 
के समान । उत्त अनुमान में “भांबत्व' उपाधि है । जदाँ-जहाँ 'विनाशित्व' है, वहाँ- 
वहाँ 'भावत्व' होता है । इस नियम ( व्याप्ति ) के अनुसार 'भावत्व' उपाधि मे केवल 
'विनाशित्व!रूप साध्य की व्यापकता तो संभव नहीं हो रही है, क्योंकि 'प्रागभाव' 
में विनाशित्व के विद्यमान रहने पर भी वहाँ 'भावत्व' नहीं दै । किन्तु 'जन्यत्व' सप 
साधन से अवच्छिन्न हुए 'विनाशित्व' रूप साध्य का ही वह ba अपापक दाता 
है । क्योंकि जहाँ-जहाँ 'जन्यत्वविशिप्ट बिनाशित्व' रहता है, वहीं पर भावत्व 
नियमितरूप से ( अवश्य ) रहा करता है । जैसे--घटादिक द्रव्य में 'जन्यत्वविशिष्ट 
विनाशित्व' रहता है इसलिये उस घटादिक द्रव्य में 'भावत्व' भी रहता है। अतः 
“भावत्व', 'जन्यत्ब'रूप साधनावच्छिन्न 'विनाशित्व रूप 'साध्य' का व्यापक है । किन्तु 
जहाँ-जहाँ जन्यत्व रहता है, वहाँ-वहाँ 'भावत्व” भी नियमित रूप से ( अवश्य ) रहे, 
ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता है । क्योंकि 'प्रध्वंसाभाव' में 'जन्यत्व' के विद्यमान रहने 
पर भी उसमें 'भावत्व' नहीं रहता है । इर कारण.उस 'भावत्व रूप उपाधि में उस: 
'जन्यत्ब'रूप 'साधन' की अव्यापकता भी है । इसलिये उक्त अनुमान में 'भावत्व रूप 
उपाधि को 'साधनावच्छिन्न-साध्यव्यापक' कहा गया है । 

( ४ ) उदासोनधर्मावच्छिन्न-साध्यव्यापक्त-जो 'उपाधि' किसी उदासीन धर्म 


से अवच्छिन्न इए साध्य का व्यापक होता है,- उसे उदासीनधर्मावच्छिन्न-साध्यव्यापक 
cco Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६०६ तकंभाषा [ विरुद्धहेत्वाभास 


कहते हैं । जैसे--प्रागभावः विनाशी प्रमेयत्वात्‌ घटवत्‌'--प्रागभाव विनाशी है, प्रमेय 
होने से, घट के समान । इस अनुमान में भी 'भावत्व' उपाधि है। जहाँ-जहाँ विना- 
शित्व रहता है, वहाँ-वहाँ 'भावत्व' अवश्य रहता है । इस प्रकार से 'भावत्व' उपाधि 
केवल “विनाशित्व” रूप साध्य का व्यापक नहीं हो पाता है, क्योंकि 'प्रागभाव' में 
, विनाशित्व के विद्यमान रहने पर भी 'भावत्व' नहीं रहता है । किन्तु जन्यत्व धर्म 
से अविच्छिन्न हुए 'विनाशित्व” रूप साध्य का ही वह “भावत्व” व्यापक होता है। 
जहाँ-जहाँ 'जन्यत्वविशिष्ट विनाशित्व' रहता है, वहाँ-वहाँ “भावत्व' धर्म अवश्य ही 
'रहता है । जैसे--घटादिक द्रव्य पदार्थ, जन्यत्वविशिष्ट विनाशित्व धर्म वाले हैं, 
इसलिये वे 'भावत्व' धर्मवाले भी हैं। इस रीति से 'भावत्व” उपाधि में 'जन्यत्वधर्मा- 
वच्छिन्न विनाशित्व' रूप साध्य की व्यापकता है, और जहाँ-जहाँ 'प्रमेयत्व' रहता है, 
वहाँ-वहाँ 'भावत्व” नियमित रूप से नहीं रहता । इस कारण प्रागभाव में प्रमेयत्व धर्म 
के विद्यमान रहने पर भी 'भावत्त्र' धर्म नहीं रहता है । इसलिये 'भावत्व' उपाधि में 
'प्रमेयत्व' साधन की अव्यापकता है । और उक्त अनुमान में वह 'जन्यत्व' धर्म, उस 
आभानि रूप पक्ष का धर्म नहीं है, तथा 'माधन' रूप भी नहीं है । अतः वह 
जन्यत्व एक “उदासीन धर्म' है। इसलिये उक्त अनुमान में 'भावत्व' उपाधि को 
'उदासीनधर्मावच्छि्न-साध्यव्यापक' कहा जाता है । उस चतुविध उपाधियों में से 
किसी भी उपाधि से युक्त जो 'हेतु' होता है, उसे 'व्याप्यत्वासिद्ध' कहते हैँ! इस 
व्याप्यस्वासिद्ध हेतु का ज्ञान भी व्याति-ज्ञान का प्रतिबन्धक होता है । 
ह हरः स 
चानित्यविन हति अन्न हि नित्यत्वं साध्यं, कृतकत्वं हेतुः । तह्िपरयेण 
'न कृतकत्व व्याप्तं, यतो यद्यत्‌ कृतकं तत्तत खल्बनित्य॑मेव। अतः 
साध्यविपरययव्याप्तत्वात्‌ कृतकत्वं हेतुर्विरुद्धः | 
( २ ) विरुद्धहेत्वाभास -- 
का व्याप्य हो उसे “विरुद्ध” नानक हुनमा I लो नि 
इतकतवात अर्थात्‌ शहद हि त्वाभास कहते हैं । यथेति । ख शव्द ह) 
'तित्यत्व'-_साध्य है, और ' , इतक ( उत्पन्न ) होने से । इस अनुमा 
१ कृतकत्ब' हेतु है । तद्विपयंयेणेति । उस 'नित्यत्वः खु 


साध्य के विपरीत “अनित्यत्व' २ गथ ' ९ 
अनित्यत्व' के साथ 'कृतकत्व? हेतु व्याप्त है । ; अर्थात्‌ दतक.) 


हेतु 'अनित्यत्व रूप : 
अनित्यमेव' कि साम का व्याप्य है । क्योंकि 'यत्‌-यत्‌ कुतकं तत्तत्‌ खलु 
जा जा, कृतक होता है वह सभी अनित्य हो व्याति है । अंतः 
साध्य के वि ' वह्‌ सभी अनित्य होता है--यह व्या ॥ 
हे कि परीत अनित्यत्वरूप साध्याभाव/का व्याप्य ( व्याप्त ) होने से 'कृतकत्ब 
) क निरद्ध नामक हेत्वाभास कहा गरयो है.। 
८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


en SEO SR 


अनैकान्तिकहेत्वाभास ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ६०७ 


माधुरी 

विरुद्ध नामक हेत्वाभास का लक्षण-पाध्याभावव्याप्तो हेतुविरद्ध किया 
जाता है । जो हेतु, अपने साध्य की व्याप्ति से युक्त नहीं रहता, बल्कि अपने साध्य 
के अभाव की व्याति से युक्त होता है उस हेतु को 'विरुद्ध/ नामक हेत्वाभास रहते 
हैं । जैसे-- शब्द: नित्यः कृतकत्वात्‌’ शब्द नित्य है, उसमें 'कृतकत्व' ( कार्यत्व ) 
होने से । इस अनुमान में 'कृतकत्व” हेतु, अपने साध्य ( नित्यत्व ) के अभाव वाली 
जो “घट-पट आदि वस्तुएँ ( पदार्थ ) हैं, उनमें विद्यमान रहने से अपने नित्यत्वरूप 
साध्य की व्याप्ति से युक्त नहीं हुआ, अपितु 'यत्र-यत्र कृतकत्वं तत्र-तत्र अनित्यत्वम्‌ 
इस रीति से वह कृतकत्व हेतु, अपने 'नित्यत्व' रूप साध्य का अभाव रूप जो 
'अनित्यत्व' उसकी व्याप्ति से ही युक्त है। इसलिये उस 'कृतकत्व' हेतु को “विरुद्ध” 
कहा जाता है । इस 'विरुद्ध हेतु” का ज्ञान साक्षात्‌ अनुमिति का ही प्रतिवन्धक 
होता है । 

साध्यसंशयहेतुरनेकान्तिकः सव्यभिचार । इति वोच्यते । स द्विविधः 
साधारणानकान्तिको असाधारणानेकान्तिकश्चे ति । तत्र प्रथमः, पक्षसपक्ष- 
विपक्षवृत्तिः। यथा 'शब्दो नित्यः प्रमेयत्वात्‌’ इति । अत्र प्रमेयत्वं हेतुः 
पक्षे शब्दे, सपक्षे नित्ये व्योमादो, विपक्षे चानित्ये घटादौ विद्यते । सर्वस्येव 
घरमे यत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रमेयत्वं हेतुः साधारणानेकान्तिकः । 

असाधारणानेकान्तिकः स एव यः सपक्षविपक्षाभ्यां व्यावृत्तः पक्ष एव 
वतंते । यथा “भूनित्या गन्धवत्त्वात्‌? इति। अत्र गन्धवत्वं हेतुः। स च 
सपक्षान्नित्याद्‌ व्योमादेः, विपक्षाच्चानित्याज्जलादेव्पावृत्तो, गन्धवत्त्वस्य 
पृथिवीमात्रवत्तित्वादिति । 

व्यभिचारस्तु लक्ष्यते । सम्भवत्सपक्षस्य हेतो सपक्षवत्तित्वे सति विप- 
क्षाद्‌ व्यावत्तिरेव नियमो गमकत्वात्‌ । तस्य च साध्यविपरीतताव्याप्तस्य 
तन्नियमाभावो व्यभिचारः । स च द्वेधा सम्भवति। सपक्षविपक्षयोव्‌ त्तो, 


ताभ्यां व्यावृत्तौ च । 
( ३ ) अनैकान्तिक -- 

साध्यसंशमहेतुरिति । जो 'हेतु' अपने साध्य के प्रति संशय को पैदा । (उत्पन्न ) 
करता है, उस हेतु को 'अनैकान्तिक' अथवा 'सव्यभिचार' कहते हैं। स द्विविध इति । 
वह दो प्रकार का होता है--( १) साधारण-अनैकाम्तिक और ( २ ).असाधारण- 
अनेकान्तिक । 

( १) साधारण-अनेशान्तिक-तत्रेति। उनमें से पहला अनैकान्तिक बताया 
जा रहा है--जो -'हेतुः अपने “पक्ष', 'सपक्ष' और 'विपक्ष' तीनों में रहता है, उस 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६०८ तकंभाषा | अनैकान्तिकहेत्वा भास 


हेतु को 'साधारण-अनैकान्तिक' कहते हें । यभेति। 'शब्दः नित्यः प्रमेयत्वात्‌ 
अर्थात्‌ शब्द 'नित्य' है, क्योंकि वह 'प्रमेय' है । इस अनुमान में 'नित्यत्व' साध्य है, 
और 'प्रमेयत्व' हेतु. है। 'प्रमेयत्व' का अर्थ होगा--'यथार्थज्ञानविषयत्व' यानी 
यथार्थज्ञान ( ठीक-ठीक ज्ञान ) का विषय होना । अश्रेति। इस अनुमान में प्रयुक्त 
हुआ जो 'प्रमेग्रत्व' हेतु है, वह अपने 'पक्ष' ( शब्द ) में रहता है तथा अपने 'सपक्ष' 
( आकाश आदि नित्यपदार्थो ) में भी रहता है, तथा अपने 'विपक्ष' ( घट-पट 
आदि अनित्यपदाथाँ ) में भी रहता है । क्योंकि सभी ( पक्ष, सपक्ष, विपक्ष ) प्रमेय 
( यथार्थंज्ञान के विषय ) हैं । तस्मादितिः। इसलिये 'प्रमेयत्व' हेतु, 'शब्द' के नित्यत्व 
का अनुमान करने में 'साधारण-अनेकान्तिक' हो गया है । 

( २) असाधारण-अनेकान्तिक- स एवेति । जो 'हेतु' अपने सपक्ष और विपक्ष 
दोनों से व्यावृत्त होकर यानी दोनों में न रहकर केवळ 'पक्ष' में ही रहता है, उस 
'हेतु को असाधारण-अनैकाम्तिक कहते हें । यथेति। "भू: नित्या गन्धवत्त्वात्‌ 
अर्थात्‌--भू ( पृथिवी ) नित्य है, क्योंकि उसमें गन्धवत्त्व ( गन्ध ) है । इस अनुमान 
में “भुः' पक्ष है, “नित्यत्य' साध्य है, और 'गन्धवत्त्व' हेतु है । यहाँ 'गन्धवत्त्व' हेतु 
अपने 'सपक्ष' ( आकाशादि नित्य पदार्थो प्रमेय ) में तथा अपने 'विपक्ष' ( जल 
आदि अनित्य पदार्थों में न न रहकर ( सपक्ष और विपक्ष से व्याबुत्त होकर ) केवल 
अपने “पक्ष” ( भू यानी पृथिवी ) में ही रहता है । इसलिये भूः ( परथिवी ) के नित्यत्व 
का अनुमान करने में 'गन्धवत्त्व' ( गन्ध ) हेतु असाधारण अनैकान्तिक है । 

व्यभिचार-व्प्रभिचारस्त्विति । उपर्युक्त अनैकान्तिक का ही दुसरा नाम व्यभि- 
चार या 'सव्यभिचार' भी है । नियमोल्लङ्कनरूप व्यभिचार का जो आश्रय होता है, 
उसे 'सव्यभिचार' कहते हैँ । 'नियमोल्छङ्कन' अर्थात्‌ 'नियमाभाव' ही व्यभिचार 
का लक्षण है। 'नियम' उसे कहते हैं--जिस 'हेतु' के सपक्ष और विपक्ष दोनों 
सम्भव हों, उस 'हेतु' का सपक्ष में बृत्तित्व ( वह हेतु जब सपक्ष में रहता है तब ) 
होने पर उस ( हेतु ) की 'विपक्ष' से व्याडृत्ति हो जाती है' | इस नियम के अनुसार 
वह व्यादृत्ति ही “साध्य' की गगक ( अनुमापक ) होती है । एवञ्च जिस हेतु के 
सपक्ष-विपक्ष दोनों होते हैं, उस हेतु की 'साध्यगमकता' के दो नियम हैं-- 

यदि हेतु सपक्षबृत्ति होता है. तो 'विपक्षा$वृत्तित्व'--'नियम? बन जाता है और 
यदि बह हेतु विपक्षाऽृत्ति ( बिपक्ष में अवृत्ति ) होता है, तो 'सपक्षइत्तित्व-- 
“नियम बन जाता है । इन नियमों के अभाव ( उल्लंघन ) को ही 'व्यभिचार' कहा 
गया है । यह उक्त 'अभाव' दो प्रकार से होता है---'सपक्ष' और 'बिपक्ष' में बृत्ति 
होने से हा 'सपक्ष' और विपक्ष” दोनों में अबृत्ति होने से भी । निष्कर्प यह है 
on oe सिए दोनों में रहता है, तब प्रथम नियम ( 2. 

* इंत्तित्व सति वियक्षादब्याद त्ति - विपक्षाइबृत्तित्व का अ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनैकान्तिकहेत्वाभासभेद ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ 1 नः _ ६०९ 


( उल्लंघन ) होता है, क्योंकि जब 'हेतु' बिपक्ष में वृत्ति होगा ( विपक्ष में-रहेगा ) 
तब उस हेतु में 'विपक्षाऽृत्तित्व' का अभाव अवश्य ही रहेगा यानी उसकी अपने 
विपक्ष से व्यावृत्ति नहीं हो सकेगी। और जब हितु' अपने सपक्ष और विपक्ष दोनों 
में अवृत्ति होगा यानी दोनों में नहीं रहेगा, तब उस हेतु में 'सपक्षवृत्तित्व''का अभाव 
अवश्य ही रहेगा । एवं च नियमोल्लङ्कन ( नियमाभाव ) रूप व्यभिचार के उक्त 
दो नियम ही मूलकारण हैं, इसलिये अनेकान्तिक या सव्यभिचार के. दो ही भेद होते 
हैं, जिन्हें साधारण अनेकान्तिक ओर “असाधारण अनैकान्तिक” कहा जाता है । 


माधुरो 

सव्यभिचार' नाम के हेत्वाभास को प्राचीन नैयायिक 'अनेकान्तिक' नाम से कहते 
हँ । इस सव्यभिचार नामक अनैकान्तिक के ( १ ) साधारण, ( २) असाधारण, . 
( ३ ) अनुपसंहारी-ये तीन भेद होते हैं। + 

' उनमें से--( १ ) 'साधारण अनेकान्तिक' का लक्षण--'साध्याभाववद्वृत्तिहेतुः 
साधारण:'- अर्थात्‌ जो 'हेतु' अपने साध्य के अभाव वाले अधिकरण ( साध्या- 
भावाधिकरण ) में रहता है, उस हेतु को 'साधारण' अनेकान्तिक कहते है । जैसे 
पर्वतः वह्निमान्‌ प्रमेयत्वात्‌ मह।नसवत्‌' “यत्र-यत्र प्रमेयत्वम्‌ तत्रततत्रःवह्विमखम्‌- 
जेसे महानस में प्रमेयत्व है तो उसमें वह्लिमत्त्व भी है। उसी प्रकार यह पर्वत भी 
प्रमेयत्व धमंवाला है तो अवश्य ही वह वह्लिमान्‌ ( वह्मिवाला ) होगा । किन्तु इस 
अनुमान में प्रयुक्त हेतु जो प्रमेयत्व है, वह अपने वह्विलप साध्य के अंभाव वाले 
हद में ( साध्याभावाधिकरणरूप हद में ) भी रहता है, क्योंकि वस्तुमात्र 'प्रमेय' 
कहलाती है तो 'हृद” भी एक प्रमेय हे । इसलिये 'प्रमेयत्व' हेतु को साधारण 
अनेकान्तिक कहा गया है । | 

उक्त अनुमान में 'पर्वेतो वह्िमान्‌' इस अनुमिति का करण ( साधन ) “वहिः 
व्याप्यं प्रमेयत्वम्‌'--यह 'व्याप्ति ज्ञान' होगा । उसकी प्रतिवन्धकता 'वह्लुयभाववदवृत्ति- 
प्रमेयत्वम्‌'--इस ज्ञान में रहेगी, और यह ज्ञान 'यथार्थ' भी है। एवं च व्याप्तिज्ञान- 
के प्रतिबन्धकीभूत यथाथंज्ञान की “विषयता' उस 'प्रमेयत्व' हेतु में भी है। अत 
उक्त हेत्वाभास का लक्षण 'प्रमेयत्व” हेतु में घटित हो जाने से यह 'प्रमेयत्व' हेतु 
साधारण अनैकान्तिक' हेत्वाभास दोष से दुषित रहने से यहाँ असद्धेतु हो गया है । 

( २ ) असाधारण अनैकान्तिक का लक्षण--'सवसपक्ष-विपक्षव्यावृत्तो हेतुः 
असाघारणः'अर्थात्‌ निश्चितसाध्य वाले जितने भी सपक्ष हैं तथा निश्चितसाध्याभाव 
वाले जितने भी विपक्ष हैं, उन सबमें जो 'हेतु' अवृत्ति ( नहीं रहता ) है, उस 'हेतु 
को असाधारण अनैकान्तिक कहते हैं। जैसे--'शब्दः नित्यः शब्दत्वात्‌" यह शब्द, 
नित्य है, शब्दत्वघर्मवाला होने से इस अनुमान में "नित्यत्व साध्य है । वह नित्यत्व 


रूप साध्य 10200 
३ का आकाशादिकों में hi f लित रूप पे रहता ह सीने आकाशा श्र 


CO. Vasishth 


६१० सकंभाषा ` [ प्रकरणसमहेत्वाभास 


'सपक्ष' कहा जाता है । अतएव उसका लक्षण 'निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः! किया 
` जाता है। और 'नित्यत्व' रूप साध्य का अभाव 'घट-पटादिकों' में निश्चित रूप से 
रहता है, इस कारण घट-पटादिक, नित्यत्वरूप साध्य के अभाव वाले होने से 'विपक्ष' 
कहा जाता है। अतएव उसका लक्षण 'निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः' किया जाता 
है। ऐसे सपक्षों में तथा विपक्षों में 'शब्दत्वः हेतु नहीं रहता है । वह तो केवल 'शब्द' 
रूप पक्ष में ही रहता है। इसलिये उस 'शब्दत्व' हेतु को 'असाधारण अनैकान्तिक' 
कहा जाता है । 'शब्दत्व' 'हेतु' में साध्यवत्‌--अवृत्तित्व ( साध्याऽसामानाधिकरण्य ) 
का निश्चय होने पर ही साध्यवत्‌ वृत्तित्व ( साध्यसामानाधिकरण्य ) रूप व्याप्ति का 
ज्ञान नहीं हो सकेगा। 'साध्यवत्‌-अवृत्तित्व ( साध्यवदवृत्तित्व ) पद से 'साध्याऽ- 
सामानाधिकरण्य' को समझना चाहिये । उसी तरह 'सवंविपक्षव्यावृत्तत्व' पद से भी 
"निश्चितसाध्याऽभावाऽसामानाधिकरण्य' को समझना चाहिये । 

( ३ ) अनुपसंहारी अनैकान्तिक का लक्षण--'अन्वय-व्यतिरेकदृष्टान्तरहितो हेतुः 
अनुपसंहारी'-अर्थात्‌ जो 'हेतु' 'अन्वयदृष्टान्त' से भी रहित हो, तथा “व्यतिरेकः 
दृष्टान्त से भी रहित होता है, उसे 'अनुपसंहारी' कहते हैं। जैसे--'सर्वम्‌ अनित्यं 
प्रमेयत्वात्‌'-समस्त ( सवं ) पदार्थ मात्र, अनित्य हैं, क्योंकि उनमें प्रमेयत्वधमं 
रहता हे । इस अनुमान में पदार्थमात्र को 'पक्ष! बनाया गया है । उस पक्ष से भिन्न 
कोई अन्त्रयहष्टान्त तथा व्यतिरेकहष्टान्त है ही नहीं । इसलिये 'प्रमेयत्व' हेतु को यहाँ 
'अनुपसंहारी' अनेकान्तिक बताया गया है । यह अनुपसंहारी हेतु का ज्ञान भी व्याप्ति 
में सन्देह उत्पन्न कराकर व्याप्तिज्ञान का प्रतिबन्धक होता है । इसमें दृष्टान्त का 
अभाव रहता है, यानी यहाँ न कोई सपक्ष है और न कोई विपक्ष है । तर्कसङ्ग्रहकार 
अन्नम्भटट ने 'अनैकान्तिक' के तीन भेद माने हैँ । किन्तु तर्कभाषाकार ने उसके न ही 
भेद बताये हैं। तथापि “अनुपसंहारी' को भी हेत्वाभास कहना उचित है, क्योंकि 
“सवम्‌ अनित्यं प्रमेयत्वात्‌' में सभी तो 'पक्ष' के अन्तर्भूत हो गया है । इसलिये किसे 
उदाहरण के रूप में दिखाया जाय? अर्थात्‌ 'यत्र-यत्र प्रमेयत्वं तत्र-तत्र अनित्यत्वम्‌ 
यथा अमुकः' अथवा 'यत्र-यत्र अनित्वं नास्ति, तत्र-तत्र प्रमेयत्वं नास्ति, यथा अमुकः 7 
ऐसा नहीं दिखा सकते हैं “इसलिये इस अनुपसंहारी को भी हेत्वाभास कहा गया है । 

यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तरं विद्यते स प्रकरणसमः। स एव सत्प्रतिपक्षः 
इति चोच्यते । तद्यथा बयो निस्य नित्यघर्मानुपलब्धेः?, “शब्दो नित्योऽनित्मः 
धर्मानुपलब्धेः' इति । अत्र साध्यविपरीतसाधकं समानबलमनुमानान्तरं प्रतिपक्ष 
इत्युच्यते। यः पुनरतुल्यघलो न स प्रतिपक्षः। तथाहि विपरोतसाधकानुमा* 
त्रिविध भवति । उपजीव्यम्‌, उपजीवकम्‌, अनुभयं चेति । , इत्यस्य 

तत्राद्यं बाधक बलवत्त्वात्‌ । यथा 'अनित्यपरमाणुमुंतंत्वाद्‌ घटवत्‌' इत्य. 
_ _ परमाणसाधकानुमानं नित्यत्वं तप्य पिल/प्रतिएत: ॥.ित्तु 


प्रकरणसमहेत्वाभास ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ६११ 


त्वात्‌ । तच्च धमिग्राहकत्वात्‌। न हि प्रमाणेनागृह्यमाणे धर्मिणि 
1 परमाणा- 
वनित्यत्वानुमानमिदं सम्भवति, आधयासिद्धे: । अतोऽनेनानुमानेन रमल 
नेट स र्‍यतुझातमन्ययाः्त्योदयासम्मवात्‌ । तस्मादुपजीव्यं बाघक- 
क तु दुर्बलत्वाद्‌ बाध्यम्‌ । तृतीयं 
न त र्‌ । यथेदमेवानित्यत्वानुमानम्‌ । तृतीयं तु 


(४ ) प्रकरणसम ( सत्प्रतिपक्ष ) हेत्वाभास 

ः यस्येति । जिस हेतु” का प्रतिपक्षभुत ( साध्यविरोधी अर्थ का साधक ) अन्य 
हेतु' विद्यमान रहता है, उस हेतु को 'प्रकरणसम कहते हैं। इस 'प्रकरणसम” का 
दुसरा नाम 'सत्प्रतिपक्ष' भी हे । जैसे--( १) 'शब्द: अनित्यः नित्यधर्मानुपलब्धेः-- 
शब्द अनित्य है, नित्यधम की उपलब्धि न होने से! ( २) शब्दः नित्य: अनित्य- 
धर्मानुपलव्धे:--शब्द नित्य है, अनित्यत्वधर्मं की उपलब्धि न होने से। इन दो 
अनुमानों में से पहिला अनुमान नैयायिक का है और दुसरा अनुमान मीमांसक का 
है। यहाँ.दुसरा अनुमान, प्रथम अनुमान में जो 'साध्य' है, उसके बिपरीत अर्थ 
( विरोधी अर्थ ) का साधक है, इसलिये वह दूसरा अनुमान भी प्रथम अनुमान 
के समानबल ( तुल्यबल ) वाला है। अतः वह दुसरा अनुमान, पूर्वप्रयुक्त प्रथम 
अनुमान का 'प्रतिपक्ष' कहलाता है। किन्तु दुसरा अनुमान यदि तुल्यबलवाला 
( समानवल वाला ) नहीं होता तो उसे प्रतिपक्ष' नहीं कहा जाता। इस प्रकार 
` “प्रतिपक्ष के विद्यमान रहने से प्रथम को "सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है। क्योंकि संत्प्रति- 
पक्ष” का अथं है--प्रतिपक्ष' से युक्त ( प्रतिपक्ष के सहित ) होना । ` “साध्यविपरीत 
का साधक अनुमानान्तर ( दूसरा अनुमान ) प्रथम अनुमान के तुल्यबल वाला न 
होने पर ससे प्रतिपक्ष नहीं कहा जाता! । तयाहीति। क्योंकि, प्रतिपक्ष कहलाने वाला 
साध्यविपरीत साधक अनुमान, तीन प्रकार का होता है- १) उपजोव्य ( दूसरे 
अनुमान आश्रय होने वाला ), ( २) उपजीवक. ( दुसरे अनुमानपर आश्रित होने 
वाला ), ( ३ ) अनुभय ( आश्रय तथा आश्रित दोनों से भिन्न ) । 


तत्राद्यमिति । उक्त तीन प्रकारों में से पहिले प्रकार का उपजीव्यभूत--विपरीत 
अनुमान", पूर्व के 'साध्यानुमान' से बलवान्‌ माना जाता है, इसलिये उस “उपजीव्य- 
भूत विपरीतानुमान को ही “साध्यानुमान' का बाधक कहा जाता है । जैसे--'अनित्यः 
परमाणुः मूतंत्वात्‌ घटवत्‌-परमाणु अनित्य है मूर्तं ( परिच्छिन्न-परिमाणवान्‌ ) 
होने से, घट के समान। परमाणु के अनित्यत्व का साधन करने वाले इस अनुमान 
का दुसरा अनुमान परमाणु की नित्यता को सिद्ध करता हुआ भी भ्रतिपक्ष' नहीं है, 
अपितु “बाधक' ही होता है। क्योंकि वह इसका उपजीव्य ( आश्रयभूत ).है । 
तच्चेति । उसे ‘उपजीव्य’ इसलिये कहा जाता है कि वह धर्मी ( परमाणु ) का साधक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


NAN 
eee, —— MN स 


६१२ . तकंभाषा . '[ कालत्ययापदिश्हेत्वाभास 


है। नहीति । परमाणुरूप धर्मी का अनुमान प्रमाण से यदि ग्रहण न होता तो उसके 
( परमाणु के ) अनित्यत्व का साधक यह अनुमान ही कैसे प्रयुक्त हो सकता था ? 
क्योंकि उसका ( अनुमान का ) आश्रय ही सिद्ध नहीं है। अत इति। इसलिये 
| परमाणुधमिक अनित्यत्वानुमान से परमाणु साधक नित्यत्वानुमान का बाध करना 
तो दूर रहा, प्रत्युत अनित्यत्वसाधक अनुमान से नित्यत्वसाधक अनुमान के प्रामाण्य 
का ही समर्थन किया है । अन्यथा इस अनित्यत्वसाधक अनुमान का उदय ( उत्पत्ति ) 
ही नहीं होता । इसलिये 'उपजीव्य' सर्वदैव प्रबल रहने से बाधक ही होता है । उसे 
कभी वाध्य” नहीं समझना चाहिये। और 'उपजीवक' ( किसी दूसरे पर आश्रित 
रहने वाला ) उसके सामने दुबंल रहने से सवंदा 'वाध्य' रहता है, उसे कभी बाधक 
नहीं समझना चाहिये' । जैसे यह परमाणु की अनित्यता का साधक अनुमान, उपजीवक 
होने से दुर्बलता के कारण बाध्य हुआ है । 


निष्कर्ष यह है कि. 'साध्य' के साधनाथं त॑था साध्याभाव के साधनाथं एक साथ 
उपस्थित होने वाले दो अनुमानों में उपजीव्यउपजीवकभाव होने पर उन में 
सत्मतिपक्षता नहीं हुआ करती । तृतीयमिति ।' अनुभय ( उपजीव्य और उपजीवक. 
से भिन्न ) अनुमानों का जब प्रयोग.होता है, तव उन दोनों के तुल्यबल होने से उनमें 
सत्मतिक्षता होती है। इस सत्प्रतिपक्ष हेतु का ज्ञान भी साक्षात्‌ 'अनुमिति’ का ही 
प्रतिवन्धक होता है । 

यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्षे साध्याभावः परिच्छिन्नः स कालात्ययापदिष्टः । 
स एव बाधितविषय इत्युच्यते । यथा 'अग्निरनुष्णः क्ृतकत्वाज्जलवत्‌' । अत्र 
कतकत्व हतुः । तस्य च यत्‌ साध्यमनुष्णत्वं तस्याभावः प्रत्यक्षेणेव परिच्छिन्नः । 
त्वगिन्द्रियेणाग्नेरुष्णत्वपरिच्छेदात्‌ । 
_ तथा परोऽपि कालात्ययापदिष्टो यथा, 'घटस्य क्षणिकत्वे साध्ये प्रागुक्त सत्त्व 
हतुः । तस्यापि च यत्‌ साध्यं क्षणिकत्वं तस्याऽभावोऽक्षणिकत्वं प्रत्यभिज्ञातर्कादि- 
. लक्षणन//भत्यक्षेण परिच्छिन्नम्‌ । स एवायं घटो यो मया पूवंमुपलब्धः इति 

53-20 पुर्वानुभवजनितसंस्कारसहकृतेन्द्रियप्रभवया पुर्वापरकालाकलनया 
स्यायित्वपरिच्छेदादिति । 

(.५ ) कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभास 


यस्येति । जिस हेतु' के 'साध्य' का अभाव! प्रत्यक्षादि प्रमाण से 'पक्ष' में निश्चित 

क ग ता उसे 'कालात्ययापदिष्ट' कहते हैं।. उसी को 'बाधितविषय' 

९. ययात । जस--'अग्निः अनुष्णः कृतकत्वात्‌ जलवत्‌'--अग्नि अनुष्ण 

है, कृतक होने से, जलके समान । यहाँ 'अग्नि' पक्ष है, 'अनुष्णत्व” साध्य है, 

छतकत्व' हेतु है, 'जल्ब॒त' उदाहरण है।, 'अनुष्णत्व' का अर्थ है--उष्णस्पश , 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभासोपसंहार ] हेत्वाभासनिरूपणस्‌. - ६१३ 
के अभाव का आश्रय । और 'कृतक' का अथं है--कायं । अत्रेति। इस अनुमान 
में “कृतकत्व' को 'हेतु' बनाया गया है। उस 'कृतकत्व” हेतु का जो साध्य -- 
अनुष्णत्व है, उस अनुष्णत्वरूप साध्य का अभाव यानी “उष्णत्व' ( उष्णस्पर्श ), 


“अग्नि'रूप पक्ष में प्रत्यक्ष प्रमाण ( त्वगिन्द्रियरूप प्रमाण ) से ही निश्चित है, अर्थात्‌ ` 


स्पर्शनेन्द्रिय ( त्वगिन्द्रिय ) के द्वारा 'अग्नि' की उष्णता का निश्चित रूप से ज्ञान 
होता है । इसलिये यहाँ पर 'कृतकत्व' हेतु, कालात्ययापदिष्ट हो गया है । 

- तथेति । उसी प्रकार दुसरा प्रकार भी इस कालात्ययापदिण्ट का दिया जा रहा 
है। यथेति। जैसे--घटपक्षक क्षणिकत्वसाध्यक सत््वहेतुक अर्थात्‌ 'घट” को 
'क्षणिक' सिद्ध करने के लिये 'सत्त्व' हेतु का प्रयोग करते हुए बोद्धो ने जो पहिले 
अनुमान किया था, उसमें भी 'सत्त्व' हेतु, कालात्ययापदिष्ट है । क्योंकि बौद्धो के 
“इस अनुमान में 'क्षणिकत्व' साध्य है, उसका अभाव होगा--'अक्षणिकत्व'' वह 
'प्रत्यभिज्ञा' रूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही निश्चित है। स एवेति। 'स एवाऽयं 
घटः यो मया पूवंमुपछब्धः--यह वही घट है जिसे मेने पहिले देखा था--इस 
पूर्वानुभव से उत्पन्न हुए संस्कार की सहायता से इन्द्रिय के द्वारा होने वाली पुवं 
ओर अपर काळ के एकत्व को ग्रहण करने वाली प्रत्यभिज्ञा-प्रमाण से 'घट' के 
स्थायित्व का निश्चय होता है। अतः बोद्धो का क्षणिकत्वसाधक्रं अनुमान भी बाधित- 
विपय ही है । 

एते चासिद्धादयः पञ्च हेत्वाभासा यंथाकथळित पक्षधमंत्वाहात्यतम- 
रूपहीनत्वादहेतवः स्वसाष्यं न साधयन्तीति । 

येऽपि लक्षणस्य केवलव्यतिरेकिहेतोस्रयो दोषी अव्याप्त-अतिव्याप्ति- 
असम्भवास्तेऽप्यत्रेवान्तर्भवन्ति, न तु पञ्जम्योऽधिकाः। तथाहि, अतिव्याप्ति- 
व्याप्यत्वासिद्धिः । विपक्षमात्रादव्यावृत्तत्वात्‌ सोपाधिकत्वाच्च । यथा गोलक्षणस्य 
'पशुत्वस्य। गोत्वे हि सास्नादिमत्त्वं प्रयोजकं, न तु पशुत्वम्‌। तथा अव्याप्तिः 


्भागासिद्धत्वम्‌ । यथा गोलक्षणस्य शाबलेयत्वस्य । एवम्‌ असम्भवोऽपि स्वरूपा- | 


सिद्धि: । यथा गोलक्षणस्येकश्षफत्बस्येति। | 
इति हेत्वाभासपदार्थः समाप्त: । 

एते चेति । ये 'अंसिद्ध' आदि पाचों हेत्वाभास ( असद्धेतु ) कहे जाते हैं, ये अपने 
'साध्य' का साधन करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि 'पक्षधमंता ' ( पक्षसत्त्व ) आदि 
“हेतु” के पश्चरूपों में से किसी न किसी एक रूप से हीन रहते हैं। अतः ये 'अहेतु' 
हैं, शुद्ध हेतु नहीं हैं । शुद्ध हेतु ( सद्धेतु ) वही होता है जो अपनें पाचों रूपों से युक्त 
होता है । 
लक्षण के दोषों को भी 'हेत्वाभास' कहा जाता है । येश्यीति । लक्षण के द्वारा 
अपने लक्ष्य में जो 'इतरभेद' ( अलक्ष्य भेद ) का अनुमान किया जाता है, उसे 

८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१४ ु तकभाषा [ हेत्वाभासोपसंहार 


'केवल्व्यतिरेकी' अनुमान कहते हैं। यहाँ 'हेतु” 'केवलव्यतिरेकी' होता है । अन्य 
अनुमानों में प्रयुक्त होने वाले हेतुओं में रहने वाले दोषों को जैसे 'हेत्वाभास' कहा 
जाता है, वैसे ही 'लक्षणात्मक हेतु' के दोषों को भी 'हेत्वाभास' शब्द से कहा 
जाता है। उस लक्षणात्मक हेतु के तीन प्रकार के दोष होते हैं--( १ ) अव्याप्ति 
` (२) अतिव्याप्ति, और ( ३) असंभव । इनमें से “अव्याप्तिः को भागासिद्धि, 
अतिब्याप्ति' को व्याप्यत्वासिद्ध, और 'असम्भव' को स्वरूपासिद्धि के अन्तर्गत 
माना गया है.। अत: ये 'दोष' रूप हेत्वाभास उक्त पाँच हेत्वाभासों से पृथक्‌ नहीं हैं । 
तयाहोति । उसी को बताते हैं--जो 'अतिव्याप्ति' दोष है, वह्‌ “व्याप्यत्वासिद्धि' 
ही है, क्योंकि वह लक्षण-रूप व्यतिरेकी हेतु, सभी . विपक्षों से व्यावृत्त न होकर 
सोप्राधिक रहता है। यथेति। 'गो' का लक्षण 'पशुत्व' करें तो अतिव्याप्ति अर्थात्‌ 
व्याप्यत्वासिद्धि ही हो जाती है। क्योंकि 'गो' का छक्षण-'पशुत्व' सोपधिक है । क्योंकि 
'गोत्व' में ( गौ के होने में ) 'सास्नादिमत्त्व' ही “प्रयोजक” है । जो सास्नादिमान्‌ 
होता है उसे ही 'गो” कहते हैं। 'गोत्व' में ( गो कहलाने में ) उसका “वशुत्व' ( पशु 
होना ) प्रयोजक नहीं है। 'अप्रयोजक' को ही “उपाधि” कहते हैं। इसलिये 
लक्षणात्मक 'पशुत्व' हेतु, सोपाधिक होने से व्याप्यत्वासिद्ध हो गया है। तथा विपक्ष 


जो “महिषादि' हैं उनमें भी यह 'पशुत्व' हेतु विद्यमान रहता है । इसलिये 'पशुत्व' हेतु 
को व्याप्यत्वाप्तिद्ध कहा जाता है। 


तथेति । 'अव्याप्ति” दोष “भागासिद्ध' के अन्तर्गत है। क्योंकि “लक्ष्य” के एक 
भाग में “लक्षण” का सम्बन्ध न रहना ही अव्याप्ति! दोष कहलाता है । और 'पक्ष' 
के एक भांग में 'हेतु' के सम्बन्ध का न रहना ही 'भागासिद्धि' है। 'इतरभेद' का जहाँ 
अनुमान किया जाता है, वहाँ 'लक्ष्य' ही “पक्ष' होता है। ओर 'लक्षण' को 'हेतु' 
कहा जाता है । एवं च 'लक्ष्य' के एक भाग में 'लक्षण' का अभाव, और 'पक्ष' के एक 
भाग में हेतु” का अभाव रहने से 'अव्याप्ति' को 'भागासिद्धि' कहा जाता है । यथेति। 
षेसे--'गो? का लक्षण यदि “शाबलेयत्व' किया जाय तो वह 'अव्याप्त’ या 'भागासिद्ध' 
कहा जायगा । क्योंकि बह लक्षण समस्त 'गोओं' में नहीं रहता है । इसलिये लक्ष्यरूप 
'पक्ष' के एक भाग में असिद्ध है । 


जाता है। समस्त ( सम्पूर्ण ) लक्ष्य में ही 'लक्षण' के न रहेने को ( अभाव को ) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हेत्वाभासोपसंहार ] हेत्वाभासनिरूपणम्‌ ६१५. 


उपलब्ध नहीं होता है । गाय में 'एकशफत्व' ( एक खुर ) का होना कभी संभव ही 
नहीं है । अतः असम्भव दोष से वह लक्षण दुषित माना जाता है । अत एव लक्ष्यरूप 
'पक्ष' में वह स्वरूपासिद्ध है। 
माधुरी 

उक्त पाँच हेत्वाभासं का निरूपण यद्यपि पहिले भी किया जा चुका है तथापि 
यहाँ पर पुनः ग्रन्थकार ने कुछ विशेष बातों को बताने के लिये किया है । अतः उसकी 
पुनरुक्ति सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं है । ये सभी पांचों हेत्वाभास न्यायशास्त्रोक्त हैं, 
तथापि न्यायसूत्रोक्त हेत्वाभासों में और इन वर्णित हेत्वाभासों में कुछ अन्तर है, उनके 
नामों में और स्वरूप में भी कुछ अन्तर दृष्टिगोचर होता है । सूत्रकार ने 'सब्यभिचार- 
वियद्ध-प्रकरणसम-साध्यसम-अतीतकाला हेत्वाभासा:'-( न्या० सु० १।१।३५ ) कहकर 
उन हेत्वाभासों के नाम गिना दिये हैं । 

तकंभाषाकार के हेत्वाभासो में सबसे प्रथम असिद्ध' नाम का हेत्वाभास वतांया 
है, किन्तु इस नाम का सुत्र में कोई उल्लेख नहीं है । 'असिद्ध' के स्थान पर सूत्रकार 
ने 'साध्यसम' को कदाचित्‌ रखा हो, यह कह सकते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं 
प्रतीत हो रहा है। तकंभाषाकार ने 'असिद्ध' हेत्वाभास के तीन भेद भी बताये हैं, 
किन्तु सूत्रकार एवं भाष्यकार ने उनको कहीं भी नहीं बताया है। उसी तरह. इसके 
उदाहरण” में भिन्नता है। जैसे--भाष्यकार ने 'साध्यसम' का उदाहरण द्रव्यं छाया 
गतिमत्त्वात्‌’ दिया है। यहाँ 'छाया' को-पक्ष, 'द्रव्यत्व' को-साध्य, और 'गतिमत्त्व' 
को-हेतु के रूप में रखा गया है । परन्तु 'छाया' में गतिमत्त्व' का'अभी निश्चय ही 
नहीं हो पाया है ६ नैयायिको का कहना है कि 'छाया' में 'गति' नहीं है । किसी 
आवरक द्रव्य के उपस्थित होने पर 'प्रकाश' का जब अभाव हो जाता है, तब उस 
'अभाव' को ही “छाया? शब्द से कहा जाता है। 'छाया चलति'--यह प्रतीति तो 
'प्रकाश' में अथवा आवरक द्रव्य में हुआ. करती है । उनकी गति से ही “छाया चलति' 
यह प्रतीति होती है। अतः 'छाया' में 'गति'रूप हेतु का अभाव होने से यहाँ 'साध्य- 
सम! है । उसी तरह 'सव्यभिचार! का लक्षण सूत्रकार ने 'अनैकान्तिकः सव्यभिचारः' 
किया है । अतः सूत्रकार और तकंभाषाकार के 'सब्यभिचार' को समान कह सकते हैं, 
किन्तु तकभाषाकार ने 'सव्यभिचार' के दो भेद कर दिये हैं । ये भेद सूत्र और उसके 
भाष्य में उपलब्ध नहीं होते हैं। 'प्रकरणसम' के उदाहरण में कुछ भिन्नता रहने: 
पर भी दोंनों में उसकी समानता है। तकंभाषाकार ने 'प्रकरणसम' को सत्मतिपक्ष, 
नाम से भी बताया है। किन्तु इस दुसरे नाम का उल्लेख सूत्र या भाष्य में उपलब्ध 
नहीं है । सुत्रकारोक्त 'कालात्ययापदिष्ट' अथवा 'कालातीत' का उल्लेख तकंभाषाकार 
ने भी उसी नाम से किया है। किन्तु उसके.स्वरूप निर्णय में भिन्नता अपनाई है। 
भाष्य को देखने से इस हेत्वाभास की अनेकविध व्याख्याओं के होने की संभावना 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


WOE: तकंमाषा [ हेत्वा भासोपसंहार 
/ 2 


. की जा सकती है। प्रतिज्ञा आदि अवयवों को व्युत्कम से कहना भी 'कालात्यया- 
पदिष्ट' समझा जाँतई ग्रा | किन्तु भाष्यकारः ने उसका खण्डन करते हुए उसका लक्षण 
ओर . उदाहरण जो दिया है, उसकी अपेक्ञाःतकंभाषाकार का लक्षण ओर उदाहरण 

, सरल और बोधगम्य हो पाया. है । 

न्यायशास्त्र के समानतन्त्र वैशेषिक शास्त्र ने 'हेतु' के 'पक्षसत्त्वादि' पाँच रूपों 
के बजांगू* उसके तीन ही रूपें दो! भाजा है । अतः वैशेषिक ने “विरुद्धासिद्धसन्दिग्ध- 
मलिजु ' काश्यपोःब्रवीत्‌'--( ३ ¦ विरुद्ध, (२ ) असिद्ध, ( ३ ) सन्दिग्ध ( अनैका- 
न्तिक ) थे.. तीन हेत्वाभास बताये हैं। इन तीनों के अतिरिक्त ( १ ) 'अनध्यवसित' 
नाम क हेत्वाभास भी बताया है ॥ अक्षपाद और कणाद दोनों आचार्यो के अनुगामी 
भासवैज्ञ ने भी अपने अन्ध में, उक्त छह हेत्वाभासों का निरूपण किया है । इनमें 
न्याय के पाँच और वैशेषिकोक्ते 'अनध्यवसित' का भी संग्रह हुआ है। दिङ्नाग नामक 
बोद्ध आचायं के न्याय प्रवेश' में 'असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक' तीन ही हेत्वाभास 
बताये गये हैं सांख्यशास्त्र ( सांख्यकारिका ) की 'माठरवृत्ति’ में भी इन्हीं तीन 
हेत्वाभासों को कहा.गया है । सिद्धसेन, वादिदेव आदि जैनाचार्यों ने तीन हेत्वाभासों 
को ही माना है, ऐसा 'प्रमाणवातिक' से प्रतीत होता है। 'असिद्ध' हेत्वाभास के तीन 
ही भेद तकंभाषाकार ने किये हैं, किन्तु प्रशस्तपाद ने उसके चार भेद बताये हैं-- 

५ १) उभयासिद्ध, ( २ ) अन्यतरासिद्ध, ( ३ ) तद्भावासिद्ध, और ( ४ ) अनुमेया- 

सिद्ध । दिङ्नाग ने तथा माठराचार्य ने भी असिद्ध के चार भेद किये हैं । 


इति हेत्वाभासपदार्थ: समाप्त: । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छळनिरूपणम्‌ 


अभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य राब्दस्यार्थान्तरं परिकल्प्य दृषणाभिधानं छलम्‌ । 
यथा 'नवकम्बलोऽयं देवदत्त” इति वाक्ये नुतनाभिप्रायेण प्रयुक्तस्य नवशब्द- 
स्यार्थान्तरमाहाङक्य कश्चित्‌ दूषयति। 'नास्य नव कम्बलाः सन्ति दरिद्रत्वात्‌ । 
न ह्यस्य इयमपि सम्भाव्यते कुतो नव” इति। स च वादी छलवादितया ज्ञायते । 

इति छलपदार्थः समाप्तः । 

अभिप्रायान्तरेणेति । अन्य अभिप्राय से ( अन्य अर्थ के तात्पयं से ) प्रयुक्त किये 
गये शब्द का अन्य ( दूसरा ही ) अर्थ मानकर 'दोप' प्रदर्शन को “छल! कहते हैं । 
यथेति । जँसे--'नवकम्बलोऽयं देवदत्त:---इस वाक्य में “नवीन” ( नुतन ) अर्थं के 
तात्पर्यं ( अभिप्राय ) से प्रयुक्त जो 'नव' शब्द है, उसका दुसरा ही (अन्य) 
“नवसंख्या' रूप अर्थ मानकर अन्य व्यक्ति उक्त कथन ( नवकम्बलोऽयं देवदत्तः ) में 
दोष प्रदर्शन करने लग जाय कि 'देवदत्त तो इतना दरिद्र है कि उसके पास तो दो 
कम्बल भी नहीं है, तब नौ कम्बल उसके पास कहाँ होंगे ! इस प्रकार अभिप्रेत अर्थ 
से भिन्न अर्थ की कल्पना करके 'तवकम्बलोऽयं देवदत्तः’ कहने वालेःके वाक्य को मिथ्या 
( झूठ.) सिद्ध करना ही 'छल' है । अभिप्राय यह है कि किसी के कथन में उक्तरीति से 
स्वकपोलकल्पित ( मन-गढ़न्त ) अर्थ की कल्पना करके दोष प्रदशन कर उसे मिथ्या 
( झूठ ) वादी सिद्ध करने वाले व्यक्ति को 'छलवादी' कहा जाता है। ` 

माधुरी 

सूत्रकार के अगुसार--'वचनविधातोऽयबिकल्पोपपत््या छलम्‌' । (न्या सु” 
१।२।१० ) अर्थात्‌ भिन्न अर्थ का ग्रहण कर वादी के वचन का जो खण्डन किया जाता 
है, उसे 'छल' कहते हैं । इस “छल पदार्थ के तीन भेद किये गये है--( १ ) वाक्छल, 
( २) सामान्यछल, ( ३ ) उपचारछरू । 
( १) वाकछल-- द 

ककत सर वषतुरभिप्रायादर्थास्तरकल्पता वाक्छलम्‌ ।' तकता, 
यं देवदत्त? में 'नव' शब्द का शक्यार्थे 'नूतन' (नवीन) भी है, और 'नवसब्या 
(नो ) भी शक्यार्थ है । किंन्तु वक्ता का तात्पयं 'नव' शब्द से रप के अर्थ में है। 
'नवसंख्या” के अथे में नहीं है। तथापि “नव शब्द से 'नवसंख्या' रूप ह की कल्पना 
करके 'वक्ता' को जो मिथ्या ठहराया गया, वह 'छल' अर्थात्‌ वा को वल हक 
किया गया है। 'नव'--इस सामान्यशब्दरूप वाणी में “छल: होते के कारण, 
'वाकूछलू' शब्द से कहा गया है । ५ 
ड समा ामात्ययोगारसम्मूतापकल्यन सामान्यछलम्‌'। हो सकने योग्य 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६१८ तकेभाषा [ छलभेद 


से असम्भूतार्थकल्पना ( न हो सकने योग्य अथे की कल्पना ) को 'सामान्यच्छल' कहते 
हैं । जेसे--किसी व्यक्ति ने केवल प्रशंसा करने के लिये कहा कि 'असो ब्राह्मण: विद्या- 
चरणसम्पन्नः अर्थात्‌ यह ब्राह्मण विद्या और आचरण से सम्पन्न है--इस वाक्य को 
सुनकर सुनने वाला कहता है कि यह वक्ता, उक्त ब्राह्मण” में 'ब्राह्मणत्व” रूप हेतु 
बताकर विद्या और आचरण? को सिद्ध कर रहा है। इस प्रकार कल्पना करके 'वक्ता' 
से उसने कहा कि 'ब्रह्मणत्व” के होने मात्र से ( ब्राह्मणत्व--हेतु से ) विद्या और 
आचरण की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उपनयनसंस्काररहित 'द्रात्यब्राह्मण” में 
ब्राह्मणत्व के विद्यमान रहने पर भी विद्या और आचरण का अभाव, ही उसमें 
दीखता है। यदि विद्या और आचरणशील होने में 'ब्राह्मणत्व' ही हेतु हो तो उस 
ब्रात्य-त्राह्मण में भी विद्या और आचरण होंना चाहिये, और उसे पूजनीय मानना 
चाहिये--इस प्रकार “आपत्ति! ( दोष ) देना ही---ब्राह्मणत्व” रूप सामान्यधम को 
( विद्वान्‌ तथा मूर्खं दोनों में ) लेकर 'छल' करना हीं--“सामान्यछल कहा जाता है। 
(३) उपचारच्छल-- 

'धंविकल्पनिर्देशेड्थंसद्धावप्रतिषेष उपचारच्छलम्‌--मुख्य तथा गोण ( लाक्षणिक) 
अर्थो में से किसी एक अर्थ रूप धर्म के आशय से शब्द प्रयोग करने पर उसके 
विरुद्ध अथं को मानकर उस अर्थ की सत्ता का निषेध करना 'उपचारछल' कहा 
जाता है। अभिप्राय यह है कि वादी ने मुख्य या लाक्षणिक अर्थ में 'शब्द प्रयोग? 
किया, किन्तु प्रतिवादी ने उसके विपरीत वृत्ति का आश्रय लेकर शक्यार्थ ( वाच्यार्थ ) 
निषेध जहाँ किया हो, वहाँ उपचार- 
छल समझा जाता है। जैसे--'मच्चा: क्रोशन्ति’ किसी ने 'मच्चः शब्द का लाक्षणिक 
अथे में प्रयोग करके वाक्य कहा, किन्तु श्रोता ने 'मच्च” शब्द का शक्यार्थ ( मुख्याथ ) 
मानकर उससे कहा कि 'मञ्च' तो कभी भी शब्द नहीं करते हैं, अपितु 'मश्चस्थित' 
क्रोशन्ति’ कैसे कह रहे हो? इस 
प करता है । तथा दूसरा: उदाहरण-- 
किसी ने अहम्‌ शब्द का शक्याथं के तात्पय॑ से आत्मा” के अर्थ में प्रयोग करते हुए 
अहम्‌ शब्द को लक्ष्याथ के तात्पर्यं से 'शरीर' 


अर्थे की विवक्षित अर्थ में रहने वाले तथा उसको छोड़ने वाले समान धमं के सम्बन्ध 


उतपन्न हुआ है, 'तू' कसे 'नित्य' हो सकता है? इस प्रकार से उसकी "नित्यता! का 


पिव, क ना, 'उपचारछल' के प्रभाव से ही हुआ है। तीनों प्रकार के 'ठल' 
का 'शब्दगुण' में अन्तर्भाव होता है! 


इति छुलपदा्थ; समाप्तः । 
mmr 


| ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्न 


जातिनिरूपणम्‌ 


असदुत्तरं जातिः। सा च उत्कषंसम-अपकर्षसम-आदिभेदेन बहुविधा । 
विस्तरभिया नेह कृस्स्तोच्यते। तत्राव्याप्तेन दृष्टान्तगतधसेण साध्ये पक्षे 
व्यापकधमंस्यापादनम्‌ उत्कषंसमा जातिः। तथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वाद्‌ 
घटवदित्युक्ते कश्चिदेवमाह 'यदि कृतकत्वेन हेतुना घटवच्छनब्दोऽनित्यः स्यात्‌ 
तहि तेनेव हेतुना तद्वदेव शब्दः सावयवोऽपि स्यात्‌ ।' 

अपकर्षसमा तु दृष्टास्तगतेन घर्मेणाव्याप्रेनाव्यापकस्य धर्माभावस्या- 
पादनम्‌ । यथा पूर्वस्मिन्‌ प्रयोगे कश्चिदेवमाह “यदि कृतकेन हेतुना घटवच्छब्दोऽ 


। नित्यः स्यात्‌ तेनेव हेतुना घटवदेव हि शब्दः रावणोऽपि त स्यात्‌। न हि घटः 
। श्रावण! इति । 


SE 


८७ «>>-22०-« 3 5०224. 24.44 + «0237: 030 / जक टाटा 


इति जातिपदाथः समाप्त: । 


असदुत्तरमिति । असत्‌ ( अनुचित-असङ्गत ) उत्तर को 'जाति' कहते हैं। सा 
सेति। और वह 'उत्कषंसम' “अपकर्षसम' आदि भेद से बहुत प्रकार ( २४ प्रकार ) | 
की बताई गई है। विस्तार के भय से उनका सम्पूर्णतया वर्णन यहाँ नहीं कर 
रहे हूँ । उदाहरण के लिये ग्रन्थकार दो ही उदाहरणों को दे रहे हैं । 

उत्कर्षसम--तत्रेति । उनमें से इष्टान्तगत अव्याप्त ( अव्याप्य ) धर्मे के द्वारा 
'साध्य' अर्थात्‌ 'पक्ष' ( अनुमितिविशेष्यत्वेन अभिमत पक्ष ) में “अव्यापक धर्म का 
आपादन करना ही 'उत्कर्षसम' नाम की 'जाति' कहलाती है । अभिप्राय यह है--पक्ष' 
में न रहनेवाले और (दृष्टान्त में रहने वाले 'धमं' की (पक्ष में आपत्ति बताना 
'उत्कषंसमजाति' कही जाती है । 

यथेति। 'शब्द: अनित्यः कृतकत्वात्‌ घटवत्‌'--ऐसा अनुमान किसी के द्वारा 
किये जाने पर, उसका खण्डन करने की इच्छा से किसी दुसरे ने कह दिया कि यदि 


| “कृतकत्व' हेतु से “घट? के समान 'शब्द' अनित्य है, तो उसी 'कृतकत्व' हेतु से उसी 


(घट? के समान 'शब्द' को 'सावयव' भी होना चाहिये । क्योंकि “घट' में 'अनित्यत्व' 


| और 'सावयवत्व” दोनों के साथ समानरूप से रहने.वाला 'कृतकत्व', जब 'शब्द' में 


रहेगा, तो अपने एक साथी 'अनित्यत्व' को लेकर ही रहेगा, और अपने दुसरे साथी 


| सावयवत्व' को छोड़ देगा--यह कैसे हो सकता है? ऐसा व्यवहार करने में कोई 
| नियामक नहीं है । .एवं च 'कृतकत्व' हेतु से 'घट' में जो अनित्यत्व का अनुमान. 


किया जाता है, उसके विरोध में उक्त असत्‌ 'उत्तर' दिया जा रहा है--इसलिये यह 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


St या 


६२० तकंभाषा [ जातिनिरूपण | 


'जात्युत्तर' कहलाता है। उक्त उदाहरण के द्वारा यह स्पष्ट हो रहा है कि 'शब्द' | 
में अविद्यमान 'सावयवत्व' रूप एक “नवीन धमं' का आपादन ( आरोप ) करने ते 
'शब्द' में उत्कर्ष का आपादन हो रहा है । अतः यहाँ पर 'उत्कर्षंसमजाति' समझनी ' 
चाहिये। 'कृतकत्व' हेतु तो दोनों ( अनित्यत्व और सावयवत्व ) के साधन में 
तुल्य है । 
अपकर्षंसम--अपकषंसमेति । 'उत्कषंसम' के विपरीतं यह “अपकषंसम” जाति 
होती है । यहाँ पर 'दृष्टान्त' में रहने वाले अव्याप्त ( अव्याप्य ) धमं से अव्यापक धमं | 
के अभाव का आपादन किया जाता है, उसी को 'अपकषंसम' जाति कहते हैं । | 
यथेति । जैसे पूर्वं किये गये अनुमान प्रयोग में कोई व्यक्ति यह कहे कि 'यदि | 
कृतकत्व हेतु से घट के समान 'शब्द' अनित्य है, तो उसी 'कृतकत्व” हेतु से 'घट' के | 
समान ही 'शब्द' भी श्रोत्रग्राह्म नहीं होगा, क्योंकि 'घट' श्रोत्रग्राह्म नहीं है । दृष्टात्त- | 
भूत घट में रहने वाळा 'कृतकत्व' धर्म, अपने साथी घटगत अनित्यत्व और अश्रा- | 
बणत्व इन दो धर्मों में से एक अनित्यत्वं .को ही अपने साथ 'शब्द' में ले जाय और | 
अन्य 'अश्रावणत्व',साथी को अपने.साथ वहाँ न ले जाय'-यह कथन, ''घट' में | 
इतकत्व हेतुक अनित्यत्वसाध्यक किये जाने वाले अनुमान के विरोध में किया जा । 
रहा है। इसलिये ग्रह, असुदुत्तर है । यह असदुत्तर ही 'अपकर्षसम' जाति के नाम | 
से कहा गया है । “क्योंकि 'शब्द' में उसके धर्म ( अश्चावणत्व ) के अभाव का आपादनं _ 
( आरोपण ) कर .उसकी ( शब्द की ) न्यूनता ( अपक्षं ) का आपादन किया जा 
रहा है । आपादकीभूत 'कृतकत्व', दोनों ( अनित्यत्व और श्रावणत्व ) का समान | 
साथी है । ` | 
माधुरी 
सूत्रकार ने 'जाति' का लक्षण 'साघम्यं-बेघर्म्यास्या प्रत्यवस्थानं जातिः'--किंसी | 
के 'पक्ष' का जब केवल 'साधम्ये अथवा 'बैधम्यं' के बरू पर खण्डनात्मक उत | 
दिया जाता है, तब उस उत्तर को 'जाति' कहा क्रते है । परोक्त हेतु में उसकी 'जनि | 
( उत्पत्ति ) होने से उसे 'जाति’ कहा जाता है। यह जाति २४ ( चौबीस ) प्रका | , 
. की होती है-- ह ` 
(१) साधम्यंसमा, (२) वैधम्यंसमा, (३ ) उत्कर्षसमा, ( ४ )-अपकर्षसमा/ |. : 
( ५) वण्येसमा, ( ६ ) अवण्यंसमा, (७ ) विकल्पसमा, ( ८ ) साध्यसमा, ( ९ ) 
प्राप्तिसमा, ( १५.). अप्राप्तिसमा, ( ११ ) प्रसङ्गसमा,- ( १२) ्रतिदृषटान्तस्म ` 
( १३ ) अनुत्पत्तिसमा, ( १४) संशयसा, ( १५ ) प्रकरणसमा, ( १६ ) हेतु 
( १७ ) अर्थापत्तिसमा, ` (.१८ ) अविशेषसमा, ( १९ ) उपपत्तिसमा, (२° | 
उपलब्धिसमा, ( २१ ) अनुपलंब्धिसमा, ( २२ ) नित्यसमा, (२३ ) गतित्यसमा' 
( २४ ) कायंसमा । 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जातिनिरूपण ] . जातिनिरूपणम्‌ । ६२१ 


न्यायदर्शन की तरह अन्यदर्शंनों में भी 'जाति' को असदुत्तर के रूप में ही माना 


` है। सूत्रकार ने “जाति' और “निग्रहस्थान' के बताने में सम्पूर्ण एक अध्याय ही 


खर्च कर दिया है। अपने सिद्धान्त की रक्षा करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर 
“छल” तथा “असदुत्तरस्वरूप जाति” का प्रयोग करना भी आवश्यक बताया गया है। 
बौद्धाचार्यो ने तथा जैनाचार्यों ने 'छल' आदि के प्रयोग की बड़ी निन्दा की है 1 
किन्तु नैयायिकों की परम्परा में “छल” आदि के प्रयोग करने के समर्थन में कहा 
गया है-- 
८ दु:शिक्षितकुतर्कांशलेशवाचालितानना: । 
शक्याः किमन्यथा जेतुं वितण्डाटोपपण्डिताः ॥ 
गतानुगतिको लोकः कुमागं तत्प्रतारितः। 
मा गादितिच्छलादीनि प्राह कारुणिको मुनिः ॥ 
किन्तु इसके विपरीत बौद्धाचायंधमंकीति ने 'वादन्याय” में कहा है-“तत्त्वरक्षणायं 
सङ्भिरपहतंव्यमेव च्छलादिविजिगीषुभिरिति चेत्‌, नख-चपेट-शस्त्रप्रहार-दीपनादिभिर- 
पीति वक्तव्यम्‌ । तस्मान्न ज्यायानयं तत्त्वरक्षणोपायः ।” 
उसके पश्चात्‌ 'जाति’ और 'छल' प्रयोग करने का खण्डन जैनाचायों ने भी किया 
है, किन्तुं उनके ग्रन्थों में भी 'जाति' आदि का वर्णन उपलब्ध होता है। बोद्धो के 
'प्रमाणसमुच्चय', 'वादविधि' आदि ग्रन्थों में नैयायिको के परिगणित जाति भेदों से 
भी तीन अधिक जाति भेद (( कार्यभेद, अनुक्ति, स्वार्थविरुद्ध ) बताये गये हैं। 
“उपायहृदय' ग्रन्थ में 'जाति” के दशभेद और बढा दिये हैं। जो इस प्रकार हैं-- 
(१) भेदाभेद, ( २ ) प्रश्नवाहुल्योत्तराल्पता, ( ३ ) प्रश्नाल्पतोत्तखाहुल्य, ( ४ ) 
हेतुसम, (५) व्याप्तिसम-अव्याप्तिसम, (६ ) विरुद्ध, (७) अविरुद्ध, (८ ) 
असंशय, ( ९ ) श्रुतिसम, ( १० ) श्रुतिभिन्न । 
इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'छल' आदि के प्रयोग को अभीष्ट न मानते 
हुए भी बौद्ध और जैन दार्शनिक विद्वानों ने उसकी उपेक्षा नहीं की है। नैयायिको ने 
भी उसकी कहीं भी प्रशंसा नहीं की है, तथाप्रि अपने ग्रन्थों में उसका वर्णन इसीलिये 
उन्होंने किया है कि यदि वादी अथवा प्रतिवादी उनका आश्रय करले तो वे इस 'छल' 


|: अथवा 'जाति' को अच्छी तरह समझ पाये और उसका समुचित निराकरण कर सक । 


व इति जातिपवार्थ: समाप्तः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangofri Gyaan Kosha 


निग्रहस्थाननिरूपणम्‌ 


पराजयहेतुः निग्रहस्थानम्‌ । तच्च न्युन-अधिक-अपसिद्धान्त 
प्रतिभा मतानुज्ञा विरोध-आदिभेदाद बहुविधमपि विस्तरभयान्नेह रा 
यद्‌ विवक्षितार्थे किब्निदृ्न तन्न्युनम्‌ । विवक्षितात्‌ किञ्चिदधिकम अधिकम | 


सिद्धान्तादपध्वंसः अपसिद्धान्तः प्रकृतेनानभिसम्बद्धार्थवचनम अर्थान्तरम्‌ | 


उत्तरापरिस्फूतिः अप्रतिभा । पराभिमतस्वार्थस्य स्वप्रतिकलस्य स्वयमेवाभ्यनु- 
जानं स्वीकारो मतानुज्ञा । इष्टार्थभङ्गो विरोधः । र; 


इति निग्रहस्थानपदार्थः समाप्त: । 


पराजयहेतुरिति । पराजय ( हार ) प्राप्त होने में जो निमित्त ( हेतु-कारण ) 


होता है, उसे 'निग्रहस्थान' कहते हैं। अर्थात्‌ जिस बात के कहने पर मनुष्य पराजित 


~ 


समझा जाता £ र 0 
ता है, उसे “निग्रहस्थान” कहा गया है । इसी अभिप्राय से तकंभाषाकार ने | 


“निग्रहस्थान' का उक्त लक्षण किया है। तच्चेति । वह ( निग्रहस्थान ) न्युन, अधिक, | 


अपसिद्धान्त, अर्थान्तर, अप्रतिभा, मतानुज्ञा, विरोध आदि भेदो के कारण बाईस 


(२२ ) प्रकार का है, यद्यपि ग्रन्थविस्तर के भय से इस ग्रन्थ में उसे पूर्णतया नहीं ' 


बता रहे हँ । तर्थापि उसके सात भेदों को बताया गया है। 


RR 2 किता जो 'वक्तव्य', वक्ता के विवक्षित अर्थ से कम रह लाय, | 
७ ब्य को पृर्णरुप से न बोल पाना ही न्यून नाम का निग्रहस्थान | 


होता है । 


( २ ) अधिक--विवक्षितादिति। अपने विव 
क्षित देना 
'अधिक' नाम का निग्रहस्थान | वक्षितवक्तव्य से कुछ अधिक कह देता 


( ३ ) मपसिद्धान्त-सिद्धान्तादिति । स्वीकृतसिद्धान्त से च्युत होना ही अप | 


सिद्धान्त’ नामका निग्रहस्थान होता है। 
( ४ ) अर्थान्तर--प्रकृतेनेति । प्रकृतवि 
| १ "तविषय ( अभीष्ट अथे ) से असम्बद्धं अर्थ 
को कहना 'अर्थान्तर' नामका निग्रहस्थान होता र I कर 


(५) अप्रतिभा--उत्तरेति । प्रश्‍न उ 
दद परि ६ ? ( 
अप्रतिभा” नामका निग्रहस्थान है । सत्‌ हेने पर उ 


( ६ ) मतानुज्ञा--पराभिमतेति । दुसरे के अभिमत ( सम्मत, अमीष्ट ) और । 


अपने प्रतिकुल ( अनभिमत ) अर्थ को स्वयं रू 
स्‌ २ नामकी 
निग्रहस्थान होता है। ` वय स्वीकार कर लेना 'मतानुज्ञा' न 
(७) विरोध--इष्टार्थेति । अपने ४ खण्डतं 
ts अपने अभीष्ट. ( अभिमत ) अर्थ का स्वयं खं 
१ कर देना “क्रोध” नाम क| मि4हस्थान कहलाता ह ). अर्थ | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
2५५७ १ 


निग्रहस्थाननिरूपण ] बुद्धि निरूपणम्‌ ६२३ 


माधुरी 

parr ` केवळ सात निग्रहस्थानों का ही निरूपण किया है । सूत्रकार ने 
बाईस निग्रहस्थानं को बताया है, ओर उनके लक्षण तथा उदाहरण भी बताये हैं । 
( १ ) प्रतिज्ञाहानिः, (२ ) प्रतिज्ञान्तरम्‌, ( ३) प्रतिज्ञाविरोधः, ( ४ ) प्रतिज्ञा- 
संन्यासः, ( ५ ) हेत्वन्तरम्‌, ( ६ ) अ्थान्तिरमू, ( ७ ) निरर्थकम्‌, ( = ) विज्ञाताथंय, 
(९ ) अपार्थकम्‌, ( १० ) अप्राप्तकालम्‌, ( ११) न्यूनम्‌, (१२) अधिकम्‌, 
( १३ ) पुनरुक्तम्‌, ( १४) अननुभाषाणम्‌, ( १५ ) अज्ञानम्‌, ( १६ ) अप्रतिभा, 
( १७ ) विक्षेपः, ( १८ ) मतानुज्ञा ( १९ ) पर्युयोज्योपेक्षणम्‌, ( २० ) निरनुयो- 
ज्यानुयोगः ( २१ ) अपसिद्धान्तः, ( २२ ) हेत्वाभासाः । 

सुत्रकार ने ( १।२।१९ वे सूत्र के द्वारा ) 'विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रह- 
स्थानम्‌' यह लक्षण निम्रहस्थान का किया है । और भाष्यकार ने 'निग्नहस्थानं खलु 
पराजयप्राप्तिः' कह कर उसकी व्याख्या की है। इसी अभिप्राय को ध्यान में रख 
कर तर्कंभाषाकार ने “पराजय हेतुः निग्रहस्थानम्‌’ कहा है। 'निग्रहस्थान' शब्द की 
व्युत्पत्ति करते हुए वृत्तिकार विश्वनाथ कहते हैं--“निग्रहस्य खलीकारस्य स्थानं ज्ञापनं 
निग्रहस्थानम्‌? । एवं च पराजय के ज्ञापक हेतु को निग्रहस्थान कहा जाता है । 

न्यायशास्त्र यद्यपि तत्त्वज्ञान के निरूपणार्थ प्रवृत्त हुआ है, तथापि उस तत्त्वनिणंय 
में उपकारक होने से छल, जाति, निग्रहस्थानों का यहाँ सविस्तर निरूपण करना 
आवश्यक समझा गया है। भाष्यकार का कहना है कि “'छलजातिनिग्रहस्थानानां 
पृथगुपदेश उपलक्षणार्थमिति। उपलक्षितानां स्ववाक्ये परिवर्जनं छलजातिनिग्रह- 
स्थानानां परवाक्ये पर्यनुयोगः । जातेश्च परेण प्रयुज्यमानायाः सुलभः समाधिः, स्वयं 
च सुकरः प्रयोग इति ।” इस बात को हम पहिले भी बता चुके हैं । 

शास्त्राथं के समय मध्यस्थपुरुष, किसी वादी या प्रतिवादी को जिन परिस्थितियों 
में 'पराजित' घोषित कर सकता है उसी को 'निग्रहस्थान' कहा जाता है। सवं प्रथम 
वाद के नियमों का निर्धारण स्यायसूत्रकार ने ही किया था। उसी की दिशा का 
अनुसरण कर श्रीचरकाचार्य ने अपनी चरकसंहिता में भी उनको बताया है। तत्‌- 
पश्चात्‌ बौद्धो ने भी निग्रहस्थानों को अपनाया । अतएव उनके तकंशास्त्र तथा उपाय- 
हृदय आदि ग्रन्थों में निग्रहस्थानों का निरूपण, न्याय और चरक के निरूपण से मिंलता- 
जुळता उपलब्ध होता है । तदनन्तर धर्मकीर्ति ने अपने 'वादन्याय' ग्रन्थ में न्याय के 

. 'निग्रहस्थानों का खण्डन करके स्वतन्त्ररूप से नवीन निग्रहस्थानों को वताया । तदनन्तर 
अकलङ्कूदेव जैनाचायं ने भी स्वतन्त्ररूप से निग्रहस्थानों का निरूपण-किया। अतः 
न्याय, बौद्ध और जैन ये तीन परम्पराएँ निग्रहस्थानों के निरूपण में पाई जाती हँ । 
इति निग्रहस्थानपदार्थः समाप्त: । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection By SIddnh: y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपसंहारः 


इहात्यन्तमुपयुक्तानां स्वरूपभेदेन भूयो भूयः प्रतिपादनम्‌ । यदनति प्रयोजनं 
तदलक्षणमदोषाय । एतावतेव बालव्युत्पत्ति सिद्धेः । 
॥ इति श्रीकेशवमिश्रविरचिता तकभाषा समाप्ता ॥ 
ग्रन्थ. का उपसंहार 
इहेति । इस तकंभाषा ग्रन्थ में अत्यन्त उपयोगी हेत्वाभास आदि पदार्थों का 
पुनः-पुनः प्रतिपादन कुछ भिन्न स्वरूप में किया गया है, जिसका अधिक उपयोग नहीँ 
है, तथापि उसका लक्षण आदि न करना दोषावह नहीं है । क्योंकि जितना निरूपण 


किया गया है, उतने मात्र से ही न्यायशास्त्र में प्रवेश चाहने वाले जिज्ञासु बालकों 
की न्यायशास्त्र के ल्यि अपेक्षित व्युत्पत्ति ( ज्ञान ) सिद्ध हो जाती है । है 


इष्णनाम जगदेकमङ्गलं कण्ठपीठमुररीकरोषि चेत्‌ । 


शास्त्ररत्ननिचयप्रभा स्फुरेन्मानसे तव सदेव निले ॥ 
महामहोपाष्याय-श्रोसवाशिवद्ञास्त्रितनुजनुपा,पझभूषण-पण्डितराजराजेश्वर- 


शास्त्रिचरणान्तेवासिना, मुसल्गांवकरोपनामकेन थोगजानन- 
शास्त्रिणा विरचिता तकंभाषाया माधुरी -त्याख्या 


व्याख्या श्रीमद्गुरुचरणानुग्रहात्‌ पृर्णताम्प्राप्ता । 


७८ «० 


७७०. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


lwp 
| Hk ph 120६ hg less BS ७६ 2]8 २०४ 38२ ७१७५ 


९७७ BS ७०५ ४1७७०७ 919 8४ 


HR Sd 0 | 50 1 | 


५५४२९12) 1018 ॥६1२॥॥२१४ 


an Kosha 


eGangotri Gya 


tion. By Siddhanta 


४० छळ. Vasishtha Tripathi Collec 


६२६ 


(सारणी २: पृ० ३) 
11 hh | | | 
(१) (२) (३) 
प्रमाण प्रमेय संशय 
| | 
(९) (१०) (११) 
निर्णय वाद जल्प 

(सारणी ३: पृ० ४ ) 

| 

उद्देश 


( सारणी ४: पृ० ६ ) 


| 
ग 


| | 
अतिव्याप्ति अव्याप्ति 


तरकंभ्राषा 
य 
| | | | | 
(४) (५) (६) (७) (८) 
प्रयोजन सिद्धान्त अवयव तक 
| | 
(१२) (१३) (१४) (१५) (१६) 
वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थान 
का 
| | 
लक्षण परीक्षा 
सुल 
| 
नरव 


| | | | 
असम्भव आत्माश्रय: अन्योन्याश्रय चक्रक अप्रसिद्धि 


( सारणी ५ : पृ० २६) ह 
[| 
(१) (२) (३) (४) (५) 

जिसके साथ कारण को लेकर किसी अन्य के जनक के प्रति नियत आवश्यक 
पूर्वभाव हो । जिसका पूर्वेभाव प्रति पूर्वभावज्ञात पूर्वभाव ज्ञात पूर्वभावी पदार्थों 
जैसे घट काय हो । होने पर ही कार्य हुए बिना कार्य से जो भी 
के प्रति दण्डत्व जैसे घटकार्य के के प्रति जिसके के प्रति जिसके अतिरिक्त हो! 
प्रति दण्डरूपादि पूर्वभाव का निश्चय पुर्वभावका ज्ञान जैसे घट 3 
हो । नहो। - प्रति रासभ 
जैसे घट के प्रति जैसे घट के प्रति आदि 
- आकाश कुलाल-पिता 


( सारणी ६: पृ० ३०) ` कारण 


— ei | 


| 
समवायिकारण 


(७७०. Vasishtha Tripathi ००९८ समुवारि ववकार ०७०5० तमित रण 


रेखाचित्र द्वारा सिंहावलोकन ६२७ 
( सारसी ७ : पृ० ५९) प्रमाण 
1... 2200 रा रारा 
प्रत्यक्ष . अनुमान उपमान शब्द 


( सारणी ८ : पृ० ६० ) साक्षात्कारिप्रमा 
| 


निविकल्पक र 
( सारणी ९ : पृ० ६०) साक्षात्कारिप्रमा के करण - 


इन्द्रिय इ्द्रियार्थसन्निकषं ज्ञान 
( सारणी १० : पृ० ७७) ह 


0010 १ 
रोकि कोर्ट (१०७७) अलौकिक सन्निकर्ष ( पृ० ८७) 


| न 1! | | | 
संयोग संयुक्तसमवाय संयुक्तसमवेत समवाय समवेतसमवाय विशेषण- 
समवाय विदेष्यभाव . 


| 
सामान्यलक्षण ज्ञानलक्षण र 
| 
| | ह... | 2 
अनित्यसामान्य नित्यसामान्य युक्तयोगज युञ्जानय 


( सारणी ११: पृ० १२१) उपाधि ( 1 दो भेद) 


Mme क्रा 


लो किकप्रत्यक्षजन्य शास्त्रज्ञानजन्य 


( सारणी १२ : पृ० ५०१ ) उपाघि 


EPCOT ES | 
७ 


८८७. ७०७७॥॥८तक्षण्डोपाभि ipathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६२८ तर्केभाषा, 


( सारणी १३: पृ० ६०४) उपाधि ( जा प्रकार से ४ भेद ) 


- | । | 
केवलसाध्यव्यापक पक्षधर्मावच्छिन्न- साधनावच्छिन्न- उदासीन धर्मावच्छिन्न- 


साध्यव्यापक साध्यव्यापक साध्यव्यापक 
( सारणी १४ : पृ० १३० ) अनुमान 
| 
स्वार्थानुमान परार्थानुमान 


( पश्चावयव ) (टुर ५८०) 


प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन 


१. अज्ञातव्यासिरेक- १. अन्वयव्याक्ति- १. व 
व्यासिकहेतुबोधक बोधक २. व्यतिरेकी 
२. अप्रतीतान्वय- २. व्याप्तिरेक- 
व्याप्तिकहेतुबोधक व्याक्तिबोधक 

३. प्रतीतान्वय- 

व्यातिकहेतुवोधक 


( सारणी १५ : पृ० १३२ ) हेतु ( पांच रूप ) 
[आ लकडा 


पक्षसत्त्व सपक्षसत्त्तव विपक्षव्याद्तत्तत्वत अबाधितविषयत्व असत्प्रतिपक्षत्व 
( सारणी, १६ : पृ० १३५ ) व्याप्त 

पार ८८---:----- | < 

अन्वयव्याप्ति तिरे या 
( सारणी १७ : पृऽ १३७ ) हेतु 
गज जज 7 

अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी प 
( सारणी १८:१० १८५ ) वाक्य 


म 2 1 जि त 
| | 


८००. Vasishtha Tripathi Collection. By 5व्मामैडोकिक्क०॥ Gyaan Kosha 


रेखाचित्र द्वारा सिहावलोकन ६२९ 
( सारणी १९:१० १५४, ५९० ) हेत्वाभास | 
| 
क्ती | रा कक म | | | 
अ | द्ध विरुद्ध | प्रकरणसम कालात्ययापदिष्ट 


यावल कानन 
आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध साधारण असाधारण अन त 
ग अनैकान्तिक अनैकान्तिक -अनैकान्तिक 
0044 विशेष्यासिद्ध असमर्थ- व्याप्तिग्राहकप्रमा णा- राय 
द्ध विशेषणासिद्ध भावकृत सदभावकृत 
( सारणी २० : पृ० २४९ ) आत्मा 
ति डाह | 
देहादिव्यतिरिक्त प्रतिशरीरभिन्न नित्य विभः 
(चार्वाकादिमतनिरास) (वेदान्तमतनिरास) (बोद्धमतनिरास) (रामानुजमतनिरास) 
| | 
देहव्यतिरिक्त इन्द्रियव्यतिरिक्त म तर 
( सारणी २१ : पृ० ३७६ ) आत्मा के गुण 
सामान्य गुण 


संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग 

क्य आई छ लमा ज 
बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्त धर्म अधर्म संस्कार 
( सारणी २२ : पृ० २८९ ) इन्व्रिय 

| | =¬ | 
धिय Bd प्र स (त्वक्‌) रय मन 


| 1. 
| कृष्णताराग्रवर्ती तेजस सवंशरीरव्यापि वायवीय 


| | 
जिह्वाग्रवर्ती आप्य कर्णशष्कुलिवर्ती आकाशरूप 


नासाग्रवर्ती पाथिव हृदयान्तर्वर्ती अणु 
000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` ६३० तर्केभाषा 
_( सारणी २३ : पृ० ३११) 000 


पति अनित्ण्पथिवी 
( परमाणुरूपा ) ( कायरूपा ) 
| | 
शरीर इन्द्रिय ल्प 
| | 
| | & घ्नाणेन्द्रिय  ढद्णुकादि- 
योनिश ' अयोनिज ब्रह्माण्डपर्यन्त 
mets: | 
| | | 
जरायुज अण्डज स्वेदज उद्भिज 


( मनुष्यादि ) ( पक्षादि) ( यूकादि) ( वृक्षादि ) 
( सारणी २४ : पृ० ३११) ` पार्थिव गुण 


| जा | 
Isls ls | | | | | 
रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व _ 


अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व संस्कार 


( सारणी २५: पु० ३१५ ) डर 
| > - 
नित्य ( परमाणुरूप ) अनित्य ( स कार्यरूप ) 
| कडा वि | 


देह इन्द्रिय विषय 
( अयोनिजमात्र)  ( रसनेन्द्रिय ) ( सिन्धुहिमकरकादि ) 
( सारणी २६ : पु० ३१५) जलीयगुण | 
किव क का क | 
रूप रस स्पर्श स्नेह संख्या परिमाण आ य 
| | स्का 


र्‌ 
अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रेखाचित्र द्वारा सिंहावलोकन ' ६३१ 


( सारणी २७ : पु० ३१९ ) तेज 
| 


०१. | | 
` * नित्य (परमाणुरूंप) ` अनित्य 3 
उद्भूतरूपस्पर्श अनुद्भूतरूपस्पर्श अनुद्भूतरूप-उद्भूतस्पर्श उद्भूतरूप- 


(चक्षुरिन्द्रियस्थ) ( तप्तजलस्थ ) अनुद्भूतस्पर्दो 
(प्रदीपप्रभामण्डलस्थ) 


स्फुट उद॒भूतरूपस्पश॑ उद्भूताभिभूतरूपस्पदो 
( सुवर्णपिण्डस्थ ) 


सौरादि तेज वह्वथादि तेज 


( सारणी २८: पृ० ३ १९ ) अनित्य वित्त 


| [A | 
- शरीर इन्द्रिय विषय 
( अयोनिज मात्र ) (चक्षु) ( वह्नि सुवर्णादि ) 


(सारणी २९ पृ० ३२०) ` तेजस गुण 


किक 


Lis त कल ER SR 
| निर सा | 
रूप स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व विभाग परत्व अपरत्व द्रवत्व संस्कार 


( सारणी ३० : पृ० ३२६ ) वायु 
| | 
। नित्य ( परमाणुरूप ) अनित्य ( वायुरूप ) 
| 
शरीर इन्द्रिय - विषय 
( अयोनिज प्रेतादि) ( त्वक्‌ ) . ( प्राणादिवायु से 
. महावायुपर्येत्त ) 
( सारणी ३१ : पृ० ३२६ ) वायवीय गुण 


छी RRC HIM CEE न म न 
[| कह हया ME 
स्पर्धे... (सु रिमा संयोग 'अपरत्ब वेग 

१ CO. Aha SRICORAET eared Kosha 


६२२ तर्क भाषा 
( सारणी ३२ : पृ० ३६० ) काल के गुण 


संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग 


(सारणी ३३ : पृ० ३७६) मन 
गच्च तकात स्स | 
अणु आत्मसंयोगि अन्तरिन्द्रिय सुखाद्युपलब्धि ति 
का कारण 


( सारणी ३४ : पृ० ३७६ ) मन के गुण 
त्त्य या es ° CEE > 
| | | | | | | 
संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व वेग 
( सारणी ३५ : पृ० ३७८ ) रूप (वृत्ति) 
॥ जा तन काचा ३ 
| 


पृथिवीगत 
(क हत) ऱ्या तेजोगत 


| 
जलीयपरमाणुगत जलीयकार्यगत तैजसपरमाणुगत ति. 
( ग कळवत (अनित्य) (नित्य) (अनित्य) 
hs | [es 


अभास्वर शुक्ल, भास्वर, अपाकज 
( सारणी ३६ : पृ० ३८१ ) रस 
बि न आइज न-500 
पाथिव रस ( पाकज ) जलीय रस 
- हह 
मधुर अम्ल लवण कटु कषाय तिक्त र अपात 
र > 222) 
ु क कत 


जलीय परमाणुगत जलीय कार्प 
८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By ००७ 0 नित्र्यु.)०॥ Gyaan Ro 


रेखाचित्र द्वारा सिहावलोकन ६३३ 


` ( सारणी ३७: पृ० ३६० ) काल के ओपाधिक भेद 


भूत वर्तमान भविष्यत्‌ 


( सारणी ३८ : पृ० ३८२ ) गन्ध 
| | | 
सुरभि असुरभि 

( सारणी ३९ : पृ० ३८३ ) स्पशं 

= | 

| | 

शीत उष्ण अनुष्णाशीत 

( जीप ) ( जिस ) | 


त र पावा च 
| || | | | 

परमाणुगत कार्यगत परमाणुगत कार्यगत पाथिव 

(नित्य) (अनित्य) ( नित्य) (अनित्य) (अनित्य) =| 


| | 
परमाणुगत ( नित्य ) कार्यगत ( अनित्य , 


( सारणी ४० : पृ० ३८४ ) संख्या हु 
( एता ) 


एकत्व ] 
ति "शण अनित्या 
नित्या अनित्या 
( सारणी ४१ : पृ० ३८५ ) 
परमाणु-परिमाण ढघणुकादि-परिमाण 
| | क कह 
अणु महूत ह्स्वः न 


| | 
सख्यायोचि), Vasishtha Tripathi C०॥००॥ः्मि घाप्तोडिnta eGangotri Gyaan योनि 


६३४ तकंभाषा 


( सारणी ४२ : पृ० ४०४ ) नो 
| छाडा] - 
एकपृथक्त्व द्विपृथक्त्वादि 
| (अनित्य ) 
| | 
नित्यगत अनित्यगत 
( नित्य ) ( अनित्य ) 
( सारणी. ४३ : पृ० ४०७ ) संयोग 
| 
कमंज संयोग संयोगज संयोग 
[Ee | 
अन्यक्र्रकमंज संयोग उभयकर्मज संयोग 
( सारणी ४४ : पृ० ४१३ ) विभाग 
: कर्मज विभाग विभागज विभाग 
| 
अन्यतरकमंज विभाग उभयकमंज विभाग 
( सारणी ४५ : पृ० ४१८ ) परत्वापरत्व 
देशिक परत्वापरत्व कालिक FB 
( सारणी ४६ : पृ० ४२७ ) द्रवत्व. 
नैसगिक द्रवत्व 000 द्रबत्ब 
( जलमात्रवृत्ति ) 
| याक पन्ना 


पाथिव 


थिव तैजस संयोगजत्य ) 
८८७. Vasishtha Tripathi ता ितनिसंपोमकषचा०} १५० तुक्रणेतरहितर 


रेखाचित्र द्वारा सिंहावलोकन ६३५ 


( सारणी ४७ : पृ० ४३२ ) शब्द 
| 
| 
संयोगज शब्द विभागज शब्द शब्दज शब्द 
( आदि शब्द ) ( आदि शब्द ) ( मध्य और अन्त्य शब्द ) 
(प्रक्रिया ) 
| 
वीचीतरङ्गन्याय कदम्बमुकुन्याय 
( सारणी ४८ : पु० ४५२ ) ' बुद्धि 
| 
| 
नित्या ( ऐशी ) > ( अस्मदीया ) 
यथार्थ ( प्रमा अयथार्थं ( अप्रमा 
(प्ण) 7 1! 
क ळा ता | us तिदय hi 
शाब्द सं 
प्रत्यक्ष अनुमिति ड डि] त्ये) 
| 
लस र १. समानधमंदर्शेनज १. विषयपरिशोधक 
| 


२. विप्रतिपत्तिज २. व्याप्तिग्राहक 
| | ३. असाधारणधर्मज 


लौकिक व 
५ र 
Tl | 
घ्राणज रासन त्वाच चाक्षुष श्रावण मानस सामान्यलक्षण ज्ञानलक्षण योगज 
( सारणी ४९ : पृ० ४६५ ) hopes म ; 
| ने 
नित्या ( ऐशी ) र 
ed ONS SE 
2 खा उपायेच्छा 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३६. तकंभाषां 


( सारणी ५० : पृ० ४६९ ) रख 

| | 

नित्य अनित्य 
2 | 
न SERBS 
| | | 
र दि निवृत्ति जीवनयोनि 
( कारण ) 
[TA Mr me हब 
चिकीर्षा कृतिसाध्यता ईष्टसाधनता उपादान का 
; ज्ञान प्रत्यक्ष 
` (सारणी ५१ : पृ० ४८३ ) संस्कार 
| 

प्त 7 य 

| | 

jf भावना स्थितिस्थापक 
कमज वेग गज वेग 
( सारणी ५२ : पृष्ठ ४९४ ) सामान्य 

Tom) 
परसामान्य अपरसामान्य 


( सारणी ५३ : पृष्ठ ४९६ ) जातियाधक दोष 


न स 2 कहूँ 
व्यक्ति का अभेद के | 


सूर *अनवस्था रूपहानि 
( सारणी ५४ : पृष्ठ ५२२ ) अभाव 
| 
: | 
संसर्गाभाव अन्योऽन्याभाव 


| 
श्रष्वसाभाव अत्यन्ताभाव सामयिकाभाव ( केवल प्राचीन 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta ००० मी विको, को त्य ) 


न 


रेखाचित्र द्वारा सिंहावलोकन ६३७ 
( सारणी ५५ : पृष्ठ १४, ५४८) ज्ञान बुद्धि ) 


| 
हे स्मृति प्रत्यभिज्ञा 
| [i 
यथार्थे अयथाथं 
| | | 
संशय विपर्यय तर्क 
ख्यातिपश्चक 


| | | | 
आ चि असत्ख्याति अख्याति अन्यथाख्याति अनिर्वेचनीयस्याति 


( सारणी ५६ : पृष्ठ ५५९ ) प्रवृत्ति 


हि अधमंमयी 


| A य 
कितनी, 


| | 
वागारम्भ बुद्धघारम्भ शरीरारम्भ वागारम्भ बुद्धघारम्भ शरीरारम्भ 
*( मनसारम्भ ) (मनसारम्भ) [ 
( सारणी ५७ : पृष्ठ ५५९ ) गे 
5110212106. | 
राग द्वेष मोह a 
( इच्छा ) ( क्रोध ) ( sl विपर्यय ) 
| ; 
१. काम १. क्रोध १. विपर्यय 
२. मत्सर २, ईर्ष्या २. संशय 
३. स्पृहा ३. असूया ३. तकं, 
४. तृष्णा ४. द्रोह ४. मात 
५. लोभ -. ५. अमर्ष ५. प्रमाद 
६. माया ६. अभिमान ६. भय 
७. शोक 


७. द्स्भ 
000. Vasishtha Tripathi.Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६३८ तक भाषा 
( सारणी ५८ : पृष्ठ ५६२ ) ड 
| | | || | 
शरीर इन्द्रिय. विषय बुद्धि सुख दुख 
NEL छदै पार ६+ ६+ १+ १=२१ 


( सारणी ५९ : पृष्ठ ५६४ ) कर्मे 
र 

प्रारब्धकर्म क्रियमाणकर्म [ सग्बितकमे 
(भोग से क्षीण (भगवत्समर्पण द्वारा (ज्ञानारिनि द्वारा 

होने वाले) फलरहित होने वाले) भस्म होने वाले) 
( सारणी ६० : पृष्ठ ५७२ ) संशय 

| 
हि दपक अन्तविषयक 
दृश्यमानधामिक अदृश्यमानधामिक 
( सारणी ६१ : पृष्ठ ५७५ ) दृष्टान्त 
डक वन्य RR 
साधम्यंदृष्टान्त असाच 

( सारणी ६२ : पृष्ठ ५७६ ) सिद्धान्त 


त णाल. EN 
ह | | 
सवंतन्त्रसिद्धान्त प्रतितन्त्रसिद्धान्त अधिकरणसिद्धान्त अभ्युपगमसि द्वान्त 


( सारणी ६३ : पृष्ठ ५८० ) अवयववाद 
ee 1 EE SS | 
| 
वौद्धमत सांख्यमत  वेदान्त-मीमांसा न्याय वैशेषिक 
( तीन अवयव-- ( तीन अवयव-- ( पाँच अवयव-- 
प्रतिज्ञा, हेतु, . प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण प्रतिज्ञा आदि ) 
` उदाहरण) - अथवा 
( एक अवयव हेतु. उदाहरण, अपनय, निगमन ( पाँच अवयव” 
अथवा प्रतिज्ञा, अपदेश, निदर्थन, 
दो हेतु ओर दुष्ठान्त ) प्रत्याम्नाय ) 


रेखाचित्र द्वारा सिहावलोकन ६३९ 
( सारणी ६४ : पृष्ठ ५८५ ) तकं 
| 
| 


आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्रिका अनवस्था प्रमाणबाधितार्थंप्रसङ्ग 


( सारणी ६५ पृष्ठ ६१७ ) छ्छ 


हक कासा 


वाक्छल सामान्यछल उपचारछल 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पारिभाषिक शब्द-लक्षण 


ग्रन्यगतलक्षणानि 
पारिभाषिक शब्द . लक्षण पृष्ठ 
अत्यन्ताभाव: त्रैकालिकोऽभावः अत्यन्ताभावः ५२३ 
अनुमानम्‌ लिङ्ग परामर्शोऽनुभानम्‌ ११० 
अनैकान्तिकः (हेत्वाभासः) सव्यभिचारो ( हेतुः ) अनैकान्तिकः १६३ 
अनैकान्तिकः (हेत्वाभासः) साध्यसंशयहेतुरनैकान्तिकः ६०७ 
अन्योन्याभावः तादात्म्यप्रतियोगिताकोऽभावः अन्योन्याभावः ५२३ 
अयथार्थः अथंव्यभिचारी अप्रमाणज: अयथार्थः ५४७ 
अयुतसिद्धौ ययोमंध्ये एकमविनश्यदप राश्रितमेवाव तिष्ठते 
तावयुतसिद्धौ ३१ 
-भर्थापत्तिः ` अनुपपद्यमानार्थंदर्शेनात्‌ तदुपपादकीभूतार्थान्तर- 
कल्पनम्‌ अर्थापत्तिः २०८ 
अवयवाः अनुमानस्येकदेशा अवयवाः ५७८ 
असमवायिका रणंम्‌ यत्समवायिकारणप्रत्यासन्न मवधुतसामर्थ्य तदसमवायि- 
- कारणमु * ४६ 
असिद्धः ( हेत्वाभासः ) रिङ्गत्वेनानिश्चतो हेतुरसिद्धः १५५ 
असिद्धः ( हेत्वाभासः ) व्याप्तस्थ हेतोः पक्षधर्मतया प्रतीतिः सिद्धिस्तदभवो- 
ऽसिद्धिः ५९० 
आकाशम्‌ शब्दगुणकमाकाशम्‌ ३५४ 
आत्मा -आत्मत्वाभिसम्बन्धवानात्मा ३७६ 
आत्मा आत्मत्वसामान्यवानात्मा २४९ 
आपः अप्त्वसामान्ययुक्ताः आपः ३१५ 
आश्रयासिद्धः (हेत्वाभासः) यस्य हेतोराश्रयो नावगम्यते स आश्रयासिद्धः ५९२ 
इन्द्रियम्‌ शरीरसंयुकतं ज्ञानकरणमतीन्द्रियम्‌ इन्द्रियम्‌ २८% 
उदाहरणम्‌ सव्याप्तिकं दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ ५७८ 
उद्देश: नाममात्रेण वस्तुसङ्कीतँनम्‌ उद्देश: क 
उपनयः पक्षे लिङ्गोपसंहारवचनमुपनयः १७८ 
कारणम्‌ . यस्य कार्यात्युर्वभावो नियतोऽनन्यथासिद्धञ्च 


८८७. Vasishtha तत्कारणप ८.५०. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha २२ 


पारिभाषिक शब्द-लक्षण ६४१ 


कारणम्‌ अनन्यथासिद्धनियतपूर्वंभावित्वं कारणत्वम्‌ २२ 
कार्यम्‌ अनन्यथासिद्धनियत्पश्राद्भा वित्वं कार्यत्वम्‌ २२ 
कालः दिग्विपरीतपरत्वापरत्वानुमेयः कालः ३६० 
कालात्ययापदिष्टः यस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन पक्षे साध्याभावः परिछिन्नः 
(हेत्वाभासः) स कालात्ययापदिष्टः ६१२ 
गुणाः सामान्यवानसमवायिकारणं स्पन्दात्मा गुणः ३७८ 
गुरुत्वम्‌ आद्यपतनासमवायिकारणं गुरुत्वम्‌ ४२६ 
घ्राणम्‌ गन्धोपलब्धरिसाधनमिन्द्रियं घ्राणम्‌ २९० 
चक्षुः 'रूपोपलन्धिसाधनम्‌ इन्द्रियं चक्षु: २९७ 
चेष्टा -  हिताहितप्राप्तिपरिहारार्था क्रिया चेष्टा २८३ 
छलम्‌ अभिश्रायान्तरेण प्रयुक्तस्य शब्दस्यार्थान्तरं परिकल्प्य 
॥ दुषणार्भिधानं छलम्‌ ६१७ 
जल्पः उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जल्पः ५८७ 
जातिः असदुत्तरं जातिः २ ६१९ 
तकं: अनिष्टप्रसङ्ग: तके: ५८२ 
तेजः तेजस्त्वसामान्यवत्‌ तेज: ३१९ 
त्वक्‌ स्पर्शोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं त्वक्‌ २९८ 
दिक्‌ कालविपरीतपरत्वापरत्वानुमेया दिक्‌ ३७४ 
दृष्टान्तः वादिप्रतिवादिनोः सम्प्रतिपत्तिविषयोऽर्थः दृष्टातः ५७५ 
द्रवत्वम्‌ आध्यस्यन्देनासमवायिकारणं द्रवत्वम्‌ ४२७ 
द्रव्यम्‌” समवायिकारणं द्रव्यम्‌ ३०६ 
द्रव्यम्‌ 'गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ ३०६ 
निगमनम्‌ पक्षे रिङ्गोपसंहारवचनं निगमनम्‌ ५०८ 
निग्रहस्थानम्‌ पराजयहेतु: निग्रहस्थानम्‌ . 2 
निर्णय: अवधारणज्ञानं निर्णयः ५८६ 
परामर्श: लिङ्गस्य तृतीयं ज्ञानं परामर्श: ११५ 
परिमाणम्‌ मानव्यवहारासाधारणं कारणं परिमाणम्‌ 200 
पृथक्त्वम्‌ पृथग्व्यवहारासाधारणं कारणं पृथवत्वम्‌ 3S 
पृथिवी पृथिवीत्वसामात्यवती पृथिवी ३११ 
प्रकरणसम: (हेत्वाभास:) यस्य हेतोः साध्यविपरीतसाधकं हेत्वन्तरं विद्यते सः 
भड प्रकरणसमः न १६ 
- ्रकरणसमः (हेत्वाभासः) यस्य प्रतिपक्षभूतं हेत्वन्तर विद्यते स प्रकरणसमः २०८ 
प्रतिज्ञा साध्यधर्मे विशिष्टपक्षप्रतिपादक वचनं प्रतिज्ञा के 


द) त9५७॥॥18 Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४२ तकंभाषा 


प्रत्यक्षम्‌ साक्षात्कारिप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ 
प्रध्वंसाभावः उत्पन्नस्य कारणेऽभावः प्रध्वंसाभावः 
प्रमा यथार्थानुभवः प्रमा 
प्रमाणम्‌ प्रंमाकरणं प्रमाणम्‌ 
प्रयोजनम्‌ येन प्रयुक्तः प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌ 
प्रवृत्ति: धर्माधर्ममयी यागादिक्रिया प्रवृत्ति: 
प्रागभावः उत्पत्तेः प्राक्कारणे कार्यस्याभावः प्रागभावः 
प्रेत्यभावः पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः 
फलम्‌ सुखदुःखान्यतरसाक्षात्कारः भोगः फलम्‌ 
बाधितविषयः पक्षे प्रमाणान्तरावधुतसाध्याभावो हेतुर्वाधितविषयः 
(हेत्वाभासः) 
बुद्धिः अर्थेप्रकाशो बुद्धिः ४५२, 
सनः सुखाद्ुपलब्धिसाधन मिन्द्रियं मनः 
थनः मनस्त्वाभिसम्बन्धवान्मनः 
मनेः अन्तरिन्द्रियं मनः 
यथार्थः अर्थाऽविसेवादी यथार्थ: 
रसनम्‌ रसोपलब्धिसाधनमिन्द्रियं रसनम्‌ 
लक्षणम्‌ असाधारणधर्मवचनं लक्षणम्‌ 
लिङ्गम्‌ व्या प्तिबळेनार्थंगमकं लिङ्गम्‌ 
वाक्यम्‌ आकांक्षा-योग्यता-सन्निधिमतां पदानां समूहः वाक्यम्‌ 
वादः तत्त्वबुभुत्सो: कथा वादः 
वायु: वायुत्वाभिसम्बन्धवान्‌ वायुः 
वितण्डा स्वपक्षस्थापनाहीन: जल्पः वितण्डा 
विपर्येयः ' अतसमिस्तद्ग्रहः विपर्ययः . 
विभागः विभक्तप्रत्ययहेतुः विभागः 
विरुद्ध: ( हेत्वाभासः ) साध्यविपर्यंयव्याप्तो हेतुविरुद्ः १६२, 
व्याप्तिः ' साहचर्यनियमो व्याप्तिः 
व्याप्यत्वासिद्ध: यत्र हेतोर्व्याप्तिर्नावगम्यते स व्याप्यत्वासिद्धः 
( हेत्वाभासः ) 
` शब्दप्रमाणम्‌ आप्तवाक्यं शब्द: 
शरीरम्‌, चेष्टाश्रयं शरीरम्‌ 
' शरीरम्‌ भोगायतनमन्त्यावयवि शरीरम्‌ 
: श्रोत्रम्‌ शन्दोपळब्धिसाधनमिन्द्रियं | श्रोत्रम्‌ 


१८५ 
२८३ 
२८३ 
२९९ 


७ 00. Vasishtha Tripathi Collection. By 800188 eGangotri Gyaan Kosha 


पारिभाषिक झब्द-लक्षण ६४३ 


संख्या एकत्वादिव्यवहारहेतु: सामान्यगुण: संख्या ३८४ 
संयोग: संयुक्तव्यवहारहेतुर्गुण; संयोग: ४०७ 
संशय: एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धनानार्थावमशंः संशय: ५७० 
संस्कारः संस्कारव्यवहारासाधारणं कारणं संस्कारः ४८३ 
समवायः अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः ५१३ 
समवायिकारणम्‌ यत्समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत्समवायिकारणम्‌ ३०, ३९ 
सामान्यम्‌ अनुदुत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्‌ ४९४ 
सिद्धान्तः भ्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतोऽ्थः सिद्धान्तः ५७६ 
स्वरूपासिद्ध: (हेत्वाभासः) यो हेतुराश्रये नावगम्यते स स्वरूपासिद्धः ५९४ 
हेतुः तृतीयान्तं पञ्चम्यन्तं वा लिङ्गप्रतिपादक वचनं हेतुः ५७८ 
व्याख्यागतलक्षणानि 

अखण्डोपाधिः अनिवंचनीयो धर्मः अखण्डोपाधिः ५०२ 
अतिव्याप्ति (छक्षणदोषः)अलक्ष्यृत्तित्वम्‌ अतिव्याप्तिः ६ 
अतिव्याप्ति: (लक्षणदोषः)लक्ष्यतावच्छेदकाभावसमानाधिकरणत्वम्‌ अतिव्यातिः ८ 
अतीतम्‌ वतंमानध्वंसंप्र्तियोगित्वम्‌ अतीतत्वम्‌ “ ३६६ 
अत्यन्ताभावः नित्यः संसगौभावः अत्यन्ताभावः ५३२ 
अधर्मः दुःखासाधारणकारणम्‌ अधर्मः ४७६ 
अधर्म: निषिद्धकर्मजन्यनरकजनकबृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ 

अधमेः टी 
अनवस्था क्ळपवस्तुसजातीयवस्तुपरम्पराकल्पनमनवस्था ४९९ 
( जातिबाधकदोषः ) 
अनित्यत्वम्‌ विनाशावच्छित्तस्वरूपत्वमतित्यत्वम्‌ स 
अनुपसंहारी-अनैकान्तिकः अन्वय-व्यतिरेक-दुष्टान्तरहितो हेतु अनुपसंहारी ६१० 
( हेत्वाभासः ) 
अनुभवः स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानमनुभवः Fi 
अनुभवः : स्मृतित्वानधिकरणं ज्ञानमनुभवः र्ध 
अन्योन्याश्रयः स्वज्ञानसापेकषज्ञानसापेक्षज्ञानविषयत्वम्‌ अन्योत्याश्चयः १० 
( लक्षणदोषः ) | 
अन्वयव्याप्तिः तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम्‌ अन्वयः १२७ 
अपक्षेपणम्‌ ( कर्म ) अधःसंयोगासमवायिकारणं कर्म अपक्षेपणम्‌ ४९३ 
अप्रसिद्धिः (लक्षणदोषः) लक्षणस्य निर्वेचनीयस्वरूपे कस्यचिदंशस्यासत्त्वम- 

प्रसिद्धिः Fi 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६४४- तर्कभाषा 


अभावः निषेधमुखप्रतीतिविषयः अभावः ५२४ 
अभिघाताख्यसंयोगः स्पर्शवेगोभयवद्द्रव्यसंयोगः अभिघाताख्यसंयोगः ४१० 
अभिभवः बलवत्सजातीयग्रहणक्ृतमग्रहणम्‌ अभिभवः ३२४ 
अवयवः द्रव्यसमवायिकारणम्‌ अवयवः २८६ 
अवान्तरव्यापारः तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकः अवान्तरव्यापारः ७१: 
अव्याप्तिः ( लक्षणदोषः ) लक्ष्यैकदेशादृत्तित्वम्‌ अव्याप्ति: ६ 
अव्याप्तिः ( लक्षणदोषः ) लक्ष्यतावच्छेदकसमानाधिकरणाभावप्र तियो गित्वम्‌ 

अव्याप्ति: ८ 
असम्बन्धः प्रतियोगितानुयोगितान्यतरसम्बन्धेन समवायाऽभावः 

असम्बन्धः ५०० 
असम्भवः (लक्षणदोषः) लक्ष्यमात्रावृत्तित्वमसम्भव: ६ 
असम्भवः (छक्षणदोषः) ` लक्ष्यतावच्छेदकव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वम्‌ असम्भवः ९ 
असाधारणानैकान्तिकः सर्वंसपक्ष-विपक्षव्याबृत्तो हेतुः असाधारणः ६०९ 
( हेत्वाभासः ) 
असिद्धः ( हेत्वाभासः ) पक्षे पक्षतावच्छेदकाभावः असिद्धः ५९३ 
आकाशम्‌ शब्दसमवायिकारणम्‌ आकाशम्‌ ३५६ 
आकुचनम्‌ ( कमं ) अभिमुखदेशसंयोगासमवायिकारणं कर्म आकुःचनमु॒ ४९३ 
आत्माश्रयः (लक्षणदोषः) स्वज्ञानसापेक्षज्ञानेविषयत्वम्‌ आत्माश्रयः 1० 
इच्छा इच्छामीत्यनुभवविषयडृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमती 

इच्छा - ४६६ 


उत्क्षेपणमु ( कर्म) ऊध्वेदेशसंयोगासमवायिकारणं कर्म उत्क्षेपणम्‌ ४९३ 
उत्साहः ( प्रयत्नः ) सुखविशेषजनकीभूतकर्मविषयक: प्रयत्न उत्साहः ४७५ 


उपचारछलम्‌ धर्मेविकल्पनिदेशेश्यसद्भावप्रतिवेधः उपचारछलम्‌ ६१८ 
उपमानम्‌ प्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ` १८१ 
उपाधि: साध्यव्यापकत्वे सति साधनाव्यापकत्वमुपाधि: ११६, ६०३ 
करणम्‌ साक्षात्कत्रेधिष्ठिततमसाध्यक्रियासाधक यत्‌ तत्‌ करणम्‌ २० 
'करणम्‌ व्यापारवदसाधारणं कारणं करणम्‌ २१ 
करणम्‌ क्रियासिद्धौ यत्रक्कष्टोपकारक तत्‌ करणम्‌ 39 
करणम्‌ सातिशयं कारणं करणम्‌ a 
कमे . संयोगविभागासमवायिकारणं कर्म VR 
कारणम्‌ कार्यानुकतान्वयव्यतिरेकि कारणम्‌ Et 
कालः “ परत्वानाश्रयत्वे सति विजातीयपरत्वासमवायिकारणः 
संयोगाश्रयः कालः ३६४ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पारिभाषिक शब्द-लक्षण ६४५ 


काल: विभुत्वे सति दिगसमवेतपरत्वासमवायिकारणाधि- 
करणं काल: ३६३ 
कालः अतीतादिव्यवहारहेतु: कालः । ३६५ 
कालिकपरत्वम्‌ कालसंयोगासमवायिकारणक परत्वं कालिकपरत्वम्‌ ४२३ 
कालिकापरत्वम्‌ कालसंयोगासमवायिकारणकमपरत्व कालिकमपरत्वम्‌ ४२३ 
गन्धः घ्राणग्राह्यत्वे सति विशेषगुणत्वं गन्धत्वम्‌ ३८२ 
गमनम्‌ ( कमं ) अनियतोत्तरदेशसंयोगासमवायिकारणं कर्म गमनम्‌ ४९३ | 
ध्राणम्‌ गन्धोपलब्धिसाधनं बाह्येन्द्रियं घ्राणम्‌ २९३ 
चक्रकम्‌ ( लक्षणदोषः ) स्वज्ञानसापेक्षज्ञानसापेक्षज्ञानविषयत्वं चक्रकम्‌ ११ 
चिकीर्षा प्रवृत्तिहेतुरिच्छा चिकीर्षा ४६३ 
छलम्‌ वचनविघातोऽथंविकल्पोपपत्त्या छलम्‌' ६१७ 
जातिः साधम्यं-वैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः ६२० 
जीवनयोनिः ( प्रयत्नः ) जीवनाऽदृष्टजन्यो गुणः जीवनयोनिः ४७१ 
त्केः अविज्ञाततत्त्वे$्थे कारणोपंप्तितस्तत्त्व ज्ञानाथंमूहस्तक: ५८५ 
तके: व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तक: १५, १८३. 
तुल्यत्वम्‌ स्वभिन्नजातिसमनियतत्वं तुल्यत्वम्‌ ४९७ 
( जातिबाधकदोषः ) 
तैजसविषयः उष्णस्पर्शसमाना धिकरणद्र व्यत्वव्याप्यजातिमद्विषय: 

/ तैजसविषंयः र ३२४ 
दिक्‌ अकालत्वे सति अंविशेषगुणा महती दिक्‌ ३७० 
दिक्‌ प्राच्यादिव्यवहारहेतु दिक्‌ . ३७१ 
दिक्‌ दूरान्तिकत्वधी हेतुदिक्‌ 3 
दुःखम्‌ द्विष्टसाधनताविषयकजन्य-ज्ञानाजन्यद्वेषविषयकगुणः . 

दुःखम्‌ नाहि 
देशिकपरत्वम्‌ दिक्संयोगाउसमवायिकारणक परत्वं दैशिकपरत्वम्‌ ४२२ 
देशिकापरत्वम्‌ दिक्संयोगाउसमवायिकारणकमपरत्वं दैशिकापरत्वम्‌ ४२२ 
द्रव्यम्‌ . द्रव्यत्वजातिमत्वं द्रव्यत्वम्‌ व 
वेषः दवेष्मीत्यनुभववि षयदृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ द्वेषः ४६७ 
धर्म: | ध ७७२ 
घर्मः सुखासाधारणकारणं धमः ४७३ 
निविकल्पकम्‌ बालमूका दिविज्ञानसदूशं निविकल्पकम्‌ ५४ 
निविकल्पकम्‌ विलक्षणविषयताशालिज्ञानं निविकल्पकम्‌ न 


निवृत्ति: ( प्रयत्नः ) द्वेषजन्यो द्वेंषाईविषयकगुणः निदृत्तिः 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha’ 


६४६ 


नोदनास्यसंयोगः 
पक्षः 

पतनम्‌ 

परमाणुः 
परामशः 
परामर्शः 
परामर्श: 
परिमाणम्‌ 


पृथक्त्वम्‌ 
प्रचयः 
प्रत्यक्षम्‌ 
प्रत्यभिज्ञा 
प्रध्वंसः 
प्रध्वंसाभावः 
प्रध्वंसाभावः 
प्रमा 


प्रयत्नः 


प्रयोजनम्‌ 

प्रवृत्ति: (प्रयत्नः) 
प्रसारणम्‌ ( कमं ) 
प्रागभावः 
बाधितविषयः 
बुद्धि 


भविष्यम्‌ 

भावना ( संस्कार: ) 
रसः 

रूपम्‌ 

रूपहानिः 


तर्कभाषा 


स्पर्शेवद्द्रव्यसंयोग: नोदनार्यसंयोगः ४११ 
सन्दिग्धसाध्यवान्‌ पक्षः १५० 
अधःसंयोगानुकूलक्रिया पतनम्‌ ४२६ 
मनोभिन्नत्वे सति परमाणुत्वपरिमाणवान्‌ परमाणुः ३४६ 
लिङ्गस्य तृतीयं ज्ञानं परामशंः ११५ 
व्या्िविशिष्टवे शिष्टयावगाहिज्ञानं परामर्श: ११५ 
व्याक्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञानं परामर्श: ११५ 
सानव्यवहारविषयबवत्तिगुणत्वब्याप्यजातिमतु 

परिमाणम्‌ ३९८ 
पु्थगव्यवहारविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमत्‌ पृथक्त्वम्‌ ४०४ 
महदवयवानां प्रशिथिलसंयोगः प्रचयः ¥oo 
इन्द्रियाथेसल्िकर्षोत्पन्नं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ६३ 
तत्तेदन्तावगाहिनी प्रतीतिः प्रत्यभिज्ञा १७ 
सादिरनन्तः प्रध्वंसः ५२९ 
उत्पत्तिमानभावः प्रध्वंसाभावः ५२८ 
उत्पत्तिमान्‌ अनन्तः प्रध्वंसाभावः ५२९ 
तत्सम्बन्धेन तदाश्रयनिष्ठविश्ेष्यतानिरूपिततत्सम्बन्धा- 
वच्छिन्नतन्निष्उप्रकारताशाकिज्ञानं प्रमा ६८ 
करोमीत्यनुभवविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमात्‌ 

प्रयत्न: ४६९ 
यमर्थमधिकृत्य प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌ ५७४ 
रागजन्यो रागा$विषयकगुण: प्रवृत्ति: डर 
तिर्यक्संयोगासमवायिकारणं कर्म प्रसारणम्‌ ४९३ 
विनाश्यभाव: प्रागभावः ५२५ 


भमाणान्तराबधृतसाध्याभावो हेतुर्बाधितविषयः १५० 
जानामीत्यनुव्यवसाय विषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमती 


बुद्धिः ४५३ 
व्तमानभ्रागभावप्रतियो गित्वं भविष्यत्वम्‌ ३६७ 
अनुभवजन्या स्मृतिहेतुर्भावना Ur 
रसनेन्द्रियग्राह्मत्वे सति विशञेषगुणत्वं रसत्वम्‌ ३८१ 
चक्षुर्मातग्राह्मविश्षेषगुणत्वम्‌ रूपत्वम्‌ A 


सामान्यभिन्नत्वे सति समवेतात्मकस्य विशेषगत- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( जातिबाधकदोष: ) 


लक्षणम्‌ 
लक्षणम्‌ 


वर्तमानम्‌ 
वाक्छलम्‌ 


वायवीय-इन्द्रियम्‌ 
वायवीयविषयः 
वायवीयविषयः 


वायवीयविषयः 
बायवीयशरीरम्‌ 


वायुः 
विपक्षः 
विपर्ययः 
विभागः 


विरुद्धः ( हेत्वाभासः ) 


विशेषः 

विशेषः 

वेगः ( संस्कारः ) 
व्यक्ते रभेदः 


( जातिबाधकदोषः 


व्यतिरेकव्याप्ति: 
व्यापारः 
व्यापारः 
व्याप्यत्वासिद्ध: 


हेत्वाभासः ) 


पारिभाषिक शब्द-लक्षण ६४७ 


रूपस्य हानिः रूपहानि ४९९ 
लक्ष्यतावच्छदकसमनियतत्वमसाधारणत्वं लक्षणत्वम्‌ ९ 
अतिव्याप्तिरहितत्वे सति, अव्याप्तिरहितत्वे सति 
असम्भवरहितधमंत्वं लक्षणत्वम्‌ ९ 
स्वध्वंसप्रागभावानधिकरणकालवृत्तित्वं वर्तमानत्वम॒ ३६६ 
अविशेषाभिहितेष्थें वक्तुरभिप्रायादर्थान्तरकल्पना 


वाक्छलम्‌ ६१७ 
'अपाकजानुष्णाशीतस्पश्ंवन्मात्रवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्य- 
साक्षाद्याप्यजातिमदिन्द्रियं वायवीयेन्द्रियम्‌ ३३४ 
अपाकजानुष्णाशीतस्पशवन्मात्रवृत्तिद्रव्यत्वमद्व्याप्य- 
जातिमद्विषय: वायवीयविषयः २३४ 
रूपरहितस्पशंवद्वृत्तिद्रव्यत्वसाक्षादव्याप्य-जाति- 

मद्विषयः वायवीयविषयः ३३४ 
रूपरहितस्पर्शंवद्विषयः वायवीयविषयः ३३४ 
अपाकजानुष्णाशीतस्पर्शवन्मात्रवृत्तिदरव्यत्व साक्षाद्‌- 
व्याप्यजातिमत्शरीरं वायवीयशरीरम्‌ ३३३ 
वायुत्वप्रतियोगिकत्वविशिष्टसमवायवान्‌ वायुः ३२७ 
निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः १५० 
मिथ्याध्यवसायो विपर्ययः १५ 


विभक्तव्यवहा रविषयवृत्ति गुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ 

विभाग. ४१४ 
साध्याभावव्याप्तो हेतुविरुद्ध: ६०७ 
नि:सामान्यत्वे सति एकमात्रसमवेतो विशेषः ४९९, ५०८ 
स्वतो व्यावतंको विशेषः _ ४९९, ५०९ 
मनोवृत्तिवृत्तिसंस्कारत्वव्याप्यजातिमात्‌ वेगः ४८६ 
स्वाशअयनिष्ठस्वाश्रयप्रतियोगिकभेदाभावः व्यक्तेरभेदः ४९६ 


तदभावे तदभावः व्यतिरेकः १३७ 
तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनको व्यापारः २१ 
तज्जनकताप्रयोजकजनकताकत्वं व्यापारत्वम्‌ २१ 
सोपाधिको हेतुः व्याप्यत्वासिद्ध: ६०३ 


इ: CCO. Vasishtha ""क्षकाशीवरेर्षगुण (-010611011. शिब eGangotri Gyaan ९०94३६ 


संशय: 
संस्कार: 


सखण्डोपाधि: 
सङ्करः 

( जातिवाधकदोषः ) 
सङ्ख्या 

सङ्ख्या 

सपक्षः 

समनियतम्‌ 
सविकल्पकम्‌ 
सविकल्पकम्‌ 
साधारणानैकान्तिकः 
( हेत्वाभासः ) 


सामान्यछंलम्‌ 


सामयिकाभावः 
सुखम्‌ 
स्मृतिः 
स्मृतिः 
स्थितिस्थापकः 


तकंभाषा 
श्रोत्रग्राह्मवत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ शब्दः ४३६ 
संयुक्तव्यदहारविषयवृत्तिगुणत्वव्याप्यजातिमान्‌ संयोगः४०८ 
अनवधारणं ज्ञानं संशयः १५ 


एकस्मिन्‌ धर्मिणि विरुद्धभावाभावप्रकारकज्ञानं संशयः ५७१ 
आत्मविशेषगुणवृत्ति-मर्तवृत्ति-वृत्ति-गुणत्वव्याप्यजाति- 


मान्‌ संस्कारः ४८४ 
बहुपदार्थघटितो धर्मः सखण्डोपाधिः ५०१ 
परस्परात्यन्ताभावसमानाधिक रणयो्ध मेयो रेकत्र 

समावेशः सङ्करः ४९७ 
एकत्वादिव्यवहारहेतुः सामान्यगुणः संख्या ३८५ 
विषयत्वेनैकत्वादिव्यवहारहेतुः संख्या ३८७ 
निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः १५० 
तद्व्याप्यत्वे सति तद्व्यापकत्वं समनियतत्वमू 9० 
अभिलापसंसर्गेयोग्यप्रतिभासं सविकल्पकम्‌ ७० 
नामजात्यादियोजनासहितं ज्ञानं सविकल्पकम्‌ 3९ 
साध्याभाववदूवृत्तिहेंतु: साधारण: ६०९ 


सम्भवतोऽंस्यातिसामान्ययोगादसम्भूतार्थकल्पनं 


सामान्यछलम्‌ ६१७ 
उत्पत्तिविनाशवान्‌ अभावः सामयिकाभाव ५२४ 
इष्टसाधनताज्ञांनाजन्य-जन्ये न्छाविषयगुण: सुखम्‌ ४५८ 
सस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृति १८ 
ज्ञातमात्रविषक ज्ञानं स्मृतिः १९ 
पृथिवीवृत्तिवृत्तिमनोवृततयवृत्तिसंस्कारत्वव्याप्यजाति- 

मान्‌ स्थितिस्थापक ४८९ 
सांसिद्धिकद्रवत्वभिन्नत्वे सति चूर्णादिपिण्डीभावहेतुर्गृण 
स्नेह; ३० 


चुर्णादिपिण्डीभावहेतुगुणः स्नेह ४३० 
त्वगिन्द्रयग्ाह्मत्वे सति विश्चेषंुणत्वं स्पर्दोत्वम्‌ २८३ 


८00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लघुसिद्धान्तकौमुदी 
डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा 


अष्टाध्यायी | ` ार्ठिकंप्रदीप 25. 
डा.नरेशझा डा. नरेश झा 


व्याकरणमहाभाष्य 
हिन्दीटीका सहित 
हरिनारायण तिवारी (१-९ भाग) 


' वैयाकरणभूषणसार 
'काशिका' एवं 'दर्पण' टीका सहित 


.... काशिका 
_.„ हिन्दीटीका सहित _ 
पं. ईझवरचन्द्र। (१-३ भाग) 


परिभाषेन्दुशेखर 


डॉ. विश्वनाथ मिश्र 


बृहद्धातुशब्दरूपसंग्रह ॥ 1522 व्याकरण में 
बृहद्धातुशब्दरूपसंग्रह “सरकत 
डा. रामकिशोर शर्मा कारकतत्त्वानुशीलन 
र डा. उमाशंकर शर्मा 


मध्यसिद्धान्तकौमुदी कली 
' डा.सुरेशचन्द्र मिश्र ( १- पं. र 
Md (१-२ भाग अव्ययीभावपर्यन्त) 
. “बालमनोरमा''तत्वबोधिनी' एवं 
 'शेखर'टीकाओंसहित 


व्याकरणमहाभाष्य 
मूलमात्र (१-२ भाग) 


